भारतीय संस्कति का विकास 


लेखक 
सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट्‌. (वेरिस) 
(भूतपूर्वे कुलपति, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार 
श्रौर मद्भुलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित) 


प्रकाशक 
श्री सरस्वती सदन, मसूरी 
प्रधान वितरण केन्द्र 


ए-१(३२ सफदरजंग एन्क्‍्लेब, नई दिल्‍लो-१६ 
[भृल्म २४ रुपये 


प्रकाशक : 
श्री सरस्वती सदन 
ए-१/३२ सफदरजंग एन्क्‍्लेब, 
नई दिल्‍ली-११००१६ 


प्रथम संस्करण, १६७६ 


मुद्रक : 
झ्रजय मिट 
नवीन दाहुदरा दिलली-११००३२ 


प्रारम्भिक शब्द 


संसार की प्ननेक प्राचीन सम्यताएँ इस समय नष्ट हो चुकी हैं। सुमेरिया, 
असोरिया, ब्रैबिलोनिया के तो श्रब केवल नाम ही शेष हैं । मिस्र के वर्तमान निवासियों 
का संस्कृति की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, जिन्होंने कि नील 
नदी की घाटी में गगतचुम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था। प्राचीन ग्रीस 
और रोम में जो सम्यताएँ विकसित हुई थीं, वे भी भ्रब नष्ट हो चुकी हैं । भ्राज प्राचीन 
भीक व रोमन धर्मों का कोई श्रनुयायी नहीं है। पर भारत की प्राचीन सभ्यता भ्रौर 
संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक कायम है। भारत के बहुपंख्यक 
निवासियों का धर्म भ्रव भी वैदिक है। उपनिषदों श्रौर गीता ने ज्ञात की जो धारा 
प्रवाहित की थी, वह श्राज भी अबाधित रूप से इस देश में बह रही है। बुद्ध और 
महावीर जैसे महात्माप्रो ने प्रहिसा और प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना का जो उपदेश 
दिया था, वह श्राज तक भी इस देश में जीवित ध्रौर जागृत है। इस बीसवी सदी में 
भी इस देश की स्त्रियों का प्रादर्श सीता, साविन्नी और पाव॑ती हैं । 


भ्रनेक विदेशी जातियों ने इस देश पर झाक्रमण किए। यवन, शक, कुशाण, 
हूण, तुके, अफगान, मुगल और इंगलिश जातियाँ ने भारत में प्रवेश कर इसके भ्रनेक 
भागों पर हासन किया । इन सब ने इस देश की संस्क्ृति को प्रभावित भी किया। पर 
इन से यहाँ की मूल सांस्कृतिक धारा नष्ट नही हुई । जिस प्रकार झनेक छोटी-छोटी 
नदियाँ व नाले गंगा में मिलकर उसे भ्रधिक' समृद्ध करते जाते हैं, और स्वयं गंगा के ही 
शअ्रंग बन जाते हैं, वँसे ही विविध जातियो ने भारत मे प्रवेश कर इस देश की संस्कृति को 
समृद्ध बनाने मे सहायता की, श्रौर उनकी भश्रपनी संस्‍्कृतियाँ इस देश की उन्नत व समृद्ध 
संस्कृति मे मिलकर श्रपनी पृथक्‌ सत्ता खो बैठी, भ्रौर यहाँ की संस्कृति के साथ मिलकर 
एकाकार हो गयीं। मुसलिम तथा यूरोपियन देझों की पाइचात्य संस्कृतियों के साथ 
चिरकाल तक सम्पर्क मे रहने के कारण इस देश की प्राचीन सस्क्ृति पर प्रनेक प्रकार 
के प्रभाव पड़े हैं, भौर ये भ्रन्य संस्कृतियाँ इस देश के निवासियों के धर्म, कला, शिक्षा, 
रहुन-सहन व विचारों श्रादि पर श्रपनी अमिट छाप छोड़ गयी हैं । 


किसी देश की संस्कृति प्पने को धर्म, दार्शनिक चिन्तन, कविता, संगीत, कला, 
शासन-पअ्रबन्ध श्रादि के रूप में अभिव्यक्त करती है । मनुष्य जिस ढंग से अपने धर्म का 
विकास करता है, दर्शन-धशास्त्र के रूप में जो चिन्तन करता है, साहित्य, संगीत और 
कला का जिस प्रकार से सुजन करता है, झौर झपते सामूहिक जीवन को हितकर व सुखी 


है 


बचाने के लिए जिन राजनीतिक, सामाजिक शौर पक्‍्लाथिक संस्याप्रों व प्रथाहों को 
विकसित करता है, उन सब का समावेश हम 'संस्कृति' में करते हैं। इस पुस्तक में मैंने 
आरतीय इतिहास के इन्हीं भ्ंगों का विशद रूप से विवेचन करने का प्रयत्न किया है । 
इसे लिखते हुए यद्यपि मैंने भारत के राजनीतिक इतिहास की उपेक्षा की है, पर विषय 
को स्पष्ट करने के लिये प्रसंगवद संक्षिप्त रूप से उसका उल्लेख भी कर दिया है | 


--सत्यकेतु विद्यालंकार 


विषय-सूची 


विषय 
पहला श्रध्याय---थिषपय प्रवेश * 
(१) सम्यता और संस्कृति । (२) भारतीय संल्कृति की विशेषता । 


दूसरा भ्रध्याय --भारत और उसके निवासी 


(१) भारत भूमि। (२) भारत के निवासी। (३) भारत की 
झ्राधारभूत एकता । (४) भौगोलिक दशा का भारतीय इतिहास पर 
प्रभाव । 


तीसरा अ्रध्याय--सम्यता का आदिकाल और सिन्धु-सम्यता 


(१) पुरातन प्रस्तर-थुग । (२) मध्य प्ौर नूतन प्रस्तर-युग । 
(३) धातु-युग का प्रारम्भ | (४) सिन्धु घाटी की सम्यता । 


चौथा ग्रध्याय--आये-जाति श्रौर उसका भारत में प्रवेश 
(१) प्रार्य-जाति । (२) प्रार्य-जाति का मूल ग्भिजन । (३) प्रायं- 
जाति का प्रसार । 

पाँचवाँ श्रध्याय--वेदिक युग की सम्यता और संस्कृति 
(१) बंदिक साहित्य । (२) वैदिक युग का राजनैतिक जीवन । 
(३) सामाजिक जीवन । (४) धर्म । (५) आधिक जीवन । 


छवाँ श्रध्याय--उत्त र-वंदिक युण और ऐतिहासिक महाकाव्यों 
का काल 


(१) वैदिक साहित्य का विकास । (२) वेदिक प्ौर उत्तर-वेदिक 
युग । (३) धर्म झौर तत्व-चिन्तन | (४) शासन-विधि। (५) 
वर्णाश्रम व्यवस्था । (६) आथिक जीवन । (७) रामायण झौर 
महाभारत । (८) सामाजिक दशा। (६) भारत के छः झ्रास्तिक 
दर्शन । 


सातवाँ भ्रध्याय---प्राचीन झापों की भारतीय संस्कृति को देत 


श्प 


३४ 


२५ 


धर 


ज्छ 


१०४५ 


६ 


आठवां क्षप्यास--बोद्ध प्लौर जेन-धर्स 
(१) बौद्ध-युग । (२) घामिक सुधारणा। (३) जैन-धर्म का 
प्रादुर्भाव । (४) जैनों का धामिक साहित्य। (५) जैन-घर्म की 
शिक्षाएँ । (६) महात्मा बुद्ध । (७) बौद्ध-धर्म की शिक्षाएँ। (८) 
बौद्ध-संघ । (६) भ्राजीवक सम्प्रदाय । (१०) धामिक सुधारणा का 
प्रभाव । (११) बौद्ध-साहित्य । 


नवाँ भ्रध्याय--प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 
(१) मागध साम्राज्य का विकास । (२) विदेशौ प्राक्रमणों का युग । 
(३) गुप्त साम्राज्य । (४) मध्य युग । 


दसयाँ श्रध्याय-- बौद्ध-युण की सभ्यता और संस्कृति 8 
(१) गणराज्य और उनकी शासन-विधि । (२) राजतन्त्र राज्यों में 
शासन का स्वरूप । (३) आझाथिक दक्ा । (४) विवाह तथा स्त्रियों 
की स्थिति । 


ग्यारहवाँ भ्रध्याय--अ्रशोक की धर्मंविजय झौर बोद्ध धर्म का प्रसार 
(१) धर्म विजय का उपक्रम । (२) धर्म विजय के साधन | 
(३) भ्शोक शौर बौद्ध धर्म। 


आरहवाँ प्रध्याय--मौयंकालीन भारत 
(१) मौर्य युग की कला । (२) मौयंकाल की शासत-व्यवस्था । 
(३) मौयंकाल का भ्राथिक जीवन । (४) मौर्यंकालीन समाज श्र 
सभ्यता । (५) शिक्षणालय । 


ततेरहवाँ श्रध्याय --शृग-सातवाहुन-दाक युग की सम्यता और संस्कृति 
(१) शुग-सातवाहन-शक-युग । (२) विदेशियों का भारतीय बनना । 
(३) साहित्य । (४) वैदिक धर्म का पुन्तरत्थान | (५) बौद्ध धर्म की 
प्रगति । (६) जैन धर्म की प्रगति । (७) जातिभेद का विकास । 
(८) विवाह-सम्बन्धी नियम । (६) राज्य-शासत । (१०) भ्राथिक 
जीवन । (११) वास्तु और मूति-कला । (१२) बृहत्तर भारत का 
विकास । 


आदहयाँ प्रध्याय--पाववात्य संसार से भारत का सम्बन्ध 
(१) मौयं-युग से पूवे का काल । (२) सिकन्दर का श्राक्रमण भौर 
मौय॑ं-युग । (३) भारत पझ्ोर रोमन साम्राज्य / (४) पाएचात्य 
साहित्य में भारत का विवरण । (५) पाष्चात्म देशों के साथ सम्पर्क 
के परिणाम । 


११२ 


श्शे४ट 


१ढ३े 


१६४ 


श्पर 


२१४ 


र४३ 


फलहवयाँ श्रध्याप---गुप्स-पुर की सम्यता झौर संस्कृति 
(१) साहित्य और विज्ञान । (२) दाहनिक साहित्य । (३) धामिक 
दशा । (४) गुप्त-साम्आाज्य की झासन-व्यवस्था । (५) ग्ुप्त-काल के 
सित्रके । (६) गुप्त-साम्राज्य के प्रधान नगर । (७) चीजल़ी ग्रात्री 
फाइयान । (८) झ्राधिक जीवन । 

सोलहरवाँ प्रप्याय---गुप्त-काल की क्तियाँ और प्रवद्षेष 
(१) मूर्तियाँ झौर स्तम्भ । (२) प्रस्तर-स्तम्भ। (३) भवन झौर 
सन्दिर। (४) चित्र-कला । (५) संगीत । 

सलरहबाँ झ्रध्याय---भारतीय सम्यत्ता और घर्म कर विदेशों में विस्तार *** 
(१) बृहत्तर भारत का विकास । (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया का 
बृहत्तर भारत । (३) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत । (४) हणों 
का भारतीय बनना । 

अठारहवाँ श्रध्याय--बौद्ध-धर्म को प्रथति और छास 
(१) महायान प्ौर वज्ञयान। (२) बोौद्ध-धमं का शन्‍्य देशों में 
प्रसार । (२) बौद्ध-धर्म का ह्वास । (४) भारतीय संस्कृति को बौद्ध 
घर्म की देन 


उन्नीसवाँ श्रध्याय--पूर्व मध्य युग की सम्पता और संस्कृति 
(१) ह्ास का काल । (२) हा एन-त्सांग । (३) शासन-व्यवस्था । 
(४) ग्राम-संस्थाएँ । (५) शासन-व्यवस्था का स्वरूप । (६) साहित्य । 
(७) दर्शनशास्त्र । (८) वैज्ञानिक उन्नति । (९) शिक्षा के केन्द्र । 
(१०) सामाजिक दशा । (११) धर्म । (१२) मध्ययुग की कला । 
बोसवाँ प्रध्याय--वक्षिणी भारत की संस्कृति 


(१) दक्षिणी भारत की प्राचीन संस्कृति । (२) प्रार्य संस्कृति का 
दक्षिणी भारत मे प्रवेश । (३) भागों का दक्षिणी भारत की संस्कृति 
पर प्रभाव। (४) दक्षिणी भारत द्वारा भारतीय संस्क्रति का विकास । 
(५) भारतीय संस्कृति को दक्षिणी भारत की देन । 


इक्कीसवाँ ब्रध्याय-- भारत में इस्लास का प्रवेश 


(१) प्ररबों का प्राक्मण | (२) तु्कों के श्राक्रमण। (३) इस्लाम का 

हिन्दु-जाति से प्रथम सम्पर्क (४) तुकके-प्रफगान सल्तनत की स्थापना 
बाईसवाँ अ्रध्याय--तुर्क -अफगान युग का भारत 

(१) शासन-व्यवस्था । (२) भाथिक दक्षा । (३) सामाजिक दक्षा। 

(४) हिन्दू झोर मुस्लिम संस्कृतियों का सम्पर्क । (५) वास्तु कला । 

(६) संगीत झौर चित्रकला । (७) माषा झौर साहित्य । 


शश्७ 


रछ 


१६३. 


३६१० 


३७१ 


रे८र 


३६३ 


भोरंतीय संस्कृति का विकास 


पहला अध्योय, 
विषय-प्रवेश 


(१) सभ्यता और संस्कृति 


उपनिषदों में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया गया है, जिसपर दो पक्षी बैठे हैं । 
उनमे से एक पक्षी तो वृक्ष के फल खाने मे व्यस्त है, और दूसरा पक्षी केवल देख रहा 
है, बह फल नहीं खाता ! इस रूपक द्वारा उपनिषद्‌ ने सृष्टि के एक महान्‌ सत्य का 
प्रतिपादन किया है। वृक्ष का अभिप्राय प्रकृति से है, और उसपर जो दो पक्षी बैठे हैं, 
वे जीवात्मा श्लौर परमात्मा है। जीवात्मा प्रकृति का भोक्ता है, वह उसके सुस्वादु फलों 
का भक्षण करता है। वह प्रकृति के विविध तत्वों और रहस्यो का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें 
अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रयुक्त करता है । इसके विपरीत परमात्मा केवल द्रष्टा 
है, बह सृष्टि का नियमन झवदश्य करता है, पर उसका उपभोग नहीं करता । 

इसमे सन्देह नहीं, कि जीव या मनुष्य प्रकृति का उपभोग करने वाला है। वह 
इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, कि प्रकृति पर झपना झाधिपत्य 
स्थापित करता जाए और उसके सुस्वादु फलों को प्राप्त करे । पर इस प्रयत्न में उसे 
एकदम सफलता नहीं हो जाती । प्रकृति उसके सम्मुख अपने रहस्यों का धीरे-धीरे 
उद्घाटन करती है, भौर वह धीरे-धीरे ही समृद्धि, सम्यता और उन्नति के मार्ग पर 
अग्रसर होता है । ऐतिहासिकों का मत है, कि शुरू मे मनुष्य भ्रन्य पशुओं के समान जंगल 
में रहा करता था । उस समय बह न वस्त्र पहनता था, और न ही अपने निवास के लिए 
मकानों का निर्माण करता था। पेट भरने के लिए प्रन्त व झन्य भोज्य पदार्थों का उत्पादन 
भी वह स्वयं नही करता था । प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द-घूल-फल झादि को 
एकत्र कर व पशुओं का शिकार करके ही वह श्रपनी क्षुघधा को शान्त करता था। धीरे- 
घीरे इस दक्षा मे परिवर्तन आना छुरू हुआ । मनुष्य शिकार के लिए न केवल पत्थर के 
प्रौजारों का प्रयोग करने लगा, अपितु उसने पशुझों को पालना भी शुरू किया। उसे 
यह भी ज्ञान हुआ, कि जिन कन्द-मूल-प्रन्न आदि को बह जंगल में एकत्र करता है, उन्हें 
वह स्वयं भी खेती द्वारा उत्पन्न कर सकता है। शीत, वर्षा और गरमी से बचाव के 
लिए उसने गुफा में रहना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे लकड़ी, फूंस व इईंटों के 
मकान भी वह बनाने लगा | शुरू में वह नंगा फिरता था, पर धीरे-धीरे उसने वृक्षों के 
बल्कल व पशुश्रों की खाल से अपने तत को ढकना शुरू किया, झौर बाद मे ऊन, सन 
व रूई के विविध प्रकार के कपड़ो का वह निर्माण करने लगा । वायु, झग्नि झ्रादि 
प्राकृतिक झ्क्तियों का उपयोग कर उसने झपने जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न 


भॉरतीय संस्कृति क|ं विकास 


-परहचा..ेध्योर्य 
विषय-प्रवेश 


(१) सभ्यता और हंस्कृति 

उपतियदों में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन शिया गया है, जिसपर दो पक्षी बेठे हैं । 
उनमें से एक पक्षी तो दृक्ष के फल खाने में व्यस्त है, और दूसरा पक्ती केवल देख रहा 
है बह फल नहीं खाता । इस रूपक द्वारा उपनिषद्‌ ने सृष्टि के एक सहान्‌ सत्य का 
श्रतिपादन किया है। वृक्ष का ध्भिप्राय प्रकृति से हैं, झौरं॑ उसपर जो दो पक्षी बैठे हैं, 
वे जीवात्मा और परमात्मा हैं। जीवात्मा प्रकृति का भोक्ता है, बह उसके सुस्वादु फलों 
का भक्षण करता है। वह प्रकृति के विविध तत्वों शौर रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करें उन्हें 
अपने सुख और समंद्ि के लिए प्रयुक्त करता है। इसके विपरीत परमात्मा केवल द्ृष्टा 
है वह सृष्टि का नियमन भ्रवश्य करता है, पर उसका उपभोग नहीं करता । 

इसमे सन्‍्देह नहीं, कि जीव या मनुष्य प्रकृति का उपभोग करने बाला है। वह 
इस बात के लिए तिरन्तर प्रयलशील रहता है, कि प्रकृति पर श्रप्ता क्‍ह्माधिफ्त्य 
स्थापित करता जाए झौर उसके सुस्वादु फलो को प्राप्त करे । पर इस प्रवत्त में उसे 
एकदम सफलता नहीं हो जाती । प्रकृति उसके सम्भुख अपने रहस्थी का धीरे-पीरे 
उदघाटन करती है, और वह घीरे-बीरे ही समृद्धि, सभ्यता भौर उन्नति के सार्य पर 
झग्रसर होता है। एतिहासिकों का मंत है, कि शुरू में सनुष्य भन्य पश्ुत्रो के समात जगल 
में रहा करता थो। उस समय वह न वस्त्र पहलला था, झौर न ही अपने निवास के लिए 
अकानो का निर्माण करता शा । पेंट भरने के लिए भन्न व झन्य भोज्य पदार्थों को उत्पादव 
भी वह स्वयं नहीं करता था । प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते वाले कस्द-मूंल-फल प्रादि को 
एकत्र कर व पंशुओं का शिकार करके ही वह अपनी क्षुधा की झान्त करता था। धीरे- 
धीरे इस दक्शा में परिवर्तन झ्ामा शुरू हुआ । मनुष्य शिकार के लिए न केवल पत्थर के 
आऔजारी का प्रयोग करने लगा, झपितु उसने पशुको को पालना भी शुरू किया । उसे 
यहू भी ज्ञान हुआ, कि जिन कन्द-मुल-अन्त झादि को वह जंगल में एकत्र करता है, उन्हें 
बह स्वय भी खेती द्वारा उत्पन्त कर सकता है। शीत, वर्षा और गरमी से बचाव के 
लिए उसमे गुफा में रहना झुरू किया और फिर घीरे“्थीरे लकडीं, फूँस व इंटों के 
मकान जी वह बताने लगा । शुरू में वह नंगा फिरता था, पर धीरे-धीरे उसने वृक्षों के 
अल्कल व पशुप्षों की क्लाल से शपने तन को ढकना शुरू किया, भोर बाद से ऊन, सन 
थे झूई के विविध प्रकार के शपड़ों को वहू सिर्भाण करने लगा । कायु, श्लेगण्ति श्लोदि 
प्राकृतिक शक्तियों का उपदोग कर उंसने अपने जीवन को भंधिक सुखी बताने का प्रधत्त 


१० भारतीय संस्कृति का विकास 


किया, श्रौर श्राज वह समय था गया है, जब मनुष्य गगनचुम्बी भवनों में निवास करता 
है, विद्युत्‌ शक्ति का उपयोग करता है, भौर वैज्ञानिक साधनों व यान्त्रिक उपकरणों द्वारा 
बहुत बड़े परिमाण में अन्त-वस्त्र व झ्नन्‍्य बस्तुओं का उत्पादन करता है । 

प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्त्वों भर शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक 
क्षेत्र में जो भ्रसाधारण उत्नति की है, उसी को हम 'सम्यता' (सिविलिजेशन) कहते हैं। 
मनुष्य की यह भोतिक उन्नति धीरे-धीरे हुई है। पत्थर के भद्दे व मोटे औजारों का 
प्रयोग करना शुरू कर मनुष्य अब इस स्थिति में पहुँच गया है, कि वह धातुझों का 
और विद्युत्‌ व परमाणु शक्ति श्रादि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने लगा है। 
इतिहास का अध्ययन करते हुए हम मनुष्य की हस आाइचरयंजनक उन्नति पर विचार 
करते हैं, श्रोर उन विभिन्‍न दशाझों का विवेचन करते है, जिनमें से होते हुए मानव- 
सम्यता ने भ्रपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया है। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य निरन्तर 
उन्नति कर रहा है। इसीलिए ऐतिहासिक लोगों का यह मत है, कि मानव-सम्पता 
निरन्तर विकास को प्राप्त हो रही है । 

मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। बुद्धि के रूप ,में मनुष्य को एक ऐसी 
शक्ति व साधन प्राप्त है, जो भ्रन्य प्राणियों को प्राप्त नही है। प्रकृति के रहस्यपूर्ण 
तत्त्वों और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर जो वह सभ्यता के क्षेत्र मे उन्‍तति कर सका, 
उसका कारण यह बुद्धि ही है। पर बुद्धि का क्षेत्र केवल भौतिक ही नही होता | बुद्धि 
जहाँ मनुष्य में प्रकृति के विविध तत्त्वो के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है, वहाँ बह उसे 
यह विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है, कि यहू सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई, 
इसका निर्माण किसने किया और क्‍या ऐसा भी समय झायेगा, जब यह सुप्टि नहीं 
रहेगी । बुद्धि द्वारा मनुष्य यह विचार करने के लिए भी प्रवृत्त होता है, कि यह जो 
जीवित-जागृत प्राणी है, वह क्या छारीर से भिन्‍न है ? यदि यह शरीर से भिन्‍न है, तो 
इसका क्‍या स्वरूप है । इस प्रकार के बिचार द्वारा 'दश्शनशास्त्र' का प्रादुर्भाव होता है। 
अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता हुआ मनुष्य यह अनुभव 
करता है, कि जहाँ प्रकृति की अनेक शाक्तियाँ उसकी उन्नति मे सहायक हैं, वहाँ 
अनेक शक्तियाँ उसके मार्ग में बाघक भी हैं। भ्रँधी और तूफान उसकी भोंपड़ी को 
उड़ा देते हैं, दावानल उसके पशुश्रो और खेतों को जलाकर भस्म कर देता है, भ्ौर 
भूकम्प द्वारा जब कभी पृथिवी काँप उठती है, तो उसका जीवन ही खतरे में पड़ जाता 
है। प्रकृति के इन विविध कोपो को देखकर वह सोचने लगता है, कि वायु, भ्रग्नि, 
जल आदि ऐसी देवी शक्तियाँ हैं, जिन्हें सन्तुष्ट ब तृप्त रखे बिना वह कभी प्रपने हित 
का सम्पादन नहीं कर सकता । वह वायु, श्रग्ति श्रादि को देवता मानकर उनकी पूजा 
के लिए प्रवृत्त होता है, भौर इस प्रकार “'धर्म' का प्रारम्भ करता है। प्रकृति के भ्रज्ञात 
रहस्यों को जानने भौर उसकी विविध शक्तियों को सन्तुष्ट व तृप्त करने के लिए मनुष्य 
जो प्रयत्त करता है, उनका उसके भौतिक सुखों के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं होता । 
पर इसमें सन्देहु नहीं, कि ये प्रयत्न उसके हित व कल्याण में श्रवश्य सहायक होते हैं। 
इसीलिए मनुष्य जहाँ अपने भौतिक सुखो के साधन जुटाने में तत्पर हुआ, वहाँ साथ 
ही वह धर्मं तथा दर्शन-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान के चिन्तन के लिए भी प्रयलशील हुआ । 


विषय-प्रचेश ११ 


8 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । बह समाज भें रहता है, और सामूहिक रूप 
से ही भपनी समृद्धि व उन्‍नति के लिए प्रयत्त करता है । अत: उसके लिए यह प्रश्न 
बड़े महत्व का था, कि बह समूह में रहते हुए भ्रपने साथ के प्नन्य व्यक्तियों के साथ 
क्या सम्बन्ध रखे । उसने बुद्धि द्वारा इस प्रइन पर विचार किया, झौर धीरे-धीरे उन 
सामाजिक झौर राजनीतिक लंस्थाओ्रो का विकास किया, जिनपर उसका हित और 
कल्याण अनेक झंशो में निर्भर रहता है। परिवार, जन (कंबीला या ट्राइब), राज्य 
झादि जिन विविध संस्थाओ्रों का मनुष्य ने विकास किया, वे सब उसके सामाजिक व 
सामूहिक जीवन को ही पश्रभिव्यक्त करती हैं। श्रपने सामूहिक जीवन पर बुद्धिपूर्वक 
विचार करने के कारण ही मनुष्य राजनीति-शास्त्र, भ्र्थशास्त्र, समाज-शास्त्र आदि 
“सामाजिक विज्ञानों' का विकास करने में समर्थ हुआ । 

प्रकृति के विविध तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपनी भौतिक आवद्यकताप्रों 
को पूर्ण करता है । पर उसका सनन्‍्तोष केवल भौतिक आवदयकताओो की पूर्ति द्वारा ही 
नही होता । बह श्रपने जीवन को श्रधिक सरस और सौन्दर्यंमय बनाने का यत्न करता 
है। इसके लिए वह सगीत, साहित्य और कला का श्रनुसरण करता है, और इन्हें 
भलीभाँति उन्‍नत कर शप्रपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्त करता है । 

मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कम के क्षेत्र मे जो सूजन करता 
है, उसी को 'सस्क्ृति' कहते है। झ्पनी भौतिक भ्रावश्यकताश्रों की पूतति के लिए मनुष्य 
प्रकृति के साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है, उससे उसकी “'सम्यता' का निर्माण 
होता है। पर चिन्तन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुन्दर और कल्याणमय बनाने के 
लिए मनुष्य जो यत्न करता है, उसका परिणाम 'संस्क्ृति' के रूप में प्र(प्त होता है । 
अनुष्य ने धर्म का जो विकास क्रिया; दशन-्षास्त्र के रूप मे जो चिन्तन किया; 
साहित्य, संगीत झौर कला का जो सृजन किया; सामूहिक जीवन को हिंतकर और 
सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाग्रों व सस्थाओ्ों को विकसित किया---उन सबका समावेश 
हम 'संस्क्ृति' में करते हैं । सम्यता झौर संस्कृति का यह भेद महत्त्वपूर्ण है । 

क्योकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, भ्रतः उसकी संस्कृति का विकास भी 
सामाजिक व सामूहिक रूप में ही होता है । समाज से पृथक्‌ भ्रकेला रहता हुप्ना मनुष्य 
न भौतिक क्षेत्र में उन्तति कर सकता है, श्लोर न सास्कृतिक क्षेत्र से । इसीलिए संस्कृति 
किसी' एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती | वह समाज के श्रवगिनत व्यक्तियों 
के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है, और यह प्रयत्न भी ऐसा, जिसे एक के बाद 
एक प्राने वाली मनुष्यो की विविध संततियाँ निरन्तर करती रहती हैं । यही कारण है, 
कि संस्कृति का विकास धीरे-धीरे होता है। वह किसी एक युग की कृति नहीं होती, 
अ्रपितु विभिन्‍न युगो के विविध मनुष्यों के सामूहिक व भ्रनवरत श्रम का परिणाम 
होती है । 

यह पृथिवी' बहुत विद्ञाल है। इसके विविध प्रदेक्षों मे मनुष्यों के विविध समूह 
हज़ारों वर्षों से पृथकू-पृथक्‌ निवास करते रहे हैं। इन सब प्रदेशों की प्राकृतिक व 
भौगोलिक परिस्थितियाँ एक सदश नहीं हैं। यही कारण हैं, कि पृथिवी के विविध प्रदेशों 
में निवास करने वाले मनुष्यों के विभिन्‍न समूहों ने अपनी सम्यता धौर संस्कृति का 


श्२ भारतीय संस्कृति का विकास 


विकास विभिन्‍न प्रकार से किया है। मानव समाज में विभिन्‍न संस्कृतियों कीं सत्ता का 
कारण केवल यह नही है, कि विविध मनुष्य विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियों 
भे निवास करते हैं। मनुष्य का मन, बुद्धि या दिमाग एक ऐसा रहस्यमय तत्त्व है, जो 
केवल प्रकृति या परिस्थितियो का दास बनकर ही नहीं रह सकता। बहुधा वह प्रकृति 
पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उसे अनेक अजशों में अपना श्रनुगामी बना लेता है। 
इसीलिए अनेक प्रतिभाशाली मनुष्यों ने प्रकृति के प्रभाव से स्वतन्त्र होकर भी अपनी 
विशिष्ट ससस्‍्कृति के विकास में सहायता पहुँचाई है । 

इस पुस्तक मे हम भारतीय सस्कृति और उसके विकास पर विचार करेंगे ॥ 
अ्रपने सुदीर्ध इतिहास में भारत के निवासियों ने जहाँ एक उन्नत सभ्यता का विकास 
किया, वहाँ साथ ही एक ऐसी संस्कृति का भी प्रादुर्भाव किया, जो बहुत उन्‍नत और 
लोक-हितकारी है। भारत की यह सस्क्ृति श्रन्य देशों की संस्कृतियों से अ्रनेक ग्रशों में 
भिन्‍न है, और अपनी अनेक विशेषताएँ रखती है। यही कारण है, जो संसार के इतिहास 
में इसका महत्त्व बहुत अधिक है । 


(२) भारतीय संस्कृति की विशेषता 


भारत का इतिहास प्रारम्भ हुए हजारो वर्ष व्यतीत हो चुके है। इस देश की 
सम्यता संसार की प्राचीनतम सम्यताओों मे गिनी जाती है। वेद दुनिया का सबसे 
प्राचीन साहित्य है । प्राचीत ससार की अनेक सम्यताएँ इस समय नष्ट हो चुकी है । 
मिस्र, असीरिया, वेबीलोनिया आदि के तो श्रव केवल नाम ही बचे है । मिस्र के बतेमान 
निवासियों का सम्क्ृति की दृष्टि से उन प्राचीत लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, 
जिन्होने कि नील नदी की घाटी में गगनचुम्बो विशाल पिरामिडो का निर्माण किया 
था, और जिन्होंने श्रपने पितरों की “ममी' बनाकर उन्हें श्रमर जीवन प्रदान करने का 
प्रयत्त किया था । यही बात असीरिया, बेबीलोनिया झ्रादि सम्यता के अन्य प्राचीन 
केन्द्रो के सम्बन्ध में कही जा सकती है । मिस्र और असीरिया की सभ्यत्ताएँ काल की 
इप्टि से भारतीय सम्यता के समान ही प्राचीन थी । पर उनके भी बहुत समय बाद यूनान 
और रोम की जो सम्यताएँ विकसित हुई, वे भी श्रब नष्ट हो चुकी हैं । श्राज प्राचीन 
यूनानी ब रोमन धर्मों का प्रनुयायी कोई नहीं है। जो विचारधारा प्राचीन रोमन लोगों 
को देवी-देवताग्रों और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह आज 
के रोमन (इटालियन) लोगो के लिए कोई अर्थ नही रखती । पर भारत की प्राचीन 
सभ्यता और संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी श्रबतक कायम है। भारत का 
धर्म भ्रव भी वैदिक है, इस देश के पुरोहित ब ब्राह्मण आज भी वेद-मन्त्रो द्वारा यज्ञ- 
कुण्ड मे आहुति देकर देवताओं व प्राकृतिक शक्तियों को तृप्त करते है । उपनिषदों श्रौर 
गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी, वह झाज भी श्रवाधित रूप से इस देश 
में बह रही है । बुद्ध और महावीर जैसे महात्माओ्रों ने अहिंसा और प्राणिमात्र के प्रति 
मैत्री-भावना का जो उपदेश दिया था, वह आज तक भी इस देश मे जीवित और 
जागृत है। यहाँ की स्त्रियो का श्रादर्श इस बीसवी सदी में भी सीता, सावित्री और 
था ती है। भारत की संस्क्रति की वे क्या विशेषताएँ हैं, जिनके कारण हजारों साल: 


विषय-प्रवेश १३ 


बीत जाने पर भी वह झभी तक जीवित है । यवन, शक, युदशि, कुशाण, हूण, तुके, 
अफगान, सुगल और इगलिश--इन सब विदेशियों के आक्रमण व शासन इस सस्क्ृति 
को नष्ट नही कर सके । 

किसी देश की ससस्‍्क्ृति श्रपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, साहित्य और 
कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारत की सस्क्ृति ते अपने को जिस रूप 
में भ्रभिव्यक्त क्या, उसकी मुख्य विशेषता अध्यात्म की भावना है। श्रॉँखों स दिखाई 
देने वाल इस स्थूल ससार से परे भी कोई सत्ता है जिससे जीवन व शक्ति प्राप्त करके 
यह प्रकृति फल-फल रही है, यह विचार इस देश म सदा से चला आया है । यह 
विश्वात्मा हम सबमे विद्यमान है, हम सब इसी के रूप है, यही मूलतत्त्व माया द्वारा 
खपने को प्रक्धति के रूप में प्रकट करता है और फिर उसे अपने मे ही लीत कर लेता 
है ->-ये विचार भारत के न केवल तत्त्ववेत्ाआ मे अपितु जनसाधारण मे भी प्रचलित 
रहे । 'जो अपने को सबमे और सबको अपने में देखता है, वही अ्रसल में देखता है, इस 
भावना का परिणाम यह हश्रा कि इस देश में घामिक व साम्प्रदायिक विद्वप बहल नहीं 
हुआ | प्राच्नीन वैदिक धर्म म॒ सुधार करन के लिए जो घामिक सुधारणा भगवान्‌ बुद्ध 
द्वारा प्रारम्भ वी गई थी, वह यहाँ के पुरान धर्मों को नष्ठ नहीं कर सकी । इसके 
विपरीत यहां के सनातन वैदिक धम ने ही उसे अपने में लीन कर लिया । बुद्ध को भी 
राम और कृष्ण की तरह भगवान्‌ का श्रवतार मात लिया गया । बोधिवृक्ष हिन्दुओं का 
भी पवित्र वृक्ष बन गया और बोद्ध चैत्य हिन्दू मन्दिरों में परिवर्तित हो गए जहाँ 
अगदानु क भ्रवतार बुद्ध! की पूजा होने लगी। 'सबमे अपने को देखने” वी भावना का 
ही यह परिणाम था यवन, शक, कुशाण आ्रादि जातियों को भी इसी भावना द्वारा 
भाग्तीय समाज का अग बनाया गया, और उनके अनेक धामिक विध्वासो और ग्ननुप्ठाना 
को सनातन वैदिक धर्म भे सम्मिलित कर लिया गया। विविष घामिक झान्दो लनो और 
परम्पराश्मा में आय लोग सदा समन्वय स्थापित करते रहे | हिन्दू-धम मे अनेक मत व 
सम्प्रदाय रहे हैं, उनमे विरोध और विद्वेष भी रहा है। पर साथ ही, सब सम्प्रदायां 
की भूल प्ररक शक्ति वही श्रध्यात्म-भावता रही है जो भारतीय सस्कृति की प्रमुख 
विशेषता है । इसीलिए उनमें विरोध के बावजूद भी समन्वय और ऐक्य स्थापित हांता 
रहा । इस्लाम के सम्पर्क से मिस्र, ईरान झ्ादि के प्राचीन वम नप्ट हो गय, पर भारत 
का धर्म कायम रहा । भारत के विचारको ने तो इस्लाम के साथ भी अपने धरम के 
समन्वय का प्रयत्त किया । टउसीलिए अल्लोपनिषद्‌ बनी । समन्वय वी इसी प्रवृत्ति ने 
'दीनेइलाही' के रूप मे मृत रूप घारण किया, यद्यपि यह प्रयत्त सफल नहीं हो सका। 
पर भारतीय मुसलमाना को भारतीय सस्क्ृति की मूल भावना देन में दस देश के 
विचारक सफल हुए। मुसलमानों का सूफी सम्प्रदाय भारत के अध्यात्मवाद, योग- 
साधन श्रौर रहस्यथवाद का मुस्लिम सस्करण है। मुस्लिम पीरां के मकक्‍बरे बनाकर 
उनकी पूजा करना भारतीय सस्कृति की ही देन है। सगीत-विराधी इस्ताम म भजन, 
नृत्य और सभीत द्वारा श्रपने पीर-पैगम्बरों की भक्ति भारतीय वीतंन के रूपान्तर के 
सिवाय और क्‍या है ? राम और रहीम, कृष्ण और करीम की एकता के प्रतिपादन 
डाश इस देश के अलेक सन्‍्तो ने इस्लाम और हिन्दु-धर्म मे समन्वय का प्रयत्न किया । 


१४ भारतीय संस्कृति का विकास 


समन्वय की यह प्रक्रिया क्‍यों पूर्णरूप से सफल नहीं हुईं, इस बात की विवेचना का यहाँ 
स्थान नही है। पर यही समन्वय की प्रवृत्ति थी, जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति की 
परम्परा को श्रब तक श्रक्षुण्ण रखा है । वर्मा, लंका, तिब्बत आदि के प्राचीन धर्म लुप्त 
हो गए, उनका स्थान भारत से ही गए बौद्ध-धर्म ने ले लिया । पर भारत में औद्ध-धर्म 
हिन्दू-बर्म मे विलीन हो गया। भारतीय संस्कृति की श्रष्यातम-प्रधान मूल भावना 
सबमें अपने को और अपने में सबको” देखने की प्रवृत्ति श्रौर समन्वय के विचार ही 
इसमें प्रधान कारण थे ।* 

वर्णाश्रम-घर्म भारतीय सस्कृति की श्रन्य विशेषता है। इस देश के विचारकों 
ने मानव-समाज की कल्पना एक जीवित-जागृत शरीर के रूप में की; जिसमें सिर, 
बाहु, पैर श्रादि श्रग एक-दूसरे पर श्राश्वित रहते हैं। समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण 
सिर के समान, क्षत्रिय बाहुओ के समान, वैश्य उदर झर जंघाझो के समान झौर शूद्र 
पँरो के समान हैं। समाज के ये सब श्रग अपने सुख व सर्मृद्धि के लिए एक-दूसरे पर 
आश्िित हैं। रुपया कमाना वैश्य का काम है, पर भझपनी कमाई से सारे समाज का 
पालन करना उसका परम कत्तंव्य है। वह सम्पत्ति का मालिक नही है, सम्पत्ति का 
स्वामित्व समाज में निहित है। वर्ण॑-व्यवस्था की यह कल्पना प्रार्यों के प्रारम्भिक 
राज्यों में क्रियात्मक रूप से विद्यमान थी । बाद में समाज का विभाग इन वर्णों के 
अनुसार नही रहा । पर यह भावना भारत मे सदा विद्यमान रही, कि समाज में सबसे 
उच्च स्थान उन ब्राह्मणों का है, जो त्याग और शभ्रकिचनता को ही अपनी सबसे बडी 
सम्पत्ति मानते है। ये ब्राह्मण राजा से भी ऊंचे है, 'प्रतिज्ञा-दुबंज' और पथ-अ्रष्ट 
राजा को रास्ते पर लाना अथवा पदच्युत कर देना उनका परम कर्त्तव्य है। ये विचार 
भारतीय समाज को सदा मर्यादा में रखते रहे । वानप्रस्थ और सन्यास भ्राश्रमो की 
व्यवस्था कर भारत के प्राचीन विचारको ने शअ्रध्यात्म-भावना को सदा जीवित रखा । 
यद्यपि बाद में संन्यास व प्रव्नज्या ने भी विक्ृत रूप घारण कर लिया, पर इस आ्राश्रम 
का श्रादर्श क्या है, यह बात इस देश के विचारकों की आँखों से कभी श्रोभल' नहीं 
हुई । इसीलिए जब बौद्ध-सघ के भिक्षु सन्‍्यास के आदशे से गिर गए, तो वैष्णव और 
शैव साधुशों के मठ प्रबल हो गए । जब वैष्णव श्लौर शव संन्यासी अपने आ्रादर्श से 
विमृख होने लगे, तो मव्यकाल के सल्तों द्वारा प्रचारित उदासी, वैरागी श्रादि साधु- 
सम्प्रदायों की शक्ति बढ़ने लगी। पर ब्राह्मणो, साधुओं और तापसो की पूजा की 
भावना इस देश में सदा समान रूप से कायम रही। 

विविध सम्प्रदायो के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति 
का प्रधान अम रहा है | अशोक ने इस भाव को कितने सुन्दर शब्दों में प्रकट किया 
था “देवताश्रो के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गृहस्थ व संन्यासी, सब 
सम्प्रदायवालो का सत्कार करते है, किन्तु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की उतनी 
परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि 
हो । अ्म्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है । पर उसकी जड़ वाणी का 
संयम है, प्र्थात्‌ लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे 
सम्प्रदाय की निन्‍दा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निन्‍्दा होनी 


विषय-प्रवेश १५ 


आहिए, क्योंकि किसी-त-किंसी कारण से सब सम्प्रदायों का झादर करना लोगों का 
कत्तेज्य है। ऐसा करने से ग्रपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार 
होता है। उसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, 
और दूसरे सम्प्रदाय का भी भ्रपकार करता है। क्योंकि जो कोई प्पने सम्प्रदाय की' 
भक्ति में आकर, इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की 
प्रशंसा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍्दा करता है, वह वास्तव में भ्रपने सम्प्रदाय 
को पूरी क्षति पहुँचाता है। समवाय (मेलजोल) अच्छा है, भर्थात्‌ लोग एक-दूसरे के 
धर्म को ध्यानपूर्वक सुने झौर उसकी सेवा करें क्योकि देवताओं के प्रिय की इच्छा है, 
कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वानु और कल्याण का कार्य करने वाले हों । इसलिए 
जहाँ-जहाँ सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिए कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा 
को इतना बड़ा नहीं मानते, जितना कि इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) 
की उन्नति हो ।” अशोक द्वारा प्रतिपादित समवाय (मेलजोल) की भावना भारत के 
सम्पूर्ण इतिहास मे ओत-प्रोत रही है। इसीलिए यहाँ धामिक दृष्टि से राजाझों ने 
भ्रत्याचार नहीं किए और न साम्प्रदायिक युद्ध ही हुए। जो दो-एक उदाहरण इस 
प्रकार के अत्याचारों व साम्प्रदायिक सचर्ष के यहाँ मिलते हैं, वे श्रपवादरूप है। वे 
भारतीय संस्कृति की मुख्य घारा को सूचित नही करते । 

भारत के विचारक सत्य, श्रहिंसा, अस्तेय, ब्रद्मच्यं और अपरिय्रह (सम्पत्ति को 
जमा करने की प्रवृत्ति का न होना) पर बडा जोर देते रहे हैं । इन ब्रतों व श्रादर्शों पर 
बैदिक, बौद्ध, जैन व पौराणिक विचारकों ने समान रूप से जोर दिया है । हमारे देश 
की वेयक्तिक व सामाजिक साधना के लिए ये मूल सूत्र रहे हैं। इन झ्रादशों का पालन 
कर जहाँ हमारे प्राचीन गृहस्थो व परिव्राजकों ने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया, वहाँ हमारे समाज व देद् ने भी उन्हीं की साधना में अपनी शक्ति को 
लगाया । इसी के परिणामस्वरूप अ्रशोक ने धर्म-विजय की नीति का प्रारम्भ किया था, 
श्ौर इसी को सम्मुख रख वार बौद्ध और पौराणिक नेताओों ने संसार मे अपने घर्मचक्र 
का प्रवर्तत किया था | 

पर यह नहीं समभना चाहिए कि श्रध्यात्म की भावना ने भारत की संस्कृति 
को निष्क्रिय और इहलोक की उन्नति से विमुख बना दिया था। इस देश के राजा 
दिग्विजय और चक्रवर्ती साम्राज्य को सदा अपना आदर्श समझते रहे । उन्होंने न केवल 
भारत में अधितु उसके बाहर भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयत्न किया । 
उन्होने पंजाब शौर अफगानिस्तान की नदियों को पार कर सुदूर बाल्हीक (बल्ख) 
देश पर भी विजय कायम की । इस देश के व्यापारी धनोपार्जन के लिए मिस्र, रोम, 
जावा, सुमात्रा और चीन जैसे सुदूरवर्ती देशों मे श्राति-जाते रहे । ऐहलौकिक उन्नति की 
भारतीयों ने कभी उपेक्षा नहीं की। वे 'पारमाथिक' और “व्यावहारिक' मे सदा भेद 
करते रहे । संसार को मिथ्या प्रतिपादित करने वाले शंकराचार्य जैसे दार्शनिक ने 
भी स्पष्ट शब्दों मे कहा---/व्यावहारिक इृष्टि से तो सभी कुछ सत्य है ।” पारमाथिक 
सत्य के कारण व्यावहारिक सत्य को इस देश के विचारकों ने कभी श्रपनी दृष्टि से 
झोकल नहीं किया । उनका यह विश्वास था कि सच्ची सस्कृति वह है, जो परलोक 


१६ भारतीय संस्कृति का विकास 


और इहलोक, अध्यात्म और भौतिक जीवन, प्रात्मा श्रौर गरीर--इन सबका समान 
रूप से हित और कल्याण सम्पादित करती है। इसी कारण म्षि वेदव्यास ने यह 
प्रतिषादित किया था कि लोक का जो प्रत्यक्ष जीवन है, उसको जाने बिना मनुष्य सर्वे- 
दर्शी नहीं हो सकता । सर्वे या सम्पूर्ण के ज्ञान के लिए मनुष्य के लिए भौतिक जीवन 
का ज्ञान भी श्रावश्यक है, और इहलोक के जीवन की उपेक्षा करके काम नहीं चल 
सकता । इहलोक की उपेक्षा कर जो केवल परलोक की ही कामना करते है, उनका 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण अधूरा रह जाता है। इस लोक में और प्रत्यक्ष जीवन में मनुष्य 
को जो सुख व कल्याण प्राप्त होता है, उसकी उपेक्षा करना उचित नही है । इसीलिए 
महाभारत में कहा गया था--- 
मनुष्यलोके यत्श्रेय: परं मन्ये युधित्ठिर ! 

हें युधिष्ठिर, मनुष्य-लोक में या मानव-जीवन मे जो श्रेय है, उसी को मैं 
महत्त्वपूर्ण मानता हूँ।' अ्रध्यात्म-भावना से श्रपनी संस्कृति को ओ्रोत-प्रोत करने पर भी 
भारत के विचारक इहलोक और जीवन-सुख को महत्त्व देते रहे । 

पर अध्यात्म-भावता के कारण भारत की मसस्क्ृति मे एक ऐसा सौन्दर्य भरा 
गया, जो इस देश की सरक्ृति की अनुपम विशेषता है । इस देश की कला, कविता, 
सगीत, विज्ञान--सर्व॑त्र इस अ्रध्यात्म-भावना की छाप दिखाई देती है । यही कारण 
है, कि भारत के प्नेक्र प्राचीन कलाविद्‌ मंगीत झौर नृत्य तक को भी परमत्ततत्व की 
प्राप्ति का साधन मानकर उनकी साधना में प्रयत्नगील हुए । चिकित्सा, ज्योतिष श्रादि 
ऐहलौकिक ज्ञान के अन्वेषक भी यह मानते रहे, कि उनके ज्ञान का चरम उद्देष्य पर- 
सार्थतत््व की प्राप्ति ही है। ससार के सुख और भोग हेय नही है, उनको प्राप्त करना 
प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है । पर साथ ही यह जान लेना और भी झ्रधिक 
झावश्यक है, कि ऐहिलौकिक सुख ही मनुष्य का प्रन्तिम ब्येय नहीं है। इस विचार- 
सरणी ने भारत की सस्कृति भें एक अनुपम सीन्‍्दर्य ला दिया है। भारतीय सस्क्ृति 
की इन विश्येषताशो का हम संक्षेप के साथ इस प्रकार परिंगणन कर सकते है 

(१) यह सस्कृति पअ्रध्यात्म भावना पर आश्चित है। इसके अनुयायी मौतिक- 
वाद की अपेक्षा ग्रध्यात्मवाद को अधिक महत्त्व देते हैं | 

(२) पर इस संस्कृति मे ऐहलौकिक सुख श्रौर समृद्धि की उपेक्षा नहीं की 
गई। इसके अनुसार मनुष्य का सर्वागीण विकास वाछनीय है। शरीर, मन और 
आत्मा, इहलोक और परलोक, भौतिक सुख और आशव्यात्मिक सतोष--सब क्षेत्रों मे 
एक साथ उन्नति द्वारा ही मनुष्य अ्रपनी वास्तविक उन्‍नति कर सकता है। मनुष्य 
जहाँ घर, अर्थ और काम को प्राप्त करता है, वहाँ साथ ही मोक्ष को अपना अन्तिम 
उद्देश्य मानता है । केवल श्रर्थ और काम को प्राप्त करके या केवल मोक्ष-साधन में 
तत्पर होकर मनुष्य श्रपनी उन्नति नहीं कर सकता । धर्म का अनुसरण कर गभ्र्थ की 
उपलब्धि करने, घर्मानुसार “काम का सेवन करने और मोक्ष को भ्रन्तिम लक्ष्य बनाकर 
ही मनुष्य अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है--यह भारतीय सस्क्ृति का आधारभूत 
विचार है । 

(३) इस सर्वांगीण उन्नति के लिए वर्ण और श्राश्वम-धर्म का पालन करना 





विषय-प्रवेश श्छ 


आवश्यक है। मनुष्य अपने वर्ण और आझाश्नम के 'स्वधर्म' का पालन करके ही प्रपनी 
व अपने समाज की उन्नति करने में समर्थ हो सकता है। इससे जहाँ मनुष्य को ऐह- 
लौकिक सुख की प्राप्ति व समृद्धि का अवसर मिलता है, वहाँ मानव-जीवन का अ्रन्तिम 
लक्ष्य भी उसकी श्राँखों से श्रोमल नही होने पाता । प्राचीन भारतीयों ने श्रपने समाज 
की शनेक संस्थाओ्रों व परम्पराप्मों का निर्माण इसी वर्णाश्रम-व्यवस्था के सिद्धान्त के 
अनुसार किया था । 

(४) सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। धामिक 
विद्वेष का इस देश के इतिहास मे प्राय: भ्रभाव रहा है । 

(५) भारतीय संस्कृति अ्रनेक तत्त्वो के सम्मिश्रण का परिणाम है। द्वविड, आये, 
ग्रीक, शक, युइशि, कुशाण, हुण, भ्रफगान, मुगल श्रादि कितनी ही. विविध जातियो 
के विचारों, विश्वासों और परम्पराश्रों के सम्मिश्रण से इसका विकास हुआ है । इस 
देश के निवासी श्रन्य लोगों के बिचारो व विध्वासो का सदा आदर करते रहे, और 
उन्हे अपने में मिलाने के लिए सदा तत्पर रहे । अ्रध्यात्म-भावता के कारण जो 
सहिष्णुता यहाँ के लोगो में उत्पन्न हुई, उसी से यह बात सम्भव हो सकी । 

(६) भारत ने अपनी जिस श्रनुपम संस्कृति को विकसित किया, उसे संसार 
में प्रचारित करने का भी इस देश के लोगो ने प्रयत्न किया। बौद्धों का 'धर्मचक्र- 
प्रवर्तन' इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी कारण “उत्थान' और “कृण्वन्तो विश्व- 
मार्यम्‌' को प्राचीन श्रार्यों ते अपना आ्रादर्श बताया था । 

भारत के निवासियों ने अपने सुदीर्घकालीन इतिहास में अपने जीवन को जिस 
प्रकार विकसित किया, धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला 
आदि के क्षेत्रो में जिस प्रकार उन्‍नति की, उसका इतिहास ही भारतीय सस्कृति का 
इतिहास है। इस ग्रन्थ मे हम उसी को प्रतिपादित करने का प्रयत्न करेंगे । 


दूसरा भ्रध्याय 
भारत ओर उसके निवासी 


(१) भारत-भूमि 


बजिटिश शासन से मुक्त होने पर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ भारत-भूमि दो भागों 
में विभक्त हो गई है । ये भाग हैं, भारत और पाकिस्तान । राजनीतिक दृष्टि से ये 
राज्य भ्रब एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं, ५र ऐतिहासिक झौर भौगोलिक इृष्टियों से इनकी 
एकता से इन्कार नहीं किया जा सकता । इन दोनों राज्यों का भ्रब तक का इतिहास 
एक रहा है और इनका विकास एक देश के समान और एक ही ढंग से हुआ है । इस 
इतिहास में हम भारत की उन्हीं सीमाओं को इष्टि मे रखेंगे, जो पाकिस्तान के 
निर्माण से पूर्व थी । यही नही, ब्निटिश युग के भारत के अ्रतिरिक्त भ्रन्य भी अनेक ऐसे 
प्रदेश है, जिनका प्राचीन काल में भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । सम्भवत', यह 
कहना प्रधिक उपयुक्त होगा, कि प्राचीन काल मे ये प्रदेश भारत-भूमि के श्रंग थे । 
उदाहरणार्थ, वर्तमान भ्रफगानिस्तान के ग्रनेक प्रदेश प्राचीन इतिहास मे भारत के 
उसी प्रकार से अंग थे, जैसे कि काग्मीर भौर बलोचिस्तान | भारत के प्राचीन इतिहास 
का अ्रध्ययन करते हुए हमे इस बात को ध्यान में रखना चाहिये । 

भारत का नाम---इस देश का नाम भारत किस कारण पड़ा, इस सम्बन्ध में 
अ्रनेक सत हैं । जैत-प्रनुश्रुति के अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येप्ठ पुत्र का नाम भरत 
था, जो ग्रत्यन्त प्रतापी और श्रेष्ठ राजा था। उसी के नाम पर इस देश का नाम 
भारत पटठा । पौराणिक श्रनुश्नुति के अनुसार पौरव-वंश के प्रसिद्ध राजा दुष्यन्त का 
पुत्र भरत था, जो चक्रवर्ती राजा हुआ और जिसने अन्य विविध भ्राये-राज्यो को जीतकर 
अपने अधीन किया । भरत के इस चत्रवर्ती साम्राज्य का उल्लेख ब्राह्मण-प्रन्थों मे भी 
मिलता है। भरत के कारण उसके वशज “भारत' कहाये, और उनके शासन में यह देश 
चिरकाल तक रहा। यही कारण है, कि इस देश का ताम भी भारत हो गया । पुराणों 
में इस सम्बन्ध में एक अ्रन्य महत्त्वपूर्ण अनुश्षुति भी उपलब्ध होती है। विष्णुपुराण 
में लिखा है, कि “समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उसका नाम 
भारतवषं है, क्योंकि यहाँ भारती-संततति (प्रजा) निवास करती है ।” इससे सूचित होता 
है, कि भारत के निवासियों की एक प्राचीन संज्ञा भारती भी थी । कुछ विद्वानों ने 
अनुमान किया है, कि यह भारतो जनता (प्रजा) उन लोगों को सूचित करती है, जो 
श्रार्यों के इस देश में झाने से पूर्व यहाँ निवास करते थे, और जिनकी सम्यता के श्रवशेष 


भारत और उसके निवासी १६ 


सिन्धु-बाटी में (मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में) उपलब्ध हुए है। पर भ्रन्य थिद्वानु इस 
भत को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है, कि भारती-सन्तति का भश्रभिप्राय सम्राट 
भरत की प्रजा से है, श्लौर इससे किसी प्रार्य-भिन्‍न जाति का ग्रहण न कर श्रार्यों की 
भारत' शाखा का ही ग्रहण किया जाना चाहिये । 

इस देदा का एक प्न्य नाम हिन्दुस्तान है। सिन्धु नदी का प्रदेश किसी समय 
में आये लोगों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । प्राचीन ईरानी लोग 'स” का उच्चारण 'ह 
करते थे, श्रौर वे सिन्धु नदी तथा उसके तटवर्ती प्रदेशों मे निवास करनेवाले लोगों को 
“हिन्दू' कहते थे । ईरान के सम्पर्क मे जो लोग आये, वे भी इस प्रदेश के निवासियों को 
हिन्दू श्रौर इस प्रदेश को हिन्दुस्तान कहने लगे | प्राचीन ग्रीक लोग सिन्धु नदी को 
इण्ड्स कहते थे । इसीलिये वे इसके समीपवर्ती प्रदेशों को इण्डिया कहने लगे । भारत 
के इण्डिया नाम का यही उद्भव है। 

भोगोलिक दशा का इतिहास पर प्रभाव--किंसी देश की भौगोलिक दक्ा का 
उसके इतिहास पर बहुत भ्रधिक प्रभाव पडता है। प्राचीन ग्रीस मे जो बहुत-से नगर- 
राज्यों का विकास हुआ, उसका एक कारण यह था कि पर्वत की श्ृंखलाओं द्वारा ग्रीस 
श्रनेक छोटी-छोटी घाटियों मे विभक्त था | प्राचीन समय में क्रीट और फिनीशिया जो 
सामुद्विक व्यापार व सामुद्रिक साम्राज्यों की स्थापना मे समर्थ हुए, उसका कारण उनकी 
भौगोलिक स्थिति ही थी । वर्तमान समय में ग्रेट ब्रिटेन श्लौर जापान ने नाविक क्षेत्र मे 
जो श्रसाधारण उन्नति की, उसका श्रेय भी उतकी भौगोलिक स्थिति को ही दिया जाता 
है । अनेक विद्वानों का मत है, कि किसी देश की जलवायु और उपज-शक्ति श्रादि का 
भी उसके इतिहास पर बहुत प्रभाव पडता है। फ्रेच विद्वान्‌ रूसो के श्रनुसार ग्रीप्म 
जलवायु वाले देशो मे एकतन्त्र ब स्वेच्छाचारी शासन का विकास होता है। प्रसिद्ध 
श्रश्नेज विद्वान्‌ बकले ने यह प्रतिपादित किया था, कि किसी देश के मनुष्यों की क्रियाएँ 
उनके अपने विचार व चिन्तन पर उतना निर्मर नहीं करती, जितना कि प्राकृतिक 
परिस्थितियों पर । बकले के झनुसार नावें और स्वीडन के लोगों मे श्लौर स्पेन तथा 
पोर्तुगाल के लोगों में जो भारी भ्रन्तर है, उसका कारण इन देशों की भौगोलिक व 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही है। मनुष्य जो भोजन करता है, जिस जलवायु मे निवास 
करता है, और जिन परिस्थितियों मे रहता है, उनका उसके शरीर, मन और विचारों 
पर बहुत असर पडता है। इन बाह्य प्रभावों द्वारा न केवल मनुष्यों के वैयक्तिक चरित्र 
हर का होता है, श्रपितु साथ ही उनके सामूहिक व राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास 

ता है। 

मनुष्यों के विचार, राष्ट्रीय चरित्र व सस्थाश्रों पर भौगोलिक दक्षाप्रों के प्रभाव 
को किस अंश तक स्वीकार किया जाय, इस विषय में मतभेद की गुञड्जाइश है। शासन- 
व्यवस्था जलवायु शौर भौगोलिक दशा पर ही निर्मर नही होती । जिस समय रूसो यहू 
प्रतिपादित कर रहा था, कि ग्रीष्म जलवायु वाले प्रदेशों मे एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन 
होते हैं, तमी फ्रास, जमंनी, श्रास्ट्रिया, इटली भ्ादि यूरोपियन राज्यों मे भी ऐसे निरंकुश 
राजाओं का शासन था, जो झपनी इच्छा को ही कानून समभते थे । फ्रांस के लुई 
चौदहवें व स्पेन के फिलिप द्वितीय का शासन जहाँगीर व औरंगजेब के शासन से 


२० भारतीय संस्कृति का विकास 


स्वेच्छाचारिता मे किसी भी प्रकार कम नहीं था| पर यह सत्य हैं, कि भौगोलिक व 
प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव देश के इतिहास पर पडता है। जमंनी झौर ग्रेट 
ब्रिटेन जो व्यावसायिक क्षेत्र में इतता भ्रधिक आगे बढ गये, उसका एक प्रधान कारण 
वे खनिज पदार्थ है, जो बहाँ बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिन देशों में प्रब॒ परमाणु- 
शक्ति को उत्पन्न करने मे सहायक यूरेनियम झ्ादि पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी 
भविष्य में बहुत उन्नति होगी, यह बात पूर्ण भरोसे के साथ कही जा सकती है | भारत 
के इतिहास पर भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत असर हुआ | श्रतः 
यह आवश्यक है, कि हम इस देश की भूमि और श्रन्य प्राकृतिक दशाप्रो का संक्षेप के 
साथ निरूपण करें। 

भारत की सीमा---प्राकृतिक दृष्टि से भारत की सीमाएँ प्रत्यन्त सुन्दर व निर्दोष 
हैं। इसके उत्तर मे हिमालय की ऊँची और दुर्ग पर्वत-शंखलाएँ है । पूर्व, दक्षिण 
तथा पश्चिम में यह महासमुद्र द्वारा घिरा हुआ है । इसके उत्तर-पश्चिमी और उत्तर- 
पूर्वी कोनो पर समुद्र नही हैं, पर उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए हिमालय की 
परिचिमी और पूर्वी पर्वत-श्रखलाएँ दक्षिण की ओर म्‌ड गई है, और समुद्रतट तक चली 
गई हैं | हिमालय की पश्चिमी पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम की श्रोर मुडकर सर्फंदकोह, 
सुलेमान और किरथर की पहाड़ियो के रूप मे श्ररब-सागर तक चली गई हैं, और भारत 
की सिन्धु-धाटी को अफगानिस्तान और बलोचिस्तान से पृथक्‌ करती है। उत्तर-पश्चिम 
की झोर भारत की श्रसली वैज्ञानिक सीमा हिन्दूकुश पर्वत है, जो हिमालय की पर्वत- 
शंखला का ही एक अंग है । हिन्दूकुश पर्वत के दोनों श्रोर का प्रदेश जो ब्रब झ्रफगानि- 
स्तान के शअन्तर्गत है, प्राचीन काल में भारत का ही भ्रग था । उत्तर-पूरव में हिमालय 
की एक श्रृंखला दक्षिण की झोर भुकती है, और लुशेई, नागा और पतकोई पहांडियों 
के रूप में बगाल की खाडी तक चली जाती है। प्रकृति ने भारत को एक विज्ञाल दुर्गे 
के समान बनाया है, जो पर्वंत-श्खलाग्रो और समुद्र से घिरा हुआ है | जैसी सुन्दर 
और स्वाभाविक सीमा भारत की है, वेसी शायद ही किसी अन्य देश की हो । 

भोगोलिक विभाग--भारत की इस स्वाभाविक सीमा के बीच में इस विशाल 
देश के चार बडे प्राकृतिक विभाग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते है । ये विभाग निम्न- 
लिखित हैं--(१) सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेश, (२) उत्तर-भारत का मैदान, (३) 
विन्ध्य-मेखला और मध्य-भारत का पठार, श्रौर (४) दक्षिणी भारत । इनमे से प्रत्येक 
'पर सक्षिप्त रूप से विचार करना उपयोगी है । 

सीमान्त के पर्बतप्रधान प्रदेश--पश्चिम से पूरे तक भारत के उत्तरी सीमान्त 
पर विद्यमान हिमालय की परव॑त-शझ्खला लम्बाई में १६०० मील के लगभग और चौडाई 
मे १५० मील से २०० मील तक है । हिमालय का यह बिस्तृत पार्व॑त्य-प्रदेश अनेक 
स्थानों पर श्राबाद है । इसकी मनोहर घधाटटियों मे भ्रनेक जातियाँ प्राचीन काल से बसती 
श्रायी हैं, श्रौर इनके अनेक छोटे-बड़े राज्य भी प्राचीन समय में स्वतन्त्र रूप से विद्यमान 
रहे थे । हिमालय के सबसे श्रधिक पश्चिमी प्रदेंद् में प्राचीन काल मे उरशा का राज्य 
था, जो श्राजकल के हजारा जिले में विद्यमान था । उससे पूर्व में जेहलम (वितस्ता) 
नदी की घाटी में काव्मीर है, जो प्राचीन समय में भारतीय सभ्यता श्ौर संस्कृति का 


भआरत और उसके निवासी २१ 


महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। काश्मीर में विद्यमान मार्तेण्ड-मन्दिर के भग्नावशेष और झ्मरनाथ 
का मन्दिर इस संस्कृति के परिचायक है । काश्मीर के उत्तर में सिन्धु नदी की घाटी 
में दरद देश था, जो भ्रव भी दरदिस्तान कहाता है। काश्मीर-घाटी के दक्षिण में 
जेहलम श्रौर चनाब नदियों के बीच का पार्वत्य-प्रदेश प्राचीन समय में अभिसार देश 
कहाता था । इस प्रदेश मे श्राजकल पुँच्छ, राजौरी और बिम्भर के प्रदेश है। काश्मीर 
के दक्षिण में ही राबी और चनाब के बीच का पार्व॑त्य-प्रदेश प्राचीन समय मे दावे देश 
कहा जाता था । इसी में झ्ाजकल जम्मू का प्रान्त विद्यमान है । 

रावी और व्यास नदियों के बीच का पावर्व॑त्य-प्रदेश अब काँगडा कहाता है। 
प्राचीन समय मे यह त्रिगर्त देश के झन्तर्गंत था। काँगडा के साथ का जो प्रदेश अ्रव 
कुल्लू कहाता है, उसका प्राचीन नाम कुलूत था। सतलज नदी की घाटी के जिन 
पार्वत्य प्रदेशों में जिटिश युग मे बशहर प्रादि रियासतें थी, उसको प्राचीन समय मे 
किन्नर देश कहते थे। यह .किन्तर देश सतलज झौर यमुना के बीच की पार्व॑त्यघाटी 
तक चला गया है । यमुना के पूर्व का पाव्व॑त्य-प्रदेश गढदेश (गढ़वाल) हैं, जिसके 
और अधिक पूर्व मे कूर्माञचल (कुमायं) का क्षेत्र है । कूर्माञ्चल के पूर्वे मे क्रमशः 
नेपाल, सिक्किम और भूटान स्थित है। भूटान के पूर्व में असम का उत्तरी प्रदेश झा 
जाता है, जिसमे आजकल अका, दफला, मीरी, अझबोर और मिस्री जातियों का निबास 
है| ये विविध जातियाँ हिमालय के सबसे अधिक पूर्वी प्रदेश भें निवास करती है। प्राचीत 
समय में इस क्षेत्र भे किसी उन्‍्तत आ्राये-राज्य की सत्ता सूचित नहीं होती । 

हिमालय के पश्चिमी सीमान्त पर विद्यमान उरशा (हजारा) देश का उल्लेख 
हमने ऊपर किया है। सिन्धु नदी के पश्चिम में स्वात (सुवास्तु), पजकोरा (गौरी) 
श्रौर कुनार नदियाँ काबुल (कुभा) नदी मे मिलती हैं, और फिर यह कुभा नदी सिन्‍्ध 
में श्रा मिलती है। स्वात, पजकोरा और कुभा नदियों से सिचित यह प्रदेश प्राचीन 
समय का पश्चिमी गान्धार देश है, जिसकी राजधानी पुष्करावती थी । इस पुष्करावती 
के खण्डहर स्वात और काबुल (कुभा) नदियों के संगम पर उपलब्ध हुए है। पश्चिमी 
गान्धार से और आगे पदिचम की ओर चलने पर हिन्दूकुश पर्वत के साथ का प्रदेश 
प्राचीन समय से कपिश देश कहाता था। कपिश् के पश्चिम-उत्तर मे आजकल जो 
बदरूशाँ श्रौर बल्ख प्रदेश है, उन्हीं को प्राचीन समय मे कम्बोज और बाल्हीक देश कहते 
थे। ये विविध प्रदेश भ्रब भारत के भ्रन्तगंत नही हैं। पर प्राचीन समय में ये भारत के 
ही अग थे, और इनमे भी भारतीय आार्यों के विविध राज्य विकसित हुए थे । भारत के 
चक्रवर्ती सम्राटो का यह प्रयत्त रहता था, कि इन सबको जीतकर अपने साम्राज्य में 
सम्मिलित करें। चन्द्रगुप्त मौर्य और ग्रुप्तवंणी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रतापी 
सम्राट्‌ श्रपने इस प्रयत्त मे सफल भी हुए थे । 

हिमालय की सुविस्तीर्ण पर्वत-श्रृंखलाएँ भारत के लिए सन्तरी का काम करती 
रही है । विदेशियों के लिए यह सुगम नही है, की वे इन्हे पार कर भारत पर आक्रमण 
करें। पर इस दुर्गम पर्वतमाला के होते हुए भी भारत का बाहरी दुनिया से सम्बन्ध 
टूटा नहीं । कारण यह कि इसमे भनेक ऐसे दर है, जिनसे जहाँ श्रनेक विदेशी जातियाँ 
समय-समय पर भारत मे प्रवेश करती रहीं, वहाँ साथ ही भारत के लोग भी अपनी 
सम्यता और धर्म का प्रचार करने या उपनिवेश बसाने के लिए बाहर जाते रहे । 


२२ आरतीय संस्कृति का विकास 


उत्तर-भारत का रेदश---हिमालय के परवतप्रघान प्रदेशों के नीचे श्रौर विस्न्य- 
मेखला के उत्तर मे जो विस्तृत मैदान है, वह लम्बाई में १६०० मील के लगभग है । 
इस विशाल मैदान को नदियों के दो जाल सीचते हैं, जिनका उद्गम लगभग एक ही 
जगह से है । नदियों का एक जाल पंजाब मे सिन्धु व उसकी सहायक नदियों का है. 
और दूसरा गंगा-यमुना व उनकी सहायक नदियों का। पंजाब की नदियाँ दक्षिण-पश्चिम 
की भ्रोर बहती हैं, श्र गंगा-यमुना का प्रवाह दक्षिण-पूर्व की तरफ है। इससे स्पष्ट है, 
कि यमुना और सतलज के बीच का प्रदेश ऊँचा व जल का विभाजक है। इसी प्रदेश 
भें राजपुताना का रेगिस्तान और अरावली (झ्ाडावला) की पर्वतमाला फँली हुई है। 
सतलज श्ौर यमुना के बीच का जलविभाजक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। भारत के उत्तरी मैदान में यही एक ऐसा प्रदेश है, जो दश्य-श्यामल व उपजाऊ 
नही है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में कुरुक्षेत्र का बागर है, और दक्षिणी भाग में भरा- 
बवली-पर्वंतमाला और राजपूताना का मरुस्थल । सिन्ध और गंगा के क्षेत्रों के बीच में 
कुरुक्षेत्र का बागर ही एक ऐसा तंग रास्ता है, जिससे होकर पूर्व से पश्चिम की झोर 
जाने वाली या पश्चिम से पूर्व की ओर झ्ानेवाली सेनाएँ गुजर सकती है। यही कारण 
है, कि कुरुक्षेत्र के बागर-प्रदेश में भारतीय इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्ण व भाग्य- 
निर्णायक लडाइयाँ लड़ी गई थीं । 

मानव-सम्यत्ाा का विकास शुरू में नदियों की उपजाऊ घाटियों में ही हुआ 
था। वहाँ न केवल जल की सुविधा थी, श्रपितु उनमें कृषि के लिए उपयुक्त जमीन व 
पशुपालन के लिए उपयुक्त चरागाह भी सुगमता से प्राप्त हो सकते थे। जिस प्रकार 
पश्चिमी संसार मे दजला और फरात नदियों की घाटी (ईराक) मे और नील नदी की 
घाटी (मिस्र) में मानव-सम्यता का विकास भ्रति प्राच्ीत काल में हुआ, देसे ही भारत 
में सिन्द नदी और गंगा की घाटियों में प्रत्यन्त प्राचीन समय में सम्यता का विकास 
हुआ । झायं-जाति के प्रवेश से पूर्व भी प्रनेक भ्रायं-भिन्‍न जातियो ने इन क्षेत्रों मे अपनी 
विविध बस्तियाँ बसायी थी । जब झ्ाय॑ लोग यहाँ श्राकर बसे, तब उन्होंने तो इन 
प्रदेशों से श्रपनी सम्यता का बहुत उन्नत रूप से विकास किया । 

भौगलिक दृष्टि से उत्तर भारत के इस मैदान को पाँच भागों में विभक्त किया 
जा सकता है, पंजाब, सिन्ध, राजपूताना, गंगा व उसकी सहायक नदियों से सिड्चित 
प्रदेश, गंगा का मुहाता और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी । सिन्‍्ध नदी की घाटी और गंगा 
की घाटी के बीच के प्रदेश (राजपूताना का मरुस्थल) का इतिहास में बहुत महत्त्व है। 
प्राचीन समय में इसको पार कर सकता किसी भी सेना के लिए सुगम नहीं था। 
श्राठवीं सदी के श्ररव आझ्ाक्रान्ता दक्षिणी बलोचिस्तान के मार्ग से' भारत में प्रविष्ट हुए 
भरे । सिन्ध को उन्हीने विजय भी कर लिया था, पर राजपुताना की मरुभूमि के कारण 
उनके लिए यह संभव नही हुश्ला, कि वे सिन्ध से झागे बढ़कर उत्तर-भारत के मैदान 
को अपने झधीन कर सके । आगे चलकर जब तु आाकान्ताओों ने भारत पर श्राक्रमण 
किया, तो वे उत्तरी मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए । विदेशी झआक्रमणों से परेशात होकर 
पंजाब और गंगाघाटी की श्रनेक जातियों ने राजपूताना के मरुस्थल में जाकर ही झपनी 
स्वतंत्रता की रक्षा की थी । 


भारत और उसके निवासी र३ 


उत्तरी भारत के इस सुविस्तृत मैदान में प्राचीन समय में बहुत-से छोटे-बडे 
राज्य विद्यमान थे झार्य जाति ने भारत में प्रविष्ट होने के बाद इसमें श्रमेक राज्य 
“कायम किये। झार्यों के मानव (ऐक्ष्वाकब) और ऐल' (चन्द्र) वंशो ते बहुत-सी शाखाप्रों 
झौर प्रशास्राशों में विभक्त होकर इस मंदान मे अपने बहुत्त-से राज्य स्थापित किये 
थे। भारत का प्राचीन इतिहास प्रधानतया इसी मैदान का इतिहास है, क्योंकि इसी 
में वे चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने सारे भारत को अपने शासन में लाने के अनेक 
सफल प्रग्नत्न किये। 

विन्ध्यमेजला---भारत के ठीक बीच में विन्ध्याचल की पर्वतमाला है, जो 
'परिचम में भ्ररावली की पर्वत-श्रृंखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाडी के समीप 
तक चली गई है । विन्ध्याचल से श्रनेक नदियाँ निकलकर उत्तर की ओर चली गई हैं, 
और श्रागे चलकर गंगा नदी में मिल गई है। चम्बल, सिन्ध (पंजाब की सिन्ध नदी 
नही), बेतवा, केन श्रौर सोन नदियाँ इनमे मुख्य हैं । दुर्गेम पव॑तों से युक्त विन्ध्याचल 
का यह प्रदेश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से प्रथक करता है। आार्यों के लिए यह 
तो सुगम था, कि वे उत्तर भारत के मंदान में शीघक्नता से अपना प्रसार कर सकें । 
पर विन्ध्यमेखला को पार कर दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकना' बहुत श्रधिक सुगम 
नहीं था। यही कारण है, कि दक्षिण में झ्रार्य-भिन्‍न जातियाँ बडी संख्या में निवास 
करती हैं, और नस्ल, भाषा आदि की दृष्टि से दक्षिण भारत और उत्तर भारत में 
बहुत भेद है। विन्ष्याचल का क्षेत्र पर्वतप्रधान होने के कारण उतना अधिक प्राबाद 
व समृद्ध नही है, जितना कि उत्तर भारत का मंदान है । 

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के इस क्षेत्र को झनेक भागों में विभक्त किया 
जा सकता है। ये विभाग निम्नलिखित है--(१) दक्षिण राजपूताना, जो चम्बल नदी 
के पश्चिम में और श्ररावली पर्वतमाला के समीप का प्रदेश है। (२) मालवा, जिसमें 
चम्बल श्रौर सिन्ध नदियों की घाटी' का प्रदेश, नर्मदा नदी की घाटी का मध्यवर्ती प्रदेश 
और सातपुड़ा प्ब॑तमाला का पूर्वी भाग सम्मिलित है । (३) बुन्देलखंड | (४) बघल- 
खंड | (५) भाड़खंड या छोटा नागपुर । गुजरात के शब्य-श्यामल व उषजाऊ प्रदेश 
की भी विन्ध्यमेखला ,के ही भ्रन्तर्गत किया जा सकता है, यद्यपि वह इस परबंतमाला के 
एक तरफ बगल में रह जाता है । गुजरात न दक्षिण भारत मे है, झौर न उत्तर भारत 
के मैदान में । पर विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसका उल्लेख भी इसी 
क्षेत्र में किया जाना उचित है। 

कृषि की दृष्टि से विन्ष्यमेखला का क्षेत्र उत्तर भारत के मैदान का मुकाबला 
नहीं कर सकता, पर जंगलों श्लौर खानों की दृष्टि से वह बहुत समृद्ध है । प्राचीन काल 
में यह प्रदेश बड़े-बड़े जंगलों से परिपूर्ण था, और इसमें कृषि की विशेष सुविधा नहीं 
थी । यही कारण है, कि इस क्षेत्र में उत्तर भारत के समान समृद्ध राज्यों व नगरों का 
(विकास नहीं हो सका | उत्तर और दक्षिण-भारत में सम्बन्ध जोड़ने घाले विविध मार्गे 
विन्ध्याचल के प्रदेशों भे से होकर ही गये हैं, इस कारण प्राचीन काल में इस क्षेत्र का 
सामरिक महत्व बहुत ग्रधिक था । 

बक्षिण भारत--भारत का दक्षिण भाग प्राकार में एक त्रिभुज के समान है, 


रेड भारतीय संस्कृति का विकास 


जिसके दो और समुद्र और एक शोर विन्ध्याचल की पर्वतमाला है। विन्ध्याचल की 
दो भुजाएँ दक्षिण भारत के समुद्रतट के साथ-साथ कुछ भ्रन्तर छोड़कर दक्षिण की श्लोर 
चली गई है, जो क्रमश: पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कहाती है । पश्चिमी घाद को 
सह्याद्रि पर्वत भी कहते है । सह्याद्वि पर्वतमाला भर समुद्र के बीच से जो समतल 
मैदान है, वह चोड़ाई मे बहुत कम है। इसके उत्तरी भाग को कोकण और दक्षिणी 
भाग को केरल व मलाबार कहते है । ये दोनो प्रदेश उपज की इृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं। प्राचीन काल से अब तक कोकण झौर केरल अपनी उपज-शक्ति झौर समृद्धि के 
लिए प्रसिद्ध रहे हैं । दक्षिण भारत की सब प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती 
हैं। इसका श्रभिप्राय यह है, कि उसकी जमीन का ढाल पूर्व की ओर है । पश्चिमी 
घाट की ऊँची पर्वतमालाएँ पूर्व की श्लोर ऊंचाई में कम होती जाती है, श्रौर इनके 
कारण कोंकण और केरल से पूर्व की तरफ का दक्षिणी भारत एक पठार के समान है, 
जिसके उत्तरी भाग को महाराष्ट्र श्रौर दक्षिणी भाग को कर्णाटक कहते हैं। महाराष्ट्र 
का प्रदेश पर्वतप्रधान है, और उसमे खेती की विशेष सुविधा नहीं है। इसीलिए वहाँ 
के निवासियों को श्रपनी झआजीबिका के लिए विशेष परिश्रम करते की आवश्यकता 
रही है, और वे स्वभाव से ही परिश्रमी व कष्टसहन की प्रवृत्ति रखने वाले रहे है । 
कर्णाटक का पठार ऊँचाई भे महाराष्ट्र से अधिक है, परन्तु उसके दक्षिणी सिरे पर 
पहाडो का सिलसिला समाप्त होकर मैदान आ जाता है। इस कारण यह प्रदेश बहुत 
उपजाऊ व समृद्ध है, भर प्राचीन समय में यहाँ भी अभ्नेक उन्नत राज्यों का विकास 
हुआ था । 

पश्चिमी घाट के समान पूर्वी घाट की पर्वंतमाला भी समुद्रतट से कुछ हटकर 
उत्तर से दक्षिण की झोर चली गई है। नदियों के कारण पूर्वी घाट की यह पबंत- 
शंखला बीच-बीच में टूट जाती है, झौर पूर्वी समुद्र में गिरने वाली इन नदियों के 
मुहानो द्वारा पूर्वी समुद्र के साथ-साथ समतल मंदान का एक भ्रच्छा चौडा क्षेत्र बन 
गया है। इस क्षेत्र का सबसे उपरला भाग कलिग (उडीसा), बीच का भाग आन्श्र देश, 
श्र निचला भाग चोलमंडल (कोरोमडल) कहाता है। ये तीनो प्रदेश बहुत उपजाऊ 
हैं, और इनमें वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है। ये प्रदेश न केवल वर्तमान समय में 
समृद्ध है, अपितु प्राचीच काल में भी इनमे अनेक शक्तिशाली और उन्नत राज्यों का 
विकास हुआ था । कॉलिंग के राजा मौरयंयुग मे भ्रत्यन्त शक्तिशाली माने जाते थे, और 
एक बार लो कलिग-राज ने पाटलिपुत्र तक को विजय कर लिया था। ग्रान्ध्र और 
चोल-राज्यों ने भी एक से अधिक बार उत्तर भारत पर झ्राक्ररण कर उसे श्रपने भ्रधीन 
किया था। 

दक्षिण भारत को जाने वाला एक प्रधान मार्ग बंगाल से कन्याकुमारी तक 
समुद्रतट के साथ-साथ जाता है । प्राचीन समय में यह मार्य बहुत श्रधिक प्रयुक्त होता 
था, और उत्तर भारत के अनेक सम्राटो ने इसी का अनुसरण कर दक्षिण भारत में 
दिग्विजय की थी । 

लंका या सिहलद्वीप भी दक्षिण भारत का ही एक अंग है, जो रामेश्वरम के 
झागे सेतुबन्ध की चटूटान-शंखला द्वारा दक्षिण भारत से प्रायः जुड़ा हुआा-सा है 


भारत और उसके निवासी र्श्‌ 


प्राचीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से सिहलद्वीप को भी भारत के ही अन्तर्गत रखता 
उचित होगा। 

समुद्र--ऐतिहासिक इष्टि से भारत के समुद्र का भी बहुत महत्त्व है । प्राचीन 
भारतीय लोग समुद्र का जहाँ व्यापार के लिए उपयोग करते थे, वहाँ श्रपनी सभ्यता का 
विस्तार करने के लिए भी वे समुद्रमार्ग से दूर-दूर तक जाते थे। पूर्बी एशिया में 
बृहत्तर भारत का जो विकास हुआ, उसका कारण यह सम्‌द्र ही था, जिसे पार करने के 
लिए भारतीय लोग ग्रतेक प्रकार की नौकाओ्नों श्रौर जहाजों का उपयोग करते थे । 


(२) भारत के निवासी 


भारत एक श्रत्यन्त विजश्ञाल देश है। इसमे सब प्रक्रार की जलवायु विद्यमान 
है । इसमें जहाँ एक श्लोर हिमालय की ऊँची-ऊँची पव॑त-श्यृंखलाएँ व घाटियाँ है, जिन 
पर सदा बरफ जमी रहती है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे प्रदेश भी है, जो उष्ण कटिबन्ध 
के अन्तगंत होने के कारण सदा गरम रहते हैं। जलवायु श्रौर प्राकृतिक दशा की 
भिन्‍नता के समान इस देश के निवासियों मे भी अनेक प्रकार की विभिन्‍नताएँ पायी 
जाती है। इस विभिन्‍नता के आधार नस्ल और भाषा के भेद है। मनुष्य के शरीर की 
प्राकृति, रचना और रंग के आधार पर नृतत्त्व-शास्त्र के विद्वानों ने मनुष्यों को अनेक 
नस्‍्लो में ब्रिभक्त करने का प्रयत्न किया है। साथ ही, भाषा की भिन्‍नता के प्राधार 
पर भी मनुष्यों मे अनेक जातियो की भिन्‍नता प्रदर्शित की गई है। शरीर की रचना या 
भाषा के भेद के आधार पर इस प्रकार से मनुष्यों की विभिन्‍्त जातियो की कल्पना 
करना कहाँ तक उचित व युक्तिमगत है, इस विधय पर विचार करने की यहाँ हमे 
ग्रावध्यकता नहीं । पर यह स्पष्ट है, कि भारत के वर्त मान निवासियों को दृष्टि में 
रखकर उन्हें अनेक विभागों या जातियो में बॉँठा जा सकता है। भाषा के भेद को 
सम्मुख रखकर भारत-भूमि के निवासियों को जिन मुख्य विभागों में बॉटा जाता है, वे 
निम्नलिखित है-- 

(१) भाय --भारत के निवासियों की बहुसख्या आर्य जाति की है । भाषा की 
रृष्टि से भारत में आयं-भाषाओं को बोलने वालो की सख्या १०० मे ७६-४ है। उत्तर 
भारत की प्रायः सभी भाषाएँ झार्य-परिवार की है। उडिया, हिन्दी, पजाबी, पश्तो, 
काइ्मीरी, गुजराती, असमी, बगला, मराठी, सिन्धी श्रौर लहदा ये सब झ्रायंभाषाएँ 
ही है। भारत की आ्रायं-परिवार की भाषाग्रों मे हिन्दी सबसे मुख्य है। इसे बोलने 
वालो की संख्या तीस करोड के लगभग है । साहित्यिक उपयोग के लिए हिन्दी का 
जो रूप प्रयुक्त होता है, वह कुर देश (गंगा-यमुना के दोश्राब का उत्तरी भाग) में बोली 
जाने वाली खडी बोली का परिपष्कृत रूप है। सवं साधारण जनता की बोलचाल मे हिन्दी 
भाषा के जो विविध रूप प्रयुक्त होते है, उनमे प्रमुख ये है-- खड़ी बोली, ब्नजभाषा, 
बांगरू, राजस्थानी, पंजाबी, बुन्देली, शभ्रवधी, छत्तीसगढी, बघेली, भोजपुरी, मैथिली, 
मगही, गोरखाली, कुमाउँनी, गढवाली और कन्तौजी | पश्चिम में हरियाणा से शुरू 
कर पूर्व मे बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक 
हिन्दीभाषा का क्षेत्र है। असम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिन्ध, जम्मू, पंजाब, 


२६ भारतीय सस्कृति का विकास 


सीमाप्रान्त और काइमीर की विविध भाषाएँ भी आ्रायं-परिवार की है, श्रौर इनकों 
बोलने वाले लोग भी झ्ाये-जाति के माने जाते है । हिन्दी, मराठी और विविध पहाडी 
बोलियाँ (जिन्हे हिन्दी के ही अन्तगंत समभना चाहिये) देवनागरी लिपि में लिखी जाती 
है । आार्य-परिवार की अन्य भाषाओं की लिपियों देवनागरी से कुछ भिन्‍न है, पर उनकी 
वर्णमाला देवनागरी के समान ही है। केवल पहलों और सिन्‍धी ने मुसलिम प्रभाव के 
कारण अरबी वर्णमाला और लिपि को अपना लिया है। 

यह कह सकना कठिन है, कि पआार्य-भाषाग्रों को बोलने वाले सब लोग जातीय 
हृष्टि से भी झार्य है। बगाल, असम आदि पूर्वी भारत के प्रदेशों में जो लोग बसते है 
उनमे आरयं-भिन्‍त रक्‍त भी प्रचुर परिमाण में पाया जाता है | इस प्रकार विन्ध्यमेखला 
के निवासी झ्रायं-भाषा-भाषी होते हुए भी नस्ल की दृष्टि से सर्वाश में झ्राय॑ नहीं माने 
जाते । वस्तुत , भारत में रक्त का सम्मिश्रण बहुत हुआ है, श्रौर यहाँ के बहुसख्यक 
निवासी नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आय जाति के नहीं समरभे जाते । 

भारत के जिन प्रदेशों मे श्राजकल आर्य-परिवार की विविध भाषाएँ बोली 
जाती है, उनमे प्राचीन काल में भी आये भाषाएँ ही प्रचलित थी । सस्कृत, पाली, 
प्राकृत व उनके अपभ्र शा विविध समयों में इन प्रदेशों मे बोले जात थे | वरतुत', भारत 
की श्राधुनिक आर्य-भाषाएँ इन प्राचीन आये-भाषाओं से ही विकसित हुई है। जिन 
प्रदेशों मे आजकल झाये-भाषाओ्ं का चलन नही है, उनकी भाषाओ्रो पर भी प्राचीन आर्य - 
भाषा सस्कृत का गहरा प्रभाव है। उनमे सस्कृत के शब्द बहुत वडी सख्या में विद्यमान हैं, 
श्रौर उन प्रदेशों के विद्वान्‌ संस्कृत का अध्ययन करना अत्यन्त गौरव की बात समभते है। 

(२) द्रबिड़---भारत के निवासियों में द्रविड लोगों की सख्या १०० में 
२१.६ है। ये प्रधानतया दक्षिण भारत में निवास करते है। वर्तमान समय की 
द्रविड भाषाओं में मुख्य निम्नलिखित है--तेलगू, तमिल, मलयालम और कन्नड । 
ये क्रमश आ्रान्श्रप्रदेश, तमिलनाडु केरल श्रौर कर्णाटक में बोली जाती है। इनके 
ग्रतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएं भी है, जिन्हे द्रविडवर्ग के ब्रन्तर्गत रखा जाता है। इनमें 
से अन्यतम ब्राहुई उत्तर भारत के पश्चिमी कोने में सुदूरवर्ती कलात में बोली जाती है। 
ब्राहुई भाषा को बोलने वालो की सख्या दो लाख के लगभग है। उत्तर भारत मे बलोचि- 
स्तान में एक द्रविंड भाषा की सत्ता से यह अनुमान किया जाता है, कि श्रार्यो के समान 
द्रविड लोग भी पब्चिम की श्रोर से भारत मे प्रविष्ट हुए थे, और वे भारत के मूल निवासी 
नही है। अन्य द्रविड भाषाशओ्रों में गोडी, कुई, कुरूबी और मल्तो बोलियाँ विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। ये बोलियाँ मध्य भारत के विविध क्षेत्रो मे बोली जाती है, श्ौर 
भाषा-शास्त्र की इष्टि से इन्हे द्रविड-परिवार की भाषाएँ माना जाता है। 

(३) मुड या शाबर--दस शाखा की बोलियाँ त्िन्ध्यमेखला व उसके पडोस 
के प्रदेशो मे बोली जाती हैं। इनके बोलनेवालो की कुल सख्या चालीस लाख के लगभग 
है । मुड-भाषाभापी लोग प्रधानतया छोटा नागपुर और संथाल परगनों के जगल प्रधान 
प्रदेशों मे निवास करते हैं। इनकी भाषा की न कोई लिपि है श्र न वर्णमाला। इस 
दशा मे इस भाषा का कोई साहित्य तो हो ही नही सकता । पडोस की भ्रधिक विकसित 
व सम्पन्त भाषाएँ घीरे-घीरे इत बोलियो को श्रात्मसात्‌ करती जाती हैं. । 


भारत और उसके निवासी २७ 


(४) किरात-- इस शाखा के वास्तविक अ्भिजन तिब्बत शौर बरमा हैं । 
इस जाति के लोग न केवल तिब्बत और बरमा मे अपितु चीन और हिन्दचीन में भी 
छाये हुए है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, इस देश मे किरात-जाति की तीन शाखाएँ 
विद्यमान हैं--(१) तिव्बत-हिमालयी, (२) अ्समोत्तरक झौर (३) असम-बर्मी या 
लौहित्य । तिब्बत की सीमा के समीप स्थित भारतीय प्रदेशों में अनेक बोलियाँ बोली 
जाती है, जो किरातवर्ग की हैं। इनमे बाल्ती (बाल्तिस्तान की) और लहाखी 
(लद्दाख की) बोलियाँ मुख्य है। असम के उत्तरी प्रदेशो मे निवास करने वाली अनेक 
जातियाँ भी किरात-भाषाएँ बोलती है। इसी प्रकार लोहित्य घाटी मे (अप्रसम में) 
अनेक ऐसी जातियो का निवास है, जिनकी बोलियो को किरतवर्ग के श्रन्तर्गत किया 
जाता है । 

मुड और किरात-परिवार की जिन भाषाओ्रों का उल्लेख हमने इस प्रकरण से 
किया है, उन्हें बोलनेबालो की कुल समस्या १०० में ३ के लगभग है । भारत की कुल 
जनसख्या को दृष्टि मे रखते हुए इनकी सत्ता नगष्य ही समभी जा सकती है। ये भाषाएँ 
प्राय झ्रविकसित दक्शा मे है, और इनमे साहित्य का सर्वेथा अभाव है| वह समय दूर 
नही है, जबकि इन भाषाओं को बोलनेवाले लोग अपने पड़ोस में रहनेवाले आर्यो के 
सारकृतिक प्रभाव में ग्रा जाएँगे । 


(३) भारत को आधारभूत एकता 


इसमे सन्देह नहीं, कि भारत में ऐसे अनेक तत्त्व विद्यमान है, जो इस विशाल 
देश में श्रनेक प्रकार की विभिन्‍नताञ्ों को उत्पन्न करते है। इस देश की भौगोलिक 
दशा सर्वत्र एकसदुश नहीं है । इसके विविध प्रदेशों मे कही समतल मैदान है, तो कही 
पर्वतप्रधान प्रदेश, घाटियाँ व पठार भी विद्यमान है । कही अत्यन्त सूखे रेगिस्तान है, 
तो कही ऐसे भी प्रदेश है, जहाँ साल में कई सौ इच वर्षा पडती है। प्राकृतिक दृष्टि से 
देखने पर पूर्वी बगाल श्रौर राजपूताना में व कूर्माञ्चल और काशी में भारी भेद इष्टि- 
गोचर होता है । इस देश मे श्रनेक नसलो व जातियो के लोगों का निवाम है। श्रायें, द्रविड 
मुड्द, किरात झादि कितनी ही जातियो के लोग यहाँ बसते है। हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
तेलुगू, तमिल, बँगला श्रादि कितनी ही भाषाएँ इस देश में बोली जाती है। यहाँ बारह 
से अधिक समुस्तत भाषाएँ व संकडो को सख्या में बोलियाँ की सत्ता है। धर्म की हृष्टि 
से भी. इस देश में एकता का अ्रभाव है | हिन्दू, मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी 
आदि कितने ही धर्म यहाँ विद्यमान है । विविध धर्मों के अनुयाय्रियों मे, विशेषतया 
हिन्दुओं और मुसलमानों में विरोध की भावना भी इस देश मे पर्याप्त प्रबल रही है । 
देश की विशालता के कारण यहाँ के निवासियों में भौगोलिक एकता की अनुभूति भी 
भलीभाँति विद्यमान नहीं है। पंजाब के निवासी अपने को पजगबी समभते है, और 
बगाल के निवासी बगाली । ऐतिहासिक दृष्टि से भारत अनेक छोटे-बडे राज्यों में विभक्त 
रहा है। मौये, गुप्त श्रादि कतिपय प्राचीच राजवशो और मुगलो के शासन में भारत का 
बडा भाग कुछ समय के लिए चाहे एक शासन के ग्रधीन रहा हो, पर ब्रिटिश शासन से 
पूर्व हम प्रायः यही देखते है, कि इस देश मे प्रनेक राज्य थे, जो प्रायः श्रापस मे संघर्ष 


रद आरतीय संस्कृति का विकास 


करते रहते थे । इस दशा में यदि झनेक विचारक भारत को एक भूखंड मात्र समभें, 
झौर उसकी राष्ट्रीय एकता से इन्कार करें, तो यह झाइचर्य की बात नहीं है । इसी 
कारण यह भी बहुत सुगम नही रहता, कि सारे भारत का इतिहास एक साथ लिखा जा 
सके । वस्तुतः, भारत का राजनीतिक इतिहास विविध राजवशो के पारस्परिक संघर्ष 
का ही वृत्तान्त है | 

पर अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने पर अनेक विविधताओं के होते हुए 
भी भारत की आधारभूत एकता को समझने मे कठिनाई नहीं होगी । जो तत्त्व भारत 
में एक प्रकार की आधारभूत एकता को स्थापित करते है, उनका यहाँ सक्षेप से उल्लेख 
करना उपयोगी है :-- 

(१) भौगोलिक एकता--प्रक्रति ने भारत को एक श्रत्यस्त सुन्दर व स्वाभाविक 
सीमा प्रदान की है, यह पहले लिखा जा चुका है। भारत की भौगोलिक एकता इस 
देश के लोगो में एक प्रवार की एकानुभूति उत्पन्त करती रही है । भारत के निवासी 
सदा से अपने देश के प्रति एक विशेष प्रकार की ममता का अनुभव करते रहे है । उन्होंने 
सदा यह माना है कि यह उनकी मातृभूमि और देवभूमि है । सम्पूर्ण भारत में उन्होंने 
एक सिरे से इसरे सिरे तक तीर्थों और देवस्थानों की स्थापना की थी। यहाँ के निवासी 
हिन्दू लोग भारत के पर्वतो, जंगलो, नदियों और पुरियो को पवित्र मानते रहे है । गगा, 
यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्ध और कावेरी--ये सात नदियाँ भारत के सब 
हिन्दुओं के लिए पवित्र है । प्रत्येक हिन्दू की यह श्राकाक्षा रहती है, कि बह इन सातों 
नदियों में स्नान कर अपने जीवन को सफल करे । दक्षिण भारत के हिन्दू के लिए गगा 
भी उतनी ही पवित्र है, जितनी कि कावेरी । यही दशा उत्तर भारत के हिन्दू की है । 
महेर्र, मलय, सह्य, शुक्तिमानू, कक्ष, विन्ध्य और पारियात्र--ये सात पर्वत सब 
हिन्दुओं के लिए पवित्र है। इसी प्रकार ग्रयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, काँची, भ्रत्र- 
न्तिका श्रौर द्वारवती (द्वारिका)-ये सात पुरियाँ हिन्दुओ की इप्टि में पवित्र है, और 
इनमे तीर्थयात्रा के लिए जाना सब हिन्दुओं के लिए एक पव्रित्र कर्तव्य है। दक्षिण में 
कॉँची से उत्तर में मायापुरी तक यात्रा करने वाला हिन्दू इस सारे देश के प्रति एक झ्रादर 
और पवित्रता की भावना रखता है, इसमे सन्देह नहीं। हिन्दुओं के विविध वीर्थ उत्तर में 
अमरनाथ और केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिण में रामेश्वरम्‌ तक फैले हुए है| इसी 
प्रकार मुसलमानों के भी श्रनेक पीरो और झऔलियो की स्मृति भारत के विभिन्‍न स्थानों 
के साथ जुडी हुई है । भारत के बौद्धिक नेताओ्रों ने भी भारत की इस भौगोलिक एकता 
को स्पप्ट रूप से स्वीकार किया था। यही कारण है, कि केरल-देश में उत्पन्न हुए 
अ्राचार्य शकराचार्य ने अपने विविध मठो की स्थापना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पद्चिम--- 
सर्वत्र की थी। इस दशा मे यदि भारत के विभिन्‍न निवासी इस देश के प्रति ममता 
प्रौर एकता को भावना रखे, तो स्वाभाविक ही है । 

(२) जातीय एकता--यह ठीक है, कि भारत में अनेक नसलो के लोग निवास 
करते है, पर इन विविध नसलो में सम्मिश्रण भी खूब हुआ है । इस समय भारत की 
बहुसंख्यक जनता आरार्यों और द्रविडो का सम्मिश्रण ही है। इस देश मे भाषाओं की 
मिन्‍तता प्रवश्य है, पर यहाँ की प्राय. सभी भाषाएँ एक ही सांचे मे ढली हुई हैं। भारत 


भारत और उसके निवासी २६ 


की अनेक द्रविड़ भाषाझ्रो तक ने श्रार्यों की वर्णमाला को श्रपना लिया है। झायों 
और द्वविड़ों का भारत के इतिहास में इतना अ्रधिक सामंजस्य हो गया है, कि आज प्राय: 
सारे भारत की एक वर्णमाला है, भौर एक वाहमय है । न केवल वेदिक और सस्क्ृत 
साहित्य का सारे भारत मे समान रूप से आदर है, अपितु मध्यकालीन सन्‍तो और विचारको 
के विचार भी सारे भारत को एक समान रूप से प्रभावित किये हुए है। संस्कृत-साहित्य 
के ग्रथ दक्षिण भारत के द्रविड-भाषाभाषी लोगो मे भी उसी प्रकार आदर के साथ पढ़े 
जाते है, जैसे कि उत्तर-भारत मे । नसल और भाषा की विविधता के होते हुए भी प्राय. 
सम्पूर्ण भारत के निवासी एक प्रकार की सामाजिक रचना रखते है। सर्वत्र वर्णाश्र म- 
व्यवस्था का एक समान रूप है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेद दक्षिण-भारत में 
भी वैसा ही है, जैसा कि उत्तर-भारत में | आश्रम-मर्यादा का भी स्वेत्र एक समान रूप 
से पालन किया जाता है। इस दशा में सारे भारत में एक प्रकार की जातीय एकता 
उत्पन्न हो गई है, जो नसल और भाषा के भेद को बहुत महत्त्व का नही रहने देती । 

(३) ससस्‍्कृति को एकता--सास्क्ृतिक एकता भारत की एक भारी विशेषता 
है । इस देश के न केवल हिन्दू श्रपितु मुसलमान, पारसी और ईसाई भी एक ही संस्कृति 
के रग मे रगे हुए है । यह सस्कृति वेदिक, बौद्ध, जैन, हिन्दू, मुस्लिम और झाधुनिक 
मस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है । भारत के मुसलमान अपने विचारो, रीति-रिवाजो 
व अ्भ्यासों की इप्टि से अरब व तुर्की के मुसलमानों से बहुत भिन्‍न है । लखनऊ या दिल्ली 
का मुसलमान कैरो या कोस्स्टेण्टिनोपल मे जाकर अपने को सर्वथा विदेशी अनुभव 
करेगा। अर्बो व तुर्कों के साथ धामिक एकता होते हुए भी वह लखनऊ और दिल्ली के 
हिन्दू के अधिक समीप है। इसका कारण सस्कृति की एकता है। जो रिवाज व सामा- 
जिक भ्राचार-विचार हिन्दू के है, प्राय. वही भारतीय मुसलमान के भी है । भारत के 
बहुसख्यक मुसलमानो के पूर्वज हिन्दू ही थे। धर्म-परिवर्तेन से उनके सस्कारो व परम्परा- 
गत विचारों भें मौलिक परिवर्तन नही हुआ । इसी प्रकार श्रान्क्र, तमिलनाडु, बंगाल, 
गुजरात आदि में विभिन्‍न भाषाभाषी जो जन-समुदाय निवास करते है, वे सब एक सस्क्ृति 
के ही अनुयायी है । राम और कृष्ण के झ्ादरे, अर्जुत और भीम की वीर-गाथाएँ व नानक 
और तुलसी के उपदेश उन्हे समान रूप से प्रभावित करते है । सस्कृति की यह एकता 
ऐसी है, जो नसल, भाषा आझ्ादि के भेद की अपेक्षा अधिक महत्त्व की है। इसी के कारण 
सम्पूर्ण भारतीय अपने को चीनी, ईरानी, अभ्रब, भ्रग्रेज आदि अ्रन्य राष्ट्रीयताओं से भिन्‍न 
“समभते है, और झपने को एक मानते हैं । 

(४) राजनीतिक एकता--इसमे सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में बहुत से 
छोटे-बडे राज्य विद्यमान थे। पर साथ ही यह बात भी सत्य है कि बहुत प्राचीन समय 
से इस देण में यह विचार विद्यमान था, कि यह विद्ञाल देश एक चक्रवर्ती साम्राज्य 
का उपयुक्त क्षेत्र है, और इसमे एक ही राजनीतिक शक्ति का शासन होना चाहिए । 
श्राचायं चाणक्य ने कितने सुन्दर रूप से यह प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से 
समुद्र-प्यन्त जो सहस्न योजन विस्तीथ प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती शासन का क्षेत्र है । 
आवाणक्य के इस स्वप्न को उसके शिष्य मौर्य चन्द्रमुप्त ने क्रिया मे परिणत किया और 
(हिमालय से समुद्र तक मागघ-साम्राज्य की स्थापना की । पर चत्द्रगुप्त मौय से पूर्व 


३० भारतीय संस्कृति का विकास 


भी अनेक सम्राटों ने दिग्विजय द्वारा भारत के विविध आयं-राज्यों मे राजनीतिक 
एकता को प्रादुर्भत किया था। मान्धाता, भरत झ्ादि कितने ही राजा वैदिक काल 
में भी ऐसे हुए, जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण आर्यावत्ते मे एक शासन स्थापित करने का था, 
श्रौर जो राजसूय श्रादि यज्ञों द्वारा चक्रवर्ती, सार्वभौम व सम्राटू-पद को प्राप्त करने मे 
समर्थ हुए थे। प्राचीन समय मे भारत चाहे सदा एक शासन मे न रहा हो, पर इस 
देश मे यह अनुभूति प्रबल रूप से विद्यमान थी, कि यह एक देश है, भ्रौर इसमें जो 
धार्मिक, साहित्यिक व सास्कृतिक एकता है, उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी अभिव्यक्त 
होना चाहिए | यही कारण है, कि विविध राज्यो और राजवंशो की सत्ता के होते हुए 
भी इस देश के इतिहास को एक साथ प्रतिपादित किया जा सकता है। 

भारत बहुत बडा देश है । प्राचीन समय में तो ग्रीस, इटली, इगलैण्ड जैसे 
छोटे-छोटे देशों मे भी बहुत-से राज्य विद्यमान थे। ग्रीस में स्पार्टा, ऐथन्स, कोरिन्थ 
ग्रादि के रूप में कितने ही छोटे-छोटे नगर-राज्यो की सत्ता थी। यही बान इटली, 
इगलैण्ड, मित्र, ईरान आदि देशो के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। बहुत-से नगर- 
राज्यों की सता के होते हुए भी ग्रीस को एक देश समझा जाता था, क्योकि उसमे 
संस्कृति की एकता थी, और ग्रीक लोग अपने में एक प्रकार की एकानुभूति रखते थे । 
टीक यही बान भारत के सबंध में भी है । जिस प्रकार मैसिडोन के नेतृत्व में ग्रीक 
नतगर-राज्य एक राजनीतिक सूज में संगठित हुए, वैसे ही मगध के नेतृत्व में आगे चल- 
कर भारत के विविध राज्य एक साम्राज्य के अभीन हुए । यदि केवल विविध राज्यों की 
सत्ता के कारण भारत की आधारभूत एकता से इन्कार किया जाय, तो यह भी मानना 
होगा, कि ग्रीस, इटली, इगलैए्ट आदि सभी देश प्रावीन समय में एकता से शन्य थे । 
पर किसी देश की एकता के लिए राजनीतिक एक्रता सबसे महस्त्वपुर्ण तलब नहीं 
होती । धर्म, सस्कृति, भूगोल, परम्परा आदि की एकता ने ही आगे चलकर ग्रीस, 
इटली, इगलैण्ड, जर्मनी आदि को एक संगठन में सगाठित किया । इसी प्रकार भारत 
भी आगे चलकर राजनीतिक दृष्टि से भी एक हो गया । पर जिन नतन्‍्चों के कारण 
उसका एक होना सम्भव हुआ, बे प्राच्चीनकाल में भी यहा विद्यमान थे । 

इसमे सन्देह नहीं, कि भारत में अनेक प्रकार वी विभिन्‍नताएँ विद्यमान है । 
पर इन विभिन्‍नताओं के होते हुए भी इस देश में एक झराधारभूत एकता की सत्ता है 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता | वस्तुत, इस देश की रिथति संघात्मक 
शासन के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत-जैस बिश्ञाल दक्म को विविध खड़ों मे विभक्त 
कर यदि उन्हें एक सघ में संगठित किया जाए, तो यह बात यहाँ के लिए बहत उपयोगी 
होगी । विविय खड़ो में इस देश की विभिन्‍त भाषाओं, साहित्य, पृथक परम्परा आदि 
को विकास का पूरा अवसर मिलेगा, और संघ द्वारा बह आधारभूत एकता भली-भाँति 
अ्भिव्यक्त हो सकेगी, जो भारत को अन्य सब देशों से पृथक्‌ करती है । स्वतत्र भारत 
के मग्ने सविधान में इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया हे । 

प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस धर्म, सम्पता, सस्कृति, 
साहित्य और सामाजिक सगठन के विकास का वैत्तान्त लिखते है, जो सारे भारत मे 
समान रूप से विकसित हुए, वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते हे, जो 


भारत और उसके निवासी ३१ 


इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए निरन्तर जारी रहा। यही कारण 
है, कि हम इसका इतिहास एक साथ लिखने में समर्थ होते हैं । 


(४) भौगोलिक दशा का भारतीय इतिहास पर प्रभाव 


भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत के इतिहास को अनेक प्रकार से प्रभावित 
किया है--- 

(१) विविध राज्यों को सत्ता--भारत के सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेशों मे 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता रही है, जो भ्रपनी विकट भौगोलिक परिस्थिति 
के कारण साम्राज्यवादी विजेताओ्रो की विजयो के प्रभाव से प्रायः बचे रहे हैं । मगध 
के बाहेद्रथ, नन्‍्द, मौर्य, गुप्त झ्रादि राजवंशो के प्रतापी सम्राट्‌ उत्तर भारत के सुविस्तृत 
मैदान को अपनी अधीनता मे लाने मे समर्थ हुए। पर काइमीर, अभिसार, त्िगर्त, 
कुलूत, गढदेश, कूर्माञचल, नैपाल श्रादि पावंत्य-प्रदेशो को वे स्थिर रूप से भ्रपने 
विशाल साम्राज्यों के अन्तर्गत नही बर सके । विन्ध्यमेखला के कारण उनके लिए यह 
भी सम्भव नहीं हुश्ला, कि वे दक्षिण-भारत पर स्थिर रूप से अपना शासन स्थापित 
कर सकते । श्रफगान और मुगल-सम्राट्‌ भी जो सारे भारत को अपनी अ्रधीनता में 
नहीं ला सके, उसका मुख्य कारण भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही थी । 
राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण भाग्त का इतिहास प्राय उत्तर भारत के इतिहास से पृथक 
रहा, क्योंकि विन्ध्यमेखला भारत के इन दोनो भागों के मध्य मे एक विशाल दीवार 
का काम करती रही । दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पवेतमालाओं 
के कारण वहाँ उस ढंग के विशाल साम्राज्यों का विकास सम्भव नहीं हग्ना, जैसा कि 
उत्तर भारन के सुविस्तृत मंदान में हुआ था। दक्षिण भारत अनेक छोटे-बईे राज्यों में 
विभक्त रहा, जो निरन्तर परस्पर के युद्धों में व्यापृत रहे । दक्तिशाली मुगल सम्राट 
भी इस प्रदेश को अविकल रूप से अपनी अधीनता में लाने में असमर्थ रहे । उत्तर 
भारत के विस्तृत मंदान में जो शक्तिणाली विशाल साम्राज्यो का विकास सभव हुप्ना, 
उसका कारण बहाँ की भौगोलिक दशा ही थी । इस प्रदेश में कोई ऐसी प्राकृतिक 
बाधाएँ नहीं थी, जो मंगध, कन्नौज और दिल्ली के शक्तिशाली सम्राटों की राजनीतिक 
महत््वाकाक्षाओं की पूति में बाधक हो सकती | इसीलिये सदियों तक भारत का यह 
भाग एक शासन की अधीनता में रह सका, और यहाँ एक ऐसी सम्यता का विकास 
हुआ, जो इसके सब निवासियों को सास्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में बॉध रखने में समर्थ 
रही । 

(२) पृथक सम्यता का विकास-- भौगोलिक दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त 
होते हुए भी भारत ससार के अन्य भूखण्डो में पृथक व स्वतन्त्र सत्ता रखता है । इस 
देश को एक ऐसी प्राकृतिक सीमा प्राप्त है, जो अन्य देशों को प्राप्त नही है । महासमुद्र 
और दुर्गम पर्वतश्युखलाओं से घिरा हुआ यह देश एक विशाल दुर्ग के समान है, जिसमें 
एकता को अनुभूति शत्यन्त प्राचीच काल से विद्यमान रही है। जहाँ एक ओर जक्ति- 
शाली सम्राट इस देश को राजनीतिक दृष्टि से एक शासन में लाने का प्रयत्न करते 
रहे, वहाँ दूसरी झोर यहाँ के धर्माचार्य ओर सन्त-महात्मा इस सम्पूर्ण देश मे एक धर्म 


३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


और एक संस्कृति की स्थापना के लिए तत्पर रहे । यही कारण है, कि भारत मे एक 
ऐसी सम्यता और संस्कृति का विकास हुआ जो इस देश की अपनी चीज है, श्ौर 
जिसका पडोस के अन्य देशों के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है। यह सच है, कि भारत 
ने समीपवर्ती प्रत्य देशों को भी अपनी सस्कृति के प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया । 
कुछ समय तक अफगानिस्तान, तुकिस्तान, तिब्बत, बरमा, मलाया, सियाम श्रादि देश 
भारतीय सस्क्ृति के प्रभाव में भी रहे । पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही ये 
सब देश देर तक भारत के सास्क्ृतिक प्रभाव में नही रह सके, और उनमे अपनी पृथक 
संस्कृतियों का विकास हुआ | भारत जो अपनी एक पृथक्‌ व स्वतत्र सम्यता और 
सस्कृति का विकास करने में समर्थ हुआ, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यही था, कि 
भौगोलिक परिस्थितियों ने इसे पृथ्वी के प्रन्य क्षेत्रों से पृथक्‌ कर रखा था। 

(३) प्रन्य देशों से सम्बन्ध--यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत की पृथक व 
स्वतन्त्र सत्ता है, पर अन्य देशों के साथ उसका सम्पर्क सदा कायम रहा है। इस देश 
की उत्तर-7शिचमी सीमा पर विद्यमान दुर्गंम पर्व त-माला में दो ऐसे द्वार है, जो विदेशो 
के साथ इसका सम्बन्ध निरन्तर बनाये रहे है। ये मार्ग खबर और बोलन के दर्सो के 
रूप में है। जहाँ अनेक विदेशी जातिय्रो ने इन मार्गों से प्रवेश कर इस देश को अपनी 
श्रधीनता में लाने का प्रयत्न किया, वहाँ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य-जै मे प्रतापी विजेता इन 
मार्गो से ही ब!ह्लीक देश तक की विजय करने में समर्थ हुए । इन मार्गों से जाकर 
बहुत-में धर्म-प्रचारकों ने भारतीय धर्म श्र संस्कृति का परिचिम व उत्तर में दूर-दूर 
तक प्रसार किया । केवल इन दो दर्रों से ही नहीं, अपितु हिमालय पर्वतशूखला के 
अन्य अनेक मार्गो द्वारा भी भारत का पडोस के देशों के साथ सम्बन्ध कायम रहा । 
भारत के सुविस्तीर्ण समुद्रतट ने भी विदेशों के साथ सम्पर्क को स्थापित करने में 
सहायता पहुँचाई । इस देश के व्यापारी जहाँ जलमार्ग से उत्तर-पुर्व में चीन तक झौर 
पश्चिम मे ईरान और अरब तक व्यापार करने मे व्यापृत रहे, वहाँ साथ ही इस देश 
के बहुत-से धर्म-प्रचारक व विद्वान समुद्र के मार्ग से दण्डोचायना, इण्डोनीसिया झादि 
सुद्रवर्ती प्रदेशों में भारतीय धर्म व सस्कृति के प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहे । इस 
स्थिति का परिणाम यह हुआ, कि श्रन्य देशो के साथ मारत का सम्पर्क निरन्तर कायम 
रहा, और इस देश की विशिष्ट सस्कृति के विकास में इस सम्पर्क ने बहुत सहायता 
पहुँचाई । यह समभना भूल है, कि भारत ऐतिहासिक इप्टि से ससार के घटनाप्रवाह 
से पृथक्‌ रहा है। जहाँ एक और भारत के विचारक और धर्म-प्रचारक एविया के 
बहुत बडे भाग को अपनी विचारधारा द्वारा प्रभावित करते रहे है, वहाँ साथ ही पड्ोस 
के विदेशी राज्यो की राजनीतिक व सास्क्ृतिक उथल-पुथल भी इस देश के इतिहास पर 
अपना प्रभाव डालती रही है। यवन, गक, युइगी, हूण, श्रफगान, मुगल झादि कितने ही 
विदेशी लोग समय-समय पर भारत मे प्रविष्ट हुए, और इन सबने इस देश के इतिहास 
को प्रभावित किया। यही कारण है, कि भारत की सस्क्ृति पर श्रन्य जातियो का 
प्रभाव भी कम नहीं है। वस्तुत , भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। 
वैदिक युग में श्रार्यों की जो संस्कृति थी, उसपर भी द्रविड लोगो का प्रभाव था । 


भारत और उसके निवासी ३३ 


बाद में कितने ही नये लोगों ने इस संस्कृति को प्रभावित किया, यद्यपि श्रार्यों की 
सस्क्ृति की मूलधारा नष्ट नही होने पाई । 

(४) एकता और विभिन्‍नता--भएूत की भौगोलिक परिस्थितियों भे बहुत 
विभिन्‍नता है। इस देश के कुछ भाग जहाँ सदा हिम से श्राच्छादित रहते हैं, तो अन्य 
माग मरुस्थल के रूप में है। हरे-मरे मंदान, पहाडियों से परिपूर्ण पठार, रेगिस्तान 
शभ्रादि सब प्रकार के प्रदेश इस विद्याल देश में विद्यमान हैं। भौगोलिक दृष्टि से इतनी 
विभिन्‍नताग्रों के होते हुए भी यह देथ प्राकृतिक इष्टि से अ्रपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
रखता है । इस विशिष्ट मौगोलिक परिस्थिति ने भारत के इतिहास और सस्क्ृति पर 
बहुत प्रमाव डाला है । यहाँ जो लोग निवास करते है, वे अ्रपने चरित्र, व्यवहार और 
परम्परा आदि की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न है। पहाड़ों पर निवास करनेवाले 
गढवाली, गोरखे व मराठे राजपूताना के रेगिस्तान मे रहनेवाले लोगो से भिन्न प्रकृति 
रखते है, झौर वे लोग उत्तरी भारत के हरे-मरे उपजाऊ मंदान के निवासियों से बहुत 

“भिन्‍न है। इस देश की विशालता और उसमें विद्यमान विविध प्रकार की जलवायु के 
कारण इसके निवासियों भे बहुत-सी विभिन्‍नताओों का विकास हो गया है। पर ये 
विभिन्‍तताएं इस देश की आ्राधारभूत एकता को नष्ट नहीं कर सकी । जिस प्रकार 
भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्‍नता के होते हुए भी यह देश एक है, वैसे ही अनेक 
प्रकार के लोगो का निवास होने पर भी उन सबमे एक प्रकार की एकानुभूति विद्यमान 
है, जिसका कारण उनके इतिहास और सस्कृति की एकत्ता है । विभिन्‍नता के रहते हुए 
भी एकता की सत्ता इस देश की एक अपनी विशेषता है, और इसमे यहाँ की भौगोलिक 
दशा बहुत सहायक हुई है । 

अनेक ऐतिहासिको का यह विचार है, कि भारत की गरम जलवायु के करण 
यहाँ के निवासियों में परिश्रम झौर अ्रध्यवसाय का ग्रमाव है। वे जो सुगमता से 
श्राक्रमणका री लोगो की अ्रधीनता में झा गये और उन्नति की दौड मे यूरोप व अ्रमेरिका 
से पीछे रह गये, उसके लिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्त रदायी है । पर 
गम्मीरता से विचार करने पर यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती । यह सत्य है, कि 
अ्रनेक विदेशी श्राक्रान्‍्ता भारत के कतिपय भागों को जीतने में समर्थ हुए | अनेक 
सदियों तक भारत विदेशी झासको की अ्धीनता में भी रहा । पर यह बात यूरोप के 
अनेक देशों के सबध में भी कही जा सकती है। मंगोल आक्रान्ता विएना तक यूरोप 
को जीतने मे समर्थ हुए थे और पूर्वी यूरोप के अनेक देश तो सदियों तक तुर्को के 
अधीन रहे थे। उन्‍तति की दौड में यदि भारत ग्राधुनिक युग में पाइचात्य देशो के 
मुकाबिले में पीछे रह गया, तो प्राचीन काल और मध्ययुग में भारत यूरोप से किसी 
भी प्रकार कम उन्‍तत नहीं था। उन्नति की दौड में तो रूस भी पश्चिमी यूरोप के 
मुकाबिले मे बहुत पीछे रह गया था। बीसबी सदी के प्रारम्भ तक इगलेण्ड, फ्रास, 
जमंनी भ्रादि की अपेक्षा रूस बहुत पिछडा हुआ था। झ्ाधुनिक युग मे जो भारत 
दुदंशाग्रस्त रहा, उसकी उत्त रदायिता उसकी जलवायु व मौगोलिक परिस्थिति पर नहीं 
है। उसके कारण भ्रन्य है। पर इसमे सन्देह नही, कि मारत की भौगोलिक दशा ने 
अनेक प्रकार से इस देश के इतिहास को प्रभावित किया है । 


तीसरा अध्याय 


सभ्यता का आदिकाल ओर सिन्धु सभ्यता 


(१) पुरातन प्रस्तर-पुग 


आधुनिक विद्वानों का यह मत है प्रथिवी पर जीव-जन्तुओं का विकास धीरे-घीरे 
दुआ, भ्रौर वानर जाति के एक प्राणी से विकमित होते-होते मनुष्य की उत्पत्ति हुई । 
मनुष्य को पृथिवी पर प्रवट हुए श्रभी कुछ लाख साल से अधिक ससय नहीं हुआ है । 
पुरातन प्रस्तर-युग -शुरू में जब मनुष्य परथिवी पर प्रकट हुआ, तो उसमे श्रौर 
अन्य चौपायो मे बहत कम भेद था। श्रन्य पशुओं के समान वह भी ग्रपनी आवश्यक- 
ताझो को पूर्ण करने के लिए आशिक उत्पत्ति नहीं करता था, अपितु प्रकृति द्वारा प्रदान 
की गई वस्तुओं पर ही निर्मर रहता था। पर श्रन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का दिमाग 
अधिक बडा था । उसके पाग बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी, जो भ्रन्य जस्तुओ के पास 
नही थी । इसता परिणाम यह हुआ कि मनुप्य शिकार करते हुए केवल अपने हाथों और 
पैसों पर ही निर्मेर नही रहता था, अपितु अनेक प्रकार के औजार बनाकर उनका भी 
उपयोग किया करता था। 
पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य पत्थर, हृदड़ी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार 
बनाता था | पत्थर का टुकड़ा काटकर उसे झागे से पतला व नुसीला करके उसे बह 
शिकार करने, मास काटने व दसी तरह के अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाता था । 
मकान बनाना बह नहीं जानता था। वह युफाओं में रहता था, और बही आग में मास 
आदि भोजन को भनकर खाता था। पत्थर को रगठकर आग उत्पन्त करने की कला 
मनुष्य ने बहुत थुरू में ही जान ली थी। बर्तन बनाने का णिल्प अभी उसे ज्ञात नहीं 
था। वह प्राय नदियों व जलाञयों के समीप निवास करता था बह फ़िसी निश्चित स्थान 
पर बसकर नहीं रहता था। शिकार की खोज में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर- 
दूर तक चला जाता था। कला का भी उसे कुछ-कुछ ज्ञान था । गफा की दीवारों पर 
कोग्रल व रगीन मिट्टी से अनेक प्रकार के चित्र बनाकर अपने मनोभावों को प्रकट करने 
का भी वह प्रयत्त करता था। नृतत्त्व-मास्त्र (एन्योपोलोजी) के प्रनुमार पुरातन प्रस्तर- 
युग अब से लगभग छ लाख साल पूर्व शुरू होकर अब से प्राय' दस हजार साल पहले 
तक जारी रहा। इतने लम्बे समय में मनुष्य ने सभ्यता के क्षेत्र मे बह्त कम उन्नति 
की । उसके पत्थर, हंदूडी व लकदी के श्रौजारों में कुछ-त-कुछ उन्नति अवश्य होती गई, 
पर उसको आजीविका का साधन शिकार व जगन में उत्पन्न होनेवाले कन्द, मूल, फल 
व अन्त का भोजन ही बना रहा। क्षि व पशुपालन द्वारा अपनी आ्रावश्यकताओं को 
रवय पूर्ण करने का प्रयत्न इस सुदीर्घ काल में मनुष्य ने नहीं किया । 
..  भ्रस्तर-युग के प्रवशेषो के क्षेत्र --भारत के जिन प्रदेशों से पुरातन प्रस्तर-युग के 
अवशेष उपलब्ध हुए है, वे निम्नलिखित है :- (१) रावलपिडी जिले का पोटवार-प्रदेश ६. 


सभ्यता का आदिकाल और सिन्धु सम्यता ३५ 


(२) काइ्मीर मे पुच्छ का क्षेत्र | (३) उत्तर-पश्चिमी पंजाब मे स्थित ख्यूड़ा की नमक 
की पहाडियों का प्रदेश । (४) नर्मदा नदी की घाटी । (५) दक्खन का करनूल जिला |. 
(६) ग्रुजरात मे साबरमती नदी की घाटी । (७) मद्रास प्रान्त का समुद्रतटवर्ती प्रदेश । 
(८) बम्बई के समीप खण्डिव्ली का प्रदेश । (६) उडीसा की मयूरमंज रियासत मे 
कुलियाना का क्षेत्र । (१०) माइसूर रियासत में वेल्लारी का प्रदेश । 

भारत में प्राप्त १रातन प्रस्तर-युग के अवशेषों मे पोठ्वार-क्षेत्र के श्रवशेष 
सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। सिन्ध नदी की एक सहायक नदी है, जिसे सोश्राँ कहते है ।' 
यह रावलपिण्डी जिले के पोठवार-प्रदेश से होकर बहती है । इसकी घाटी से आदि- 
मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले श्रौजार बडी संख्या मे मिले है । इसी कारण इन अ्रवशेषों 
से सूचित होनेवाली सम्यता को सोझ्राँ-सम्पता भी कहते है । 

पुरातन प्रस्तर-पुग का जीवन--पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य शिकार द्वारा 
अ्रपनी भोजन-सामग्री प्राप्त करता था। पर जंगल में रहनेवाले जीव-जन्तुओं का शिकार 
करने के अतिरिक्त वह मछली पकडना भी जानता था, और इसके लिए उसने अनेक 
प्रकार के उपकरणों का भी निर्माण किया था | जगल में जो विविध प्रकार के कन्द, 
मूल फल झ्रादि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने है, उनमें से कौन-से भक्ष्य है, इसका 
उसे भली-भाँति ज्ञान था। इन कन्दमूलो को खोदकर निकालने के लिए उसने अनेक 
प्रकार के औजारों का निर्माण किया था। पूथिवी पर जो अनेक प्रकार के अन्न प्राकृतिक 
रूप से उगते है, उनका उपयोग भी उसे ज्ञात था। इन ग्रन्नों को वह एकत्र करता था, 
इन्हे काटने के लिए एक प्रकार की दराती का भी वह प्रयोग करता था, और एकत्र 
हुए भ्रन्‍्न को भूनकर व पीसकर प्रयुक्त करने का भी उसे ज्ञान था| अति प्राचीन प्रस्तर- 
यूग का मनुष्य वृक्षों की शाखाओं पर या गुफाओो मे निवास करता था । पर धीरे-धीरे 
उसने अपने रहने के लिए तम्बुओ या आश्रय-स्थानों का निर्माण शुरू किया । इनके लिए 
वह पश्चुओं की खाल का प्रयोग करता था | खालो को जोडन के लिए चमडे को काट- 
कर तागा बनाने की कला भी उसे ज्ञात थी। सीने के लिए वह सुइयो का निर्माण 
करता था, जो प्राय' हड्डी व हाथीदोत की बनी होती थी। चमड के तागे से खालो को 
सीकर बह अपने निवास के लिए तम्ब बना लेता था। उसके वस्त्र भी चमडे के होते थे । 
प्रारम्भिक मनुष्य प्राय तगा ही रहता था । पर सरदी व धूप से बचने के लिए चमडे 
के बस्त्र उपयुक्त हो सकते है, यह बात उसने पुरातन प्रस्तरकाल में ही जान ली थी । 
इसमे सन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-काल का मनुष्य आत्म-निर्मर था, बह अपनी 
झ्रावश्यकता की राब वस्तुग्रों को स्वय ही प्राप्त किया करता था । पर इस प्राचीन युग 
में भी वस्तुओं के विनिमय झर व्यापार का सर्वथा ग्रभाव हो, यह बात नहीं है । 
परक्चिम-मध्य फ्रास में श्रनेक स्थानों पर इस युग के अन्य भ्रवशेषों के साथ-साथ वे शख 
ओर कौड़ियाँ भी उपलब्ध हुई है, जो समुद्रतट पर ही प्राप्त हो सकती थी । फ्रास के 
मध्य में निवास करने बाले पुरातन प्रस्तर-युग के इन आदि-मानवो ने इन्हे व्यापार द्वारा 
ही प्राप्त किया होगा । इसी प्रकार यूरोप के भ्रन्य प्राचीन श्रवशेषों में भी ऐसी श्रनेक 
वस्तुएँ प्राप्त हुई है, जो उन स्थानों पर नही होती, और जिन्हे कही बाहर से ही प्राप्त 
किया गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस प्राचीन काल के शिकारी मनुष्य भी 


३६ भारतीय सस्कृति का विकास 


कतिपय अद्भुत व झ्राकर्षक वस्तुओं को विनिमय द्वारा प्राप्त करते थे, और इत विविध 
वस्तुओं का व्यापार इस प्राचीन काल में भी विद्यमान था । 

संगठन---पुरातन प्रस्तर-युग के मनुप्य टोलियोँ बनाकर रहते थे | यह असम्भव 
नही, कि इन टोलियो में एक प्रकार का सगठन भी विद्यमान हो, टोली के सब सदस्य 
प्रपने किसी मुखिया का शासन मानते हो, और यह मुखिया टोली का सबसे वृद्ध, अनु- 
भवी या शक्तिशाली व्यक्ति हो । इस मुखिया के नेतृत्व मे पुरातन भ्रस्तर-युग की टोलियाँ 
श्राहार की खोज मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अमण करती रहती थी । वे कहीं 
स्थिर रूप से बसकर नहीं रहती थी । जहाँ कही भी शिकार, कन्द-मूल-फल आदि की 
सुविधा हो, वे वही चली जाती थी | उस युग मे जनसख्या बहुत कम होती थी । शिकार 
पर श्राश्नित रहनेवाले प्राणी तभी अपना निर्वाह कर सकते है, जबकि वे सख्या में 
भ्रधिक न हो । जनसख्या की इतनी कमी का ही यह परिणाम है, कि पुरातन प्रस्तर- 
य्रुग के मनुष्यों के शरीरो के श्रवजेष बहुत ही कम सख्या में उपलब्ध हुए है । 

कला--इस युग के मनुप्य कला से सर्वथा अपरिचित हो, यह बात नहीं है। 
मध्य प्रदेश में सिगनपुर व अन्यत्र कतियय ऐसी गुफाएँ भिली है, जिनकी दीवारों पर 
पनेक प्रकार के चित्र चित्रित है । इनमें आदि-मानव-सम्यता के मनुष्य ने अपने मन्तो- 
भावों को विविध प्रकार के चित्रों द्वारा अभिव्यक्त किया है। ये चित्र प्राय कोयले व 
रगीन मिट्टी द्वारा बनाये गये है, और इनमे उन पशुश्रों को चित्रित किया गया है, 
जिनका शिकार कर आदि-मानव अपनी भूख को शान्त करता था। 

धर्म--पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य परलोक और धर्म के सबब में भी कुछ 
विचार रखता था । उसका विचार था, कि मृत्यु के साथ मनुष्य का ग्रन्त नहीं हो 
जाता । मृत्यु के बाद भी उसे उन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, जिनका वह जीवन- 
काल में उपयोग करता था । इसीलिए जब वे मृत शरीर को गाइते थे, तो वे विविध 
श्रौजारो, मांस व अन्य भोजन आ्रादि को भी साथ में रख देते थे; ताकि मृत व्यक्ति 
भ्रावश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सके । यूरोप में अनेक ऐसी गुफाएं मिली है, 
जिनमे मनुप्य के शरीर के अस्थि-पजर के साथ-साथअनेक झ्रौजार, आभूषण व आहार 
के लिए प्रयुक्त होनेवाले मास की हड्डियों भी प्राप्त हुई है । इसमे सन्‍्दह नहीं, कि इस 
युग के मनुष्य मृत शरीर को गाडा करते वे, और परलोक सम्बन्धी जीवन के विषय में 
भी उनके अपने विचार थे । 


(२) मध्य और नूतन प्रस्तर-युग 


पुरातन प्रस्तर-युग मे भी मनुष्य सम्यता के क्षेत्र मे निरन्तर भ्रागे बढ रहा था। 
धीरे-धीरे वह समय झा गया, जबकि वह न केवल पशुओं का शिकार करता था, अपितु 
उन्हे पालता भी था | उसे यह अधिक उपयोगी प्रतीत होता था, कि वह घोडा, हिरन, 
भेड ग्रादि पशुश्रों को अपने पास पालकर रखे, ताकि आवश्यकता पडने पर जहाँ उसे 
उनका मास भोजन के लिए उपलब्ध हो, वहाँ साथ ही बह उनके दूध, ऊन आदि का 
भी उपयोग कर सके । पहले वह जगल मे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होनेवाले कन्द- 
मूल-फल, अन्न झादि को एकत्र मात्र करता था । श्रब उसने उन्हे उत्पन्न करना भी शुरू 


सभ्यता का आदिकाल झौर सिन्धु सभ्यता ३७ 


किया । शिकारी के स्थान पर अब वह पशुपालक और कृषक बनने लगा । उसके शौजार 
भी निरन्तर प्रधिक-अधिक उन्नत व परिष्कृत होते गये । पत्थर के कुल्हाडे से वह पहले 
भी लकड़ी काटता था । पर अब उसने इस लकडी का प्रयोग मकान बनाने के लिए भी 
करना शुरू किया। खेती के लिए यह शझ्रावश्यक था, कि मनुष्य किसी एक स्थान पर 
स्थिर होकर रहे । स्थिरता के साथ बसने के लिए यह उपयोगी था, कि मनुष्य अ्रधिक 
पवके किस्म के मकान बनाये । इसीलिए उसने बाकायदा घर बनाने शुरू किये, और 
जगह-जगह पर उसकी बस्तियो (डेरो व ग्रामों) का विकास होने लगा । पहले मनुष्य 
केवल पशुओं की खाल ओढकर सरदी व गरमी से अ्रपना बचाव करता था । अ्रब उसने 
ऊन व रेशम के कपडे भी बनाने शुरू किये । यद्यपि अभी तक भी मनुष्य के औजार 
केवल पत्थर, हड्डी व लकडी के होते थे, धातु का प्रयोग अभी वह नहीं जानता था, पर 
इसमे सन्देह नहीं, कि इन झजारो की सहायता से ही वह सभ्यता के क्षेत्र में तेजी के 
साथ भ्रागे बढ रहा था । इस नये युग के मनुष्य को हम 'नूतन प्रस्तर-युग' का कह सकते 
है। यह युग भ्रब मे दस या पन्द्रह हजार साल पहले शुरू हो चुका था। पर पुरातन और 
नूतन प्रस्तर-युगो के बीच भे एक ऐसा भी काल था, जबकि मनुष्य पूरी तरह से कृषक 
व पशु-पालक न होकर ऐसा जीवन व्यतीत करता था, जिसमें कि वह शिकार के 
साथ-साथ कुछ खेती भी प्रारम्भ कर चुका था। इस युग को मध्य प्रस्तर-युग कहा 
जाता है। यूरोप और पश्चिमी एशिया मे इस युग के अनेक अ्रवशेष उपलब्ध हुए है । 
खेद की बात है कि भारत मे पुरातत्त्व-सवधी खोज श्रमी इस दशा मे नही पहुंची है 
कि मध्य व नूतन प्रस्तर-युगो के पर्याप्त अवशेष ढूंढे जा सके हो । 

भारत में मध्य प्रस्तर-युग के भ्रवशेष---मध्य प्रस्तर-युग के औजारों की यह्‌ 
विशेषता है, कि वे पुरातन युग के औजारो की अपेक्षा बहुत श्रधिक परिप्कृत व उन्नत 
होते है । इस युग में मनुष्य उन्‍तति करता हुआ इस दशा तक पहुँच जाता है, कि वह 
अपने औजारों को सुडौल बना सके श्लौर उसके उपकरण ज्यामिति की दृष्टि से पूर्ण व 
निर्दोष हो । यही कारण है, कि इस युग के अनेक औजार अधंचन्द्राकार, त्रिभुजाकार व 
भ्रन्य प्रकार से ज्यामिति के सिद्धान्तों के भ्रनुरूप होते हैं। साथ ही, इस युग में मनुष्य 
मिट्टी के बरतनों का निर्माण शुरू कर चुकता है, यद्यपि ये बरतन हाथ से बने होने के 
कारण बहुत सुन्दर व सुडौल नही होते । 

भारत में इस काल के अ्रवशेष श्रनेक स्थानों में मिले है, जिनमे माइसूर, 
हैदराबाद, गुजरात, काश्मीर, सिन्ध झादि के अनेक स्थानों से उपलब्ध अवशेष उल्लेख- 
नीय है । 

नूतन प्रस्तर-युग--नतूतन प्रस्तर-युग में मनुष्य शिकारी के स्थान पर कृपक 
झौर पशुपालक बनकर किसी निश्चित स्थान पर बस जाता है, और धीरे-धीरे ग्रामो 
आऔर नगरो का विकास प्रारम्भ करता है। वह मकानों में रहने लगता है, और वस्त्र- 
श्राभूषणो से सुसज्जित होकर श्रपना जीवन व्यतीत करता है। पश्चिमी एशिया के भ्रनेक 
प्रदेशों भे इस युग के बहुत-से महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले है, जिनसे इस काल के मनुष्य 
की सभ्यता के सबंध मे विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। पर भारत मे अ्रभी नूतन प्रस्तर- 
थुग के जो अवदेष प्राप्त हुए है, वे बहुत महत्त्व के नही है। फिर भी उन स्थानों का 


है भारतीय सस्कृति का विकास 


“निर्देश करना आवश्यक है, जहाँ प्राप्त अवशेषों को इस युग का माना जाता है--( १) 
माइसूर के चित्तलद्रुग जिले मे चन्द्रबल्ली और ब्रह्मगिरि, (२) दक्षिणी भारत में 
बेल्लारी का क्षेत्र, (३) काव्मीर में गान्धरबल के समीप नूनर नामक स्थान, और 
(४) उत्तरप्रदेश मे मिरजापुर जिला, जहा इस युग के अनेक श्रौजार मिले है, और साथ 
ही बहुत-से प्रस्थिपजर भी प्राप्त हुए है। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे कलश (मिट्टी के 
बने हुए) भी इस क्षेत्र से मिले है, जिनमे मृत शरीरो के भस्म रखे गये थे । मिरजापुर 
के समीप ही विन्ध्याचल की पर्व॑तश्युंखला मे कुछ ऐसी गुफाएँ भी मिली है, जिनमे इस 
युग के मनुष्यों के बताये हुए चित्र श्रकित है । 
धातुओं के उपयोग का प्रारम्भ होने से पूर्व भारत मे एक ऐसा युग था, जब 
इस देश के बडे भाग में नूतन प्रस्तर-युग की सम्पता विस्तृत थी । यद्यपि इस युग के 
अवशेष भारत मे उतनी प्रचुरता से उपलब्ध नही हुए है, जितने कि पश्चिमी एशिया के 
विविध क्षेत्रों मे मिले है, तथापि इस सम्यता की सत्ता में कोई सन्देह नहीं है । अब से 
कोई दस हजार साल पहले यह सम्यता भली-भाँति विकसित हो चुकी थी, और बाद मे 
घातुओ का उपयोग शुरू होने पर यही सम्यता घातु-युग मे परिवर्तित हो गई | रि सन्धु 
नदी की घाटी में मोहनजोदडो श्र हडप्पा में किसी प्राचीन समुन्नत सम्यता के जो 
ग्रवशेष मिले है, वे इसी नूतन प्रस्तर-युग की सभ्यता का विकसित रूप है, यद्यपि उस 
काल में काँसे' श्रोर ताम्बे का प्रयोग भली-भाँति शुरू हो गया था । 
नूतन प्रस्तर-युग का जीवन--पुरातन प्रस्तर-युग मे, जबकि मनुप्य किसी एक 
स्थान पर स्थिर रूप से निवास नही करता था, सभ्यता के क्षेत्र मे अधिक उन्नति हो 
सकता सभव नहीं था । पर जब भनुष्य ने बस्तियाँ बसाकर एक स्थान पर रहना शुरू 
किया, श्रौर शिकार के बजाय कृषि और पशुपालन द्वारा जीवन-निर्वाह करना प्रारम्भ 
किया, तो सभ्यता के मार्ग पर वह बडी तेजी के साथ आगे बढने लगा । यही कारण 
है, कि नूतन प्रस्तर-युग का मानव-इतिहास में बहुत अधिक महन्व है । 
नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्य की आजीविका के मुख्य साधन कृषि और पशुपालन 
थे। खेती के लिए वह पत्थर के ओऔजारो का प्रयोग करता था | उसके हल, दराती, 
कुल्हाडे, हथीडे आदि सब उपकरण पत्थर के बने होते थे | शुरू मे वह स्वय अपने हाथ से 
खेती किया करत था, पर समयान्तर मे उसने यह जान लिया था, कि बैलों व घोडों का 
प्रयोग हल चलाने के लिए किया जा सकता है । नूतन प्रस्तर-युग के श्रन्तिम दिनो तक 
मनुष्य न केवल हल के लिए बैलो व घोड़ो का प्रयोग करने लगा था, अपितु गाडी 
चलाने के लिए भी इन पशुओं का उपयोग वह जान गया था। उसकी गाडियाँ लकदी 
की बनी होती थी । पत्थर के बने औजारों से वह लकदी काटता था, और उन्ही की 
सहायता से हल, गाडी झ्रादि का निर्माण करता था । श्रब उसके निवासस्थान गुफाएँ 
व खाल के बने तम्बू न होकर लकड़ी, पत्थर व मिट्टी के बने मकान हो गये थे । जिन 
प्रदेशों में लकडी, फूंस झ्रादि की सुविधा थी, वहाँ वह लकडी के मकान बनाता था । 
श्रन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर मकान बनाने के काम में लाये जाते थे । उसके 
गाँव छोटे-छोटे होते थे । यूरोप और पश्चिमी एशिया में नूतन प्रस्तर-युग के गाँवों के 
जो अवशेष मिले है, उतका रकबा १॥ एकड़ से ५ ॥ एकड़ तक है । इन अ्वशेषों के 


सभ्यता का आदिकाल झौर सिन्धु सम्यता ३६ 


अध्ययन से प्रतीत होता है, कि एक गाँव में प्राय: २५ से लगाकर ३५ तक मकान 
रहते थे । इन मकानों में श्रनगाज को जमा करने के लिए बड़े-बड़े गोदाम भी बनाये 
जाते थे। भ्रताज के ये गोदाम कच्ची मिट्टी के बने होते थे । भारत के वर्तमान गाँवों 
में भी इस प्रकार के गोदाम विशेष महत्त्व रखते हैं, और किसानो के घरो मे उनकी 
सत्ता उपयोगी होती है । पुरातन प्रस्तर-युग के गाँवो मे सामूहिक जीवन की भी सत्ता 
थी । पश्चिमी यूरोप और बालकन प्रायद्वीप में उपलब्ध हुए इस युग के गाँवों के अ्रवशेषों 
से सूचित होता है, कि बहुत-से गाँवों के चारो शोर खाई और मिट्टी की मोटी दीवार 
भी बनायी गई थी । इस किलाबदी का प्रयोजन संभवत शत्रुओं से श्रपनी रक्षा करना 
होता था। वे खाइयॉ, दीवारें और गाँव के बीच की सडकें व गलियाँ किसी एक निर्माण 
व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर सारे गाँव की सम्मिलित सम्पत्ति होती थी, और उनका 
भी ग्राम-निवासियों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही किया जाता था । इस दशा में यह 
सर्वथा स्वाभाविक था, कि गाँव के लोगो में एक प्रकार का सगठन भी विद्यमान हो । 
पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य शिकार के लिए टोलियाँ बनाकर विचरण करते थ । वे 
टोलियाँ ही इस नूतन युग में ग्राम के रूप में बस गयी थी । इन टोलियों का सगठन 
इस युग में और भी भ्रधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोली का मुखिया ब्रव 
ग्राम का नेता वा 'ग्रामणी' बन गया था | यह ग्रामणी सम्पूर्ण ग्रामवासियो पर एक 
प्रकार का शासन रखता था, यह सहज में कल्पित किया जा सकता है। 

बरतन--मिट्टी के बरतन बनाने की कला मध्य प्रस्तर-युग्र में ही प्रास्म्भ हो 
चुकी थी । नूतन प्रस्तर-युग मे उसने बहुत उन्नति की । पहले बरतन हाथ से बनाये 
जाते थे, श्रब कुम्हार के चाक का अविष्कार हुआ, शऔऔर चाक (चक्र) क। उपयोग कर 
सुन्दर व सुडौल बरतन बनने लगे । इन बर्तनों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी भी 
शुरू की गयी, श्रौर बरतनों को युन्दर रगो द्वारा सुशीभित करने की कला का भी 
विकास हुआ । ये बरतन आग में पकाये जाते थे, और इनके बहुत-से अ्रवरशेष नूतन 
प्रस्तर-युग के खडहरों में उपलब्ध हुए है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ नृतन प्रस्तर- 
युग के मनुष्यों में श्रम-विभाग का भी प्रारम्भ हुआ । अति प्राचीन युग मे श्रमविभाग 
का प्राय. अ्रभाव था । उस समय यदि कोई श्रम-विभाग था, तो वह पुरुषों और स्त्रियों 
में था । पुरुष प्रायः शिकार करते थे, और स्त्रियाँ जगली श्रनाज को एकत्र कर उसका 
उपयोग करती थी । पर श्रब नूतन प्रस्तर-युग मे बढ़ई, कुम्हार श्रादि के रूप में ऐसे 
शिल्पियो की पृथक्‌ श्रेणियाँ विकसित होती शुरू हुई, जो खेती न करके शिल्प द्वारा ही 
ग्रपनी आजीविका कमाते थे । 

व्यापार-- नूतन प्रस्तर-युग में व्यापार को भी उन्नति हुई । एक ग्राम मे रहने 
वाले लोग अपनी वस्तुओं का परस्पर विनिमय करने लगे । बढई या कुम्हार अपने शिल्प 
द्वारा तैयार की गयी वस्तु के बदले में किसान से अनाज प्राप्त करता था । उस युग में 
वस्तुओं के विनिमय के लिए मुद्रा (सिक्के) की झावश्यकता नही थी । मुद्रा के अभाव 
में भी लोग अपनी वस्तुओ का विनिमय करने मे समर्थ होते थे । व्यापार का क्षेत्र केवल 
ग्राम ही नही था, सुदूरवर्ती ग्राम आपस में भी व्यापार किया करते थे । यूरोप और 
'पदिचिमी एशिया के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई है, जो उस प्रदेश में 


च० प्राचीन भारत 


उत्पन्त ही नहीं हो सकती थी, भौर जिन्हे अ्रवश्य ही किसी सूदुरवर्ती प्रदेश से व्यापार 
द्वारा प्राप्त किया गया था । यह विदेशी व “अन्तर्राष्ट्रीय! व्यापार केवल विशिष्ट वस्तुओं 
के लिए ही होता था । वैसे प्रत्येक गाँव अपनी भ्रावश्वकताग्रो को स्वय पूर्ण करने का 
प्रथत्त करता था । उस युग में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत कम थी, और उन्हें ्रपने 
प्रदेश से ही पूरा कर सकना सर्वथा सभव था । 

मृतक-संस्कार-- नू तन-प्रस्तर-युग के मनुष्य प्रायः श्रपने मृत शरीरो को जमीन 
में गाडा करते थे। शवों को गाइने के लिए जहाँ बाकायदा कवरिस्तान थे, वहाँ कही- 
कही यह भी प्रथा थी, कि उन्हे अपने मकान में या उसके समीप ही गराड दिया जाए । 
भूमध्य सागर के समीपवर्ती नूतन प्रस्तर-युग के ग्रामो के भ्रवशेषों से यह सूचित होता 
है, कि उनमे मकान के नीचे गढा खोद कर छोटे पैमाने पर उस मकान का नमूना तैयार 
किया जाता था, जहाँ कि जीवित दशा में मृत मनुष्य निवास करता था। मरने के 
बाद मनुष्य को इस (जमीन के नीचे बने हुए) मकान में गाड़ दिया जाता था, और वहाँ 
उसके उपयोग की वस्तुओं को रख दिया जाता था । दस युग की श्रनेक बस्तियों मे शव 
को जलाने की भी प्रथा थी, भ्रौर राख को मिट्टी के बने हुए कलशों मे रखकर आदर 
के साथ जमीन में गाड दिया जाता था । 

धर्म---मिस्र, सीरिया, ईरान, दक्षिण-पूर्वी यूरोप श्रादि में इस युग की बस्दियों 
के जो भग्नावशेप मिले हैं, उनमे मिट्टी या पत्थर की बनी हुई बहुत-सी स्व्री-मूतियाँ 
भी उपलब्ध हुई है। नृतत्त्वशास्त्र के विद्वानों का विचार है, कि ये मूर्तियाँ पूजा के 
काम में आती थी। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य 'मातू-देवता' का उपासक था । प्रकृति 
में जो निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है, जीव-जन्तु, वृक्ष, वनस्पति, अन्न श्रादि सबमें 
निरन्तर वृद्धि व उत्पत्ति जारी रहती है, इसका कारण वह रहस्यमयी शक्ति है, जो 
सब चराचर के लिए मातृ-स्थानीय है। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो इस युग के 
मनुष्य को बहुत रहस्यमयी प्रतीत होती थी | बहू सोचता था, यह मातृशक्ति की देन 
है । इसीलिए वह स्त्री-हूप मे इस मातृशक्ति या मातृ-देवता की मूति बनाता था, और 
उन मू्तियों में स्त्री की जननेन्द्रियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करता था । पुरुष की 
जननन्द्रिय को वह लिग-रूप में बनाता था। इस प्रकार के बहुत-से लिग इगलंण्ड, 
श्रनेतोलिया और बालकन प्रायद्वीप के प्राचीन भग्नावश्षेपों मे उपलब्ध हुए है। नूतन 
प्रस्तर-युग का मनुष्य शायद यह समझता था, कि मातृ-देवता और लिग की पूजा से 
अन्न और पशुओं की वृद्धि की जा सकती है। श्रनेक विद्वानों का मत है, कि देवता 
को तृष्त करने के लिए बलि या कुर्बानी की प्रथा भी इस युग में शुरू हो चुकी थी ॥ 
प्रकृति में हम देखते है, कि बीज को जमीन में गाड़ा जाता है । बीज नष्ट होकर पौदे 
को जन्म देता है। नूतन प्रस्तर-्रुग का मनुष्य यह समझता था, कि खेती की पैदाबार 
का मूल कारण बीज की “बलि' है। भ्रत यदि घरती माता को तृप्त करने के लिए 
पशु या मनुष्य की बलि दी जाय, तो इसमे पैदावार, समृद्धि और सम्पत्ति की वृद्धि 
होगी । 

जादू-टोने और मन्त्र-प्रयोग का प्रारम्भ पुरातन प्रस्तर-युग में ही हो चुका था। 
नूतन प्रस्तर-थुग में उसमे और अ्रधिक वृद्धि हुई । भूमध्यसागर के तटवर्ती प्रदेशों और 


सभ्यता का आदिकाल और सिन्धु सभ्यता ४१ 


मिस्र के इस युग के झ्रवशेषों में पत्थर की बनी हुई छोटी-छोटी कुल्हाडियाँ मिली हैं, 
जिनके बीच में छेद हैं । सम्भवत-, इन कुल्हाडियों के बीच में तोगा डालकर उन्हें गले 
में पहना जाता था और यह विश्वास किया जाता था, कि इनके पहनने से मनुष्य में 
शक्ति का सचार होता है। कुल्हाडा शक्ति का प्रतीक था, और उसे रक्षा-कवच के रूप 
में घारण करना उपयोगी माना जाता था । 

वस्त्र-मि्सणि--वस्त्र बनाने की कला में भी इस युग में श्रच्छी उन्नति हुई | 
ऊन और रेशम के वस्त्र मध्य प्रस्तर-युग में ही शुरू हो चुके थे । श्रब उनका निर्माण 
करने के लिए बाकायदा तकुओ और खट्टियो का प्रारम्भ हुआ । तकुए पर सूत कात 
कर उसे खड़ी पर बुना जाता था, और नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य सरदी-गरमी से 
बचने के लिए पश्ुु-चर्म के वस्त्रो पर भ्राश्चित न रहकर ऊन और रेशम के सुन्दर वस्त्रों 
को धारण करता था। वस्त्र के निर्माण के लिए कपास का उपयोग इस युग मे प्रारम्भ 
हुआ था या नही, यह विषय अभी विवादग्रस्त है । 

युद्ध-नूतन प्रस्तर-युग की विविध बस्तियों में प्राय: युद्ध भी होते रहते थे 
यही कारण है, कि अनेक ग्रामो के चारो ओर परिखा और प्राचीर का निर्माण किया 
गया था। चुरू में प्रत्येक मनुष्य भ्राथिक उत्पादक होने के साथ-साथ योद्धा भी होता 
था । वह पत्थर के औजारों को लडाई के काम में लाता था, और उनकी सहायता से 
शत्रु से भ्रपनी रक्षा करता था । 

पुगतन प्रस्तर-युग की प्पेक्षा इस काल मे जनसंरूया बहुत बढ़ गई थी । इसी- 
लिए परिचिमी एशिया व यूरोप में इस युग के मनुष्यों के श्रस्थि-पंजर हजारों की संख्या 
में उपलब्ध हुए है। नि सन्देह, इस युग का मनुष्य पत्थर के श्रौजारों का ही उपयोग 
करता था, पर सभ्यता के क्षेत्र में वह पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य की ग्रपेक्षा बहुत 
अधिक भ्रागे बढ गया था । पत्थर के श्रौजारों की सहायता से ही वह बहुत-कुछ उस 
दशा में श्रा गया था, जिसे हम 'सम्यता' कहते हैं । 


(३) धातु-युग का प्रारस्भ 


नूतन प्रस्तर-युग के बाद धातु-युग का प्रारम्भ हुआ। नूतन प्रस्तर-युग का 
मनुष्य आग का उपयोग करता था, और मिट्टी के बरतन पकाने तथा भोजन बनाने 
के लिए बहू भट्टियों व चुल्हो का निर्माण करता था। ये भटिटयाँ प्राय: पत्थर की 
बनी होती थी । अनेक पत्थरों मे धातु का अ्रृश पर्याप्त मात्रा में होता है। आग के 
ताप से ये घातुमिश्चित पत्थर पिघल जाते थ, और उनसे चमकीली धातु अलग हो 
जाती थी । धीरे-धीरे मनुण्य ने यह मालूम किया, कि यह धातु औजार बनाने के लिए 
अ्रधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसे न केवल पिघलाया जा सकता है, भ्रपितु ठोक-पीट कर 
भी झभीष्ट श्राकार मे लाया जा सकता है। सम्भवत , सबसे पहले मनुष्य ने सोने का 
प्रयोग शुरू किया, क्‍योंकि श्रनेक स्थलों पर सोना प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता 
है । पर सोना इतनी श्रधिक मात्रा मे नही मिलता था, कि उसका उपयोग औजार बनाने 
के लिए किया जा सके । सम्भवत्त., मनुष्य इस धातु का उपयोग केवल श्राभूषण बनाने 
के लिए ही करता था। पर समयात्त्तर में उसे ताबे, ब्रोंज और लोहे का ज्ञान हुश्रा, 


डर भारतीय सस्कृति का विकास 


और इन धातुश्रों का प्रयोग उसने औजार बनाने के लिए शुरू किया | उत्तरी भारत 
में ताबे के और दक्षिणी भारत में लोहे के औजार बनाए जाने लगे । पश्चिमी भारत के 
कुछ प्रदेशों (सिन्धु और बिलोचिस्तान) में ताबे से पहले ब्रोज का प्रयोग शुरू हुआ । 
ब्रोज एक मिश्रित धातु होती है, जो ताबे और टिन के मिश्रण से बनती है । न केवल 
सिन्ध झौर बिलोचिस्तान मे, अपितु पाश्चात्य संसार के भी अनेक देशो में मनुष्य ने 
ताबे से पहले ब्रोज का उपयोग शुरू किया था। इसी कारण नूतन प्रस्तर-युग के बाद 
मानव-सम्यता का जो युग शुरू हुआ, उसे ब्रोज-युग कहते है । यहाँ यह ध्यान मे रखना 
चाहिए, कि धातु"का उपयोग शुरू होने से मनुष्य की सभ्यता में कोई झ्राकस्मिक व 
महान्‌ परिवर्तन नही श्रा गया । जो काम पहले मनुष्य पत्थर के श्रौजारों से करता 
था, वही अब धातु के औजारो से होने लगा । इसमे सन्देह नही, कि धातु के बने 
श्रौजार पत्थर के श्रौजारो की भश्रपेक्षा श्रधिक सुडौल व उपयोगी होते थे, श्र मनुष्य 
उनकी सहायता से कृषि व शिल्प को अधिक अच्छी तरह से कर सकता था। पर नूतन 
प्रस्तर-युग मे ही मनुष्य ने उस उन्नत सम्यता का प्रारम्भ कर दिया था, जो धातु-युग 
मे जारी रही । श्रन्तर केवल इतना आया, कि कृषि, शिल्प आदि का अनुसरण श्रव 
मनुष्य के लिए अभ्रधिक सुगम हो गया, श्रौर घातु के बने उपकरणों से मनृ्य अपना 
कार्य श्रधिक प्रच्छी तरह से करने लगा। 

सिन्ध श्रौर बिलोचिस्तान के जो प्रदेश आजकल रेगिस्तान व उजाड है, किसी 
प्राचीन युग में वे एक अ्रच्छी उन्नत सम्यता के केन्द्र थे। इन प्रदेशों मे खोज द्वारा 
ताम्र-युग की सभ्यता के बहुत-से भग्नावशेष उपलब्ध हुए है। नूतन प्रस्तर-नयुग के 
ग्रामो श्रौर बस्तियों के जिस प्रकार के अभ्रवशेप पश्चिमी एशिया व यूरोप में बडी सख्या 
में मिले हैं, उसी ढंग के ताम्र-युग के अवशेष सिन्ध और बिलोचिस्तान के श्रनेक प्रदेशों 
में भी उपलब्ध हुए है। इस युग के मनुष्य बस्तियो में रहते थे, मकानों का निर्माण 
करते थे, कृषि और पशु-पालन द्वारा श्रपता निर्वाह करते थे, मिट्टी के बने हुए सुन्दर 
व सुडोल बरतनों का उपयोग करते थे, और ताम्र के बने सुन्दर औजारो को कृषि, 
शिल्प व युद्ध के लिए प्रयुक्त करते थे। बरतनों और श्नौजारों की रचना के भेद को 
इष्टि में रखकर इन प्रदेशों भे उपलब्ध हुए भग्नावणपो से अनेक सम्यताओों की सत्ता 
सूचित होती है । 

ब्वेटा-सभ्यता--भारत की ताम्र-युग की सभ्यताग्रों मे क्वेटा-सभ्यता सबसे 
प्रधिक प्राचीन है । बोलान के दरें मे क्वेटा के समीप पाँच ऐसे खेडे (गाँव, बस्ती या 
शहर के खण्डहरों के कारण ऊँचे उठे हुए स्थान) मिले है, जो इस सभ्यता के भग्नावशेषों 
को सूचित करते है । इनमें सबसे बड़े खेडे का व्यास २०० गज के लगभग है, और 
यह खेडा ४५ फीट से ५० फीट तक ऊँचा है । यह एक प्राचीन बस्ती को सूचित 
करता है । इस बस्ती के मकान मिट्टी या मिट्टी की ईंटो के बने हुए थे । ये ईटें भ्राग 
में पकायी गई थी । इन खेडों मे जो बरतन मिले है, वे मिट्टी को पकाकर बनाये गए 
थे, और उन पर श्नेक प्रकार से चित्रकारी की गई थी । 

प्रमरी-नल-सम्यता--इस सम्यता के भ्रवशेष सिन्ध और बिलोचिस्तान में 
बहुत-से स्थानों पर उपलब्ध हैं । इन भ्रवशेषों के रूप में जो बहुत-से खेड़े इस क्षेत्र में 


सभ्यता का श्रादिकाल और सिन्धु सभ्यता ४३ 


मिलते है, वे क्वेटा-सभ्यता के खेड़ों की अपेक्षा भश्रघिक बड़े है। उदाहरणार्थ, रकशां 
नामक प्रदेश का एक खेडा लम्बाई में ४३० गज और चौड़ाई में ३६० गज है । बंबनी 
नामक स्थान पर विद्यमान एक श्रन्य खेडा ४०० गज लम्बा और २३० गज चौड़ा है। 
इससे सूचित होता है, कि अमरी-नल-सम्यता की कतिपय बस्तियाँ श्राकार में बहुत 
विशाल थी। पर बहुसख्यक बरितयाँ क्वेटा-सभ्यता की बस्तियो के सदरश ही छोटी-छोटी' 
थी । इन बस्तियों मे से कुछ के चारो श्रोर परिखा और दीवार के चिह्न भी मिले 
हैं। ये दीवारे मिट्टी की ईटो द्वारा बनायी गई थी, यद्यपि इनके आ्राधार में मजबूती के 
लिए पत्थरों का भी उपयोग किया गया था । इस सभ्यता की एक बस्ती तो ऐसी' भी 
मिली है, जिसके चारो ओर दो दीवारे थी और दोनो दीवारों के बीच में २५० फीट 
का अन्तर रखा गया था। इन दीवारो के निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी की जिन ईटों 
का प्रयोग किया गया थ।, वे लम्बाई में २१ इच, चौडाई भें १० इच और ऊँचाई में 
४ इच है। बस्ती के चारो श्लोर की प्राचीर के लिए ही नही, अपितु मकानों के निर्माण 
के लिए भी इसी ढग की ईटो का प्रयोग किया गया था । 
ग्रमरी-नल-सम्यता के भग्नावणेपरों की जो खुदाई हुई है, उससे उन मकानों 
के सम्बन्ध में भी अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं, जो इस सम्यता की बस्तियों में 
विद्यमान थे | मकानों का आकार प्राय. ४० फीट लम्बा व ४० फीट चौडा होता था। 
इस मकान के अन्दर अनेक छोटे-बडे कमरे होते थे, जिनमे से कुछ १५ /: १५ फीट, 
कुछ १५.१० फीट और कुछ ८० ५ फीट होते थे। मकान के बीच में सहन भी रखा 
जाता था । मकान प्रायः कच्ची मिट्टी की ईंटो के बने होते थे, यद्यपि किसी-किसी खेडे 
में ऐसे मकानों के अ्रवशेष भी मिले है, जिनमे ईटो के साथ-साथ पत्थर का भी प्रयोग 
किया गया है। मकानों में दरवाजे और खिडकियाँ भी होती थी, श्रौर इनके भी कतिपय 
अवशेप खुदाई द्वारा उपलब्ध हुए है। एक मकान श्रौर दूसरे मकान के बीच में गली 
छोड दी जाती थी, जिसकी चौडाई २॥ फीट से ८ फीट तक थी । ऐसा प्रतीत होता 
है, कि अमरी-नल-सम्यता की वस्तियों मे मकानों का निर्माण बहत अच्छे ढंग से श्र 
शक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था । 
इस सभ्यता के खेडो वी खुदाई द्वारा अनेक स्थानों पर कवरिस्तान भी उपलब्ध 
हुए है । एक खेडे के कबरिस्तान मे १०० के लगभग अस्थि-पजर सिले है, जिनसे यह 
कल्पना सहज में वी जा सकती है, कि इस खेडे द्वारा सूचित होने वाली बस्ती में मनुष्य 
अच्छी बडी संख्या मे निवास करते थे | अमरी-नल-सम्यता के मनुष्य अपने शवों को 
जमीन में गाइते थे, और इसके लिए बाकायदा कबरो वा निर्माण करते थे । उनकी' 
कबरे ईटो ब पत्थरो द्वारा बनायी जाती थी | कबर भें शव को रखने के साथ-साथ उन 
वस्तुओं को भी रख दिया जाता था, जिनका उपयोग मृत मनुष्य अपने जीवल-काल मे 
करता था। यही कारण है, कि कबरो में भ्रस्थिषजर के साथ मिट्टी के बरतन, गप्राभूषण, 
झौजार व इसी प्रकार की अ्रन्य वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। कही-कही बरतनो मे पशुओं की 
हडिडययाँ भी मिली है । संभवत., शव के साथ बरतन में मास भी रख दिया गया था, 
जिसकी हड्डियाँ श्रब॒ तक सुरक्षित रूप में विद्यमान है। ये हड्डियों प्रायः भेड व बकरी की 
हैं। इन कबरो में जो भ्रौजार मिले हैं, वे प्राय: ताम्बे के बने हुए हैं । इससे सूचित होता 


डढ भारतीय संस्कृति का विकास 


है, कि श्रमरी-नल-सम्यता के लोग घातु के प्रयोग से भली-भाँति परिचित हो गये थे | 
कबसे मे प्राप्त हुए झ्राभूषण मुख्यतया ताम्बे, शंख, कौडी व मिट्टी के बने हुए है। इनके 
ग्रतिरिक्त, मूँगे झ्रादि की बनी हुई मालाएँ भी कही-कही इस सम्यता के कबरिस्तानों में 
मिली है । 

भ्रमरी-नल-सम्यता के भग्नावशेपों मे जो बरतन या उनके टुकडे मिले हैं, वे 
सुन्दर, सुडौल व परिष्कृत है । उनपर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गयी है । बरतनों 
को चित्रित करने के लिए केवल गोल, प्रध॑चन्द्राकार व तिरछी रेखाग्नो का ही प्रयोग 
नही किया गया, अ्रपितु पौदों और पशुश्रो की आकृतियों को भी प्रयुक्त किया गया है । 
इनमे बैल, बारासिगा और मछली का प्रयोग विशेष रूप से हम्ना है । 

कुल्लो सम्यता--दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलवा-प्रदेश में इस युग की प्राचीन 
सभ्यता के जो अनेक भग्नावशेष मिने है, उन्हे कुल्ली-सभ्यता कहते है । इसकी बस्तियों 
मे भवन-निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग होता था, और पत्थरों को परस्पर जोडने 
से लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था । पत्थर के श्रतिरिक्त मिट्टी की कच्ची' 
इंटे भी मकान बनाने के लिए प्रयुक्त होती थी, जिनका आकार १६ ५८ १० » ३ इच 
होता था । ऐसा प्रतीत होता है, कि कुल्ली-सम्पता के मकानों मे फरश बनाने के लिए 
लकडी का भी प्रयोग किया जाता था । ऐसे फरशो के कुछ अवशेष कुल्ली के खेडे में 
रष्टियोचर हुए है । इस सम्यता के मकानों के कमरे आकार मे कुछ छोटे होते थे । 
कुल्ली मे कमरों का आकार १२१८८ और ८०८ ६ फीट का था। यहाँ के मकान एक 
से भ्रधिक मजिल के थे, इसीलिए कही-कही ऊपर की मजिल मे जाने के लिए बनायी 
गई पत्थर की सीढी के अवशेष भी मिले है । 

अमरी-नल-समभ्यता के समान वुल्ली-समभ्यता के बरतन भी सुन्दर और सुडौज' 
होते थे । उनपर चित्रकारी के लिए वनस्पति और पशुओं की झाक़ृतियों का प्रयोग 
किया जाता था । कुकुद्‌ से युक्त बेल इन श्राकृतियों मे विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 


है। 

कुल्ली-सम्यता के अवशेषों मे पशुओं और स्त्रियों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ 
प्रचुर सख्या मे मिली है। ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, और बरतनो के समान 
उन्हे भी झाग में पकाया गया है । इन मूर्तियों के निर्माण का क्या प्रयोजन था, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पशुओ्रो की कतिपय मूत्तियों मे पैरो के नीचे 
पहिये लगाने के भी निशान पाये जाते है। इससे अनुमान किया गया है, कि ये पशु- 
मृतियाँ बच्चों के खिलौनों के रूप में बनाई गयी होगी। कुछ पक्षी-मृतियाँ ऐसी भी 
मिली है, जिनकी पूंछ से सीटी बजाने का काम लिया जाता था । कुल्ली-सभ्यता की 
स्त्री-मूर्तियाँ कुछ अद्भुत प्रकार की है। उनमे स्त्री-अरीर केवल कमर तक वनाया गया 
है, भ्ौर मुख को बहुत बेडौल कर दिया गया है । पर इन सबसे झ्ाभूषणो और केश- 
कलाप को बहुत स्पप्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 
कुल्ली-सम्यता की स्त्रियाँ श्रपने केशो को किस ढग से सवारती थी, श्रौर किस प्रकार 
के श्राभूषणो का प्रयोग करती थी | उनके झाभूषणों मे चूडियो की बहुलता होती थी,, 
जिन्हें वे हाथो पर कुहनियो तक व उससे भी ऊपर तक पहना करती थी। 


सभ्यता का आादिकाल श्रीर सिन्धु सम्यता प्‌ 


कुल्ली-सम्यता के श्रन्यतम स्थान मही में पत्थर के बने हुए कुछ सुन्दर बरतन 
मिले हैं, जो संभवत: श्ृंगार-प्रसाधत की वस्तुझ्ों को रखने के काम मे आते थे । ये 
बरतन न केवल श्रत्यन्त परिष्कृत हैं, पर साथ ही इनमें भ्रनेक छोटे-छोटे व सुन्दर खाने 
भी बनाये गये हैं । इन बरतनो को बाहर की श्रीर से भी चित्रित किया गया है । 
मही मे ही एक कबरिस्तान भी मिला है, जो श्रनेक इष्टियो से श्रत्यन्त महत्त्व 
का है। यहाँ से ताम्बे के अनेक उपकरण मिले है, जिनमे ताम्बे का बना हुआ दर्पण 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है । यह दर्पण आकार मे वर्तूल है, और इसका व्यास ५ इच 
है । दर्पण के हत्थे को स्त्री-ग्राकृति के समान बनाया गया है, जिसके हाथ और छातियाँ 
बडे सुन्दर रूप से बनाई गयी हैं । स्त्री-आरकृति मे सिर नहीं रखा गया है । जब कोई 
महिला इस दर्पण में अपने मुख को देखती होगी, तो ह॒त्थे की स्त्री-आऊकृति मे सिर की 
कमी पूरी हो जाती होगी । इस प्रकार का सुन्दर दर्पण प्राच्य संसार के पुरातन अव- 
शेषो में भ्रन्यत्र कही भी नही मिला है । 
कुल्ली-सभ्यता के बरतनो और पश्चिमी एशिया (ईराक और एलम) के 
बरतनों तथा उनके चित्रण में बहुत समता है । कुल्ली के बरतनों पर प्रकृति (वृक्ष, 
वनस्पति ग्रादि) के बीच में पशुओ को चित्रित किया गया है । यही शैली ईराक व पश्चिमी 
ईरान के इस यूग के बरतनों को चित्रित करने के लिए अपनायी गई है । कुल्ली-सम्यता 
और पश्चिमी एशिया के वरतनों भे यह श्रसाधारण समता ध्यान देने योग्य है । इसी 
प्रकार जिस ढग के पत्थर के सुन्दर व छोटे ग्राकार के बरतन कुल्ली-समभ्यता के अ्रवशेषों 
में मिले है, ठीक वैसे ही पत्थर के बरतन पश्चिमी एशिया के अनेक भग्नावशेषों में भी 
उपलब्ध हुए है। इन समताओं को इृष्टि मे रखकर विद्वानों ने यह अनुमान किया है, 
कि कुल्ली-सम्यवा और पश्चिमी एशिया की सभ्यताओो में घनिष्ठ सम्बन्ध था और 
इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। 
पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्नावशेपों मे भी बिलोचिस्तान के भारतीय व्यापारियों 
की विद्यमानता के अनेक प्रमाण मिले है । 
भोब-सभ्यता--उत्त री बिलोचिरतान में कोब नदी की घाटी में ताम्र-युग की 
सभ्यता के अनेक भग्नावशेप मिले है, जिनमे रनघुण्डई का खेडा सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
है । यह खेडा ४० फीट ऊँचा है, और इसकी विविध सतहों में भोब-सम्यता के विकास 
की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दष्टिगोचर होती है | यहाँ यह सम्भव नही है, कि हम रन- 
घुण्डई के खेड़े की विविध सतहो मे प्राप्त हुई सामग्री का संक्षेप से भी उल्लेख कर 
सके । यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि रनघुण्डई व भझ्न्यत्र प्राप्त कोब- 
- सम्यता के श्रव्येपों से सूचित होता है, कि यह सभ्यता भी श्रमरी-नल और कल्ली- 
सम्यता के समान अच्छी उन्नत थी । इसके मकान मिट्टी को कच्ची इंटो के बने होते 
थे, यद्यपि आधार की मजबूत बनाने के लिए पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था । 
यहाँ की ईटो का आकार प्राय. १३०८६» २३ इंच होता था | कतिपय बस्तियों के 
चारो शोर परिखा और प्राचीर भी विद्यमान थे । 
कुल्ली-सम्यता के समान भोब-सम्यता के अवशेषों मे भी पशुओं और स्त्रियों 
की बहुत-सी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई है । कुलली में जो पशु-मूर्तियाँ मिली है, वे प्रायः गाय- 


४ भारतीय सस्क्ृति का विकास 


बेल की है । पर भोब-सम्यता के अ्वशेषों मे एक स्थान पर घोड़े की भी एक मूर्ति 
मिली है। मोब-सम्यता की स्त्री-सृर्तियाँ देखने मे भयकर है। यद्यपि विविध प्रकार के 
झ्राभूषणों से ये भली-भाँति विभूषित की गयी है, पर इनकी मुख-श्राकृति कंकाल के सदश 
बनाई गयी है, और अ्राँखे उस ढग के छेद द्वारा दिखाई गयी है, जैसा कि मानव-कंकाल 
की खोपडी मे होता है। सम्भवत , ये स्त्री-मूर्तियाँ पूजा के काम में श्राती थी, और 
इनके चेहरे की भयकरता मातृ-देवता के रौद्र-रूप को अ्भिव्यक्त करती थी। 

भारत में प्रन्यत्र ताम्र-युग के श्रवशेष--उत्तरी-भारत मे प्रन्यत्र कई स्थानों 
पर ताबे के बने हुए औजार मिले है। पर जिस ढंग से प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई 
सिन्ध और बिलोचिस्तान में हुई है, वैसी भ्रभी अन्यत्र नही हुई । सम्भव है, कि भविष्य 
भे भारत के अन्य भागो मे भी वैसी ही ताम्र-य्रुग की सभ्यताओं के चिन्ह प्रकाश में आएं, 
जैसे कि पश्चिमी भारत मे खोज द्वारा प्रकट हुए है । 


(४) सिन्धु-घाटी की सभ्यता 


सिन्धु-सम्यता के ग्राम श्रौर नगर--अत्यन्त प्राचीन काल में सिन्ध और बिलो- 
चिस्तान के प्रदेशों मे ताम्र-युग की जिस सम्यता का विकास हुआ था, उसके बाद 
सिन्ध नदी की घाटी एवं पश्चिमी भारत में एक अन्य उन्नत वे समृद्ध सभ्यता का 
विकास हुआ, जिसके प्रधान सगरों के भग्नावशेप इस समय हडप्पा और मोहन- 
जोदडों नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए है। यह सम्यता पूर्व में हस्याणा, राजस्थान 
तथा गुजरात से घुरू होकर परिचिम मे मकरान तक विस्तृत थी । उत्तर में इसका विस्तार 
हिमालय तक था । इसके प्रधान नगर सिन्ध व उसकी सहायक नदियों के समीपवर्ती 
प्रदेशों मे विद्यमान थे, इसीलिए इसे “सिन्धु-घाटी की सभ्यता कहा जाता हैं। इसकी 
बस्तियों के भग्नावशेप खेड़ो के रूप में विद्यमान है, जिनकी खुदाई करने से इस समृद्ध 
व उन्‍नत सभ्यता के बहत-से सहस्वपुर्ण अवद्ाप फ्राए्त किये गये है । खोज हारा जिन 
बहुत सी बस्तियों का अब तक परिचय मिला है उनमे कुछ ग्राम, वुछ कस्बे, और दो 
विशाल नगर है। इस सम्यता क प्रधान नगर हटप्पा और मोहनजोदडो है, जिनमे 
से मोहनजोदडों कराची से २०० मील उत्तर में सिन्‍्ध नदी के तट पर स्थित है। 
हडप्पा पजाब में लाहोर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में रावी नदी के तट पर है । 
हच्प्पा ओर मोहनजोदडों मे ३५० मील का अन्तर है। गत वर्षो में राजस्थान, हसयाणा 
और गुजरात में भी इस सभ्यता के कतिपय नगरो के अवशेष मिले है । 

सिन्धु-सभ्यता के जिन खेडो मे खदाई का कार्य श्रव तक सम्पन्त हुआ है, उन 
सबके अ्वेप एक-दूसरे से असाधारण समता रखते है । उनमे उपलब्ध हुए मिट्टी के 
बर्तन एकसह्ण है, उनके मकानों का निर्माण करने के लिए जो ईटे प्रयुक्त हई है, वे भी 
एक ही आकार की है । उनमे माप और तोल के उपकरण भी एकसमान है, और इन 
स्थानों से जो उत्की्ण लेख मिले है, वे भी एक ही तरह के है | हजारो वर्गमील के इस 
विदश्ञाल क्षेत्र मे एकसद्श सभ्यता की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि यह सारा 
प्रदेश एक व्यवस्था व एक संगठन के श्रवीन था । यदि इसे एक साम्राज्य कहा जाय, 
तो अनुचित नहीं होगा । 


सभ्यता का भ्रादिकाल और सिन्धु सम्यता '४७ 


सगरों की रचना श्रौर भवन-निर्माण---मोहनजोदडो श्रौर हडप्पा भे जो खुदाई 
हुई है, उससे ज्ञात होता है कि इन नगरो की रचना एक निश्चित योजना के श्रनुसार 
की गयी थी। मोहनजोदडो में जो भी सड़कें हैं, वे या तो उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी 
रेखा में जाती है, और या.पूर्व से पश्चिम में । नगर की प्रधान सडक तेंतीस फीट चौड़ी 
है, और यह नगर के ठीक बीच में उत्तर से दक्षिण की श्रोर चली गयी है। इस प्रधान 
मार्ग को काटती हुई जो सडक पूर्व से पश्चिम की श्रोर गयी है, वह इससे भी भ्रधिक 
चौडी है, श्रौर यह भी शहर के ठीक बीच में है । इन दो सड़को के समानान्तर जो अन्य 
अनेक सड़कें है, वे भी चौडाई में बहुत पर्याप्त है। ये नौ फीट से अ्रठारह फीट तक 
चौडी है । सडको व गलियो के दोनों ओर मकानों का निर्माण किया गया था। इन 
मकानों की दीवारें श्रव तक भी भग्न रूप में विद्यमान है। खेडो की खुदाई द्वारा सडको 
व गलियों के साथ-साथ मकानों की जो दीवारे मिली है, कही-कही उनकी ऊँचाई पच्चीस 
फीट तक पहुँच गयी है । इससे सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि मोहनजोदडो 
के मकान ऊँचे व विशाल थे । 

शहर के गन्दे पानी को नालियों द्वारा बाहर ले जाने का सिन्धु-सम्यता के इन 
नगरो में बहुत उत्तम प्रबन्ध था। मकानों के स्नानाग्रारो, रसोइयों और टट्टियो का 
पानी नालियो द्वारा बाहर आता था, और वह शहर की वडी नाली में मिल जाता था। 
प्रत्यक गली व सडक के साथ-साथ पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई थी । सडकों 
के साथ की नालियाँ प्राय नौ इच चौडी और बारह इंच गहरी होती थी । गलियों के 
साथ की नालियाँ इनकी अपेक्षा छोटी थी । नालियों का निर्माण पक्की ईटो से किया 
गया था। नालियो को ढेकने के लिए इं2 प्रयुक्त होती थी, जिन्हे ऊपर की सतह से कुछ 
इच नीचे जमाकर रखा जाता था। अधिक चौडी नालियो को ढेकने के लिए पत्थर 
की शिलाएं भी प्रयुक्त की जाती थी । मकानों से बाहर निकलने वाले गन्दे पानी के लिए 
मिट्टी के पाइप भी प्रयोग में लाये जाते थे । शहर की कुछ नालियाँ बहुत बडी (मनुष्य 
के बराबर ऊँचाई वाली) भी होती थी । इन नालियों में कही-कही सीढियाँ भी बनाई 
गयी थी, ताकि उनसे उतरकर नाली को भली-भाँति साफ किया जा सके । इसमे सन्देह 
नही, कि मकानों के गन्दे पानी को शहर के बाहर ले जाने की जो उत्तम व्यवस्था सिन्धु- 
सभ्यता के इन नगरो में विद्यमान थी, वह प्राचीन संसार के अन्य किसी नगर में नहीं 
पाई जाती । 

सिन्वु-सम्यता के इन नगरो में पानी के लिए कुएँ विद्यमान थे । मोहनजोदडो 
श्रौर हडप्पा के भग्नावशेषों मे बहुत-से कुएँ मिले है, जो चौडाई में २ फीट से लगाकर 
७ फीट तक्र है। इन कुओ के किनारे पर रस्सी के निशान भ्रब तक विद्यमान है । 
मोहनजोदडो ग्रौर हडप्पा को खुदाई द्वारा उन मकानों के सम्बन्ध मे भी बहुत-कुछ 
ज्ञान उपलब्ध होता है, जिनमे सिन्धु-सम्यता के नागरिक निवास करते थे । इन मकानों 
के निर्माण के लिए पक्की ईटो का प्रयोग किया गया था । ईटे अनेक झाकारो की 
होती थी । छोटी ईंटो का आकार १०३ »८ ५५८ २० इंच होता था, और बड़ी ईटो का 
आकार २०६ »< ८ह » २४ इच था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की थे प्राचीन ईटे बहुत 
मजबूत, पक्‍की औ्और रग मे लाल है । 


पद भारतीय संस्कृति का विकास 


मोहनजोदडो के छोटे मकानों का आ्याकार प्रायः २६५३० फीट होता था । 
पर बहुत-से ऐसे मकान भी थे, जो श्राकार मे इसकी श्रपेक्षा दुगने व और भी अधिक 
बड़े होते थे। प्रायः मकान दोमजिले होते थे | मोहनजोदडी मे उपलब्ध दीवारों की 
मोटाई इस बात को सूचित करती है, कि वहाँ के मकान कई मजिल ऊँचे रहे होगे । 
जो दीवारें २५ फीट के लगभग ऊँची मिली है, इनमे ञ्रभी तक वे छेद विद्यमान है, 
जिनमे शहतीरें लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श बनाया गया था। इस युग मे छत बनाने 
की यह पद्धति थी, कि पहले शहतीरे डाली जाती थी, फिर उनपर बल्लियाँ डालकर 
एक मजबूत चटाई बिछा दी जाती थी | उसके ऊपर मिट्टी बिठाकर उसे भली-भाँति 
कूटकर पक्का कर दिया जाता था । कमरो के दरवाजे श्रनेक प्रकार के होते थे । छोटे 
मकानो मे प्राय. दरवाजे की चौडाई ३ फीट१४ इच होती थी । पर कुछ ऐसे दरवाजों के 
अवशेष भी मिले है, जिनमे से बोक से लदे हुए पशु, बैलगाड़ियाँ व रथ भी श्रा जा सकते 
थे। कमरो में दीवारों के साथ आलमारियो बनाने की भी प्रथा थी। आलमारी दीवार 
में ही बना ली जाती थी । इस युग में खूँटियाँ व चटखनियो श्रादि का भी प्रयोग होता 
था । ह्॒टी और शख के बने हुए इस प्रकार के अनेक उपकरण मोहनजोदडों के भ्रवशेषों 
में प्राप्त हुए है। मोहनजोदडो की खुदाई से कुछ विशाल इमारतों के ग्रवशेष भी 
उपलब्ध हुए है । शहर के उत्तरी भाग मे एक विश्ञाल इमारत के खडहर विद्यमान है, 
जो लम्बाई मे २४२ फीट और चौडाई में ११२ फीट थी । इस इमारत की बाहरी 
दीवार भोटाई में ५ फीट है | इस इमारत के समीप ही एक श्रन्य विशाल प्रासाद के 
खडहर मिले है, जो लम्बाई में २२० फीट श्रौर चौडाई में ११५ फीट था। इसकी 
बाहरी दीवार ५ फीट से भी अभ्रधिक मोटी है । मोहनजोदडों की इमारतों में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण एक विशाल जलागय है, जो ३६१ फीट लम्बा, २३ फीट चौडा और 
८ फीट गहरा है । यह जलाशय पक्‍की ईटो से बना है, और इसकी दीवारे बहुत मजबूत 
है | इसमे श्रन्दर जाने के लिए पक्‍की सीढियाँ बनी हुई है । जलाशय के चारो ओर 
एक गलरी बनी है, जो १५ फीट चौडी है । इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण-पब्चिम 
की ओर झाठ स्नानागार बने है । सिन्धु-सम्यता के इन नगरो के चारो ओर की परिखा 
और प्राचीर के भी अवशेष मिले है । यह स्वाभाविक है, कि इन विशाल नगरो की रक्षा 
के लिए इन्हे दुर्ग के रूप मे बनाया गया हो । इन नगरो का क्षेत्रफल एक बर्गमील से भी 
कुछ अ्रधिक है | 

धर्म --मोहनजोदडो और हडुप्पा के भग्नावशेषों मे कुछ वस्तुएँ ऐसी मिली है, 
जिनके भ्राधार पर हम सिन्धु-सभ्यता के लोगो के धर्म के विषय मे कुछ उपयोगी बाते 
जान सकते है। ये वस्तुएँ मुद्राएँ (मोहरे) और धातु, पत्थर व मिट्टी की बनी हुई 
मूर्तियों हैं। पत्थर की बनी मूतियों मे सबसे अधिक महत्त्व की वह मृत्ति है, जो कमर 
के नीचे से टूटी हुई है। यह केवल ७ इच ऊँची है। अपनी झ्रविकल दशा में यह मूर्ति 
अधिक बडी होगी, इसमे सन्देह नहीं । इस मूर्ति में मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए 
दिखाया गया है, जो बाएँ कधे के ऊपर और दाई भुजा के नीचे से गया है । चोगे के 
ऊपर तीन हिस्सेवाली पृष्पाकृति बनी है । सम्मवत., यह पुष्पाकृति धामिक चिह्न की 
द्योतक थी, क्योकि इस श्रकार का चिह्न मोहनजोदडो और हडप्पा में बहुलता के साथ 


सभ्यता का आदिकाल और सिन्धु सम्यता ४६ 


उपलब्ध है। मूर्ति के पुरुष की मूंछें मुँडी हुई है, यद्यपि दाढी विद्यमान है| प्राचीन 
सुमेरिया मे उपलब्ध श्रनेक देवी और मानुपी-पूर्तियों मे भी इसी प्रकार की मूंछे मूंडी 
हुई व दाढी पाई जाती है। मूर्ति मे आँखें मुंदी हुई व ध्यानमर्न दिखाई गयी हैं । 
मूर्ति की ध्यानमुद्रा से प्रतीत होता है, कि इसे योगदशा में बनाया गया है। इस 
बात से प्रायः सब विद्वानु सहमत है, कि सिन्धु-सम्यता की यह मूर्ति किसी देवता 
की है, और इसका सम्बन्ध वहाँ के धर्म के साथ है। पत्थर से बनी इस दैव मूर्ति 
के अतिरिक्त मोहनजोदडो श्रौर हडप्पा के भग्नावश्षेषों में मिट्टी की भी बहुत-सी 
मूर्तियाँ मिली है। इनमे से एक प्रकार की स्त्री-मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 
क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बहुत बडी सख्या मे वह उपलब्ध हुई है। यह स्त्री-मूरतति प्रायः 
नग्न दद्या मे बनाई गयी है, यद्यपि कमर के नीचे जाँघों तक एक प्रकार का कपड़ा 
भी प्रदर्शित किया गया है । मूर्ति पर बहुत-से झाभूषण अ्कित किये गये है, और सिर 
की टोपी पस्ले के आकार की बनाई गयी है, जिसके दोनों ओर दो प्याले या दीपक हैं । 
ऐसी श्रनेक स्त्री-मूतियों में दीपक के बीच में धृम्र के निशान हैं, जिनसे यह सूचित 
होता है, कि इनमें तेल या धूप जलाई जाती थी । धूम्र की सत्ता इस बात का प्रमाण है, 
कि ये स्त्री-मूतियाँ पूजा के काम मे झाती थी । संसार की प्रायः सभी प्राचीन सम्यताग्रो 
में मातृ-देवता की पूजा की प्रथा विद्यमान थी। कुल्ली-सभ्यता का उल्लेख करते हुए 
हम पहले भी मातृ-देवता का जिक्र कर चुके है। सिन्धु-सभ्यता मे यदि लोग मातु- 
देवता की पूजा करते हो आर उसकी मूर्ति के दोनो पाइवों में दीपक जलाते हो, तो यह 
स्वाभाविक ही है। मातृ-देवता की मूर्तियों के श्रतिरिक्त मोहनजोदडो श्र हड़प्पा के 
भग्नावशेपों में अनेक पुरुष-मूर्तियों भी मिली है, जिन्हे नग्त रूप मे बनाया गया है। 
अनेक प्राचीन सभ्यताओ में लोग त्रिमूर्ति की उपासना किया करते थे। मातृ-देवता, 
पुरुष और बालक---ये इस त्रिमूति के तीन श्रग होते थे । सिन्धु-समभ्यता के अवशेषो में 
बालक देवता की कोई मूर्ति नहीं मिली है । भ्रत: यह कल्पना तो नही की जा सकती, 
कि भ्रन्य प्राचीन सम्यताग्ों के समान यहाँ भी त्रिमूरत्ति की उपासना प्रचलित थीं, पर 
पुरुष-मूतियों की सत्ता इस बात को अ्रवश्य सूचित करती है, कि मातृ-देवता के श्रतिरिक्त 
वहाँ पुरुष-रूप में भी देवी शक्ति की पूजा का भाव विद्यमान था । 
सिन्धु-सभ्यता के धर्म के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बाते उन मुद्राओ से ज्ञात 
होती है, जो मोहनजोदडो और हृइप्पा के भग्नावशेषों में प्रचुर सख्या मे उपलब्ध हुई 
है । इनमे से एक मुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की आकृति अकित है, जिसके तीन 
मुख है, और जिसके सिर पर सीग बनाये गये हैं। इस देव-मूति के चारों ओर अनेक 
पशु भी बनाये गये हैं । ये पशु हिरण, गेडा, हाथी, शेर और मैसे है। अनेक विद्वानों का 
विचार है, कि यह आकृति पशुपति शिव की है, जिसकी पूजा झ्ागे चलकर हिन्दू-धर्म 
में भी प्रारम्भ हुई । पशुपति शिव की प्रतिमा से श्रकित तीन मुद्राएँ श्रब॒ तक उपलब्ध 
हुई है। यदि इन तीन मुद्राप्नो मे अकित प्रतिमा की शिव की मान लिया जाए, तो यह 
स्वीकार करना होगा, कि शैव-धर्म संसार के प्राचीनतम धर्मों मे से एक है । सिन्धु- 
सभ्यता के लोग मातृ-देवता की पूजा के साथ-साथ प्रजनन-शक्ति की भी उपासना करते 
'ओ। वहाँ ऐसे झनेक प्रस्तर मिले हैं, जिन्हे विद्वान लोग योनि और लिंग के प्रतीक मानते 


भर भारतीय संस्कृति का विकास 


भे मिले है, भर ये अच्छे सुडौल व सुन्दर है । ताम्र का प्रयोग औजारो के लिए विशेष 
रूप से किया जाता था । मोहनजोदडो और हड़प्पा के खंडहरो मे मिले कुछ तबि के 
कुल्हाड़े लम्बाई में १९ इच है, और उनका बोक दो सेर से कुछ अधिक है । इनमे 
लकडी को फंसाने के लिए छेद भी विद्यमान है। धातु से निमित श्रौजारो में ताँवे 
की बनी एक श्लारी भी उपलब्ध हुई है, जिसका हत्या लकडी का था। इस आ॥आरी में 
दाँते भी बने है, और यह लम्बाई में १६॥ इच है। इस युग में अस्त्र-शस्त्र भी धातु 
के बनते थे । सिन्धु-सम्यता के भ्रवशैषों मे परशु, तलवार, कटार, धनुप-बाण, बरछी, 
भाला, छूरी आ्रादि अनेक प्रकार के हथियार मिले है, जो सब तांबे या ब्रोज के बने है। 
छोटे-छोटे चाकू भी इन अवशेषों मे मिले है, जो घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त होते 
होगे । पत्थर काटने वाली छेनियो की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि पत्थर 
तराशने का शिल्प भी इस युग मे विकसित था | ब्रोज के बने मछली पकडने के काँटे 
भी इस सभ्यता के अवशेषो में उपलब्ध हुए है । 

तोल और साप के साधन---सिन्धु-सम्यता की विविध बस्तियों के श्रवशेषों में 
तोल के बहत-से बट्टे भी उपलब्ध हुए है। ये बद्दें पत्थर के बने है, और इन्हे एक 
निश्चित आकार (चौकोर घन के आकार) में बनाया गया है । सबसे छोटा बाट तोल 
मे १३:६४ ग्राम के बराबर है । इस छोटे बाठ को अगर इकाई मान लिया जाय, तो 
१, २, ४, ८५, १६, ३२२, ६४, १६०, २००, ३२० श्लौर ६४० इकाश्यो के वजन के 
बाट उपलब्ध हुए है । यह बात बड़े आब्चर्य की है, कि भारत की इस प्राचीन सभ्यता 
मे भी बोक के विविध प्रनुपात को सूचित करने के लिए १, ४, 5, १६ की पद्धति 
का अनुसरण किया जाता था। धातु की बनी एक तराजू के भी श्रनेक खड टस सभ्यता 
के प्रवशेषों में मिले है। मोहनजोदडो के खडहरो में सीपी के बने 'फुटे' का एक टुकड़ा 
मिला है, जिसमे € एक समान विभाग स्पष्ट रूप से अकित है। य विभाग ०.२६४ 
इच के बराबर है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह फुटा श्रच्छा लम्बा था, और सीपी के 
जिन टुकडो से इसे बनाया गया था, उन्हे परस्पर जोड़ने के लिए धातु का प्रयोग 
किया गया था। हडप्पा के श्रवशेषो में ब्रोज की एक शलाका मिली है, जिस पर 
नापन के लिए छोटे-छोटे विभाग भकित है । ये विभाग लम्बाई में ०३६७६ इच 
है । इन दो 'फुटो' के आधार पर सिन्धु-सभ्यता की ईटो व कमरो की लम्बाई-चौडाई 
को माप कर विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है, कि इस युग का फुट १३.२ इच 
लम्बा होता था। इस फूटे के अतिरिक्त माप का एक श्रन्य मात था, जो लम्बाई में 
२०.४ इच होता था। सिन्धु समभ्पता मे जो भी मकान बनाये गए थे, और जो भी ईट 
बनायी गई थी, वे इन दो मानो मे से किसी न किसी मान के झनुसार ठीक उतरती है। 

व्यापार--तोल और माप के इन निश्चित मानों की सत्ता इस बात की सूचक 
है, कि इस युग में व्यापार अच्छी उन्‍नत दशा में था। मोहनजोदडी और हड़प्पा के अ्व- 
शेषों मे जो बहुत-सी वस्तुएँ मिली है, वे सब उसी प्रदेश की उपज व कृति नही है । 
उनमे से भ्रनेक वस्तुएँ सुदूरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त की गयी थी। सिन्धु 
नदी की घाटी में ताँबा, चाँदी, सोना आदि धातुएँ प्राप्त नही होती । सम्भवत., सिन्‍्धु- 
सभ्यता के लोग चाँदी, टिन. सीसा और सोना अफगानिस्तान व और भी दूर ईरान 


सभ्यता का श्रादिकाल और सिन्धु सम्यता भ््३ 


से प्राप्त करते थे। अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर बदरुशा जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों से 
श्राते थे। ताँबे के लिये मुख्यतया राजपूताना पर निर्मर रहना पडता था। सीपी, शंख, 
कौडी आदि का प्रयोग सिन्धु-सम्यता मे प्रचुरता के साथ हुआ है । सम्भवत:, ये सब 
काठियावाड के समुद्र-तट से आती थी । इसी प्रदेश से मूँगा, मोती आदि बहुमूल्य 
रत्न भी श्राते थे, जिनका उपयोग झ्राभुषणो के लिये किया जाता था। सिन्धु सम्यता 
के भग्नावशेषों मे देवदार के शहतीरो के खड भी मिले है। देवदार का वृक्ष केवल 
पहाडो मे होता है। हिमालय से इतनी दूरी पर स्थित सिन्धु-सभ्यता के नगरों में 
देवदार की लकडी की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इन नगरों का 
पाव॑त्य प्रदेशों के साथ भी व्यापार था । 

यह व्यापार तभी सम्भव था, जबकि व्यापारियों का बर्ग भली-भाँति विकसित 
हो चुका हो, और आवागमन के साधन भी अच्छे उन्‍नत हो । व्यापारियों के काफिले 
(सार्थ) स्थल और जल दोनो मार्गों से दूर-दूर तक व्यापार के लिए श्राया-जाया करते 
थे। इस युग में नौकाग्रो व छोटे जहाजो का प्रयोग होता था, यह बात श्रसंदिग्ध है। 
इस सम्यता के खड॒हरो मे उपलब्ध हुई एक मोहर पर एक जहाज की झाकृति सुन्दर 
रूप से अ्रकित वगी गई है । इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर भी जहाज 
का चित्र बना हुआ मिला है। स्थल-मार्ग द्वारा आवागमन के लिए जहाँ घोड़े और गधे: 
जैसे पशु प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही बेलगराडियाँ भी उस युग में विद्यमान थी । 
मोहतजोदडों और हडप्पा के भग्नावशेषों में खिलौने के तौर पर बनाई गयी मिट्टी की 
छोटी-छोटी गाडियाँ बडी संख्या मे उपलब्ध हुई है। खिलौने के रूप मे गाडियो को 
बनाना ही इस बात का प्रमाण है कि उस युग में इनका बहुत चलन था। केवल 
बैलगाडी ही नही, इस युग मे इकके भी प्रयुक्त होते थे । हडप्पा के खण्डहरों में ब्रोज 
का बना एक छोटा-्सा इकक्‍्का मिला है, जिसे सम्भवत उस युग मे प्रयुक्त होने वाले 
इक्को के नमूने पर बनाया गया था ॥ 

इस युग की सिन्धु-सम्यता मे न केवल अन्तर्देशीय व्यापार श्रच्छा उन्नत था, 
अपितु विदेशी व्यापार भी बहुत विकसित दशा में था। प्राचीन सुमेरिया के ग्रवशेषो 
में श्रनेक ऐसी मुद्राएँ मिली है, जो हड़प्पा की मुद्राओं से हृबहू मिलती-जुलती हैं । ये 
मुद्राएँ सुमेरिया की अ्रपनी मुद्राओं से सवंथा! भिन्‍न है। इनमे से एक मुद्रा पर सूती 
कपड़े का निशान भी अकित है, जो सिन्धु-सभ्यता में बडी मात्रा में तैयार होता था। 
ऐस। प्रतीत होता है, कि सिन्धु देश के व्यापारी सुमेरिया में भी बसे हुए थे, और 
वहाँ वे मुख्यतया कपडे का व्यापार करते थे । इसी भ्रकार मोहनजोदडो में कुछ ऐसी 
मुद्राएँ मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन शैली की है । ये मुद्राएँ या तो सुमेरियन व्यापारियों 
की सिन्धु देश में सत्ता को सूचित करती है, और या यह भी सम्भव है कि सुमेरिया से 
घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेशीय व्यापारियों ने सुमेरियन शैली 
पर प्रपनी मुद्राओं का निर्माण किया हो । सिन्धु-सम्यता के व्यापारी न केवल सुमेरिया 
के साथ व्योपार करते थे, अपितु ईरान से भी उनका व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । 
ईरान के अनेक प्राचीन भग्तावशेषों मे ऐसी श्रनेक वस्तुएँ उपलब्ध हुई है, जो वहाँ 
सिन्धु देश से गयी मानी जाती है। 


श्र्ड भारतीय संस्कृति का विकास 


सिन्धु-सम्यता की कला में पत्थर और धातु को बनी हुई मूर्तियाँ विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । धातु की बनी हुई नतंकी की एक मूर्ति इतनी सुन्दर है, कि वह 
बिलकुल सजीव प्रतीत होती है। नतंकी का शरीर नग्न है, यद्यपि उसपर बहुत-से 
झाभूषण बनाये गये है। सिर के केशों का प्रसाधन मूर्ति मे बहुत ही सुन्दर रूप से 
प्रदर्शित किया गया है। सिन्धु-सम्यता के लोग सगीत श्र नृत्य के शौकीन थे, यह 
बात केवल नतेकी की मूर्ति ढ्वारा ही सूचित नही होती, अपितु उन छोटे-छोटे बाद्यो 
द्वारा भी प्रकट होती है, जो इस युग के भग्नावशेषों मे उपलब्ध हुए है। पक्षियों की 
कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली है, जिनकी पूँछ से सीटी या बॉसुरी बजाने का उपयोग लिया 
जा सकता था। तबले और ढोल के चित्र भी कुछ स्थानों पर उत्कीणं मिले है। अपने 
केशो के प्रसाधन के लिये इस युग के लोग दर्पण और कघे का प्रयोग करते थे । ताँबे 
के बने हुए कुछ दर्षण इस सभ्यता के अ्रवशेषों मे मिले है, और हाथीदाँत के बने एक 
कंघे से यह सूचित होता है, कि इस युग मे किस ढग के कघे प्रयुक्त होते थे | शंगार 
की वस्तुएँ उस समय में भी उपयोग में लायी जाती थी। पत्थर के बने हुए छोटे-छोटे 
ऐसे पात्र मिले है, जो सम्भवत श्यगार-प्रसाधन की वस्तुश्नो को रसने के लिये प्रयोग 
में लाये जाते थे । 

लिपि श्रौर लेखन-कला--मोहनजोदटो और हढद्प्पा के भग्नावणेषों मे जो 
बहुत-सी मुद्रा मिली हैं, उनपर अनेक प्रकार के लेख उत्कीणं है । दुख की बात है, 
कि सिस्चु-सम्यता की इस लिपि को अ्रभी तक पढा नहीं जा सका है। अनेक विद्वानों 
ने इसे पढने का प्रयत्न किया है, और कुछ का यह भी दावा है, कि वे इस लिपि को 
पढ सकने में सफल हो गये है । पर अभी तक पुरातत्त्व-शास्त्र के बहुसस्यक विद्वान्‌ 
यही मानते है कि यह लिपि पढी नहीं जा सकी है, और जिन विद्वानों ने इसे पढने 
का दावा किया है, उनका दावा उन्हे स्वीकार्य नहीं है। सिन्धु-सभ्यता के ये लेख 
चित्रलिपि में है, जिसका प्रत्येक चिह्न किसी विशेष शब्द या भाव को प्रकट करता 
है । मिन्धु-सभ्यता में लिखने के लिए स्याही का भी उपयोग होता था, यह बात छन्लू- 
दडो के भग्नावशेषों मे उपलब्ध एक दवात से सूचित होती है । यह दवात मिट्टी वी 
बनी है, श्रोर इसकी उपलब्धि से इस बात में कोई मसन्देह नहीं रह जाता, कि सिल्धरु- 
सभ्यता के लोग अपने लेखो को केवल उत्कीणं हो नहीं करते थे, अपितु कलम-दवात 
से लिखते भी थे ! 

सिन्धु-सम्यता के निवासो--मोहनजोदडो और हड़प्पा के भग्नावश्ेषों में 
मनुष्यों के जो अस्थिपजर मिले है, उनका अनुशीलन कर यह निर्णय करने का प्रयत्न 
किया गया है, कि सिन्धु-सभ्यता के निवासी नसल और जाति की दृष्टि से कौन थे । 
यह तो स्पष्ट ही है, कि इस सभ्यता के प्रधान नगरों की आ्राबादी मिश्रित थी । व्यापार, 
नौकरी व अन्य प्राकर्षणों से श्राकृष्ट होकर अनेक नसलों और जातियो के लोग इन 
नगरो में श्राकर निवास करते थे । यही कारण है, कि इनसे उपलब्ध हुए मानव 
प्रस्थिपजर विविध श्रकार के लोगों की सत्ता को सूचित करते है। कर्नल स्यृगल और 
डा० गुहा के मतानुसार इन नग्ररों मे उपलब्ध हुए अस्थिपंजरो से यह परिणाम 
निकाला जा सकता है, कि इनके निवासी चार विभिन्‍न नसलो के थे । ये नसलें 


सम्यता का झ्ादिकाल और सिन्धु सम्यता ५५ 


निम्नलिखित है--आस्ट्रेलोझड, भूमध्यसलागरीय, मगोलियन और भ्रल्पाइन । इनमे से 
मगोलियन श्रौर प्रल्पाइन नसल के लोगो की केवल एक-एक खोपडी सिन्धु-सम्यता के 
श्रवशेषो मे प्राप्त हुई है । इससे सूचित होता है, कि इन नसलो के लोग सिन्धु देश 
के क्षेत्र में बहुत कम सख्या मे निवास करते थे। सिन्धु देश के बहुसखव्यक निवासी 
प्रास्ट्रेलोश्रड श्ौर भुमध्यसागरीय नसलो के थे। इनमे भी भूमध्यसागरीय नसल का 
प्राधान्य था। भ्राये जाति के इतिहास के रगमंचर पर प्रकट होने से पूर्व पृथिवी के अनेक 
प्रदेशों पर (विशेषतया भूमध्यसागर के तटवर्ती क्षेत्रों मे श्रौर पश्चिमी एशिया में) जिन 
लोगों ने मानव-सम्यता का विकास किया था, उन्हे सामूहिक रूप से भूमध्यसागरीय 
नसल का कहा जाता है । संसार की प्राचीनतम सभ्यता का विकास इसी नसल के लोगों 
ने किया, भारत के द्रविड लोग भी इसी झ्राइबीरियन नसल की एक शाखा माने जाते 
हैं, भ्रौर श्रनेक विद्वानों का मत है कि सिन्धु-सम्यता का विकास इन्ही द्रविड-प्राइबीरियत 
चोगो द्वारा हुआ था पर सिन्धु-सम्यता के निवासियों का द्रविइ होना अभी सब विद्वानों 
ने स्वीकार नही किया है । 

पर इसमे सन्देह नहीं, कि सिन्धु-सम्यता का विनाश बाह्य आ्राक्रमणो द्वारा 
हुआ था । २००० ई० पू० के लगभग ससार की प्राचीन समभ्यताञ्रों के ऊपर बाह्य 
अआज्ुझ्ों के हमले शुरू हो गए थे । इसी समय के लगभग एशिया माइनर के प्रदेश पर 
हत्ती या खत्ती (हित्ताईत) जाति ने आक्रमण किया था, श्रौर वहाँ की पुरातन सम्य- 
ताझ्रो का विनाश कर अ्रपने राज्य की स्थापना की थी। ये खत्ती लोग उस श्राये- 
जाति की एक शाखा थे, जो इस समय अपने पुराने अभिजन को छोडकर भूमध्य- 
सागरीय या श्राइबीरियन जातियों द्वारा विकसित सम्यताओों के ध्वंस में तत्पर थी ! 
इसी श्रायं जाति की अन्य शाखाओं ने ईराक, ईरान आझादि पश्चिमी शशिया की ग्रन्य 
प्राचीन सम्यताश्रों को विनप्ट किया | २००० ई० पू० के कुछ समय बाद आयंजाति 
की ही एक शाखा ने भारत पर झ्ञाक्रमण कर उन सभ्यताओं को नष्ट किया, जो उस 
समय इस देश मे विद्यमान थी । मिन्धु-सम्यता का विनाश भी श्रार्य लोगो द्वारा 
हुआ । आर्यों ने इनके दुर्गो व पुरो का ध्वंश किया। आयें लोग इन्हे 'दस्यु या दास 
कहते थे । सिन्धु-सभ्यता के लोगो का अन्य कोई नाम हमे ज्ञात नहीं है, भ्रत: यदि 
हम भी उन्हे दस्यू या दास सज्ञा दे, तो अनुचित नही होगा । ये दोनो शब्द संस्कृत में 
डाकू भ्रौर गुलाम अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं | आरयों ने जिन लोगो को नप्ट किया, उनके 
नाम को यदि वे इन होन श्रर्थो में प्रयुक्त करने लगे हो, तो यह ग्रस्वाभाविक नहीं है । 

सिन्धु-सम्यता २००० ई० पू० के लगभग तक कायम रही | इससे पूर्व वह 
अनेक सदियों तक फलती-फूलती दशा में थी, यह बात निर्विबाद है। 


चौथा अध्याय 


आय जाति और उसका भारत में प्रवेश 


(१) आये-जाति 


झ्रठाहरवी सदी के उत्तरार्ध मे जब कतिपय यूरीपियन विद्वानों ने भारत के 
सम्पर्क मे आकर सस्कृत-भाषा का अध्ययन शुरू किया, तो उन्हे यह देखकर बडा आश्चर्य 
हुआ, कि संस्कृत की लेटिन भर ग्रीक भाषाओ्रो के साथ बहुत समता है । यह समता 
केवल शब्दकोप में ही नहीं है, प्रपितु व्याकरण में भी है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र मे 
यह “झाविष्कार' बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसे प्रकट करने बाले प्रथम विद्वान केग्ररदू थे, 
जिन्होने १७६७ ई० मे ग्रीक और लेटिन की संस्कृत के साथ समता का प्रतिपादन किया । 
केग्नर्‌दू फ्रेच थे, भौर इसी कारण ब्रिटिश विद्वानों ने उनके प्राविष्कार पर झधिक ध्यान 
नही दिया । उनके कुछ समय बाद सर विलियम जोन्स नामक भग्रेज विहानु ने १७८६ 
ई० में इसी तथ्य को प्रकट किया, श्रौर उन्होने यह प्रतिपादित किया कि सस्कृत, लेटिन, 
ग्रीक, जमेन और केल्टिक भाषाएँ एक ही भांषा-परिवार की है, और इनका मूल एक 
ही है। जोन्स की इस स्थापना से यूरोप के विद्वानों मे एक तहलका-सा मच गया । 
हीगल ने तो यहाँ तक लिख दिया, कि जोन्स का यह आविष्कार एक नई दुनिया के 
श्राविष्कार के समान है। इस समय से उस नये विज्ञान का प्रारम्भ हुआ, जिसे हम 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान कहते है । ससार की वतंमान और प्राचीन भाषाओं का श्रध्ययन 
कर विद्वान लोग शब्दकोष और व्याकरण की दृष्टि से उनकी तुलना करने लगे, और उन्हें 
विविध भाषा-परिवारों में विभक्त करने लगे। इस विवेचना से बिद्वानो ने यह परिणाम 
निकाला, कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इंगलिश, ट्यूटानिक, 
स्‍लावोनिक, लिथुएनियन, लेटिन, अल्बेनियन आ्रादि यूरोपियत भाषाएँ, उत्तरी भारत 
की हिन्दी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बगाली, उड़िया श्रादि भाषाएँ और पब्चिमी 
एशिया की जेन्द, पशियन, पश्तो, बलूची, कुर्द और श्रार्मीनियन भाषाएँ एक ही विशाल 
भाषा-परिवार की अग है। यूरोप और एशिया की इन सब भाषाओं मे शब्दकोष और 
व्याकरण की जो आ्राग्चयंजनक समता है, वह झ्ाकस्मिक नही हो सकती । इस समता 
का कारण यही हो सकता है, कि इन विविध भाषाओ्रों को बोलने वाले लोगो के पूर्वज 
किसी भ्रत्यन्त प्राचीन काल मे एक स्थान पर निवास करते थे और एक भाषा बोलते 
थे बाद में जब वे भ्रनेक शाखा-प्रशाखाओ में विभक्त होकर विविध प्रदेशों में बस गये, 
तो उनकी भाषा भी पृथक्‌ रूप से विकसित होती गयी । पर उसमे वह समता कायम रही, 
जो हमे इस समय आाइचर्यजनक प्रतीत होती है । जिस प्रकार गुजराती, मराठी, बंगाली, 
हिन्दी श्रादि विविध भारतीए भाषाश्रों का उद्गभ प्राचीन संस्कृत भाषा से हुआ, वैसे 


आझाय जाति श्रौर उसका भारत में प्रवेश प्र्छ 


ही यूरोप और एशिया की इन भाषाओ्रो का स्रोत कोई एक प्राचीन भाषा थी, जिसका 
स्वरूप हमे अज्ञात हैं। यदि यह बात सत्य है, कि अटलाटिक महासागर के समुद्र-तट से' 
भारत तक विस्तुत इस विशाल क्षेत्र मे (पश्चिमी एशिया की सेमेटिक और तुर्क भाषाओं 
तथा घूरोप की मगयार और फिन भाषाओं के क्षेत्रों को छोडकर) जो भाषाएं झब बोली 
जाती है, उनका उद्गम एक है, तो साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इनको 
बोलने वाले लोग एक ही विशाल जाति के भ्रग है, और किसी प्राचीन काल से वे एक 
ही स्थान पर निवास करते थे । अनेक विद्वानों ने शरीर की रचना और आकृति के 
ग्राधार पर भी इस मन्तव्य की पुष्टि की और यह बात स्वेमान्य-सी हो गयी, कि यूरोप, 
ईरान और भारत के बहुसंख्यक निवासी जाति की इष्टि से एक है और उनके रंग, रूप 
और भाषा श्रादि मे जो भेद इस समय दिखायी देता है, उसका कारण जलवायु की 
भिन्‍नता और चिरकाल तक एक-दूसरे से पृथक रहना ही है । 

इस जाति का नाम क्या हो, दस सम्बन्ध में विद्वानों मे ऐकमत्य नही है । इसके 
लिए विविध विद्वानों ने टण्डो-जर्मन', “इण्डो-यूरोपियन!, “इण्डो-ईरानियन', आन 
ग्रादि विविध नामों का उपयोग किया है, और कुछ ने 'वीरा.' या 'वीरोस्‌' शब्द चुना 
है, क्प्रोकि इस भाषा-परिवार की अनेक प्राचीन भाषाप्नो मे मनुष्य के लिए “वीर 
या इससे मिलते-जुलते शब्द विद्यमान है। पर अधिक प्रचलित शब्द आर्यन्‌' या आर्य! 
है, और हमने भी इसी को उपयुक्त समझा है । सस्कृत और प्राचीन ईरानियन भाषा में 
आय शब्द भ्रपत्ती जाति के लिए प्रयुक्त होता था। भारत के श्रार्य लोग तो अपने को 
आर्य कहते ही थे, ईरानी लोग भी इसी शब्द का उपयोग करते थे | ईरान शब्द स्वय 
आये का अपभ्र शा है, और इस शब्द की स्मृति आयरलेड के आयर' में भी विद्यमान 
है। इन्ही रृण्टियो मे बहुसख्यक विद्वान इस विशाल जाति के लिए आ्रार्य सज्ञा का उपयोग 
करना उपयुक्त समझते है । 


(२) आये जाति का मूल अभिजन 


जो विशाल आर्य जाति इस समय झटलाण्टिक महासागर से भारत तक फैली 
हुई है, उसका मूल अभिजन (निवास-स्थान) कौन-सा था, इस सम्बन्ध मे विद्वानों ने 
अनेक मत प्रतिपादित किये है,। इनमें में कतिपय प्रमुख मतो पर हम यहां सक्षेप से 
प्रकाश डालेगे--- 

(१) मध्य एशिया--श्रायं जाति का मूल अभिजन मध्य एशिया (ईरान के 
उत्तर और कौैस्पियन सागर के पूर्व) में था, इस मत को सबसे पूर्व १६२० ई० में जे० 
जी० रहोड़ ने प्रतिपादित किया था । ईरान की प्राचीन अ्नुश्न॒ति को इष्टि मे रखकर 
रहोड ने यह मत स्थिर किया, कि श्रार्य लोग शुरू मे बैक्ट्रिया मे निवास करते 
थे, और वहाँ से वे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिद्याश्रो मे फैले। इलीगल और पॉट 
ने रहोड के मत का समर्थन किया। पॉट का कथन था, कि बाद के इतिहास में हम 
देखते है कि कितनी ही जातियां मध्य एशिया के क्षेत्र से पूर्व और पश्चिम की 
तरफ फैली । जो ज्क्रिया बाद के इतिहास मे हुई, वही प्राचीन युग मे भी हुई थी, 
और भआ्राये लोग इसी क्षेत्र से अन्य प्रदेशों मे जाकर बसे थे । सन्‌ १८५६ मे प्रोफेसर 


भ्रद भारतीय संस्कृति का विकास 


मैक्समूलर के मध्य एशिया के आर्यों का मूल निवास स्थान होने के मत की प्रबलता के 
साथ पुष्टि की । श्रार्य लोग पहले मध्य एशिया मे निवास करते थे । उनकी एक शाखा' 
दक्षिण-पूर्वे की तरफ चली गयी । इसी की बाद मे ईरानी और भारतीय शआ्रार्यों के रूप 
में दो उप-शाखाएँ हो गयी | ईरानी और भारतीय श्ार्य चिरकाल तक एक साथ रहे 
थे । यही कारण है, कि उनमे परस्पर बहुत भ्रधिक समता पायी जाती है । झार्य-जाति 
की झ्न्य शाखाएँ पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम की ओर बढती गयी श्रौर धीरे-धीरे सारे 
यूरोप मे फैल गयी । सन्‌ १८७४ मे प्रोफेसर सेग्रस ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के झ्राधार 
पर मध्य एशिया में श्रार्यों के मूल झ्भिजन होने के मत की पुष्टि की । उन्होंने कहा 
कि वेद और जेन्दाबस्ता के श्रनुशीलन से यह सूचित होता है, कि आर्य लोग पहले ऐसे' 
स्थान पर रहते थे, जहाँ शीत की भ्रधिकता थी | ऋग्वेद मे वर्ष को सूचित करने के लिए 
“हिम' का प्रयोग किया गया है । वहाँ एक मन्त्र (ऋग्वेद ५, ५४, १५) में 'तरेम तरसा 
दात हिमा.' यह पद आया है, जिसका भ्रर्थ है कि हम शत हिम (सौ साल) जीएँ । वेद 
और शवस्ता में घोडे श्रौर गौवों का जिक्र आता है, नाव चलाने का भी उल्लेख है, और 
वृक्षों मे पीपल का वर्णन है। भ्रत* झायों का मूल अभिजन कोई ऐसा प्रदेश होना चाहिए 
जहाँ खूब सरदी पड़ती हो, पीपल बहुत होता हो, नाव चलाने की सुविधा हो, और 
घोडो व गौवो की प्रचुरता हो । ऐसा प्रदेश मध्य-एशिया का है। कंस्पियन रागर के 
समीप होने के कारण वहाँ नाव की सुविधा है, और अन्य सब वनस्पति व जन्तु भी बहाँ 
उपलब्ध है । क्योंकि जेन्दाबस्ता में इस बात़ का निर्देश भी मिलता है, कि आर्य लोग 
पहले बैविद्रया के प्रदेश मे निवास वारते थे, अ्रतः कैस्पियन सागर के एवंवर्ती इस प्रदेश 
को ही श्रार्यों का मूल स्थान मानना चाहिए । 

(२) उत्तरी क्षुब--भारत के प्रसिद्ध विद्वानू लोकमान्य बालगगाधर तिलक 
ने आरयों के मूल अ्रभिजन के सम्बन्ध में यह मत प्रतिपादित किया, कि शुरू में आर्य लोग 
उत्तरी श्रव के क्षेत्र मे रहते थे । जलवायु की स्थिति में परिवतन होने के कारण बाद 
भे वे भय स्थानों मे जाने के लिए विवश हुए । तिलक ने इस मत को प्रधानतया वैदिक 
सहिताओ के झ्राघार पर प्रतिपादित किया था। इसमे सन्देह नहीं, कि ऋग्वेद के निर्माण 
के समय आये लोग सप्तसैन्धव (पजाब व समीपवर्ती प्रदेश) देश में भ्रा चके थे । पर 
उस युग को स्मृति अभ्रभी उनमें विद्यमान थी, जब कि वे उत्तरी ध्रृव के क्षेत्र म निवास 
करते थे | ऋग्वेद के अनेक सुक्तों में छ. मास के दिन का वर्णन आता है । एक यूक्त में 
उषा की स्तुति की गयी है। यह वैदिक उपा भारत की उपा नहीं है, जो कुछ मिनटो तक 
ही रहती है। यह एक श्रत्यन्य सुदीर्घधकाल तक रहने वाली उपा हे, जो समाप्त ही नहीं 
होती । ऐसी उपा उत्तरी धर व के प्रदेश मे ही होती है, मध्य एशिया या भारत में नही। 
महाभारत में सुमेर पवेत का वर्णन आता है, जहाँ देव लोगों का निवास है। सुमेरु के क्षेत्र 
में एक साल का अहोरात्र होता है। इस पर्वत पर बहुत-सी चनस्पतियाँ व औषधियाँ भी 
उत्पत्त होती हैं। जिस पर्वत पर एक साल का श्रहोरात्र होता हो, वह केवल उत्तरी 
प्रूव के क्षेत्र मे ही हों सकता है । ऐसा प्रतीत होता है, कि महाभारत के इस वर्णन में 
उस समय की स्मृति सुरक्षित है, जबकि श्रार्य लोग उत्तरी ध्रूव भे निवास करते थे, 
झौर जब कि हिमप्रलय-पुवेवर्ती समय में वह प्रदेश वनस्पति भ्रादि से परिपूर्ण होने के 


आ्रायं जाति और उसका भारत मे प्रवेश प्र्ह्‌ 


कारण भनुष्यो के निवास के योग्य था। आये लोग वहाँ से चले आये थे, पर श्रपने 
अ्राचीन भ्रभिजन को गझ्रादर की दृष्टि से देखते थे, और यह कल्पना करते थे कि देब 
लोग ग्रब तक भी वहाँ निवास करते हैं । 

प्राचीन ईरानियो के धर्मग्रन्य जेन्दाबस्ता की प्रथम पुस्तक वेन्दिदाद में भी 
कतिपय ऐसे निर्देश मिलते है, जो श्रार्यों के मूल अभिजन पर प्रकाश डालते है । उनके 
अनुसार झहुरमज्द ने पहले-पहल (ऐशग्यंन वेइजो' (श्रार्यों का बीज या मूल) का निर्माण 
किया । इस प्रदेश मे सरदी के दस महीने और गर्मी के दो महीने होते थे । ऐस्यन 
बेइजो के बाद अ्रहुरमज्द ने सुग्ध और फिर मोउर का निर्माण किया । अ्रनेक विद्वानों 
के अनुसार यह ऐग्यंन बेइजो देश उत्तरी' ध्र्‌व के समीप ही कही स्थित था। जेन्दा- 
वस्ता में भ्रहुरमज्द द्वारा निभित विविध देशों का जो क्रम लिखा गया है, अनेक विचा- 
रको के भ्रनुसार वह श्रार्यों के विस्तार को सूचित करता है । पर ऐय्येन वेइजों उत्तरी 
ध्र॒व के क्षेत्र म ही कही था, इस बात से सब विद्वानु सहमत नही हैं। कतिपय विद्वानु 
इस प्रदेश को ईरान के उत्तर में स्थित मानते हैं । 

(३) सप्तसेन्धव देश--भारत के ही कुछ भ्रन्य विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित 
किया, कि आर्य लोगो का मूल अभिजन सप्तसँन्धव देश था। सरस्वती, शतद्गु, विपाशा, 
परुष्णी, असिकनी, वितस्ता और मिन्धु--इन सात नदियों द्वारा सिचित प्रदेश का 
प्राचीन नाम सप्तसैन्धव देश था । श्रार्य लोगो का यही प्राचीन अभिजन था, और यही 
से बे सारे भारत मे और पश्चिम में यूरोप तक फैले । इस मत के प्रधान समर्थक श्री 
अधिनाशचन्द्र दास है । उन्होंने बडे विस्तार से यह प्रतिपादित किया हैं कि ऋग्वेद के 
ग्रनुणीलन से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में आर्य लोग इन सात नद्वियों के प्रदेश मे निवास 
करते थे | तब वर्तमान राजपूताना और पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार और बगाल के प्रदेशों 
में समुद्र था। इन्ही को वैदिक आये दक्षिणी और पूर्वी समुद्र कहते थे । ऋग्वेद के 
ग्राधार पर ही श्रीयुत दास ने यह प्रदर्शित किया, कि आर्यों की एक शाखा श्रहुरमज्द 
(असुर महत्‌) की उपासिका होने के कारण अन्य झायों के साथ संघर्ष मे व्यापृत हुई, 
और उनसे परास्त होकर पश्चिम की ओर चली गयी और ईरान में जा बसी । वैदिक 
श्रायं देवों के उपासक थे, और ईरान में बसने वाले आय॑ असुरो के । पहले ये एक साथ 
सप्तसैन्धव देश मे निवास करते थे । पर घाभिक मतभेद के कारण इनमे घोर सम्राम 
हुआ, जिमे वैदिक साहित्य में देवासुर-सग्राम कहा गया है | इसमे अ्रमुर लोग परास्त 
हुए, और अपना मूल अभिजन छोडकर पश्चिम मे ईरान के प्रदेश मे बस जाने के लिए 
विवश हुए । सप्तसैन्धव के क्षेत्र मे निवास करने वाली एक ग्रन्य आर्य जाति जिसे 'पर्णि! 
बहते थे, व्यापार में विशेष कुशल थी । वह पश्चिम की श्रोर जाकर बस गयी, और 
श्रागे चलकर प्यूनिक व फिनीशियन जाति कहाई । पश्चिमी एशिया के सेमेटिक लोगो 
पर इस पणि जाति का बहुत प्रभाव पड़ा । श्रार्य जाति की श्रन्य शाखाएँ सप्तसन्धव 
देश से यूरोप में भी गयी, और यूरोप की भाषाश्रो में और संस्कृत व प्राचीन ईरानी 
भाषाओं में जो समता इृष्टिगोचर होती है, उसका कारण झ्रार्य जातियों का यह विस्तार 
डी है। 

श्रीयुत दास ने लोकमान्य तिलक की उन युक्तियों की भी विस्तृत रूप से 


२ भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत मे आार्यों का प्रवेश चाहे दो घाराध्ों मे हुआ हो या भ्रधिक धाराकं में, 
पर बहुसंख्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से प्राकर ही इस देश में झाबाद 
हुए थे । बरतंमान समय में विद्वानों का भुकाव इस मत की ओर है, कि भार लोगों, 
का मूल अभिजत कैस्पियन साग्रर के यूव॑ से लगाकर बंक्षु (पश्राकसस) नदी तक के प्रदेश 
में कही पर था। 


| 


(३) आयं-जाति का प्रसार 


भ्रायं-जाति का मूल निवास-स्थान चाहे सप्तसैन्धव देश में हो, चाहे कैस्पियन 
सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश मे, यह निश्चित है कि उसकी विविध शाखाएँ श्रनेक धाराध्रों 
में एदिया और यूरोप के विविध प्रदेशो मे जाकर झ्ाबाद हुईं। इनमें से कतिपय शाखाश्रो 
के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण पुरातत्व-सम्बन्धी खोज द्वारा भी उपलब्ध हुए है। दजला 
आर फरात नदियों की घाटी मे जिस प्राचीन (आर्यों से पूर्वेवर्ती) सभ्यता का विकास 
हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । सोलहवों सदी ई० पू० में ईराक के 
इस प्रदेश पर उत्त र-पश्चिम की श्रोर से आक्रमण शुरू हुए । कस्साइत्‌ नामक एक जाति 
ने बैबिलोन को जीत कर वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया । ये कस्साइत्‌ लोग श्रार्य 
जाति के थे। इनके राजाओं के नाम आर्य-राजाओ के नामो के सरश है । कस्साइत्‌ 
राजवंश की राजधानी बेबिलोन थी, और ईराक के प्रदेश में स्थित इस प्राचीन नगरी 
में सम्भवत: यह आ्रायं-जाति का प्रथम राजवंश था। कस्साइत्‌ (या कस्शु) लोगो के 
प्रधान देवता सूर्यस (सूयें) और मरुत (मरुत्‌) थे। इनकी भाषा भी झआारय॑-परिवार 
की थी । इनके जो लेख मिले हैं, उनके श्रनुशीलन से इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह 
जाता, कि ये लोग विशाल आयं-जाति की ही शअन्यतम शाखा थे । 

पन्द्रहवी सदी ई० पूृ० के लगभग मितनन्‍नी नामक एक अन्य जाति ने कस्साइत्‌ 
लोगो के राज्य के उत्तर-पश्चिम में अपने राज्य की स्थापना की । मित्तनी लोग भी 
श्रार्य-जाति के थे । इनके पर्चिम में एक अन्य झाये-जाति ने अपने राज्य की स्थापना 
की, जिसे खत्ती, हती या हिंताइत कहते है । मित्त नी और खत्ती जातियो के राज्य एक 
दूसरे के पडोस में थे, श्रतः उनमे प्रायः संघर्ष होता रहता था । १३८० ई० पृ० के 
लगभग इन दोनो राज्यो मे परम्पर सन्धि हो गयी । इस सन्धि की शर्तें विशद रूप से 
उत्कीर्ण हुई बोगजकोई नामक स्थान के भग्नावशेपों मे उपलब्ध हुई हैं। बोगज कोई 
मित्तनी राज्य की राजधानी के प्राचीन स्थान को सूचित करता है, और एशिया 
साइनर में स्थित है। यह सन्धि मितन्‍नी के राजा (दशरथ के पुत्र) मतिउज और 
खत्ती के राजा शुबिलुलिम के बीच में हुई थी । इस सन्धि के साक्षी रूप कुछ देवताश्रो 
के नाम लिखे गये थे । ये देवता है, मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौ | बोगजकीई के इस 
लेख भे इन देवताओं के नाम इस रूप में दिये गये है--मि-इत्‌-प्रस्‌, व-अर-रु-उण-पस्‌ 
इनू-द-र, न-स-प्रति-इश्न । वैदिक पदो को इस रूप में लिखने की प्रथा की व्यवस्था भारत 
में भी थी। मित्र, वरुण, इन्द्र श्रौर नासत्यौ (अ्रश्विनीकुमार) देवताओं के नामो की 
एशिया माइनर मे सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि मितन्‍नी और खत्ती दोनों 


झ्राय जाति और उसका भारत में प्रवेश ६३ 


झाये जातियाँ थीं, भौर दोनों उन भायं-देवताश्रों की पूजा करती थीं, जिनका परिज्ञान 
हमें ऋग्वेद से होता है । इससे यह भी सूचित होता है, कि जिस॑ युग में सब झ्रार्य जातियाँ 
एक प्रदेश मे निवास करती थी, तब भी उनमें इन देवताओं की पूजा प्रचलित थी । 
बोगजकोई में ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की तख्तियों पर उत्कीर्ण की 
हुई है। इस पुस्तक का विषय रथचालन है । इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति 
था, जो मितन्‍नी जाति का था । रथ के घूमने के लिए इस पुस्तक में आावत्तेन्न' दाब्द 
का प्रयोग किया गया है, श्रौर एक, तीन, पाँच व सात चकक्‍करों के लिए क्रमश: ऐकवर्तेन्न, 
तेरवत्तेन्न, पंचवत्तंन्‍्न भौर सत्तवर्त्तन्त शब्दों का उपयोग किया गया है । पश्रावत्तन्‍्न शब्द 
संस्कृत भाषा के झावत्तंन शब्द से मिलता है, और इससे सूचित होता है, कि मितन्नी 
लोगों की भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। मितन्‍्नी राजाओं द्वारा भेजे गये 
कतिपय पत्र मिस्र में एल-पझ्म रना नामक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हैं। ये पत्र भी मिट्टी 
की तख्तियी पर उत्कीर्ण हैं। इन पत्रों में मितन्‍नी-राजाश्ों के भ्रतंतम, दशरत्त श्रादि 
जो नाम मिले हैं, वे भी संस्कृत शब्दो के बहुत समीप हैं । इसी प्रकार खत्ती राजाओं 
के अ्रन्यतम नाम मयंतस्‌ और सूर्यस्‌ स्पष्टतया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते है । इन 
प्रमाणो को दृष्टि भे रखने से इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि कस्साइत, 
खत्ती और मितन्‍्नी के रूप मे जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रंगमंत्र पर प्रकट हुई थीं, 
वे झाये-जाति की ही शाखाएँ थी | अपने मूल अभिजन से निकलकर जब श्राये-जातियों 
के प्रसार का प्रारम्भ हुआ, तो उसकी कुछ शाखाएं इस क्षेत्र में जा बसी, बोगजकोई 
श्रादि के अवशेष इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । 

पूर्व की श्लोर जो झार्य लोग गये, उनकी दो प्रधान शाखाएँ थी, ईरानी भ्रौर 
भारतीय । जिस प्रकार भारतीय श्रार्यों का प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद है, वैसे ही ईरानी श्रायों 
का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है। जेन्दावस्ता की भाषा वैदिक भाषा से बहुत मिलती है। 
उनमे न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, भ्रपितु साथ ही व्याकरण, धातु भ्रादि भी 
एक-दूसरे के सह हैं। प्राचीन ईरानी लोगो का घ॒र्म भी वेदिक धर्म के बहुत समीप था । 
मित्र, वरुण, भ्रग्नि श्रादि वेदिक देवताओं की पूजा प्राचीन ईरानी लोग भी करते थे । 
ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की शोर जाने वाली ये दोनों श्रायं-जातियाँ बहुत समय 
तक एक-दूसरे के साथ रही, श्ौर उनके धर्म का साथ-साथ विकास हुआ । देर तक 
साथ रहते से उनकी भाषा भी एक-दूसरे के अधिक समान रही । 

पर बाद में श्रार्यों की ईरानी और भारतीय शाखाग्रों मे विरोध हो गया । इस 
विरोध ने एक उग्र संग्राम का रूप धारण किया। श्रन्त मे ईरानी लोग परास्त हुए, और 
वे अपने साथियों से परथक्‌ होकर उस देश में बस गये, जिसे ग्राजजल ईरान कहा जाता 
है, और जिसका यह नाम भ्रार्यं-जाति के नाम पर ही पडा था । वैदिक संहिताओो झौर 
जेन्दावस्ता के भ्रनुशीलन से इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है । इसी को देवासुर- 
सप्राम भी कहा जाता है । 

संस्कृत-माषा में देव शब्द उत्तम श्र्थ में और असुर बुरे भ्र्थों में प्रयुक्त होता 
है। देव का प्रभिष्राय है, दिव्य गुणयुक्त । श्रसुर का श्र है, दानव या दैत्य । इसके 
विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा में श्रसुर शब्द भ्रच्छे श्र्थों मे और देव शब्द घृणित श्रर्थों 


६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत में प्लायों का प्रवेश चाहे दो धाराशों में हुआ हो या झधिक धाराप्रों में, 
पर बहुसंल्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से झ्राकर ही इस देश में शाबाद 
हुए थे । चर्तमान समय में विद्वानों का भुकाव इस मत की भ्रोर है, कि पआ्लार्य लोगों 
का सूल प्रभिजन कैस्पियन सागर के पूर्व से लगाकर वंक्षु (भ्राक्सस) नदी तक के प्रदेद् 
में कही पर था। 


(३) आयं-जाति का प्रसार 


झायं-जाति का मूल निवास-स्थान चाहे सप्तसैन्धव देश में हो, चाहे कैस्पियन 
सागर के पूव॑वर्ती प्रदेश मे, यह निश्चित है कि उसकी विविध शाखाएँ अनेक धाराहों 
में एशिया और यूरोप के विविध प्रदेशों मे जाकर झ्राबाद हुईं। इनमे से कतिपय शाखाओरों 
के सम्बन्ध मे कुछ प्रमाण पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज द्वाय भी उपलब्ध हुए है। दजला 
भोर फरात नदियों की घाटी में जिस प्राचीन (आ्रार्यों से पूर्ववर्ती) सभ्यता का विकास 
हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । सोलहवी सदी ई० पू० मे ईराक के 
इस प्रदेश पर उत्तर-पश्चिम की ओर से आक्रमण शुरू हुए । कस्साइतू नामक एक जाति 
ने बैबिलोन को जीत कर वहाँ प्रपना शासन स्थापित कर लिया । ये कस्साइत्‌ लोग आये 
जाति के थे। इनके राजाशों के नाम झार्य-राजाओो के नामों के सदद् हैं। कस्साइत्‌ 
राजवंश की राजधानी बेबिलोन थी, और ईराक के प्रदेश में स्थित इस प्राचीन नगरी 
में सम्भवत: यह आयं-जाति का प्रथम राजवश था । कस्साइत्‌ (या कस्णु) लोगो के 
प्रधान देवता सूर्यस (सूर्य) और मरुत (मरुत्‌) थे। इनकी भाषा भी झ्ार्य-परिवार 
की थी । इनके जो लेख मिले हैं, उनके अ्रनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नही रह 
जाता, कि ये लोग विशाल आरय॑-जाति की ही अन्यतम शाखा थे । 

पन्द्रहवी सदी ई० पृ० के लगभग मितन्‍नी नामक एक अन्य जाति ने वस्साइत्‌ 
लोगों के राज्य के उत्तर-पश्चिस में अपने राज्य की स्थापना की । मित्तनी लोग भी 
श्रार्य-जाति के थे । इनके पश्चिम में एक श्रन्य श्रार्य-जाति ने अपने राज्य बी स्थापना 
की, जिसे खत्ती, हती या हिताइत कहते है | मित्त ती और खत्ती जातियो के राज्य एक 
दूसरे के पड़ोस मे थे, भरत: उनमे प्रायः सधर्ष होता रहता था । १३८० ई० पृ० के 
लगभग इन दोनों राज्यो मे परस्पर सन्धि हो गयी । इस सन्धि की शर्तें विशद रूप से 
उत्कीर्ण हुई बोगजकोई नामक स्थान के भग्नावशेषों मे उपलब्ध हुई है । बोगज कोई 
मित्तनी राज्य की राजधानी के प्राचीन स्थान को सूचित करता है, और एशिया 
माइनर में स्थित है। यह सन्धि मितन्‍्नी के राजा (दशरथ के पुत्र) मतिउज और 
खत्ती के राजा शुबिलुलिम के बीच में हुई थी । इस सन्धि के साक्षी रूप कुछ देवताझो 
के नाम लिखे गये थे । ये देवता हैं, मित्र, वरुण, इन्द्र श्रौर नासत्यौ । बोगजकोई के इस 
लेख में इन देवताओं के नाम इस रूप में दिये गये हैं--मि-इत्‌-पस्‌, व-प्रर-रु-उण-अस 
इनू-द-र, न-स-पअ्रति-इश्न । वैदिक पदों को इस रूप मे लिखने की प्रथा की व्यवस्था भारत 
में भी थी। मित्र, वरुण, इन्द्र श्रौर नासत्यौ (अश्विनीकुमार) देवताओं के नामों की 
एशिया माइनर में सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि मितस्ती और खत्ती दोनों 


आय जाति और उसका भारत में प्रवेश ६३ 


झाये जातियाँ थीं, भौर दोनों उन झाय-देवताओ्रों की पूजा करती थीं, जिनका परिज्ञान 
हमें ऋग्वेद से होता है । इससे यह भी सूचित होता है, कि जिस॑ युग में सब झा जातियाँ 
एक प्रदेश में मिवास करती थी, तब भी उनमे इन देवताश्रों की पूजा प्रचलित थी । 
बोगजकोई में ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की तस्तियों पर उत्कीर्ण की 
हुई है। इस पुस्तक का विषय रथचालन है। इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति 
था, जो मितन्‍्नी जाति का था। रथ के घूमने के लिए इस पुस्तक में “प्रावत्तन्‍्न' शब्द 
का प्रयोग किया गया है, और एक, तीन, पाँच व सात चक्‍करों के लिए क्रमशः ऐकवर्तंन्न, 
तेरवत्तंन्‍्न, पचवर्त्तन्त भौर सत्तवत्तेन्न शब्दों का उपयोग किया गया है। झावत्तंन्न शब्द 
संस्कृत भाषा के आरावर्त्तत शब्द से मिलता है, भौर इससे सूचित होता है, कि मितन्‍्नी 
लोगो की भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। मितन्नी राजाश्रों द्वारा भेजे गये 
कतिपय पत्र मिस्र मे एल-अ्मरना नासक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हैं। ये पत्र भी मिट्टी 
की तख्तियी पर उत्कीर्ण है। इन पत्रों में मितन्ती-राजाओ्रो के भ्रतंतम, दशरत्त श्रादि 
जो नाम मिले हैं, वे भी संस्कृत शब्दों के बहुत समीप हैं । इसी प्रकार खत्ती राजाश्रों 
के भ्रन्यतम नाम मर्यतस्‌ और सुयंस्‌ स्पष्टतया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते हैं । इन 
प्रमाणो को दृष्टि भें रखने से इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि कस्साइत, 
खत्ती श्नौर मितन्‍्नी के रूप मे जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रगमंत्र पर प्रकट हुई थीं, 
वे आर्य-जाति की ही शाखाएँ थी। अपने मूल अभिजन से निकलकर जब श्रार्यं-जातियों 
के प्रसार का प्रारम्भ हुआ, तो उसकी कुछ शाखाएँ इस क्षेत्र मे जा बसी, बोगजकोई 
झ्रादि के श्रवशेष इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । 

पूर्व की ओर जो आ॥लार्य लोग गये, उनकी दो प्रधान शाखाएँ थी, ईरानी और 
भारतीय । जिस प्रकार भारतीय श्रार्यों का प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद है, वैसे' ही ईरानी श्रार्यों 
का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है। जेन्दावस्ता की भाषा वैदिक भाषा से बहुत मिलती है। 
उनमे न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, अपितु साथ ही व्याकरण, घातु झ्रादि भी 
एक-दूसरे के सह है। प्राचीन ईरानी लोगो का धर्म भी वैदिक धर्म के बहुत समीप था । 
मित्र, वरुण, भ्रग्ति श्रादि वैदिक देवताओ्ो की पूजा प्राचीन ईरानी लोग भी करते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की श्रोर जाने वाली ये दोनों श्रार्य-जातियाँ बहुत समय 
तक एक-दूसरे के साथ रही, शौर उनके धर्म का साथ-साथ विकास हुआ । देर तक 
साथ रहने से उनकी भाषा भी एक-दूसरे के भ्रधिक समान रही । 

पर बाद मे श्रार्यों की ईरानी और भारतीय शाखाओं मे विरोध हो गया । इस 
विरोध ने एक उग्र संग्राम का रूप धारण किया । श्रन्त में ईरानी लोग परास्त हुए, भौर 
वे भ्रपने साथियों से पृथक होकर उस देश मे बस गये, जिसे श्राजजल ईरान कहा जाता 
है, और जिसका यह नाम पझ्रार्य-जाति के नाम पर ही पड़ा था । वैदिक संहिताशो और 
जेन्दावस्ता के अनुशीलन से इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसी को देवासुर- 
संग्राम भी कहा जाता है । 

संस्कृत-भाषा मे देव शब्द उत्तम श्र में भौर असुर बुरे भ्रथों में प्रयुक्त होता 
है | देव का अभिप्राय है, दिव्य गुणयुक्त । अ्रसुर का भ्र्थ है, दानव या दैत्य । इसके 
विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा मे श्रसुर शब्द भच्छे भ्र्थों मे और देव शब्द घृणित झर्थों 


॥ है भारतीय संस्कृति का विकास 


में भाता है। प्राचीन ईरानी भ्रसुर के उपासक ये। उनका प्रधान देवता (उपास्य देव) 
अहुरमंज्द (प्रसुर महत्‌) था। किसी श्रत्यन्त प्राचीन काल में वैदिक श्रायं भी अ्रसुर 
शब्द का प्रयोग अच्छे श्र्थों में करते थे, श्रौर अपने देवताप्नों को प्रसुर (प्रतापशाली) 
कहते थे । पर ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद मे प्रार्यों में मतभेद हो गया। उनका 
एक भाग देव का उपासक हो गया, और दूसरा असुर का। इस विरोध का कारण 
सम्भवत:ः धामिक था । जेन्दावस्ता में मित्र, वरुण, श्रग्नि श्रांदि वैदिक देवताग्रों की ती 
सत्ता है, पर इन्द्र को कही उपास्य नही माना गया । इसके विपरौत वेदों मे इन्द्र की 
महिमा बहुत विशद रूप से वर्णित है । 

भारत में श्रार्यों का प्रवेश--आ्रार्यों की जो शाखा भारत मे प्रविष्ट हुई, उसे 
इस देद्ा में भ्रनेक आय॑-भिन्‍न जातियो के साथ युद्ध करने पडे । जिस प्रकार पश्चिमी 
एशिया में बसने वाली कस्साइत्‌, खत्ती और मितन्‍्नी जातियो ने अपने से पू्ववर्ती 
सभ्यताझ्रो को परास्त कर वहाँ भ्रपनी सत्ता स्थापित की, वैसे ही भारतीय भ्रार्यों ने इस 
देश मे विकसित हुई पूर्ववर्ती सम्यताप्रों को विनष्ट कर श्रपनी सत्ता की स्थापना की । 
श्रार्यों के पहले के ये आर्य-भिन्‍त लोग कौन थे, इस विषय में वैदिक साहित्य से ही 
कतिपय उपयोगी निर्देश मिलते है। वेदों मे इन्हें 'दस्यु' श्नौर 'दास' कहा गया है । 
वैदिक सूक्तो से यह भी ज्ञात होता है, कि ये दस्यु लोग क्ृष्णवर्ण के थे, श्नौर इनकी 
नाक छोटी होती थी । इसीलिए इन्हें 'अनास” (नासिकाहीन) भी कहा गया है । पर 
ये लोग अच्छे बडे पुरों मे निवास करते थे, और इनके अनेक सुदृढ़ दुर्ग भी बने हुए 
थे। इन्हें परास्त करने के लिए श्रार्यों को घनघोर युद्ध करने पडे झ्लौर एक युद्ध मे तो 
पचास हजार के लगभग 'दासो” के मारे जाने का निर्देश ऋग्वेद में दिया गया है । 
संस्कृत भाषा में दस्यु शब्द का प्रयोग डाक्‌ के श्र॒र्थ में होता है, प्रौर दास शब्द का 
गुलाम श्र्थ में । प्रतीत होता है, कि भ्रार्यो के प्रवेश से पूर्व जो जाति इस देश में निवास 
करती थी, उसकी संज्ञा दस्यु या दास थी। आर्यों ने उसे परास्त किया, और उसकी 
बडी सख्या को झपने पास गुलाम के रूप में रहने के लिए विवश किया। थे गुलाम 
दास-जाति के थे, श्रत: दास शब्द का अर्थ ही गुलाम हो गया । इसी प्रकार श्रायं लोग 
दस्यु शब्द का प्रयोग घृणा के रूप मे करते थे, और बाद मे इसका अ्रर्थ डाकू हो गया। 
पर प्राचीन संस्कृत में ऐसे निर्देशों की कमी नहीं है, जिनसे दस्यु का प्रभिप्राय डाक्‌ 
न होकर एक जाति विशेष प्रतीत होता है । महाभारत में एक दस्यु की कथा श्राती 
है, जिसे परम धर्मात्मा कहा गया है। श्रार्यों ने इन दस्युश्नो व दासो को परास्त करके 
ही भारत में भ्रपनी सत्ता स्थापित की । पिछले श्रध्याय में हम सिन्धु घाटी की समुन्नत 
सम्यता का विवरण दे चुके है, जिसके अनेक नगर विद्यमान थे, और जिसके प्रनेक 
नगर दुगगंरूप मे थे। श्रत यह कल्पना की जाती है, कि वंदिक श्राययों ने जिन दस्युप्रों 
को परास्त किया, वे सिन्धु घाटी में निवास करते थे, श्रौर उन्हीं की सम्यता के 
भग्नावशेष पंजाब मे रावी नदी के और सिन्ध मे सिन्धु नदी के तट पर पाये गए है । 

भारत मे झ्लाकर भ्रार्यों ने जो सम्यता विकसित की, उसे ही 'बँदिक सम्यता' 
कहा जाता है, क्योकि इसका परिज्ञान हमे वैदिक साहित्य द्वारा होता है। 


पांचवां अध्याय 


बैदिक युग की सभ्यता ओर संस्कृति 


(१) बेदिक साहित्य 


बेदिक युग-- भा रतीय भ्रार्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक युग 
कहते हैं। इसका कारण यह है कि वेद शआर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं, और उनके 
अ्रनुशीलन से हम इन श्रार्यों की सम्यता, संस्कृति और धर्म के सम्बन्ध मे बहुत कुछ 
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योकि वैदिक सुक्तों में झाय॑ ऋषियों के बिचार और 
कथन झग्रविकल रूप से उनकी ग्रपनी भाषा में विद्यमान हैं। जिस प्रकार पौराणिक 
श्रनुश्नुति प्राचीन श्रार्यों के राजनीतिक वृत्तान्त को सूचित करती है, वैसे ही वैदिक 
सहिताएँ उनके धर्म व सम्यता का परिचय देती है। वैवस्वत मनु से महाभारत तक 
के काल को हम वेदिक युग कह सकते है । क्योकि इस सुदीर्ष (१५०० वर्ष के लगभग 
के) काल में वैदिक सूक्तो का निरन्तर निर्माण होता रहा, और वेदो के श्रनुशीलन से 
जिस सभ्यता और सस्क्ृति का परिचय मिलता है, वह इसी यूग की है । 

वंदिक संहिता--अभ्रायं जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ 
है, ज्ञान । वेद मुख्यतया पद्म मे है, यद्यपि उनमे गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद् 
को ऋग्‌ या ऋचा कहते है, बैदिक गद्य को यजुष्‌ कहा जाता है, भौर वेदो मे जो 
गीतात्मक (छन्‍्द रूप) पद्म हैं, उन्हे साम कहते है । ऋचाशों व सामों के एक समूह का 
त्ाम सूक्त होता है, जिसका भ्रथ॑ है, उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित । वेद में इस प्रकार के 
हजारो सूक्त विद्यमान है । प्राचीन समय में वेदों को त्रयी' भी कहते थे। ऋचा, 
यजुष और साम--इन तीन प्रकार के पदो में होने के कारण ही वेद की “त्रयी' सज्ञा 
भीथी। 

पर वैदिक मन्त्रों का संकलन जिस रूप मे आजकल उपलब्ध होता है, उसे 
संहिता कहते है। विविध ऋषि-बंशो मे जो मन्त्र श्रृति द्वारा चले श्राते थे, बाद में 
उनका सकलन व संग्रह किया गया । पहले वेद मन्त्रो को लेखबद्ध करने की परिपाटी 
शायद नहीं थी। गुरु-शिष्य परम्परा व पिता-पुत्र परम्परा द्वारा ये मन्त्र ऋषि-वंशो 
मे स्थिर रहते थे, भौर उन्हे श्रुति (श्रवण) द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से जानता 
था। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा जाता था। विविध ऋषि वबद्यों में जो विविध 
सूक्त श्रुति द्वारा चले आते थे, धीरे-धीरे बाद में उनको सकलित किया जाने लगा। 
इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदव्यास को है। ये महाभारत युद्ध के समकालीन 
थे, और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान थे। वेदब्यास ने बैदिक सूक्तो का 
संहिता रूप में संग्रह किया । उसके द्वारा सकलित वैदिक संहिताएँ चार है-- ऋग्वेद, 
यजुरवेद, सामवेद झ्ौर भ्रथववेद । 


६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


चार बेब---ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ सुूक्त हैं। यदि ११ बालखित्य 
सूक्तो को भी इनमें अन्तर्गत कर लिया जाम, तो ऋग्वेद के कुल सूक्तो की संख्या 
१०२८ हो जाती है। ये १०१७ या १०२८ सूक्त १० मण्डलों मे विभक्त हैं। वेद के 
प्रत्येक सूक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके “ऋषि! और 'देवता” का नाम दिया गया 
है । ऋषि का अर्थ है, मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने बाला । जो लोग वेदों को 
ईदवरीय ज्ञान मानते हैं, उनके अनुसार वेदो का निर्माण तो ईइ्वर द्वारा हुश्रा था, 
पर इस बैदिक ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाले ये ऋषि ही थे। पर श्राधुनिक विद्वानु 
वैदिक ऋषियों का भ्रभिप्राय यह समभते हैं कि ये ऋषि मन्त्रो के निर्माता थे । वैदिक 
देवता का प्रभिप्राय उस देवता से है, जिसकी उस मन्त्र में स्तुति की गयी है, या 
जिसके सम्बन्ध में मन्त्र में प्रतिधादन किया गया है। 

ऋग्वेद के ऋषियों में सर्वप्रथम गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, श्रत्रि, भारद्वाज, 
और वरिष्ठ हैं। इन छः ऋषियो और इनके वंशजो ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, 
पाँचवें, छठे और सातवें मण्डलों का दर्शन या निर्माण किया था। श्राठबे मण्डल के 
ऋषि कण्व और आंगिरस वंश के है। प्रथम मण्डल के पचास सूक्त भी कण्ब-वंश के 
ऋषियो द्वारा निर्मित हुए । अन्य मण्डलों और प्रथम मण्डल के अन्य सूक्तो का निर्माण 
श्रन्य विविध ऋषियों द्वारा हुआ, जिन सबके नाम इन सूक्तो के साथ मे मिलते हैं । 
इन ऋषियों में वेवस्वत मनु, शिवि और झआशीनर, प्रतर्देन, मधुछन्दा और देवापि के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के इन ऋषियों में कतिपय स्त्रियाँ भी है, 
जिनमें लोपामुद्रा प्रमु है । लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी | वह विदर्भ-राज 
की कन्या थी, और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी । 

यजुर्वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते है, शुक्ल यजुर्वेद ओर क्ृष्ण-यजुरवे द । 
शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी सहिता भी कहते हैं, जिसकी दो शाखाएँ उपलब्ध है-- 
काण्व और माध्यन्दिनीय । कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं प्राप्त होती है, काठक संहिता 
कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी सहिता और तैत्तिरीय सहिता। विविध ऋषि-वशों व 
सम्प्रदायो मे श्रुति द्वारा चले श्राने के कारण वेदमन्त्रों के मूल पाठ मे भेद का हो जाना 
अ्रसम्भव नहीं था । सम्भवत:, इसी कारण यजुर्वेद की ये विविध शाखाएँ बनी । इन 
शाखाओं मे अ्रनेक स्थानों पर मन्त्री मे पाठभेद पाया जाता है | इनमे यजुर्वेद की वाज- 
सनेयी सहिता सबसे महत्त्वपूर्ण है, और बहुत से विद्वान्‌ उसे ही श्रसली यजुर्वेद मानते 
हैं। यह चालीस अध्यायो में विभक्त है। इनमें उन मन्त्रो का पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से सग्रह 
किया गया है, जो विविध याज्ञिक अनुष्ठानों मे प्रयुक्त किये जाते थे । यजुर्वेद का अन्तिम 
अध्याय ईशोपनिषद्‌ है, जिसका सम्बन्ध याज्ञिक भ्रनुष्ठानो के साथ न होकर अध्यात्म- 
चिन्तन के साथ मे है । 

सामवेद की तीन शाखाएँ इत्त समय मिलती हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय 
शाखा और जैमिनीय शाखा। इनका आधार भी पाठभेद हैं। सामवेद के दो भाग 
हैं पर्वाचचिक प्रौर उत्तराचिक । दोनो की मंत्र-संख्या १८१० है। श्रथवेवेद की दो 
शाखाएँ इस समय मिलती है, शौनक और पिप्पलाद | इनमें शौनक शाखा प्रधिक 
प्रसिद्ध हैं, और उसे ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है । भ्रथवंवेद में कुल 


बैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति ६७- 


मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूक्त हैं। सूक्तों के ग्न्तर्गंत मंत्रो की संख्या ६००० के 
लगभग है । ' 

ब्राह्मण-प्रन्ब--वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताओं के प्रतिरिक्त ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण-ग्रन्थों में उन अनुष्ठानों का 
विशद रूप से वर्णन है, जिनमें वैदिक मन्त्रों को प्रयुक्त किया जाता है। प्नुष्ठानों के 
भ्रतिरिक्त इनमें वेदमन्त्रों के श्रभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। प्रत्येक 
ब्राह्मण-ग्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है, और उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना 
जाता है। यहाँ यह भावश्यक है कि हम प्रत्येक वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का संक्षेप के साथ उल्लेख करें, क्योकि ब्राह्मण-प्रन्थों का परिचय दिये बिना 
बैदिक-साहित्य का वर्णन पूरा नही हो सकता । 

ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-प्रन्थ ऐतरेय है । भ्रनुश्नुति के भ्रनुसार ऐतरेय ब्राह्मण 
का रचयिता महीदाप्त ऐतरेय था। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी या 
सांख्यायन-ब्राह्मण है । कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय हैं । शुक्ल भर कृष्ण यजुर्वेद 
मे मुख्य भेद यह है, कि जहाँ शुक्ल यजुर्वद मे केवल मन्त्र भाग है, वहाँ कृष्ण यजुर्वेद 
में ब्राह्मण-भाग भी भ्रन्तर्गत है। उसमे मन्त्रों के साथ-साथ विधि-विधान व याज्षिक 
प्रनुष्ठान के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण भाग को भी दे दिया गया है। ग्नतः ' 
तैत्तिरीय ब्राह्मण रचना की दृष्टि से कृष्ण यजुर्वेद से बहुत भिन्‍न नही है । शुक्ल यजुर्वेद 
का ब्राह्मण शतपथ है, जो अभ्रत्यन्त विशाल ग्रन्थ है । इसमे कुल मिलाकर सौ अध्याय 
है, जिन्हे चौदह काण्डों मे विभक्त क्रिया गया है। झतपथ ब्राह्मण मे न केवल याज्षिक 
अनुष्ठानों का बड़े विशद रूप से वर्णन किया गया है, पर साथ ही इस बात पर भी 
विचार किया गया है, कि इन विविध श्रनुष्ठानों का क्‍या प्रयोजन है, भ्रौर इन्हे क्यों 
यज्ञ का अंग बनाया गया है । शतपथ ब्राह्मण का रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि माना जाता 
है। सामवेद के तीन ब्राह्मण हैं, ताण्डय महाब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जेमिनीय 
ब्राह्मण । भ्रनेक विद्वानों के अनुसार ये तीनो ब्राह्मण भ्रन्य ब्राह्मण-ग्रन्थो की अपेक्षा 
भ्रथ्िक प्राचीन हैं । अथवंवेद का बाह्मण गोपथ है। अनेक विद्वानों की सम्मति में यह 
बहुत प्राचीन नहीं है, और इसमे उस ढंग से याज्ञिक श्रनुष्ठानों का भी वर्णन नहीं है, 
जैसे कि प्रन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों भे पाया जाता है । 

झारण्यक तथा उपनिषद--इसमे सन्‍्देह नहीं कि भारत के प्राचीन भ्ार्यों के धर्म 
में यज्ञों की प्रधानता थी । यज्ञ के विधि-विधानो मे अनुष्ठानों को वे बहुत महत्त्व देते 
थे | इसीलिये याज्ञिक भनुष्ठानों के प्रतिपादन व उनमे वैदिक मन्त्रों के विनियोग को 
प्रदर्शित करने के लिए उन्होने ब्राह्मण-प्रन्थो की रचना की थी । पर साथ ही, वैदिक 
ऋषि भ्रध्यात्मिक, दाशशनिक व पारलौकिक विषयो का भी चिन्तन किया करते थे 
भात्मा क्‍या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्त्वों से बनी है, इस 
सृष्टि का कर्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्‍त जो चेतन सत्ता है उसका क्या' 
स्वरूप है--इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे विचार किया करते थे । इन गूढ़ विषयों का 
चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्रायः जगलों व झ्रण्यो मे निवास करते थे, जहाँ 
वे झाश्रम' बनाकर रहते थे । वहीं उस साहित्य की सृष्टि हुई, जिसे श्रारण्यक तथा 


च्द्८ भारतीय संस्कृति' का विकास 


उपनिषद्‌ कहते हैं| अनेक आरण्यक ब्राह्मण-ग्रन्थो के ही भाग हैं। ऋषियों ने भ्रण्प में 
स्थापित प्लाश्नमो में जिन उपनिषदों का विकास किया, उनकी सख्या दो सौ से भी ऊपर 
है | पर प्रमुख उपनिषदें निम्नलिखित है--- 

(१) ऐतरेय उपनिषद्‌ू--यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। 
ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थ कौीतकी ब्राह्मण के प्रन्त में भी प्रारण्यक भाग है, जिसे 
कौशीतक आरण्यक या कौशीतकी उपनिषद्‌ कहते है । (२) यजुर्वेद का अन्तिम श्रध्याय 
ईशोपनिषद्‌ के रूप मे है । शुक्ल यजुवेद के ब्राह्मण-प्रन्य शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग 
भी झारण्यक रूप से है, जिसे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहते है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण- 
ग्रन्धों के ग्रत्तगंत कठ उपनिषद्‌, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ श्रौर 
मैत्रायणीय उपनिषद है । (३) सामवेद के ब्राह्मण-ग्रन्थो के साथ सम्बन्ध रखने वाली' 
उपनिषदें केन भोर छान्‍्दोग्य है। (४) अथवंवेद के साथ मुण्डक उपनिपद श्रौर माण्ड्क्य 
उपनिषद्‌ का सम्बन्ध है। 


(२) वेदिक युग का राजनीतिक जीवन 


वैदिक सहिंता, ब्राह्मण-ग्रल्थ श्रौर उपनिपदो के अध्ययन से वैदिक युग के आ्रायों 
की सभ्यता, राजनीतिक सगठन, धर्म, आर्थिक ददा श्रौर सस्क्षति श्रादि के सम्बन्ध में 
बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है । उनका सक्षिप्त रूप से उल्लेख करना उपयोगी 
होगा । 

राजनीतिक संगठन---जब ग्रार्यों ने पहले-पहल भारत में प्रवेश किया, तो वे 
सभ्यता के क्षेत्र मे अच्छी उन्‍्तति कर चुके थे। वे शिकारी की दशा से आगे बढकर 
पशुपालक और कृपक की दशा को पहुँच चुके थे। राजनीतिक दृष्टि से वे 'जनो' में 
संगठित थे । जन को हम कबीला या ट्राइव समझ सकते हैं। जन का सगठन एक बडे 
परिवार के समान था, जिसमे यह विचार विद्यमान था कि उसके सब व्यक्ति एक 
आदि पुरुष की सन्तान है, श्रौर एक ही परिवार के ग्रग है। जिस प्रकार एक परिवार मे 
सबसे वृद्ध व्यक्ति शासन करता है, उसी प्रकार जन रूपी बडे परिवार मे भी एक पिता 
या मुखिया का शासन होता था। इस मुखिया को राजा कहते थे, श्रौर इसकी नियुक्ति 
परम्परागत प्रथा के प्रनुसार या निर्वाचन द्वारा होती थी । प्रत्येक जन की सम्पूर्ण 'बिश:, 
(जनता) इस राजा का वरण करती थी। यह समा जाता था, कि जनता राजा के 
साथ एक संविदा (इकरार) करती है, जिसके अनुसार राजा यह जिम्मा लेता है कि 
कि वह अपनी प्रजा की सब बाह्य और श्राम्यन्तर छत्रुओ से रक्षा करेगा और उसका 
न्यायपूर्वक पालन करेगा । इसी कार्य के लिए प्रजा को राजा 'बलि' (कर) प्रदान करती 
थी। राज्याभिषेक के भ्रवसर पर राजा घर्मपुर्वक प्रजापालन की प्रतिज्ञा करता था। 
यदि वह इस प्रतिज्ञा को तोडे, तो प्रजा को भ्रधिकार था कि वह उसे पदच्युत कर सके । 
राजा किसी दैवी श्रधिकार से शासन करता है, यह विचार बेदिक सहिताश्रों मे कहीं 
नही पाया जाता । इसके विपरीत, वहाँ यह विचार स्पप्ट रूप से विद्यमान है कि 
“विश: राजा की शासन कार्य के लिए वरण करती है। वरण द्वारा जब कोई व्यक्ति 


वैदिक युग की सम्यता और संस्कृति ६६ 


राजा के पद पर नियत होता था, तो उससे यह श्राशा की जाती थी कि वह जीवन- 
पर्यन्त अपने पद पर ध्रूव (स्थिर) रहेगा। प्रथवंवेद मे लिखा है, कि यह थौः भ्ौर 
पृथ्वी सब ध्रुव हैं । यह सारा विश्व प्रुव है, ये पव॑त ध्रुव है । इसी प्रकार विश: का 
यह राजा भी ध्रुव रहे । सब 'बिश:” इसको चाहें, और यह राष्ट्र में अपने पद से कभी 
च्युत न हो । 

राजा को वरण करने का कार्य “विश ' के जिन प्रमुख व्यक्तियों के सुपुर्द था, 
उन्हें '“राजकृत:, (राजा को नियत करने वाले) कहते थे । 'राजकुृत ” स्वय भी राजा 
कहाते थे, और राजा के पद पर वरण किया गया व्यक्ति इन 'राजान: राजक्ृतः' का 
मुखियामात्र माना जाता था। थे “राजक्ृतः' कौन होते थे, वेदों से यह स्पष्ट नहीं 
होता । ब्राह्मण-ग्रन्थो मे “रत्नियो' का उल्लेख आया है, जो राज्याभिषेक के समय पर 
राजा से हवि ग्रहण करते थे । इन रत्नियो के सम्बन्ध में हम उत्त र-वैदिक काल (प्रागू- 
बौद्ध काल) की सम्यता का विवरण करते हुए झ्िक विस्तार के साथ लिखेगे। सम्भवतः, 
ब्राह्मण-ग्रन्थो मे जिन्हे 'रत्नी” कहा गया है, वैदिक काल मे वे ही “राजकृत: राजान:' 
कहे जाते थे, क्योकि वैदिक युग के ये राजकृत: राज्याभिषेक के अ्रवसर पर राजा को 
एक 'पर्णमरणि' प्रदान करते थे, जो राजत्व का चिह्न समझी जाती थी । सम्भवतः, यह 
पर्णमणि (पर्णों द्वारा निर्मित रत्न) पलाश वृक्ष की शाखा होती थी | पलाश को पवित्र 
मानने की कल्पना वैदिक काल में भी विद्यमान थी । “राजकृतः: राजन: के अतिरिक्त 
सूत, ग्रामणी, रथकार, कर्मार भ्रादि जनता के विविध व्यक्ति भी राज्याभिषेक में हाथ 
बँटाते थे, और 'विश.' की ओर से राजा का वरण किया करते थे । 

समिति और सभा--जनता द्वारा वरण किये जा चुकने पर राजा अकेला शासन- 
कार्य का सचालन करता हो, यह बात नही थी। वदिक युग मे समिति और सभा नामक 
दो संस्थाएँ भी थी, जो न केवल राजकाय में राजा की सहायता करती थी, श्रपितु उस 
पर नियन्त्रण भी रखती थी । अ्रथवंवेद के जिस सुक्त में राजा के ध्रुव रहने की प्रार्थना 
की गयी है, उसी मे यह भी कहा गया है कि राजा की समिति भी ध्रुव रहे । समिति के 
सदस्य कोन होते थे, यह निश्चित रूप से' नही कहा जा सकता । सम्भवत', वह सम्पूर्ण 
विश: की सस्‍था थी, और उसमे “जन” के सब लोग एकत्र होते थे । यह भी सम्भव है 
कि वैदिक युग के जनपदों में जनसंख्या के बढने के साथ-साथ सब लोग इस समिति में 
एकत्र न होते हो, और कतियय प्रमुख व्यक्ति ही इसमे सम्मिलित होने का श्रधिकार रखते 
हो । प्राचीन प्रीक नगर-राज्यों की लोकसभाओं (यथा एथेन्स की एक्‍्लीजिया) मे सब 
नागरिक संदस्य रूप से सम्मिलित होते थे । जब नगर-राज्यो की जनसख्या लाखों मे 
हो गयी थी, तब भी प्रत्येक नागरिक को यह झ्धिकार था कि वह अपने राज्य की लोक- 
सभा में उपस्थित होकर विचार से हाथ बट! सके, और अ्रपनी सम्मति दे सके । सम्भवतः, 
वैदिक युग के भ्रार्य जतपदो (जिनका स्वरूप नगर-राज्य के समान ही था) की समित्ति का 
भी यही रूप था | उसमे जनपद की सम्पूर्ण “विश: एकत्र हो सकती थी । वहाँ एकत्र 
हुए व्यक्ति सब विचारणीय विषयो पर वाद-विवाद करते थे । विवाद व भाषण में 
प्रवीणता प्राप्त करना एक अत्यन्त महत्त्व की बात समझी जाती थी । अ्रथवं वेद के एक 
सुक्त मे एक व्यक्ति यह प्रार्थेना करता है, कि वह बहुत कुशल वक्ता बने, अपनी युक्तियो, 


७० भारतीय संस्कृति का विकास 


ज्ञान भौर भाषण कला द्वारा सबको वशीभूत कर ले । वाद-विवाद में श्पने भ्रतिपक्षियों 
को परास्त करने झौर भाषण द्वारा सबको श्रपने पक्ष में कर सकने की शक्ति प्राप्त 
करने के लिए भ्रनेक प्रार्थनाएं वेदों मे विद्यमान है। निःसन्देहू, समिति मे विविध विषयो 
पर खूला विवाद होता था, भौर विविध व्यक्ति वहाँ अपनी वबतृत्वशक्ति का चमत्कार 
प्रदर्शित किया करते थे। समिति में केवल राजनीतिक विषयो पर ही विवाद नही होता 
था, अ्रपितु साथ ही श्राध्यात्मिक व गूढ विषयो पर भी उनमे विचार हुप्ना करता था । 
छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदो में “समिति' में ब्रह्म-विद्या-विषयक विचारों का 
उल्लेख श्राया हैं। श्वेतकेतु पाचाल जनपद की इसी प्रकार की समिति मे उपस्थित हुप्रा 
था, भौर वहाँ उसने प्रध्यात्म-विषयक विचार में हाथ बटाया था। समिति का श्रपता 
श्रध्यक्ष होता था, जिसे 'ईशान्‌' कहते थे । ईशान्‌ के सभापतित्व मे ही समिति का कार्य 
चलता था । पर राजा भी विविध श्रवसरों पर समिति में उपस्थित होता था । जब 
इवेतकेतु पाचाल-जनपद की समिति मे गया, तो वहाँ का राजा प्रवाहण जाबालि उसमे 
उपस्थित था । 

समिति के समान सभा की वैदिक युग के जनपदों की एक महत्त्वपूर्ण सस्था 
थी। वेदों में समिति श्लोर सभा को प्रजापति की 'दृहिता' कहा गया है, और यह प्रार्थना 
की गयी है, कि दोनो राजा की रक्षा मे सदा तत्पर रहे । सभा और समिति के समठन 
में कया भेद था, यह वैदिक संहिताओो द्वारा भली-भाँति स्पष्ट नही होता । ऐसा प्रतीत 
होता है, कि सभा समिति की श्रपेक्षा छोटी संस्था थी, उसके सदस्य केवल बडे लोग 
(पितर' व वृद्ध) ही हीते थे, और उसका प्रधान कार्य न्याय करना था। श्रथवेवेद मे सभा 
को “नरिष्ट' कहा गया है | सायणाचार्य ने नरिष्ट दब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि “बहुत-से लोग एक साथ मिलकर जो एक बात कहे उसका दूसरो को 
उल्लंघन नही कहना चाहिये । क्योकि बहुतो की बात का उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता, श्रत: सभा को “नरिष्ट' कहते है ।” नरिष्ट का शब्दार्थ है, श्रनुल्लघनीय । 
बहुमत से जो कुछ सभाओं में निर्णीत होता था, उसे पग्रनुल्लंघनीय माना जाता था, और 
इसी कारण सभा को नरिष्ट कहते थे । प्रतीत होता है, कि वेदिक युग की सभा में भी 
विविध विषयो पर विवाद होता था और बिविध वक्ता सभासदो को अपने पक्ष में करने के 
लिए विशेष रूप से प्रथत्नशील रहते थे । इसीलिए अथर्ववेद में प्राथंना की गयी है--- 
“हे सभा ! हम तेरे से भली-भाँति परिचित हैं, तेरा नाम नरिप्ट (अनुल्लंघनीय) भी 
है । तेरे जो भी सभासद्‌ है, वे मेरे साथ 'सवाचस्‌' (मेरे कथन के साथ सहमति रखने 
वाले) हों । यहाँ (सभा मे) जो लोग बैठे है, मैं उन सबके नेत्र और ज्ञान को प्रहण 
करता हूँ (सबको अपने पीछे चलाता हूँ)। हे इन्द्र | मुझे इस प्रयत्न में सफल बनाओ । 
तुम लोगो (सभासदो) का जो मन किसी और पक्ष मे गया हुआ है, या किसी पक्ष के 
साथ इधर-उधर बंध गया है, उसे मैं लौटाता हूँ, तुम सबका मन मेरे पक्ष में हो।” सभा 
में उपस्थित सभासदों को अपने पक्ष मे करने, उन सबको वशीभूत करने और अपने 
पीछे चलने की यह प्रार्थना कितनी सुन्दर है, और श्रत्यन्त उत्तम रीति से उस युग की 
सभा पर प्रकाश डालती है । सभा के सदस्यों को 'सभासद्‌' कहा जाता था । वेदों में 
इन्हें 'पितर' भी कहा गया है । बाद के साहित्य में इनके लिए वृद्ध! शब्द का उपयोग 


वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति ७१ 


किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि सभा मे सम्पूर्ण विश, एकत्र नहीं होती थी, 
अपितु उसके कतिपय प्रतिष्ठित व वृद्ध (बड़े) लोग ही उसमे सम्मिलित होते थे । 

सभा का एक मुख्य कार्य न्याय करना था। न्याय के लिए श्रभियुक्त रूप में 
जिस “्यक्ति को सभा के सम्मुख पेश किया जाता था, उसे 'सभाचर' कहते थे । यजु- 
वेद में सभाचर का उल्लेख पुरुषमेध के प्रकरण में किया गया है। झआलंकारिक रूप से 
विचार करने पर पअ्रभियुक्त व्यक्ति को 'मेध्य' (बलि योग्य) समझ सकना कठिन नहीं 
है। यजुर्वेद के ही एक शन्य मन्त्र मे सभा मे किये गये पाप के प्रायश्चित्त का उल्लेख 
किया गया है । न्याय कार्य को करते हुए सभासद लोगों से भ्रनजाने में या जान-बूक्कर 
जो भूल हो जाती थी, उसे यजुर्वेद में पाप कहा गया है, और उससे छूटने के लिए 
प्रार्थना की गयी है । सूत्रग्रत्यो श्रौर घर्मशास्त्रों के समय मे भी 'सभा' न्याय का कार्य 
करती थी । “या तो सभा मे जाये नही, जाये तो वहाँ सोच-समभकर अ्रपनी बात कहनी 
चाहिए, सभा में जाकर जो अपनी सम्मति नहीं कहता या गलत बात कहता है, बह 
पापी होता है, यह धर्मशास्त्रों का वचन जिस सभा के विषय में है, वह सम्भवत्त. न्याय 
का भी कार्य करती थी । 


(३) सामाजिक जीवन 


पंच जन--वैदिक युग के भारतीय आय अनेक जनो (कबीलो या ट्राइब) में 
विभक्त थे। ऋग्वेद मे भ्रनेक स्थलों पर 'पचजना. और “पंचकृष्टय ' का उल्लेख 
आता है, जो नि सन्देह उस युग के झ्रार्यों की पाँच प्रमुख जातियों (कबीलो) को सूचित 
करते हैं। ये पचजन अण, द्रह्म , यदु, तुवेशु भौर पुरु थे । पर इनके झ्मतिरिक्त भरत, 
त्रित्सु, श्वृजय भ्रादि अन्य भी श्रनेक जनो का उल्लेख वेदों मे आया है, जिनसे इस 
बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि ज्यो-ज्यों श्रायं लोग भारत में फैलते गये, 
उनमे विविध जनो का विकास होता गया । झ्रार्य जाति के प्रत्येक जन से सब व्यक्तियों 
की सामाजिक स्थिति एक समान होती थी, और सबको एक ही “विश. (जनता) का 
अंग माना जाता था । 

भ्रार्थ और दास--आर्यों के भारत में प्रवेश से पूर्व यहाँ जिन लोगो का निवास 
था, वेदों में उन्हे 'दास' या 'दस्यु' कहा गया है। इनकी अनेक समृद्ध बस्तियाँ भारत 
से विद्यमान थी। शआरार्यों ने इन्हे जीतकर अपने प्रधीन किया, और ये आयेभिन्‍न लोग 
श्रार्यं-जनपदो में आय-राजाओं की अ्धीनता में रहने लगे। यह स्वाभाविक था कि 
इन दासों व दस्युझ्लों की सामाजिक स्थिति श्रार्यों की अपेक्षा हीन रहे । ब्रा लोग 
इनसे घुणा करते थे, इन्हें श्रपने से हीन समझते थे, और इन्हें अपने समान स्थिति 
देने का उद्यत नही थे । इसी दशा का यह परिणाम हुआ, कि भ्ार्य-जनपदो में निवास 
करने वाली जनता दो भागों मे विभक्त हो गई---(१) श्लायं, और (२) दास । दास- 
जाति की हीन स्थिति के कारण इस दाब्द का अ्भिप्राय ही संस्कृत भाषा में गुलाम 
हो गया, यह हम पहले लिख चुके हैं । दास जाति के ये लोग शिल्प में भ्रत्यन्त चतुर 
थे। ये अच्छे विद्ञाल धरों का निर्माण करते थे, शहरों में रहते थे, और झनेक प्रकार 
के व्यवसायों मे दक्ष ये। प्रार्यों द्वारा विजित हो जाने के बाद भी शिल्प और व्यवसाय 


७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


में इनकी निपुणता नष्ट नहीं हो गई । ये अपने इन कार्यो में तत्पर रहे। विजेता भआारय 
योद्धा थे। वे याज्िक अनुष्ठानों को गौरव की बात समभते थे, और भूमि के स्वामी बन- 
कर खेती, पशुपालन भ्रादिद्वारा जीवन का निर्वाह करते थे । विविध प्रकार के शिल्प दास- 
जाति के लोगो के हाथ मे ही रहे । इसका परिणाम यह हुआ, कि भारत में प्राचीन 
काल से ही शिल्पियों को कुछ हीन समभने की प्रवृत्ति रही। श्रार्यों श्रौर दासों में 
परस्पर सामाजिक सम्बन्ध का स्वंथा अभाव हो, यह बात नहीं थी । प्राच्य भारत में 
जहाँ श्रार्यों की अपेक्षा श्रार्य भिन्‍्त जातियो के लोग अधिक सख्या में थे, उनमे परस्पर 
विवाह सम्बन्ध होता रहता था। उन प्रदेशों मे ऐसे लोगो की संख्या निरन्तर बढती 
गई, जो शुद्ध आर्य या दास न होकर वर्णसकर थे । ऐसे वर्णसंकर लोगो को ही सम्भवत: 
च्रात्य कहा जाता था । प्रथवंवेद भे ब्रात्य जातियो का अनेक स्थानो पर उल्लेख हुश्रा है । 
बाद मे ब्रात्य-स्तोम-यज्ञ का विधान कर इन ब्रात्यो को आर्य जाति में सम्मिलित करने 
की भी व्यवस्था की गई । पर इसमे सन्देह नहीं, कि वंदिक युग भे आर्यो और दासों 
का भेद बहुत स्पष्ट था, और उस काल के आ्रायं-जनपदो मे ये दो वर्ण ही स्पष्ट रूप से 
विद्यमान थे । 

वर्ण-व्यवस्था--आये-विश: के सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान 
थी । पर धीरे-धीरे उसमे भी भेद प्रादुभू त होने लगा | दास-जातियो के साथ निरन्तर 
युद्ध में व्यापृत रहने के कारण सबंसाधारण आये जनता में कतिपय ऐसे वीर सैनिकों 
(रथी, महारथी श्रादि) की सत्ता आवश्यक हो गई, जो युद्ध-कला में विशेष निपुणता 
रखते हो। इनका कार्य ही यह समझा जाता था कि ये श॒त्रुओ से जनता की रक्षा 
करें । क्षत (हानि) से ज्राण करने वाले होने के कारण इन्हे 'क्षत्रिय' कहा जाता था | 
यद्यपि ये क्षत्रिय श्राय॑विज्ञः के ही अग थे, पर तो भी इन्हे विशः के सर्वसाधारण 
लोगों (वैश्यो) से अ्रधिक सम्मानित व ऊँचा समझा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के 
विशिष्ट कुल “राजन्य' कहाते थे । सम्भवत , ये राजन्य ही वे “राजकृत राजान: थे, 
जो अपने में से एक को राजा के पद के लिए वरण करते थे। जिस प्रकार क्षश्रियों 
की सं साधारण आये विश. में एक विशिष्ट स्थिति थी, वैसे ही उन चतुर व्यक्तियों 
की भी थी, जो याज्ञिक कमंकाण्ड में विशेष रूप से दक्ष थे । जब आय॑ लोग भारत 
में स्थिर रूप से बस गये, तो उनके विधि-विधानो व श्रनुष्ठानों मे भी बहुत वृद्धि हुई । 
प्राचीन समय का सरल धर्म निरन्तर श्रधिक-अधिक जटिल होता गया । इस दशा में 
यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग जटिल याज्ञिक कर्मकाण्ड मे विशेष निपुणता प्राप्त 
करें, और याज्ञिको की इस श्रेणी को सर्व साधारण आयं-विश द्वारा क्षत्रियो के समान 
ही विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाए | इस प्रकार वैदिक युग में उस चातुर्वेष्य का 
विकास प्रारम्भ हो गया था, जो श्रागे चलकर भारत में बहुत अधिक विकसित हुआ 
भ्रौर जो बाद के हिन्दू व भारतीय समाज की एक महत्त्वपूर्ण विद्योषता बन गया । 
पर बदिक युग में यह भावना होते पर भी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सवंसाधारण विश: 
(बेश्य जनता) से उत्कृष्ट व भिन्‍न है, जातिभेद या श्रेणीभेद का अ्रभाव था। कोई 
व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका आधार उसकी योग्यता या अपने कार्य में निषुणता 
हो थी। कोई भी व्यक्ति अपनी निपुणता, तप व विद्त्ता के कारण ब्राह्मण पद को 


वैदिक युय की सम्यता और संस्कृति छ्े 


प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार आय जन का कोई भी मनुष्य अपनी वीरता के 
कारण क्षत्रिय व राजन्य बन सकता था। वैदिक ऋषियों ने समाज की कल्पता एक 
मानव-शरीर के समान की थी, जिसके शीर्ष-स्थानीय ब्राह्मण थे, बाहुरूप क्षत्रिय थे, 
पेट व जंघाओं के सदश स्थित्ति वैड्यों की थी, झौर शूद्र पैरों के समान थे । प्राये-भिन्‍्त 
दास लोग ही शूद्र वर्ण के अन्तर्गत माने जाते थे । 

पारियारिक जोवन--वेदिक युग के सामाजिक जीवन का आधार परिवार 
था | महाभारत में संकलित प्राचीन अनुश्ुति के झनुसार एक ऐसा समय था, जब 
विवाह-सस्था विकसित नही हुई थी, जब स्त्रियाँ 'अनावृत्त', 'स्वतन्त्र'ं श्रौर “कामाचार- 
बिहारिणी' होती थी । पर यदि सचनभुच कोई ऐसा समय श्रार्यों में रहा था, तो वह 
बैदिक युग से प्रवश्य ही पहले का होगा, क्योकि वेदों के अभ्रनुशीलन से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है, कि विवाह-संस्था उस समय भली-भाँति विकसित ही चुकी थी, और 
वैदिक युग के भ्रा्य॑ वैवाहिक बंघन में बंधकर गुहस्थ-जीवन व्यतीत करते थे। 
साधारणतया, एकपत्नीत्रत का अनुसरण किया जाता था, यद्यपि बहुपत्नीत्व की प्रथा 
भी कही-कही प्रचलित थी । संभवत., ये प्रथाएँ श्रार्य भिन्‍न जातियो में थीं, आ्रार्यों मे 
नहीं । बहिन और भाई में विवाह निषिद्ध था। विवाह बाल्यावस्था में नही होते थे । 
लड़कियाँ भी लड़को के समान ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करती थी, और युवाबस्था में 
विवाह करती थी । स्त्रियों को अशिक्षित नहीं रखा जाता था । 'स्त्रियो भौर शुद्रो को 
जिक्षा नही देनी चाहिये', यह विचार वैदिक युग मे विद्यमान नहीं था। अनेक स्त्रियाँ 
इतनी विदुपी थी, कि उनके बनाये हुए मत्रों को वैदिक सहिताओ्रों मे भी संकलित 
किया गया है। लोपामुद्रा, श्रपालात्रेयी आदि श्रनेक स्त्रियाँ वँदिक सूक्तो की ऋषि 
हैं। गोधा, घोषा, विश्ववारा, अदिति, सरमा, आदि कितनी ही ब्रह्मवादिनी महिलाग्रों 
(ऋषियो) का उल्लेख प्राचीन साहित्य में आया है। गार्गी, मैत्रेयी श्रादि तत्वचिन्तक 
स्त्रियों का उपनिषदों मे भी जिक्र किया गया है । ब्रह्मचर्यपूर्वंक विद्याध्ययन कर जो 
स्त्रियाँ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थी, वे परदे मे नही रह सकती थी । उन्हें पारिवारिक 
जीवन में पति की सहधर्भिणी माना जाता था। विवाह-सम्बन्ध स्वयं वरण करने से ही 
निर्धारित होता था। स्त्रियाँ स्‍्वय अपने पति का वरण करती थीं । राजकुमारियों के 
अनेक स्वयवर-विवाहों का विशद वर्णन प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध होता है । न केवल 
राजकुमारियाँ ही, अपितु सर्वसाधारण आयें-कन्याएँ भी अपने पति का स्वयमेव बरण 
किया करती थी झ्लौर वैदिक युगके समाज मे उन्हे इसके लिये पूर्ण भवसर मिलता था । 


(४) धर्म 
बेदिक वाह मय प्रधानतया धर्मपरक है, भ्रतः इस युग के धाभिक बिद्वासों 
के सम्बन्ध में हमे बहुत विशद रूप से परिचय मिलता है। वैदिक युग के ग्रा्यं विविध 
देवताझो की पूजा करते थे । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम श्रादि उनके झनेक देवता 
थे, जिन्हे तुप्त व सन्तुष्ट करने के लिए वे अनेक विधि-विधानो का श्रनुसरण करते थे। 
संसार का ख्रष्ठा, पालक व संहर्ता एक ईश्वर है, यह विचार वैदिक आर्यों में भली- 
भाँति विद्यमान था। उनका कथन था कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अ्रग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, 


७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


मातरिशया, यम झादि सब एक ही सत्ता के विविध नाम हैं, और उस एक सत्ता को 
ही विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र श्रादि विविघ नामों से पुकारते हैं। सम्भवतः, एक ईदवर 
की यह कल्पना बाद में विकसित हुई, और प्रारम्भ में श्रायं लोग प्रकृति को विविध 
शक्तियों को देवता के रूप में मानकर उन्ही की उपासना किया करते थे । प्रकृति में हम 
अनेक शक्तियों को देखते हैं । वर्षा, धूप, सरदी, गरमी सब एक नियम से होती हैं । 
इन प्राकृतिक शक्तियों के कोई भ्रध्रिष्ठातृ-देवता भी होने चाहिए और इन देवताप्रों की 
पूजा द्वारा मनुष्य अपनी सुख-सम॒द्धि में वृद्धि कर सकता है, यह विचार प्राचीन आर्यों 
में विद्यमान था । प्राकृतिक दशा को सम्मुख रखकर वैदिक देवताओ्ों को तीन भागों 
में बाँटा जा सकता है--(१) द्युलोक के देवता यथा सूर्य, सविता, मित्र, पृषा, विष्णु 
बरुण झौर मित्र । (२) झन्तरिक्षस्थानीय देवता, यथा इन्द्र, वायु, मर्त और पर्ैन्य । 
(३) पृथिवीस्थातीय देवता, यथा भ्रग्ति, सोम और पृथिवी । ुलोक, श्रन्तरिक्षोक 
झौर पृथिवीलोक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की जो शक्तियाँ इष्टिगोचर होती हैं, उन 
सबको देवतारूप में मानकर बैदिक झार्यो ने उनकी स्तुति में विविध सुक्तो व मन्त्रों 
का निर्माण किया । अदिति, उषा, सरस्वती झ्ादि के रूप मे वेदों मे अनेक देविथों का 
भी उल्लेख है, श्र उनके स्तवन में भी श्रनेक मन्‍्त्रो का निर्माण किया गधा है | यद्यपि 
बहुसंख्यक वैदिक देवी-देवता प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताप्नों के मूर्तरूप हैं, पर कतिपय 
देवता ऐसे भी हैं, जिन्हें भाव-रूप समझा जा सकता है। मनुष्यों मे श्रद्धा, मन्यु (क्रोध) 
झादि की जो विविध भावनाएँ हैं, उन्हें भी वेदों मे दैवी रूप प्रदान किया गया है। 
इन विविध देवताओं की पूजा के लिए वैदिक झ्रायं श्रनेकविध यज्ञों का 
भनुष्ठान करते थे। यज्ञकुण्ड में अग्नि का झ्राधान कर दूध, घी, अन्त, सोम श्रादि 
विविध सामग्री की झाहुतियाँ दी जाती थी | यह समझा जाता था, कि भ्रग्नि मे दी हुई 
भ्राहुति देवताओ्रों तक पहुँच जाती है, और श्रग्नि इस झ्राहुति के लिए वाहन का कार्य 
करती है । वैदिक युग में यज्ञों में माँस की श्राहुति दी जाती थी या नही, इस सम्बन्ध 
में मतभेद है। महाभारत मे संकलित एक प्राचीन श्रनुश्नुति के अनुसार पहले यज्ञों 
में पथुबलि दी जाती थी । बाद में राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में इस प्रथा के 
विरुद्ध आन्दोलन प्रबल हुआ । इस बात में तो सन्देह की कोई गुझुजाइश नही है, कि 
बौद्ध-युंग से पूर्व भारत में एक ऐसा समय भ्रवश्य था, जब यज्ञो मे पशुहिसा का रिवाज 
था। पर वेदों के समय में भी यह प्रथा विद्यमान थी, यह बात संदिग्ध है। वेदों में 
स्थान-स्थान पर घृत, अन्न व सोम द्वारा यज्ञो में भाहुति देने का उल्लेख है, पर भ्रदव, 
प्रजा झ्ादि पशुभ्रो की बलि का स्पष्ट वर्णन प्राय: वैदिक संहिताओं मे नहीं मिलता । 
भ्रार्यों ने दास, दस्यु श्रादि जिन श्रायंभिन्‍न जातियो को विजय कर अपनी सत्ता 
की स्थापना की, उनके धर्म का भी उनपर प्रभाव पड़ा। ऋग्वेद के एक मंत्र मे यह 
प्रार्थना की गयी है, कि 'शिशनदेव' हमारे यज्ञ को न विगाड़ें। हम पहले लिख जके हैं, 
कि सिन्धु-घाटी की प्राचीन सम्यता के निवासियों मे शिश्न (लिंग) की पूजा प्रचचित 
थी। मोहनजोदड़ों और हड़प्पा के भग्नावदषों में ऐसे अनेक शिश्त (जो पत्थर के बने 
हैं) उपलब्ध भी हुए हैं। ऋग्वेद में ही एक भन्य स्थात पर शिश्तदेवों के पुर के विजय 
का भी उल्लेश है। वैदिक युग के झाय॑ लिंग के रूप मे प्रकृति की प्रजनन-शक्ति के 


वैदिक युग की सम्पता और संस्कृति छू 


डपासको से धुणा करते थे। पर बाद में झाय-जाति ने पूजा की इस विधि को भी अपना 
लिया, और शिवलिंग के रूप में शिव्रनदेव की पूजा श्रार्यों में भी प्रचलित हो गयी। 
इसी प्रकार भ्रधव॑ वेद में भ्रमेक जादू-टोने पाये जाते हैं, जो श्ार्य-भिन्‍न जातियों से 
ग्रहण किये गए थे । साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तेमात, आलिगी, विलिगी, उरुगुला 
आदि झनेक धाब्द झाये हैं। प्रनेक विद्वानों के मत में ये शब्द वैदिक भाषा के न होकर 
कैल्डियन भाषा के है। कैल्डियन लोग ईराक के क्षेत्र में निवास करते थे, और भारतीय 
झायों से भिन्‍न थे । सिन्धु-सम्यता के लोगों का पश्चिमी एश्षिया के विविध प्रदेशों से 
व्यापारिक सम्बन्ध था, यह हम पहले लिख चुके हैं। कोई प्राश्चर्य नही, कि तेमात 
आदि ये शब्द पश्चिमी एशिया से सिन्धु्‌ सम्यता में श्राये हों, ध्ौर बाद मे श्रार्यों ते 
इन्हें सिन्धु-सम्यता के दास व दस्यु लोगों से ग्रहण किया हो । 

यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नही है, कि हम वैदिक देवताओं के स्वरूप का 
विशद रूप से वर्णन कर सकें। पर इतना लिख देता आवश्यक है, कि देवत्ाश्रों के 
रूप में प्राचीन भार प्रकृति की विविध शक्तियों की पूजा करते थे, और यह विचार 
उनमें भली-भाँति विद्यमान था कि ये सब देवता एक ही सत्ता की विविध अ्रभिव्यक्तियाँ 
हैं । वैदिक श्रायं केवल देवताओं की पूजा औ्रौर याज्ञिक अनुष्ठान में ही तत्पर नहीं थे, 
अपितु वे उस तत्त्व-चिन्तन में भी लगे थे, जिसने आगे चलकर उपनिषदों और दर्शन- 
शास्त्रों को जन्म दिया। यह सृष्टि कैसे उत्पन्त हुई, सृष्टि से पहले क्या दक्षा थी, 
जब सृष्टि नही रहेगी तो क्या श्रवस्था होगी--इस प्रकार के प्रदनों पर भी वैदिक 
युग में विचार किया जाता था । वँदिक संहिताओं में एसे अ्रनेक सूक्त भ्राते हैं, जिनमें 
इस प्रकार के प्रइनो पर बहुत सुन्दर व गम्भीर विचार किया गया है। यह सृष्टि जिससे 
उत्पन्न हुई है, जो इसका धारण करता है, जो इसका भश्रत्त कर प्रलय करता है, जो 
इस सम्पूर्ण विश्व का स्वामी व पालनकर्ता है, हे प्रिय मनुप्य ! तू उसको जान, भ्रन्य 
किसी को जानने का प्रयत्न न कर | इस विश्व में पहले केवल तम (पअ्रन्धकार) था, 
अत्यन्त गूढ़ तम था। तब सुष्टि विकसित नहीं हुई थी, स्वेत्र प्रकृति अपने श्रादि रूप 
में विद्यमान थी । उस सर्वोच्च सत्ता ने श्रपनी तपःशक्ति द्वारा तब इस सृष्टि को 
उत्पन्त किया । भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी इस संसार में है, वह सब 
उसी 'पुरुष' मे से उत्पन्त होता है--इस प्रकार के कितने ही विचार वैदिक मन्त्रों में 
उपलब्ध होते हैं, और उस तवत्त्व-चिन्तन को सूचित करते हैं, जिसमें बंदिक युग के अनेक 
ऋषि व विचारक संलग्न थे। 

क्योंकि बैदिक युग के देवता प्राकृतिक श्षाक्तियों के रूप थे, श्रत: उनकी सूर्ति 
बनाने और इन मूर्तियों की पूजा करने की पद्धति सम्भवतः वैदिक युग मे विद्यमान नहीं 
शी। वैदिक झार्य देवताप्नरो की पूजा के लिए ऐसे मन्दिरों का निर्माण नही करते थे, 
जिनमें मूतियाँ प्रतिष्ठित हों। वैदिक युग में देवताम्ों की पूजा का ढंग प्रधानतया याज्ञिक 
अनुष्ठान ही था । 


दर भारतीय संस्कृति का विकास 


(५) आ्थिक जीवन 


बैदिक युग के झ्राथिक जीवन के मुख्य श्राधार क्ृषि और पशुपालन थे ॥ 
पशुओ में गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ते ौर गधे विशेष रूप से पाले जाते थे # 
आयों के आर्थिक जीवन में गाय का इतना अधिक महत्त्व था, कि उसे' अधघ्न्या (न 
मारने योग्य) समभा जाता था। प्रार्य लोग इन पशुओं को बड़ी संख्या में पालते थे, 
झौर इनसे उनकी आर्थिक समृद्धि मे बहुत सहायता मिलती थी । इस युग मे भागे 
लोग कतिपय निश्चित प्रदेशों पर बस गये थे, और कृषि के क्षेत्र मे उन्होंने अच्छी 
उन्नति कर ली थी। जमीन को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था । 
खेतों की उपज बढाने के लिए खाद भी प्रयुक्त होता था। सिंचाई के लिए भील, 
जलाशय, नदी झौर कुएँ का जल काम मे लाया जाता था। खेतो में पाती देने के लिए 
छोटी-छोटी नहरें व नालियां बनाई जाती थी। भारत के ग्रामों मे जिस ढंग से श्राज- 
कल किसान लोग खेती करते है, जिस प्रकार वे अरब लकडी और धातु के बने हलो 
को बैलों से चलाते है, जिस तरह से वे खेती को सीचते, नलाते व काठते है, प्रायः 
उसी ढंग से वैदिक युग के झाय भी करते थे। खेतो मे उत्पन्न होने वाले अनाजों में 
जौ, गेहूँ, घान, माष व तिल प्रमुख थे । यद्यपि बेदिक भ्रार्यों की आजीविका का मुख्य 
साधन क्षृषि था, पर धीरे-धीरे भ्रनेक प्रकार के शिर्पी और व्यवसायों का भी विकास 
हो रहा था। तक्ष्मन्‌ (बढई), हिरण्यकार (सुनार) कर्मार (धातु-शिल्पी), चमंकार 
(मोची), वाय (तन्तुवाय या जुलाहा) ग्रादि श्रनेक व्यवसायियों का उल्लेख वेदों मे 
श्राया है । उस यूग में आर्य लोग रथो का बहुत उपयोग करते थे। ये रथ न केवल 
सवारी और माल ढोने के काम में आते थे, अपितु युद्ध के लिए भी इनका बहुत उप- 
योग था । भ्रार्य-भिन्‍न दास लोग तो विविध शिल्पो का अनुसरण करते ही थे, पर आरार्य 
लोगो ने भी कार (शिल्पी), भिषक्‌ (चिकित्सक) आदि अनेक प्रकार के व्यवसायों का 
संचालन प्रारम्भ कर दिया था। दास-शिल्पियों को अपनी नौकरी भें या भरुलाम रूप में 
रखकर श्रार्य गृहपति अनेक प्रकार के व्यवसायों का भी संचालन करने लय गये थे 

बंदिक युग के आ्रार्य अनेक धातुओं का प्रयोग जानते थे। सभ्यता के क्षेत्र मे 
वे प्रस्तर युग से बहुत झागे वढ चुके थे । सुवर्ण श्रौर रजत का प्रयोग वे आभूषणो 
और पात्रों के लिए करते थे, पर 'अ्रयस' नामक एक धातु को वे अ्रपने श्रौजार बनाते 
के लिए काम मे लाते थे। संस्कृत भाषा में 'अ्रयस्‌' का श्रर्थ लोहा है, पर अनेक विद्वानों 
का यह विचार है, कि वेदों मे जिस अ्रयस्‌ का उल्लेख है, वह लोहा न होकर तांबा 
ताँबा है। अयस्‌ का अ्रभिप्राय चाहे लोहे से हो और चाहे ताँबे से, इसमे सन्देह नहीं कि 
वंदिक युग के भाये इस उपयोगी धातु के प्रयोग को भली-भाँति जानते थे, और कर्मार 
लोग अनेक प्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करते थे । 

झाय लोग अपने निवास के लिए सुन्दर शालाग्रों का निर्माण करते थे | बेद 
में एक शालासूक्त है, जिसमे शाला (मकान या घर) का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया 
है । सम्भवतः, इन शालाओं के निर्माण के लिये लकडी का प्रयोग प्रधान रूप से किया 
जाता था। 


वैदिक युग की सम्यता और संस्कृति ७७ 


वस्त्र-निर्माण का शिल्प भी इस युग में अच्छा उन्‍नत था। ऊन और रेशम 
कपड़े बनाने के लिए विज्येष रूप से प्रयुक्त होते थे। यह सहज में अनुमान किया जा 
सकता है, कि रुई से भी श्राय लोग भली-भाँति परिचित्त थे। सिन्धु-सम्यता के आ्रथिक 
जीवन का विवरण देते हुए हमने उन प्रमाणों का उल्लेख किया है, जिनसे उस सभ्यता 
के लोगी का रुई से परिचय सिद्ध होता है। जञाय॑ लोगो के लिए यह बहुत सुगम था 
कि वे अपने से पूव वर्ती सिन्धु-सश्यत्ता के लोगों से रुई की खेती और उपयोग को 
भेली-भाँति सीख सके । सूृत कातने और उससे श्रनेक प्रकार के वस्त्र बनाने के व्यव- 
साय में भ्रा्य लोग श्रच्छे कुशल थे । वे सिर पर उष्णीय (पगडी) घारण करते थे, 
नीचे एक अ्रधोवस्त्र (धोती या साड़ी) पहनते थे, और ऊपर के लिए उत्तरीय (चादर) 
का प्रयोग करते थे। स्त्री ओर पुरुष दोनो झ्राभूषण पहनने का शौक रखते थे । कुण्डल, 
केयूर, निष्क्रग्नीेव आदि भप्रनेक प्रकार के श्राभूषण इस युग के लोग प्रयोग मे लाते थे । 

व्यापार के लिए इस युग मे वस्तुविनिमय (वार्टर) का प्रयोग होता था । पर 
नहुधा वस्तुओं के मूल्य का श्रकन गौओ द्वारा करके श्लौर गौ को मूल्य की इकाई मान 
कर विनिमय का काम चलाया जाता था। धातु द्वारा निित किसी सिक्के का चलन 
इस युग मे था या नहीं, यह बात संदिग्ध है । निष्क नामक एक सुवर्ण मुद्रा का उल्लेख 
वेदिक साहित्य में श्राया है । पर सम्भवत , उसका उपयोग मुद्रा की श्रपेक्षा आभूषण 
के रूप मे अधिक था। वेदिक सहिताओो मे नौकाप्रो का भी अनेक स्थलों पर वर्णन 
आया है। इनमे से कतिपय नौकाएँ बहुत विशाल भी हैं। सम्भवतः, वेदिक युग के 
लोग स्थल और जल मार्गों द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिए आ्राते-जाते थे | सिन्धु- 
सम्यता के काल मे भी सामुद्रिक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था। इस युग में यह 
और भी अ्रधिक विकसित हुग्ना । 

वैदिक साहित्य भे ग्रतेक स्थानों पर 'पणि” नामक व्यापारियो का उल्लेख 
श्राया है, जिन्हें प्रसुर कहा गया है। सम्भवतः, ये पणि फिनीशियन लोग थे, जिन्हे 
लैटिन भाषा में 'पूनि' कहा जाता था। फिनीशियन लोगो की बस्ती पैलेस्टाइन के 
समुद्रतट पर थी, जहाँ से बे सुदूर देशों मे व्यापार के लिए झ्राया जाया करते थे । 
भारत के झायों का इनसे परिचय था। सम्भवत:ः, बंदिक यूग से भारत का पैलेस्टाइन 
के फिनीशियन (पूनि या पणि) लोगों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। 


छठा अध्याय 


उत्तर-वेदिक युग ओर पेतिहासिक महाकाव्यों का काल 
(१) बैदिक साहित्य का विकास 


महाभारत-युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के समय तक का राजनीतिक इतिहास बहुत 
अस्पष्ट है । पर इस काल की सभ्यता, धर्म, जीवन तथा संस्कृति के सम्बन्ध मे परिचय 
प्राप्त करने की सामग्री की कमी नहीं है, कारण यह कि इस समय में साहित्य का निरन्तर 
विकास होता रहा । यद्यपि इस युग के साहित्य का बडा भाग आजकल उपलब्ध नहीं 
होता, तथापि जो ग्रन्थ भ्रब प्राप्तव्य है, उन्ही के श्राधार पर हम इस काल के आार्यों के 
जीवन के सम्बन्ध मे बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें जान सकते है । 

बेदांग-- वैदिक साहित्य के श्रंगभुत वैदिक संहिता, ब्राह्मण, भ्रारण्यक और 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों का विवरण पहले दिया जा चुका है। बाद में वेद-सम्बन्धी जिस साहित्य 
का विकास हुआ, उसे वेदांग कहते हैं। ये वेदाग छः हैं--शिक्षा, छनन्‍्द, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष और कल्प । शिक्षा का अ्रभिप्राय उस श्ञास्त्र से है, जिसमें वर्णों ब शब्दों का 
सही उच्चारण प्रतिपादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहाते 
हैं । विभिन्‍न वैदिक संहिताओ के प्रातिशाख्य निम्नलिखित हैं---(१) शौनक द्वारा रचित 
ऋणवेद-प्रातिशाूूय, (२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य-सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विचरित 
वाजसनेयी प्रातिशास्य-सूत्र, और (४) अ्रथर्ववेद प्रातिशाख्य-सूत्र । इन चार मुख्य प्राति- 
शाव्यों के श्रतिरिक्त भारद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, याज्वल्क्य श्रादि ऋषियों द्वारा रचित 
अन्य प्रातिशाख्य-प्रन्थ भी थे | छन्द-शास्त्र मे वंदिक छल्दो का निरूपण किया जाता है। 
छन्द का यह विषय प्रातिशाख्यों में भी श्राता है, पर इस शास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ छन्दसूत्र है, जिसे आचाये पिगल ने बनाया था | पिगल का हन्दसूत्र जिस रूप में 
श्राजकल मिलता है, वह शायद बहुत प्राचीन नहीं है। पर इसमे सन्देह नही, कि यह 
प्रानीन ठन्द-क्षास्त्र के श्राधार पर लिखा गया है। 

वेदों को भले प्रकार से समभने के लिये व्याकरण-शास्त्र बहुत उपयोगी है ॥ 
संस्कृत-भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय श्रष्टाध्यायी है, जिसे पाणिति 
सुत्ति ने बनाया था। किन्तु पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी वेदाग के भ्रन्तग्रत नही है, क्योकि 
उसमें प्रधानतया लौकिक संस्कृत-भाषा का व्याकरण दिया गया है। भाषा के 
नियम उसमें अ्पवादरूप से ही दिये गये है। पर श्रष्टाध्यायी के रूप मे सस्कृत-व्याकरण 
अपने विकास व पूर्णत। की चरम सीमा को पहुँच गया था। पाणिनि का काल 
प्रन्तिम रूप से निश्चित नही हुआ है, पर बहुसंख्यक विद्वानु उन्हें पाँचवीं सदी ई० पू० 
का मानते हैं। उनसे पूर्वे भ्रन्य भी प्रभेक वेयाकरण हो चुके थे, जिनके प्रयत्नों के: 


उत्तर-वैदिक युग भ्रौर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल छ& 


कारण ही संस्कृत का व्याकरण इतनी पूर्ण दक्षा को प्राप्त हुआ था। चन्द्र, इन्द्र आदि 
झनेक प्राचीन बैयाकरणों के ग्रन्मों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं । 
यास्क के निरक्त में शाकपूणि नामक एक आचार्य का उल्लेख झाता है, जो व्याकणशास्त्र 
का बड़ा विद्वान था। निरक्त-शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या 
निदक्ति का प्रतिपादत किया गया है। यास्‍्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिस 
प्रल्थ है । यास्क से पूर्व इस शास्त्र के प्रन्य भी भ्रनेक भाचाये हुए, जिनके मतों का 
उल्लेख यास्क ने प्रनेक बार अपने निरक्त में किया है। पर इनमें से किसी भी भ्ाचायें 
का ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता । ज्योतिष-शास्त्र भी छः वेदाँगों में से 
एक है। बाद में इस शास्त्र का भारत में बहुत विकास हुआ, भौर झ्राय॑ भट्ट, वराहमिहिर 
श्रादि प्रनेक ऐसे झाचाय॑ हुए, जिन्होने इस विद्या को बहुत उन्नत किया । पर प्राचीन 
युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता है जिसका नाम “ज्योतिषवेदांग' है। इसमें 
केबल ४० इलो$ हैं, धौर सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र श्रादि का वर्णन है। पर प्राचीन काल में 
ज्योतिष भली-भाँति विकसित था, और वैदिक संहिताशों और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी 
ज्योतिष सम्बन्धी भ्रनेक तथ्य पाये जाते हैं । 

आर्यों के चैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के क्‍या नियम हों, वे 
किन संस्कारो व कर्तव्यों का श्रनुष्ठान करें, इस महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन कल्प- 
चेदाग में किया गया है । कल्प के तीन भाग है--श्रौत, गृह्य और धर्म । ब्राह्मण-ग्रन्थों 
में याज्िक कर्मकाण्ड का बहुत विद्वद रूप से प्रतिपादन था । प्रत्येक याशिक व अन्य 
विधि का इतने विस्तार के साथ वर्णन उनमे किया गया था, कि सर्वताधारण जीवन 
व व्यवहार में उनका सुगमता के साथ उपयोग सम्भव नही था। ब्रतः यह भ्रावश्यकता 
झनुभव की गयी, कि वेदिक अनुष्ठानों को संक्षेप के साथ प्रतिपादित किया जाय । 
श्रौत-सूत्रो की रचना इसी दृष्टि से की गयी । इन्हें ब्राह्मण-ग्रन्यों का सार कहा जा 
सकता है, यद्यपि वेदिक विधियों में कुछ परिवर्तत व सशोधन भी इनसे सूचित होता 
है । गृह्य-सूत्रो में श्रायं गहस्थ के उन विधि-विधानों का वर्णन है, जो उसे श्रावश्यक रूप 
से करने चाहिएँ । जन्म से मृत्यु पर्यन्त झार्य गृहस्थ को भ्रनेक धर्मों का पालन करना 
होता है, भ्रनेक संस्कार करने होते है, व प्ननेक प्रनुष्ठानों का सम्पादन करना होता है। 
इन सबका प्रतिपादन ग्द्य-सूत्रों मे किया गया है । एक व्यक्ति के दूसके व्यक्ति के प्रति 
या समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, व दूसरों के साथ बरतते हुए उसे जिन नियमों का 
पालन करना चाहिये, उनका विवरण घर्मसूत्रों मे दिया गया है। 

वर्तमान समय में जो सूत्र-ग्रन्य उपलब्ध होते हैं, उनमे श्रधिक महत्वपूर्ण 
निम्नलिखित हैं--गौतम धमंसूत्र, बौधायनसूत्र, झापस्तम्बसूत्र, मानवसूत्र, काठकसूृत्र, 
कात्यायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गृह्मसूत्र, प्राश्वलायन श्रौतसूत्र, श्राश्वलायन गुह्मसूत्र, 
सांख्यायन श्रौतसूत्र, सांख्यायन गृह्मसूत्र, लादयायन श्रोतसूत्र, गोभिलगृह्मसूत्र कौशिक- 
सूत्र और वैतान श्ौतसूत्र | इन विविध सूत्र-प्रन्थो के नामों से ही यह बात सूचित 
होती है, कि इतका निर्माण विविध प्रदेशों में और विविध सम्परदायों में हुआ था। 
प्राचीन भारत में विविध झाचार्यों द्वारा ज्ञान व चिन्तन के पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदायों का 
विकास हुप्ला था, झौर इन सम्प्रदायों में विधि-विधान, विचार व ज्ञान की श्रपनी-प्रपनी 


च्छ भारतीय संस्कृति का विकास 


परम्पराएँ जारी रहती थी । भारतीय झ्रार्यों के प्राचीन जीवन को भली-भाँति समभने 
के लिये इन सूत्र-प्रन्थों का प्रनुशीलन बहुत उपयोगी है । 

उपबेद---छ: वेदांगों के प्रतिरिक्त इस युग में चार उपवबेदों का भी विकास 
हुआ । ये उपवेद निम्नलिखित हैं--प्रायुवेंद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गात्धर्ववेद। 
चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान आयुर्वेद के भ्रन्तगंत है। चरक, सुश्रुत श्रादि आाचार्यों ने 
चिकित्साशास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे, वे भ्राजजल उपलब्ध है। पर ये श्राक्षार्य 
बौद्धकाल में व उसके बाद हुए थे। प्राग्वौद्ध-काल का आयुवेद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध नहीं होता | पर चरक, सुश्रुत श्रादि प्रन्थो के अ्नुशीलन से यह ज्ञात 
होता है, कि उनसे पूर्व बहुत-से श्राचार्य ऐसे हो चुके थे, जिन्होने श्रायुवेंद का विकास 
किया था । उपनिषदों मे हवेतकेतु नामक आचार्य का उल्लेख श्राया है, जो उद्दालक 
झ्ारुणि का पुत्र था। यह श्वेतकेतु केवल बद्याज्ञानी ही नही था, भ्रपितु साथ ही प्रजनन- 
शास्त्र और कामशास्त्र का भी पण्डित था। ये शास्त्र भ्रायुवेद के भ्रन्तगेंत थे । धनुर्बेद, 
शित्पवेद प्रौर गान्धवं वेद पर बाद के समय में बने हुए अनेक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
होते हैं । पर भ्रमी तक कोई ऐसी पुस्तक इन विषयों पर नही मिली है, जिसे निश्चित- 
रूप से प्राग्वौद्धकाल का कहा जा सके । पर इत विद्याप्नो का उपवेद समभा जाना ही 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन आर्य केवल याज्षिक भ्रनुष्ठान ध्रौर ब्रह्मविद्या 
का चिन्तन ही नहीं करते थे, भ्रपितु चिकित्सा, युद्ध-विद्या, शिल्प और संगीत श्रादि 
लौकिक विषयो का भी अ्रनुशीलत करते थे । 

भ्रन्य विद्याएं-- वैदिक सहितापम्रो और उनसे सम्बद्ध विषयों के प्रतिरिक्त भ्रन्‍्य 
किन विद्याश्रो का प्रनुशीलन इस युग के श्राये करते थे, इस विषय में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
का एक सनन्‍्दर्म बहुत महत्व का है। इस उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक में महर्षि सनत्कुमार 
और नारद का संवाद धाता है, जिसमे सनत्कुमार के यह पूछने पर कि नारद ने किन- 
किन विषयों का अध्ययन किया है, नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया---है भगवन्‌ ! 
मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रथवंवेद का अ्रध्ययन किया है, मैंने पच्रमवेद 
इतिहास-तुराण को पढ़ा है, मैंने पितृविद्या, राशिविद्या (गणित), देवविद्या, निधि-विद्या 
(खान सम्बन्धी विद्या), वाक्योवाक्य (तक्कंशास्त्र), एकायन (नीति-शास्त्र), देव-विद्या, 
ब्रह्मविद्या (आत्म-शास्त्र), भूतविद्या, क्षत्र-विद्या (युद्ध-शा सत्र), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष) 
सपं-विद्या और देवजन-विद्या। को पढा है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह सन्दर्म इस विषय 
में कोई सन्देह नही रहने देता, कि महाभारत के बाद इस देश मे अनेक लौकिक विद्यात्रों 
का भली-भाँति विकास हो गया था, भर नारद जैसे विद्वान इन विविध विषयों के 
अनुशीलन मे निरन्तर तत्पर रहते थे । 

श्रथश्ञास्त्र या दण्डनीति--प्रन्य अनेक लौकिक विद्याश्रों के समान इस युग में 
दण्डनीति या भ्र्थशास्त्र का भी भली-भाँति विकास हुआ । महाभारत का शान्तिपर्व 
राजधमंशास्त्र का अत्यन्त उत्कृष्ट व विद्वद ग्रन्थ है। उससे इस युग की राजनीति व 
राजनीतिक विचारो पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कौटलीय भ्र्थशास्त्र की रचना 
बौद्ध-काल के बाद मे हुई। पर उसमे श्रनेक प्राचीन आचारयों का उल्लेख मिलता है, 
जिनकी सम्मति को बार-बार प्राचार्य चाणक्य ने उद्धुत किया है। इनमे से कतिपय 


उत्तर-वैदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल घर 


के नाम निम्नलिखित है--भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याबि 
और बाहुदन्तीपुत्र । इन श्राचार्यों के भ्रतिरिक्त चाणक्य ने मानव, बाहँस्पत्य, श्रौशनस 
आदि भ्रनेक सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया है, जिनमें दण्डनीति व राजनीतिशास्त्र- 
सम्बन्धी विविध विचारधाराप्रों का विकास हुआ था । कौटलीय भर्थशास्त्र मे इनके 
मतों का उल्लेख कर उनपर भ्रपनी सम्मति भी दी गयी है । यह इस बात का प्रमाण 
है, कि प्राग्वौद्धककाल मे राजनीति-शास्त्र का बहुत विकास हुआ था। यदि इन प्राचार्यों 
और सम्प्रदायों के दण्डनीति-पम्बन्धी ग्रन्‍्थ इस समय उपलब्ध होते, तो हम इस युग के 
राजनीतिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। शुक्रनीतिसार 
नाम से राजनीति-शास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ इस समय मिलता है, वह झौशनस सम्प्रदाय 
का है। शुक्र राजनीति के बहुत बडे आचाय॑ थे। उनकी सम्मति मे दण्डनीति ही 
एकमात्र ऐसी विद्या थी, जिसे 'विद्या' कहा जा सकता था । शुक्राचार्य की सम्मति में 
अन्य सब विद्याएँ दण्डनीति के ही अन्तर्गत हो जाती हैं। शुक्रनीतिसार का वर्तमान 
रूप चाहे बाद के समय मे बना हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसमे शुक्राचार्य या 
आद्नस सम्प्रदाय के परम्परागत विचार सकलित हैं । 

दर्शन-शास्त्र का विकास--भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार छः भ्रास्तिक 
दर्शन हैं--सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा और वेदान्त । ये छः दर्शन भ्रास्तिक 
और वेदसम्मत माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य दर्शनो का विकास भी 
प्राचीन समय में हुआ था, जिन्हे नास्तिक ब लोकायत कहा जाता था। दर्शन-शास्त्रो 
द्वारा प्राचीन श्राय विद्वान सुष्टि के मूल-तत्वों का परिचय प्राप्त करने का उद्योग करते 
थे । ब्राह्मण-प्रन्थो और सूत्रों का विषय याज्ञिक कर्म काण्ड व विधि-विधान का प्रतिपांदन 
करना है। भ्रारण्यको व उपनिषदो मे ब्रह्म-विद्या या पश्राध्यात्मशास्त्र का विवेचन 
“किया गया है। पर दर्शन-ग्र्थों में वैज्ञानिक (दार्शनिक) पद्धति से यह जानने का 
यत्न किया गया है, कि इस सृष्टि के मूल-तत्व क्या है, यह किस तत्व से या किन तत्वो 
से और किस प्रकार निर्मित हुई, और इसका कोई ख्रष्टा है या नही। इस प्रकार के 
विवेचन को 'दर्शन' कहा जाता था। भारत का सबसे पहला दर्शनिक शायद कपिल 
मुनि था, जो महाभारत-युद्ध के बाद उपनिषदो के निर्माण काल में हुआ था। जिस 
भ्रकार वाल्मीकि को भारत का पआ्रादि-कवि माना जाता है, वेसे ही कपिल भारत का 
प्रथम दार्शनिक था । उसने साख्य-दर्शन का प्रतिपादन किया । जड़ श्रौर चेतन--दोनों 
प्रकार की सत्ताओ को निरिचित संख्याप्रों में विभक्त कर कपिल ने प्रकृति सम्बन्धी 
“विवेचन के लिये एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया । बाद के विद्वानों ने कपिल 
की शैली का अनुसरण कर साख्य-दर्शन की बहुत उन्‍नति की। शकराचाये के समय 
तक साख्य का भारतीय दर्शनों में प्रमुख स्थान था। कपिल मुनि ने सृष्टि के निर्माण 
“के लिये किसी कर्ता या स्रष्टा की आवदयकता प्रनुभव नही की । प्रकृति पहले श्रव्यक्त 
रूप में विद्यमान थी, इस दशा में उसे 'प्रधान' कहते थे । यह प्रधान ही बाद मे “व्यक्त' 
होकर प्रकृति के रूप मे आया । 

कपिल के समान भ्न्य भी अनेक विचारक इस युग में हुए, जिन्होंने प्रकृति के 
सूल-तत्वों के सम्बन्ध में मौलिक विचार प्रभिव्यक्त किये । कणाद वेशेषिक दर्शन का 


घर भारतीय संसक्ृति का विकास 


प्रव्तेंक था । सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुप्रों द्वारा हुई, इस मत का प्रतिपादन कणाद ने 
किया । न्‍्याय-दरशेन का प्रवर्तक गौतम था, जिसने पञ्चभूत के सिद्धान्त का प्रारम्भ 
किया । वेदान्त के मत में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा हुई। ब्रह्म चेतन सत्ता है, जो 
पपने को सृष्टि के रूप भे भ्रभिव्यक्त करती है। वेदान्त दर्शन का प्रवर्त्तक मुनि वेदब्यास 
को माना जाता है। यह निश्चित नहीं किया जा सका है, कि ये सब दाशतिक मुनि 
किस समय में हुए थे। षड्दर्शनों के जो ग्रन्थ इस समय में मिलते हैं, वे बाद के समय 
के बने हुए हैं। पर इन ग्रन्थों मे जो विचार व सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, उन्हें विकसित' 
होने में बहुत समय लगा होगा । यह सहज मे माना जा सकता है, कि प्रागू-बौद्ध काल 

में जब प्रनेक ब्रह्मगादी ऋषि उपनिषद्‌ के विचारो का विकास कर रहे थे, तभी अन्य 

मुनि या विचारक लोग दा निक पद्धति द्वारा सुष्टि के मूल-तत्वों के चिन्तन में तत्पर 

थे। दर्शन-शास्त्र को ही 'प्राल्वीक्षकी' विद्या भी कहते ये । प्रान्वीक्षकी शब्द भ्रन्वीक्षण' 
से बना है, जिसका प्र्थ है दर्शन। झाचार्य चाणक्य के समय (भौय॑-युग) तक सांख्य, 

योग और लोकायत--इन तीन दार्शनिक पद्धतियों का भली-भाँति विकास हो चुका 

था | लोकायत का भअ्रभिप्राय चार्वाक-दर्शन से है । चार्वाक सम्प्रदाय के लोग न केवल 

ईइवर को नही मानते थे, अपितु वेद मे भी विश्वास नही रखते थे। प्राचीन वैदिक श्रुति 
का श्रादर भारत के सब श्ाचार्यों मे था, पर धीरे-धीरे ऐसे विचारक भी उत्पन्न होने 

लगे थे, जो वेद तक के प्रामाण्य से इनकार करते थे । वस्तुतः, यह युग ज्ञान-पिपासा, 

स्वतन्त्र विचार झौर दार्शनिक चिन्तन का था । 


(२) वेदिक और उत्तर-बेदिक युग 


भारत के प्राचीन झार्य ऋषियो ने जिन सुक्तों (सुभाषितो) का निर्माण किया, 
वे वैदिक सहिताशो मे सगृहीत है। श्रपने पूर्वज ऋषियों की इन कृतियों का प्राये- 
जाति की दृष्टि में बहुत महत्व था। ये सूक्त मुख्यतया विविध देवताओं की स्तुति मे 
कहे गये थे । बाद मे इन वैदिक सूक्तो की व्याख्या के लिये व याज्ञिक भ्रनुष्ठानों में 
इनके विनियोग के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना हुई । उपनिषदों व झ्ारण्यक ग्रन्थों मे 
वे विचार संकलित किये गये, जो श्रध्यात्मच्िन्तन के सम्बन्ध में थे । संहिता, ब्राह्मण 
झौर श्रारण्यक--ये तीनो वैदिक साहित्य के अन्तर्गत माने जाते है, यद्यपि श्रार्य-जाति 
की दृष्टि मे जो झ्रादर मूल संहिताशो का है, वह ब्राह्मण-प्रन्थों और श्रारण्यकों का नहीं 
है । इसमे सन्देह नही, कि ब्राह्मण और श्रारण्यक वैदिक संहिताओो की श्रपेक्षा बाद के 
समय के हैं। वेदों का बडा भाग महाभारत-युद्ध से पहले अपने बर्तमान रूप में श्रा 
चुका था। पर ब्राह्मणप्रन्थों, श्रारण्यकों व उपनिषदों का निर्माण प्रधानतया महाभारत- 
युद्ध के बाद में हुआ। इसीलिये इतिहास में हम बंदिक संहिताओ्ो के युग को या 
महाभारत-युद्ध से पहले के काल को वैदिक युग कहते हैं, झौर ब्राह्मणों व उपनिषदों: 
के काल को उत्तर-बैदिक युग । उत्तर-बैदिक युग के अन्तर्गत ही वह समय भी झा जाता 
है, जब कि सूत्र-ग्रन्थों तथा प्रन्य वेदांगो बा विकास हुआ्ला । रामायण, महाभारत और 
पुराण (जिन्हे प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार इतिहास-पुराण' कहा जाता है) भी इसी 
युग के लगभग के हैं। भ्रपने वर्तमान रूप में तो ये बौद्ध-काल के भी बाद में झाये, पर 


उत्तर-बैदिक युय झौर ऐतिहासिक महाकाब्यों का काल प्र 


उनमें जो भनुश्रुति संगृहीत है, उसका सम्बन्ध वैदिक और उत्तर-बैदिक काल के साथ 
ही है। ॥ 

वैदिक संहिताओों के झ्ाघार पर प्राचीत झ्ार्यों के जीवन, सम्यता झौर संस्कृति 
पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भ्रव हम ब्राह्मण-प्रन्थों, उपनियदों, सूत्र-प्रन्थों व 
झरन्‍्य वेदांगों के श्राधार पर झायों की सम्यता के विकास की विवेचना करेंगे, क्‍योंकि 
इन प्रन्थों के भ्रनेक प्रंश उत्तर-वैदिक या प्रागू-बौद्ध काल में विकसित हो चुके थे । 

इस प्रसंग में हमें यह भी स्पष्ट करना है, कि प्राचीन भारत के पनेक ग्रन्थ 
किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर एक 'सम्प्रदाय' की कृति हैँ। हमने पिछले प्रकरण 
में मानव, श्रौद्दनस, बाहस्पत्य श्रादि सम्प्रदायों का उल्लेख किया है । प्राचीन भारत मे 
जब कोई प्रतिभाशाली मुनि व भ्राचार्य किसी नये विचार व सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करता था, तो उसकी शिक्षा वह श्रपने शिष्यो को देता था। मुनि द्वारा प्रतिवादित नया 
विचार गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा निरन्तर विकसित होता था, श्लौर इस प्रकार एक नये 
सम्प्रदाय (विचार-सम्प्रदाय) का विकास हो जाता था । बृहस्पति, उश्नना (शुक्र), मनु 
श्रादि इसी प्रकार के विचारक थे, जिनकी शिष्य-परम्परा मे बाहंस्पत्य, प्रौधशनस, मानव 
श्रादि सम्प्रदायो का विकास हुआ । कपिल, कणाद, गौतम आ्रादि मुनियों की शिष्य- 
परम्परा ने सांख्य, वैशेषिक, न्याय श्रादि दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास किया । वैदिक 
सन्‍्त्रो के विनियोग और याज्ञिक अनुष्ठान के भी प्रनेक सम्प्रदाय बने, और यह प्रक्रिया 
ज्ञान व चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र मे जारी रही । इसी का यह परिणाम हुआ, कि दर्शन, 
दण्डतीति, कल्प (श्रौत, गृह और धर्म) झादि विषयक जो ग्रन्थ इस समय हमें मिलते 
है, वे सम्प्रदायो की ही कृति हैं। उत्त सबका विकास धीरे-धीरे अपने-अपने सम्प्रदायों 
में हुआ । उनका वर्तमान रूप चाहे बाद का हो, पर उनमे सकलित विचारों का प्रारम्भ 
उत्तर-वैदिक युग मे ही हो चुका था । 


(३) धर्म और तत्त्वचिन्तन 


याशिक विधि-विधान---वैदिक युग में झायं-धर्म का क्या स्वरूप था, इसपर हम 

पिछले एक श्रध्याय मे प्रकाश डाल चुके हैं। वेदों के देवता प्राकृतिक शक्तियो के मूतेरूप 
थे। संसार की गमूलझ्क्ति प्रकृति के जिन विविध रूपो में प्रभिव्यक्त होती है, उनमें 
वैदिक श्रार्यों ने अनेक देवताओं की कल्पना की थी। श्रार्य लोग इन देवताओं के 
रूप में विध्व की मूलभूत श्रधिष्टान्नी शक्ति की उपासना करते थे। इन देवताझो की 
पूजा और तृप्ति के लिये वे यज्ञों का अनुष्ठान करते थे । प्रारम्भ में इन यज्ञों का रूप 
बहुत सरल भा । यज्ञकुण्ड में भ्रग्ति का आधान कर उसमे झहुति दी जाती थी, झौर 
इस प्रकार देवताओं को तृप्त किया जाता था । पर धीरे-धीरे इन यज्ञों का रूप जटिल 
होता गया । उत्तर-बैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच गई 
थी । श्रार्यं-जनता के एक भाग का यही कार्य था, कि वह यज्ञिक विधि-बिधानों मे 
प्रवीणता प्राप्त करे शौर उसकी प्रत्येक विधि का सही तरीके-से भ्रनुष्ठान करे । इन 
लोगों को ब्राह्मण” कहते थे । यज्ञ के लिये वेदी की रचना किस प्रकार की जाय, बेदी 
में भग्नि कैसे प्रज्वलित की जाय, किस प्रकार प्राहुतियाँ दी जाएँ, यज्ञ करते हुए यजमान 


पड भारतीय संस्कृति का विकास 


ऋत्विक, श्रष्वर्य आदि कहाँ और किस प्रकर बैठे, वे भ्रपने विविध अ्रंगों को किस प्रकार 
उठाएँ, किस प्रकार मन्त्रोच्चारण करें, कैसे ज्ञात हो कि अब देवता यज्ञ की श्राहुति का 
ग्रहण करने के लिये पधार गये हैं, किन पदार्थों की झाहुति दी जाय--इस प्रकार के 
विविध विषयो का बड़े विस्तार के साथ ब्राह्मण-प्रन्थों में विवेचन किया गया है। किस 
याज्ञिक विधि का क्या प्रयोजन है, यह विषय भी उनमे विशद रूप से वाणित है । जन्म 
से मृत्युपर्यन्त प्रत्येक गृहस्थ को अनेक प्रकार के यज्ञ करने होते थे। मनुष्य के वैयक्तिक 
जीवन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले संस्कारों का स्वरूप भी यज्ञ का था। यज्ञ-प्रधान इस 
'प्राचीन धर्म को स्पष्ट करने के लिये यहाँ हम इन संस्कारों व यज्ञों का संक्षेप से उल्लेख 
करते हैं-. 

(१) गर्भाधान-संस्का र--सन्तानोत्पत्ति के लिए। (२) पूँसवन-संस्कार-- 
पुरुष-सन्तान की प्राप्ति के लिए। (३) सीमन्तोत्तयन-सस्कार--गर्म की रक्षा के लिए । 
(४) जातकर्म-संस्कार---सन्तान के उत्पन्न होने पर । (५) नामकरण-संस्का र-- सनन्‍्तान 
का नाम रखने के लिए। (६) प्रन्नप्राशन-संस्कार---सन्तान को भप्रन्त देना प्रारम्भ करने 
के समय । (७) चूडाकर्म-संस्कार--सन्तान के बाल काटने के समय । (८) उपनयन- 
संस्कार--यज्ञपवीत घारण कराने के लिए। (६) समावतन-संस्कार--शिक्षा की 
समाप्ति पर। (१०) विवाह-संस्कार--गहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए। (११) 
देव-यज्ञ--प्रतिदिन किया जाने वाला अग्निहोत्र | (१२) पितृयज्ञ-पितरों का श्राद्ध 
या गुरुजनों की सेवा । (१३) भूतयज्ञ--पशु, पक्षी, कृमि श्रादि को अपित की जाने- 
वाली बलि | (१४) अतिथि-यज्ञ--अतिथियों की सेवा । (१५४) ब्रह्म-यज्ञ--विद्वा नों व 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवा । देव, पितृ, भूत, भ्रतिथि और ब्रह्म-यत्र--ये पाँच महायज्ञ 
कहे गए हैं, जिन्हे सम्पादित करना प्रत्येक गृहस्थ का धर्म था| गृहस्थ का यह कर्तव्य 
माना जाता था, कि वह प्रतिदिन इन पाँचों यज्ञों को करे। (१६) भ्रष्टका-यज्ञ-- 
कातिक मास से माघ मास तक, चार महीनों में कृष्णपक्ष की अ्रष्टम्ती को यह यज्ञ किया 
जाता था। (१७) श्रावणी--शक्षावण मास की पूणिम्ा को किया जाने वाला यज्ञ । 
(१८) श्लाग्रहायणी---प्राग्रहायण मास की पूणिमा को किया जाने वाला यज्ञ । (१९) 
चेत्री--चेत्र मास की पूणिमा को किया जाने वाला यज्ञ । (२०) ध्राइबयुजी --आश्विन 
मास की पूणिमा को किया जाने बाला यज्ञ) (२१) दक्षंपूर्ण गास्य--पूर्णमसी और 
प्रतिपदा के दित करिए जाने वाले यज्ञ । (२२) चातुर्मास्थ--शीत, ग्रीष्म श्रौर वर्षा-- 
इन तीन ऋतुओों के प्रारम्भ में किए जाने वाले यज्ञ । (२३) सौत्रामणी--अ्रश्विनी' 
देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ । (२४) प्नग्निष्टोम --सोमपान के लिए किया जाने 
वाला यज्ञ । (२५) ब्रात्यस्तोम--आश्राये-भिन्‍न ब्रात्य प्रादि जातियो को आ्रार्य-जाति में 
सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ । (२६) राजसूय--नये राजा के राज्या- 
'मिरषेक से पू्वे यह यज्ञ किया जाता था। राज्य की जनता के विविध प्रतिनिधि इस 
अवसर पर राजा का भ्रभिषेक करते थे। (२७) अ्रश्वमेष--जब कोई राजा दिग्विजय 
करके प्रपनी शक्ति का विस्तार करता था, तो इस विजय-यात्रा के उपलक्ष में यह यज्ञ 
“किया जाता था । 


उत्तर-वैदिक युग और ऐतिहासिक महकाव्यों का काल घर 


यज्ञों की जो तालिका हमने यहाँ दी है, वह पूर्ण नहीं है । यहाँ हमने केवल 
अधिक महत्त्व के संस्कारों श्रोर यज्ञो का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त भनन्‍य भी 
अनेक यज्ञ थे, जिनका प्राचीन भारत में अनुष्ठान किया जाता था। इन सब यज्ञों की 
विस्तृत विधि ब्राह्मण-ग्रम्थों और कल्प ग्रन्थों (श्रौत श्रौर गृह्मसूत्रों) में वर्णित है । 
प्राचीनतम काल में इन यज्ञों मे पशुओं की बलि दी जाती थी या नही, इप्त विषय पर 
मतभेद है। पर उत्तर-वैदिक काल में श्रजा, प्रशव आदि की पशु-बलि प्रारम्भ हो गई 
थी, यह बात निश्चय के साथ कही जा सकती है । उत्तर-वैदिक युग के झ्राय॑ यह भी 
गानने लगे थे, कि यज्ञों के विधिपूर्वक प्नुष्ठान से मनुष्य यथाभिलषित फल प्राप्त कर 
सकता है, शौर सुख, समृद्धि, तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये झनुष्ठान ही एकमात्र 
उपाय है। 

तस्वचिन्तन को लहर---पर इस युग के श्रार्य केवल याशिक भनुष्ठानों में ही 
व्यापृत नही थे, उनका ध्यान ब्ह्मविद्या तथा तत्त्वचिन्तत की श्रोर भी गया था । यज्ञों 
से इहलोक और परलोक दोनों मे सुख प्राप्त होता है, यह मानते हुए भी वे इस प्रकार 
के विषयों के चिन्तन में तत्पर थे, कि मनुष्य क्‍या है ? जिसे हम आत्मा कहते हैं, 
उसका क्या स्वरूप हैं? शरीर और प्रात्मा भिन्‍न हैं या एक ही हैं ? मरने के बाद 
मनुष्य कहाँ जाता है ? इस सृष्टि का कर्त्ता कौन है ? इसका नियमन किस द्वक्ति द्वारा 
होता है ? इसी प्रकार के प्रश्नो की जिज्ञासा थी, जो भ्रनेक मनुष्यों को इस बात के 
लिए प्रेरित करती थी, कि वे गृहस्थ-जीवन से विरत होकर या सासारिक सुख-समद्धि 
की उपेक्षा कर एकनिष्ठ हो तत्त्व-ज्ञान को प्राप्त करें। उस यूग के ग्रामों और नगरो के 
बाहर जंगल के प्रदेशों में अनेक विचारको ने अपने झ्ाश्रम बनाए थे, जहाँ ब्रह्मविद्या 
या तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रातुर हुए लोग एकत्र होते थे, श्रौर तप व स्वाध्याय 
द्वारा ज्ञान की भ्रपनी प्यास को बुझाते थे । इस युग मे भ्रनेक राजा भी ऐसे हुए, जो 
इस प्रकार के विचारों में तत्पर थे। विदेह के जनक, केकय के अ्रश्वपति, काशी के 
श्रजातशत्रु श्रौर पचालदेश के प्रवाहण जाबालि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । ये 
सब राजा न केवल स्वयं तत्त्वचिन्तक थे, श्रपितु इसी प्रकार का चिन्तन करने वाले 
मुनियो व विचारको के श्लाश्रयदाता भी थे। उनकी राजसभा में भारत के विभिन्‍न 
प्रदेशों से मुनि एकत्र होते थे, झौर प्रध्यात्मविषयक प्रश्नों पर विचार करते थे। 
राजा भी इस विचार विमर्श मे हिस्सा लेते थे, और विविध विचारकी में जिसका पक्ष 
प्रबल होता था, उसकी धन आदि से पूजा भी करते थे । 

वृह्दारण्यक उपनिषद्‌ में कथा झाती है, कि जनक वैदेह ने एक बड़े यज्ञ का 
श्रायोजन किया, जिसमें कुरु शोर पचाल देझों के ब्राह्मण लोग एकत्र हुए। जनक ने 
निश्चित किया, कि जो ब्राह्मण सबसे भ्रधिक विद्वान्‌ होगा, उसे हजार गौवें दी जायेंगी, 
झौर इत गौपो के सीगो के साथ दस-दस स्वर्ण-मुद्राएँ बधी होगी । इस पर ब्राह्मणो में 
परस्पर विवाद होने लगा। श्रन्त मे याज्ञवल्क्य की विजय हुई । उसने अ्रन्य सब ब्राह्मणों 
को शास्त्रार्थ में परास्त किया, श्रौर हजार गौओ को बिजयोपहार के रूप मे प्राप्त 
किया। याज्ञवल्क्य के साथ इस शास्त्रार्थ का विषय अध्यात्म-सम्बन्धी था, श्रौर उससे 
परास्त होने वाले विद्वानों में केवल कुरु-पंचाल के ही ब्राह्मण नही थे, अ्रपितु मद्गदेश 


च्प्ई भारतीय संस्कृति का विकास 


और शाकल नगरी के विद्वान्‌ भी थे । इसी प्रकार की कथाएँ इस युग के भ्रन्य राजाग्रों 
के सम्बन्ध में भी उपनिषदों में पायी जाती है । 

याज्ञिक कमंकाण्ड की जटिलता से झारण्यक आश्रमों में चिन्तन करने वाले ये 
विद्वान सहमत नहीं थे । वे झ्तुभव करते थे, कि यज्ञों द्वारा मनुष्य यथेष्ट फल नहीं 
आप्त कर सकता । इसीलिये उनका कथन था कि यज्ञरूपी ये नौकाएँ भ्रदृढ़ हैं, संसार- 
सागर से तरने के लिए इनपर भरोसा नहीं किया जा सकता । थज्ञ के स्थान पर इन 
विचारकों ने तप, स्वाष्याय और सदाचरण पर जोर दिया। ये कहते थे, कि मानव- 
जीवन की उन्‍तति और परमपद की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है, कि मनुष्य श्रपनी 
इन्द्रियों को वक्ष में करे, वाणी और मन पर नियन्त्रण रखे, तप और ब्रह्मचर्य का सेवन 
करे, दृढ़ संकल्प हो कर आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे और ईश्वर में ध्यान 
लगाए । शरीर से भिन्‍न जो झात्मा हैं, जिसके कारण शरीर को शरक्ति प्राप्त होती है, 
उसको जानने और उसपर ध्यान देने से ही मनुष्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता 
है, यह इन तत्त्वचिन्तकों का उपदेश था। इनका कथन था, यह भ्रात्मा बंलहीन मनुष्य 
को नही मिल सकती, तप के श्रभाव में प्रमादी मनुष्य इसे कदापि प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

इन्ही विचारों से प्रेरित होकर इस यग के श्रनेक मनुष्यों की प्रवृत्ति यज्ञों से 
विमुख हो गई, और भारत मे तत्त्वचिन्तत की उस लहर का प्रारम्भ हुआ, जिसने इस 
देश में बहुत से मुनि, योगी व तपस्वी उत्पन्न किए । ये लोग सासारिक सुखों को हेय 
समभते थे, सन्‍्तान, धन और यश की अभिलाषा से ऊपर उठते थे, और ज्ञान की प्राप्ति 
को ही अपना ध्येय मानते थे। इनके चिन्तन के कारण भारत में जो नया ज्ञान विकसित 
हुआ, वही उपनिषदों और दर्शन-पग्रन्थो में समृहीत है । निःसन्देह, ये श्रपने विषय के 
भ्रत्यन्त उत्कृष्ट और गम्भीर ग्रन्थ हैं । 

भागवत धर्म--यज्ञों के जटिल क्रमंकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया तत्त्वचिन्तक 
मुनियों द्वारा शुरू हुई थी, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम भागवत घर्मं का प्रारम्भ 
होना था । बौद्ध-युग के बाद यह धर्म भारत का सबसे प्रमुख घर्म बन गया और गुप्त- 
सम्राटों के समय मे इस धर्म ने न केवल भारत में भ्रपितु भारत से बाहर भी बहुत 
उन्‍नति की । पर इस धर्म का प्रारम्भ महाभारत-युद्ध के समय में व उससे कुछ पूर्व 
ही ही गया था। एक प्राचीन भ्रनुश्नुति के अनुधार राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में 
याज्ञिक अनुष्ठानों के सम्बन्ध में एक भारी विवाद उठ खडा हुझ्ना था | कुछ ऋषि यज्ञों 
भें पशुओों की बलि देने के विरुद्ध थे, भौर कुछ पुराती परम्परा का भ्रनुसरण करना' 
चाहते थे। राजा वसु ने झपने यज्ञों में पशुबलि देने के विरुद्ध परिषाटी का झनुसरण 
किया, और स्वयं हरि (भगवान्‌) उससे संतुष्ट हुए । यद्यपि पुरानी प्रथा के प्रनुयायी 
अनेक ऋषि इस बात से वसु से बहुत नाराज थे, पर क्योंकि वसु भगवान्‌ का सच्चा भक्त 
था, प्रत: भगवानु ने उसे श्रपनाया और उसके समय से' भगवत्‌-पूजा की एक नई पद्धति 
का प्रारम्भ हुआ । चसु के बाद सात्वत लोग इस नई पद्धति के अनुयायी हुए। सात्वत 
लोग यादव बंश की एक शाखा थे, शौर मथुरा के समीपवर्ती प्रदेश में आबाद थे । मथरा 
के क्षेत्र के अन्धक-वृष्णि गणों के निवासी लोग सात्वत ही थे। सांत्वत लोगों का यह 


उत्तर-बैंदिक युग और ऐतिहापिक महाकाव्यों का काल घछ 


पधहवास था, कि हरि सब देवों का देव है, झौर अन्य सब देवता उसकी विविध शक्तियों 
के अ्तीकमात्र हैं। इस देवों के देव हरि की पूजा के लिए न याज्ञिक कर्मकाण्ड का 
उपयोग है, गौर न ही जंगल में बैठकर तपस्या करने का । इसकी पूजा का सर्वोत्तम 
उपाय भक्ति है, और हरि की भक्ति के साथ-साथ अपने कत्तंव्यों को कुशलता के साथ 
करते रहने में ही मनुष्य का कल्याण है| सात्वत लोग यज्ञों के विरोधी तहीं थे, भौर 
न ही वे तपस्था को निरुषयोगी ही समभते थे। पर उनका विचार था, कि ये सब बातें 
उतने महत्त्व की नही हैं, जितना कि हरिभक्ति और कर्त्तव्यपालन। सात्वत यादवों में 
बासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण और संकर्षण के वशज प्रद्युम्न और पभनिरुद्ध मे 
इस नए विचार को अपनाया भर सात्वत लोगों में इस विचार का विशेषरूप से प्रचार 
हुआ । वासुदेव कृष्ण और उनके प्रनुयायी सात्वत योग यज्ञों में पशुहिसा के विरोधी थे 
-और भगवान्‌ की भक्ति व निष्काम-कर्म के सिद्धान्त पर बहुत जोर देते थे। वसु चँद्यो- 
परिचर के समय में जिस नई विचारधारा का सृत्र-रूप में प्रारम्भ हुआ था, वासुदेव 
कृष्ण द्वारा वह बहुत विकसित की गई। इसी को भागवत व एकान्तिक धर्म कहते 
हैं। इसके प्रधान प्रवत्तेक वासुदेव कृष्ण ही थे, जो वृष्णि (सात्वत) संघ के “मुख्य” 
थे, और जिनकी सहायता से पाण्डवों ने मगघराज जरासन्ध को परास्त किया था। 
कृष्ण न केवल उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ थे, भ्रपितु भागवत सम्प्रदाय के महान्‌ श्राचा्य भी 
थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भ्रजून को आत्मा की अ्रमरता और निष्काम-कर्म का जो 
उपडेश उन्होंने दिया था, भगवद्भीता में उसी का विशदरूप से वर्णन है। गीता भागवत- 
धर्म का प्रधान ग्रन्ध है । इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। प्राचीन मुनियों और 
विचा रको द्वारा भारत मे तत्त्वचिन्तन की जो लहर चली थी, उसके कारण यज्ञप्रधान 
वंदिक धर्म मे बहुत परिवर्तन हो गया था। उपनिषदों के तत्त्व-चिन्तन के परिणाम- 
स्वरूप जिस भागवत-धर्मे का प्रादुर्भाव हुआ, उसमे याज्ञिक प्रनुष्ठानो का विरोध नहीं 
किया गया था। यज्ञों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसमें एक सर्वोपरि शक्ति 
की सत्ता, श्रात्मा की भ्रमरता, कर्म-योग की उत्क्ृष्टता और हरिभक्ति की महिमा का 
'प्रतिपादन किया गया था । पुराने भारतीय धर्म में सुधार करने के लिए बौद्ध और जैन 
श्रादि जो नये धर्म बाद में विकसित हुए, वे वैदिक श्रुति में विश्वास नहीं करते थे। 
'प्राचीन बँदिक धर्म के साथ धनेक अंशों मे उनका विरोध था। पर बासुदेव कृष्ण के 
भागवत-धर्मे का उद्देश्य वैदिक मर्यादा, प्राचीन परम्परा और याज्ञिक झनुष्ठानों को कायम 
रखते हुए धर्म के एक ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन करना था, जो नये चिन्तन के झतुकूल 
था। बौद्ध-युग के बाद इस धर्म का जिस ढंग से उत्कर्ष हुआ, उसपर हम ग्रागे चलकर 
विचार करेंगे । 


(४) शासन-विधि 


जनपदों का विकास--वैदिक युग के आये-राज्यों का स्वरूप “'जानराज्य' का 
था, क्योंकि उनका झ्राधार 'जन' होता था । एक जन के सब व्यक्ति प्रायः 'सजात' होते 
थे। कुरु, पंचाल, शिवि, भद्र, केकय, गान्धार आदि जो राज्य बैदिक युग में विद्यमान 
थे, वे सब जानराज्य ही थे। जिस स्थान या प्रदेश पर यह जत बसा होता था, उसे 


ब्य्८ भारतीय सस्कृति का विकास 


जनपद ज॒ राष्ट्र करते थे | धीरे-धीरे इन जनपदों में झ्नन्य लोग (जो सजात नहीं थे) 
भी बसने शूरू हुए, और वे सब उसके अग या प्रजा बत गए । इन जनपदो में किसी 
कबीले या जन के प्रति भक्ति की श्रपेक्षा उस प्रदेश के प्रति भक्ति श्रधिक महत्त्व की 
बात हो गई । विविध जनपदों के परस्पर संघर्ष के कारण महाजनपदो का विकास शुरू 
हुआ । काशी, कोशल, मगध झादि जो जनपद या राज्य बौद्ध-काल में थे, उत्तर-वैदिक 
कान के साहित्य मे उन्हें महाजनपद कहा गया है । 

इासन के भेद--.इन सब जनपदों के शासन का प्रकार एक-सा नही था। कुछ 
राज्यो में राजतन्त्र शासन था, तो कुछ में गणतन्त्र । ऐतरेय ब्राह्मण की भ्रष्टम पंजिका मे 
एक सन्दर्भ झाता है, जिसमें उस युग के विविध शासन-प्रक्वारों का परियणन किया गया है | 
इस सन्दर्भ के अनुसार प्राची दिशा (मगध, कलिग, वग आदि) के जो राजा है, उनका 
'साम्राज्य' के लिए अभिषेक होता है, और वे सम्राट कहाते है। दक्षिण दिशा में जो 
सात्वत (यादव) राज्य है, वहाँ का शासन “भोज्य' हैं, और उनके शासक भोज कहे जाते 
हैं । प्रतीची दिशा (सुराष्ट्र, कच्छ, सौवीर श्रादि) का शासन-प्रकार 'स्वाराज्य' है, और 
उसके शासक 'स्वराट' कहाते हैं। उत्तर-दिशा मे हिमालय के क्षेत्र में (उत्तर-कुरु, 
उत्तर-मद्र आदि जनपद) जो राज्य है, बहाँ “बैराज्य' प्रणाली हैं, और वहाँ के शासक 
“विराट' कहाते है। मध्यदेश (कुरु, पचाल, कोशल आ्रादि) के राज्यो के शासक “राजा 
कहे जाते हैं । इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण मे साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य श्रौर 
राज्य--इन पाँच प्रकार की शासन विविधों का उल्लेख है । ये प्रणालियाँ किस किस 
क्षेत्र में प्रचलित थी, इसका निर्देश भी ऐतरेय ब्राह्मण मे कर दिया गया है । सम्राट वे 
धासक थे, जो बंशक्रमानुगत होते हुए भ्रपनी शक्ति के विस्तार के लिए श्रन्य राज्यो का 
मूलोच्छेद करने के लिए तत्पर रहते थे। जरासन्ध भ्रादि मगध के सम्राट्‌ इसी प्रकार 
के थे। सम्भवत:, भोज उन राजाओ्रो की संज्ञा थी, जो वशक्रमानुगत न होकर कुछ 
निश्चित समय के लिए श्रपने पद पर नियुक्त होते थे। सात्वत बादवो (भ्रन्धक, वृष्णि झ्ादि) 
में यह प्रथा विद्यमान थी, और हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण इसी प्रकार के भोज, 
या 'संघ-मुख्य' थे। स्वराट्‌ वे शाप्तक थे, जिनकी स्थिति 'समानों मे ज्येष्ठ' की होती 
थी । इन स्वाराज्यों मे कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था, श्रौर सब कुलों 
की स्थिति एक समान मानी जाती थी। समानो मे ज्येष्ठ व्यक्ति को ही स्वराट्‌ 
नियत किया जाता था। सम्भवत., वैराज्य जनपद वे थे, जिनमे कोई राजा नहीं 
होता था, जहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। कुरु, पचाल भ्रादि मध्यदेश 
के जनपद “'राज्य' कहाते थे, और वहाँ प्राचीन काल की परम्परागत शासन-प्रणाली 
विद्यमान थी । 

राजा का राज्याभिषेक--नब्राह्मण-ग्रन्थो मे राजा की राज्याभिषेक-विधि का 
विद्वदरूप से वर्णन किया गया है, और इस वर्णन से उस युग के राजाओं तथा शासन- 
प्रकार पर ध्च्छा प्रकाश पड़ता है । जब किसी व्यक्ति को राजा के पद पर अ्रधिष्ठित 
करना होता था, तो राजसूय-यज्ञ का भ्रनुप्ठान किया जाता था। राजसूय-यज्ञ के बिना 
कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। राजसूय से पूर्व राजा के पद पर भ्रधिष्ठित 
होने वाला व्यक्ति “'रत्नियों' को हृबि प्रदान करता था वा उनकी पूजा करता था| 


उत्तर-वैदिक युग और ऐतिहासिक महाकावज्यों का काल ष््् 


वैदिक युग में कलिपय लोग “राजकृत:' (राजा को बनाने वाले) होते थे, जो उसे राज- 
चिह्न के रूप में 'मणि' (रत्न) प्रदान किया करते थे। इस युग में राजकृत: का स्थान 
रत्नियों ने ले लिया था। ये रत्नी निम्नलिखित होते थे---(१) सेनानी, (२) पुरोहित, 
(३) राजन्य था स्वयं राजा, (४) राजमहिषी, (५) सूत, (६) ग्रामणी, (७) क्षत्ता, 
(८) संगहीता, (६) भागदूघू, (१०) भ्रक्षवाप, (११) गोविकर्त्ता शौर (१२) पालागल | 
इन बारह रत्नियों मे से कतिपय नामों को स्पष्ट करने की श्रावद्यकता है। सूत राज्य- 
विषयक इतिवृत्त का संकलन करते थे। प्रत्येक ग्राम का एक ग्रामणी होता था, यह 
पहले लिख चुके हैं। बारह रत्नियों में जो ग्रामणी था, वह या तो राज्य के भ्रन्तर्गत 
विविध ग्रामों के ग्रामणियों का प्रमुख था ध्ौर या राज्य के मुख्य ग्राम (पुर या नगर) 
का ग्रामणी । राजकीय कुटुम्ब के प्रबन्धकर्तता को क्षत्ता कहते थे। राज्यकोष के नियन्ता 
की संगहीता संज्ञा की । राज्य-कर को वसूल करने वाले प्रधान अधिकारी को भागदुघ्‌ 
कहा जाता था। प्राय-व्यय का हिसाब रखनेवाले प्रधान भ्रधिकारी को श्रक्षवाप 
कहते थे । जंगल-विभाग का प्रधान गोविकर्त्ता कहाता था। पालागल का कार्य राज- 
कीय सन्देशो को पहुँचाना होता था। मैत्रायणी संहिता में प्रालागल के स्थान पर तक्षा 
ब रथकार का भ्रन्यतम रत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है । इसमें सन्देह नहीं, कि 
ब्राह्मण-युग के ये बारहों रत्नी राज्य की जनता के प्रधान व्यक्ति होते थे, और राज्या- 
भिषेक से पूर्व राजा इन सबको ह॒वि प्रदान करके उनके प्रति प्रतिष्ठा की भावना को 
प्रदर्शित करता था । क्योंकि राजा स्वयं भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग था, भ्तः 
उसे भी रत्नियों के प्रन्तगंत किया गया है । 

रत्नियों द्वारा हवि प्रदान करने के भ्ननन्‍्तर राजसूय-यज्ञ के जो विविध भप्रनुष्ठान 
होते थे, उनका यहाँ विवरण देने की झ्ावश्यकता नहीं । पर दो बातों का उल्लेख करना 
झावदयक है--(१) राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, एक शपथ लेनी होती थी, 
जिसमें वह कहता था कि यदि मैं प्रजा के साथ किसी भी तरह से द्रोह करू, उस पर 
भरत्याचार करूँ, तो मेरा वह सब इष्टापूर्त (शुभ कम) नष्ट हो जाए, जो मैं जन्म से मृत्यु 
पर्यन्त करता हूँ। राजा के लिए यह आवश्यक था, कि वह “धृत-श्षत' और 'सत्यघर्मा' हो, 
अभिषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करे। (२) प्रतिज्ञा के बाद राजा की 
पीठ पर दण्ड से' हलका-हलका श्राघात किया जाता था, जिसका प्रयोजन यह था कि 
राजा अपने को दण्ड (व्यवस्था या कानून) से ऊपर न समझे, और उसे यह मालूम रहे 
कि वह जहाँ दूसरों को दण्ष्ट दे सकता है, वहाँ उसे भी दण्ड दिया जा सकता है। 

कल्प-बेदांग के झन्तर्गत धर्मसूत्रो से भी इस युग के राजा और कानून श्रादि 
के सम्बन्ध में श्रनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं । राजा का एक मुख्य कर्त्तव्य यह 
था, कि वह भ्रपराधियों को दण्ड दे। झापस्तम्ब-धर्मंसूत्र में लिखा है, कि यदि राजा 
एक दण्डनीय भ्रपराध के लिए दण्ड नहीं देता, तो उसे भी झ्रपराधी समभना चाहिए ।' 
गौतम-घर्मसूत्र के अनुसार जो राजा न्यायपूर्वक दण्ड देकर अपने कत्तंव्य का पालन नहीं 
करता, उसे प्रायदिचिलस करना चाहिये | बौधायन-सूत्र के श्नुसार “यदि राजा चोर को 
दण्ड नही देता, तो चोरी का पाप राजा को लगता है ।' सूत्र-ग्रस्थों के अनुसार व्यवहार 
था कानून का स्तोत राजा नहीं है, राजा प्रपनी इच्छा के झनुसार कानू न नहीं बनाता । 


६० आरतीय संस्कृति का विकास 


वेद, पुराण श्लादि में जो नियम प्रतिपादित हैं, विविध जनपदों के जो परम्परागत चरित्र 
हैं, कृषकों, दिल्पियों, व्यापारियों प्लादि के जो व्यवहार हैं, वे ही कानून के श्राघार हैं । 
राजा को उन्हीं के प्रनुतार शासन करना चाहिए, शौर उन्हीं का पालन कराना राज/ 
का कत्तेंव्य है। कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने के लिए त्यायाघीशों की 
नियुक्ति की जाती थी। भापस्तम्ब-धर्मसूत्र के अनुसार “पूर्ण विद्वान, पवित्र-कुलोत्पन्न, 
वृद्ध, तक में निपुण झौर अपने कर्तव्यों के पालन मे सावधान व्यक्ति को ही प्रभियोगों 
के नि्णेय के लिए न्यायाधीश बनाना चाहिए ।” कानून सब लोगो के लिए एक समात 
था, पर दण्ड देते हुए भ्रपराधी की स्थिति को दृष्टि में रखा जाता था। गौतम-घर्मसूत्र 
के प्रनुसार यदि कोई शुद्र किसी वस्तु को चुरा ले, तो उसे उस वस्तु का श्राठ ग्ुता 
मूल्य दण्ड के रूप मे देता होगा। पर यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य कोई वस्तु चुराये, 
तो उसे उस वस्तु का सोलहगुना मूल्य दण्ड के रूप मे देना होगा । यदि कोई महाविद्वानु 
चोरी करे, तो उससे झौौर भी भ्रधिक जुरमाना वसूल किया जाना चाहिए । भश्रन्य प्रकार 
के श्रपराधो के लिए भी दण्ड-व्यवस्था का विशद वर्णन धर्मसूत्रों में किया गया है, पर' 
यहाँ उसका उल्लेख कर सकना सम्भव नही है । 

उत्तर-बैंदिक काल के शासन-कार्य मे राजा को परामर्श देने के लिए और राज- 
कीय कानूनों के निर्माण के लिए किसी राजसभा की सत्ता थी या नही, इस सम्बन्ध में 
कोई निश्चित निर्देश उपलब्ध नही होते । पर ऐसा प्रतीत होता है, कि वैदिक युग की 
सभा और समिति नामक संस्थाएं किसी श्रन्य रूप मे इस समय भी विद्यमान थी । 
वाशिष्ठ-धमंसूत्रों के श्रनुसार राजा को जहाँ मन्त्रियो के साथ परामर्श करना चाहिए, 
बहाँ साथ ही नागरो की भी सम्मति लेनी चाहिए | रामायण में पौर-जानपद नामक 
जिन संस्थाप्नों का उल्लेख है, उनमे से पौरसंस्था को ही शायद वाशिष्ठ-घर्मसूत्र में 
नागर कहा भया है । 


(५) वर्णाश्रम व्यवस्था 


बर्णम्रेद--वैदिक युग के आर्यों मे वर्णभेद का विकास नहीं हुआ्ना था, यह हम 
पहले प्रदर्शित कर चुके हैं । पर प्रागू-बौद्धकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शुद्र का भेद 
पर्याप्त स्पष्टरूप से विकसित हो गया था । वैदिक युग के रथेप्ठ (रथी) झौर राजन्य 
(राजपरिवार के व्यक्ति) लोगों से मिलकर क्षत्रिय वर्ग का निर्माण हुप्ला। यह स्वाभाविक 
था, कि सवेसाधारण विश: से इसे भ्रधिक ऊँचा माना जाय। यज्ञों के विधि-विधान 
जब भ्रधिक जटिल हो गये, तो एक ऐसी पृथक्‌ श्रेणी का विकास हुआ्ना, जो इन प्रनुष्ठानों 
में विशेष मिपुणता रखती थी। ऋत्विग्‌, भ्रध्वर्यु , ब्रह्मा भ्रादि के रूप में याज्ञिक विधियों 
के विधोषज्ञ जनता में भ्रधिक ऊँचा स्थान स्थान प्राप्त करने लगे । अ्ररण्यों व श्राश्रमों 
में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों भौर तत्त्वचिन्तको को भी इसी विशिष्ट वर्ग मे गिना 
जाने लगा, भौर इस प्रकार याज्ञिकों श्नौर मुनियों द्वारा एक नये वर्ग का प्रादुर्भाव 
हुआ, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था । ब्राह्मण और क्षत्रियों के श्रतिरिक्त जो सर्वताधारण 
झार्य जनता थी, उसे पहले की तरह ही विश: या वैश्य कहा जाता था । इसमे सब 
प्रकार के शिल्पी, पशुपालक, वणिक्‌, कृषक्‌ शभ्रादि सम्मिलित थे । झूद्र वर्ण झायंविशः 


उत्तर-वैदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल । ६१ 


से वैदिक युग में भी पृथक्‌ था। इसप्त प्रकार भ्रब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय श्रौर शूद्र--ये 
चारो वर्ण आय जनता मे विकसित हो गये थे । जो लोग अ्रध्ययन-अ्रध्यापन, याजश्िक 
भ्रनुष्ठान व तत्त्वचिन्तन में लगे रहते थे, वे ब्राह्मण कहाते थे। बाह्य और प्राभ्यन्तर 
शत्रुओं से देश की रक्षा करता श्रौर शासन-कार्य मे हाथ बटाना क्षत्रियों का काये था ॥ 
सर्वसाधारण जनता वैद्य कहाती थी । समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था, भ्ौर जो 
अन्य वर्णो की सेवा द्वारा अ्रपना निर्वाह करता था, उसे शूद्र कहते थे । विद्या की प्राप्ति 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग ही करते थे, इसीलिए उन्हें 'द्विज' भी कहते थे ॥ 
विद्या द्वारा मनुष्य दुपरा जन्म प्राप्त करता है, यह विचार उस काल मे विद्यमान था। 
विद्यारम्भ के समय पर द्विज लोग यज्ञोपवीत धारण करते. थे, और यह सूत्र उनके द्विजत्व 
का चिह्न होता था । 

पर यहाँ यह॒ ध्यान में रखना चाहिए, कि झ्भी वर्णभेद बहुत दृढ नही हुआ 
था । वर्णभेद का मुख्य श्राधार जन्म न होकर कर्म था। सारी झ्रार्य जनता एक है, यह 
भावना प्रभी विद्यमान थी। याज्िक प्ननुप्ठान व सैनिक वृत्ति श्रादि की विशिष्टता के 
कारण ही ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग श्नन्य झआायंविशः की अपेक्षा श्रधिक ऊंची स्थिति 
रखते थे। पर प्रभी यह दशा नही झाई थी, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय-कुल मे उत्पन्न 
हुए बिना कोई व्यक्ति इत वर्णों में न जा सके । आपस्तम्ब-धर्मेसूत्र के भ्रनुसार “धर्मा- 
चरण द्वारा निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त करता है, और श्रधर्म 
का आचरण करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से निचले वर्ण में चला जाता है।” 
श्रापस्तम्ब की यह उक्ति उस युग की वास्तविक स्थिति को सूचित करती है । राजा 
शन्तनु के भाई देवापि ने याज्ञिक अनुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके ब्राह्मण-फद प्राप्त 
किया था, श्रौर राजन्य शन्‍्तनु के यज्ञ कराए थे । इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण 
प्राचीन भ्रनुश्रुति मे प्राप्त होते हैं ॥ विविध वर्णों मे विवाह-सम्बन्ध भी सम्भव था । 
मह॒षि च्यवन ने राजन्य शर्याति की कन्या के साथ विवाह किया था। अ्रनुलोम-विवाहों 
(अपने से निचले वर्ण की कन्या के साथ विवाह) की प्रथा भी प्रचलित थी। शूद्र कन्याग्रों 
को अनेक सम्पन्न पुरुष “रामा” (रुमणार्थ) के रूप में भी भ्रपने घरो में रखते थे छृद्र 
वर्ण प्लायेविश: से पृथक्‌ था, पर फिर भी यदि कोई शूद्र विशिष्ट रूप से धामिक, विद्वान्‌ 
व दक्ष हो, तो समाज में उसका शझ्ादर होता था । ऐतरेय ब्राह्मण मे कथा श्राती है, कि 
ऋषि लोग सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऐलूष कवष नाम का 
व्यक्ति उनके बीच में भ्रा बैठा । तब ऋषियो ने कहा, यह दासी का पुत्र श्रक्नाह्मण है, 
हमारे बीच में कैसे बैठ सकता है। बाद मे ऋषियों ने कहा, यह तो परम विद्वान्‌ है, 
देवता लोग भी इसे जानते और मानते हैं । 

चार झाश्रम--प्राचीन धार्यो के सामाजिक जीवन मे श्राश्षमो का बहुत महत्त्व 
था । ब्रह्म चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर संन्यास--ये चार आश्रम थे । इन आश्रमो की 
कल्पना का झाधार यह विचार था, कि प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, पितरों झ्ौर 
भन्य मनुष्यों के प्रति ऋणी होता है । सू्ये, वरुण, भ्रर्नि श्रादि देवताझों का मनुष्य ऋणी 
होता है, क्योंकि इन्ही की कृपा से बह प्रकाश, जल, उष्णता आ्रादि प्राप्त करता है । 
इनके दिना वह ह्रपना जीवन-निर्वाह नही कर सकता। अतः मनुष्य का कर्त्तव्य है, कि 


६२ ेृ भारतीय संस्कृति का विकास 


यह देवताओं की पूजा करे, यज्ञ आदि द्वारा उनके ऋण को अदा करे । झपने साथ के 
झन्य भनुष्यों के ऋण को अदा करने के लिए भ्रतिथि-बज्ञ का विधान था । ऋषियों के 
प्रति मनुष्य का जो ऋण है, उसे चुकाने का यही उपाय था, कि मनुष्य उस ज्ञान को 
कायम रखे झौर उसमे वृद्धि करे, जो उसे पूर्व काल के ऋषियों की कृपा से प्राप्त हुआ्ा 
था। इसके लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य-प्राश्नस मे रहकर ज्ञान उपाजेन करना चाहिए, 
झौर बाद मे वानप्रस्थ-आश्रम मे प्रवेश करके अपने ज्ञान को ब्रह्मचारियों व श्रन्तेवासियों 
को प्रदान करना चाहिए। शअ्रपने माता-पिता (पितर) के प्रति मनुष्य का जो ऋण है, 
उसे गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करके ही झदा किया जा सकता है। गृहस्थ-घर्म से सन्तानोत्पत्ति 
करके अपने पितरों के वंश को जारी रखना, वंशतन्तु का उच्छेद न होने देना प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य माना जाता था। संन्यास-प्राश्रम में प्रवेश करके मनुष्य अपने साथी 
मनुष्यों का उपकार करने में ही अपने सारे समय को व्यतीत करता था, और इस 
प्रकार वह मनुष्य-ऋण को भी श्रदा करता था। पर हर कोई भनुष्य संन्‍्यासी नहीं 
हो सकता था। जो व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानवानू हो, सब प्राणियों में श्रात्मभावना 
रखने की सामथ्यं जिसमें हो, वही संन्यासी बनकर मैक्षचर्या (भिक्षा-वृत्ति) द्वारा 
जीवन तिर्वाहू करने का भ्रधिकारी था। संनन्‍्यासी किसी एक स्थान पर स्थिर होकर 
निवास नहीं कर सकता था। उसका कत्तेव्य था, कि वह सर्वत्र अमण करता हुश्रा 
लोगों का उपकार करे । इसीलिए उसे “परिन्नाजक' भी कहते थे । वानप्रस्थ लोग शहर 
या ग्राम से बाहर पझ्राश्मम बनाकर रहते थे, और वहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते 
थे। बअह्ाचारी अपने घर से अलग होकर वानप्रस्थी गुरुओं के आश्नमों में निवास करते 
थे, और गुरुसेवा करते हुए ज्ञान का उपार्जन करते थे। गृहस्थाश्रम को बहुत ऊँची दृष्टि 
से देखा जाता था। वशिष्ठ-सूत्र में लिखा हैं, कि जिस प्रकार सब बडी और छोटी 
नदियाँ समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर 
ही भ्राश्चित रहते हैं। जैसे बच्चे श्रपनी माता की रक्षा में ही रक्षित रहते हैँ, वैसे ही 
सब भिक्षुक व संन्यासी गृहस्थो की ही रक्षा में रहते हैं! गृहस्थ-प्राश्नम को नीचा 
समभने और संन्यास व भिक्षूधर्म को उत्कृष्ट समभने की जो प्रवृत्ति बौद्धयुग में विद्यमान 
थी, वह इस प्राचीन युग में नहीं पाई जाती । बड़े-बड़े ऋषि, मुनि और याज्ञिक अपने 
तत्वचिन्तन व याज्ञिक अनुण्ठानों के लिए गृहस्थ-घर्म से विमुख होने की श्रावश्यकता इस 
युग में नहीं समभने थे । 

स्त्रियों की स्थिति---उत्तर-वंदिक काल मे स्त्रियाँ भी पुरुषो के समान बह्यचयें- 
ब्रत का पालन कर विद्याध्ययन करती थीं । “ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌' इस 
प्राचीन श्रुति से' इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि युवा पति को प्राप्त करने 
के लिए कन्याएँ भी ब्रह्मचर्यपूर्वकं जीवन बिताती थीं, और इस समय का उपयोग 
ज्ञानीपार्जज के लिए करती थी । गोभिल-गह्मसूत्र के श्रनुसार जब कोई कुमारी विवाह 
के लिए मण्डप मे श्राती थी, तो वह न केवल वस्त्रों से भली-माँति प्राच्छादित होती 
थी, पर साथ ही यज्ञोपवीत को भी धारण किये होती थी । यज्ञोपवीत विद्याध्ययन 
का चित्न था। स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थी, इसी का यह परिणाम था, कि 
झतेक स्त्रियाँ परम विदृषी बन सकी थीं, भौर उनके शान व विद्या की उत्कृष्टता का 


उत्तर-बैदिक युग प्लौर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल ह्इृ 


परिचय हमें उपनिषदों द्वारा होता है। वेदेह जनक की राजसभा में 'अद्ववादिन्ती' स्त्रियों 
का भी एक दल था, जिसमें प्रमुख गार्गी थी । जनक की राजसभा मे गार्गी ने याशवल्कय 
के साथ शास्‍्त्रार्थ किया था । ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धवंगृहीता का उल्लेख झाता 
है, जो परम विदुषी और वक्‍तृता में अत्यन्त चतुर थी। पर इसमे सन्देह नही, कि 
कतिपय अझ्पवादों को छोड सं साधारण स्त्रियाँ विवाह द्वारा गृहस्थ-धर्मं के निर्वाह में 
तत्पर रहती थीं। इस युग में माता के पद को बहुत ऊँचा और पवित्र समझा जाता 
था। वशिष्ट-सूत्र में लिखा है, कि उपाध्याय की श्रपेक्षा दशगुण अधिक प्रतिष्ठित 
आचाय॑ है, झ्राचायं से सौ गुना प्नधिक प्रतिष्ठित पिता है, और पिता से सहखस्रगुण अधिक 
प्रतिष्ठा-योग्य माता है। माता के पद के प्रति यह श्रादर की भावना इस यूग की संस्कृति 
को एक महत्त्वपूर्ण विद्ेषता है । 

प्राचीन भारतीय इतिहास के श्रनेक विद्वानों ने मध्ययुग के भारत में स्त्रियों 
की हीन स्थिति को इष्टि में रखकर यह कल्पना की है, कि प्राचीन यूग में भी उनकी 
सामाजिक स्थिति हीन थी । पर इस युग के साहित्य के अनुशीलन से इस मन्तव्य की 
पुष्टि नही होती । वैदिक और उत्तर-वेदिक युग में जहाँ स्त्रियाँ ऋषि व ब्रह्मवादिनी 
हो सकती थी, वहाँ सबंसाघारण आये स्त्रियाँ 'उपनीत' होकर विद्याध्ययन करती थी 
क्लौर फिर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करके माता के गौरबमय पद को प्राप्त करती थी। 
चैवाहिक जीवन में स्त्री को पुरुष की 'सहर्धामिणी' माना जाता था । विवाह के श्रवसर 
पर पति और पत्नी दोनों ही कतिपय प्रतिज्ञाएँ करते थे, जिनका प्रयोजन एक दूसरे 
के प्रति कत्तेव्यों का पालन करते रहने का निशचय करना होता था । पति या पत्नी 
बिना किसी असाधारण कारण के अपने जीवनसाथी का परित्याग नहीं कर सकते थे । 
आ्रापस्तम्ब-सूत्र मे लिखा है, कि जिस पति ने झन्याय से पत्नी का परित्याग किया हो, 
वह गधे का चमडा प्रोढकर प्रतिदित सात गृहो मे यह कहते हुए भिक्षा माँगे, कि उस 
पुरुष को भिक्षा प्रदान करो, जिसने अभ्रपनी पत्नी तो त्याग दिया है। इसी प्रकार की' 
भिक्षा से वह पुरुष छः मास तक अपना निर्वाह करे। नि.स्संदेह यह एक भयंकर दण्ड 
था, जो इस यूग में पत्नी के साथ भ्रन्याय करने वाले पुरुष को दिया जाता था | 


(६) आर्थिक जीवन 


वैदिक युग के समान प्राग-बौद्ध युग में भी श्रार्यों के आथिक जीवन का मुख्य 
आधार कृषि था। पश्रार्य विद: का बड़ा भाग अब भी कृषि द्वारा अभ्रपना निर्वाह करता 
था। जमीन को जोतने के लिए हलों का प्रयोग होता था, जिन्हे खीचने के लिए बेल 
काम में लाये जाते थे । खेती द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली फसलो में जो, गेहूँ, चावल, 
दाल और तिल प्रमुख थे। इस युग में भ्रार्यों का विस्तार सिन्धु नदीं और गंगा नदी 
की घादियों में भली-माँति हो चुका था, और सिन्धु, गंगा तथा उनकी सहायक नदियों 
के उपजाऊ प्रदेश में बसे हुए झार्य लोग कृषि द्वारा अच्छी समृद्ध दक्षा में भ्रा गये थे । 
पशुपालन को भी इस युग में बहुत महत्त्व दिया जाता था। वेदेहू जनक ने श्रपनी राज- 
सभा में एकत्र विद्वानों में से सर्वेश्रेष्ठ विद्वान्‌ को पुरस्कृत करने के लिए सहज्न गौपों 
को ही चुना था। इस यूग के समृद्ध लोग गौश्नों को बहुत बड़ी संख्या में झपने पास रखते 


६४ भारतीय ससस्‍्कृति का विकास 


थे। दूध-धी के लिए जहाँ उनका उपयोग था, वहां साथ ही खेती की दृष्टि से भी 
उनका बहुत महत्त्व था। खेती के भ्रतिरिक्त श्रमेक शिल्पों का भी इस युग में विकास 
हुआ । जुलाहे, रंगरेज, रज्जुकार, रजक, सुवर्णकार रथकार, गोप, व्याध, कुम्हार, 
लोहार, नतेक, गायक, पाचक आदि कितने ही प्रकार के शिल्पी इस युग में प्रपने- 
अपने दिल्प व व्यवसाय के विकास में तत्पर थे । धातुश्रों के ज्ञान की वृद्धि के कारण 
इस काल में क्‍ग्रौद्योगिक जीवन भली-भाँति उन्नति कर गया था। वेदिक काल के भायों 
को प्रधानतया सुवर्ण प्लौर श्रयस्‌ का जान था, पर इस युग के झाय॑ त्रपु (टिन), ताम्र, 
लौह, रजत, हिरिण्य श्रीर सीसे का भी प्रयोग करते थे, यह बात श्रसंदिग्ध है। सुवर्ण 
झौर रजत का प्रयोग मुख्यतया झाभूषणों और बरतनो फे लिए होता था, पर अन्य 
घातुएँ उपकरण बनाने के काम में भ्राती थीं। सम्भवतः, इस युग में बस्तुप्रों के विनिमय 
के लिए सिक्के का भी प्रयोग होने लगा था । श्रथवं वेद में सुबर्ण निर्मित जिस निष्क का 
उल्लेख है, बह भ्राभूषण था या सिवका--इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता हैं। पर उत्तर- 
बैदिक काल में निष्क का प्रचलन सिक्‍के के रूप में प्रवश्य था | शायद इसी को हात- 
मान कहते थे | वैदेह जनक ने याज्वल्क्य ऋषि को जो एक हजार गौवें पुरस्कार के रूप 
में दी थी, उनके सीगों के साथ दस-दस स्वर्णपाद बंधे हुए थे। ये 'पाद' निष्क सिक्के 
का चौथाई भाग ही था । इसमें सन्देह नहीं कि इस युग में वस्तु-विनिमय (बार) का 
स्थान सिक्‍के द्वारा विनिमय ने ले लिया था, श्र सुवर्ण का सिक्‍के के निर्माण के लिए 
प्रयोग होने लगा था । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के व्यापारी, कृषक, शिल्पी आदि अनेक प्रकार 
की श्रेणियों (गिल्ड) मे भी सगठित होने लगे थे । बौद्ध-साहित्य के भ्रन्तर्गत जो जातक- 
कथाएँ मिलती है, उनसे “श्रेणी' संस्था का भली-भाँति परिचय मिलता है। स्मृति-ग्रन्थोी 
और धर्म-शास्त्रों मे भी श्रेणियो का उल्लेख श्राता है । इन श्रेणियों के विकसित होने 
में श्रवश्य समय लगा होगा, श्रौर इनका विकास उत्तर-वैदिक युग मे ही प्रारम्भ हो 
गया होगा । 

उत्तर-वैदिक युग का साहित्य प्रधानतया धर्मपरक है । इसीलिए उसके झ्ाधार 
पर इस युग के श्राथिक जीवन के सम्बन्ध भें श्रधिक परिचय हमे प्राप्त नहीं होता । 
बौद्ध-युग के शुरू होने पर भारत की जो झ्राथिक दशा थी, उसपर हम ग्रधिक विस्तार 
से प्रकाश डालेंगे, क्योकि बाद के साहित्य में इस सम्बन्ध मे पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है | 


(७) रामायण और महाभारत 


जिस प्रकार प्राचीन आर्यो की धामिक श्रनुश्रुति और परम्परा वेदो, ब्राह्मण- 

ग्रन्थो और उपनिषदों में संयृहीत है, वैसे ही उनकी ऐतिहासिक गाथाएँ, प्राख्यान 
झौर अनुश्नुति रामायण, महाभारत और पुराणों में संगृहीत है । इन ग्रन्थों की रचना 
किसी एक समय में या किप्ती एक लेखक द्वारा नहीं हुई । वस्तुत:, ये एक सुदीर्ष काल 
तक निरन्तर विकसित होते रहे | वैदिक युग के ऋषियों ने जो सूक्तियाँ कही, वे गुरु- 
शिष्य-परम्परा द्वारा “श्रुति' के रूप में कायम रही । बाद में महृषि वेदव्यास ने उन 
सबको संगृहीत कर 'संहिता' के रूप मे संकलित कर दिया । इसी प्रकार प्राचीन भारयों' 


उत्तर-बैंदिक युग शौर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल हू 


के विविध राजाओं, विजेताशओ्ीं, वीर पुरुषों और प्नत्य नेतापों के वीर कृत्यों व झ्ाख्यानों 
का गात उस काल के सूत और मागघ लोग निरन्तर करते रहे। ये झआाख्यान भी 
विविध सूत व मायघ-परिवारों में पिता-पुत्र-परम्परा द्वारा कायम रहे। बाद में इन 
सबको भी एकत्र कर लिया गया । वैदिक संहिताभों के समान पुराणों झौर महाभारत 
का कर्त्ता व संकलयिता भी वेदव्यांस को माना जाता है। वस्तुतः, वेदव्यास इनके 
कर्ता व रचयिता नहीं थे । उन्होंने जैसे वैदिक श्रुति का संकलन किया, वैसे ही प्राचीन 
झ्राख्यानों और राजकुलसम्बन्धी भनुश्ुति का भी संकलन किया था| महाभारत का 
बर्तमान रूप तो सम्भवतः ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ होने से कुछ समय पहले का ही है, 
पर उसमें जो गायाएँ व श्रास्पान संकलित हैं, वे बहुत प्राचीन हैं ॥ सम्भवतः, वे वैदिक 
युग से ही परम्परागतरूप से चले आते थे। इप्तीलिए उनसे भी भारत के प्राचीन 
राजवंशो श्रौर उनके समय के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ सही चित्र हमारे 
सम्मुख उपस्थित हो जाता है । 

सहाभारत---वेदव्यास द्वारा संकलित ब प्रोक्त महाभारत बहुत विशाल ग्रन्थ 
है । इसे फाव्य न कहकर ऐतिहासिक गाथाओं का संग्रह कहना ब्रधिक उपयुक्त होगा | 
इस समय महाभारत नाम से जो ग्रन्थ उपलब्ध होता है, इसके इलोकों की संख्या एक 
लाख के लगभग है । इसीलिए उसे 'दतसाहस्ी संहिता' भी कहते हैं । पर महाभारत 
का मूल ग्रन्थ इतना विशाल नहीं था । समय-समय पर उसमें नए श्राख्यानों का समा- 
वेश होता रहा। प्रारम्भ मे महृषि व्यास ने श्रपने शिष्य वेशम्पाथन के सम्मुख इस 
कथा का प्रवचत किया था। व्यास के इस मूलग्रन्थ का नाम 'जय' था। वैश्म्पायन 
ने पाण्डव भ्र्जुन के पोते जनमेजय के सम्मुख जिस महाभारत का प्रवचन किया, उसकी 
इलोक सख्या २४,००० थी । इसे “चतुविशति-साहख्नी भारत-संहिता' कहते थे । महा- 
भारत का तीसरा संस्करण भागंववंशी कुलपति शौनक के समय में हुआ । उस समय 
उसमे बहुत-से नए झ्राख्यान व उपाख्यान जोड दिए गए । साथ ही, शिव, विष्णु, सूर्य , 
देवी श्रादि के प्रति भक्ति के भी झनेक प्रकरण उसमें सम्मिलित कर लिए गए । 
भ्रध्यात्म-धर्मं और राजनीति-विषयक अनेक संवाद भी उसमें शामिल हुए । इन सबके 
कारण महाभारत का कलेवर बहुत बढ गया, भ्रौर वह “चतुविशति-साहसख्ली-भा रतसंहिता! 
न रहकर 'शतसाहल्री संहिता' बन गयी । ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ होने से' कुछ समय पूर्व 
ही महाभारत ग्रन्थ श्रपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर चुका था। 

महाभारत में कुल भठारह पर्व हैं। यद्यपि इस महाकाव्य का प्रधान विषय 
कौरवों और पाण्डवों के उस महायुद्ध का वर्णन करना है, जो कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में लड़ा 
गया था, और जिसमे भारतवर्ष के सैकड़ों राजा श्रपनी सेनाश्रों के साथ सम्मिलित 
हुए थे। तथापि प्रसगवश उसमे भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति, तत्त्वज्ञान, 
धमेशास्त्र, राजधर्म और मोक्षशास्त्र का भी इतने विशद रूप से समावेश है, कि उसे 
प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोष समझना झधिक उपयुक्त होगा । 

महाभारत का द्ान्तिपर्व भारतीय राजधर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्र का श्रपूर्व 
ग्रन्थ है । शरदाय्या पर पड़े हुए भीष्म विविध विषयों पर प्रवचन करते हैं। उनके 


8६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


शिष्य, भक्त और पनुयायी उनसे विविध प्रकार के प्रश्त उनसे पूछते हैं, भौर तत्त्वज्ञानी 
भीष्म उनका उत्तर देते हैं।. _ 

भगवान्‌ कृष्ण की 'भगवदगीता' भी महाभारत का ही एक अंग है। कुरुक्षेत्र 
के भैदान में कौरवों भौर पाण्डवों की सेनाएँ जब युद्ध के लिए एकत्र थी, तो पाण्डबों 
के सेनापति श्र्जुन के हृदय में वैराग्य उत्पन्त होने लगा। श्रर्जुन ने देखा कि उसके 
गुरुजन, निकट सम्बन्धी श्रौर मित्र शत्रुरूप से उसके सम्मुख उपस्थित हैं। उसने विचार 
किया कि इन गुरुजनों व प्रियजनों पर हथियार चलाना कितना प्रनुचित है। इस दक्षा 
में श्रीकृष्ण ने झर्जुन को कर्तव्य झौर अ्रकर्त्तव्य के सम्बन्ध में जो उपदेश दिया, वही 
'गीता' के रूप में संगृहीत है । तत्त्वज्ञान और धर्म की इष्टि से गीता संमार की सबसे 
उत्कृष्ट और झद्भुत पुस्तक है। वैदिक यूग से भारत में ज्ञान झौर तत्त्वचिन्तन की जो 
लहर प्रारम्भ हुई थी, श्रीकृष्ण ने उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। गीता में 
कृष्ण का यही तत्त्वज्ञान संगृहीत है, भौर किकतंव्यविमृढ़ श्र्जुन के सहृश वर्तमान युग 
के भी करोड़ों नर-नारी उससे करतंव्य और अकर्त व्य भे विवेक कर सकते हैं । 

रामायणं--इक्ष्वाकुवंश के राजा रामचन्द्र का वृत्तान्त रामायण में बडे विस्तार 
के साथ वर्णित है । इसकी रचना मह॒षि वाल्मीकि ने की थी । वाल्मीकि संस्कृत-भाषा 
के भ्रादिकवि माने जाते हैं, श्रौर उतके इस काव्य को संस्कृत का प्रादिकाव्य कहा गया 
है । रामायण की कथा को लेकर संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी श्रादि भाषाझो में हजारों 
पुस्तक लिखो गई हैं । शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो, जो राम की कथा से प्रपरि- 
चित हो । राम का चरित्र ही ऐसा था, कि आये-जाति उसे कभी भूला नहीं सकती । 
राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई श्र आदर्श पति थे । रामायण का प्रत्येक चरित्र श्रादशे 
है | कौशल्या-जैसी माता, लक्ष्मण-जैसा भाई, सीता-जैसी पत्नी, हनुमान-जैसा सेवक 
और राम-जैसा प्रजापालक राजा संसार के साहित्य मे श्रन्यत्र ढूँढ सकना कठिन है । 

रामायण-महाकाव्य जिस रूप से ग्राजकजल उपलब्ध होता है, वह अविकल रूप 
से मह॒षि वाल्मीकि को रचना नही है। इसमे सन्देह नहीं, कि प्रारम्भ भे वाल्मीकि 
ने राम के चरित्र को काव्यरूप मे लिखा था। बाद में उसी के प्राधार पर रामायण 
की रचना हुई । सम्भवतः, रामायण का काव्य ५०० ई० पु० के लगभग में बना था । 
वह महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व निमित हो चुका था, और उसमे श्रार्यों के जिस 
जीवन व संस्कृति का वर्णन है, वह प्रागू-बौद्धकालीन भारत के साथ सम्बन्ध रखती 
है । पाँचवी सदी ई० पू० के बाद भी वाल्मीकि-रामायण में श्रतेक नए श्राख्यान जुडते 
गए, और यह महाकाव्य जिस रूप में श्राजफकल उपलब्ध होता है, उसे उसने दूसरी 
सदी ई० पुृ० तक ग्रहण कर लिया था । पर इसमे सन्देह नही, कि महाभारत के समान 
रामायण भी बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व के युग को सम्पता और संस्कृति पर प्रकादा 
डालती है । 

रामायण और महाभारत का काल एक नहीं है, श्रौर न ही ये दोनों महाकाव्य 
किसी एक युग की कथा को उल्लिखित करते हैं। इनकी प्रधान कथाओं के काल में 
कई सदियों का श्रन्तर है | पर ये दोनों ग्रन्थ उस युग की दह्शा पर प्रकाश डालते हैं, 
जबकि प्रार्य लोग भारत में भली-भाँति बस चुके थे, और जब कि उनके धर्म, सम्यता 


उत्तर-वैंदिक युग झौर ऐतिहासिक महाकाब्यों का काल ९७ 


आऔर समाज ने एक स्थिर रूप धारण कर लिया था। वैदिक युग के बाद की शौर 
बौद्ध-युग के पूर्व की भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए इन दो महाकाव्यों 
से बढ़कर कोई श्रन्य साधन हमारे पास नहीं है । पर इस प्रसंग में यहू ध्यान में रखना 
जाहिए, कि इन ऐतिहासिक महाकाव्यों और विशेषतया महाभारत के श्रनुशीलत द्वारा 
सभ्यता और संस्कृति का जो चित्र उपस्थित होता है, वहु किसी एक समाज को चित्रित 
नहीं करता । इस यूग तक भारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे । 
चैंदिक युग के श्रा्य भारत के विविध प्रदेशों मे बस गए थे, और इस देश के भ्रादि- 
“निवासियों के सम्पर्क में आकर उनकी विविध शाखाओं ने अपनी पृथक्‌-पृथक सामाजिक 
दशाओं व संस्कृतियों का विकास प्रारम्भ कर दिया था । यही कारण है, कि महाभारत 
जैसे विशाल महाकाव्य के विविध प्रसंगो में विविध प्रकार के जीवन व विचारों की 
उपलब्धि होती है । 


(८) सामाजिक दशा 


स्त्रियों को स्थिति---रामायण और महाभारत के अध्ययन से' स्त्रियों को स्थिति 
के विषय में अनेक प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैं। ऐक्ष्वाकव-राजा दशरथ का 
तीन स्त्रियों से विवाह करना सूचित करता है, कि इस यूग में बहु-विवाह की प्रथा 
प्रचलित थी | महाभारत की कथा मे द्रोपदी के पाँच पति थे। युधिष्ठिर, भीम, भ्र्जुन, 
नकुल और सहदेव--इन पाँचो पाण्डवो ने द्रोपदी के साथ विवाह किया था। इससे 
सूचित होता है, कि उस समय बहुपति-विवाह्‌ की प्रथा भी कुछ वशो व जातियों में 
विद्यमान थी । भीम और भ्रर्जुन ने द्रोपदी के अतिरिक्त अन्य भी अनेक स्त्रियों से 
विवाह किया हुआ था । इससे प्रगट है, कि भारत के पारिवारिक जीवन में इस समय 
बहुत श्रन्तर आ गया था। रामचन्द्र का वनवास श्रन्तःपुर के षड़यन्त्र का परिणाम 
था | जनता की इच्छा के विपरीत कैकेयी इस बात में सफल हुई, कि लोकप्रिय युवराज 
रामचन्द्र को राजगद्दी से दूर रख सके । पाण्डवों का बनवास बूत-क्रीड़ा का परिणाम 
था। जूए के दाव पर पाण्डव लोग न केवल अपनी राज्य-सम्पत्ति को ही हार गए, 
भ्रपितु अपनी पत्नी द्रोपदी को भी जूए के दाँव पर रखने मे उन्हे संकोच नहीं हुआ । 
कौरवों ने द्रोपदी का राजसभा में खुले तौर पर अपमान किया, उसका चीर-हरण तक 
किया । इससे प्रगट है, कि इस युग के भारतीय समाज में स्त्रियों की वह्‌ उच्च स्थिति 
नहीं रह गयी थी, जो कि बैदिक काल में थी। यही कारण है, कि जब कतिपय 
महिलाओं ने महात्मा बुद्ध की शिष्या बनकर भिक्षत्रत ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, 
तो उन्होंने उसे स्वीकार करने में संकोच झ्ननुभव किया। यह बुद्ध की प्रतिभा और 
सुधारवृत्ति का परिणाम था, जो उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनाना स्वीकार कर उदके 
लिए एक पृथक्‌ संध की व्यवस्था, की । 

विवाह के विविध प्रकार--महाभारत व उत्तर-वैदिक यूग के अन्य साहित्य में 
श्राठ प्रकार के विवाहो का उल्लेख झ्राता है--(१) ब्राह्मविवाह---जब पिता अपनी 
कन्या को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर किसी योग्य वर को प्रदान करे, तो 
इस प्रकार के विवाह को 'ब्राह्म! कहा जाता था। (२) प्राजापत्य-विवाह---जब बर 


श्द भारतीय संस्कृति का विकास 


झौर कन्या का विवाह प्राजापत्य-धर्म की वृद्धि (सन्तानोत्पत्ति) के लिए किया जाए, 
और पिता इसी उद्देश्य में किसी योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे, तो उसे 
प्राजापत्य” विवाह कहते थे। (३) श्रा्-विवाह--इसमें बर की झोर से कन्या को 
थी भादि मेंट मे देनी होती थी । वधू की प्राप्ति के लिए वर कन्या-पक्ष को दक्षिणा 
देता था । (४) देव यज्ञ में ऋत्विक्‌ का कर्म करते हुए जामाता को अलंकार श्ादि 
से विभूषित कन्या प्रदान करके जो विवाह क्रिया जाता था, उसे “देव” कहते थे | 
(५) आसुर--कन्यापक्ष को भरपूर धन देकर सनन्‍्तुष्ट कर कन्या प्राप्त करके जो विवाह 
होता था, बह “'श्रासुर' कहाता था | (६) गान्धवें--परस्पर स्वछन्द प्रेम के कारण बर 
भौर कन्या अपनी इच्छा से जो विवाह करते थे, उसे “गान्धव” कहते थे । (७) राक्षस 
“कन्या का जबर्दस्ती प्रपहरण कर जो विवाह हीता था, वह 'राक्षत्त' कहाता था । 
(८) पैशाच--मद्य श्रादि के सेवन से मस्त हुई कन्या से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर 
लेने पर ऐसे विवाह को 'पैशाच' कहते थे | 

इन श्राठ प्रकार के विवाहों मे से पहले चार विवाह घर्मानुकूल माने जाते थे ॥ 
पिछले चार विवाह श्राये-मर्यादा के विरुद्ध थे, पर क्योंकि उनका भी इस युग में 
प्रचलन हो गया था, झ्मतः उन्हे कानून की दृष्टि से स्वीका्यें मान लिया गया था। 

यबाल-बिवाह--महाभारत के काल मे भारत में बाल-विवाह की प्रथा का भी 
प्रारम्भ हो गया था | श्र्जुन के पुत्र भ्रभिमन्‍्यु का विवाह सोलह वर्ष की श्रायु में हुआ 
था। अनुशासन पर्व में भीष्स ने व्यवस्था दी है, कि ३० वर्ष की भ्रायु का पुरुष १० 
वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है, और २१ वर्ष का पुरुष ७ वर्ष की बालिका 
के साथ विवाह कर सकता है। (श्रनु ० ४४१२) 

नियोग-- इस काल में नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी । नियोग के विषय 
में महाभारत में कहा गया है, कि “पति के मर जाने पर स्त्री देवर के साथ नियोग करके 
सन्तानोत्पत्ति कर सकती है ।” (झ्रनुशासन पर्व ४४॥५०, ५१) ! महाभारत मे नियोग 
के श्रनेक दृष्टान्त भी उपलब्ध होते है। यदि पति जीवित हो, तो भी स्त्री पति की 
अनुमति से नियोग कर सकती थी । पाण्डवों की माता कुन्ती ने युधिष्ठिर झ्रादि जो 
पुत्र उत्पन्न किए थे, वे नियोग द्वारा ही उत्पन्न हुए थे । 

परवे की प्रथा--वैदिक युग मे परदे की प्रथा नही थी। पर महाभारत के 
काल में इसका भी सूत्रपात हो गया था । महाभारत के स्त्रीपव॑ में पति पुत्र श्रादि की 
मृत्यु के शोक मे युद्ध-भूमि में रोती हुई स्त्रियों के सम्बन्ध में लिखा है, कि “जिन 
स्त्रियों को पहले देवता भी नहीं देख सकते थे, बे श्राज सब लोगों के सम्मुख रोती हुई 
दीख पड रही है। इसी प्रकार महाभारत के शल्यपर्व (२६७४) में दुर्योधन की स्त्रियों 
को 'असूय्य म्परया' (जिन्हें सूे तक भी न देख सके) कहा गया है | 

जाति-भेद--इस युग में जातिभेद भी पहले की प्रपेक्षा अधिक विकसित हो 
गया था। ब्राह्मण और क्षत्रियवर्ग सर्वताधारण जनता (विश:) से स्पष्ट रूप से पृथक्‌ 
हो गए थे । ब्राह्मणों की उत्कृष्टता और पवित्रता की भावना स्व सम्मत रूप से स्वी- 
कृत कर ली गई थी। समाज को चार वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र) में 
विभक्त करके उनके सम्बन्ध मे बहू विचार विकसित हो गया था, कि विविध वर्णों- 


उत्तर-बैदिक युम झौर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल ध्ह्‌ 


के लोगों को अपने-प्रपने 'स्वधर्म' में स्थिर रहना चाहिए । समाज का कल्याण इसी 
बात में है, कि सब लोग शझपने धर्म (कायं) पर स्थिर रहें, और परघम का प्रनुसरण 
करने का यत्न न करें। 'स्वधर्म' के पालन से ही मनुष्य स्वगें और मोक्ष को प्राप्त 
कर सकता है---यह्‌ वित्ञार इस युग में भली-भाँति विकसित हो गया था। शूद्र का 
कार्य झ्न्य तीन वर्णों की सेवा करना है । यदि वह पूरी तरह लगन के साथ प्रन्य 
वर्णों के लोगों की सेवा करता रहे, तो 'स्वधर्म' के पालन द्वारा वह भी झपने जीवन 
के परम लक्ष्य (स्वर्ग भर मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है, यह विचार इस यूण में 
बहुत बल पकड़ चुका था। 

पर वर्णों का यह विभाग पूर्णतया जन्म पर भी श्राश्नचित था, यह बात सही 
नहीं है । महाभारत में यह विचार भी उपलब्ध होता है, कि चारों वर्णों की सृष्टि 
गुण और कर्म के श्रनुसार ही की गई है । उसी व्यक्ति को ब्राह्मण समझा जाता था, 
जिसने काम, क्रोध श्रादि को वश में करके इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, श्रौर जो 
यश-करम व पठन-पाठन में रत हो। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रादि वर्णो के सम्बन्ध में 
गृणकर्म का विचार पभ्रब तक भी विद्यमान था, पर कतिपय लोग ऐसे भी थे, जो प्रपने 
वर्ण के कर्म से विमुख होने पर भी ब्राह्मण-सदश उच्च स्थिति को प्राप्त किये हुए थे । 
वर्ण-व्यवस्था का जो विक्ृृत रूप बाद के इतिहास में दृष्टिगोचर होता है, उसका सूत्र- 
पात इस युग में हो गया था । ब्राह्मण के लिए यह आदर्श माना जाता था, कि वह 
चन का दास न हो, त्याग और अभ्रकिचनता को ही झपना ध्येय समझे । पर महाभारत 
में द्रोणाचार्य और क्ृपाचार्य जैसे ब्राह्मणों के मुख से यह कहलवाया गया है, कि “घन 
मनुष्य का दास नही है, श्रपितु मनुष्य ही धन का दास है । यही बात सत्य है । कौरवों 
ने धन द्वारा ही हमे बाँध लिया है।” (आदि पर्व ४३।५७) । द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मणों 
का धन का दास होना इस युग में सम्भव हो गया था, यद्यपि यह बात पुराने वैदिक 
युग के सम्बन्ध मे नही कही जा सकती । 

दास-प्रथा---महाभारत मे अ्रनेक स्थानों पर दास-दासियो का भी उल्लेख 
श्राता है । विशेषतया, स्त्रियों को दासी के रूप में रखने और उन्हे दूसरो को दान में 
दे देने की प्रथा उस समय भली-भाँति विकसित हो चुकी थी। ब्राह्मणों को दान- 
दक्षिणा देते हुए दासियो के प्रदान का महाभारत मे अनेक स्थानों पर बर्णन है। 


(९) भारत के छः आस्तिक दर्शन 


दर्शन-शास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख इसी अध्याय मे 
ऊपर संक्षिप्त रूप से किया जा चुका है। पर इस विषय पर अधिक विष्वद रूप से 
प्रकाश डालना पझ्लावश्यक है, क्योक्ति इन दर्शन-शास्त्रो का प्राचीन भारतीय संस्कृति 
झौर जीवन में बहुत भ्रधिक महत्त्व है । 

जिस समय प्राचीन भारत में याज्िक कर्मकाण्ड श्लौर धामिक प्ननुष्ठानो का 
विकास हो रहा था, उसी समय भ्ररण्यों में विद्यमान ऋषि-श्राश्रमो में अध्यात्म-चिन्तन 
और दर्शन-शास्त्रो का विकास जारी था। ब्राह्मण-पगन्धो के प्रारण्यक भाग व उपनिषदे 
इसी चिन्तन के परिणाम थे। पर कुछ विद्वान्‌ मुनि केवल अध्यात्म-सम्बन्धी चिन्तन 


१०० भरतीयग संस्कृति का विकास 


झोौर मनन से ही सन्तुष्ट नहीं थे। वे यह प्रयत्न भी कर रहे थे, कि प्रकृति भौर 
परमात्मा सम्बन्धी रहस्यों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करें । सृष्टि किस तत्त्व या तत्त्वों 
से बनी, संसार में कुल पदार्थ कितने हैं, पदार्थों का ज्ञान ठीक-ठीक किन प्रकारों से 
'हो सकता है, सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए कौन-सी कसौटियाँ या प्रमाण है--- 
इस प्रहनों पर इन मुनियों ने बाकायदा विचार शूरू किया, श्ौर इसी का परिणाम 
यह हुमा, कि भारत मे प्रनेक दहं न-झास्त्रों का विकास हो सका । मे दर्शन दो प्रकार 
के हैं---आास्तिक और नास्तिक । भ्रास्तिक दर्शन वे हैं, जो वेदों को मानते हैं । नास्तिक 
दहन वेदों पर विश्वास नहीं करते । जैन और बौद्ध दोनों बेदों को नहीं मानते । 
उन्होने जिन दर्शनों का विकास किया, वे नास्तिक कहाते है। उनसे भी पहले 
चार्वाक लोग वेदों को न मानते हुए स्वतन्त्र रूप से दर्शन-तत्त्व पर विचार कर रहे थे । 
उनका दर्शन भी नास्तिक-दर्शन गिना जाता है । पर जैन और बौद्धों से पहले भारत के 
प्रायः सभी प्रमुख विचारक वेदों को सत्यज्ञान और प्रमाण के रूप में स्वीकार करते 
थे। इसीलिये उस समय चार्वाक-दर्शन को छोडकर भ्रन्य जिन दर्शनो का विकास 
हुआ, वे सब भ्रास्तिक थे । श्रास्तिक दर्शन छः है--न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, 
मीमांसा और वेदान्त । हम इतपर क्रमशः विचार करेंगे 

न्याय-वर्शन---न्याय- दर्शन का प्रधान लक्ष्य यह निश्चित करना है कि सही- 
सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए कितने और कौन-कौन-से प्रमाण हैं। प्रमाण चार हैं, 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमात और शब्द । जिस बात को हम स्वय साक्षात््‌ रूप से जानें, 
वह प्रत्यक्ष है। ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं, आँख, नाक, कान, जिल्ठा और त्वचा | जब किसी 
इन्द्रिय का उसके विषय (पझथ्थे) से सीघा सम्पर्क (सन्निकर्ष) होता है, तो उस विषय 
के सम्बन्ध में हमें ज्ञान होता है। यही ज्ञान प्रत्यक्ष है । हम कोई बात श्राँख से देखते हैं, 
कान से सुनते हैं, नाक से सूघते हैं, जिह्ना से किसी रस का स्वाद लेते हैं, त्वचा के 
स्पर्श से किसी को जानते हैं, तो हमारा यह ज्ञान प्रत्यक्ष कहाता है । जब किसी वस्तु को 
हम प्रत्यक्ष रूप से नही जानते, अपितु किसी हेतु द्वारा उसे जानते हैं, तो वह ज्ञान हमे 
भ्रनुमान द्वारा होता है। हमने दूर पहाड की चोटी पर धु आ उठता हुआ देखा । इस 
हेतु से हमने झ्मुमात किया कि वहाँ अग्नि है। क्‍योंकि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ- 
वहाँ भग्नि श्रवश्य होती है। बिना अग्नि के घुआँ वही हो सकता। श्रतः घुएँ की 
सत्ता से हमने झ्ग्नि की सत्ता का अनुमान किया। इस प्रकार के ज्ञान को अनुमान 
कहा जाता है। जब किसी जानी हुई वस्तु के साइश्य (साधम्यं) से हम न जानी हुई 
वस्तु को जानते है, तो उसे उपमान कहते हैं । एक श्रादमी गौ को अच्छी तरह जानता 
है, पर गवय (चवर गौ) को नही जानता । उसे कहा जाता है कि गवय भी गाय के 
सर्द होती है। वह जंगल मे एक पशु को देखता है, जिसकी भ्राकृति झ्रादि गाय के 
सरृश है। इससे वह समझ लेता है कि यह पशु गवय है । इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त 
होता है, उसे उपमान कहते है । पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी है, जिन्हे हम प्रत्यक्ष, श्रनु- 
मान या उपमान द्वारा नही जान सकते। उन्हे जानने का साधन केवल शब्द है । राजा 
झशोक भारत में शासत करता था और उसने धमंविजय की नीति का अनुसरण 
किया था, यह बात हम केवल शब्द द्वारा जानते है । भूमण्डल के उत्तरी भाग में ध्रू व 


उत्तर-बंदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल १०१ 


है, जो सदा बरफ से आच्छादित रहता है, यह बात भी हमें केवल शब्द द्वारा ज्ञात 
हुई है । इसी प्रकार की कितनी ही बातें हैं, जिनके ज्ञान का झ्राधार शब्द प्रमाण के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नही है। 

ज्ञान के आधारभूत जो ये विविध प्रमाण हैं, इनका खूब विस्तार से विवेचन 
स्याय-दर्शन में किया गया है। ज्ञान के इन साधनों का विवेचन करके फिर न्याय- 
' दर्शन में संसार के विविध तत्त्वों का निरूपण कराने का प्रयत्न किया गया है। न्याय 
के अनुसार मूल पदार्थ या तत्त्व तीन हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति । जीवात्मा शरीर 
से भिन्‍न है । चार्वाक लोग शरीर और जीवात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका 
कहना था, कि मृत्यु के साथ ही प्राणी की भी समाप्ति हो जाती है। पर नैयाग्रिकों 
ने इसका खण्डन करके यह सिद्ध किया, कि जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, भौर वह 
शरीर, मन व बुद्धि से भिन्‍न एक स्वतन्त्र तत्त्व है। इसी प्रकार ईश्वर और प्रकृति के 
स्वरूप का भी न्याय-दर्शन मे बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । 

न्याय-दर्शन के प्रवतंक महर्षि गौतम थे । उन्होने सूत्ररूष में न्‍्याय-दर्शन की 
रचना की । गौतम विरचित इन न्याय-सूत्रो पर वात्स्थायन मुनि ने विध्तृत भाष्य 
लिखा । न्याय-दर्शन के मूलग्रन्थ गौतम द्वारा विरचित सूत्र श्ौर उनपर किया गया 
वात्स्यायन-भाष्य ही हैं। बाद में न्‍्याय-दर्शन-सम्बन्धी श्रन्य भ्नेक ग्रन्थ लिखे गये । 
सातवी सदी में शभ्राचार्य उद्योतकर ने 'स्याय-वातिक' लिखा, जो वात्स्पायनभाष्य की 
व्याख्या के रूप में है। फिर वाचस्पति मिश्र ने उसके ऊपर 'ताल्येटीका” लिखी। 
इस तात्पयं टीका की व्याख्या उदयनाचाय॑ ने “तात्पय॑-परिशुद्धि' नाम से की। इस 
प्रकार न्‍्याय-दर्शन का निरन्तर विकास होता गया । इसमें सन्देह नही, कि न्‍्यायदर्शन 
के रूप मे भारत के झ्रायों ने एक ऐसे ज्ञान को विकसित किया, जिसके द्वारा पदार्थों 
के ज्ञान व सत्यासत्य-निर्णय भे बड़ी सहायता मिलती है । 

वशेषिक-दर्शन---वेशे षिक-द्ेन के श्रनुसार ज्ञान के चार साधन हैं, प्रत्यक्ष, 
लेगिक (अनुमान), स्मृति भौर पभ्रार्ष ज्ञान । ज्ञानेन्द्रियों, मन श्र प्रात्मा द्वारा जो 
ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते है। लेगिक ज्ञान चार प्रकार से होता है---अनुमान 
से, उपमान से, छब्द से और ऐतिह्ा से । ऐतिह्य का अभिप्राय भनुश्रुति से है । पहले' 
जानी हुई बस्तु की याद (स्मृति) से जो ज्ञान होता है, उसे स्मृति कहते है। यह भी 
ज्ञान का साधन है। आधषेज्ञान वह है, जो ऋषियों ने भ्रपनी भ्रन्तदं ष्टि से प्राप्त किया 
था। हम कितनी ही बातो को केवल इस आर्षज्ञान द्वारा ही जानते हैं । 

वैशेषिक के अनुसार संसार के कुल पदार्थ सात भागो में बंटि जा सकते हैं--. 
द्रव्य, गुण, कम, विशेष, सामान्य, समवाय झौर प्रभाव । पदार्थ का अभिप्राय है, ज्ञान 
का विषय । संसार की प्रत्येक सत्ता या प्रत्येक ज्ञातव्य (जिसे हम जान सकें) वस्तु को 
इन सात भागों के श्रन्तगंत किया जा सकता है । 

द्रव्य नौ प्रकार के होते है--पृथिवी, जल तेज, वायु, झाकाश, काल, दिक्‌, 
आत्मा और मन । इन नौ में से पहले पाँच वे हैं, जिन्हे पंचमहाभूत कहा जाता है। 
काल श्र दिशा (प१76 था॥३ेत 878००) ऐसे द्रव्य हैं, जिनसे बाहुर विश्व की कोई 
भौतिक सत्ता कल्पित ही नहीं की जा सकती | झात्मा और मन ऐसी सत्ताएँ है, जिनका 


१०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


सम्बन्ध भौतिक पदार्थों से नही है। परथिवी, जल झादि पाँच द्रव्य भौतिक हैं, और 
इनका निर्माण परमाणुश्रों द्वारा हुझा है। परमाणु नित्य भौर शाइवत है । वह तत्त्व 
जिसका विभाग नही किया जा सकता, परमाणु कहाता है ॥ परमाणझो के संयोग से 
ही पृथिवी, जल आदि द्र॒व्यों का निर्माण होता है। 

वैशेषिक दर्शन के प्रवतेक कणाद मुनि थे। उन्होंने वेशेषिक सुत्रो की रचना 
की । उनपर श्राचाय्े प्रशस्तपाद ने प्रपमा भाष्य लिखा। बेदेषिक दान के मूल 
प्रामाणिक ग्रन्थ ये ही हैं। बाद मे इनपर व्योमशिखाचार्य ने “व्योमबती' तथा उदयना- 
जाये ने 'किरणावली” नाम की टीकाएँ लिखी । श्रीधराचार्य की 'न्यायकन्दली”' तथा 
वल्लभाचार्य की 'न्यायलीलावती' श्रादि भप्रन्य भी भ्रनेक पुस्तकें वैशेषिक दर्शन के सम्बन्ध 
में लिखी गई हैं । 

सांखूय-वर्शन---साख्य-दर्शन का सुख्य सिद्धान्त है, सत्काय॑ वाद । इसके श्रनुसार 
श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक सत्ता भ्रव्यक्तरूप से अ्रपने कारण में 
विद्यमान रहती है । उत्पत्ति का अ्भिप्नाय केवल यह है, कि कारण का कार के रूप 
में उदभाव हो जाता है। जिसे हम विनाश कहते हैं, वह भी वस्तुत: कार्य का कारण 
में लीन (झनुभाव) हो जाना है। किसी विद्यमान (सत्‌) सत्ता का स्वंथा विनाश नहीं 
हो सकता, वह केवल अपने कारण में लय हो जाती है। मृत्तिका से घट की' उत्पत्ति 
होती है । बस्तुत:, घट मृत्तिका रूप में पहले ही विद्यमान होता है। मृत्तिका ही धटरूप 
में व्यक्त हो जाती है। घट के नाश का अ्रभिप्राय केवल यह है, कि वह फिर मृत्तिकारूप 
हो जाता है । 

इसी सत्कार्यवाद के सिद्धान्त का अनुसरण करके साख्य-शास्त्र मे संसार का 
कारण प्रकृति को माना गया है। संसार वस्तुत. प्रकृति का ही रूपान्तर (परिणाम) है। 
प्रकृति श्रनादि श्रौर नित्य है। श्रपने श्रव्यक्त रूप मे वह सदा से रहती श्राई है । जब 
वह अपने की व्यक्त करती है, तो संसार बनता है। सृष्टि के आधारभूत गुण तीन हैं--- 
सरवगुण, रजोगुण और तमोगुण । इन तीतों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। 
जब इन गुणों की साम्यावस्था नहीं रहती, तब किसी एक गुण के प्रधान होने से संसार 
के विविध पदार्थों का निर्माण होता है। पर प्रकृति स्वयं ससार के रूप भे व्यक्त नहीं 
हो सकती, क्योंकि वह स्वयं जड़ है । भ्रत: उसे पुरुष की आवश्यकता होती है। प्रकृति 
और पुरुष--ये दो ही मूल और अनादि तत्त्व हैं। इन्ही के संयोग से सृष्टि का निर्माण 
होता है । प्रकृति श्लौर पुरुष की हालत ठीक वह है, जो भ्रन्धे और लंगड़े की होती है। 
न भ्रकेला अन्घा किसी उदिष्ट स्थान पर पहुँच सकता है, और न अकेला लंगडा । पर 
यदि लंगड़ा मनुष्य अन्धे मनुष्य के कन्धे पर बैठ जाए, श्रौर दोनो एक-दूसरे की सहायता 
से किसी निदिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहें, तो वे सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति 
और पुरुष एक-दूसरे के सहयोग से सृष्टि का निर्माण करते हैं। 

साख्य के अनुसार पुरुष का स्वरूप केवल चेतन और सदाप्रकाश-स्वरूप है। 
सुख, दु:ख, काम, क्रोध, लोभ, मोह शभ्ादि का सम्बन्ध पुरुष से' नहीं, भ्रपितु प्रकृति से 
है। पर प्रकृति के संयोग से पुरुष विभिन्‍न पदार्थों में भ्रहंकार या ममत्व की बूद्धि कर 
लेता है । ससार में जो कुछ हो रहा है, उसका करनेवाला पुरुष नही है । संसार के 


उत्तर-बैदिक युग झौर ऐतिहासिक महाकाब्यों का काल १०३ 


सब कार्य प्रकृति करती है। पर जब प्रकृति के संयोग से पुरुष भ्रहुंकारविमूढ हो जाता 
है, तो वह प्रकृति के द्वारा किये जानेवाले कार्यों को प्रपना किया हुप्ला समभने लगता 
है | पुरुष वस्तुतः “कर्त्ता' नहीं होता । जब पुरुष यह भली-भाँति समझ लेता है, कि 
करनेबाला वह नही, भ्रपितु प्रकृति है, तब वह भ्रहंकार से मुक्त हो जाता है। इसी का 
नाम "मोक्ष है । 

सृष्टि के निर्माण, स्थिति व प्रनुभाव (प्रलय) के लिए साख्य ईदवर की 
झ्रावश्यकता को अनुभव नहीं करता ) यही कारण है, कि उसके मूल तत्त्वों मे ईश्वर 
को नहीं गिना गया, और न ही वेदान्तियों के ब्रह्म के समान मूल तत्त्वों के भी उपरि- 
रूप से उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया । पर सांख्य लोग ईश्वर का खण्डन भी 
नहीं करते हैं । 

सांख्य-दर्शन के प्रवर्तंक कपिल मुनि थे। उन्होंने साख्य-सूत्रो की रचना की थी। 
पच्शिखाचायं का पष्टितन्त्र इस शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ था, पर वह प्रब उपलब्ध 
नही होता । ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका इस शास्त्र का प्रामाणिक व प्राचीन प्रन्थ 
है । श्राचार्य विज्ञानभिक्ष्‌ ने सांख्य-प्रवचन-भाष्य नाम से संख्य सूत्रों का भाष्य किया 
है । इसके भ्रतिरिक्त साख्यकारिका पर माठर की माठर वृत्ति, गौडपाद का भाष्य और 
वाचस्पति की तत्त्व-कौमुदी टीकारूप मे हैं । 

योग-दर्शन--योग और साख्य में भेद बहुत कम है। साख्य के समान योग 
भी प्रकृति से संसार की उत्पत्ति स्वीकार करता है। साख्य के श्ननुतार, जिस प्रकार 
प्रकृति का विकास महत्‌, अहंकार आदि दशाश्रो में होता है, बेसे ही योगदशंन भी 
मानता है । पर इन दर्शनों मे मुख्य भेद ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में है। योग-दर्शन 
प्रकृति प्नौर पुरुष के साथ-साथ ईश्वर की सत्ता भी मानता है। ईश्वर की भक्ति द्वारा 
पुरुष शीघ्र ही संसार के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह योग-दर्शन 
का सिद्धान्त है। योग के अनुसार पुरुष की उपासना से प्रसन्‍न होकर ईश्वर उसका 
उद्धार कर देता है, अत: योग-मार्ग मे ईश्वर की भक्ति व उपासना परम सहायक है। 

इस दर्शन के श्लादिप्रवतेक महृषि पतज्जजलि थे | उन्होंने योग-सुत्रो की रचना 
की । उनपर व्यास ऋषि का भाष्य योग-दशेन का अत्यन्त प्राचीन व प्रामाणिक ग्रन्थ 
है। उसपर वाचस्पति मिश्र की “तत्त्व-वेशारदी” और विज्ञान भिक्षु की 'योग-वातिक' 
टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं । 

सोमांसा-दर्शब---मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रयोजन यह है, कि बैदिक कमंकाण्ड 
का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करे, उनमें जहाँ विरोध या श्रसगति नजर श्राती हो 
उसका निराकरण करे, झौर धर्म के नियमों की ठीक-ठीक मीमांसा करे । इस दर्शन 
के झनुसार वेद द्वारा बिहित कर्म ही धर्म है। उन कर्मों को करने से 'अ्पूर्ष' उत्पन्न 
होता है। मनुष्य को जो सुख व दुःख, ऐडवर्य या दारिद्रय है, उस सबका मूल यह 
“अपूर्व” ही है । प्रत्येक मनुष्य श्रपने कर्मों द्वारा प्रपने श्रपूर्व (प्रारब्ध) का निर्माण करता 
है । बैदिक कर्मकाण्ड में किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के कर्म- 
कराण्ड या अनुष्ठात का विधान किया गया है। पर यज्ञ या कर्मकाण्ड से तुरन्त ही 
अभीष्ट फल की प्राप्ति नही हो जाती । श्तः मीमांसा-दर्शन ने यह प्रतिपादित किया, 


१०४ भारतीय संस्कृति का विकास 


कि कर्मकाण्ड द्वारा पपूर्व' उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप बाद में झ्रभीष्ट फल 
की प्राप्ति हो जाती है। 

मीमांसा के प्रवर्तक भाचाय जैमिनि थे । उन्होंने मीमांसा-सृत्रों की रखना की । 
उनपर दशबर सुनि ने भाष्य लिखा। दहाबर-भाष्य पर झाचाय॑ कुमारिल भट्ट और 
प्रभाकर भट्ट ने व्याख्याएँ लिखी । कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के बड़े प्रसिद्ध श्राचार्य 
हुए है। उनके इलोकवातिक और तन्त्रवातिक ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन के प्रामाणिक ग्रन्थ 
हैं। 230 ते दौद्धों का खण्डन कर वेदों की प्रामाणिकता का पुनरुद्धार करने का 
प्रयत्न किया | 


बेबास्त-वर्शन---वेदान्त के प्रनुसार विष्घ की वास्तविक सत्ता 'ब्रह्म' है। वस्तुत:, 
ब्रह्म ही सत्य है, भ्रन्य कोई सत्ता सत्य नहीं है। जीव की ब्रह्म से पृथक कोई सत्ता 
नहीं है । प्रकृति या जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। बहा से पृथक उनकी भी सत्ता 
नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप “निविशेष-चिन्मात्र' है। ब्रह्म चेतन-स्वरूप है, वह चिति-द्षक्ति 
के प्रतिरिक्त भन्य कुछ नहीं है। सांख्य-दर्शन जिन्हें पुरुष व प्रकृति कहता है, उसका 
विकाप्त इसी ब्रह्म से होता हैं। जब ब्रह्म 'संकल्प' करता है, यह चाहता है कि वह 
'बहुरूप' हो जाए, तो झपनी लीला द्वारा सृष्टि का विकास करता है। 

वेदान्तदर्शन के प्रवर्तक बादरायण व्यास थे। उन्होने ही वेदान्त-सूत्रों की रचना 
की । इन सूत्रों पर विविध झाचारयों ने अपने-भ्रपने मत के अनुसार झनेक भाष्य लिखे। 
इनमें शकराचार्य का 'ब्रह्मसूत्र-शांकर भाष्य' सबसे प्रसिद्ध है । वस्तुत:, शंकर ने वेदान्त' 
के एक नए सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसे “अरद्वेतवाद' कहते हैं। इसके श्रनुसार सब 
जगत्‌ भिथ्या है । जिस प्रकार रात के समय मनुष्य को रज्जु में साँप का भ्रम हो जाता 
है, वेसे ही ससार की इष्टि-गोचर होनेवाली सब सत्ताएँ अम का परिणाम है। जगत्‌ 
साया के अतिरिक्त कुछ नहीं है । माया की परमार्थ में कोई सत्ता नही होती । जब 
ब्रह्म माया से भ्रवच्छिन्‍न हो जाता है, तो वह ईश्वर कहाता है । जीवात्मा वस्तुत: ब्रह्म 
ही है। जैसे एक ही सबंब्यापी भाकाश घट में घटाकाश के रूप से शौर मठ में मठा- 
काछ् के रूप से श्राभासित होता है, पर वस्तुत: वह एक ही श्राकाश होता है, ऐसे ही 
प्रन्त:करणावच्छिन्न ब्रह्म जीवात्मा के रूप में श्राभासित होता है। पर बस्तुत: जीवात्मा 
ब्रह्म से पृथक्‌ नही है, वह ब्रह्म ही है, ठीक वैसे ही जैसे घटाकाश भ्राकाश ही है, वह 
सर्वेब्यापी ग्राकाश से पृथक नहीं है । 


वेदान्त-सूत्रों पर रामानुजाचाय, मध्वाचाय, निम्बार्काचार्य प्रौर बललभाचार्य 
ने भी भाष्य लिखे हैं। इनका मत शंकर से बहुत भिन्‍न है । रामानुज प्रकृति और 
जीवात्मा की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्हें ब्रह्म पर आ्राश्चित मानते हैं। 
ब्रह्म से पृथक जीवात्मा श्रौर प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं । इसीलिए उनके मत को 
/विश्िष्टाद्त' नाम दिया गया है। मध्वाचार्य ब्रह्म, प्रकृति श्नौर जीवात्मा की प्रथक व 
स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करते है। इसीलिए उनका मत द्वैतवाद कहाता है। एक ही 
ब्रह्मसूत्र की विविध श्राचारयों ने भिन्‍न-भिन्‍न रूप से व्याख्या की है। पर ब्रह्म की 
सर्वोपरि सत्ता को सब वेदान्ती समान रूप से स्वीकार करते हैं । इस दर्शन का विकास 
प्रधानतया उपनिषदों को प्रमाण मान कर किया गया है। 

बौद्ध भौर जैन धर्मों के प्रारम्भ से पूर्व भारत के प्राचीन धर्म में जहाँ याज्ञिक 
कर्मकाण्ड का प्राधान्य था, वहाँ विविध तत्त्वज्ञानी ऋषि सृष्टि और भ्रध्यात्म के: 
सम्बन्ध सें चिन्तन करते हुए झनेक दर्शन-श्ास्त्रों का भी विकास कर रहे थे । 


सातवाँ अ्रध्याय 
प्राचीन आर्यों की भारतीय संस्कृति को देन 


भारत की वतंमान संस्कृति श्ननेक संस्कृतियों के सम्मिश्रण का परिणाम है । 
इसे न केवल प्राचीन युग की विविध जातियों ने प्रभावित किया है, प्रपितु अरब, 
अफगान, मुगल और इंगलिश लोगो ते भी इस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है । पर 
इस ब॥त से इन्कार नही किया जा सकता, कि इस बीसवीं सदी में भी भारतीय 
संस्क्ृति का स्थल ढाँचा प्रायः वही है, जिसकी नीव वैदिक युग में प्राचीन झारयों ने 
डाली थी ! श्रार्यों की विचारधारा और जीवन के श्लादर्श एक नद के समान हैं, जिसमें 
अन्य अनेक छोटी-छोटी नदियाँ झ्राकर मिलती रहती हैं। गंगा के प्रवाह में बहुत-सी 
छोटी-बडी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, वे स्वयं गगा का अंग बन जाती हैं, और उसके 
प्रवाह को श्रधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाकर श्रपनी सत्ता को उसमें विलीन कर 
देती हैं। यही बात भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में कही जा सकती है । वैदिक युग 
में प्राचीन झ्रार्यों ने संस्कृति के जिस प्रवाह को प्रारम्भ किया था, शक, युइशि, यवन, 
हण, आ्राभीर, श्रफगान, मुगल, अग्रेज आदि कितने ही लोगों ने उसे प्रभावित किया। 
पर इनसे उस प्रवाह की धारा अवरुद्ध नहीं हुई, इससे उसकी शक्ति झौर अधिक बढ़ती 
गयी । यही कारण है कि आज भी भारत के निवासी उन्ही श्रादर्शों के अनुसार जीवन 
व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं, जिन्हे श्रार्य ऋषियों ने वैदिक सूक्तों द्वारा प्रतिपादित 
किया था । वेद ने उपदेश दिया था--'हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें ।! 
महाभारत ने इसे और झधिक स्पष्ट किया---'दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता 
है, भौर दूसरों को पीडा देने की श्रपेक्षा श्रधिक बड़ा पाप कोई नहीं ।' मध्य-काल में 
तुलसीदास ने इसी विचार को इस ढंग से कहा---अ्रभिमान पाप की जड़ है, जब तक 
शरीर मे प्राण रहे, प्राणियों के प्रति दया भाव का परित्याग न कीजिए । आज भी' 
लाखो भारतीय यह गाते हैं “जो दूसरों की पीडा का प्रनुभव करता है, वही सच्चे ग्रथों 
में वैष्णवजन है ।' महात्मा गांधी जैसे सन्‍तों ने भ्रहिसा और परोपकार का यही आदर्श 
बीसवीं सदी में प्रबल रूप से भारतीयों के सम्मुख उपस्थित किया है । 

बेदिक साहित्य को सर्वमान्यता--भारतीय संस्कृति का आदिख्रोत वेद है, 
इसीलिए भारत में इस साहित्य को भ्रत्यन्त भ्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। सब 
हिन्दू इसे ईश्वरीय ज्ञान मानते है । सांख्य-दर्शन ईश्वर की सत्ता से इन्कार करता है, 
पर बेद को भध्रनादि भौर स्वत:प्रमाण मानता है। नास्तिक का लक्षण यह नहीं है, कि 
वह ईइ्वर को न माने। नास्तिक वह है, “जो वेद का निन्‍दक हो। ईइवर को न 
मानने वाला हिन्दू भास्तिक हो सकता है, पर वेद के प्रति श्रद्धा न रखने वाला हिन्दू 


१०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


झ्रास्तिक नहीं माना जा सकता। झायों ने जिस भी विचार सरणी का विकास किया, 
जिस भी बिज्ञान या तत्त्वबिन्तन का प्रारम्भ किया, उस सबका स्रोत उन्होंने वेद को 
माना । वेदान्त, न्याय, स॑ंख्य श्रादि पश्रास्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों में बहुत विरोध है 
पर वे सब समान रूप से यह दावा करते हैं कि उनके मन्तव्य वेदों पर आाधश्ित हैं । 
श्रायुवेंद, धनुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र श्रादि जितने भी विज्ञान इस देश में प्राचीन समय में 
विकसित हुए, वे सब भी अपने को वेद पर आधारित मानते हैं, और वेदांग कहाते हैं ॥ 
इसीलिए वैदिक संहिताशों ते भ्रायं जाति के जीवन और संस्कृति को जितना श्रधिक 
प्रभावित किया है, उतना किसी भश्रन्य साहित्य या विचार-सरणी ने नही किया । वेद 
की जिन शिक्षाओ्रो ने भारत की संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया है, उन पर 
हम यहाँ संक्षेप के साथ प्रकाश डालेगे। 

ऋत था सत्य--इस ससार मे सर्वत्र कुछ निश्चित नियम कार्य कर रहे हैं, यह्‌ 
विचार वैदिक साहित्य मे नेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। सृष्टि की इस नियम- 
बद्धता को वेदों में 'ऋत' कहा गया है । जो तत्त्व 'पृथ्बी' या संघार को धारण किए 
हुए हैं, उनमे “ऋत' सर्बप्रधान है। “ऋत' वे नियम हैं, जो नित्य भौर प्रनादि है, जिनका 
कोई भी शक्ति उल्लंघन नही कर सकती । सूर्य जो नियम से उदित होता है, नियम 
से श्रस्त होता है, तारा-नक्षत्र जो प्रपने-अपने स्थान पर रहते हुए संचारी दशा मे रहते 
हैं, समय पर जो फल और वनस्पति परिपक्व होते हैं---यह सब ऋत के कारण ही है ॥ 
केवल प्रकृति का ही नही, प्राणियों और मनुष्यों के जीवन का झ्ाधार भी यह ऋत' 
ही है । मनुष्य का हित और कल्पराण इसी बात में है कि वह ऋत के इन नियमों का 
परिज्ञान प्राप्त कर भ्रपने जीवन की उनके साथ अनुकूलता स्थापित कर ले । इसी ऋत 
द्वारा सत्य' का विचार प्रादुर्मत हुआ, और भारत के विचारको ने यह प्रतिपादित 
किया, कि सत्य ही धर्म का मूल है, और सत्य का अनुसरण करने मे ही मनुष्य का 
कल्याण है । संसार में जो नियम और व्यवस्था इष्टिगोचर होती है, बह सत्य के कारण 
ही है । धर्म उस व्यवस्था का नाम है, जिसका पालन कर मनुष्य ने इस लोक मे अभ्युदय 
भौर परलोक में मोक्ष या निःश्रेयस को प्राप्त करना है। पर यह धर्म मनुष्यक्ृत नही 
हो सकता । मनुष्य श्रपनी इच्छा या विवेक का प्रयोग कर'इसका निर्माण नहीं कर 
सकता, क्योकि घमम 'सत्य' पर श्राश्रित होता है, और यह सत्य वे प्राकृतिक व श्रनादि 
नियम हैं, जो मनुष्यकृृत नही हैं। ऋत श्रौर सत्य के विचार भारत के लोगो को सदा' 
झनुप्राणित करते रहे | तुलसीदास ने 'साँच बराबर तप नहीं कहकर इसी विचार को 
बल दिया । प्राधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सत्य की महिमा को और श्रधिक बढा 
दिया । सत्य श्रौर परमेहबर एक ही बात है, यह विचार प्रतिपादित कर गाधी जी ने 
वैदिक-युग के इस तथ्य को ही प्रकट किया, कि ऋत और सत्य ही ऐसे तत्त्व हैं, जो 
संसार का संचालन करते हैं। भारतीय संस्क्ृति की यह अनुपम विशेषता है कि उससें 
जो विचार झ्लाज के भारतीयों को अनुप्राणित करते हैं, वे वैदिक युग से निरन्तर श्रबाधित्त 
रूप में इस देश मे चले झ्रा रहे हैं, उनका प्रवाह कभी अवरुद्ध नही हुआ । 

अ्रध्यात्म-भमाथना-- बंदिक सस्‍्कृति की एक विशेषता उसकी अध्यात्म-भावना 
है । इसका प्रादुर्भाव भी वैदिक युग में ही हुआ था । यह जो झाँखों से दिखाई देनेवाला 


प्राचीत झ्ार्यों की भारतीय संस्कृति को देन - १०७ 


इन्द्रियग्ोचर संसार है, इस भौतिक जगत्‌ से परे भी कोई सत्ता है, यह विचार वैदिक 
युग से भारत में निरन्तर चला श्रा रहा है। इस शरीर की झ्नधिष्ठाता जीवात्मा है, 
जो शरीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नही हो जाती । जो अनरवर, भ्रनादि और प्ननन्त 
है, उसको जानना और उसके स्वरूप को समझ लेना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जिस 
प्रकार रीर का स्वामी जीवात्पा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण बिश्व का स्वामी परमात्मा 
है, जो सवंत्र व्यापक है, जो सर्वेज्ञ श्रौर स्वेशक्तिमान्‌ है । प्रकृति की सब शक्तियाँ इस 
परमात्मा से ही जीवन झ्ौर बल प्राप्त करती हैं। गरीर और संसार नहवर हैं, पर 
झ्रात्मा और परमात्मा नित्य और अनन्त है । यह जो भात्मा है, वह भी वस्तुत. सर्व- 
व्यापक परमेश्चर व ब्रह्म का ही श्रंश है । जिस प्रकार विश्वव्यापी प्राकाश घट या मठ 
में घटाकाश या मठाकाश के रूप में पृथक प्रतीत होता है, उप्ती प्रकार विद्वव्यापी 
चितिशक्ति प्राणियों मे पृथक्‌ जीवात्मा के रूप में प्रगट होती है । घट के नष्ट हो जाने 
पर घटाकाश विद्ञाल आकाश में लीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी अन्त 
मे ब्रह्म मे ही लीन हो जाती है। शरीर और सुष्टि सान्‍्त हैं, उनका अन्त हो जाता 
है, अतः वे परम सत्य नही है। ससार के भोग क्षणिक है, वास्तविक सुख श्राध्यात्मिक 
है, जो श्रात्मा और ब्रह्म के ज्ञान से प्राप्त होता है । मनुष्य का श्रन्तिम ध्येय सासारिक 
सुखो से ऊपर उठकर मोक्ष या नि श्रेयस को प्राप्त करना है । क्योकि सब मनुष्यो और 
'प्राणियो में जो जीवन-शक्ति है, उसका मूलस््नोत एक ही है, अत सबमे आ्रात्मभावना 
रखना झावदयक है । इन विचारों का सूत्रपात वैदिक युग में हुआ था, और वे आज 
तक भी भारत की सब जातियो व सम्प्रदायों मे विद्यमान हैं। “इस जगत्‌ मे जो कुछ 
भी है, उस सबमे ईश्वर व्याप्त है, श्रत: इस संसार मे लिप्त न होकर त्याग की भावना 
के साथ इसका उपभोग करो ।' वेद के इस उपदेश ने भारतीयो के दृष्टिकोण को सदा 
प्रभावित किया है । 

उत्थान--प्रध्यात्म-भावना प्राचीन श्रार्यों के जीवन-लक्ष्य को ऊँचा उठाने में 
समर्थ हुई, पर उसने इस संसार के प्रति उन्हे विभुख नहीं किया | उन्होंने धर्म का 
लक्षण यह किया, “जिससे इस संसार मे अ्रभ्युदय (समृद्धि व उन्नति) और नि.श्रेयस 
(मोक्ष) की प्राप्ति हो, वही धर्म है।” वह धर्म श्रपूर्ण है, जो केवल नि श्रेयस की 
प्राप्ति में सहायक होता है। साथ ही वह धर्म भी अपूर्ण है, जिससे मनुष्य केवल 
सासारिक समृद्धि प्राप्त करता है। इहलोक में सुख और परलोक का साधन--दोनो 
पर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए । इसीलिए वैदिक युग के श्रार्यों ने संसार के सुखों 
की प्राप्ति और भौतिक उन्नति की उपेक्षा नही की । वेदिक ऋषियों ने कहा, देखो 
यह सूर्य निरल्तर चलता रहता है, तुम भी निरन्तर गतिशील रहो । निरन्तर गतिशील 
रहने से ही तुम 'स्वादु उदुम्बर' (ससार के सुस्वादु फल) को प्राप्त कर सकोगे । इसी 
विचार को उपनिषदों ने और अधिक विकसित किया। उन्होंने कहा--चरैवेति 
चरैवेति', निरन्तर भ्रागे बढे चलो । बाद में दण्डनीति के पण्डितों ने इसी विचार को 
2 कहकर प्रकट किया कि मनुष्य का यह परम कर्त्तव्य है, कि वह सदा उत्थानशील 

। 


संसार की झ्नेक झन्य संस्क्ृतियों में भौतिकवाद पर बहुत जोर देकर श्रष्यात्म 


श्ण्द भारतीय संस्कृति का विकास 


की उपेक्षा की गयी है। पर भारत में भौतिकवाद भौर अध्यात्मवाद में समन्वय 
स्थापित किया गया । वैदिक ऋषियों की भारत को यह प्रद्भुत देन है । 

वर्णाश्रस-व्यवस्था---सांसारिक भ्रम्युदय (समृद्धि) और प्रध्यात्म-भावना के इस 
समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था, जिसकी विश्येषता वर्ण- 
भेद और आश्रम-व्यवस्था हैं । प्राचीन झ्राय-परम्परा के प्रनुसार मानव-जीवन को चार 
प्राश्वमों मे विभक्त किया गया है, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । प्रत्येक 
मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह २५ वर्ष की आयु तक ब्रह्मचयं पूर्वक जीवन व्यतीत 
करे । इस काल में वह अपना सब ध्यान शरीर और मन की उन्नति में लगाए। स्वस्थ 
शरीर और विकसित मन को प्राप्त कर वह गृहस्थ-प्राश्षम में प्रवेश करे, और इस 
काल का उपयोग संसार के सुख व वैभव को प्राप्त करने के लिए करे । पर वह यह 
दृष्टि में रसे, कि सांसारिक भोग ही उसका चरम लक्ष्य नही है। पचास वर्ष की भ्रायु 
में उसे गृहस्थ जीवन का अ्रन्त कर वानप्रस्थी बनना है, जब वह अपनी सब शक्ति और 
समय तत्त्व-चिन्तत और शआत्मिक उन्नति में लगायेगा, क्‍योंकि मनुष्य को केवल 
ऐहलौकिक अम्युदय से ही सन्तुष्ट नही होना है, उसे नि.श्रेयस को भी प्राप्त करना है। 
वानप्रस्थ के बाद मनुष्य संन्यासी बने, और अपना सब समय लोकोपकार में व्यतीत 
करे । संन्यास भ्राश्स में मनुष्य परिव्राजक बनकर संसार में भ्रमण करता है, श्रौर 
प्राणिमात्र का हित और कल्याण करता है ॥ 

जिस प्रकार मनुष्य के जीवन को चार विभागों (झाश्नमो) मे विभक्त किया 
गया है, वैसे ही मानव-समाज भी क्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र--इन चार वर्णों में 
विभक्त है । समाज में सबसे ऊँचा स्थान ब्राह्मणों का है, जो त्याग श्रौर अकिचनता को 
ही भ्रपनी सम्पत्ति मानते हैं। क्षत्रिय लोग सासारिक सुखों का उपभोग श्रवश्य करते 
है, पर उनका कार्य घनोपार्जन करना न होकर जनता की बाह्य और श्राम्बन्तर 
विपत्तियों से रक्षा करना है । समाज मे ब्राह्मणो और क्षत्रियों का स्थान वैह्यों की 
श्रपेक्षा ऊँचा है, क्योकि मानव-जीवन का ध्येय घन-सम्पत्ति की भपेक्षा श्रधिक उच्च 
है | वैश्यों को कृषि, पशुपालन श्रौर वाणिज्य द्वारा समाज की भौतिक प्रावश्यकताञ्रों 
को पूर्ण करना है, भौर शूद्र का कार्य अन्य वर्णो की सेवा द्वारा अपनी श्राजीविका 
कमाना है । जिस प्रकार मानव-जीवन तभी पूर्ण हो सकता है, जबकि उसमें भौतिक 
उन्तति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी स्थान प्राप्त हो, उसी प्रकार मानव- 
समाज को पूर्णता के लिए भी यह श्रावश्यक है, कि उसके विविध वर्ग भौतिक सुखो व 
साधनों के साथ-साथ परोपकार व श्रध्यात्म-सुख के लिए भी प्रयत्नशील हों । सब 
मनुष्यों की योग्यता, शक्ति और बुद्धि एक सद॒ुश नही होती, सब कोई वैश्य, क्षत्रिय या 
ब्राह्मण नही बन सकते । ब्राह्मण का आदर्श बहुत ऊँचा है, उस तक पहुँचने के लिये 
बहुत कम व्यक्ति समर्थ होगे । बहुसंख्यक मनुष्य बैश्य ही होंगे, श्रोर कृषि, व्यवसाय 
आदि द्वारा भ्रपनी वैयक्तिक व सामाजिक समृद्धि के लिये प्रयत्न करेंगे । पर यदि सभी 
लोग धनोपार्जन के लिए प्रवृत्त हो जाएँ, तो समाज प्रपूर्ण रह जायगा। उसमें ऐसे 
सनुप्य भी चाहिएँ, जो घन को हेय मानकर ज्ञानोपाजन झौर तत्त्वचिन्तन मे प्रवृत्त हो | 
इसी में समाज की पूर्णंता है। वैदिक यु में वर्णों का यह विभाग जन्म पर श्राश्चितः 


प्राचीन झ्ायों की भारतीय संस्कृति को देन १०६ 


नहीं था। कोई भी व्यक्ति ज्ञान उपाजेंन कर ब्राह्मण-पद को प्राप्त कर सकता था। 
बाद में वर्ण जन्म पर भ्राक्षित हो गये, क्योकि ब्राह्मण की सन्‍्तान के लिए ब्राह्मण हो 
सकना और वैश्य की सनन्‍्तान के लिए व्यापार शौर शिल्प मे कुशल हो सकता श्रधिक 
सुगम था। पर यह विचार भारत में निरन्तर बना रहा, कि 'शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त 
कर सकता है, और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। धर्मचर्या द्वारा निचले वर्ण के व्यक्ति 
ऊँचे वर्ण को प्राप्त कर सकते हैं, और धर्म के विरुद्ध आचरण करने से ऊँचे वर्ण के लोग 
निचले वर्ण को प्राप्त हो सकते हैं।' भारत के मध्यकालीन इतिहास तक में कितने ही 
मनुष्य, जो नीच कुल में उत्पन्त हुए थे, अ्रपने ज्ञान व तत्त्वचिन्तन के कारण सन्तपद को 
प्राप्त कर गये । प्राचीनकाल में तो इस प्रकार के उदाहरणो की कोई कमी ही नही है । 

यद्यपि वर्तमान युग में वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप बहुत विकृत हो गया है, पर 
इसमे सन्देह नही, कि जातिभेद के भ्राधार मे जो भावना आज तक भी कार्य कर रही 
है, वह बैदिक युग की वर्ण-व्यवस्था पर ही भ्राश्चित है। समाजरूपी विराट-पुरुष का 
मुख-स्थानीय ब्राह्मण है, बाहुस्थानीय क्षत्रिय है, उदर श्रौर ऊरु स्थानीय वैश्य है, श्रौर 
पादस्थानीय शुद्र है--वेदो के इस विचार ने ही भारत मे जाति-भेद को मूुर्त्तरूप प्रदान 
किया । उसके विक्ृत रूप को सुधार कर असली प्राचीन प्राये-भावना को पुनरुज्जीवित' 
करने के लिए इस देश के कितने ही विचारक व सुधारक प्रयत्न करते रहे हैं, और यह 
प्रयत्व बत॑ मान समय में बहुत भ्रधिक जोर पकड़ गया है । 

झभय की भावना--जिस प्रकार प्राचीन प्रार्यों द्वारा भारतीय संस्क्ृत्ति में 
भ्रध्यात्म भावना का प्रवेश हुआ, वेसे ही अभय की भावना भी उन्ही से उसे प्राप्त हुई । 
जब मनुष्य सब मे अपने को और अपने मे सबको देखने लगता है, जब बह सर्वत्र 
/एकत्व' की अनुभूति रखने लगता है, तो वह 'अभय' हो जाता है। मोह, शोक झादि 
से वह ऊपर उठ जाता है । बेदिक ऋषि ने गान किया है--“मिन्र से मैं भ्रभय होऊँ, 
अमित्र (शत्रु) से मैं प्रभय होऊँ, ज्ञात वस्तु से और परोक्ष (अज्ञात) वस्तु से मैं ग्रभय 
होऊँ, रात और दिन सब समय मैं भ्रभय होऊं, भौर सब दिशाएँ मेरे प्रति मित्र भावना 
रखें ।” यह अभय-भावना तभी सम्भव है, जब मनुष्य सब मे एक ही विश्वात्मा को 
व्याप्त समभे झौर सबके प्रति एकत्व का अ्रनुभव करता रहे । 

विचार-स्वातन्ध्य झौर सहिष्णुता--आ॥ार्यों के श्रध्यात्मवाद ने ही इस देश की 
संस्कृति मे सहिष्णुता और विचार-स्वातन्त्य को उत्पन्त किया। इस देश में घामिक 
व साम्प्रदायिक द्वेंघ के कारण उस ढंग के युद्ध नही हुए, जैसे कि पाद्चात्य देशो में हुए 
थे। मध्यकाल में यूरोप के लोग बहुत अ्रसहिष्णु थे। एक ही ईसाई धर्म के विविध 
सम्प्रदाय एक-दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे । सोलहवी सदी में चार्स पंचम के 
शासन-काल में श्रकेले नीदरलेण्ड जैसे छोटे-से राज्य मे पचास हजार के लगभग 
प्रोटेस्टेण्ट लोगों को केवल इसलिए झर्नि के अपंण कर दिया गया, क्योंकि उनका धर्म 
चाल्से के रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय से भिन्‍न था। यूरोप के लोग श्रमेरिका और प्रफ्रीका 
में जिन लोगों के सम्पर्क में आए, उन्हे उन्होंने समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया, 
क्योकि श्रन्य लोगों के धर्म व सम्यता को वे सहन करने के लिए उद्यत नहीं थे । पर 
इस प्रकार की उम्र वृत्ति भारतवासियों ने प्पने सुदीर्ध इतिहास मे कभी प्रकट नहीं 


११० भारतीय संस्कृति का विकास 


की | आय लोग समभते थे, कि विविध प्रकार के विधि-विधानों ब पूजाओं द्वारा 
मनुष्य एक ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है। कृष्ण ने गीता में कहा 
था---'जिस किसी ढंग से जो मेरी उपासना करता है, वह उसी ढंग से मुझ प्राप्त कर 
लेता है।” मनुष्यों मे पूजा आदि के प्रकार पृथक्‌-पृथक हो सकते हैं, पर उनका 
उपास्य देवता तो एक ही होता है। भ्रशोक ने भी श्रागे चलकर सब सम्प्रदायों में मेल- 
जोल (समवाय) की नीति का उपदेश कर इसी तत्त्व को प्रतिपादित किया | विविध 
जातियो श्र सम्प्रदायो के प्रति भारत की यह मनोवृत्ति श्रध्यात्म भावना और सब में 
झपने को व अपने में सब को देखने की प्रव्गत्ति का ही परिणाम थी। इसी कारण भारत 
में यवन, शक श्रादि जिन भी विदेशी व विधर्मी जातियो ने प्रदेश किया, वे सब विशाल 
हिन्दू व आ्रायं-धर्म की श्रंग बनती गयी । इस्लाम जैसा उग्र धर्म भी इस प्रदृत्ति के प्रभाव 
से अछता नही रह सका। हिन्दू लोग मुसलमानों को अपने समाज का अ्ग नहीं बना 
सके, पर उन्होने उनके प्रति एक ऐसे रुख को अपनाया, जिसके कारण दोनों धर्मों के 
अनुयायियों के लिए एक देश में साथ-साथ रह सकना सम्भव हो गया। स्वयं हिन्दू 
धर्म मे तो परस्पर-विरोधी विचारों के मानने वाले लोग एक समाज का अंग बनकर 
रहते ही रहे । चीटी तक की हत्या को पाप मानने वाले और 'भेसे की बलि देकर अपने 
श्राराध्य देवता को सन्‍्तुष्ट करने वाले लोग जो एक साथ हिन्दू धर्म में रह सके, उसका 
कारण यह सहिष्णुता ही थी, जो वैदिक युग से इस देद में बल पकड़ने लग गयी थी। 
ईश्वर पर विश्वास करने वाले और ईश्वर की सत्ता से ही इन्कार करने वाले सब प्रकार 
के लोगो को हिन्दू धर्म मे स्थान मिला, यह उस विचार-स्वातन्त्य का ही परिणाम था, 
जो भारतीय संस्कृति की प्रतुपम विशेषता है । 

पुनर्जन्स और कर्म फल--प्राचीन श्रार्यों का यह विश्वास था कि मनुष्य पुनर्जन्म 
लेता है। जिसे मृत्यु कहा जाता है, वह वस्तुतः चोले को बदलना मात्र है। जैसे मैले 
कपड़े उतार कर मनुष्य नए कपडे पहनता है, बसे ही वृद्ध या रोगग्रस्त दरीर को त्याग 
कर जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु के बाद जीव किस कुल में जन्म 
ले, किस योनि में प्रवेश करे, यह बात उसके कर्मों पर निर्मर करती है। अच्छे कर्म 
करने वाला मनुष्य यदि इस जन्म में अपने सुकृत्यो का फल नहीं पाता, तो श्रगले जन्म 
मे उसे भ्रवश्य प्राप्त कर लेता है। वर्ण-व्यवस्था श्नौर जातिभेद के साथ यह विचार बहुत 
मेल खाता था । प्राचीन श्रायं यह मानते थे कि मनुष्य को 'स्वधर्म' के पालन में तत्वर 
रहना चाहिए । शूद्र को इससे सन्तुष्ट रहना चाहिए, कि वह अन्य वर्णों की सेवा करे । 
शूद्र भ्रपनी हीन दक्षा में इसीलिए भ्रसन्तोष पभ्रनुभव नही करता था, क्योकि वह यह 
जानता था कि हीन कुल मे जन्म का हेतु उसके पूव॑ जन्म के कुकर्म ही हैं । बह यह भी 
विश्वास रखता था, कि यदि वह अपने करत्तंव्यो का पालन करेगा, श्र अच्छे कर्म करेगा, 
तो अगले जन्म में वह किसी श्रीमन्त व उच्च कुल में पैदा होने का श्रवसर प्राप्त कर 
लेगा । पुनर्जन्म और कर्मेफल के सिद्धान्तों के कारण भारत के निवासी अपनी स्थिति से 
झसन्तोष अनुभव नहीं करते थे। वर्तमान समय मे भी ये सिद्धान्त भारतीयों मे बद्धमूल 
हैं। हिन्दू घर्म के श्रनुयायी तो पूर्वजन्ध झ्नौर कर्मफल दोनों मे विश्वास करते हैं। पर 
अन्य सम्प्रदायों के लोग पूर्वेजन्म को न मानते हुए भी अ्रपने क्रियात्मक जीवन मे “कर्म- 


प्राचीन भार्यों की भारतीय संस्कृति को देव १११ 


प्रधान विधव 'रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा' को अपनी प्राँखों से क्‍श्रोफल 
नही कर पाते। भारत में गरीब से गरीब लोग जो श्पनी स्थिति के विरुद्ध सुगमता से 
विद्रोह कर देने के लिए तैयार नहीं हो जाते, उसमें श्रार्यों के ये प्राचीन सिद्धान्त ही प्रधान 
हेतु हैं । इन सिद्धान्तों ने भारतीयों को कुछ अंदर तक भाग्यवादी भी बना दिया है । 

यज्ञ झौर झनुष्ठान--वैदिक युग में जिन याज्ञिक विधियों झौर धामिक भअनुष्ठानों 
का प्रारम्भ हुआ था, कुछ परिवत्ततों के साथ वे भ्रब तक भी भारत में विद्यमान है । 
शुभ झ्वसरो पर या संस्कार के समय अ्रज भी बहुसंख्यक हिन्दू यज्ञ-कुण्ड में झग्नि का 
झाधान कर वैदिक मन्त्रों से स्‍्राहुति देते हैं। इस देश के भ्रनेक धामिक भ्नुष्ठानों का 
स्वरूप अभ्रब भी वही है, जिसका विकास सूत्र ग्रन्थों द्वारा किया गया था | इन्द्र, मित्र, 
बहुण आदि बैदिक देवताओं का स्थान ब्रह्मा, शिव व विष्णु के भ्रवतार राम श्रौर कृष्ण 
ने चाहे ले लिया हो, पर इनकी पूजा करते हुए भ्रभी तक भी प्राचीन प्रार्यों की भ्रनेक 
विधियों का अनुसरण किया जाता है। शअ्रन्य जातियों के सम्पर्क से भारतीय धमम में 
अनेक परिवर्तन हुए । भारत के श्रादिवासियों के संसर्ग से श्रार्यों ने मूतिपूजा को भी 
अपना लिया | पर वंदिक प्रार्यों ने जिन याज्ञिक विधियों श्ौर अनुप्ठानों का प्रारम्भ 
किया था, वे हजारो साल बीत जाने पर भी भझ्ब तक कायम हैं। 

भारत भूसि के प्रति पवित्रता की भावना-आ्राय॑ लोग चाहे भारत में कहीं 
बाहर से आकर बसे हों, पर उन्होने शीघ्र ही इस देश को अपनी पवित्र भूमि समझना 
शुरू कर दिया था। वेद के पृथ्वी यूक्त मे उन्होंने इस भूमि के प्रति श्रपनी भक्ति को 
प्रगट किया, और इस देश की नदियों और पर तों को वे पवित्र मानने लगे। भारत के 
बहुसख्यक निवामियों के लिए यह देश न केवल मातृभूमि है, अपितु धर्मभूमि भी है । 
भारत के प्रति पवित्रता की यह भावना भी प्राचीन श्रार्यों की ही देन है । 

भाषा में एकसादुश्य--प्राचीन आर्यों ने केवल भारत के निवासियों मे विचार 
व चिन्तन की एकता को ही विकसित नही किया, अ्रपितु साथ ही इस देश की भाषा 
में साय का भी प्रादुर्भाव किया । प्राचीन आर्यों की भाषा वह थी, जिसका रूप हमें 
वेदिक साहित्य मे देखने को मिलता है। यही भाषा आगे चलकर संस्कृत के रूप में 
विकसित हुई । भारत की बहुसख्यक वर्तमान भाषाएँ संस्कृत से उद्बुद्ध हुई है, और 
यहाँ की द्रविड भाषाओ्रो पर भी सस्क्ृत का बहुत अधिक प्रभाव है। वर्णमाला, 
व्याकरण और दाब्द-कोश की दृष्टि से भारत में भाषा-सम्बन्धी एकरूपता व समानता 
विद्यमान है । वर्तमान समय से पूर्व, जब कि भारत मे अग्रेजी भाषा का प्रवेद नहीं 
हुआ था, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा थी, जिसने इस देश के विविध प्रदेशों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित किया हुआ था, और जिसका साहित्य संब प्रदेशों के विद्वानों द्वारा 
समान रूप से पढ़ा जाता था । 

इस अध्याय में हमने इस प्रइन पर संक्षेप के साथ विचार किया है, कि भारतीय 
संस्कृति को प्राचीन झारयों की क्‍या देन है । पर इस विवेचन को पूर्ण नहीं समझा जा 
सकता । भारत के धर्म, सामाजिक आदर्श, समाज-संगठन, विचार, तत्त्वचिन्तन आदि 
सब विषयों में प्रासीन आरयों की देन बहुत महत्त्व की है । श्रन्य लोगों ने आरयों की इस 
देन को अ्रपनाकर इसे समृद्ध अवश्य किया, पर इसका मूल रूप आयों द्वारा ही प्रदत्त है। 


श्राठवाँ अध्याय 


बोद्ध ओर जेन घमे 


(१) बौद्ध युग 


महाभारत के युद्ध के बाद सातवी श्रौर छठी ईस्वी पूर्व के भारतीय इतिहास 
की दो बातें विशेष महत्त्व की हैं :--- 

(१) सागथ साम्राज्य फा विकास--प्राचीन समय में भारत में जो बहुत से 
छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, उनका स्थान बअ्रब मगध के शक्तिशाली व सुविस्तृत्त 
साम्राज्य ने लेना शुरू कर दिया था। मागध साम्राज्य का विकास इस युग की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना है । प्राचीन भारत के ऐक्ष्वाकब, ऐल, पौरव, यादव आदि विविध 
भ्रायंवंशो द्वारा स्थापित राज्यों को जीतकर मगध के राजा श्रपना विज्ञाल अक्रवर्ती 
साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए । महापद्म नन्द, चन्द्रगुप्त मौय॑ और प्रियदर्शी 
श्रशोक जैसे सम्राट जो भारत के बहुत बड़े भाग को एक चत्रवर्ती-क्षेत्र बनाने में समर्थ 
हुए, उसके लिए इसी समय (सातवी और छठी सदी ई० पू०) में प्रयत्न श्रारम्भ हो गया 
था । मगघ के इन सम्नाटों को 'शुद्र' 'शूद्रप्राय, नयवर्जित' श्रादि कहा गया है । इसमे 
सन्देह नही कि इनका साम्राज्यवाद प्राचीन श्राय॑-मर्यादा के अ्रनुकुल नही था | मगघ 
के बाहंंद्रथ, नन्‍द श्रादि राजवंशो के राजा न केवल “नयवर्जित' थे, भ्रपितु स्वेच्छाचारी 
श्रौर निरंकुश भी थे। उनके राजपुत्र भी 'नय' झौर “प्रनय' का विचार छोडकर अपते 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर राजसहासन की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते थे । 

(२) धामिक सुधारणा--बौद्ध, जेत, झ्राजीवक श्रादि सम्प्रदायो के रूप में 
झनेक नये धामिक झ्रान्दोलन इस युग में शुरू हुए। यजप्रधान प्राचीन बेदिक धर्म के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति शुरू हुई, औौर बहुत-से भारतीय बेदिक सहिताप्रों के 
प्रामाण्य से इन्कार कर बुद्धि और तक पर भझ्राश्चित नये धर्मों के अनुसरण में प्रवृत्त हुए । 
बौद्ध, जैन भ्रादि नये सम्प्रदायों का प्रचार न केवल भारत में हुआ, अश्रपितु भारत के 
बाहर भी दूर-दूर तक इन धर्मों का प्रसार हुआ। जिस प्रकार इस युग के राजा सावंभौम 
चक्रवर्ती साम्राज्यों के निर्माण के लिए तत्पर थे, वेसे ही भ्नेक धामिक नेता 'धममं-चक्र' 
के 'प्रवर्तन' द्वारा धर्म-चक्रवर्ती बनने के उद्योग मे लगे थे। बौद्ध धर्म को प्रपना 'घर्म- 
साम्राज्य' स्थापित करने में विशेष रूप से सफलता मिली। भारत में बौद्धों का “धर्म 
साम्राज्य प्रनेक सदियों तक कायम रहा। गुप्तवंश के शासन काल से पूर्व ही भारत में 
बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी । पर मौर्य बंश के शासन-काल के 
प्रन्त तक भारत में बौद्ध-धर्म का स्थान बहुत महत्त्व का रहा | जिस समय मे बौद्ध-धर्म 
के प्रचारक भारत में अपने मत के प्रतार के लिए सफलतापूर्वक यत्न कर रहे थे, उसे 
भारतीय इतिहास में 'बौद्ध-युग' कहा जाता है । इस युग के इतिहास पर बौद्ध-साहित्य 
द्वारा बहुत प्रकाश पड़ता है । 


बौद्ध झऔौर जैन चर्म ११३ 


(२) घामिक सुधारणा 


उत्तरी बिहार में प्राचीन समय में जो भ्रनेक मणराज्य थे, इन नये धामिक 
आन्दोलतों का प्रारम्भ उन्ही से हुआ । महात्मा बुद्ध शाक्‍्य गण में उत्पन्न हुए थे, भ्ौर 
अधेसान महावीर ज्ञातृक गण में । मगध के साज्राज्यवाद ने बाद में इन गणराज्यों का 
अन्त कर दिया था । राजनीतिक झौर सैनिक क्षेत्र में ये मगध से परास्त हो गए थे । 
पर घार्मिक क्षेत्र में शावय गण झौर वज्जि संघ के भिक्षुप्रों के सम्मुख मगध ने सिर 
मऋका दिया। जब मगध की राजगद्दी के लिए विविध सैनिक नेता एक दूसरे के साथ 
संघर्ष कर रहे थे, और राजपुत्र कर्कंट के समान श्रपने जनक (पिता) के प्रति व्यवहार 
करने में तत्पर थे, उसी समय ये भिक्ष्‌ लोग शास्ति, प्रेम श्रौर सेवा द्वारा एक नये प्रकार 
के चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना में संलग्न थे । 

भारत बहुत बड़ा देश है| आये जाति की विविध शाखाश्रों ने भारत के विविध 
प्रदेशों मे बस कर अनेक जनपदों को स्थापित किया था। शुरू में इनमें एक ही प्रकार 
का धर्म प्रचलित था। प्राचीन पश्रार्य ईश्वर के रूप में एक सर्वोच्च शक्ति की पुजा किया 
करते थे । प्रकृति की भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों में ईद्वर के विभिन्‍न रूपों की कल्पना कर 
वे देवताओ्नरों के रूप मे उनकी भी उपासना करते थे। यज्ञ इन देवताशो की पूजा का 
क्रियात्मक रूप था। धीरे-धीरे यज्ञों का कर्मकाण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया । 
याज्ञिक लोग विधि-विधानों और कमंकाण्ड को ही स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति का एक- 
मात्र साधन समभने लगे । प्राचीन काल मे यज्ञो का स्वरूप बहुत सरल था । बाद में 
बहुत बडी संख्या में पशुओं की बलि भी श्रग्निकुण्ड मे दी जाने लगी। पशुओं की बलि 
पाकर श्रग्ति व भ्रन्य देवता प्रसन्‍न व सस्तुष्ट होते हैं, और उससे मनुष्य स्वर्गलोक को 
प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रबल हो गया । इसके विरुद्ध श्ननेक विचारको ने 
श्रावाज उठाई । यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है, जो श्रदृढ् है और जिसपर भरोसा 
नही किया जा सकता, यह विचार जोर पकडने लगा । शूरसेन देश के सात्वत लोगों 
में जो भागवत-सम्प्रदाय महाभारत के समय से प्रचलित था, बह यज्ञों को विशेष महत्त्व 
नहीं देता था। वासुदेव कृष्ण इस मत के झन्यतम श्राचायं थे । इस सम्बन्ध में हम पहले 
लिख चुके हैं। भागवत लोग बेदिक मर्यादाह्रो मे विश्वास रखते थे, झ्रौर यज्ञों को 
सर्वथा हेय नहीं मानते थे । पर याज्ञिक शनुष्ठानो का जो विकृत व जटिल रूप भारत 
के बहुसंख्यक जनपदो में प्रचलित था, उसके विरुद्ध अ्रधिक उग्र श्रान्दोलन का प्रारम्भ 
होना सर्वंथा स्वाभाविक था । श्रार्यों मे स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति विद्यमान थी, भ्ौर 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि छठी सदी ई० पू० में उत्तरी बिहार के गण राज्यो में 
प्रनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने यज्ञप्रधान वैदिक घर्म के विरुद्ध म्रथिक बल 
के साथ आन्दोलन किया, झौर धर्म का एक नया स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित 
किया । 

इन सुधारकों ने केवल याज्ञिक भनुष्ठानों के खिलाफ ही भ्रावाज नहीं उठाई, 
अपितु वर्ण-भेद का भी विरोध किया, जो छठी ई० पू० तक प्रायों में भलौ-भाँति विक- 
सित हो गया था। भारयं-भिन्‍न जातियों के सम्पर्क में झाने से झायों ने प्रपनी रक्तशुद्धता 


११४ भारतीय संस्कृति का विकास 


को कायम रखने के लिए जो भ्नेक व्यवस्थाएँ की थीं, उनके कारण श्रार्य और दास 
(शूद्र) का भेद तो वैदिक युग से ही विद्यमान था। धीरे-धीरे श्रार्यों मे भी वर्ण या जाति- 
भेद का विकास हो गया था । याज्षिक पशनुष्ठानो के विशेषज्ञ होने के कारण ब्राह्मण लोग 
सवंसाधारण “प्राय विश: से अपने को ऊँचा समभने लगे थे । निरन्तर युद्धो में व्यापृत 
रहने के कारण क्षत्रिय सैनिकों का भी एक ऐसा बर्ग विकसित हो गया था, जो अपने 
को संसाधारण जनता से पृथक्‌ समझता था । ब्राह्मण पश्लौर क्षत्रिय न केवल ग्रन्य 
झायों से ऊँचे माने जाते थे, भ्रपितु उन दोनों मे भी कौन झ्रधिक ऊँचा है, इस सम्बन्ध 
मे भी उनमे मतभेद था | इस दशा में छठी सदी ई० पू० के इन मुधारको ने जाति-भेद 
झोौर सामाजिक ऊँच-नीच के विरुद्ध भी श्रावाज उठाई, और यह प्रतिपादित किया कि 
कोई भी व्यक्ति झपने ग्रुणो व कर्मों के कारण ही ऊँचा व सम्मानयोग्य होता है, किसी 
कुलविशेष मे उत्पन्त होने के कारण नही। 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तरी बिहार के जिन गणराज्यों में 
इस घामिक सुधार का प्रारम्भ हुआ, उनके निवासियो मे भ्रायंभिनत जातियो के लोग बडी 
संख्या में विद्यमान थे। वहाँ के क्षत्रिय भी शुद्ध श्रार्य-रक्त के न होकर क्वात्य क्षत्रिय थे । 
सम्भवत', छठी सदी ई० पू० से पहले भी उनमे वैदिक मर्यादा का सर्वाश मे पालन 
नही होता था। ज्ञातृक गण में उत्पन्न हुए वर्धभान महावीर ने जिस जैन धर्म का 
प्रतिपादन किया, उनसे पूर्व भी इस धर्म के अनेक तीर्थंकर व झाचाय॑ हो चुके थे। इन 
जैन तीर्थकरो के धर्म में न याज्ञिक प्रनुष्ठानो का स्थान था, और न ही वेदो के प्रामाण्य 
का । वसु चैद्योपरिचर के समय में प्राच्य भारत मे याज्ञिक कर्म काण्ड के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्र विचार की जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी, शायद उसी के कारण उत्तरी बिहार के 
इस धर्म ने बंदिक मर्यादा की सर्वथा उपेक्षा कर दी थी । 


(३) जैन-धर्म का प्रादुर्भाव 

छठी सदी ई० पू० के लगभग भारत में जो नये धारभिक आन्दोलन प्रारम्भ 
हुए, उनमे दो प्रधान हैं--( १) जैन धर्म, भौर (२) बौद्ध धर्म । जैन लोगों के प्रनुसार 
उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्ध-काल में महावीर स्वामी द्वारा नहीं हुआ था । वे अपने 
धर्म को सृष्टि के समान ही अनादि मानते है। उनके मतानुसार वर्धमान महावीर जैन 
धर्म को अन्तिम तीर्थड्भुर थे । उनसे पहले २३ अन्य तीर्थड्र:र हो चुके थे । पहला तीर्थ॑- 
कर राजा ऋषभ था । बहू जम्बूद्वीप का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट्‌ था, और वृद्धावस्था में 
अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वय तीथथंड्ूर हो गया था | यहू सम्भव नही है, कि 
हम सब तीथंडूरों के सम्बन्ध भे लिख सकें, यद्यपि जैन ग्रन्थों में उनके विषय में श्रनेक 
कथाएँ उल्लिखित है । पर तेईसवें तीर्थड्धूर पाश्वं का कुछ विवरण इस इतिहास के लिए 
उपयोगी होगा । 

तोषडुर पाइवें---महावीर स्वामी के प्रादुर्भाव स २५० वर्ष पूर्व तीयेंद्भूर पाइवं 
का समय है। वह वाराणसी के राजा अव्वसेन के पुत्र थे । उनका प्रारम्भिक जीवन एक 
राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ । युवावस्था में उनका विवाह कुशस्थल देश की 
राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ । तीस वर्ष की प्रायु मे राजा पाइवनाथ को वैराग्य 


बौद्ध और जैन घर्म ११४ 


हुआ, झौर राजपाट छोड़कर उन्होंने तापस का जीवन स्वीकृत किया । तिरासी दिन 
तक बह घोर तपस्या करते रहे । चौरासीवें दिन पाइव॑वाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और 
उन्होने श्रपने ज्ञान का प्रचार करना प्रारम्भ किया । उनकी माता और धर्मपत्नी सबसे 
पहले उनके धर्म में दीक्षित हुईं। सत्तर वर्ष तक पाइवेनाथ निरंतर अपने धर्म का 
प्रचार करते रहे । अन्त में पूरे सौ साल की आयु में एक पर्वत की चोटी पर, जो कि 
भ्रव पाइव॑ नाथ-पवं त के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने मोक्षपद को प्राप्त किया । 

तीर्थंकर पाइव॑ नाथ के श्रनुयायी बौद्धकाल की धाभिक सुधारणा में विद्यमान 
थे। उसकी तथा महावीर स्वामी की शिक्षाओं में क्या भेद था, इसका परिचय जैन- 
धर्म के प्रसिद्ध प्रन्य उत्तराष्ययन-सूत्र के एक संवाद द्वारा प्राप्त होता है । 

पाहव के अनुसार जैन भिक्षु के लिए निम्नलिखित चार व्रत लेने श्रावश्यक 
थे--( १) मैं जीवित प्राणियों की हिसा नही करूँगा। (२) मैं सदा सत्य भाषण करूँगा । 
(३) मैं चोरी नही करूँगा । (४) मैं कोई सम्पत्ति नही रखूँगा। 

पाइवं द्वारा प्रतिपादित इन चार ब्रतो के साथ महावीर ने एक और ब्रत बढ़ा 
दिया, जो यह था कि--“मैं ब्रह्मचयं व्रत का पालन करूँगा ।” इसके अतिरिक्त महावीर 
ने भिक्षुओं के लिए यह व्यवस्था भी की थी, कि वे कोई वस्त्र धारण न करें, जबकि 
पार्व के अ्रनुसार भिक्षु लोग वस्त्र धारण कर सकते थे । 

वर्धभान महावीर---वज्जिराज्य-संघ के अन्तर्गत ज्ञातक गण में महावीर उत्पन्त 
हुए थे। ज्ञातृक लोगो के प्रमुख राजा का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 
वैशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था । त्रिशला लिच्छवि राजकुमारी थी, 
और लिच्छवियों के प्रमुव राजा चेटक की बहन थी। ज्ञातृक राजा सिद्धार्थ और 
लिच्छवि कुमारी त्रिद्दला के तीन सन्तानें हुईं, एक कन्या श्रौर दो पुत्र । छोटे लड़के का 
नाम वर्धभान रखा गया। यही झागे चलकर महावीर बना | बालक का जन्म-नाम 
वर्धमान था । वीर, महावीर, जिन, श्रहंत्‌, भगवत्‌ ग्रादि भी उसके नाम के रूप में जैन- 
ग्रन्थों में श्राते है, पर ये उसके विशेषण मात्र है । वर्धभान का बाल्य-जीवन राजकुमारों 
की तरह व्यतीत हुआ । वह एक समृद्ध क्षत्रिय सरदार का पुत्र था। वज्जि राज्य-संघ 
में कोई वंशक्रमानुगत राजा नही होता था, वहाँ गणतन्त्र शासन प्रचलित था । परन्तु 
विविध क्षत्रिय घरानो के बड़े-बडे कुलीन सरदारों का---जो कि 'राजा' कहलाते थे-- 
स्वाभाविक रूप से इस गणराज्य मे प्रभुत्व था। वर्धमान का पिता सिद्धार्थ भी इन्हीं 
“राजाओं में से एक था। वर्धमान को छोटी आयु से ही शिक्षा देनी प्रारम्भ की गई । 
छीक्ष ही वह सब विद्याओ्ों और शिल्पो मे निपुण हो गया। उचित आयु में वर्धमान 
का विवाह यशोदा नामक कुमारी के साथ किया गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न 
हुई। आगे चलकर जमालि नामक क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धमान 
महावीर के प्रधान शिष्यो में से एक था । 

यद्यपि वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के समान व्यतीत हुआ 
पर उसकी प्रवृत्ति सासारिक जीवन की झोर नही थी। वह 'प्रेय' मार्ग को छोड़कर 'श्रेय' 
मार्ग की ओर जानता चाहते थे। उन्होंने सासारिक जीवन को त्यागकर भिक्ष बनना 
निद्िचत किया । निकट सम्बन्धियों से भ्रनुमति ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर 


११६ भारतीय संस्कृति का विकास 


दिया । उनके परिवार के लोग पहले से ही पाइवनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म 
के प्नुयायी थे, श्रतः वर्धभान स्वाभाविक रूप से जैन भिक्षु बने जैन-भिक्षुझ्रों की 
तरह उन्होंने भ्रपने केशश्मश्रु का परित्याथ कर तपस्या करनी शझारम्भ कर दी। 
बारह वर्ष तक घोर तपस्या के बाद तेरहवें वर्ष मे वधमान महावीर को अपनी 
तपस्या का फल प्राप्त हुआ । उन्हें पृर्णं सत्य-ज्ञान की उपलब्धि हुई, भ्रोर उन्होंने 
'केवलिन्‌' पद प्राप्त कर लिया । जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त हो 
जाता है, सुख-दु'ख के भ्रनुभव से बह ऊपर उठ जाता है, बह अपने को भ्रन्य सब वस्तुओं 
से पृथक्‌ 'केवलरूप' समभने लगता है, तब यह 'केवलिन्‌' की दह्षा झाती है । वर्धेमान 
महावीर ने इस दशा को पहुँचकर बारह वर्ष के तपस्याकाल में जो सत्य-ज्ञान प्राप्त 
किया था, उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया। महावीर कौ ख्याति झ्यीक्न ही दूर-दूर 
तक पहुँच गई। अनेक लोग उनके दिष्य होने लगे । महावीर ने इस समय जिस सम्प्रदाय 
की स्थापना की, उसे “नि्रन्थ/ नाम से कहा जाता है, जिसका अभिप्राय “बन्धनों से 
नमुक्त' लोगों के सम्प्रदाय से है । महावीर के शिष्य भिक्षु व मुनि “निग्नेन्थ' या 'निगन्थ' 
कहलाते थे। इन्हे 'जैन' भी कहा जाता था, क्योकि ये 'जिन' (वर्धमान को केवलिन्‌-पद 
प्राप्त करने 'के पईचात्‌ वीर, महावीर, जिन, श्रहंत्‌ श्रादि सम्मानसूचक छब्दों से 
सम्बोधित किया जाता था) के भ्रनुयायी होते थे । 

वर्धमान महावीर ने किस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में 
भी झनेक बातें प्राचीन जैन-ग्रन्यों से ज्ञात होती हैं। महावीर का शिष्य गौतम इन्द्र भूति 
था । जैंन-धर्म के इतिहास में इस गौतम इन्द्रभूति का भी बड़ा महत्त्व है। श्रागे चल- 
कर इसने भी 'केवलिन्‌' पद को प्राप्त किया। महावीर का यह ढंग था, कि वह किसी 
एक स्थान को केन्द्र बनाकर अपना कार्य नहीं करते थे, अपितु अपनी शिष्य-मंडली के 
साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए श्रपने धमं-सन्देश को जनता तक 
पहुँचाने का उद्योग करते थे। स्वाभाविक रूप से सबसे पूर्व उन्होंने अपनी जाति के 
लोगो--ज्ञातृक क्षत्रियों मे ही श्रपनी शिक्षाओ्रो का प्रचार किया | वे शीघ्र ही उनके 
श्रनुयायी हो गए। उसके बाद लिच्छवि तथा विदेह-राज्यों मे प्रचार कर महावीर ने 
राजगृह (मगघ की राजधानी) की शोर प्रस्थान किया । वहाँ उस समय प्रसिद्ध सम्राट 
श्रेणिक राज्य करता था। जैन-ग्रन्थों के अनुसार श्रेणिक महावीर के उपदेशों से बहुत 
प्रभावित हुआ, और उसने श्रपती सम्पूर्ण सेना के साथ महावीर का बड़े समारोह से 
स्वागत किया । 

अपनी आयु के ७२ वें वर्ष मे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई | मृत्यु के समय 
महावीर राजगृह के समीप पावा नामक नगर में विराजमान थे। यह स्थान इस समय 
भरी जैन लोगों का बड़ा तीर्थ है । वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोखरपुर है, झौर 
यह स्थान बिहार शरीफ स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है । 


बौद्ध और जैन घर्मं ११७ 


(४) जनों का धारमिक साहित्य 


जैन लोगों के घामिक साहित्य को हम प्रधानतया छः: भागों में विभक्त कर 
सकते हैं-.(१) द्वादश झंग, (२) द्वादश उपाय, (३) दस प्रकीर्ण, (४) षद छेदसूत्र, 
(५) चार मूल सूत्र, शौर (६) विविध | 

१. हादश भंग--( १) पहला अ्रृंग झायारंग सुत्त (भ्राचारांग सूत्र) है। इसमें 
उन नियमों का वर्णन है, जिन्हे जैन-भिक्षुओं को श्रनुसरण करना चाहिए । जैन-भिक्षु 
को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार जीव-रक्षा के लिए तत्पर रहना 
जाहिए--इत्यादि विविध बातों का इसमें विशद रूप से उल्लेख है। भ्रन्य अंग सूत्रकृदंग, 
स्थानांग, समवायांग, भगवती सूत्र, ज्ञान धर्म कथा, उवासगदसाभश्रो, भ्रन्तकृहशा:, अ्नुत्त- 
रोपपातिक दश्ा:, प्रश्न-ब्याकरण, विपाकश्रुतम्‌ और इृष्टिवाद है । 

२. द्वावक्ष उपांग--प्रत्येक अंग का एक-एक उपाग है। इनके नाम निम्न- 
लिखित है---(१) झऔपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापता, (५) 
जम्बूद्ीपभ्ज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्नज्ञप्ति, (७) सूर्य प्रज्ञप्ति, (८) निरयावली, (६) कल्पावतं- 
सिका, (१०) पुष्पिका, (११) पुष्यचूलिका, और (१२) वृष्णिदशा: । 

३. दस प्रकीर्ण--इनमें जैन धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। इनके 
नाम निम्नलिखित हैँं--(१) चतुःशरण, (२) संस्तारक, (३) आातुरप्रत्यास्यानम्‌, (४) 
भक्तापरिज्ञा, (५) तन्दुलवंचारिका, (६) चन्द्रवैध्यक (७) गणिविद्या, (८) देवेन्द्रस्तव 
(६) चीरस्तव, श्ौर (१०) महाप्रर्यान । 

४. घट छेदसूच्र--इन सूत्रों में जैन-भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विविध 
नियमों का वर्णन कर उन्हे रुष्टातों द्वारा प्रदशित किया ग्रया है। छेदसुत्र के नाम 
निम्नलिखित हैं--(१) व्यवसाय सूत्र, (२) बृहत्कल्प सूत्र, (३) दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, 
(४) निशीथ सूत्र, (५) महानिशीय सूत्र, और (६) जितकल्प सूत्र । 

५. चार मूलसूत्र--इनके नाम निम्नलिखित हैं--(१) उत्तराध्ययन सूत्र, (२) 
दश्शवेकालिक सूत्र, (३) झावदश्यक सूत्र, और (४) झोकनिर्यूति सूत्र । 

६. विविध---इस वर्ग मे बहुत से ग्रन्थ अ्रन्तगंत हैं, परन्तु उनमे सबसे श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण नन्दिसूत्र भौर प्रनुयोगद्वार हैं। इनमें बहुत प्रकार के विषयों का समावेश 
है । जैन-भिक्षुओ्रों को जिन भी विषयों का परिजान था, वे प्रायः सभी इनमें आा गए 
हैं। ये विश्वकोश के ढंग के ग्रन्थ है। इन घधर्म-ग्रन्थों पर बहुत-सी टीकाएँ भी हैं । 
सबसे पुरानी टीकाएँ निर्युक्ति कहलाती हैं। इनका समय भद्रबाहु श्रुतिकिवली का 
कहा जाता है। जैन टीकाकारो मे सबसे प्रसिद्ध हरिभद्वस्वामी हुए हैं। इन्होने बहुत- 
से धर्मं-प्रन्‍्थों पर टीकाएँ लिखी हैं। इनके झ्तिरिक्त शान्तिसूरी, देवेन्द्रणणी और भ्रभयदेव 
नाम के टीकाकारों ने भी बड़े महत्त्वपूर्ण भाष्य भर टीकायें लिखी हैं । इन टीकाप्रों' 
का भी जैन-धर्म में बहुत महत्त्व है। प्रायः सभी जैन धर्म-ग्रन्थ प्राकृत-भाषा में हैं । 

जैनों के जिस धार्मिक साहित्य का हमने वर्णन किया है, वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
का है। जैनों में दो मुख्य सम्प्रदाय हैं---दिगम्बर आर द्वेताम्बर । दिगम्बर सम्प्रदाय 
के जैन इस घामिक साहित्य को नहीं मानते । उनके घार्मिक ग्रन्थ भिन्‍न हैं । 


श्श्द भारतीय संस्कृति का विकास 


(५) जन-धर्म की शिक्षाएँ 


जैन-धर्म के ध्रनुसार मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष 
प्राप्ति के लिए मनुष्य क्‍या प्रयत्त करे, इसके लिए साधारण गृहस्थों और भिक्षुश्रों 
(मुनियों) मे भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है, 
साधारण गृहस्थ (श्रावक) उनका पालन नहीं कर सकेगा । इसीलिए जीवन की इन 
दोनों स्थितियों मे मुमुक्षु के लिए जो भिन्न-भिन्न घर्म हैं, उनका पृथक्‌ रूप से प्रति- 
पादन करना आवश्यक है । 

पांच अणुब्रत---पहले सामान्य गृहस्थ (श्रावक) के धर्म को लीजिए । गृहस्थ 
के लिए पाच श्रणुज़्तों का पालन करना झ्रावदयक है । गहस्थों के लिए यह सम्भव नहीं, 
कि वे समस्त पापों का त्याग कर सके । संसार के कूृत्यों में फंसे रहने से उन्हें कुछ-न- 
कुछ श्रनुचित कृत्य करने ही पडेंगे, अत. उनके लिए श्रणुव्रतों का विधान किया गया 
है। भ्रणुद्वत निम्नलिखित हैं---(१) श्रहिसाणुब्रत--जैन-धर्म के ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए यह श्रावश्यक है, कि वह अरहिसाव्रत का पालन करे । सन, वचन झौर शरीर 
से किसी भी प्रकार की हिसा करना भ्रत्यन्त भ्रनुचित है। परन्तु सासारिकमनुष्यो के लिए 
पूर्ण श्रहिसाव्रत धारण कर सकना कठिन है अतः श्रावकों के लिए 'स्थूल अहिसा' का 
विधान किया गया है। “स्थल अ्रहिसा” का अ्रभिप्राय यह है, कि निरपराधियों की 
छ्सा न की जाए। जैन-ग्रन्थों के अनुसार श्रनेक राजा लोग प्रहिसाणुत्रत का पालन 
कप्ते हुए भी प्रपराधियो को दंड देते रहे हैं, और भ्रहिसक जन्तुओं का घात करते रहे 
हैं, भूत: इस ब्रत को स्थल श्रथों में ही लेना चाहिए। (२) सत्याणुब्रत--मनुष्यो मे 
अ्रसत्य भाषण करने की प्रवृत्ति श्रनेक कारणों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का 
उद्वेग इस्पे प्रधान कारण है। इन सब प्रवृत्तियो को दबाकर सबंदा सत्य बोलना 
सत्याणुब्रत कहाता है । (३) श्रचोर्याणुब्रत या श्रस्तेव--किसी भी प्रकार से दूसरो की 
सम्पत्ति की घोरी न करना, श्रौर गिरी हुई, पडी हुई, व रक्‍वी हुई बस्तु को स्वयं ग्रहण 
न कर उसके स्वामी को दे देना भ्रचौर्याणुत्रत कहाता है। (४) ब्रह्मचर्याणुश्रत--मन, 
बचन तथा कर्म दारा पर-स्त्री का समागम न कर भ्रपनी पत्नी से ही सनन्‍्तोष तथा स्त्री 
के लिए मन, वचन व कर्म द्वारा पर-पुरुष का समागम न कर प्पने पति से ही सन्‍्तोष 
रखना ब्रह्मचर्याणुब्रत कहाता है। (५) परिग्रह-परिमाण-भ्रणऩ्त--भ्रावश्यकता के बिना 
बहुत-से घन-घान्य को मंग्रह न करना “परियग्रह-परिमाण-पणुन्नत' कहाता है। गृहस्थो 
के लिए यह तो झावश्यक है, कि वे धन-उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना और 
भ्र्थ-संग्रह के पीछे भागना पाप है । 

तीच गुणब्रत--इन अण्‌त्रतों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना ही चाहिए। 
पर इनके प्रतिरिक्त समय-समय पर भ्रधिक कढोर क्रतो का ग्रहण करना भी उपयोगी 
है । सामान्य सासारिक जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए कि वे कभी-कभी 
भ्रधिक कठोर ब्रतों की भी दीक्षा नें। ये कठोर व्रत जैन-घम्म-प्रन्यों मे 'गुणब्रत' के नाम 
से कहे गये है| इनका सं क्षिप्त रूप स प्रदर्शन करना उपयोगी है--(१) दिग्विरति--- 
गृहस्थ को चाहिए कि कभी-कभी यह व्रत ले ले, कि मैं इस दिशा में इससे पभ्रधिक दूर 


बौद्ध और जैन धर्म ११६ 


'भहीं जाऊँगा । (२) झनर्थ दण्ड विरति--मनुष्य बहुत-से ऐसे कार्य करता है, जिनसे 
उस का कोई सम्बन्ध नहीं होता । ऐसे कार्यों से सवं था बचना चाहिए। (३) उपभोग- 
परिभोग परिमाण--गहस्थी को यह ब्रत ले लेना चाहिए कि मैं परिमाण में इतना 
भोजन करूँगा, भोजन भे इतने से अ्रधिक वस्तुएँ नहीं खाऊँगा, और इससे प्रधिक मोम 
नही करूँगा इत्यादि। 

इन तीन गुणक्रतों के अतिरिक्त चार शिक्षात्रत हैं, जिनका पालन भी गृहस्थों 
को करना चाहिए। (१) देशविरति---एक देश व क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिससे 
श्रागे गृहस्थ न जाए, श्औौर न अपना कोई व्यवहार करे। (२) सामयिक ब्रत--- 
निदिचत समय पर (यह निश्चित समय जैन-धर्म के अनुसार प्रातः, साय॑ और मध्याह्न, 
ये तीन संध्याकाल हैं) सब सांसारिक कृत्यो से विरत होकर, सब राग्र-ड्ेष छोड़ साम्य 
भाव धारणकर शुद्ध श्रात्म-स्वरूप मे लीन होने की क्रिया को सामयिक ब्रत कहते है। 
(३) पौषधोपवास-ब्रत--प्रस्येक अ्रप्टमी व चतुर्दशी के दिन सासारिक कार्यों का परि- 
त्याग कर “मुनियों' के समान जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न को 'पौषधोपवासब्रत' कहते 
है। इस दिन ग॒हस्थ को सब प्रकार का भोजन त्यागकर धर्मकथा श्रवण में ही अपना 
समय व्यतीत करना चाहिए। (४) भ्रतिथि-संविभाग-ब्रतं--विद्वानू अतिथियों का 
भ्रौर विशेषतया मुनि लोगों का सम्मानपूर्वक स्वागत करना अतिथि-सविभाग-ब्रत 
कहलात। है । 

इन गुणब्रतों प्रौर शिक्षात्रतो का पालन गुृहस्थो के लिए बहुत लाभदायक है । 
वे इनसे अपना जीवन उन्नत कर सकते है, और 'मुनि” बनने के लिए उचित तैयारी 
कर सकते है। प्रत्येक मनुष्य मुनि! नही बन सकता । ससार का व्यवहार चलाने के 
लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना भी आवश्यक है। प्रत: जैन-धर्म के ग्रनुसार गृहस्थ- 
जीवन बिताना कोई बुरी बात नही है। पर गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को अपना 
जीवन इस ढ्ग से व्यतीत करना चाहिए, कि पाप में लिप्त न हो और मोक्ष साधन में 
तत्पर रहे । 

पांच महाद्नत--जेन मुनियों के लिए आवश्यक है, कि वे पाच महाद्रतों का 
पूर्णरूप से पालन करें । सर्वसाधारण गृहस्थ लोगो के लिए यह सम्भव नही होता कि वे 
पापों से सर्वथा मुक्त हो सके । इस कारण उनके लिए श्रणुत्रतों का विधान किया गया 
है | पर मुनि लोगों के लिए, जो कि मोक्ष-पद को प्राप्त करने के लिए ही संसार त्याग- 
कर साधना में तत्पर हुए हैं, पापों का स्वथा परित्याग श्रनिवार्य है। इसलिए उन्हे 
निम्नलिखित पाच महाव्तों का पालन करना चाहिए। 

(१) अहिसा महात्रत--जैन मुनि के लिए भ्रहिसाव्रत बहुत महत्त्व रखता है । 
किसी भी प्रकार से जानबूककर या बिना जाने-बूफे प्राणी की हिंसा करना सहापाव 
है। भ्रहिसाब्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने के लिए निम्नलिखित ब्रतः उपयोगी 
माने गये हैं--१. ईर्यासमिति---चलते हुए इस बात का ध्यान रखता चाहिए कि कही 
हिंसा न हो जाए । इसके लिए उन्ही स्थानो पर चलना चाहिए, जहाँ भली-भाँति भ्रच्छे 
मार्ग बने हुए हों, क्योंकि वहाँ जीव-जन्तुझ के पैर से कुचले जाने की सम्भावना बहुत 
केस होगी। २. भाषा-समिति--भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय भाषा बोलनी 


१२० भारतीय संस्कृति का विकास 


चाहिए। कठोर वाणी से वाचिक हिसा होती है, और साथ ही इस बात की भी सम्भावना 
रहती है कि शाब्दिक लड़ाई प्रारम्भ न हो जाए। हे. एषणासमिति--भिक्षा ग्रहण 
करते हुए मुनि को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन में किसी प्राणी की हिंसा 
तो नहीं की गई है, श्रथवा भोजन में किसी प्रकार के कृमि तो नही हैं | ४. श्रादान- 
क्षेपणा-समिति--मुनि को झपने धाभिक कत्तेब्यों का पालन करने के लिए जिन वस्तुप्नों 
का अपने पास रखना श्रावश्यक है, उनमें यह निरन्तर देखते रहना चाहिए कि कही 
कीड़े तो नहीं है । ५. व्युत्सर्ग-लमभिति--पेशाब और मल त्याग करते समय भी यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि जिस स्थान पर वे ये कार्य कर रहे हैं, वहाँ कोई जीव-जन्तु तो 
नही है । 

जैन-मुनि के लिए अहिंसा का ब्रत पालन करना भ्रत्यन्त भावश्यक है। प्रमाद 
व अज्ञान से तुच्छ से तुच्छ जीव का वध भी उसके लिए पाप का कारण बनता है। 
इसीलिए इस ब्रत का पालन करने के लिए इतनी सावधानी से कार्य करने का उपदेश 
दिया गया है। 

(२) प्रसत्य-त्याग-महाव्रत--सत्य परन्तु प्रिय भाषण करना 'असत्य-त्याग 
महाव्नत' कहलाता है । यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कट हो, तो उसे नही बोलना 
चाहिए । इस ब्त के पालन में पाँच भावनाएँ बहुत उपयोगी हैं--१. प्रनुबिम-भाषी- 
भली-भाति विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिए। २. कोह परिजानाति---जब 
ऋकरोध व झ्रहंकार का वेग हो, तो भाषण नही करना चाहिए । ३. लोभी परिजानाति--- 
लोभ का भाव जब प्रबल हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए । ४. भय॑ परिजानाति--- 
डर के कारण असत्य भाषण नही करना चाहिए । ५. हासं परिजानाति--हंसी मे भी 
झसत्य भाषण नही करना चाहिए । 

सत्य का पालन करने के लिए सम्यक्‌ प्रकार से विचार करके भाषण करना, 
तथा लोभ, मोह, भय, हास व श्रहँकार से भ्रसत्य भाषण न करना अत्यन्त भ्रावशयक है। 

(३) अस्तेय महाव्रत---किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसकी अनुमति के 
बिना ग्रहण न करना तथा जो वस्तु श्रपने को नही दी गई है, उसको ग्रहण न करना 
तथा ग्रहण करने की इच्छा भी न करना अस्तेय महाव्रत कहाता है । 

इस महाव्॒त का पालन करने के लिए मुनि लोगों को निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखना चाहिए--१. जैन मुनि को किसी घर मे तब तक प्रवेश नहीं करना 
चाहिए, जब तक कि ग्हपति की प्रनुमति श्रन्दर श्राने के लिए न ले ली जाए। २, भिक्षा 
में जो कुछ भी मोजन प्राप्त हो, उसे तब तक ग्रहण न करे, जब तक कि गुह को 
दिखलाकर उससे भ्रनुमति न ले ली जाए। ३. जब मुनि को किसी घर में निवास करने 
की आवश्यकता हो, तो पहले गृहपति से प्रनुमति प्राप्त कर ले भौर यह निश्चित रूप 
से पूछ ले कि घर के कितने हिस्से मे श्लौर कितने समय तक वह रह सकता है। 
४. गृहपति की प्रनुमति के बिता घर में विद्यमान किसी आसत, शब्या व श्रन्य वस्तु 
का उपयोग न करे । ५. जब कोई मुनि किसी घर में निवास कर रहा हो, तो दूसरा 
मुनि भी उस घर में गृहपति की अ्रनुमति के बिना निवास न कर सके । 

(४) ब्रह्मचये महात्रत--जैन मुनियों के लिए ब्रह्मचर्य-न्रत का भी महत्त्व है । 


बौद्ध और जैन धर्म १२१ 


झपने विपरीत लिग के व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखता शुनियों के लिए निषिद्ध 
है। ब्रह्मचय ब्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित भावनाओं का विधान किया 
गया हैं। १. किसी स्त्री से वार्तालाप न किया जाए। २. किसी छत्री की तरफ इष्टि- 
पात भी न किया जाए। ३. गृहस्थ-जीवन मे स्त्री-संसग्ग से जो सुख प्राप्त होता था, 
उसका मन में भी चिन्तन न किया जाए । ४, भ्रधिक भोजन न किया जाए। मसाले, 
तिक्त पदार्थ श्रादि ब्रह्म च्यं-नाशक भोजनों का परित्याय किया जाए। जिस घर में 
कोई स्त्री रहती हो, वहाँ तिवास न किया जाए | 

साधुनियों के लिए नियम इनसे सर्वभा विपरीत हैं। किसी पुरुष के साथ 
बातचीत करना, पुरुष का भ्रवलोकन करना और पुरुष का चिन्तन करना--उनके लिए 
निषिद्ध है । 

(५) प्रपरिग्रह महात्रत---किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ भ्रपना सम्बन्ध 
न रखना तथा सबसे निर्लिप्त रहकर जीवन व्यतीत करना “पझपरिग्रह-ब्रत” का पालन 
कहाता है । जैन मुतियों के लिए “झपरियग्रह-ब्रत' का प्रभिप्राय बहुत विस्तृत तथा 
गम्भीर है । सम्पत्ति का संचय न करना तो साधारण बात है, पर किसी भी वस्तु के 
साथ किसी भी प्रकार का ममत्व न रखना जैन-मुनियों के लिए आवश्यक है । मनुष्य 
इन्द्रियो द्वारा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श त्था शब्द का जो अनुभव प्राप्त करता है--उस 
सबसे विरत हो जाना “श्रपरिग्रह-ब्रृत” के पालने के लिए परमावश्यक है । इस व्रत के 
सम्यक्‌ प्रकार पालन से मनुष्य अपने जीवन के चरम उदय मोक्ष को प्राप्त करने के 
योग्य बनता है। सब विषयों तथा वस्तुश्नों से निलिप्त तथा विरक्त होकर वह इस 
जीवन मे ही सिद्ध श्रथवा 'केवली' बन जाता है) 


(६) महात्मा बुद्ध 


उत्तरी बिहार मे एक जनपद था, जिसका नाम शाक्य गण था । इसकी राज- 
घानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गणराजा का नाम शुद्धोघन था । इन्ही के घर कुमार 
सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो श्रागे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । शाक्य 
कुमारों की शिक्षा में उस समय शारीरिक उन्नति की शोर श्रधिक ध्यान दिया जाता 
था। पिद्धार्थ को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी गई । तीरन्दाजी, घुड़सवारी और 
मल्लविद्या मे उसे बहुत प्रवीण बनाया गया । सिद्धार्थ का बाल्यकाल बड़े सुख और 
ऐश्वर्य से व्यतीत हुआ । सरदी, गरमी और वर्षा इन ऋतुओं में उसके निवास के लिए 
अलग-प्रलग महल बने हुए थे । इनमे ऋतु के अनुसार ऐश्वयें तथा भोग-बविलास के सब 
सामान एकत्र किए गए थे। सिद्धार्थ एक सम्पन्त शाक्य, राजा का पुत्र था। उसके 
पिता की इच्छा थी, .कि सिद्धार्थ भी शाक्यगण में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान 
प्राप्त करे । युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यश्ोधरा नाम की कुमारी के साथ किया 
गया । विवाह के बनन्‍्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े झानन्द के साथ व्यतीत होने लगा । 
सुख-ऐश्वर्य की उन्हें कमी ही क्‍या थी ? कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुप्ा, 
जिसका नाम राहुल रखा गया । 


श्र हि भारतीय संस्कृति का विकास 


एक बार की बात है कि कुमार सिद्धार्से कपिलवस्तु का श्वलोकन करने के 
लिए निकले । उस दिन नगर को खूब सजाया यया था। कुमार सिद्धार्थ नगर की 
दोभा को देखता हुआ चला जा रहा या, कि उसका ध्यान सड़क के एक ओर लेटकर 
भन्तिम एवास लेते हुए एक बीमार की झोर गया । सारथि ने पूछते पर बताया कि 
यह एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, और थोड़ी 
देर में इसका देहान्त ही जाएगा। ऐसी घटना सभी देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इसका 
गहरा प्रभाव पड़ा । इसके बाद उसे क्रमश: लाठी टेककर जाता हुआ एक बूढ़ा, श्मशान 
की झोर जाती हुई एक अ्रधी और एक शान्तमुख संन्यासी दिखाई दिए । पहले तीनों 
हृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का दबा हुआ वेराग्य एकदम प्रबल हो गया। उसे भोग- 
विलासमय जीवन भअ्रत्यन्त तुच्छ और क्षणिक जान पड़ने लगा। संन्‍्यासी को देखकेर 
उसे उमंग झाई, कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरक्त हो जाऊं । उससे संसार का 
परित्याग कर संन्यास ले लेने का हृढ़ संकल्प कर लिया । 

एक दिन भ्रंघेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया | शयनागार से 
बाहर शब्राकर जब वह सदा के लिए अपने छोटे से परिवार से व्रिदा होने लगा, 
उसे ध्पने प्रिय भ्रबोध बालक राहुल भौर प्रियतमा यश्ोधरा की स्मृति सताने लगी 4 
वह पुनः अपने छायनागार में प्रविष्ट हुआ । यशोघरा सुख की नींद सो रही थी। 
राहुल माता की छाती से सटा सो रहा था | कुछ देर तक सिद्धार्थ इस झनुपभ्त ृष्य 
को एकटक देखता रहा । उसके हृदय पर दुर्बलता प्रभाव करने लगी। पर भ्गले ही 
क्षण ्पने हृदय के निर्बेल भावों को एक साथ परे ढकेलकर बाहर चला गया । गृह- 
त्याग के समय उसकी आयु २९ वर्ष की थी । 

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ ज्ञान भौर सत्य की खोज में इधर- 
उधर भटकता रहा । शुरू-शुरू में उसने दो तपस्वियों को भ्रपता युद्ध धारण किया । 
इन्होंने उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए खूब तपस्या करवाई । द्ारीर की सब क़ियाओों को 
बन्द कर घोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था | सिद्धार्थ ने घोर 
तपस्याएँ कीं । दरीर को तरह-तरह से कष्ट दिए। पर इन साधनों से उसे झ्ात्मिक 
शान्ति नहीं मिली । उसने यह मार्ग छोड़ दिया | 

मगध का अमण करता हुआ सिद्धार्थ उरुवेला पहुँचा । यहाँ के मनोहर प्राकृतिक 
इृश्यों ने उनके हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला । इस प्रदेश के निस्तव्घ भौर सुन्दर जंगलों 
झौर मध्‌र शब्द करने वाले स्वच्छ जल़ के रनों को देखकर उसका चित्त बहुत प्रसन्‍न 
हुआ । उरुवेला के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहाँ पाँच 
झन्य तपस्वियों से भी उसकी भैंट हुई ! ये भी कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्ति में विश्वास 
रखते थे। सिद्धार्थ लगातार पद्मासन लगाकर बैठा रहता था। भोजन तथा जल का उसने 
सर्वेथा परित्याग कर दिया । इस कठोर तपस्था से उसका शरीर निर्जीब-सा हो गया ॥ 
पर फिर भी उसे सन्तोष नही हुआ । उससे श्रनुभव किया कि उसकी झात्मा वहीं पर 
है, जहाँ पहले थी । इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे झात्मिक उन्‍नति के कोई चिह्न 
दिखाई नहीं दिये । उसे विश्वास हों गया, कि दारीर को जान-बृभकर कष्ट देने से 
सोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर फिर से 


बौद्ध भर जैन घर्म श्र३ 


प्रन्‍न प्रहुंण करता प्रारम्भ कर दिया । उसके साथी तपस्वियों ने समझा, कि सिद्धार्थ 
सार्म-अ्ष्ट हो गया है, श्लौर अपते उद्देदय से च्युत हो गया है। उन्होंने उसका साथ 
छोड़ दिया और भ्रव सिद्धार्थ फिर भ्रकेला ही रह गया। तपस्या के मार्ग से निराध 
होकर सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ वर्तमान समय में बोधगया है । वहाँ एक 
विशाल पीपल का वृक्ष था। थक कर सिद्धार्थ, उसकी छाया में जेठ गया । इतने द्विनों 
तक वह सत्य को ढूंढने के लिए प्रमेक मार्गों का ग्रहण कर चुका था। अभ्रब उससे प्रपने 
झनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया । सात दिन पश्लौर सात रात वह एक ही 
जगह पर ध्यानमर्त दक्षा में बैठा रहा । श्रन्त में उसे बोध हुआ । उसे अपने हृदय में 
एक भ्रकार का प्रकाश-सा जान पड़ा । उसकी झात्मा में एक दिल्य ज्योति का ब्राविर्भाव 
हुपा । उसकी साधना सकल हुई । वह पज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गया | 
इस बोध या सत्य ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से बुद्ध बत गया। बौढ़ों की दृष्टि में 
इस पीपल के वृक्ष 'का बड़ा महत्त्व है। यही बोधिबृक्ष कहाता है। इसी के कारण 
समीपवर्ती नगरी गया भी 'बोघगया' कहाती हैं। इस वृक्ष के नीचे ध्यानमर्न दशा में 
जो बोध कुमार सिद्धार्थ को हुआ्ना था, वही 'बौद्ध-धर्म' है। महात्मा बुद्ध उसे प्लार्य॑मार्ग 
तथा मध्यमार्ग कहते थे। इसके बाद सिद्धार्थ भ्रथवा बुद्ध ने श्रपना सम्पूर्ण जीवन इसी' 
आरयेमार्ग का प्रचार करने में लगा दिया । 

महात्मा बुद्ध को जो बोध हुआ था, उसके अनुसार मनुष्यमात्र का कल्याण 
करना और सब प्राणियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिए 
बुद्ध होकर वे श्ान्त होकर नही बैठ गए । उन्होंने सब जगह घुम-घुमकर अपना सन्देश 
जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया | 

बुद्ध का प्रचार-कार्य--गया से महात्मा बुद्ध काशी की झोर चले । काशी के 
समीप, जहाँ श्राजकल सारनाथ है, उन्हें वे पाँचों तपस्वी मिले, जिनसे उनकी उरुवेला 
में भेंट हुई थी। जब इन तपस्वियों ने बुद्ध की दूर से झाते देखा, तब उन्होंने सोचा, 
यह बही सिद्धार्थ है, जिसते भ्रपनी तपस्था बीच में ही भंग कर दी थी। वह अपने 
प्रयत्न में प्रसफल हो निराश होकर फिर यहाँ भा रहा है। हम उसका स्वागत व॑ 
सम्मान नहीं करेंगे। परन्तु जब महात्मा बुद्ध श्रौर समीप झाए तो उनके चेहरे पर एक 
अनुपम ज्योति देखकर ये तपस्वी झ्ाइचर्य में झ्रा गए, श्रौर उन्होंने खड़े होकर उनका 
स्वागत किया । बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया । गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर 
शो सत्यज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सबसे पहले उपदेश इन तपस्तियों को ही 
दिया गया । ये पौनों बुद्ध के दिष्य हो गए । बौद्धधर्म में सारताथ के इस उपदेश का 
अहुत महत्व है । इसो के कारण बौद्ध-संसार में बोध गया के बाद सारनाथ का तीथ्थ- 
स्थान के रूप में सबसे झधिक माहात्म्य है । 

सारनाथ से बुद्ध उर्वेला गए । यह स्थान उस समय याज्ञिक कर्म काण्ड में 
अ्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था । वहाँ एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते भे, 
जो हर समय प््निकुण्ड में भ्रग्नि को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा प्रादृत्तियाँ देने में 
व्यस्त रहते थे । बुद्ध के उपदेशों से वे उनके झनुयांयी हो सह । कश्यप इनका नेता 
आ। झागे चलकर बह बुद्ध के प्रधान दिष्यों में गिंता जाने लगा। कद्यप के बौद्ध 


श्रे४ भारतीय संस्कृति का विकास 


धर्म में दीक्षित हो जाने के कारण बुद्ध की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई । उश्चेला से 
बहू अपने श्षिष्यों के साथ राजगृह गए । उन्होंने नगर के बाहर एक उपबत में डेरा 
लगाया । उस विनों मशध के राजसिहासन पर श्रेणिय बिम्बिसार विराजमान थे । 
उन्होंने बहुत-से' ध्नुचरों के साथ बुद्ध के दर्शन किए, और उनके उपदेशों का श्रवण 
किया । राजगृह में बुद्ध को दो ऐसे शिष्व प्राप्त हुए, जो श्रागे चलकर बौद्ध धर्म के 
बडे स्तम्भ साबित हुए । इनके नाम सारिपुत्त और मोग्गलास थे। ये दोनों प्रतिभा- 
शाली ब्राह्मण कुमार एक दूसरे के अ्रभिन्‍त मित्र थे, और सदा एक साथ रहते थे। 
एक बार जब वे मार्ग के समीप बैठे हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे,[तो एक बौद्ध 
भिक्ष मिक्षापात्र हाथ में लिए वहाँ से गुजरा । इन ब्राह्मण कुमारों की दृष्टि उस 
पर पड़ गई । उसकी चाल, वस्त्र, मुखमुद्रा और शान्त तथा वैराग्यपूर्ण रष्टि से ये 
दोनों इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल' 
हो उठे । जब वह बौद्ध-भिक्षु भिक्षाकार्य समाप्त कर वापस लौट रहा था, तो ये उसके 
साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए गए । इनको देखते ही बुद्ध समझ गए, कि ये दोनों 
आाहाण कुमार उनके प्रधान क्षिष्प बनने योग्य हैं। बुद्ध का उपदेश सुनकर सारिपुत्त 
झौर मोग्गलान भी भिक्षु-वर्ग में सम्मिलित हो गए । बाद में ये दोनों बडे प्रसिद्ध हुए, 
झौर बोद्ध धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया । 

जब मगध के बहुत-से कुलीन लोग बड़ी सख्या में भिक्षु बनने लगे, तो जनता 
में प्रसन्‍्तोष बढते लगा । लोगों ने कहना शुरू किया--यह साधु प्रजा की सरूया घटाने, 
स्त्रियों को विधवाशों के सरश बनाने और कुलों का विनाश करने के लिए आया है, 
इससे बचो। बुद्ध के शिष्यों ने जाकर उनसे कहा, कि प्राजकल मगधघ की जतता इस 
भाव के गीत बनाकर गा रही है--सैर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी 
में ग्राया है, धौर पहाड की चोटी पर डेरा डाले बेठा है। उसने संजग्न के सब शिष्यों 
को अपना चेला बना लिया है। श्राज न जाने वह किसे झपने पीछे लगाएगा । इसपर 
बुद्ध ने उत्तर दिया---इस बात से घबराझो नही। यह असन्तोष क्षणिक है । जब तुमसे 
लोग पूछें, कि बुद्ध आज किसे अपने पीछे लगाएगा, तो तुम यह उत्तर दिया करो--बीर 
श्र विवेकशाली पुरष उसके अनुयायी बनेंगे । वह तो सत्य के बल पर ही अपने 
अनुयायी बनाता है । 

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मगध था। वे कई बार मगध गए, और 
सर्वत्र घूम-घूमकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया । बिम्बिसार श्रौर अजातशक्र 
उनके समकालीन थे । इन मायध सम्नाटों के हृदय में बुद्ध के प्रति अ्रपार श्रद्धा थी । 
बुद्ध अपने बहुत-से' शिप्यों को साथ लेकर भ्रमण किया करते थे। उनकी भण्डली में 
कई सौ भिक्षु एक साथ रहते थे । वे जिस शहर में पहुँचते, शहर के बाहुर किसी उपवत 
में डेरा डाल देते । लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिए श्राते, श्रौर उपदेश श्रवण 
करते । नगर के श्रद्धालु लोग उन्हें मोज़न के लिए श्रामन्त्रित किया करते थे । भोजन 
के अनमन्‍्तर बुद्ध अपने यजमान को उपदेश भी देते थे । 

मगघ के श्रतिरिक्त महात्मा बुद्ध काशी, कोशल झौर वज्जि जनपदों में गए $ 
झवन्ति जैसी दूरवर्ती जनपदों के लोगों ने उन्हें श्रमेक बार भ्रामन्त्रित किया, पर इच्छा 


बौद्ध और जैन धर्म १२५ 


होते हुए भी वे स्वयं वहाँ नहीं जा सके । उन्होंने अ्रपने कुछ शिष्यों की टोली को बहाँ 
भेज दिया था, भौर ध्रवन्ति की जनता ने बड़े प्रेम और उत्साह से उनका' स्वागत 
किया था। भिक्षुप्रों को इस प्रकार की टोलियाँ प्रन्यत्र भी बहुत-से स्थानों पर झायें- 
भार्ग का प्रचार करने के लिए भेजी गई थीं। इन प्रचारक-मण्डलों का ही यह परिणाभ 
हुआ, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत सें फैल 
गया था। 

सहापरिनिर्वान--महात्मा बुद्ध ने चालीस वर्ष के लगभग पश्रार्यमार्ग का प्रचार 
किया । जब वे अस्सी वर्ष की प्रायु के थे, तो उन्होंने राजगृह से कुशीनगर के लिए 
एक लम्बी यात्रा प्रारम्भ की। इस यात्रा में वैशाली के समीत्र वेणुबन में उनका 
स्वास्थ्य बहुत गिर गया । कुछ दिन बहाँ विश्वाम करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। 
पर वे बहुत निबंल हो चुके थे । वैशाली से कुशीनगर जाते हुए वे फिर बीमार पड़े । 
बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे, भौर हिरण्यवती नदी के तट पर श्रपना 
डेरा डाला । यहाँ उनकी दशा शौर बिगड़ गई । बुद्ध की बीमारी की खबर कुदीनगर 
में बायुवेग से फेल गई । नगर के कुलीन मलल्‍ल (कुशीनगर मल्लगण की स्थिति थी। 
क्षत्रिय बड़े-बड़े भूण्ड बनाकर हिरण्यवती के तट पर महात्मा बुद्ध के श्रन्तिम दर्शन 
के लिए श्राने लगे । 

महात्मा बुद्ध की अन्तिम दशा की कल्पना कर भिक्‍खु लोग बहुत चिन्तित हुए । 
उन्हें उदास देखकर बुद्ध ने कहा---तुम सोचते होगे, तुम्हारा प्राचायं तुम से जुदा हो 
रहा है । पर ऐसा मत सोचो । जो सिद्धान्त और नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिनका 
मैंने प्रचार किया, वही तुम्हारे श्राचायं रहेंगे और वे सदा जीवित रहेगे । फिर 
उन्होंने सब भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहा---(पुत्रो ! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो 
आता है, वह जाता भी अवश्य है। बिना रुके प्रयत्न किये जाओ ।” महात्मा बुद्ध के ये 
ही भ्रन्तिम शब्द थे। इसके बाद उनका देह प्राण-शुन्य हो गया। कुशीनगर के समीप 
उस स्थान पर जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, झब भी उनकी एक विशाल 
मूर्ति विद्यमान है । 


(७) बुद्ध की शिक्षाएँ 


बुद्ध सच्चे भ्र्थों में सुधारक थे । प्राचीन श्रार्य-धर्म मे जो बहुत-सी खराबियाँ 
भ्रा गई थीं, उन्हें दूर कर उन्होंने सच्चे श्राये-धर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। 
अपने मन्तथ्यों और सिद्धान्तों के विषय में उन्होंने बार-बार कहा है---एप धम्मो 
सनातनो', यही सनातन धर्म है। वे यह दावा नहीं करते थे, कि वे किसी नये धर्म का 
प्रतिपादन कर रहे हैं। उतका यही कथन था, कि मैं सनातन काल से चले भ्रा रहे धर्म 
का ही स्थापन कर रहा हूं । 

सध्य-सार्ग--बुद्ध ने अपने धर्म को मध्य-सार्म कहा है । वे उपदेश करते थे-- 
भिक्षुओं ! इत दो चरम कोटियों (झ्तियों) को सेवन नहीं करना चाहिए, भोग-विलास 
में लिप्त रहना प्लौर क्षरीर को व्यर्थ कष्ट देना । इन दो प्रतियों का त्याग कर मैंने 


१२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


मध्यमार्ग निकाला है, जो कि अँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला भौर शान्ति प्रदान' 
करने वाला है । 

प्रष्टांगिक शझ्ार्य-सार्ग--इस मध्य-मार्ग के झ्राठ प्रार्य (श्रेष्ठ) झंग थे--(१) 
सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कर्म, (४५) सम्यक्‌ 
भ्राजीविको, (६) सम्यक्‌ प्रयत्न, (७) सभ्यक्‌ विचार, और (८) सम्यक्‌ ध्यान या 
समाधि । भ्रत्यन्त भोग-विलास और अत्यन्त तप--दोनों को हेय मानकर बुद्ध ने जिस 
मध्यमार्ग (मध्यमा प्रतिपदा) का उपदेश किया था, ये भाठ बातें ही उसके प्नन्तर्गत 
थीं। संयम और सदाचारमय जीवन ही इस धर्म का सार हैं । 

जार आये सत्य--बुद्ध के भ्रनुसार चार आझायं-सत्य हैं-- (१) दुःख, (२) दुःख- 
समुदाय या दुःख का हेतु, (३) दुःख निरोध और (४) दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा 
भर्थात दुःख को दूर करने का मार्ग । दु.ख सत्य की व्याख्या करते हुए बुद्ध ने कहा--- 
जन्म भी दु.ख है,' बुढापा भी दुःख है, मरण-शोक-रुदन भौर मन की खिन्‍नता भी दुख 
है। प्रप्रिय से संयोग भौर प्रिय से वियोग भी दुःख है। दुःख के रूप को इस प्रकार 
स्पष्ट कर बुद्ध ने प्रतिपादित किया, कि दुःख का समुदाय या हेतु तृष्णा है। इन्द्रियों के 
जितने प्रिय विषय हैं, उनके साथ सम्पर्क तृष्णा को उत्पन्न करता है ! राजा राजाश्रों 
से लड़ते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणों से, गृहपति गृहपति से, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, भाई 
भाई से जो लड़ते हैं, उसका कारण यह तृष्णा ही है । इस तृष्णा का त्याग कर देने 
से, इसका विनाश कर देने से दुःख का निरोध होता है । जब तृष्णा छूट जाती है, तभी 
दुःख का निरोध सम्मव है। इस दुःख-निरोध का उपाय श्रष्टांगिक झ्राय-मार्ग ही है । 
इसी मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य अपने जीवन की साधता इस ढंग से कर सकता है, 
कि वह तृष्णा से मुक्त होकर दुखों से बच सके। 

सनुष्यमात्र कौ समानता--महात्मा बुद्ध समाज में ऊँच-नीच के कट्टर विरोधी 
थे। उनकी दृष्टि में कोई मनुष्थ नीच व अ्रछूत नहीं था | उनके शिष्यों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, श्रेष्ठी, शूद्र, वेश्या, नीच समझी जाने वाली जातियों के मनुष्य---सब एक समान 
स्थान रखते थे । बौद्ध साहित्य मे कथा आती है, कि वासत्थ और भारद्वाज नामक दो 
ब्राह्मण बुद्ध के पास आये, और उनसे पूछा--हम दोनों मे इस प्रइन पर विवाद हो 
गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से । इस पर बुद्ध ने उत्तर 
दिया--हे वासत्थ ! मनुष्यों मे जो गौवें चराता है, उसे हम चरवाहा कहेंगे ब्राह्मण 
नहीं । जो मनुष्य कला-सम्बन्धी बातों से झपनी झ्राजीविका चलाता है, उसे हम 
कलाजीबी कहेगे, ब्राह्मण नहीं । जो आदमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेगे, 
ब्राह्मण नहीं । जो झ्रादमी दूसरों की नौकरी करता है, वह भ्रनुचर कहलायेगा, ब्राह्मण 
नही । जो चोरी करता है, वह चोर कहलायेगा, ब्राह्मण नही । जो भ्रादमी झस्त्र धारण 
करके अ्रपना निर्वाह करता है, उसे हम सैनिक कहेगे, ब्राह्मण नही । किसी विज्लेष माता 
के पेट से जन्म होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहूँगा । बहू व्यक्ति जिसका 
किसी भी वस्तु पर ममत्त्व नही है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं तो उसी को ब्राह्मण 
कहूँगा । जिसने प्रपने सब बन्धन काट दिये हैं, अपने को सब लगावो से पृथक करके 
भी जो विचलित नही होता, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहगा । जो भी क्रोधरहित हैं, 


बौद्ध और जैन धर्म श्श्७ 


भच्छे काम करता है, सत्याभिलाषी है, जिसने श्रपती इच्छाओं का दमन कर लिया हैं, . 
मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा । वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से 
ब्राह्मण होता है, भौर न कोई ब्राह्मण के धर जन्म न लेने से श्रब्नाह्मण होता है, अपने 
कर्मों से ही एक ध्ादमी ब्राह्मण बन जाता है श्ौर दूसरा भ्रश्नाहाण । भझपने काम से ही 
कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है, और कोई सेवक है । 

अ्हिला भ्ौर यश्--महात्मा बुद्ध पशुहिसा के घोर विरोधी थे । झ्हिसा उनके 
रिद्धान्तों में प्रमुख थी। वे न केवल यज्ञों में पश्चुबलि के विरोधी थे, पर जीवों को 
मारना व किसी प्रकार से कष्ट देना भी वे प्रनुचित समझते थे। उस समय भारत में 
यज्ञों का कर्मकाण्ड बड़ा जटिल रूप धारण कर चुका था। लोगों का विश्वास था, कि 
यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है । ईश्वर के ज्ञान के लिए, मोक्ष की साधना के लिए 
झौर प्रभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ का प्रनुष्ठान किया करते थे । 
पर महात्मा बुद्ध का यज्ञों मे विश्वास नहीं था ॥ एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए 
कहा है---वासत्थ ! एक उदाहरण लो। कल्पना करो, कि यह श्रचिरावती नदी किनारे 
तक भरकर जा रही है | इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य श्राता है, और वह किसी 
आवद्यकता कार्य से इस पार आना चाहता है। वह मनुष्य उसी किनारे पर खडा 
हुआ यह प्रार्थना करना आरम्भ करे, कि श्रो दूसरे किनारे इस पार आरा जाझो । कया 
उसके इस प्रकार स्तुति करने से यह किनारा उसके पास चला जायेगा ? हे वासत्थ ! 
ठीक इसी प्रकार एक अयी विद्या में निष्णात ब्राह्मण यदि उन शुणों को क्रियान्वित 
नहीं करता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं, अ्रत्नाह्मणो का क्‍ग्राचरण करता है, 
पर मुख से प्रार्थना करता है--मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं बरुण को बुलाता हूँ, मैं 
प्रजापति, ब्रह्मा, महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्‍या ये उसके पास चले आएंगे ? 
क्या इनकी प्रार्थना से कोई लाभ होगा ? 

अभिप्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ और यज्ञों के अनुष्ठानों को 
सर्वथा निरर्थके समभते थे। उनका विचार था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नही होगा, 
धन की इच्छा दूर नही होगी, काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय नहीं की जायगी, तब 
सक यज्ञो के अ्रनुष्ठानमात्र से कोई लाभ नहीं होगा। 

निर्वाण--बुद्ध के झ्नुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाण पद को प्राप्त करना है । 
निर्वाण किसी पृथक्‌ लोक का नाम नही है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है जिसे मनुष्य 
मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। बुद्ध के श्रनुसार निर्वाण उस अवस्था का नाम है जिसमें 
ज्ञान द्वारा प्रविद्या-रूपी प्रन्धकार दूर हो जाता है । यह अवस्था इसी जन्म में, इसी 
लोक मे प्राप्त की जा सकती है। सत्यवोध के प्नन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की यह्‌ 
दह्वा इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक स्थान पर बुद्ध ने कहा है--जो घर्मात्मा 
लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की प्रवृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते 
हैं, वे उस अच्युत निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ द्ञोक श्लौर सन्‍्ताप का नाम भी 
नहीं होता । 

महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक््म भर जटिल दाशेनिक विचारों को 
झधिक स्थान नहीं दिया | इन विवादों की उन्होंने उपेक्षा की । जीव कर वया स्वरूप 


शभ्र्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, या किसी प्रन्य सत्ता से, अनादि तत्त्व कितने श्रौर 
कोन-से है, सृष्टि का कर्त्ता कोई ईश्वर है या नहीं--इस प्रकार के दार्शनिक विवादों 
से वे सदा बचे रहे। उनका विचार था, कि जीवन की पवित्रता झौर आश्ञत्मकल्याण 
के लिए इन सब प्रश्नों पर विचार करना विशेष लाभकारी नहीं है । पर भनुष्यों में 
इन प्रश्नों के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यही कारण है, कि श्रागे चलकर 
बौद्धों मे बहुत-से दाशंनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ । इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न हैं । पर बुद्ध के उपदेशों ब सम्बादों से इन दार्शनिक तत्त्वों 
पर विश्लेष प्रकाश नहीं डाला गया । 


(८) बौद्ध संघ 


महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की | जो 
लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्मं-प्रचार श्रौर मनुष्य-मात्र की सेवा में 
ही भ्रपने जीवन को खपा देना चाहते थे, वे भिक्ष॒त्रत लेकर संघ में सम्मिलित होते थे। 

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणराज्य में हुआ्ला था। श्रपनी श्रायु के २६ वर्ष 
उन्होंने गणों के वातावरण में ही व्यतीत किये थे । वे गणों व संघों की कार्य-प्रणाली 
से भली-भाँति परिचित थे। यही कारण है कि जब उन्होने अपने नवीन धार्मिक 
सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे भिक्षु सघ नाम दिया। अपने धामिक सघ की 
स्थापना करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होने प्रपने समय के संधराज्यो का अनुकरण 
किया श्रौर उन्हीं के नियमों तथा कार्यविधि को अपनाया। सब जगह भिक्षुश्रो के 
अलग-श्रलग संघ थे। प्रत्येक स्थान का संघ श्रपने-भापमें एक प्रथकू व स्वतन्त्र सत्ता 
रखता था। भिक्षु लोग संघसभा में एकन्र होकर अपने कार्य का सम्पादन करते थे । 
वज्जिसंघ को जिस प्रकार के सात भ्रपरिहाये घर्मों का महात्मा बुद्ध ने उपदेश किया 
था, वैसे ही सात श्रपरिहार्य धर्म बौद्धसंघ के लिए भी उपदिष्ट किये गए थे--- 

(१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा श्रपनी सभाएँ करते रहता । 

(२) एक हो बेठक करना, एक हो उत्थान करना, भर एक हो सघ के सब 
कार्यों को सम्पादित करना। 

(३) जो संघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन नही करना । जो संघ में 
विहित नहीं है, उसका श्रनुसरण नहीं करना । जो भिक्षुओं के पुराने 
नियम चले आ रहे है, उनका सदा पालन करना । 

(४) जो अपने में बड़े, धर्मानु रागी, चिरप्रश्नजित, सघ के पिता, संघ के नायक 
स्थविर शिक्षु हैं, उनका सत्कार करना उन्हे बडा मानकर उनका पूजन 
करना, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझना । 

(५) पुनः पुन: उत्पन्न होने वरली तृष्णा के वश में नहीं आना । 

(६) बन की कुदियों मे निवास करना । 

(७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी ही संध में 
सम्मिलित हों, श्रौर सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचयं के साथ रहें'। 

संघ-सभा में जब भिक्ष लोग एकत्रित होते थे, तो प्रत्येक भिक्षु के बैठने के लिए 


बौद्ध और जैन धर्म श्र 


श्रासन नियत होते थे । श्रासनों की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक क्रमंचारी होता 
था, जिसे आासनप्रश्ञापक कहते थे । संघ में जिस विषय पर विचार होना होता था, 
उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। प्रत्येक प्रस्ताव तीन बार दोहराया 
जाता था, उसपर बहस होती थी, निर्णय के लिए मत (वोट) लिए जाते थे । संघ के 
लिए कोरम का भी नियम था ) संघ की बैठक के लिए कम से कम बीस भिक्षुप्रो की 
उपस्थिति श्रावश्यक होती थी। यदि कोई निर्णय पूरे कोरम के प्रभाव में किया गया 
हो, तो उसे मान्य नही समझा जाता था । 

| प्रत्येक भिक्षु के लिए यह भ्रावश्यक था, कि वह संघ के सब नियमों का पालन 
करे, संघ के प्रति भक्ति रखे | इसलिए भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिज्ञाएँ लेनी होती 
थीं, उनके श्रनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म भौर संघ की शरण में झाने का वचन 
लेना होता था। संघ मे शामिल हुए भिक्षु कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे । 
भनुष्य-मात्र के कल्याण के लिए और सब प्राणियों के हित के लिए ही भिक्ष्‌ संघ की 
स्थापना हुई थी । यह कार्य सम्पादित करने के लिए भिक्षुग्रों से वैयक्तिक जीवन की 
पवित्रता और त्याग की भावना की पूरी झ्ाशा रखी जाती थी । 

बौद्ध-धर्म के अपूर्व संगठन ने बुद्ध के श्रार्यमार्ग के सर्वत्र प्रचारित होने मे बडी 
सहायता दी। जिस समय मगधघ के साम्राज्यवाद ने प्राचीन संघराज्यो का भ्रन्त कर 
दिया, तब भी बौद्ध के संघो के रूप मे भारत की प्राचीन जनतन्त्र-प्रणाली जीवित रही। 
राजनीतिक शक्ति यदि मागध-सम्राटो के हाथ में थी, तो धामिक श्रौर सामाजिक शक्ति 
संघो मे निहित थी । संघो में एकत्र होकर हजारो-लाखों भिक्‍्खु लोग पुरातन गण- 
प्रणाली से उन विषयो का निर्णय किया करते थे, जिनका मनुष्यों के दैनिक जीवन से 
अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था। बौद्ध संघ की इस विशेष स्थिति का यह परिणाम हुझा, 
कि भारत में समानान्तर रूप से दो प्रबल शक्तियाँ कायम रही, एक मागध साम्राज्य 
झ्ौर दूसरा चातुरन्त संघ। एक समय ऐसा भी आया, जब इन दोनो शक्तियों में परस्पर 
संघर्ष का भी सूत्रपात हो गया । 


(६) आजीवक सम्प्रदाय 


भारतीय इतिहास में वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय एक महत्त्वपूर्ण 
धामिक सुधारणा का काल था। इस समय में अनेक नवीन धामिक सम्प्रदायों का 
प्रादुर्भाव हुआ था । इनके बौद्ध और जैन धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो 
अन्य सम्प्रदाय इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्राय: लोगो को नही है । 
इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय आजीवक था । इसका प्रवत्तक मक्खलिपुत्त गोसाल था । 
आाजीवकों के कोई अपने ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते । उनके सम्बन्ध मे जो 
कुछ भी परिचय मिलता है, वह बौद्ध और जैन साहित्य पर ही आश्रित है। मक्खलिपुत्त 
गोसाल छोटी झ्ायु मे ही भिक्‍खु हो गया था । शीघ्र ही वर्धेभान महाबीर से उसका 
परिचय हुथ्ला, जो 'केवलिन्‌' पद पाकर अपने विचारों का जनता में प्रसार करने मे 
'संलग्त थे। महावीर क्‍ह्लौर गोसाल साथ-साथ रहने लगे । पर इन दोनों की तबियत, 
स्वभाव, झाचार-विचार भ्रौर चरित्र एक-दूसरे से इतने भिन्‍न थे, कि छः साल बाद 


१३० भारतीय संस्कृति का विकास 


उनका साथ छूट गया, झौर गोसाल ने महावीर से ध्रलग होकर पपने पृथक्‌ सम्प्रदाय 
की स्थापना की, जो भ्रागे चलकर झ्राजीवक नाम से विर्यात हुआ । गोसाल ने प्रपने 
कार्य का मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को बनाया । श्रावस्ती के बाहर एक कुम्भकार स्त्री का 
झ्रतिथि होकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और धीरे-धीरे बहुत-से लोग उसके प्रतुयायी 
हो गए । 

झाजीवक सम्प्रदाय के मन्तव्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात है, उसका 
भ्राधार उसका विरोधी साहित्य ही है। पर उसके कुछ भन्तव्यों के विषय में निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है । शझ्राजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बातें पहले से 
ही नियत हैं । “जो नही होना है, वह नहीं होगा । जो होना है, वह कोशिश के बिना 
भी हो जाएगा । झ्रगर भाग्य न हो, तो आई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियति 
के बल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, अवश्य होकर रहेगा । मनुष्य 
चाहे कितना भी यत्न करे, पर जो होनहार है, उसे वह बदल नही सकता ।” इसीलिए 
श्राजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की श्रपेक्षा भाग्य या नियति को भ्रधिक बलवान्‌ 
मानते थे । झाजीवको के भनुसार वस्तुओं मे जो विकार व परिवर्तन होते हैं, उनका 
कोई कारण नही होता । संसार में कोई कार्य-कारण भाव काम कर रहा हो, सो बात 
नही है । पर जो कुछ हो रहा है या होना है, वह सब नियत है । मनुष्य अपने पुरुषार्थ 
से उसे बदल सके, यह सम्भव नही । 

वर्धभान महावीर के साथ गोसाल का जिन बातो पर मतभेद हुझा, उनमें मुख्य 
निम्नलिखित थी--(१) शीतल जल का उपयोग करना (२) अपने लिए विशेष रूप 
से तैयार किए गए श्रन्त व भोजन को ग्रहण करना, झौर (३) स्त्रियों के साथ सहजास 
करना । मक्‍्खलिपुत्त गोसाल की प्रवृत्ति भोग की ओर श्रधिक थी। वह आराम से 
जीवन व्यतीत करने के पक्ष में था। महावीर का घोर तपस्थामय जीवन उसे पसन्द 
नहीं था । यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध ने भी एक स्थल पर आजीवको को ऐसे 
सम्प्रदायों में गिना है, जो ब्रह्मचयें को महत्त्व नही देते । 

पर झाजीवक भिक्‍लु का जीवन बडा सादा होता था। ने प्रायः हथ्लेली पर 
रखकर भोजन किया करते थे। मांस, मछली और मदिरा का सेवन उनके लिए वर्जित 
था। वे दिन में केवल एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करते थे । 

आजीवक सम्प्रदाय का भी पर्याप्त विस्तार हुआ ! सम्राट्‌ भ्रशोक के शिलालेखों 
मे उल्लेख भ्राता है, कि उसने अनेक गुहा निवास झ्ाजीविकों को प्रदान किए थे। अशोक 
के पौत्र सम्राट दशरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक गुहाएँ 
आाजीवकों के निवास के लिए दान में दी थी, और इस दान को सूचित करने वाले 
शिलालेख भ्रब तक उपलब्ध होते हैं। भ्शीक ने विविध धामिक सम्प्रदायों में अविरोध 
उत्पन्न करने के लिए जो 'घरंमहामात्र' नियत किए थे, उन्हें जिन अ्रनेक सम्प्रदायों 
पर इष्टि रखने का श्ादेश दिया गया था, उनमें बौद्ध, ब्राह्मण श्रोर निम्नन्ध (जैन) 
सम्प्रदा्ों के साथ ग्राजीविकों का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि धीरे-घीरे 
झाजीविकों ने भी पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, श्रौर यह सम्प्रदाय कई सदियों 
सक जीवित रहा था। इस समय इसके कोई अनुयायी शेष नहीं हैं । 


बौद्ध और जैन धर्म १्३९ 


(१०) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव 


वर्धभान महावीर भौर गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत को इस धामिक 
सुधारणा ने जनता के हृदय झभौर दैनिक जीवन पर बडा प्रभाव डाला । लोगों ने अपने 
प्रा्नीन धामिक विदयासों को छोड़कर किसी नए धर्म की दीक्षा ले ली हो, यह नहीं 
हुआ । पहले धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था जो कर्मकाण्ड, विधि-विधान भौर 
विविध प्रनुष्ठानों द्वरा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे । सर्वताधारण गृहस्थ 
जनता सांसारिक धन्धों में संलग्न थी। वह कृषि, शिल्प, व्यापार भ्रादि द्वारा घन 
उपार्जन करती थी और ब्राह्मणों द्वारा बताएं धर्म-मार्ग पर चलकर इहलोक और परलोक 
भें सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। भ्रब ब्राह्मणों का स्थान श्रमणों, मुनियों झौर 
भिकक्‍्खुओं ने ले लिया। इन श्रमणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र--सभी वर्णों भौर 
जातियों के लोग सम्मिलित थे। झपने गुणों के कारण ही समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी । 
धर्म का नेतृत्व ब्राह्मण जाति के हाथ से निकलकर श्रव ऐसे लोगों के समुदायों के हाथ 
में थ्रा गया था, जो घर-गृहस्थी को छोडकर मनुष्य-मात्र की सेवा का ब्रत ग्रहण करते 
थे निःसन्देह, यह एक बहुत बडी सामाजिक क्रान्ति थी । 

भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ सदा से भ्रपने कुलक्रमानुगत घर्म का पालन करते 
रहे है। प्रत्येक कुल के भ्रपने देवता, रीति-रिवाज और अपनी परम्पराएँ थी, जिनका" 
अनुसरण सब लोग मर्यादा के अनुसार करते थे। ब्राह्मणों का वे झ्रादर करते थे, उनका 
उपदेश सुनते थे, प्रौर उनके बताए कर्मकाण्ड का झनुष्ठान करते थे । ब्राह्मण एक ऐसी 
श्रेणी थी, जो सासारिक धन्धों से पृथक रहकर धर्म-कार्यों में संलग्न रहती थी । पर 
समय की गति से इस समय बहुत से ब्राह्मण त्याग, तपस्था, और निरीह जीवन का 
त्याग कर चुके थे। भ्रब उनके मुकाबिले में श्रमणों की जो' नई श्रेणी संगठित हो गई 
थी, बह त्याग श्रौर तपस्या से जीवन व्यतीत करती थी, औौर मनुष्य-मात्र का कल्याण 
करने में रत रहती थी । जनता ने ब्राह्मणो की जगह भ्रब इनको झ्रादर देना श्र इनके 
उपदेशों के भ्रनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू किया। बौद्ध-धर्मे के प्रचार का यही 
झभिप्राय है। जनता ने पुराने धर्म का सर्वथा परित्याग कर कोई सर्वथा नया धर्म 
झपना लिया हो, सो बात भारत के इतिहास में नही हुई । 

बिम्बिसार, भ्रजातशत्र , उदायी, महापबझनन्द भर चन्द्रगुप्त मौयं--जैसे मागण 
सम्राट्‌ जेन-मुनियों, बौद्धमिक्खुप्रों और ब्राह्मणों का समान रूप से प्रादर करते थे । 
जैन-साहित्य के भ्रनुसार ये जैन थे, उन्होंने जैन मुतरियों का आदर किया औौर उन्हें 
बहुत-सा दान दिया | बौद्ध-प्रन्थों के अनुसार ये बौद्ध थे, भिक्षुश्रों का ये बहुत प्रादर 
करते थे, और इनकी सहायता पाकर बौद्ध-संघ ने बड़ी उन्‍नति की थी। बौद्ध श्रौर जैन 
साहित्य इन सम्नाटों के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाओरो से भरे पड़े हैं, झौर इन 
संम्राटों का उल्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध-धर्म का 
शझ्रादर किया और उनसे शिक्षा ग्रहण की । पौराणिक साहित्य में इनका अनेक बआाहयणों 
के सम्पर्क में उल्लेख किया गया है । वास्तविक बात यह है, कि इन राजाश्रों ने किसी 
एक धर्म को निद्चित रूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेष रूप से पक्ष लिया 


१३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


हो, यह बात नही थी । प्राचीन भारतीय परंम्परा के अनुसार ये ब्राह्मणों, श्रमणों और 
सुत्रियों का समान रूप से झ्रादर करते थे। क्योंकि इस काल में भिक्‍्खु लोग अधिक 
संगठित झौर क्रियाशील थे, इसलिए उनका महत्त्व अधिक था । जो वृत्ति राजाओं की 
थी, वही जनता की भी थी । 

इस धामिक सुधारणा का एक प्नन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुथश्आा, कि भारत 
में यज्ञों के कर्म काण्ड का जोर कम हो गया। यज्ञों के बन्द होने के साथ-साथ पशुबलि 
की प्रथा कम होने लगी। यज्ञों द्वारा स्वर्म-प्राप्ति की झाकाक्षा के निर्बल हो जाने से 
राजा धौर गृहस्थ लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिक्षुश्रो द्वारा बताये गए मार्ग 
का अनुसरण करने लगे, और उनमे जो प्रधिक श्रद्धालु थे, वे मुनियों झौर श्रमणों का 
सादा व तपस्यामय जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर हुए । 

बौद्ध भ्रौर जैन-सम्प्रदायों से भारत में एक नई धार्मिक चेतना उत्पन्त हो गई 
थी । शक्तिशाली संघों में सगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व भ्रन्य साधन 
प्रचुर परिणाम में विद्यमान थे । परिणाम यह हुश्ना, कि मगध के साम्राज्य-विस्तार के 
साथ-साथ संघ की चातुरन्त सत्ता की स्थापना का विचार भी वल पकडने लगा। 
इसीलिए भ्रागे चलकर भारतीय धर्म व संस्कृति का न केवल भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों 
में, अपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक प्रसार हुआ । 


(११) बौद्ध साहित्य 


जिस प्रकार प्राचीन वैदिक साहित्य में तीन सहिताएँ हैं, वैसे ही बौद्ध-साहित्य 
में तीत पिटक (त्रिपिटक) हैं । ये त्रिपिटक निम्नलिखित हैं---(१) विनय पिटक, (२) 
सुत्तपिटक और (३) अभिधम्म पिटक । इन तीन पिटको के भ्रन्तर्गत जो बहुत-से ग्रन्थ 
हैं, उन पर सक्षेप में प्रकाश डालना उपयोगी है । 

बिनय पिटक---इस पिटक में आचार-सम्बन्धी वे नियम प्रतिपादित हैं, जिनका 
पालन प्रत्येक बौद्ध भिकखु के लिए आवश्यक है | विनय पिटक के तीन भाग हैं--(१) 
सुत्त विमंग, (२) खन्‍्धक, और (३) (परिवार । सुत्तविमंग दो भागों मे विभक्त है, 
भिक्‍खुविभंग और भिक्‍्खुनीविभंग | इनमे वे नियम विशद रूप से प्रतिपादित हैं, जिनका 
पालन प्रत्येक भिक्‍खु भ्रौर भिक्खुनी को झ्रावर्यक रूप से करना चाहिए। खन्‍्धक मे दो 
ग्रन्थ श्रन्तगंत हैं--महावग्ग कौर चुल्लवर्ग । इन ग्रन्थों मे भिक्ष॒संघ के साथ सम्बन्ध 
रखने वाली प्रत्येक बात विस्तृत रूप से प्रतिपादित है। संघ में प्रवेश किस प्रकार हो, 
विविध ससयों पर कौन-कौन' से व्रत रखे जाएँ, चातुर्मास किस प्रकार व्यतीत किया 
जाए, भिक्षु लोग कंसे कपड़े पहनें, भोजन के लिए किन नियमों का अनुसरण करें, किस 
प्रकार की शैया प्रयुक्त करें, संघ मे किसी प्रइन के निर्णय करने का क्‍या ढंग हो, इस 
प्रकार की सब बातों का महावग्ग और चुल्लवग्ग में प्रतिपादन है। इन ग्रन्थों की प्रति- 
पादन शैली कथात्मक है। भगवान्‌ बुद्ध जब उस अ्रवसर पर झ्नौर उस स्थान पर थे, 
तब एक समस्या उत्पन्न हुई, और तब उन्होंने यह नियम बनाया---इस ढंग से भिक्षुश्रों 
के लिए उपयुक्त नियमों व धर्मों का उपदेश किया गया है। ऐतिहासिक इष्टि से 


बौद्ध और जैन धर्म १३३ 


वितय-पिठक के ये झ्रंश बहुत महत्त्व के हैं। विनय पिटक का सार “परिवार है और 
उसमे प्रदनोत्तर के रूप से बौद्ध-भिक्‍्खुश्रो के नियम व कत्तंव्य दिये गए हैं । 

सुत्त-पिटक---इस पिटक के शन्तरगंत पाँच निकाय हैं--(१) दीधघनिकाय, 
(२) मज्मिमनिकाय, (३) पंगुत्तरनिकाय, (४) संयुक्तनिकाय, श्रौर (५) खुहकनिकाय ।. 
दीघनिक्राय के तीन खण्ड हैं, और उसमें कुल मिलाकर ३४ दीर्घाकार सुत्त या सूक्त 
हैं । इनमे सबसे भ्रधिक महापरिनिब्बानसुत्त है। दीघनिकाय के प्रत्येक सुत्त मे महात्मा 
बुद्ध के संवाद सकलित हैं। मज्मिमनिकाय मे कुल मिलाकर मध्य आकार के १२५ 
सुत्त हैं। ये सुतत दीधनिकाय के सुत्तो की श्रपेक्षा छोटे झ्राकार के हैं, यद्यपि इनके प्रति- 
पाद्य विषय प्रायः वे ही हैं, जो दीघनिकाय के सुत्तों के हैं । अंग्रत्तुरनिकाय की कुल 
सुत्तों की सख्या २३०० है, जिन्हें ११ खण्डों मे विभक्त किया गया है। संयुक्त निकाय 
में ५६ सुत्त हैं, जिन्हें पाँच (वर्गों) वर्गों मे बाँटा गया है।॥ एक विषय के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले सुत्त एक बग्ग (वर्ग) में एकत्र करके रखे गये हैं। खुहक निकाय के प्रन्तर्गत 
१५ विविध पुस्तक हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं--खुदक पाठ, धम्मपद, उदान, 
इतिवुतक, युत्तनिपात, विमानवत्यु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निहेस, पहिसमिदा, 
अपदान, परुद्धवंस, और चरियापिटक । खुहक निकाय नाम से ऐसा सूचित है, कि इसके 
भ्रन्तगंत सुत्त छोटे श्राकार के हैं, पर वस्तुत. इस निकाय की सब पुस्तकें अ्रपने-प्रापमें 
स्वतन्त्र व पृथक ग्रन्थों के समान है, जिनमे धम्मपद और सुत्तनिपात सबसे प्रसिद्ध है । 
बौद्ध-साहित्य में धम्मपद का प्राय: वही स्थान है, जो कि हिन्दू-साहित्य में गीता का 
है । ऐतिहासिक रृप्टि से जातक-पग्रन्थ विशेष रूप से उपयोगी है। इनमे ५५० के 
लगभग कथाएँ दी गई है, जिन्हें महात्मा बुद्ध के पूर्वेजन्मों की कथाओं के रूप मे लिखा 
गया है। बौद्ध-धर्म के अ्रनुसार निर्वाण पद कौ प्राप्ति के लिए यह श्रावश्यक है कि 
मनुष्य सत्कर्मों का निरन्तर अनुष्ठान करें, निरन्तर सदाचरण करें। भगवान्‌ बुद्ध को 
भी बुद्ध-पद प्राप्त करने से पूर्व बहुत-सी योनियों में से मुजरना पडा था। इन योनियों 
में रहते हुए उन्होने निरन्तर सत्कर्म किये थे, इसीलिए ध्न्त मे उन्हे बुद्ध-पद प्राप्त हो 
सका था । जातको मे गौतम-बुद्ध के इन्ही पूव॑जन्मो की कथाएँ सकलित हैं । 

अभिधम्स पिटक---इस पिटक मे बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन और ग्रध्यात्म- 
चिन्तन सम्मिलित है। इसके प्नन्तर्गत सात ग्रन्थ हैं--(१) धम्म संगनि (२) विभग, 
(३) धातु कथा, (४) पुल पंजति, (५) कथावत्यु, (६) यमक और (७) पट्ठान ।॥ 
इस पिटक के प्रतिपाथ विषय सुत्तपिटक के विषयों से बहुत भिन्‍न नही हैं, पर इनमें 
उनका विवेचन गम्भीर दाशंनिक पद्धति से किया गया है । 

संस्कृत त्रिपिटक---बौद्ध-धर्म के जिस साहित्य का हमने ऊपर परिचय दिया 
है, वह पालि भाषा में है। बौद्ध-धर्म के अ्तेक सम्प्रदाय हैं, जिनमे थेरवाद बहुत 
महत्वपूर्ण है। लंका और बरमा में इस थेरवाद का ही प्रचार है, श्लौर इस सम्प्रदाय का 
जिपिटक पालि भाषा में विद्यमान है। पर बौद्ध-धर्मं के भ्रन्य अनेक “सम्प्रदायों (यथा 
महायान, सर्वास्तिबाद श्रादि) का त्रिपिटक पालि भाषा में न होकर संस्कृत भाषा मे. 
है | खेद है कि संस्कृत का जिपिटक भ्रविकल रूप मे इस समय उपलब्ध नहीं है । 


नवाँ श्रध्याय 
प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिद्दास 


(१) सागध-साम्राज्य का विकास 


भारत की संस्कृति का इतिहास लिखते हुए उसके राजनीतिक इतिहास का भी 
संक्षेप के साथ निर्देश करना उपयोगी होगा । सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के इतिहास 
का जो काल-विभाग किया जाता है, वह इस देश के राजनीतिक इतिहास पर ही 
आश्रित है । इस इतिहास के पाठक भारत के इतिहास की रूपरेखा से प्रवश्य ही परिचित 
होंगे, पर तो भी यह भ्रावश्यक है, कि हम पअत्यन्त संक्षिप्त रूप से इस विषय में भी 
कुछ परिचय दे दें | / 

बंदिक थ्रुग के राज्य--भारत में जिन श्रार्यों ने प्रवेश कर अ्रपने विविध राज्यों 
की स्थापना की थी, वे विविध जनो (कबीलों या ट्राइब) में विभक्त थे। इस देश के 
मूल निवासियों को जीतकर उन्होंने श्रपनी बहुत-सी बस्तियाँ बसाईं | जब विविध “जन 
किसी प्रदेश पर स्थिर रूप से बस गये, तो उसे वे 'जनपद' (जन का प्रदेश) कहने लगे। 
झार्यों के प्रारम्भिक राज्य इसी ढंग के जनपद थे। कोशल, पंचाल श्रादि प्रार्यों के 
विविध जनों के ही नाम थे, और इन्ही के नाम से इनसे आबाद प्रदेश भी कौशल, 
पांचाल आदि कहाये । इन जनपदों में जिन विविध राजवंशो का शासन था, उनके 
राजाओं के सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाएँ पौराणिक अ्नुश्नुति और रामायण, महाभारत 
भावि ग्रन्थों में विद्यमान हैं । वैदिक साहित्य के अनुशीलन से हमें इसी युग की संस्कृति 
के सम्बन्ध में परिचय मिलता है । 

बोद्ध-काल के सोलह महाजनपद--आरयों के विविध जनपद जहाँ आ्यभिस्न 
जातियों को जीतकर अपनी अधघीनता में लाने में तत्पर थे, वहाँ साथ ही वे श्रापस में 
भी संघर्ष करते रहते थे । प्रत्येक महत्त्वाकाक्षी श्रायं-राजा का यह प्रयत्न रहता था, 
कि वह अन्य जनपदों को जीतकर चत्रवर्ती-पद को प्राप्त करे । इस उद्देश्य से भ्रनेक 
प्राचीन राजाओं ने अद्वमेघ-यज्ञ किये, और पअ्रन्य जनपदों से भ्रपनी अ्रधीनता स्वीकृत 
कराई । 

छठी सदी ई० पू० तक भारत के बहुत-से प्राचीन राज्य प्रपनी स्वतन्त्रता खो 
चुके थे, और इस देश में सोलह महाजनपदों का विकास हो गया था। बौद्ध-साहित्य 
में इस सोलह महाजनपदों का बार-बार उल्नेख आता है। इनके नाम निम्नलिखित 
थे---भंग, मगध, काशी, कोशल, वृजि, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, 
झदमक, श्रवन्ति, गान्धार और कम्बोज । इन सोलह महाजनपदो में वृजि, मल्ल शझौर 
शुरसेत मे गणतन्त्र-शासनों की सत्ता थी, और भ्रन्य में राजतन्त्र शासनों की। इनके 


प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास १३५ 


भतिरिक्त भ्रन्‍्य भी भ्रनेक जनपद बौद्ध-युग में विद्यमात थे, यद्यपि उनका महत्त्व इन 
सोलह मंहाजनपदों की ग्रपेक्षा बहुत कम था । 

सगय का साम्राज्यवाव--भारत के प्राचीन राज्यों में मगध के सम्राट बहुत 
दक्तिशाली थे । प्रारम्भ से ही उनका यह प्रयत्न रहा था, कि अन्य राज्यों को जीतकर 
अपने साम्राज्य का विस्तार करें। महाभारत के समय में मगधराज जरासन्ध ने बहुत- 
से राजाओं को जीतकर प्॒पने भ्रधीन किया हुआ था । उसने शूरसेन जनपद के अन्धक- 
वृष्णि गण पर अनेक बार आक्रमण किये, और उसी के आक्रमणों से दु,ख्ली होकर 
प्रन्धक-वृष्णि लोग सुदूर द्वारिका में जा बसे । बौद्ध-युग में मगध के राजा बिम्बिसार 
झौर झजातबत्रु बड़े प्रतापी थे, और उन्होने उत्तरी बिहार के विविध गणराज्यों को 
जीतकर प्पने अधीन कर लिया था । शैशुनाक-बंश के मागध-राजाप्नों के शासन-काल 
मे मगध की शक्ति का बहुत उत्कष हुप्ला । बाद में महापग्मनन्द ने उत्तरी भारत के 
बड़े भाग को जीतकर एक विश्ञाल साम्राज्य की स्थापना की। पुराणों मे उसे 
“सर्वक्षत्रान्तकृत्‌' (सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला), एकच्छत्र और एकराट्‌ कहा गया 
है। पौराणिक अनुश्रुति के भ्रनुसार उसने ऐक्ष्वाकव, पांचाल, कौरबव्य, हैहय आदि भ्रनेक 
प्राचीन राजवंशों और मैथिल व शरसेन जनपदो को जीतकर अपने भ्रधीन किया था। 
उसका राज्य पूर्व मे बगाल की खाड़ी से शुरू होकर पश्चिम के गंगा तक बिस्तृत था। 
हिमालय और विन्ध्याचल के मध्यवर्ती ग्लार्यावर्त पर उसका एकच्छत्र शासन विद्यमान 
था। 

मौर्य बंध---जिस समय यवनराज सिकन्दर ने भारत पर झ्राक्रमण किया, भारत 
में प्रधान राजशक्ति मगध की ही थी । उसका राजा उस समय घननन्द था, जो महापदञ्म 
नन्‍्द का ही वंशज था। गंगा के पूर्व के प्रदेश में इस काल में मगध का एकच्छत्र 
साम्राज्य स्थापित हो चुका था, पर पंजाब धर उत्तर-पश्चिमी भारत मे श्रनेक छोटे- 
बड़े राज्य झ्भी विद्यमान थे, जी प्रायः आपस में संघर्ष करते रहते थे । वाहीक (पंजाब) 
देश के अनेक राज्यों में इस समय गणतन्त्र-शासन थे । सिकन्दर ने इस क्षेत्र के विविध 
राज्यों को जीत लिया, पर मगध की दाक्ति का सामता करने का साहस उसकी यवन- 
सेनाओ्नों को नही हुभ्ा । 

सिकन्दर के भारत से वापस लौट जाने के बाद झाचार्य चाणक्य भौर चन्द्रगुप्त 
के नेतृत्व में वाहीक देश में विद्रोह हुआ, झौर सिकन्दर द्वारा नियुक्त क्षत्रप उसका 
दमन कर सकने में असमर्थ रहे । चन्द्रगुप्त मौर्य नेन केवल पंजाब को यवनों की 
प्रधीनता से स्वतन्त्र किया, श्रपितु उसके विविध राज्यो को एक सूत्र मे संगठित कर 
मगध से नन्द वंश के शासन का भी अन्त कर दिया । धनननन्‍्द के बाद चन्‍न्द्रगुप्त मौयें 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर प्रारूढ हुआ, और उसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत को 
मागध-साज़्ाज्य में सम्मिलित किया। सिकन्दर के साम्राज्य के एशियन प्रदेशों के 
स्वामी सैल्युकस ते जब उत्तर-पदिचिमी भारत धौर पंजाब को जीतने के लिए झ्राक्रमण 
किया, तो चन्द्रगुप्त मौर्य से वह पराजित हो गया । सन्धि के परिणामस्वरूप हिन्दुकुश 
पर्वत के पश्चिम के भी कुछ प्रदेश मौयं-शासन में ब्रा गये, भौर इस प्रकार भारत में 
एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी उत्तरी-पदिचमी सीमा हिंन्दुकुश 


श्३६ भारतीय संस्क्षति का विकास 


पर्वत से भी परे तक थी । चन्द्रगुप्त मौय ३२२३ ई० पू० के लगभग मगध का स्वामी 
बना था, और उसने २९८ ई० १० तक राज्य किया। 

चन्द्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिन्दुसार (२६८-२७२ ई० पू०) 
था । उसने दक्षिणी भारत में भी मौयं-वश के शासन का विस्तार किया । 

प्रशोक--बिन्दुसार के पुत्र श्रशोक ते कलिग की विजय कर मौर्य-सा म्राज्य को 
झौर भ्रधिक विस्तृत किया । पर इस युद्ध में उसने यह भ्रनुभव किया, कि दास्त्रों द्वारा 
जो विजय की जाती है, उससे लाखों नर-नारियो की व्यर्थ में हत्या होती है। उसने शस्त्र- 
विजय का परित्याग कर धर्म-विजय की नीति को प्रपनाया, और विविध देशो में धर्म- 
विजय की स्थापना के लिए प्रक्रम किया । न केवल सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्डय, 
केरल भौर सातियपुत्र राज्यों मे, अपितु पश्चिम के यवन राज्यों में भी भ्रशोक ने श्रपने 
बहुत-से महामात्र इस उद्देश्य से नियत किये, कि वे वहाँ चिकित्सालय खुलवाकर,. सड़कें, 
कुएं व घर्मशालाएँ बनवा कर और अन्य विविध प्रकार के लोकोपकारी कार्य करके 
जनता के हृदय को जीतने का प्रयत्न करे । 

जिस समय झ्ननोक धर्म-विजय की नीति का प्रयोग कर ग्न्य देशों को अपने 
प्रभाव में लाने का प्रयत्त कर रहा था, भ्रशोक के गुरु मौदगलि-पुत्र तिष्य के नेतृत्व में 
बौद्ध-धर्म के प्रचार का महानु प्रायोजन किया गया । अशोक और तिथ्य के प्रयत्तो से 
भारत के धर्म और संस्कृति का विदेशों मे प्रचार हुप्रा, और भारत वस्तुत. एक ऐसे 
विज्ञाल सा म्राज्य की स्थापना में सफल हुआ, जिसका विस्तार धर्म द्वारा किया गया था 

अ्द्योक के उत्तराधिकारियों ने भी उसकी नीति का अनुसरण किया। शस्त्र॒बल 
की उपेक्षा करने के कारण मौर्य-राजा अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में 
असमर्थ रहे । शीघ्र ही भारत पर विदेशी आकान्ताप्रो ने आक्रमण प्रारम्भ कर दिये, 
झर महापद्मतन्द व चन्द्रगुप्त मौयं जसे प्रतापी राजाओं द्वारा स्थापित साम्राज्य खण्ड- 
खण्ड हो गया । थे 

भारत के सास्क्ृतिक इतिहास मे मागध-साम्राज्य के विकास के इस युग का 
बहुत भ्रधिक महत्त्व है । इस युग की सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त 
करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री का श्रभाव नही है | बौद्ध श्रोर जैन साहित्य, कौटलीय 
अर्थशास्त्र, मंगस्थनीज का यात्रा-विवरण, अशोक के शिला-लेख श्रादि कितने ही ऐस 
साधन है, जिनसे हम इस युग के सास्कृतिक जीवन के विषय में महत्त्वपूर्ण बाते जान 


सकते है । 
(२) विदेशी आक्रमणों का युग 


कलिग गौर सातवाहन राज्य--प्रशोक के बाद मोर्य-वंश की शक्ति क्षीण होनी' 
प्रारम्भ हो गई, शौर विशाल मायध-साम्राज्य की एकता कायम नहीं रह सकी । २१० 
ई० पूृ० के लगभग दो राज्य मौय॑-सम्राटो की श्रधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये । 
चैत्रराज नामक प्रतापी व्यक्ति ने कलिग में अश्रपना स्वृतन्त्र राज्य कायम किया, भौर 
सीमुक ते प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर सातवाहन-राज्य की नीव डाली । मौयं-बंद 
के पदन-काल मे कलिंग और सातवाहन-राज्य मग्रध के मुख्य प्रतिस्पर्धी बन गये | 


प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास १३७ 


१८५ ई० पृ० के लगमग मगध से भी मौयं-वंश का श्रन्त हो गया, और अ्रन्तिम मौये- 
राजा बृहद्रथ को मारकर सेनानी पुप्यमित्र ने शुंगवंश का प्रारम्भ किया। पुष्यमित्र 
घग के नेतृत्व मे एक बार फिर मगध में शक्ति का संचार हुआ, पर शुग-वश के शासन- 
काल में मागध-साम्राज्य का पुराना गौरव भ्रविकल रूप से पुनः स्थापित नहीं हो सका। 

यबन झाकसण---चन्द्रगुप्त मौर्य ने यवन-आक्रान्ता सैल्युकस को परास्त किया 
था । पर उसके वंशज एण्टिगोनस ने २०० ई० पू० के लगभग फिर भारत पर आक्रमण 
किया । इस समय तक मौर्य-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी, ग्रत: मागध सेनाएँ 
यबनो को परास्त करने मे श्रसमर्थ रही । सैँल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन साम्राज्य 
की अ्रधीनता से जो अनेक देश स्वतन्त्र हुए थे, उनमे बेक्ट्िया भी एक था। बैक्ट्रिया के 
यवन-राजा डेमट्रियस (दिमित्र) ने भी भारत पर झाक्रमण किया । यवनो के ये आ्राक्रमण 
बहुत समय तक भारत पर होते रहे । एक बार तो यवन लोग मथुरा श्रौर साकेत 
(अयोध्या) की विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक भी चले श्राये। सिकन्दर और सैल्युकस 
भारत में अपना शासन स्थापित करने में असमर्थ रहे थे, पर उनके उत्तराधिकारी यवन 
राजा उत्तर-पद्चिमी भारत में श्रपने श्रनेक राज्य स्थापित करने में सफल हुए, श्रौर 
दूसरी सदी ई० पू० में उत्तर-पश्चिमी भारत और पदिचिमी पंजाब यवनो की अधीनता 
में आ गये । 

शकों का आक्रमण---मध्य-एशिया मे सीर नदी की घाटी में शक-जाति का 
तिवास था। इस जाति ने दक्षिण की ओर श्राक्रमण करके बैक्ट्रिया के यवत राज्य को 
जीत लिया, और इसकी एक शाखा ने पाथिया (यह राज्य ईरान में था) के पूर्व से 
होते हुए सीस्तान के मार्ग से सिन्ध पर आ्लाक्रमण किया । सिन्ध की नदी के तट पर 
मीत नगर को राजधानी बनाकर इन्होने भारत में श्रपनी शक्ति का विस्तार किया, भ्रौर 
मथू रा, गाधार व उज्जैन में विविध शक क्षत्रप-वंश शासन करने लगे । ये शक क्षत्रप 
मीन नगर के शक महाराजा की अधीनता स्वीकार करते थे, यद्यपि इनकी स्थिति 
स्वतन्त्र राजाओो के सदश थी। शक-आक्रान्ता सिन्धु, दक्षिणापथ औ्रौर उत्तर-परदिचमी 
भारत को अपनी अ्रधीनता में लाने मे समर्थ हुए । 

पाथियन ब्राक्रमण--यवनों श्रोर शकों के समान पाथियन (पल्हव) लोगो ने भी 
इस युग में भारत पर आक्रमण किया, और पहली सदी ई० पू० के मध्य-भाग में 
पश्चिमी गान्धार मे अपना एक पृथक्‌ राज्य कायम कर लिया ॥ 

कुशाण आक्रमण--तिव्बत के उत्तर मे तकलामकान मरुस्थल के सीमान्त पर 
युइशि जाति का निवास था। इसी के आक्रमणो के कारण शक जाति श्रपने भ्रभिजन 
को छोड़कर बैक्ट्रिया और पाथिया की ओर और श्राग्रे बढ़ने के लिए विवश हुई थी। 
यूइशि लोग शको को सीर की घाटी से धकेल कर ही सन्तुष्ट नही हुए, उन्होने बैक्ट्रिया 
पर भी आक्रमण किया और उसे जीतकर मध्य एशिया के क्षेत्र मे श्रपने अनेक राज्य 
कायम किये । कुजुल कुषाण नामक वीर राजा ने इन सब युदशि राज्यो को मिलाकर 
एक किया, और फिर हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत पर आ्राक्रमण किया । 
कुजुल कुषाण के बाद राजा विम श्रौर कनिष्क ने युद॒शि या कुशाण-सा म्राज्य का और 
झधिक विस्तार किया, और कनिष्क (७८ से १०० ई० के लगभग) के समय में कुशाण- 


१३८ भारतीय संस्कृति क। विकास 


साम्राज्य उन्‍नति की चरम सीमा को प्राप्त कर गया। भारत में कनिष्क ने पंजाब 
भर उत्तर प्रदेश को जीतकर मगध पर भी आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र पर भ्रपना 
अधिकार स्थापित कर लिया। उत्तरी भारत के प्रायः सब प्रदेश उसकी अ्रधीनता में 
थे। उत्तर-पद्चिम में कनिष्क के साम्राज्य की सीमा चीन तक थी, और प्राय: सम्पूर्ण 
अध्यएशिया उसके अ्रधीन था। कनिष्क ने पुष्पपुर (पेशावर) की स्थापना कर उसे 
झपनी राजधानी बनाया, और भारत के विविध प्रदेशों का शासन करने के लिए अनेक 
क्षत्रपो की नियुक्ति की । 

विदेशी प्राक्ान्ताओं को पराज्य--यवन, शक पाथियन और कुशाण लोग 
भारत के श्रनेक प्रदेशों पर भ्रपना शासन स्थापित करने में समर्थ भ्रवश्य हुए थे, पर 
इस देश की झनेक राजनीतिक शक्तियाँ उनके साथ निरन्तर संघर्ष करती रही, झौर 
प्रन्त में उन्हें परास्त कर एक बार फिर विशाल मागघ-सा ज्राज्य की स्थापना करने में 
सफल हुईं । कलिगराज खारवेल ने उन यवन-पआ्राक्रान्ताश्रों को उत्तरापथ से निकाल 
दिया था, जो कि मथुरा और साकेत की विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गये 
थे। पुष्यमित्र शुग के समय में उराके पौत्र वसुमित्र ने सिन्ध नदी के तट पर बबनों को 
परास्त किया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में मुनि पतंजलि के पौरोहित्य मे सम्राट्‌ 
पुष्यमित्र ने भ्रद्वमेध-यज्ञ का भ्रनुष्ठान किया था। शक-आक्ान्ताओ्रो की शक्ति को नष्ट 
करने का प्रधान श्रेय सातवाहन-वश् के प्रतापी राजाओं और मालव श्रादि गणराज्यो 
को है । सातवाहन-बंश के राजा गौतमीपुत्र सातकणि (लगभग १०० ई० पू० से ४४ 
ई० पु७ तक) ने दक्षिणपथ, सौराष्ट्र और गुजरात के शक महाक्षत्रपो का उन्मूलन कर 
'शकारि' और “विक्रमादित्य' वी उपाधि घारण की | मागसध-साम्राज्य की निर्बलता 
और विदेशी आक्रमणो की परिस्थिति से लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब और राजपूनाना मे 
अनेक गणराज्य फिर से स्वतन्त्र हो गये थे। इनमे से अन्यतम गण मालब-राज्य ने 
शकों की पराजय में बहुत कत्‌ त्व प्रदर्शित किया, और अपने गण की प्रतिष्ठा को पुनः 
स्थापित कर नये सबत्‌ को (५७ ई० पृ० से) प्रारम्भ किया, जो विक्रम सवत्‌ के रूप 
मे भश्रब॒ तक प्रचलित है । 

पाथियन लोगों का शासन केन्द्र पश्चिमी गान्धार में था, श्रतः उसका विनाक्ष 
कुशाण झ्याकान्ताओं द्वारा हुआ्ला । भारत में कुशाणों का साम्राज्य एक सदी के लगभग 
(प्रथम सदी ई० पू० के मध्य से दूसरी सदी ई० प० के मध्य तक) कायम रहा। पर 
शीक्र ही भारत की राजशक्तियों ने उसके विरुद्ध भी संघर्ष प्रारम्भ कर दिया | नाग 
भारशिव वंश के प्रतापी राजाप्रों ने उन्हे परास्त कर दस श्रश्वमेघ-यज्ञों का भ्रनुष्ठान 
किया, जिनकी स्मृति काशी के दक्षाशवमेघ घाट के रूप में अब तक भी सुरक्षित है । 
सातवाहन-बंश के राजा भी कुषाणों के विरुद्ध संघर्ष मे निरन्तर तत्पर रहे । कुशाणों 
की दाक्ति का भअन्त करने मे यौधेय, कुनिनन्‍्द, झार्जुनायन, मालव, शिवि आदि गणराज्यों 
ने भी बहुत कत त्व प्रदर्शित किया । इन विविध भारतीय राजशक्तियों के मुकाबले में 
कछुशाणो का साम्राज्य नही टिक सका, और दूसरी सदी में उसका अन्त हो गया । 

विदेशियों का भारतोय सस्‍्कृति को श्रपनाना--तीसरी सदी ई० पु० के 
उत्तराध में भारत पर विदेशियों के भ्राक्रमण प्रारम्भ हुए थे। चार सदी से कुछ प्रधिक 


प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास १३६ 


समय तक भारत के बहुत से प्रदेशों पर यवन, जक, पाथियन व कुंशाण लोगों का शासन 
रहा । पर भारत के सम्पर्क में श्राकर इन विदेशी जातियों ने इस देश के धर्म, भाषा, 
सम्यता औौर संस्कृति को अपना लिया था । इन्होंने बौद्ध, वैष्णव, शैव आदि भारतीय 
धर्मों की दीक्षा ले प्राकृत व संस्कृत-भाषा का प्रयोग श्रारम्भ कर दिया था, और भारत 
में आकर वे पूर्णर्प से भारतीय संस्कृति के रंग मे रंग गये थे। उनके सिक्‍के थ 
शिलालेख इस बात को भलीभांति सूचित करते हैं। बहुत-से विदेशी लोगो ने तो इस 
समय अपने नाम भी भारतीय ही रखने शुरू कर दिये थे । 


(३) गुप्त साम्राज्य 


नाग भारशिवघंणी राजाओं ने कुशाणों को परास्त कर भारतीय राजशक्ति के 
उद्धार का जो प्रयत्न प्रारम्भ किया था, वह गुप्त सम्राटठों के समय मे चरम सीमा को 
पहुँच गया था। श्रीग्ुप्त नामक प्रतापी राजा द्वारा स्थापित इस राजवश ने चौथी 
सदी ईस्वी में बहुत उन्‍नति की, और चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के शांसनकाल में गुप्तो का यह साम्राज्य सम्पूर्ण उत्तरी भारत में विस्तृत 
हो गया । दक्षिणी भारत के विधिध राजा भी गुप्त सम्राटो की ग्रधीनता स्वीकृत करते 
थे, और कर झादि देकर उन्हें सन्तुप्ट रखते थ। गुप्ल-वच्च के उत्कर्प के कारण मागध 
साम्राज्य एक बार फिर उस गौरवपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गया था, जिसमे कि वह 
मौय॑बंशी चन्द्रगुप्त और झणशोक के समय में था । 

समुद्रगुप्त--गुप्त-वंश के गौरब की स्थापना का प्रधात भ्ेय संम्राद समुद्रयगृप्त 
(लगभग ३३४ से ३७५ ईस्वी तक) की है। उसने दिग्विजय कर अब्वमेघ-यज्ञ विया। 
उसकी दिग्विजय का वृत्तान्त प्रयाग के किले मे विद्यमान श्रशोक के प्राचीन प्रस्तर-स्तम्भ 
पर उत्फीर्ण है। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति गुप्त-वश की कीति का अनुपम स्मारक है। 
कुशाणों के साम्राज्य के पतनकाल मे उत्तरी भारत में बहुत-से स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
हो गये थे, जिनमे श्रनेक गणराज्य भी थे। समुद्रगुप्त ने इन सबको अपने साम्राज्य में 
सम्मिलित किया | दक्षिण की विजय करते हुए उसने सुदूर चोलमडल तक को अपने 
अधीन किया | दक्षिण भारत में जो राजा समुद्रगुप्त की भश्रधीनता को स्वीकृत करते 
थे, उसमें कांची (काजीवरम्‌) के राजा किण्णुगुप्त, पिप्टपुर (पीठापुरम्‌) के राजा महेन्द्र 
और बवेन्गी के राजा हस्तिवर्मन्‌ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन विजयों के 
कारण दक्षिणी भारत के प्रायः सभी राजा गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगुप्त को अपना अ्धिपति 
स्वीकार करने लग गये थे । कामरूप (ग्रसम), नैपाल, कत्‌ पुर (कुमाऊं और गढवाल) 
श्लौर समतट (दक्षिण-पूर्वी बगाल) के राज्य गुप्त-साम्नाज्य के सीमान्तवर्ती थे श्लौर 
उनके राजाझ्ो की स्थिति समुद्रगुप्त के सामान्तों के सदृश थी । कुशाणों का शासन 
यद्यपि उत्तरी भारत से नष्ट हो गया था, पर भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने मे इस 
युग मे भी उनका आधिपत्य विद्यमान था। पर कुशाण-वंश के थे “देवपुत्र शाहि 
शाहानुगआाहि' राजा भी समुद्रगुप्त को मेंट-उपहार भ्रादि द्वारा सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न 
करते थे, और उसके शासन (राजाज्ञा) को सिर भुकाकर स्वीकार करते थे। यही 
स्थिति सिहल (लंका) के राजवश की थी 


१४० भारतीय संस्कृति का विकास 


अन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य--समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५ से 
४१४ ई० तक) गुप्त-साम्राज्य का भ्रधिपति बना । ऐसा प्रतीत होता है, कि कुछ समय' 
के लिए उसके बड़े भाई रामग्रुप्त ने भी शासन किया था, और उसकी निबेलता से 
लाभ उठाकर शक-कुशाण लोग एक बार फिर प्रबल हो गये थे । अपने भाई के सेवक 
(बन्धुभृत्य) के रूप में चन्द्रगुप्त ने शकों को परास्त किया भ्रौर गुप्त-वंश के गौरव की 
प्रतिष्ठा की । बाद में वह स्वयं पाटलिपुत्र के राज-सिंहासन पर भ्रारूढ हुआ । शकों 
को परास्त करने के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय भी 'शकारि' और विक्रमादित्य कहा जाता 
था । यह प्रतापी सम्राट्‌ केवल शकों के आक्रमणो को विफल करके ही संतुष्ट नही हुआ, 
अपितु उसने उत्तर-पश्चिम की सातो तदियों (यमुना, सतलज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम 
ओर सिन्धु) को पारकर वाल्हीक (बलख) देश पर भी झाक्रमण किया, श्ौर उसे परारत 
कर वंक्षु नदी के तट पर गुप्त वश की विजयपताका स्थापित की | चद्वगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के प्रताप के कारण शक और कुशाण लोगो की शक्ति निर्मुल हो गई थी, 
आर प्राय: सम्पुर्ण भारत एक शासनसूत्र मे सगठित हो गया था। चन्द्रगुप्त की कीति 
दिल्ली के समीप महरौली मे एक विशाल लौहस्तम्भ पर उत्कीर्ण है, जिसे उसने भगवान्‌ 
विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए “विष्णुध्वज' के रूप में स्थापित 
कराया था। इस राजा के समय मे प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत की यात्रा के 
लिए आया था। उसके यात्रा-विवरण से इस युग के भारतीय समाज, सम्यता व 
संस्कृति का श्रच्छा परिचय मिलता है । चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा मे 
बहुत-से विद्वानों और कवियों ने आश्रय प्राप्त किया हुआ था, जिनमे धन्वन्तारि, 
कालिदास, भ्रमर्रासहू, घटकपेर आदि नवरत्न प्रमुख थे । श 

स्कन्दगुप्त--चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त (८१४-४५५) सम्राट बना। 
उसके शासन-काल मे गुप्त साम्राज्य की शक्ति अक्षणण रूप मे कायम रही। कुमारगुप्त 
के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त (४५५-४६७) के समय में हणों के झ्ाक्रमण भारत पर 
प्रारम्भ हो गये । हुण लोग शुरू मे चीन के उत्तरी प्रदेशों मे निवास करते थे। इन्ही के 
आक्रमणों से भ्रपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए चीनी सम्राट शी-हुआग ती (२४६- 
२१० ई० पू०) ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था | उत्तर की ओर 
से चीन के सभ्य प्रदेशों पर झ्राक्रमण करने में असमर्थ होकर हुण लोग पश्चिम की शोर 
बढ़े, और युदशि जाति को उनके प्रदेश से निकाल कर बाहर किया । हुण लोग अ्रसभ्य 
ओर बबेर थे । इन्ही के श्राक्रमणो के कारण सुद्र-पश्चिम मे रोमन साम्राज्य खण्ड- 
खण्ड हो गया था| दक्षिण-पूर्व मे इन्होने गुप्त साम्राज्य पर भी आक्रमण किये, और 
स्कब्दगुप्त ने इनके साथ युद्ध करने में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया । यद्यपि स्कन्द- 
गुप्त अपने जीवन काल में हूणो की बाढ को रोक सकने मे समर्थ हुआ, पर उसके उत्तरा- 
घिकारी इस बर्बर जाति का सामना नहीं कर सके । हूणो के निरन्तर आक्रमणो से गुप्त- 
साम्राज्य की जडे हिल गई, श्लौर न केवल उत्त र-पश्चिमी भारत गुप्त-बश की अ्रधीनता 
से निकल गया, श्रपितु भारत के विविध प्रदेशों मे अनेक स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्य भी कायम: 
हो गये । इन राज्यो के श्रनेक प्रतापी राजाओं ने हुणो का मुकाबला करने में अनुपम 
चीरता अ्रदर्शित की । इस सम्बन्ध मे राजा यद्योधर्मा का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय 


प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास १४९१ 


है। उसने हुणों को परास्त कर उनके राजा मिहिरगुल को श्रपनी चरणपूजा के लिए 
विवश किया । यशोधर्मा छठी सदी ईस्वी के मध्य भाग में हुआ था । 

यद्यपि भारत के अनेक वीर राजा हुणों का मुकाबला करने मे अ्रद्भूत शौर्य 
प्रदर्शित कर रहे थे, पर छठी सदी ईस्वी मे भारत में कोई ऐसी राजशक्ति नहीं रह गयी 
थी, जो इस देश की राजनीतिक एकता को कायम रख सकती । विविध प्रदेशों मे विविध 
राजवंशो का शासन स्थापित हो गया था, और प्रतापी गुप्त सम्राटो द्वारा स्थापित 
साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था। गुप्त वश के निबंल राजा आठवी सदी के प्रारम्भिक 
भाग तक मगध व उसके समीपवर्तोी प्रदेशों पर शासन करते रहे, पर भ्रव उनकी स्थिति 
सम्राटो की न होकर स्थानीय राजाओं के सह्ण रह गई थी । समुद्रगुप्त श्रौर विक्रमा- 
दित्य के समय के गुप्त साम्राज्य का अरब भ्रन्त हो चुका था । 

गुप्त सम्राटो के शासन काल को भारतीय इतिहास का सुवर्णीय युग कहा गया 
है | नि.सन्देह, यह काल सभ्यता, सस्क्ृति श्लौर कला के क्षेत्र मे उत्कर्ष का युग था । 
ज्ञान, विज्ञान, साहित्य श्रादि सभी दृष्टियो से यह युग श्रत्यन्त महत्व का था । पुष्यमित्र 
शुग के समय में ही भारत में बौद्ध धर्म का क्लास श्रौर सनातन वैदिक धर्म का पुन- 
रुत्थान प्रारम्भ हो गया था। प्रायः सभी गुप्त-सम्राट्‌ (कुछ श्रपवादों को छोडकर) 
भागवत वेष्णव-घर्म के अनुयायी थे । उनके शासन-काल में न केवल भारत में अपितु 
पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी भागवत वैष्णव तथा शैव धर्मों का प्रसार हुझा 
और बहुत से साहसी भारतीयों ने इस क्षेत्र मे श्रपने उपनिवेशों की स्थापना की । धर्म- 
प्रचारको और उपनिवेश बसाने वालो के प्रयत्न से उस 'बृहत्तर भारत” का निर्माण 
हुआ, जो भारत के प्राचीन इतिहास मे बडे गौरव की बात है। सांस्कृतिक इतिहास की 
दृष्टि से गुप्त युग का महत्त्व बहुत भ्रधिक है । 


(४) मध्य युग 


स्कन्दगुप्त के परचात्‌ गुप्त साम्राज्य का हास प्रारम्भ हो गया था, और विविध 
प्रदेशों मे प्रनेक राजवंजो ने अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करनी शुरू कर दी थी । छठीसदी 
के इन राज्यो मे दो बहुत महत्त्वपूर्ण बे--कन्नौज के मौखरी श्र स्थाण्वीशवर (थानेसर) 
के वर्धन | कनन्‍्तौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा का विवाह थानेसर के राजा प्रभाकरवर्धन 
की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ था। गुप्त-वंश के श्रन्यतम राजा के साथ युद्ध 
करते हुए ग्रहवर्मा की मृत्यु हो गयी, और प्रभाकरवर्धन का पुत्र हर्षवर्धन थानेसर 
झ्रौर कन्नौज दोनों का स्वास्ती बत गया। राजा हषंवर्धन का भारतीय इतिहास में बहुत 
भ्रधिक महत्त्व है । वह बौद्ध-धर्म का सरक्षक था, श्लौर प्रसिद्ध चीनी यात्री हा एनत्साग 
उसी के शासन काल में भारत की यात्रा के लिए आया था। इस चीनी विद्वान के 
यात्रा विवरण से हषेकालीन भारत की सभ्यता और सस्क्ृति के विषय मे बहुत-कुछ 
परिचय प्राप्त होता है। हर्षवर्धन न केवल बौद्ध घ॒र्म का सरक्षक था, अपितु अन्य धर्मों 
के प्रति भी श्रादर का भाव रखता था। उसने अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए 
अनेक युद्ध भी किये । उसका शासन-काल सातवी सदी के पूर्वा्े में था । 


श्डर्‌ भारतीय संस्कृति का विकास 


हर्ष के बाद भारत के प्राचीन इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ्ना, जो उत्तरी 
भारत के बड़े भाग को अपनी अधीनता मे ला सकने में सफल हुआ्ला हो । वस्तुतः, इस 
युग में (सातवी सदी के मध्य से बारहवी सदी के श्रन्त तक) भारत के विविध प्रदेशों 
में विविध राजवंशों का शासन रहा, उनके राजा परस्पर युद्ध में व्यापृत रहे श्रौर प्रन्य 
राज्यों को जीतकर अपनी प्रधीनता में लाने का प्रयत्त करते रहे । इसी युग को भारतीय 
इतिहास का मध्य युग भी कहा जाता है। इस युग मे जिन विविध राजवंशो का शासन 
था, उनमे पाल, सेन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुज र-प्रतिहार, चन्देल, परमार, यादव, काकतीय, 
कदम्ब, होयसल, गंग, पल्‍लव, चोल और पाण्डय मुख्य हैं। इन राजवंशों के शासन- 
वृत्तान्त का यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नही है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि 
से यह युग अव्यवस्था का था । किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय राजशक्ति के प्रभाव में 
इन विविध राजवशो के राजा श्रापस में युद्ध करने श्र अपने शासन-क्षेत्र को वृद्धि 
करने में तत्पर रहते थे । 
मध्ययुग में भी भारत मे अनेक ऐसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने श्रपने राज्यों को 
विस्तृत करने में ग्रच्छी सफलता प्राप्त की । इनमे पालवशी राजा देवपाल (८5०६-८५५), 
गुजेर-प्रतिहार वश के राजा मिहिर भोज (८३६-८८०) और परमार वश के राजा 
मुझछ्ज (६७४) विशेष महत्त्व के है। यद्यपि इन व कतिपय श्रन्य राजाओं ने दूर-दूर 
तक विजय-यात्राएँ की, पर ये उस ढंग के स्थायी साम्राज्य स्थापित नही कर सके, जसे 
की प्राचीन काल मे चन्द्रगुप्त मौर्य और गुप्तवशी समुद्रगृप्त ने किये थे । दक्षिणापथ के 
मध्यकालीन राजाओ्ो मे चालुक्यवशी पुलकेगी द्वितीय (हर्ष वर्धव का समकालीन), राष्ट्र- 
कूट वश का गोविन्द तृतीय (७६४-८१४) भौर कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर 
, प्राहवमल्‍ल (१०४७-१०६८) बडे प्रतापी हुए, और ये प्रायः सम्पूर्ण दक्षिणापथ को अपनी 
भ्रधीनता में ला सकने में समर्थ हुए । सुदूर दक्षिण के मध्यकालीन राजाभ्रो में राजगाज 
प्रथम (६८५-१०१२) और राजेन्द्र प्रथथ (१०१२-१०४४) ने अपनी शक्ति का बहुत 
विस्तार किया, और समुद्र पार के प्रदेशों मे भी अपने जासन की स्थापना की । पर ये 
सब शक्तिशाली राजा भारत मे एक स्थायी व विशाल साम्राज्य की स्थापना नही कर 
सके। 
पर सास्कृतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग कम महत्त्व का नही है। गुप्तवश 
के शासन-काल में साहित्य, कला श्र धर्म के क्षेत्रों मे जो उन्नति धारम्भ हुई थी, वह 
इस युग मे जारी रही, झौर शकराचार्य, कुमारिल भट्ट व रामानुज जैसे धर्माचार्य और 
भवभूति व बाणभट्ट जैसे साहित्यिक इसी युग मे हुए । विविध राजवंशों के प्रतापी 
राजाओं के संरक्षण मे श्रनेक विशाल मन्दिरो का निर्माण इस युग की विगेषता है । 
भारत के सांस्कृतिक इतिहास को लिखते हुए हम राजनीतिक इतिहास के इसीः 
युग-विभाग का स्थूल-रूप से श्रनुसरण करेंगे ! 


दसवाँ भ्रध्याय 


बोद्ध युग की सभ्यता ओर संस्कृति 


(१) गणराज्य और उनकी ज्ञासनविधि 


बौद्ध युग के शक्तिशाली राजाप्रो ने श्रपने साम्राज्यों का विस्तार करते हुए 
जिन बहुत-से जनपदो को विजय किया था, उनमें अनेक ऐसे भी थे जिनका शासन 
मणतन्त्र था । इन गणराज्यो के तीन प्रमुख क्षेत्र थे--(१) उत्तरी बिहार, जहाँ वज्जि, 
शाक्य, मल्‍ल झआादि जनपद विद्यमान थे। (२) गंगा-यमुना का क्षेत्र, जहाँ संत्वत, 
श्रन्धक, वृष्णि, कुछ, पत्चाल आदि गणो की सत्ता थी । (३) पंजाब शर उत्त र-पश्चिमी 
भारत, जिसमे श्षिवि, मालव, क्ष्‌द्रक, कठ, श्राग्रेय, यौधेय, मद्र प्रादि गण स्थित थे । 
चौथी सदी ईस्वी पूर्व में भारत के थे विविध गणराज्य भ्रपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता 
से हाथ घो चुके थे ध्लचौर मागध साम्राज्य की श्रधीनता में श्रा गए थे । पर उससे पूब॑ 
बौद्ध युग मे इनकी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता थी। कुरु, पंचाल, विदेह श्रादि अनेक राज्यों 
मे उत्तर-बैदिक काल तक वशक्रमानुगत राजाओं का शासन था, पर बौद्ध युग मे बहाँ 
गणतन्‍्त्र शासन स्थापित हो गए थे । इन गणराज्यो के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध 
में भ्रभी तक कोई भी महत्त्वपूर्ण तथ्य ज्ञात नही हो सके हैं, पर उनकी शासन-पद्धति, 
कार्य विधि आदि के विषय मे बौद्ध साहित्य, ग्रीक विवरणों, कौटलीय अर्थशास्त्र और 
पाणिनि की श्रष्टाथ्यायी से बहुत-कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है । 

कपिलवस्तु के शाक्यगण में कोई बशक्रमानुगत राजा नही होता था। गण के 
मुख्य (राष्ट्रपति) को ही वहाँ “राजा! कहा जाता था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्‍्य 
गण के बंशक्रमानुगत राजा नही थे, अ्रपितु कुछ समय के लिए ही “राजा” निर्वाचित 
किए गए थे । यही कारण है, कि बौद्ध साहित्य मे भ्रनेक स्थलो पर उनके नाम के साथ 
“राजा' विशेषण का प्रयोग किया गया है, पर श्रन्यत्र उनके जीवन काल में ही उनके 
भतीजे भदहिय को “राजा' कहा गया है और उन्हे केवल “'शाक्य शुद्धोदन' लिखा गया 
है। शाक्‍्य गण के समान लिच्छवि गण मे भी कोई वंशक्रमानुगत राजा नही होता 
था, पर वहाँ प्रत्येक नागरिक को *राजा' कहते थे। बौद्ध-ग्रन्य ललितविस्तर के भ्रनुसार 
बैशाली (लिच्छवि गण की राजधानी) के निवासियों मे उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि 
के भेद का विचार नही किया जाता । वहाँ सब कोई यही समभते हैं कि “मैं राजा हूँ, 
मैं राजा हूँ ।' कोई किसी से छोटा होता स्वीकार नहीं करता । इन गण राज्यों में 
शासन कार्य के लिए परिषद्‌ होती थी, जिसके अधिवेशन सन्‍्थागार (सभाभवन) में 
हुआ करते थे । शाक्य गण की परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या बौद्ध ग्रन्थों मे ५०० लिखी 
शई है । शासन-विषयक सब महत्त्वपूर्ण विषय परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे, 


१४४ भारतीय संस्क्रति का विकास 


झोर वही उनका निर्णय करती थी । लिच्छवि गण की परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
बहुत भ्रधिक थी । एकपण्ण जातक के अनुसार वैशाली मे राज्य करने वाले “राजाप्रों' 
की संख्या ७७०७ थी, और इतने ही उपराजा, सेनापति तथा भाण्डागारिक भी वहाँ 
थे। बौद्ध साहित्य के भ्रन्य भी झनेक ग्रन्थों मे लिच्छवियो के ७७०७ राजाओं, उप- 
राजाशो श्रादि का उल्लेख है। सम्भवत., गणराज्यो की इन परिपदो का निर्माण 
उन कुलो के मुखियाओ्रों (कुलमुख्यों) द्वारा होता था, जो गण के प्रंगभूत थे । परिषद्‌ 
के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नही होती थी । प्रत्येक कुल का ज्येष्ठ पुरुष, जिसके 
जिए पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में “गोत्रापत्य' सज्ञा का प्रयोग किया गया है, परिषद्‌ 
का सदस्य माना जाता था । 

गणराज्यों की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश बौद्ध साहित्य से 
प्राप्त होते है। लिच्छविगण में यह व्यवस्था थी कि अभियुक्त को पहले 'विनिर्चय- 
महामात्र' के सम्मुख उपस्थित किया जाए। वह अपराध की जाँच करता था, और 
निरपराधी पाने पर अभियुक्त को छोड देता था। विनिश्चय-महामात्र द्वारा श्रभियुक्त 
के भ्रपराधी पाए जाने पर उसे “व्यावहारिक' के सम्मुख पेश किया जाता था। वह उसे 
छोड तो सकता था, पर दण्ड नही दे सकता था । यदि व्यावहारिक भी अभियुक्त को 
प्रपराधी पाए, तो उसे 'सूत्रधर' के सम्मुख पेश किया जाता था । यदि वह भी उसे 
श्रपराघी पाएं, तो उसे क्रमशः श्रट्टकूलक, सेनापति, उपराजा और राजा के सम्मुख 
उपस्थित किया जाता था। पर राजा को भी स्वयं दण्ड देने का श्रधिकार नही था | 
यदि वह भी अभियुक्त को अपराधी पाए, तो उसे 'पवेणिपोत्यक' संज्ञक राजपदाधिकारी 
के सम्मुख पेश किया जाता था, जिसे दण्ड देते का भ्रघिकार था । इस प्रकार अ्रपराधी 
को छूट सकने के श्रवसर तो बहुत थे, पर उसे दण्ड तभी मिल सकता था, जब उसका 
श्रपराध भली-भाँति सिद्ध हो जाए । 

ग्रीक विवरणो के अ्रनुसार क्षुद्रक, मालव आदि जनपदों मे उस ढग के शासन 
विद्यमान थे, जिन्हें ग्रीस मे लोकतन्त्र (डेमोक्रेटिक) कहते थे । डायोडोरस ने लिखा है, 
कि बहुत-सी पीढयाँ बीत गई थी, जबकि इनमे राजाओं की सत्ता का श्रन्त होकर 
लोकतन्त्र शासन स्थापित हो गए थे । ग्रीक विवरणों मे कतिपय जनपदों के शासन को 
श्रेणितन्त्र (प्ररिस्टोक्रेटिक) भी लिखा गया है | इस युग मे ग्रीस मे बहुत-से जनपद थे, 
जिनमे प्रायः लोकतनन्‍्त्र और कुलतन्त्र शासनों की सत्ता थी। एथन्स सब्श लोकतन्त्र 
गणराज्य की राजसभा मे सब वयस्क नागरिक सम्मिलित हुआ करते थे, और उन 
द्वारा किए जाने वाले निर्णयो का आधार बहुमत होता था । निर्वाचित प्रतिनिधियों 
द्वारा निमित सभाएँ उस काल में नही होती थीं । ग्रीक लेखक श्पने देश की विविध 
शासन पद्धतियों से भली-भाँति परिचित थे। लोकतन्त्र झौर श्रेणितन्त्र के भेद को वे 
भली-भांति जानते थे। श्रत: क्षुद्रक श्रौर मालव आदि जिन राज्यों के शासन को 
उन्होंने लोकतन्त्र रहा है, उनमे प्रायः वही शासन पद्धति थी, जो एथन्स सह्श ग्रीक 
गणराज्यों में थी। श्रेणितन्त्र गणराज्यों मे शासन शक्ति वुलमुख्यो के हाथो मे रहती 
थी, सब नागरिकों के नही । 


बौद्ध युग की सभ्यता शौर संस्कृति १४५ 


कौटलीय प्रथंशास्त्र में दो प्रकार के गणराज्यों व संघो का उल्लेख है--राज- 
'दाब्दोपजीवी और वार्त्ताशस्त्रोपजीवी। लिच्छविगण राजशब्दोपजीवी राज्यों का उत्तम 
उदाहरण है । वहाँ सब नागरिक राजा कहाते थे, और कोई भी अ्रपने को किसी श्रन्य 
से हीन नही समझता था। वार्त्ताशस्न्रोपजीवी गणों के नागरिक जहाँ कृषि, पशुपालन 
झौर वणिज्या द्वारा अपना निर्वाह करते थे, वहाँ साथ ही उत्कृष्ट सैनिक भी होते थे । 
पाइचात्य जगत्‌ में फिनीशिया इसी प्रकार का गणराज्य था, और भारत में यमुना के 
पश्चिम मे विद्यमान आग्रेय, यौधेय, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इसी प्रकार के गण थे । इन्हीं 
को पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में 'श्रायुधजीवी” संघ कहा गया है । 

बौद्ध युग के गणराज्यों की शासन पद्धति तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में बौद्ध 
साहित्य से कतिपय ग्रन्य भी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। जब मगघ॒ के राजा 
अजातशत्रु ने वज्जि संघ की विजय का विचार किया, तो उसने अपने मन्त्री वर्षकार 
(वस्सकार) को महात्मा बुद्ध की सेवा में परामर्श के लिए भेजा | भ्रजातशत्रु के विचार 
को सुनकर बुद्ध ने कहा--“जब तक वज्जि लोग एक हो बंठक करते रहेंगे शौर एक 
हो राज्यकार्य की देखभाल करते रहेगे, तब तक उनकी वृद्धि ही समभना हानि नहीं ! / 
इसी प्रकार, जब तक वज्जि लोग अपने राज्य भे जो विहित है उसका उल्लंघन नहीं 
करेंगे, जो पुराने समय से उनके नियम चले आ रहे है उनका पालन करते रहेगे; झौर 
जब तक वज्जियो में जो महल्लक (वृद्ध नेता) हों, बज्जि लोग उनका सत्कार करते 
रहेगे, उन्हे बड़ा मान कर उनकी वे पूजा करते रहेगे, उनकी बात को सुनने तथा 
ब्यान देने योग्य समभते रहेगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नही । बुद्ध के इस 
कथन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वज्जि-सघ में शासन के प्रयोजन 
से नागरिकों द्वारा परस्पर मिलकर बँठकें की जाती थी, परम्परागत तथा विहित नियमों 
व कानूनों का पालत किया जाता था, और राज्य के महल्लको (जिन्हे श्रप्टाघ्यायी में 
“वृद्ध कहा गया है) के वचनो व सम्मति का समुचित आदर किया जाता था । 

गण या सध राज्यों की सभाओ्रों में कार्य की क्‍या विधि थी, इसका परिज्ञान 
बौद्ध संघ की कार्यविधि से प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध का जन्म एक गण ब संघ- 
राज्य मे हुआ था, भौर उनके जीवन का बड़ा भाग सधो के वातावरण में ही व्यत्तीत 
हुआ था । उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने नए धामिक सम्प्रदाय को संघ 
की संज्ञा देते ओर उसकी कार्य-विधि के लिए शझ्पने समय के राजनीतिक संघों का 
अनुसरण करते। इसी कारण बौद्ध भिक्षुसंघ की कार्यविधि से उस युग के सघ राज्यों 
की कार्यविधि का झ्रनुमान किया जा सकता है । 

भिक्षु-संघ मे सदस्यो के बैठने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रासन होते थे । आसनों 
की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक्‌ कर्मचारी होता था, जिसे आसनप्रज्ञापक' 
कहते थे । 

संघ मे जिस विषय पर विचार होना हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश 
किया जाता था। पर प्रस्ताव को उपस्थित करने से पूर्व पहले उसकी सूचना देनी 
होती थी । इस सूचना को “ज्ञप्ति' कहते थे | ज्ञप्ति के बाद प्रस्ताव को बाकायदा 
उपस्थित किया जाता था। प्रस्ताव के लिए बौद्ध-साहित्य में पारिभाषिक शब्द 'प्रतिज्ञा 


श्ड्द्‌ भारतीय संस्कृति का विकास 


है । जो प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) के पक्ष मे होते थे, वे चुप रहते थे । जो विरोध में होते थे, 
वे भ्रपना विरोध प्रगट करते थे। यदि प्रस्ताव उपस्थित होने पर संध चुप रहे, तो 
उसे तीन बार पेश किया जाता था। तीनों बार संघ के चुप रहने पर उस प्रस्ताव को 
स्वीकृत मान लिया जाता था। विरोध होने पर बहुसम्मति द्वारा निर्णय करने की 
प्रथा थी । 

भिक्षु-संघ के लिए 'कोरम' (वुएणण्या) का भी नियम था। संघ की बैठक 
के लिए कम-से-कृम बीस शिक्षुओ की उपस्थिति श्रावश्यक थी । यदि कोई कार्य पूरे 
कोरम के बिना किया जाए, तो उसे मान्य नहीं समझा जाता था | गणपूरक नाम के 
एक भिक्षकमं चारी का कार्य ही यह होता था, कि वह कोरम को पूरा करने का प्रयत्न 
करे। यह संघ के श्रधिवेशन के लिए जितने भिक्षुप्रों की श्रावश्यकता हो, उन्हें एकत्रित 
करता था । आजकल' की व्यवस्थापिका-सभाम्रों मे जो कार्य छ्विए (४४७) करते हैं, 
यह गणपूरक पुराने मिक्षुसघो में वही कार्य किया करता था । जिन प्रस्तावों पर किसी 
को विप्रतिपत्ति नहीं होती थी, वे सर्व॑सम्मति से स्वीकृत मान लिए जाते थे । उनपर बोट 
लेने की कोई ग्रावश्यकता नही समझी जाती थी | उनपर विवाद भी नही होता था । 
परन्तु यदि किसी प्रइन पर मतभेद हो, तब उसके पक्ष और विपक्ष मे भाषण होते थे 
भ्रौर बहुसम्मति द्वारा उसका निर्णय किया जाता था। बहुसम्मति द्वारा निर्णय होने 
को “ये भूयस्मिकमू्‌! या ये भूयसीयम्‌' कहते थे । बौद्ध-ग्रन्थो मे बोट के लिए '“छन्द' 
शब्द है। छन्द का दूसरा श्रर्थ स्वतन्त्र होता है। इससे यह ध्वनि निकलती है, कि 
बोट के लिए स्वतन्त्रता को बहुत महत्त्व दिया जाता था। वोट के लिए प्रयोग में 
झाने वाली पत्नियों को 'शलाका' कहते थे । वोट लेने के लिए एक भिक्ष्‌ कर्मचारी 
होता था, जिसे 'शलाकाग्राहक' कहते थे । यह 'शलाका-ग्रहण” (वोट एकत्रित करना) 
का काम किया करता था । 

वोट लेने के तीन ढंग थे--.गूढक, सकर्ण जल्पक और विवृतक । 

(१) गूढकक--शलाकाग्राहक जितने पक्ष हों उतने रंगों की शलाकाएँ बनाता 
भरा | क्रम से भिक्ष उसके पास वोट देने के लिए प्राते थे। प्रत्येक भिक्ष को शलाका- 
ग्राहक बताता था, कि इस रंग की शलाका इस पक्ष की है, उन्हें जो पक्ष ग्रभिमत हो, 
उसको शलाका उठा लो । 

(२) सकर्णजल्पक--जब बोट देने वाला भिक्ष शलाका-ग्राहक के कान में 
कहकर अपने मत की प्रमट करे, तो उसे 'सकर्णेजल्पक' विधि कहा जाता था । 

(३) विवृतक--जब वोट खुले रूप से लिए जाएँ, तो विधवृतक विधि होती थी । 

जिन प्रश्नों पर भिक्षुसंघ में मतभेद होता था, उनपर अतेक बार बहुत गरमा- 
ग़रम बहस हो जाती थी और निर्णय पर पहुँच सकना कठिन हो जाता था। उस दशा' 
मे सघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी, जिसे “उद्वाहिका' या 'उब्बहिका' कहते 
थे। यह 'उद्वाहिका' विवादग्रस्त विषय पर भली-भाँति विचार कर उसका निर्णय 
करने में समर्थ होती थी । पर यदि इससे भी परस्पर-विरोध जानन्‍्त न हो, तो “ये 
भूयसीयम्‌' के अ्रतिरिक्त निर्णय का भ्रन्य कोई उपाय नहीं रहता था । 

संघ की वक्‍तृताधो तथा अन्य कार्य को उल्लिखित करने के लिए लेखक भी: 


बौद्ध युग की सम्यता और संस्कृति १४७ 


हुआ करते थे। महागोविन्द सुत्तान्त (दीथ॑ निकाय) के भनुसार “तातविददेव 
सुधम्मसभा में एकत्रित हुए, भौर अ्रपने-अपने झासनों पर विराजमान हो गए । वहाँ 
उस सभा में चार महाराज इस कार्य के लिए विराजमान थे, कि भाषणो तथा प्रस्तावों 
को उल्लिखित करें ।” 

यदि कोई वक्ता संघ में भाषण करते हुए वक्‍तृता के नियमों का ठीक प्रकार 
से पालन न करे, परस्पर-विरोधी बात बोले, पहले कही हुई बात को दोहराये, कटु 
भाषण करे या इसी प्रकार कोई भ्रन्य अनुचित कार्य करे, तो उसे दोषी समझा जाता 
था श्रौर इसके लिए उसे उत्तरदायी होना पड़ता था । जो भिक्षु संघ के प्रधिवेशन में 
किसी कारण उपस्थित न हो सकें, उनकी सम्मति लिखित रूप से मेंगा ली जाती थी । 
यह आवश्यक नहीं होता था, कि इन श्रनुपस्थित भिक्षओ्रो की सम्मति का निर्णय के 
लिए परिगणन ग्रवश्य किया जाए, पर उनकी सम्मति मेगा लेना आवश्यक समझा 
जाता था। उनकी सम्मति से उपस्थित भिक्षुओ्रों को अपनी सम्मति बनाने में सहायता 
मिल सके, इसीलिए यह व्यवस्था की गयी थी । 


(२) राजतन्त्र राज्यों में शासन का स्वरूप 


बौद्ध-युग के सब राज्यों में एक ही प्रकार का दासन नहीं था। विविध 
राजतन्त्र-राज्यों में राजा की स्थिति भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की थी । यही कारण है, कि 
बौद्ध-ग्रस्थो मे इस विषय में विविध तथा परस्पर-विरोधी विचार उपलब्ध होते हैं । 

राजा की स्थिति--बौद्ध-साहित्य के प्रनुसार राजा को राज्य का स्वामी नहीं 
माना जाता था, उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा अपराधियों को दण्ड देना 
ही समझा जाता था । वह व्यक्तियों पर कोई अधिकार नही रखता था । एक जावक- 
कथा के श्रनुसार एक बार एक राजा की प्रिय रानी ने अपने पति से यह वर माँगा 
कि मुझे राज्य पर अ्रमर्यादित श्रधिकार प्रदान कर दिया जाए। इसपर राजा ने अपनी 
प्रिय रानी से कहा--भद्वे | राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी श्रधिकार 
नही है, मैं उनका स्वामी नही हूँ । मैं तो केवल उनका स्वामी हूँ, जो राजकीय नियमों 
का उललघन कर झ्रकर्तव्य कार्य को करते है। श्रतः मैं तुम्हें राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों 
का स्वामित्व प्रदान करने में अ्रसमर्थ हैँ ।” इससे स्पष्ट है, कि बौद्ध-युग मे राजा जनता 
पर पअ्रवाधित रूप से शांसन नहीं कर सकते थे । 'राज्य व राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में जो मन्तव्य बौद्ध-साहित्य मे पाए जाते हैं, वे भी इसी विचार की पुष्टि करने वाले हैं। 
बौद्ध-साहित्य के श्रनुसार पहले राज्य-सस्था नहीं थी, अराजक दशा थी । जब लोगों 
में लोभ भौर मोह उत्पन्त हो जाने के कारण “धर्म' नष्ट हो गया, तो उन्हें राज्य-संस्था 
के निर्माण की आवश्यकता भ्रनुभव हुई। इसके लिए वे एक स्थान पर एकत्रित हुए 
और अपने में जो सबसे अधिक योग्य, बलवान, बुद्धिमानु और सुन्दर व्यक्ति था, उसे 
राजा बनाया गया । उस योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाकर सबने उसके साथ निम्न 
प्रकार से 'समय' (संविदा या करार) किया--“अ्रबसे तुम उस व्यक्ति को दण्ड दिया 
करो, जो दण्ड देने योग्य हो और उसे पुरस्कृत किया करो, जो पुरस्कृत होने योग्य 
द्वी । इसके बदले में हम तुम्हें श्रपने क्षेत्रों की उपज का एक भाग प्रदान किया करेंगे।” 


है] भारतीय संस्कृति का विकास 


इसके श्रागे लिखा गया है---'क्योकि यह व्यक्ति सब द्वारा सम्मत होकर भश्रपने पद पर 
अधिष्ठित होता है, इसलिए इसे 'महासम्मत' कहते हैं। क्योकि यह क्षेत्रों का रक्षक 
है, भौर क्षति से जनता की रक्षा करता है, झ्त: क्षत्रिय” कहाता है। क्योकि यह प्रजा 
का रअजन करता है, इस कारण इसे “राजा' कहा जाता है ।” राजा के सम्बन्ध में ये 
विचार बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी ढग के विचार महाभारत, शुक्रनीति भ्रादि प्राचीन 
नीति-पअ्न्थो में भी उपलब्ध होते है | 

पर बोौद्धइ-काल के सभी राजा शासन मे इन उदात्त सिद्धान्तों का अनुसरण 
नही करते थे । जातक-कथाप्रो मे श्रनेक इस प्रकार के राजाझ्ो का भी उल्लेख शभ्राया 
है, जो अ्रत्याचारी, क्र और प्रजापीड़क थे । महापिगल-जातक में एक राजा का उल्लेख 
आया है, जिसका नाम महापिगल था। वह श्रधर्म से प्रजा का शासन करता था; 
दण्ड, कर झादि द्वारा वह जनता को इस प्रकार पीसता था, जैसे कोल्हू मे गनन्‍ता पीसा 
जाता है। वह बड़ा क्र, अत्याचारी श्रौर भयकर राजा था। दूसरो के प्रति उसके 
हृदय में दया का लवलेश भी न था। पपने कुट्म्ब में भी वह अपनी घधर्मपत्नी, सन्‍्तान 
भ्रादि पर तरह-तरह के श्रत्याचार करता रहता था। इसी प्रकार केशिगील-जातक में 
वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का वर्णन करते हुए लिखा है, कि वह बडा स्वेच्छाचारी 
तथा कर राजा था । उसे पुरानी वस्तुओं से बडा द्वेष था । वह न केवल पुरानी चीजों 
को ही नष्ट करने मे व्यापुत रहता था, पर साथ ही वृद्ध-स्त्री पुरुषों को तरह-तरह 
के कष्ट देकर उन्हें मारने मे उसे बडा आनन्द भ्रनुभव होता था । जब वह किसी बूढी 
स्त्री को देखता, तो उसे बुलाकर पिटवाता था । बूढ़े पुरुषों को वह इस ढंग से जमीन 
पर लुढकाता था, मानो वे धातु के बरतन हो । 

पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि बहुसंख्यक राजा धामिक और प्रजा- 
पालक होते थे। वे प्रायः श्रपनी “प्रतिज्ञा' पर दृढ रहने वाले होते थे । जो राजा प्रजा 
पर शअ्रत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह भी होते रहते थे । सच्चकिर जातक में 
एक राजा की कथा आती है, जो बडा ऋ र श्ौर भ्रत्याचारी था । भप्राखिर, लोग उसके 
शासन से तंग आ गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अ्रन्य सब देशवासियों ने मिलकर 
निश्चय किया कि इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए। इसी के अनुसार एक 
बार जब वह श्रत्याचारी राजा हाथी पर जा रहा था, उसपर श्राक्रमण किया गया और 
उसे बहीं कतल कर दिया गया। राजा को मारकर जनता ने स्वय बोधिसत्व को राजा 
निर्वाचित किया । इसी प्रकार पदकुशलमाणव-जातक में एक श्रत्याचारी राजा के 
विरुद्ध जनता के विद्रोह का वर्णन झ्ाया है। इस राजा के विरुद्ध भड़काते हुए जनता को 
निम्नलिखित बात कही गयी थी---जनपद और निगम में एकत्रित जनता मेरी बात 
पर ध्यान दे । जल मे भ्रग्नि प्रज्वलित हो उठी है ॥ जहाँ से हमारी रक्षा होनी चाहिए, 
वही से अब रक्षा के स्थान पर भय हो गया है । राजा और उसका ब्राह्मण पुरोहित 
राष्ट्र पर अ्रत्याचार कर रहे हैं। श्रब तुम लोग शपनी रक्षा स्वयं करो । जहाँ तुम्हें 
शरण मिलनी चाहिए, वही स्थान अब भयंकर हो गया है ।' 

बौद्ध-काल के राजतन्‍्त्र राज्यों मे राजा प्रायः बंशक्रमानुगत होते थे। पर 
राजसिहासन पर विराजमान होने के लिए उन्हें यह सिद्ध करना झ्रावश्यक होता था, 


बौद्ध युग की सम्यता श्र संस्कृति १४६ 


कि वे राज्यकायं का संचालन करने के लिए उपयुक्त योग्यता रखते हैं। गामणिचण्ड' 
जातक में कथा श्राती है, कि जब वाराणसी के राजा जनसन्ध की मृत्यु हो गयी, तो 
अ्रमात्यो ने विचार किया कि राजकुमार की आयु बहुत कम है, श्रतः उसे राजा नहीं 
बनाना चाहिए । फिर विचार के अनन्तर उन्होने यह निर्णय किया कि राजगद्दी पर 
बिठाने से पूर्व कुमार की परीक्षा करना आवश्यक है। कुमार को न्यायालय (वितिर्चय- 
स्थान) में ले जाया गया, और वहाँ उसकी श्रनेक प्रकार से परीक्षा ली गयी । जब 
उसने यह सिद्ध कर दिया, कि राजा के लिए आवश्यक सब गुण उसमे विद्यमान हैं, 
तभी उसे वह पद दिया गया । यह सही है कि सामान्य दशा में राजा का लड़का ही 
गाजगद्दी पर बंठता था | पर यदि वह योग्य न हो, या उसकी योग्यता के सम्बन्ध में 
विवाद हो, तो अमात्य लोग उसकी परीक्षा लेते थे भ्रौर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर 
किसी श्रन्य को राज्य प्रदान कर सकते थे। 

शासन करने की योग्यता के अतिरिक्त कुछ ग्रन्य बातें भी राजा के लिए ध्यान 
भे रखी जाती थी । अन्धे व विकलाग व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था | शिवि- 
जातक मे अरिट्ठपुर के राजा शिवि की कथा आती है, जो बडा दानी था। उसके 
दान की कीति सब श्रोर फैली हुई थी । एक बार एक अच्धे भिक्ष॒क ब्राह्मण ने उससे 
श्रावों की भिक्षा माँगी । राजा शिवि तेयार हो गया और उसने अपनी आँखें उस 
भिक्षुक को प्रदान कर दी । स्वय अन्धा हो जाने पर राजा शिवि ने सोचा, कि श्रन्धे 
क्रादमी के राजसहासन पर बैठने से क्‍या लाभ है। वह अपने अमात्यो के हाथ मे राज्य 
को सुपुर्द कर स्वय वन में चला गया, और वहाँ तापस के रूप में जीवन व्यतीत करने 
लगा । इसी प्रकार सम्बुल जातक में बनारस के राजकुमार सोट्ठसेन की कथा आती 
है, जो कोढ़ से पीडित था और इसी रोग से ग्रस्त होने के कारण राजप्रासाद को 
छोडकर जगल में चला गया था । वह तब तक श्रपने राज्य मे वापस नही लौटा, जब 
तक कि उसकी धर्मपत्नी सम्बुला की सेवा से उसका रोग पूर्णतया दूर नहीं हो गया । 
कोढ से पीडित होने के कारण वह अपने को राजसहासन के योग्य नही समभता था । 

बौद्ध-काल के अनेक राज्यों भे राजकुमार लोग भ्रपने पिता के जीवित होते 
हुए भी स्वय राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे। मगध के अनेक 
सम्राट पितृधाती थे । उन्होंने श्रपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था | प्रसिद्ध 
सम्राट अभ्रजातशत्रु ने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिस्बिसार का घात किया 
था। जातक-कथाओ मे भी अनेक कुमारों का उल्लेख है, जिन्‍्होने अपने पिता के 
जीवन-काल में ही स्वय राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया । संकिझच-जातक के शब्रनु- 
सार वाराणसी के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। उसका एक लड़का था, उसका नाम भी 
ब्रह्मदत्त रखा गया । जब कुमार ब्रह्मदत्त तक्षशिला से श्रपनी शिक्षा समाप्त कर वापस 
ग्राया, तो उसने सोचा--'ेरे पिता की आयु अभी बहुत कम है, वह तो मेरे बडे भाई 
के समान है | यदि मै उसकी मृत्यु तक राज्य के लिए प्रतीक्षा करूँगा, तो राजा बनने 
तक मैं बूढ़ा हो जाऊँगा । बूढा होकर राजा बनने से क्या लाभ होगा ? मैं अपने पिता 
का घात कर दूंगा और इस प्रकार राजगद्टी पर अ्रधिकार प्राप्त कर लूंगा ।” उसने 
यही किया झौर एक घड़यन्त्र द्वारा भ्पने पिता को मारकर स्वयं राजा बन गया । 


१५० भारतीय संस्कृति का विकास 


बौद्ध-साहित्य में राजा के दस धर्मों का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया गया 
है । ये दस धर्म निम्नलिखित हैं--दान, शील, परित्याग, झ्ार्जेव, मार्देब, तप, झक्रोष, 
झ्रविहिसा, शान्ति और अ्विरोधन । राजाश्रों मे इन गुणों की सत्ता बहुत श्रावश्यक श्ौर 
लाभकर मानी जाती थी । इस काल मे राजाओं से दानशीलता की श्राशा बहुत भ्रधिक 
की जाती थी। जातक-साहित्य मे भ्रनेक राजाप्रों की दानशक्ति का बड़े विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है ।॥ चुल्लपद्म जातक मे वाराणसी के राजा पद्म की कथा आती है, 
जो श्रत्यन्त दानी था । उसने वहाँ छ: दानगृह बनवाये हुए थे । चार दातगृह वाराणसी 
के चारो द्वारो पर बने हुए थे, एक नगर के ठीक बीच में श्रौर छठा राजप्रासाद के 
सामने । इन दानगुहो से प्रतिदिन छ. लाख मुद्राएँ दान दी जाती थी । इसी प्रकार का 
वर्णन अन्य अ्रनेक राजाओ्रो के सम्बन्ध मे भी आया है । 

बौद्ध-काल के राजा बड़े वैभव और दान-शौकत के साथ निवास करते थे । 
जातक-प्रन्थों मे अनेक स्थानों पर उनके जुलूसों, सवारियो तथा राजप्रासादों का वर्णन 
किया गया है। राजा लोग तमाशो, खेलो और सगीत आदि का भी बहुत झ्ौक रखते थे 4 
शिकार उनके झ्रामोद-प्रमोद का महत्त्ववृर्ण साघन होता था । राजाश्रो के अन्तःपुर 
भी बहुत बड़े होते थे । अन्तःपुर भे प्रचुर संख्या मे स्त्रियों को रखना एक शान की बाद 
समझी जाती थी । सुरुचि जातक के अनुसार बनारस के राजा ने निश्चय किया, कि 
बहु प्रपनमी क्या का विवाह ऐसे कुमार के साथ करेगा, जो एकपरनीक्नत रहने का प्रण 
करे । मिथिला के कुमार सुरुचि के साथ उस कुमारी, जिसका नाम सुमेधा था, के 
विवाह की बात चल रही थी । मिथिला के राजदूतो ने एकपत्नीत्रत होने की शर्ते को 
सुना, तो वे कहने लगे---/हमारा 'राज्य बहुत बडा है । मिथिला नगरी का सात योजन 
विस्तार है | हमारे राज्य का विरतार ३०० योजन है । ऐसे राज्य के राजा के श्रन्त पुर 
में कम-सें-कम सोलह हजार रानियाँ भ्रवश्य होनी चाहिएँ ।” जातक-कथाओ्रो में बहत-से 
ऐसे राजाओं का वर्णन झ्राया भी है, जिनके भ्रन्त पुर में हजारों स्त्रियाँ रहती थी। 

राजा के अ्रमात्य--राजतन्त्र-राज्यो के शासन मे अमात्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान 
था । जातक-साहित्य में स्थान-स्थान पर झमात्यो का जिक्र आता है । ये ग्रमात्य सख्या' 
में बहुत होते थे, श्रौर राजा को शासन-सम्बन्धी सब विषयो में परामझ देने का कार्य 
करते थे। अ्रमात्यों के लिए सब विद्याओ्रों व शिल्पों मे निष्णात होना श्रावश्यक माना 
जाता था। राजा की मृत्यु हो जाने पर राज्य का संचालन अमात्य लोग ही करते थ ॥ 
सात दिन के पदचात्‌ जब स्वर्गीय राजा की औध्वंदेहिक क्रियाएँ समाप्त हो जाती थी, 
तब वे ही इस बात का निःचय करते थे, कि राजगद्दी पर कौन विराजमान हो । राजा 
की अनुपस्थिति या शासन-कार्य में अ्रसमर्थता की दशा में भी वे शासन-सूत्र को अपने 
हाथो मे ले लेते थे। प्राचीन भारत में राजतस्त्र-राज्यों में मन्त्रि-परिषद्‌ का बड़ा 
महत्त्व था | ऐसा प्रतीत होता है, कि जातक-कथाओं में जिन 'श्रमात्यों' का उल्लेख 
श्राया है, वे इसी प्राचीन मन्त्रिपरिषद्‌ को सूचित करते हैं । अमात्यों में सबसे प्रधान 
स्थान पुरोहित का था। वह राजा के “धर्म श्रौर श्रथ| दोनो का अ्रनुशासक होता 
था। पुरोहित का पद प्राय. वंशक्रमानुगत रहता था । पर राजा की तरह पुरोहित का 
पद्ध भ्री पूर्ण रूप से एक वहा में नही रह पाता था। अनेक बार पुरोहित की नियुक्ति 


बौद्ध युग की सभ्यता शौर संस्कृति श्श्र 


चर बाद-विवाद भी उठ खडे होते थे, और नए व्यक्तियों को इस पद पर नियत कर 
दिया जाता था । 

पुरोहित के झ्रतिरिक्त श्रन्य भी झनेक अमात्यो के नाप जातक-साहित्य में 
उपलब्ध होते हैं। इनमें सेनापति, साण्डागारिक, विनिश्वयामात्य और रज्जुक के नाम 
विशेषतमा उल्लेखनीय हैं । सेनापति का कार्य जहाँ सैन्य का संचालन करना होता था, 
वहाँ साथ ही वह एक मन्त्री के रूप में भी काये करता था। एक कथा से यह भी 
सूचित होता है, कि वह सुकदमों के निर्णय का भी कार्य करता था। विनिश्चयामात्य 
न्यायमन्त्री को कहते थे । यह जहाँ मुकदमो का फैसला करता था, वहाँ राजा को धर्म 
तथा कानून-सम्बन्धी मामलो मे परामर्श भो देता था । भाण्डागारिक कोषाध्यक्ष को 
कहते थे | भाण्डागारिक प्राय. किसी श्रत्यन्त सम्पत्तिज्ञाली व्यक्ति को ही बताप्रा जाता 
था । एक भाण्डागारिक की सम्पत्ति 5० करोड लिखी गयी है । रज्जुक सम्भवत' भूमि 
की पैमाइश आदि करके मालगुजारी वसूल करने वाले श्रमात्य को कहते थे । इनके 
अतिरिक्त दोणमापक, हिरण्यक, सारथी, दौवारिक श्रादि भ्रन्य झनेक राजकर्मचारियों 
के नाम भी जातक-साहित्य मे उपलब्ध होते है ॥ 

बौद्ध-काल मे शहर के कोतवाल को नगरगृुत्तिक कहते थे। यह नगर की 
शान्तिरक्षा का उत्त रदायी होता था। इसे एक स्थान पर 'रात्रि का राजा' भी कहा 
गया है। पर पुलिस के ये कर्म चारी बौद्ध-काल में भी रिश्वतों से मुक्त नहीं थे । सुलसा 
जातक में कथा आती है, कि सुलसा नामक वेश्या ने सत्तक नामक डाकू के रूप पर 
मुग्ध होकर उसे छडाने के लिए पुलिस के कमेचारी को एक हजार मुद्राएँ रिध्वत के 
रूप में दी थी, और इस धनराशि से वह सत्तक को छुड्वाने मे सफल भी हो गयी थी। 

जातक-कथाओ से बौद्ध-काल की सेनाश्रो के सम्बन्ध में भी कुछ निदेश मिलते 
हैं। सेना में प्राय. स्वदेशी और पितृ-पैतामह सैनिकों को उत्तम माना जाता था। 
धूमिकारि जातक मे कथा आती है, कि कुरुदेश के इन्द्रपत्तन नगर के राजा घनञझ्जब 
ने अपने पुराने सैनिकों की उपेक्षा कर नवीन सैनिकों को सेना में भरती करता प्रारम्भ 
कर दिया । जब उसके सीमाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसे इन नए सैनिकों के 
कारण परास्त होना पड़ा । 

पुर ओर जनपद---बौद्ध-काल मे भी राज्य पुर और जनपद इन दो विभागों 
में विभक्त किए जाते थे। पुर राजधानी को कहते थे, श्रौर राजधानी के अतिरिक्त शेष 
सम्पूर्ण राज्य को जनपद कहा जाता था। जनपद बहुत-से ग्राम हुआ करते थे । ग्राम 
के शासक को ग्रामभ्ोजक कहते थे । ग्रामभोजक बहुत महत्त्वपूर्ण पद समभका जाता था, 
इसीलिए उसके साथ ब्रमात्य विशेषण भी आता है। ग्रामभोजक ग्राम-सम्बन्धी सब 
विषयो का संचालन करता था। उसे न्याय-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे । शराब- 
खोरी को नियन्त्रित करना तथा शराब की दूकान के लिए लाइसेन्स देता भी उसी के 
अधिकार में था। दुभिक्ष पडने पर गरीब जनता की सहायता करना ग्रामभोजक का 
ही कार्य था । एक स्थान पर यह भी जिक्र आया है, कि ग्रामभोजक ने पर हिसा और 
दाराब का सर्वेथा निषेध कर दिया था । ग्रामभोजक के शासन के विरुद्ध राजा के पास 
झपील की जा सकती थी, झौर राजा उसे पदच्युत कर किसी प्नन्य व्यक्ति को उसके 


१५२ भारतीय संस्कृति का विकास 


स्थान पर तियूक्त कर सकता था । पानीय जातक में कथा आती है, कि काशी राज्य के 
दो ग्रामभोजको ने प्रपने-अपते ग्रामो मे पशुहिसा तथा शराब पीने का सर्वथा निषेध 
कर दिया था। इसपर उन ग्रामों के निवासियों ने राजा से प्रार्थना की, कि हमारे 
ग्रामों मे यह प्रथा देर से चली प्रा रही है, और इन्हे इस प्रकार निषिद्ध नही करना 
चाहिए। राजा ने ग्रामवासियों की प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया और ग्रामभोजकों 
की वे झ्राज्ञाएँ रह कर दी । इस प्रकार स्पष्ट है, कि ग्राममोजकों के शासन पर राजा 
का नियन्त्रण पूर्णरूप से विद्यमान था । 


(३) आर्थिक दशा 


बरतेमान समय में हमें जो बौद्ध-साहित्य उपलब्ध होता है, वह प्राय. सभी 
धाभिक है। पर प्रसगवश उसमे कही-कही ऐसे निर्देश उपलब्ध हो जाते है, जिनसे कि 
उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा पर उत्तम प्रकाश पडता है । 
झार्थिक स्थिति का अनुशीलन करने के लिए जातक-कथाओं का विशेष महत्त्व है । 

व्यवसाथ---बोद्धकालीन भारत मे कौन-कौन से मुख्य व्यवसाय प्रचलित थे, 
इसका परिचय दीघध॑निकाय के एक सन्दर्भ से बहुत अच्छी तरह मिलता है । जब महात्म। 
बुद्ध धर्मोपदेश करते हुए राजगृह पहुँचे, तो मागध-सम्राट्‌ प्रजातशात्रु ने उनसे प्रश्न 
किया-- 

“है भगवन्‌ ! ये जो भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसाय है, जैसे हस्ति-प्रारोहण, श्रश्वा- 
रोहण, रथिक, धनुर्धर, चेलक (युद्ध-ष्वज घारण), चलक (व्यूह-रचना), पिडदायिक 
(पिड काटने वाले), उग्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र), महानाग (हाथी से युद्ध करनवाले), 
श्र, चर्मयोधी (ढाल से युद्ध करनेवाले), दासपुत्र, आलारिक (बावर्ची), कल्पक 
(हज्जाम), नहापक (स्तान करानेवाले), सूद (पाचक), मालाकार, रजेक (रगरेज), 
नलकार (टोकरे बनानेवाले), कुम्भकार (कुम्हार), मणक, मुद्रक (गिननेवाले) श्रौर 
जो दूसरे इसी प्रकार के भिन्‍न-भिन्‍न शिल्प (व्यवसाय) है, उनसे लोग इसी शरीर में 
प्रत्यक्ष जीविका करते है, उनसे श्रपने को सुखी करते है, तृप्त करते हैं । पुत्र-स्त्री को 
सुखी करते है, तृप्त करते है। मित्र श्रमात्यों को सुखी करते है, तृप्त करते है । ऊपर 
ले जानेवाला, स्वर्ग को ले जाने वाला, सुख विपाकवाला, स्वर्गमार्गीय, श्रमणनब्राह्मणों 
के लिए दान स्थापित करते है । क्‍या भगवान्‌ ! इसी प्रकार श्रामण्य (भिक्षुपन) का 
फल भी इसी जन्म मे प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है ?” सम्राट्‌ श्रजातशत्रु ने इस 
प्रइन मे बहुत-से व्यवसायियों का नाम लिया है । 

प्रजातशत्रु द्वारा दी हुई व्यवसायो की यह सूची पूर्ण नही है । इसमे स्वाभाविक 
रूप से उन व्यवसायों का परिगणन है, जो कि किसी राजपुरुष के विचार में एकदम 
थ्रा सकते है। इनके ग्रतिरिक्त भ्रन्य व्यवसाय, जिनका उल्लेख श्रन्यत्र बौद्ध-साहित्य में 
श्राया है, निम्नलिखित है :-- 

(१) वर्धकि या बढ़ई--बौद्ध-साहित्य में वर्धिक व कम्मार शब्द का प्रयोग 
बहुत व्यापक श्रर्थों में हुम्ना है। इससे केवल सामान्य बढ़ई का ही ग्रहण नही होता, 
झपितु जहाज बनाने वाले, गाड़ी बनानेवाले, भवनों का निर्माण करनेवाले झ्रादि विविध 


बौद्ध युग की सभ्यता शौर संस्कृति १५३ 


प्रकार के मिस्त्रियों का भी ग्रहण होता हैं। वर्धकि के झ्तिरिक्त ब्रिविध प्रकार के प्रन्य 
मिस्त्रियो के लिए थपति, तच्छक, भमकार आ्रादि दब्द भी जातक-आन्यों में आये हैं । 
वर्धकि लोगों के बड़े-बड़े गाँवों का भी वर्णन वहाँ मिलता है। 

(२) धातु का काम करने वाले---सोना, चाँदी, लोहा श्रादि विविध धातुझों 
की विभिन्‍न वस्तुएँ बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य मे झाया है। लोहे 
के भ्रनेक प्रकार के झौजार बनाये जाते थे--युद्ध के विविध हथियार, हलके-फुलके 
कुल्हाडे, झारे, चाकू, फावड़े श्रादि विविध उपकरण जातको में उल्लिखित हैं। इसी 
प्रकार सोना-चाँदी के विविध कीमती श्राभूषणों का भी वर्णन मिलता है । सूचि जातक 
में सुइ्याँ बनाने का जिक्र है। कुस जातक मे एक शिल्पी का वर्णन है, जो सोने की मूर्तियाँ 
बनाया करता था । 

(३) पत्थर का काम करनेवाले--ये शिल्पी पत्थरों को काटकर उनसे शिलाएं, 
स्तम्भ, मूति आदि बनाते थे। यह शिल्प बौद्ध-काल में बहुत उन्नति कर चुका था । 
पत्थरों पर तरह-तरह से चित्रकारी करना, उन्हे खोदकर उनपर बेल-बूटे व चित्र बनाना 
उस समय एक महत्त्वपूर्ण शिल्प माना जाता था । इसी प्रकार पत्थर के प्याले, बतंन 
आदि भी बनाये जाते थे । 

(४) जुलाहे--बौद्ध-काल मे कपास, ऊन, रेशम शौर रेशेदार पौदों का वस्त्र 
बनाने के लिए उपयोग किया जाता था । मज्मिमनिकाय में विविध प्रकार के वस्त्रों 
के निम्नलिखित नाम दिये गये हैं--गोनक, चित्ति क, पटिक, पटलिक, तुलिक, विकटिक, 
उड्लोमि, एकन्तलोमि, कोसेय्य श्रौर कट्टकम्‌ । इन विविध शब्दों से किन वस्न्नी का 
ग्रहण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पर इससे यह सहज में भ्रनुमान किया जा 
सकता है, कि उस समय बस्त्र-व्यवसाय पर्याप्त उन्‍नत था । थेरीगाथा से ज्ञात होता 
है, कि रेशम श्रौर महीन मलमल के लिए वाराणसी उन दिलो में भी बहुत प्रसिद्ध था । 
जातक-पग्रन्थो में वाराणसी के प्रदेश मे कपास की प्रभूत मात्रा में उत्पत्ति भौर वहाँ के 
सूती बस्त्रों का उल्लेख है । 

(५) चर्मकार--ये लोग चमड़े को साफ कर उससे झनेक प्रकार की वस्तुएं 
बनाते थे । 

(६) कुम्हार--ये मिट्टी से भ्रनेक प्रकार के वर्तत बनाते थे । 

(७) हाथी-दाँत का काम करनेवाले--प्राचीन काल में हाथी-दाँत को रनों में 
गिना जाता था, और उससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं । 

(८) रंगरेज--कपडो को रंगने का काम करते थे । 

(६) जौहरी--ये कीमती धातुझ्नों से विविध प्रकार के आभूषण बनाते थे । 

(१०) मछियारे---नदियों में मछली पकडने का काम करते थे । 

(११) बूचड--इनका भी बौद्ध-साहित्य में उल्लेख मिलता है । 

(१२) शिकारी--बौद्धकाल में शिकारी दो प्रकार के होते थे। एक वे जो 
जंगलों मे रहते थे, और दूसरे नगरो में बसनेवाले ऐसे कुलीन लोग जिन्होंने शिकार को 
एक पेशे के रूप में स्वीकृत किया हुआ था । 

(१३) हलवाई भ्रौर रसोइये । 


श्श्ड आरतीय संस्कृति का विकास 


(१४) नाई तथा प्रसाधक । 

(१५) मालाकार औौर पुष्प-विक्रेता । 

(१६) मल्लाह तथा जहाज चलानेवाले--बौद्ध-साहित्य में नदी, समुद्र तथा 
भहासमुद्र मे खलनेवाले जहाजों तथा उनके विविध कर्मचारियों का उल्लेख झाता है । 

(१७) रस्सी तथा टोकरे बनानेवाले । 

(१८) चित्रकार | 

व्यवसादियों के संगठन---बौद्ध-काल के व्यवसायी लोग “श्रेणियों” (09॥05) 
में संगठित थे, इस बात के धनेक प्रभाण बोद्ध-साहित्य में मिलते हैं । प्राचीन भारत में 
श्रेणियों की सत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं है। श्रेणियों" द्वारा बनाए गये कानून 
प्राचीन भारत में राज्यद्वारा स्वीकृत किए जाते थे, श्लौर उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मुकदमों का फैसला उन्ही के झपने कानूनों के अनुसार होता था । उन्हें अपने मामलों 
का स्वयं फैसला करने का भी झ्रध्िकार था । श्रेणियो के न्यायालय राज्य द्वारा स्वीकृत 
थे, यद्यपि उनके फैसलो के बिरुद्ध श्रपील की जा सकती थी । बौद्ध-साहित्य में व्यवसायी 
लोग श्रेणियों भें संगठित थे, इसके प्रमाणों का निर्देश करना यहाँ उपयोगी होगा । 
निग्रोष जातक में एक भाण्डागारिक का वर्णन है, जिसे सब “श्रेणियो' के झ्लादर के योग्य 
बताया गया है। उरय जातक में “श्रेणी प्रमुख' और दो राजकीय श्रम्तत्यो के फगडो का 
उल्लेख है। इससे सूचित होता है कि “श्रेणी' के मुखिया को 'प्रमुख' कहते थे । श्रन्य 
स्थानों पर “प्रेणी' के मुखिया के लिए “'जेट्टक' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है | डा० फिक ने 
व्यवसायियों के संगठन पर बड़े विस्तार से विचार किया है। वे लिखते हैं, कि तीन 
कारणों से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं, कि बौद्ध-काल में भी व्यवसायियों के 
संगठन बन चुके थे | हम इन कारणों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 

(१) बौद्ध-काल मे विविध व्यवसाय वंशक्रमानुगत हो चुके थे । पिता की 
सृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र उसी का व्यवसाय किया करता था। किशोरावस्था से ही 
लोग अपने वंशानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे। ज्यो-ज्यो समय गुजरता 
जाता था, भ्पने पिता तथा श्रन्य गुरुगन की देख-रेख में वे उस व्यवसाय मे अधिक- 
अ्रधिक प्रवीणता प्राप्त करते जाते थे, और व्यवसाय की बारीकियों से उनका अच्छा 
परिचय हो जाता भा। इसीलिए जब पिता की मृत्यु होती थी, तो उसकी सन्‍्तान उसके 
व्यवसाय को बड़ी सुगमता से सम्भाल लेती थी। उसे किसी प्रकार की दिक्कत प्रनुभव 
न होती थी । बौद्ध साहित्य में कहीं भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता, जिससे यह सूचित 
होता हो, कि किसी व्यक्ति ने प्पने बंशकमानुगत व्यवसाय को छोड़कर किसी भप्रन्य 
व्यवसाय को अपनाया हो । इसके बिपरीत इस बात के प्रमाणो की कमी नही है कि 
लोग अपने वंशक्रमानु गत व्यवसाय का ही भ्रनुसरण करते थे । 

(२) बौद्ध-काल भे विविध व्यवसायों का अ्रनुसरण करनेवाले लोग एक निश्चित 
स्थान १२ बसकर अपने व्यवसाय का श्नुसरण करने की प्रवृत्ति रखते थे । नगरों की 
भिन्‍न-भिन्‍न गलियों मे भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसायी केन्द्रित के । उदाहरण के लिए दन्तकारों 
(हाथीदाँत का काम करने वालो) की प्रपनी गली होती थी, जिमे 'दन्तकार-बीथी' कहते 
थे। इसी प्रकार कुम्हारों, लुहारों आदि की भ्रपनी-झपनी पृथक वीथियाँ होती थी | 


बौद्ध युग की सम्यता और संस्कृति १५५ 


लगरों के भ्रन्दर की गलियों के अतिरिक्त विविध व्यवसायी नगरों के बाहर उपनभरों में 
भी निवाप करते वे । कुलीनचित्तजातक में लिखा है, कि वाराणसी के समीप ही एक 
घबड़ढकिगाम था, जिसमें ५०० वर्धकि-परिवार निवास करते थे | इसी प्रकार एक 
प्रन्य महावड्ढकि-गाम का उल्लेख है, जिसमें एक हजार वर्धकि-परिवारों व कुलों का 
निवास था। वाराणसी नगरी के समीप एक भ्रन्य ग्राम या उपनगर का उल्लेख 
है, जिसमे केवल कुम्हारों के ही कुल रहते थे। केवल बड़े नगरों के समीप ही नहीं, अपितु 
देहात में भी इस प्रकार के ग्राम विद्यमान थे, जिनमे किसी एक व्यवसाय का ही श्रनु- 
सरण करनेवाले लोग बसते थे । सूचि-जातक में कुम्हारों के दो गाँवों का वर्णन है, जिनमें 
से एक में एक हजार कुम्हार-परिवारों का निवास था । इसी प्रकार के झन्य भी अनेक 
निर्देश जातक कथाप्रों से संगृहीत किए जा सकते हैं । 

(३) ब्यवसायियों की श्रेणियों के मुखियात्रो का, जिन्हें 'प्रमुख” या 'जेट्ठक' 
ऋहते थे, 'प्रनेक स्थानों पर उल्लेख श्राता है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि व्यवसायियों के सुद्ढ सगठन बौद्ध-काल में विद्यमान थे। जातक-कथाओओं में 
कम्मार-जैट्ठक, मालाकार-जेट्ठक झादि शब्दों की सत्ता इस बात को भली-भाँति स्पष्ट 
कर देती है । जेट्ठक के श्रधीन संगठित श्रेणियों मे श्रधिक-से-प्रधिक कितने व्यवसायी 
सम्मिलित हो सकते थे, इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश मिलता है। समुदृवणिजजातक 
में लिखा है, कि एक गाँव मे एक हजार वड्ढकि-परिवार निवास करते थे, जिनमें 
पाँच-पाँच सौ परिवारों का एक-एक जेट्ठक था । इस प्रकार इस गांव में दो वड्ढकि- 
जेट्ठक विद्यमान थे। इन जेट्ठकों की समाज में बडी प्रतिष्ठा थी। राजदरबार में 
भी इन्हे सम्मान प्राप्त होता था । सूचि जातक मे लिखा है, कि एक सो कम्मार-कुलों 
का जेट्ठक राजदरबार मे बडा सम्मानित था, और वह बहुत समृद्ध तथा ऐश्वयंशाली 
था। एक प्रन्य जातक मे लिखा है कि एक राजा ने कम्मारजेट्ठक को अ्रपने पास 
बुलाया श्रौर उसे स्वर्ण की एक स्त्री-प्रतिमा बनाने के लिए नियुक्त किया । 

इन बातों से डा० फिक ने यह परिणाम निकाला है, कि बौद्ध-काल के व्यवसायी 
श्रेणियों मे प्रायः उसी ढंग से संगठित थे, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप के व्यवसायी “'गिल्ड' 
में संगठित होते थे। यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य का भप्रनुशीलन करें, तो व्यव- 
सामग्रियों के संगठनों (श्रेणियों) की सत्ता मे कोई सन्देह नहीं रह जाता । डा० रमेज चन्द्र 
मजूमदार ने इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया है, और सम्पूर्ण प्राचीन 
भारतीय साहित्य में श्रेणियों के सम्बन्ध मे जो निर्देश मिलते है, उन्हें एकत्रित कर इनके 
स्वरूप को भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है । बौद्ध-साहित्य मे श्रेणियों के स्वरूप 
पर विस्तार से कुछ नहीं लिखा गया है, पर नो थोड़े-बहुत निर्देश उसमें मिलते हैं, उनसे 
इनकी सत्ता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। 

व्यापार और नोकानयन---बौद्ध-साहित्य के भ्रनुझ्लीलन से उस समय के व्यापार 
त्था नौकानयन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण और मनोरजक बातें ज्ञात होती हैं। 
उस समय में भारत के व्यापारी महासमुद्र को पार कर दूर-दूर देशों में व्यापार के 
लिए जाया करते थे । समुद्र को पार करते के लिए जहाज बहुत बडी संख्या में बनते 
थे, और उस समय में जहाज बनाने का व्यवसाय पश्रत्यन्त उन्‍नत दक्शा में था ॥ 


१५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


समुहृवर्णिज जातक में एक जहाज का उल्लेख है, जिसमें बर्धंकियों के सहेख परिवार 
बड़ी सुगमता के साथ बैठकर सुदूरवर्ती किसी द्वीप को चले गए थे। वर्धकियों के ये एक 
सहख्र॒ परिवार ऋण के बोझ से बहुत दबे हुए थे, और भपनी दक्षा से असम्तुष्ट होने 
के कारण इन्होने यह निश्चय किया था कि किसी सुदूर प्रदेश में जाकर बस जाएं । 
सचमुच वह जहाज बहुत विशाल होगा, जिसमें एक हजार परिवार सुगमता के साथ 
यात्रा कर सके । वलाहस्स जातक में पाँच सौ व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज 
के टूट जाते के कारण लंका के समुद्रतट पर झ्रा लगे थे, श्रौर जिन्हें पथभ्रष्ट करने 
के लिए वहाँ के निवासियों ने अनेक प्रकार के प्रयत्त किए थे। सुप्पारक जातक में 
७०० व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ एक जहाज पर समुद्रयात्रा के लिए 
प्रस्थान किया था। महाजनक जातक में चम्पा से सुबर्ण भूमि को प्रस्थान करने वाले 
एक जहाज का वर्णन आता है, जिसमें बहुत-से व्यापारी श्रपना माल लादकर व्यापार 
के लिए जा रहे थे । इस जहाज में सात सार्थवाहों का माल लदा हुझा था, और इसने 
सात दिन में सात सौ योजन की दूरी तय की थी। संख जातक में संख नामक ब्राह्मण 
की कथा आती है, जो बहुत दान किया करता था । उसने दान के लिये छ: दानशालाएँ 
बनायी हुई थीं। इनमें वह प्रति दिन छ. लाख मुद्राओ का दान करता था । एक बार 
उसके मन में आया, कि धीरे-धीरे मेरी सम्पत्ति का भण्डार समाप्त होता जाता है, 
झौर जब सम्पत्ति समाप्त हो जाएगी, तो मैं क्‍या दान करूँगा ? यह सोचकर उसने 
एक जहाज द्वारा व्यापार के लिए सुवर्णभूमि को प्रस्थान करने का विचार किया । 
उसने एक जहाज व्यापारी माल से भरकर सुवर्णभूमि की तरफ प्रस्थान किया। मार्ग 
मे किस प्रकार इस जहाज पर विपत्तियाँ श्राया और किस तरह उनसे इसकी रक्षा 
हुई, इस सबका विस्तृत वर्णन संख जातक मे मिलता है। जहाज बहुत बड़ी संख्या में 
बनाये जाते थे । महा-उम्मग्ग-जातक में भगवान्‌ ने झानन्द को ३०० जहाज बनाने की 
श्राज्ञा दी थी । ३०० जहाजो को एक साथ बनाने की आज्ञा देना सूचित करता है, कि 
उस समय इस प्रकार के अनेक केन्द्र विद्यमान थे, जहाँ बड़ी संख्या में जहाजों का 
निर्माण किया जाता था । इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य मे अ्रन्यत्र भी अनेक स्थानों पर 
जहाजों भ्रौर उन द्वारा होने वाले व्यापार का उल्लेख है, पर इस सबको यहाँ उद्धृत 
करने की आ्रावश्यकता नही । इन थोडे-से निर्देशों से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता' 
है, कि समुद्र मे जहाजों द्वारा व्यापार करना उस समय में एक सामान्य बात थी । 
इन जहाजो द्वारा भारत का लंका, सुवर्णभूमि, ईरान और बेबिलोन के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था | सुवर्णभूमि के साथ व्यापार का और वहाँ जानेवाले 
जहाजों का जातकों मे स्थान-स्थान पर उल्लेख प्लाया है । इसी प्रकार लंका और वहाँ 
जाने वाले जहाजो के सम्बन्ध मे भी अनेक निर्देश पाये जाते हैं। बेबिलोन के साथ 
व्यापार का उल्लेख बावेर जातक में आया है । इसकी कथा संक्षेप से इस प्रकार है--- 
एक बार की बात है, जब राजा ब्रह्मदत्त वाराणसी मे राज्य करता था, कुछ व्यापारी 
व्यापार करने के लिए बावेरु देश में गये और अपने साथ जहाज पर एक कौवे को भी 
लेते गये । बावेर देश मे कोई पक्षी नही होता था, इसलिए जब वहाँ के निवासियों ने 
इस पक्षी को देखा, तो उनके श्राश्चयं का ठिकाना न रहा। उन्होंने भारत के इन 


बौद्ध युग की सम्यता श्रौर संस्क्रति १४७ 


व्यापारियों से प्रार्थना की, कि इस उड़ने वाले अद्भुत जन्तु को उन्हें बेच जाएँ । बह 
कौवा एक सौ मुद्राओं में बिका । दूसरी बार जब ये व्यापारी फिर व्यापार करते हुए 
बावेरु देश पहुंचे, तो जहाज पर अपने साथ एक मोर को ले गये । मोर को देखकर 
बावेरु के निवासियों को श्र भी भ्रचिक झादचर्य हुआ, और वह वहाँ एक सहस्र मुद्राश्रों 
में बिका | इस विषय में सब विद्व।न्‌ सहमत हैं, कि बावेरु का प्रभिप्राय: बेबीलोत से 
है, और इस जातक से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध-काल में भारतीय 
व्यापारी सुद्रवर्ती बेबिलोनिया के राज्य में भी व्यापार के लिये जाया करते थे । 
बेबिलोन के मार्ग भे विद्यम/न ईरान को खाडी और उसके समुद्र तट भारत के जहाजों 
द्वारा भली-भाँति क्‍झ्लालोड़ित हुए थे, इस बात में भी किसी प्रकार का सन्देह नही किया 
जा सकता । 

भारत से इन देशो तक पहुँचने के लिए श्रमेक जलमार्ग विद्यमात थे। भारत 
की नदियाँ उस समय जलमार्ग के रूप में भी व्यवहृत होती थी । चम्पा और वाराणसी 
उस समग्र में भ्रच्छे बन्दरगाह माने जाते थे, जहाँ से जहाज पहले नदी में और फिर 
समुद्र भे जाया करते थे । कुमारमहाजनक ने सुवर्ण-भूमि के लिए चलते हुए चषम्पा से 
प्रस्थान किया था। इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में समुद्र मे एक जहाज के टूट 
जाने पर जलमागं द्वारा उसके यात्रियों के वाराणसी पहुंचने का उल्लेख है। पर सुद्रवर्ती 
देशो में जाने के लिये चम्पा और वाराणसी जैसे नदी-तटवर्ती नगर विशेष उपयुक्त नहीं 
हो सकते थे । इसके लिए उस समय मे समुद्र-तट पर भी अनेक प्रसिद्ध बन्दरगाह विद्य- 
मान थे। इन बन्दरगाहो के सम्बन्ध मे भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-साहित्य मे मिलते 
है, जिन्हे यहाँ निर्दिष्ट करना उपयोगी है । 

लोसक जातक में समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह का वर्णन है, जिसका 
नाम गम्भी रप्तन था। यहाँ पर जहाज किराये पर मिल सकते थे। गम्भीरपत्तन से 
जहाजो के चलने न्‍्लौर उनके महासमुद्र मे जाने का वर्णन इस जातक में उपलब्ध होता 
है। मुस्सोन्दि जातक में भररकच्छ नाम के बन्दरगाहू का उल्लेख है, और वहाँ से 
जहाज द्वारा जानेवाले व्यापारियों का विशद रूप से वर्णन इस जातक में किया गया 
है । इसी प्रकार सुप्पारक जातक में भी भरुकच्छ-पत्तन का उल्लेख है, और वहाँ यह 
भी लिखा है कि यह समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह था। इसी प्रकार प्नन्यत्र 
बौद्ध-साहित्य में ताम्नलिप्ति, सुप्पारक, रोरुक, कावेरिपत्तन आदि बन्दरगाहो के भी 
उल्लेख विद्यमान हैं । 

समुद्र मे जहाजो द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार के भ्रतिरिक्त बौद्धकालीन 
भारत में आन्तरिक व्यापार की भी कमी न थी। भारत एक बहुत बडा देश है । उसके 
विविध प्रदेशों का पारस्परिक व्यापार उस समय महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। यह आन्त- 
रिक व्यापार स्थल और जल दोनो मार्गों द्वारा होता था। भारत में व्यापार के प्रमुख 
स्थलमार्ग कौन-से थे, इसपर हम श्रभी भागे प्रकाश डालेगे। पर यहाँ यह बताना 
झावश्यक है, कि स्थलम/र्गों द्वारा होने वाले व्यापार का स्वरूप क्या था। यह आन्तरिक 
व्यापार सा्थों (काफिलों) द्वारा होता था । बहुत-से' व्यापारी परस्पर साथ मिलकर 
काफिलों में व्यापार किया करते थे । उस समय भारत में जंगलों की अधिकता थी। 


श्ध्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


रास्ते बहुत सुरक्षित नही थे। इस कारण व्यापारियों के लिए यह सम्भव नहीं होता था, 
कि वे भ्रकेले सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिए आ-जा सकें । भरत. वे बड़े-बड़े काफिले 
बना कर एक साथ व्यापार के लिए जाया करते थे। जातक-साहित्य मे बहुत-से काफिलों 
ओर उनकी यात्राओं के वर्णन संगुहीत हैं। अनेक काफिलों में तो ५०० से लेकर 
१,००० तक गाड़ियाँ होती थीं। जातक-कथाओं मे जिन काफिलों (सा्थों) का वर्णन है, 
बे बैलगाड़ियो द्वारा व्यापार करते थे, औरउनके नेता को सार्थवाह कहत्ते थे। काफिलों 
की यात्रा निरापद नही होती थी। उन्हे लूटने के लिए डाकुझो के विविध दल हमेशा 
प्रयत्नशील रहते थे। सत्तिगुम्ब जातक में डाकुश्नों के एक ग्राम क। उल्लेख है, जिसमें 
४०० डाक निवास करते थे । सार्थों को इन डाकुओं का सामना करने तथा उनसे अपने 
माल की रक्षा करने की उचित व्यवस्था करनी पड़ती थी । इसके लिये वे भ्रपने साथ 
इस्त्रयुक्त पहरेदारो को रखते थे । ये पहरेदार व योद्धा सार्थ पर होने वाले हमलो का 
बीरता के साथ मुकाबला करते थे । सार्थों की रक्षार्थ साथ चलने वाले पहरेदारों का 
जगह-जगह पर जातक-कथाझ मे वर्णन है | डाकुओ के अतिरिक्त प्रन्य भी श्ननेक प्रकार 
की आपत्तियों का मुकाबला इन सार्थों को करना होता था। अपण्णक जातक में इन 
विपत्तियों का विद्यद रूप से वर्णन है । डाकुओओो के अतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की 
कमी, भूतपिशाच आदि की सत्ता और आहार का अभाव--ये सब ऐसी आपत्तियाँ थी, 
जिनके निवारण का समुचित प्रबन्ध किये बिना कोई साथे सफलता के साथ झ्रपनी यात्रा 
पूर्ण नहीं कर सकता था। 

स्थल-मार्ग से व्यापार करनेवाले ये साथ बडी लम्बी-लम्बी यात्राएँ किया करते 
थे | गान्धार जातक में एक सार्थ का वर्णन है, जिसने विदेह से गान्धार तक की यात्रा 
की थी । इन दोनो नगरो का अन्तर १,२०० मील के लगभग है । वाराणसी उस समय 
व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसके साथ बहुत-से नगरों श्रौर देशों के व्यापार 
का उल्लेख जातको में मिलता है। कम्बोज, काम्पिल्य, कपिलवस्तु, कोशल, कुरुक्षेत्र, 
कुरु, कुशीतारा, कोशाम्बी, मिथिला, सथू रा, पाजुचाल, सिन्ध, उज्जयिनी, विदेह भ्रादि 
के साथ वाराणसी का व्यापार का वर्णन इस बात को सूचित करता है, कि उस समय 
में यह नगर व्यापार का एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ से सार्थ विविध देक्षो में 
व्यापार के लिए जाया करते थे । वाराणसी से कम्बोज, सिन्ध श्रौर उज्जियिनी बहुत 
दूर है। इतनी दूर व्यापार के लिए जानेवाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
है, कि बौद्ध-काल में भारत का प्रान्तरिक व्यापार बहुत उन्नत दशा में था । 

स्थल-मार्ग के श्रतिरिक्त आ्रान्तरिक व्यापार के लिए नदियों का भी प्रयोग होता 
था । उस समय में गगा नदी का जहाजों के श्लाने-जाने के लिए बहुत उपयोग था । 
जातक-कथाप्नों मे वाराणसी श्रानेवाले जहाजो का श्रनेक स्थानों पर उल्लेख है॥ 
महाजनक जातक से सूचित होता है, कि बोद्ध-काल मे गंगा में बहुत-से जहाज आाते- 
जाते थे । गगा के श्रतिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक नदियाँ व्यापारिक मार्ग के रूप मे प्रयुक्त 
होती थी । 

बौद्ध-काल में स्थलमार्ग से व्यापार करनेवाले व्यापारी किन सार्गों से 
झाया-जाया करते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाप्रों में 


बौद्ध-बुग की सम्यता और संस्कृति १५६ 


मिलते हैं। रीज डेविड्स ने बौद्ध-प्रन्थों के भ्राधार पर इस मार्गों को इस प्रकार 
निश्चित किया है-- 

(१) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को---यह मार्ग सावट्ठी से पतिट्ठान जाता 
था। पतिट्ठान से चलकर माहिष्मती, उज्जयिनी, गोनद्ध, (गोनर्द) विदिशा, कौशाम्बी 
झौर साकेत होते हुए फिर सावट्ठी पहुँचते थे । 

(२) उत्तर से दक्षिण-पूर्व को--यह मार्ग सावट्ठी से राजगुह जाता था । 
यह रास्ता सीधा नहीं था, भ्रपितु सावटठी से हिमालय के समीप-समीप होता हुआ 
वैशाली के उत्तर में हिमालय की उपत्यका में पहुँचता था, और वहाँ से दक्षिण की 
तरफ मुड़ता था । इसका कारण शायद यह था, कि हिमालय से निकलनेवाली नदियों 
को ऐसे स्थान से पार किया जा सके, जहाँ कि उनका विस्तार प्रधिक न हो । नदियाँ 
पहाड़ के समीप बहुत छोटी होती हैं, वहाँ वे अधिक गहरी भी नहीं होतीं। इस मार्गे 
में सावट्ठी से चलकर सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हृत्यिगाम, भण्डगाम, 
बेशाली, पाटलिपुत्र श्रोर नालन्दा रास्ते में श्राते थे । यह रास्ता झ्ागे गया की तरफ 
सुड जाता था, भौर बहाँ एक अन्य मार्ग से जाकर मिल जाता था, जो कि वाराणसी से 
ताम्रलिप्ति (समुद्रतट पर) की तरफ गया था । 

(३) पूर्व से पश्चिम को--यह मार्ग भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा और यमुना 
के साथ-साथ जाता था । इन नदियों में नौकाएँ और जहाज भी चलते थे, यह हम 
ऊपर लिख चुके हैं । बौद्ध-काल मे गगा नदी मे सहजाती नामक नगर तक तथा यमुना 
में कौशाम्बी तक जहाज आया-जाया करते थे। इस मागे में कौशाम्बी का बहुत 
महत्त्व था | यहाँ उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को जानेवाला मार्ग भी मिल जाता था 
नौकाश्रों तथा जहाजों से भ्रानेवाला माल कोशाम्बी में उतार दिया जाता था, और उसे 
गाड़ियों पर लादकर उत्तर या दक्षिण में पहुँचाया जाता था। 

इन तीन प्रसिद्ध मार्गों के अतिरिक्त व्यापार के अन्य महत्त्वपूर्ण मागें भी बौद्ध- 
काल में विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं। जातकों में विदेह से गान्धार, मगध से सौवीर 
आर भरुकच्छ से समुद्रतट के साथ-साथ सुवर्णभूमि जानेवाले व्यापारियों का वर्णन है। 
विदेह से गान्धार तथा मग्रध से सौवीर जानेवाले व्यापारी किन मार्मों का अनुसरण 
करते थे, यह हमें ज्ञात नही है। पर यह निश्चित है, कि इन सुदूरबर्ती यात्राश्नों के 
कारण उस समय मे व्यापारीय मार्ग बहुत उन्नत हो चुके थे । 

बौद्ध-काल के व्यापारी ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार के लिए जाया 
करते थे, जहाँ निश्चित मार्ग नहीं थे, या जिनके मार्ग सर्वताधारण को ज्ञात न थे । 
ऐसे साथों (काफिलों) के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे, जो मार्गों का भली-भाँति 
परिज्ञान रखते हों । इन लोगों को 'थलनियामक॑' कहा जाता था । ये थलनियामक 
नक्षत्रों तथा ज्योतिष के प्रन्य तत्त्वों के अनुसार मार्ग का निश्चय करते थे। थलनियामकों 
से सघन जंगलों, विस्तीर्ण मरुस्थलों तथा महासमुद्रों में मार्ग का पता लगाने में 
सहायता मिलती थी । जातक-कथाश्रों में लिखा है, विस्तीर्ण मरुस्थलों में यात्रा करना 
उसी प्रकार का है, जैसे महासझुद्र में यात्रा करता। अतः उनके लिए "भी मार्ग प्रदर्शकों 
की पह्रावश्यकता प्रनिवायं होती थीं। उस समय में दिग्दशेक-यन्त्रों का झ्राविष्कार नहीं 


१६० भारतीय संस्कृति का विकास 


हा था। इस प्रकार के यन्त्रों का उल्लेख कही बौद्ध-साहित्य में नहीं है। इसलिए 
मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी । समुद्र में 
दिशा जानने के लिए एक अन्य साधन भी बौद्ध-काल में प्रयुक्त किया जाता था । उस 
समय के नाविक अपने साथ एक विशेष प्रकार के कौबे रखते थे, जिन्हे “दिशाकाका 
कहते थे । जब नाविक रास्ता भूल जाते थे, भौर स्थल का कही भी पता न चलता 
था, तो इन 'दिश्ञाकाकों' को उड़ा दिया जाता था। ये 'दिशाकाक' जिधर जमीन 
देखते थे, उधर की झ्लोर उडते थे, और उधर ही नाबिक लोग शझपने जहाजों को भी 
ले चलते थे । महासमुद्र के बीच में तो इन दिशाकाकों का विज्वेष उपयोग नही हो 
सकता था, पर सामान्य समुद्र-यात्राओं में इनसे बहुत सहायता मिलती थी । 

दिग्दर्शक-यन्त्र के भ्रभाव में महासमुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी । 
झनेक बार नाविक लोग मार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते थे। जातक-प्रन्थों मे रास्ते से 
भटककर नष्ट होनेवाले भ्नेक जहाजो की कथाएँ लिखी हैं । पण्डर जातक में कथा 
प्राती है, कि पाँच सौ व्यापारी महासमुद्र मे जहाज लेकर गये । भ्रपनी यात्रा के सञ्हवें 
दिन वे मार्ग भूल गये । स्थल का चिह्न कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था। परिणाम यह 
हुआ, कि वे सब नष्ट हो गये और मछलियों के ग्रास बन गये । 

जल झ्लौर स्थल के इन मार्गों से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, 
इस सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-प्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते । जातक- 
कथाओं के लेखक इतना लिखकर ही सन्तुष्ट हो जाते है, कि व्यापारियों ने ०० व 
१,००० गाडियाँ बहुमूल्य भाण्ड (व्यापारी पदार्थ) से भरी और व्यापार के लिए चल 
पड़े । पर इन गाडियो में कौन-से बहुमूल्य भाण्ड को भरा गया, यह बताने का बे कष्ट 
नही करते । जो दो-चार निर्देश इस विषय में मिलते हैं, उनका जिक्र करना उपयोगी 
है । बौद्ध-काल मे वस्त्र-व्यवसाय के लिए वाराणसी भ्रोर शिवि-देश सबसे अधिक प्रसिद्ध 
थे। महापरिनिब्बान सुत्तान्त मे वाराणसी के वस्त्रों की बहुत प्रशसा की गयी है, और 
लिखा है कि वे भ्रत्यन्त महीन होते हैं। महावग्ग मे शिविदेश के वस्त्रो को बहुमूल्य 
बताया गया है । सिन्ध के घोड़े उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे । जातको के श्रनुसार 
प्राच्य देश के राजा उत्तर तथा पर्चिम के घोड़ो को पसन्द करते थे, झौर उन्ही को 
अपने पास रखते थे । भ्रनेक स्थानों पर घोडो के सौदागरों का वर्णन है, जो उत्तरापथ 
से प्राकर वाराणसी में घोड़े बेचा करते थे । 

मुद्रा-पद्धति तथा वस्तुओं के समूल्य--बौद्ध-काल की मुद्रा-पद्धति के सम्बन्ध में 
बौद्ध-प्रन्‍्थो से अनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं। उस समय का प्रधान सिक्का 'काहा- 
पन या “कार्षापण” होता था । परन्तु इसके अतिरिक्त निष्क, सुबर्ण और धारण नाम 
के सिक्कों का भी इस काल में प्रचलन था । 

सिष्क सोने का सिक्का था, जिसका भार ४०० रत्ती होता था। 'सुचर्ण' भी 
सोने-का ही सिक्का था, जो भार मे ८० रत्ती होता था। पर बौद्ध-काल का प्रधान 
सिक्का कार्षापण था। यद्यपि मुख्यतया ये ताँबे के होते थे, पर इस प्रकार के निर्देश 
मिलते हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि कार्षापण सोने शौर चाँदी के भी बनाए 

जाते थे। 


बौद्ध-युग की सभ्यता और संस्कृति १६१ 


इन विविध सिक्‍कों का भार कितना होता था, और वर्तमान सिक्‍तकों में इनका 
सुल्य कितना था, इस सम्बन्ध में विचार कर श्रीमती रीड डेविड्स निम्नलिखित 
परिणाम पर पहुँची हैं-- 

सोने के १४६ ग्रेन-- १६ सोने के माषक -- १ सुवर्ण 

चाँदी के १४६ ग्रेन-- १६ चाँदी के माषक -5 ६ धरण 

ताँबे के १४६ ग्रेन- १६ ताँबे के माषक-- १ कार्पापण 
इस प्राधार पर इन सिक्‍कों के मूल्यों का हिसाव इस प्रकार लगाया गया है-- 

१ सुवर्ण-- १ पौ० ५ शि० 

१ घरण>-६ पेंस (१२ पेंस-- १ शिलिग) 

१ कार्षापण-> १ पेस 

विनिमय की सुगमता के लिए बौद्ध-काल में झाधुनिक प्रठन्‍्नी, चवन्नी, इकन्नी 
आदि की तरह श्रध॑कार्पापण, पादकार्षापण श्रादि अन्य सिक्‍के भी होते थे। बहुत छोटी 
कीमतो के लिए माषक और काकणिका का प्रयोग किया जाता था । 

विविध वस्तुश्रों की कीमतो के सम्बन्ध मे भी कुछ मनोर॑जक निर्देश बौद्ध- 
साहित्य मे मिलते है । विनय-पिटक के अ्रनुसार एक मनुष्य के एक बार के आहार के 
लिए उपयुक्त भोजन-सामश्री एक कार्षापण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी । बौद्ध-भिक्षुओ्रों 
के लिए उपयुक्त चीवर भी एक कार्षापण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु 
भिक्षुणी,के लिए उपयुक्त वस्त्र १६ कार्पापणों मे बनता था । बोद्ध-ग्न्‍न्थो में एक हजार 
तथा एक लाख कार्षापणों में बिकनेवाले वस्त्रो का भी उल्लेख है । 

पशुओं की कीमतें भिन्‍न-भिन्‍न होती थी । महाउम्मग जातक के श्रनुसार गधे 
की कीमत ८ कार्षापण होती थी । गामणिचण्ड जातक श्रौर कन्हं जातक के अनुसार 
बैलो की एक जोडी २४ कार्षापणों मे खरीदी जा सकती थी। दास-दासियों की कीमत 
उनके गुणों के भ्रनुसार कम-अधिक होती थी । वेस्सन्तर जातक मे एक दासी का वर्णन 
है, जिसकी कीमत १०० निष्क से भी भ्रधिक थी । दुर्गन जातक और नन्‍्द जातक में 
ऐसे दास-दासियों का उल्लेख है, जो केवल १०० कार्षापणों से ही प्राप्त किये जा सकते 
थे। घोड़े उस समय में महँगे थे । जातकों भे घोडो की कीमत १,००० कार्षापण से 
लेकर ६,००० कार्षापण तक लिखी गयी है । 

उस समय में वेतन तथा भूति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी कुछ 
निर्देश मिलते है। राजकीय सेवक की न्यूनतम भृति १ कार्षापण दैनिक होती थी । 
भाई को बाल काटने के बदले में ८ कार्पापण तक दिये जाते थे । गणिका की फीस 
५० से १०० कार्षापण तक होती थी। भ्रत्यन्त कुशल घनुर्धारी को १,००० कार्षापण 
त्तक मिलता था । रथ किराये पर लेने के लिए ८ कार्षापण प्रति घण्टा दिया जाता 
था । एक मछली की कीमत ७ माषक तथा शराब के एक गिलास की कीमत १ माषक 
लिखी गयी है । तक्षशिला मे प्रध्ययन के लिए जानेवाले विद्यार्थी अपने प्राचार्य को 
१,००० कार्षापण दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे। इन थोड़े-से निर्देशों से हम बौद्ध- 
काल की कीमतों के सम्बन्ध में कुछ झनुमात कर सकते है । 


१६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


(४) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति 


विवाह तथा गृहस्थ-जीवन--बोद्ध-साहित्य मे तीन प्रकार के विवाहों का उल्लेख 
है---प्राजापत्य, स्वयंवर भौर गान्धर्वे । सामान्‍्यतया, विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता 
था, जिसमे परम्परागत प्रथा के भ्ननुसार समान जाति के कुलों में माता-पिता की इच्छा- 
नुसार विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जाता था । परन्तु स्वयंवर तथा गान्धर्व-विवाहों' 
के भी प्रनेक उदाहरण बौद्ध-साहित्य भे मिलते हैं, भ्रौर इन्हें भी धर्मानुकूल माना जाता 
था । कुणाल जातक में कुमारी कण्हा के स्वयंवर का उल्लेख है, जिसने कि अ्रपनी इच्छा 
के प्रनुसार पाँच कुमारों के साथ विवाह किया था । नच्च जातक में एक कुमारी का 
वर्णन है, जिसने भ्रपने पिता से यह वर माँगा था, कि उसे अपनी इच्छानुसार पति वरण 
करने का भ्रवसर दिया जाए । पिता ने उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और उसके लिए 
एक स्वयंवर सभा बुलाई गयी, जिसमें दूर-दूर से कुमार एकत्रित हुए। गान्धवे-विवाह 
के भी प्रनेक दृष्टान्त बौद्ध-ग्रन्थों मे उपलब्ध होते हैं । कटुहारि जातक में वाराणसी के 
राजा ब्रह्मदत्त की कथा श्राती है, जो एक बार जंगल में भ्रमण कर रहा था। उसने 
देखा कि कोई भ्रनिन्द सुन्दरी बालिका बडी सुरीली तान में गा रही है राजा ब्रह्मदत्त 
उसे देखते ही सुग्ध हो गया और उन दोनों से वहीं वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया । इसी प्रकार भ्रवन्ति के राजा चण्ड प्रद्ोत की कन्या वासवदत्ता (वासुलदत्ता) का 
उदयन के साथ विवाह भी गान्धर्व-विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। धम्मपदटीका में 
कुमारी पाटच्चरा का वर्णन आ्राया है, जिसने श्रपने माता-पिता द्वारा निश्चित सम्बन्ध 
को ठुकराकर श्रपनी इच्छा से विवाह किया था 

सामान्यतया, विवाह समान जाति और कुल में होते थे। पर बौद्ध-प्रन्थों मे इस 
प्रकार के उदाहरणो की कमी नही है, जबकि विवाह करते हुए अश्रपनी जाति व कुल 
का कोई ध्यान तही रखा गया । कोशल राज्य के प्रसिद्ध राजा पसेनदी (अग्निदत्त 
प्रसेनजित्‌) ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मल्लिका के साथ विवाह किया था । 
दिव्याबदान में एक ब्राह्मण कुमारी का उल्लेख झ्रया है, जिसने शार्दुलकर्ण नाम के 
शद्र-कुमार के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार धम्मपदटीका में कुण्डलकेशी नामक 
एक कुलीन महिला की कथा आती है, जिसने एक डाकू के साथ विवाह करने मे कोई 
सकोच नही किया था। कन्याझ्रों का विवाह सामान्यतया सोलह वर्ष की आयु मे किया 
जाता था | बाल-विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। धम्मपदटीका में 
राजगृह के श्रेष्ठी को कन्या कुण्डलकेशी का उल्लेख आया है, जो सोलह वर्ष की श्रायु 
तक अविवाहित रही थी । वहाँ यह भी लिखा है कि यही श्रायु है, जिसमे कि स्त्रियाँ 
विवाह के लिए इच्छुक होती है। 

बौद्ध-काल के विवाहों में दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी। धम्मपदटीका में 
श्रावस्ती के श्रेष्ठी मियार की कथा आती है, जिसने अ्रपनी कन्या विशाखा के विवाह 
में निम्नलिखित वस्तुएँ दहेज भें दी थी--धन से पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, सुवर्ण-पात्रो से 
पूर्ण पाँच सौ गाडियाँ, रजत के पात्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, ताँबे के पात्रों से पूर्ण 
पाँच सौ गाड़ियाँ, विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ और इसी 


बौद्ध-युग की सम्यता और संस्कृति १६३ 


प्रकार घी, चावल तथा खेती के उपकरणों से पूर्ण पाँच-पाँच सौ गाड़ियाँ, साठ हजार 
वृषभ तथा साठ हजार गौवें । नहान-चुन्न-मुल्य के रूप में कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की 
बात तो स्थान-स्थान पर बौद्ध-साहित्य में मिलती है। कोशल के राजा महाकोशल ने 
मगधराज बिम्बिसार के साथ झपनी कन्या कोशलदेबी का विवाह करते हुए काशी का 
एक प्रदेश, जिसकी भ्रामदती एक लाख वाधिक थी, नहान-चुन्न-मूल्य के रूप में प्रदान 
किया था । यही प्रदेश फिर कुमारी वजिरा के विवाह के भ्रवसर पर प्जातशत्रु को प्रदान 
किया गया था । इसी प्रकार श्रावस्ती के घनकुबेर श्रेष्ठी निगार ने ५४ कोटि धनराशि 
झपनी कन्या के विवाह के अवसर पर नहान-चु न्न-मूल्य के रूप में दी थी । 

बौद्ध-काल मे पारिवारिक जीवन का क्या आदर्श था, इसका बड़ा सुन्दर परिचय 
उन शिक्षाओं से मिलता है, जो उस समय की वधुभों को दी जाती थी। ये शिक्षाएँ 
निम्नलिखित है--(१) अभ्रन्दर की अग्नि बाहर न ले जाश्ो । (२) बाहर की भ्रग्नि को 
झ्रन्दर न लाझो । (३) जो दे, उसी को प्रदान करो । (४) जो नही देता, उसको प्रदान 
न करो । (५) जो देता है, भौर जो नही देता है, उन दोनों को प्रदान करो । (६) सुख 
के साथ बेठो । (७) सुख के साथ भोग करो । (८) सुख के साथ शयन करो | (६) 
भ्रग्नि की परिचर्या करो । (१०) कुल देवता का सम्मान करो। 

सूत्र रूप से उपदिष्ट की गयी इन शिक्षाप्रो का क्‍या भ्रभिप्राय है, इसका विवेचन 
भी बौद्ध-साहित्य में किया गया है । हम उसे संक्षेप के साथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं--- 

(१) श्रपने घर की भ्रन्दरूनी बातचीत को बाहर न कहो | घर में जो बातें 
होती हैं, जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उनका जिऋ दूसरो से यहाँ तक कि नौकरों से 
भी न करो । (२) बाहर के झंगडो को घर मे प्रविष्ट न होने दो । (३) घर की वस्तु 
उसी को उधार दो, जो उसे वापिस कर दे । (४) घर की वस्तु उसे कभी उधार न 
दो, जो उसे वापिस न लौटाए । (५) जो भिखमंगे तथा कंगाल भिखारी हैं, उन्हें इस 
बात की श्रपेक्षा किये बिना कि वे वापस देते है या नही, दान करो । (६) जिसके 
सम्मुख बैठना मुनासिब है, उसके सम्मुख बैठी रहो । जिसके आने पर खड़ा रहना 
प्रावश्यक है, उसके सम्मुख मत बैठो । सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करो । (७) पति 
के पूबं भोजन न करो । इसी प्रकार अपनी सास तथा इवशुर को भली-भाँति भोजन 
कराने के भ्रनन्तर ही स्वयं भोजन करो। (८) अपने पति से पूर्व सोझो नहीं । परिवार 
के विविध सदस्यों के प्रति अ्रपने सम्पूर्ण कर्तव्यों को कर चुकने के ऋनन्तर फिर शयन 
करो, पूर्व नही । (६) झपने पति, शवशुर तथा सास को श्रर्ति के समान समभकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए। (१०) जब कोई भिक्षु भिक्षा के लिए घर के द्वार पर 
ध्राये, तो उसे भोजन कराके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


अशोक की धम-विजय ओर बोद्ध-धर्म का प्रसार 


(१) धर्म विजय का उपक्रम 


भारत के इतिहास में श्रशोक का महत्त्व बहुत श्रधिक है। वह न केवल एक 
(विशाल साम्राज्य का स्वामी था, अपितु उसके प्रवस्त से भारतीय धर्म और सस्कृति 
का देश-विदेश में प्रचार होने में भी बहुत सहायता मिली थी। इस सम्बन्ध में हमे उसके 
कतं त्व का शिलालेखो, स्तम्भलेखों व गृहालेखो से परिचय मिलता है । 

झ्रशोक के महत्त्व का मुख्य कारण उसकी धर्मं-विजय की नीति है । मागघ- 
साम्राज्य की विश्वविजयिनी शक्ति को सिकन्दर और सीजर की तरह भ्रन्य देशों पर 
आक्रमण करने मे न लगाकर उसने धर्म-विजय के लिए लगाया | कलिद्भ को जीतने में 
लाखों आदमी मारे गये थे या कैद हुए थे, श्रौर लाखों स्त्रियाँ विधवा तथा बच्चे 
श्रनाथ हो गए थे । यह देखकर श्रशोक के हृदय में विचार भ्राया, कि जिससे लोगो का 
इस प्रकार वध हो, वह विजय निरथंक है । कलिड्) में हुए घन-जत् के विनाश से उसे 
बहुंत दुःख भ्रौर अनुताप हुआ । उसने निश्चय किया, कि भ्रब वह किसी देश पर 
झाक्रमण कर इस तरह से विजय नहीं करेगा। श्रपने पुत्रों और पौत्रो के लिये भी 
उसने यही श्रादेश दिया, कि वे शस्त्रों द्वारा नये प्रदेशों की विजय न करें, श्लौर जो 
धर्मे-द्वारा विजय हो, उसी को वास्तविक विजय समझे । 

इसी विचार से अश्ञोक ने सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्डय, केरल, सातियपुत्र 
शझौर ताम्रपर्णी के राज्यों मे तथा साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित 
अ्न्तियोक श्रादि द्वारा शासित यवन राज्यों में शस्त्र-विजय की जगह धर्म-विजय का 
उपक्रम किया । मागध-साभ्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि भ्रशोक 
चाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीतकर अपने श्रघीन कर सकता था। पर कॉलिंग 
विजय के बाद जो गझ्नुताप की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने 
अपनी नीति को बदल दिया । इसीलिए उसने अपने महामात्यों (उच्च राजपदाधि- 
कारियों) को यह श्राज्ञा दी--“शायद श्राप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो अंत 
(सीमावर्ती राज्य) श्रभी तक जीते नहीं गये हैं उनके संबंध में राजा की क्या ग्राज्ञा 
है । भ्नन्तो के बारे में मेरी यही इच्छा है कि वे मुभसे डरें नही, और मुकपर विश्वास 
रखें। वे मुभसे सुख ही पायेंगे. दुःख नहीं । वे यह विश्वास रखें, कि जहाँ तक क्षमा 
का बर्ताव हो सकेगा, राजा हमसे क्षमा का बर्ताव ही करेगा ।” (दूसरा कलिग-लेख) + 

यही भाव उन आटबिक जातियो के प्रति प्रगट किया गया, जो उस समय के 
अहाकांतारो में निवास करती थी, श्रौर जिन्हें शासन में रखने के लिये राजा्रों को 


ध्रद्योक की घर्मविजय भौर बौद्ध धर्म का प्रसार १६५ 


सदा द्षास्त्र का प्रयोग करने की झावद्यकता रहती थी । शस्त्रों द्वारा विजय की नीति. 
को छोड़कर भ्रशोक ने धर्म द्वारा बिजय को श्रपनाया था। 

झशोक का धममं से क्या भ्रभिष्राय था ? जिस घर्मं से वह अपने साम्राज्य के 
सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्‍या वह कोई सम्प्र- 
दाय-विशेष था या घर्मं के सर्वसम्मत सिद्धान्त ? अशोक के शिलालेखों से यह बात 
भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है--घर्मं यह है कि दास और सेवकों 
के प्रति उचित व्यवहार किया जाय, माता-पिता की सेवा की जाय, मिन्र-परिचित, 
रिश्तेदार श्रमण और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिंसा न की 
जाय ।” 

एक श्रन्य लेख में श्रशोक ने 'धम्म' को इस प्रकार समझाया है--“माता श्रौर 
पिता की सेवा करनी चाहिए। (प्राणियों के) प्राणों का प्लादर दृढता के साथ करना 
चाहिये, (भ्र्थात्‌ जीवहिसा नही करनी चाहिये)। सत्य बोलना चाहिये, धम्म के इन 
गुणों का प्रचार करना चाहिये, विद्यार्थी को आाचाये की सेवा करनी चाहिये और 
सबको अपने जाति-भाइयों के प्रति उचित बर्ताव करना चाहिये। यही प्राचीन (धर्म 
की) रीति है। इससे झ्रायु बढ़ती है, भौर इसी के श्रनुसार मनुष्यों को चलना चाहिये ” 

इसी प्रकार अ्न्यत्र लिखा है--“माता-पिता की सेवा करना तथा मित्र, 
परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण श्रौर श्रमण को दान करना अ्रच्छा है। थोड़ा व्यय करना 
ग्रौर थोडा संचरय करता श्रच्छा है ।” फिर एक श्रन्य स्थान पर लिखा है--“धर्मं 
करना श्रच्छा है। पर धर्म क्या है ? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत-से ग्रच्छे 
काम करे, दया, दान, सत्य श्लौर शौच (पवित्रता) का पालन करे ।/” 

इन उद्ध रणो से स्पष्ट है, कि ग्रशोक का धम्म से झ्रभिप्राय आचार के सर्वसम्मत 
नियमो से था । दया, दान, सत्य, मार्देव, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अहिसा 
भ्रादि ग्रुण ही अश्योक के धम्म थे । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रशोक श्रपने धम्म के 
सन्देश को ले जाने के लिए उत्सुक था। इसीलिए उसने बार-बार जनता के साधारण 
व्यवहारों भर धम्म-व्यवहार में तुलना की है । यहाँ कुछ ऐसी तुलनाञ्नों को उद्धृत 
करना उपयोगी है । चतुर्देश शिलालेखो मे से नवाँ लेख इस प्रकार है--“लोग विपत्ति- 
काल में, पुत्र के बिवाह में, कन्या के विवाह में, सन्‍्तान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के 
समय झौर इसी तरह के श्रन्य भ्रवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते है। ऐसे 
अवसरों पर स्त्रियाँ अ्रनेक प्रकार के क्षुद्र शौर निरथेक मंगलाचार करती हैं । मंगलाचार 
अवश्य करना चाहिए, किन्तु इस प्रकार के मंगलाचार प्राय: श्रल्प फल देने वाले होते 
हैं। पर धर्म का मंगलाचार महाफल देने वाला है। इसमे (घर्मं के मंगलाचार में) दास 
झ्ौर सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, ग्ुरुओं का झ्रादर, प्राणियों की अहिसा श्रौर 
ब्राह्मणों व श्रमणो को दान--यह्‌ सब करना होता है। ये सब कार्य तथा इसी प्रकार 
के अन्य कार्य धर्म के मंगलाचार कहलाते है। इसलिए पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, 
साथी और कहाँ तक कहें, पड़ोसी तक को भी यह कहना चाहिए--यह मंगलाचार 
अच्छा है, इसे तब तक करना चाहिए, जब तक अभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो। यह 
कैसे ? (अर्थात्‌ धर्म के मंगलाचार से अ्रभीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार 


१६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


के जो मंगलाचार हैं, वे सन्दिग्ध हैं, श्र्थात्‌ उनसे कभी कार्य सिद्ध हो भी सकता है, 
श्लौर नही भी हो सकता। सम्भव है, उनसे केवल ऐहिक फल ही मिलें | किन्तु धर्म के 
मंगलाचार काल से परिच्छिन्न नहीं हैं. (अर्थात्‌ सब काल में उनसे फल मिल सकता 
है) । यदि इस लोक में उनसे झ्भीष्ट फल की प्राप्ति न हो, तो परलोक में तो श्रनन्त 
पुण्य होता ही है । यदि इस लोक में अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाभ हुए 
अर्थात्‌ यहाँ भी कार्य सिद्ध हुआ, और परलोक मे भी श्रनन्त पुण्य प्राप्त हुआ | 

इसी प्रकार एक श्रन्य लेख मे साधारण दान झौर धर्म दान में तुलना की गयी 
है। अ्रशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नही है, जैसा धर्म का दान है। इसलिए 
जिस व्यक्ति को दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करे। धर्म का दान कया है ? 
धर्म का प्रनुष्ठान । झ्रत: माता-पिता की सेवा की जाय, हिंसा न की जाय, दासों और 
सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाय। सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जाने 
झौर धमम का अनुष्ठान करे । एक भ्रन्य लेख में अशोक ने साधारण विजय और घधममे- 
विजय में भेद किया है। साधारणतया, राजा लोग शस्त्र द्वारा विजय करते हैं, पर 
घमंविजय शस्त्रों द्वारा नही की जाती | इसके लिए तो दूसरों का उपकार करना होता 
है | धर्मंविजय के लिए जनता का “हित श्रौर सुख” सम्पादित करना होता है, बुरे मागे 
से हटकर सनन्‍्मार्ग पर प्रवृत होना होता है, और सब प्राणियों को निरापद, संयमी, 
शान्त और निर्मय बनाने का उद्योग करना होता है। यह विजय दया और त्याग से 
प्राप्त की जाती है । 

इनके श्रतिरिक्त धर्म की पूर्णता के लिए कुछ प्रवगुणो से भी बचने की 
झ्रावश्यकता है। जहाँ तक हो सके, 'श्रासीतव” कम करने चाहियें। पर ये झासीनव 
हैं क्या ? चण्डता, निष्ठरता, क्रोध, श्रभिमान शौर ईर्ष्या । श्रशोक ने लिखा है--- 
मनुष्य को यह समभना चाहिए कि चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, श्रभिमान और ईर्ष्या--- 
ये सब पाप के कारण हैं; और उसे अपने मन मे सोचना चाहिए, कि इन सबके कारण 
मेरी निन्‍दा न हो । इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि इस मार्ग से मुझे 
इस लोक में सुख मिलेगा और मेरा परलोक भी बनेगा। 

ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है, कि यद्यपि प्रशोक स्वयं बौद्ध-धर्म का भ्रनुयायी' 
था, पर उसने जिस धर्म -विजय के लिए उद्योग किया, वह किसी सम्प्रदाय-विशेष की 
विजय न होकर सब धर्मो के सर्वेसम्मत सिद्धान्तों का प्रचार ही थी । 


(३) धर्म-विजय के साधन 


अशोक ने धर्म-विजय की स्थापना के लिए अपने और भ्रपनी प्रजा के जीवन 
में सुधार करने का उद्योग किया । भारत मे जो क्रूरता व भ्रकारण हिंसा प्रचलित थी, 
उसे अशोक ने रोकने का प्रयत्न किया । “जहाँ किसी प्राणी की हत्या होती हो, ऐसा 
होम नहीं करना चाहिए, और न “समाज करना चाहिए । देवतांग्ों का प्रिय प्रियदर्शी 
राजा समाज में बहुत दोष देखता है । किन्तु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताश्रों 
का प्रिय प्रियदर्शी राजा अ्रच्छा मानता है। पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के 
रसोईघर में छोरवे के लिए प्रतिदिन सैकड़ों-हजारों प्राणी मारे जाते थे । पर भ्रब जब 


झभ्रशोक की धर्म-विजय झौर बौद्ध-धर्म का प्रसार १६७ 


यह घममलिपि लिखी गयी, केवल तीन प्राणी, दो मोर भ्रौर एक मृग मारे जाते हैं, वह 
भूग भी सदा नहीं । भविष्य में ये तीन प्राणी भी न मारे जायेंगे ।” 

प्राचीन भारत में 'समाज' का भ्रमिप्राय उन समारोहों से था, जिनमे रथों की 
दौड़ और पशुझ्रों की लड़ाई होती थी, भौर उनपर बाजी लगायी जाती थी | इनमें पशुओं 
पर प्लरकारण करता होती थी। ऐसे समाज” प्रशोक को पसंद नही थे । परन्तु कुछ 
ऐसे समाज भी थे, जिनमें गाना-बजाना और भश्रन्य निर्दोष बातें होती थी। इनमें 
विमान, हाथी, प्रग्निस्कंध श्रादि के ऋू्य दिखाये जाते थे । अ्रशोक को ऐसे समाजों से 
कोई एतराज नहीं था। भ्रशोक ने उन प्राणियों का वध सर्वेथा रोक दिया, जो न 
खाये जाते हैं, और न किसी श्रन्य उपयोग मे ही श्राते हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित 
थे--सुग्गए, मेना, श्ररुण, चकोर, हस, नांदीमुख, गेलाड, जतुका (चमगीदड), अबाक- 
पीलिका, कछुआ, बिना हड्डी की मछली, जीवजीवक, गंगापुटक, संकुजमत्स्थ, साही, 
पर्णशश, बारहसिंगा, साड, ग्रोकपिड, मृग, सफेद कबूतर और ग्राम के कबूतर। ये 
प्राणी केवल ज्ञौक के कारण मारे जाते थे। भ्रशोक ने इस प्रकार की व्यर्थ हिंसा के 
विरुद्ध श्रपने शिलालेखों द्वारा आदेश जारी किया था । भोजन श्रथवा श्रन्य उपयोग के 
लिए जो पशुवध किया जाता है, उसे भी कम करने के लिए श्रश्ोक ने प्रयत्न किया 
था। वह लिखता है-- गाभिन या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ी और सुश्ररी तथा 
इनके धच्चो को, जो छः महीने तक के हो, नहीं मारना चाहिए । मुर्गों को बधिया नहीं 
करना चाहिए । जीवित प्राणियों को भूसी के साथ नहीं जलाना चाहिंए। श्रनर्थ करने 
या प्राणियों की हिंसा के लिए बन में श्राग नहीं लगानी चाहिए। प्रति चार-चार 
सहीनों की, तीन ऋतुओ की तीन पूर्णमासियों के दिल, पौष मास की पूर्णमासी के 
दिन, चतुर्दशी, अ्रमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली' 
नहीं मारनी चाहिए। इन सब दिनो में हाथियों के वन में तथा तालाबों से दूसरे प्रकार 
के प्राणी भी नही मारे जाने चाहिएँ ।' 

पशुभ्रो को कष्ट से बचाने के लिए अ्रशोक ने यह भी प्रयत्न किया, कि उन्हें 
दागा न जाय। इसीलिए पशुझो को दागने मे अलेक बाधाएँ उपस्थित की गयी । 
प्रत्येक पक्ष की भ्रष्टमी, चतुर्देशी, प्रमावस्या व पूणिमा तथा पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र 
के दिन झौर प्रत्येक चार-चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को नहीं दागना चाहिए ॥ 
बकरा, भेडा, सुअर श्रौर इसी तरह के दूसरे प्राणियों को, जो दागे जा सकते हैं, नहीं 
दागना चाहिए । पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र के दित ध्ौर प्रत्येक चातुर्मास्थ के शुक्लपक्ष 
में घोड़े भौर बैल को नहीं दागना चाहिए। इन सब शआआरादेशों का प्रयोजन यही था, 
कि व्यर्थ हिंसा न हो और लोगों की दया तथा प्रहिंसा की ओ्रोर प्रवृत्ति हो । 

घर्मंविजय के लिये ही अश्योक ने धर्मे-यात्राप्रों का श्रारंभ किया | यात्रा ती 
पहले सम्राद भी करते थे, पर उनका उद्देश्य आनंद व मौज करना होता था । वे विहार- 
यात्राएँ करते थे, धर्म-यात्रा नहीं। भ्रशीक ने धर्मे-यात्राश्रों का प्रारंभ किया। इनमें 
शिकार झादि द्वारा समय नष्ट न करके श्रमणों, ब्राह्मणों और वृद्धों का दर्शन, उन्हें 
दान देना, जनता के पास जाकर उसे उपदेश देना और धर्म-विषयक विचार करना 


होता था । 


श्द्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


अपने राजकर्मचारियों को अभ्शोक ने यह झ्रादेश दिया, कि वे जनता के कल्याण 
के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें, किसी को भश्रकारण दंड न दें, भौर किसी के प्रति 
कठोरता का बर्ताव न करें। उसने लिखा है---'देवताझों के प्रिय की श्लोर से तोसली 
के महामात्य नगरव्यावहारिकों (न्यायाधीशों) को ऐसे कहना । श्राप लोग हजारों 
प्राणियों के ऊपर इसलिए नियुक्त किये गये है, कि जिससे हम भ्रच्छे मनुष्यों के स्नेहपात्र 
बनें । श्राप लोग इस श्रभिप्राय को भली-भाँति नहीं समभते | एक पुरुष भी यदि बिना 
कारण (बिना अपराध) बाँधा जाता है, या परिक्‍्लेश पाता है, तो उससे बहुत लोगों 
को दुःख पहुँचता है। ऐसी दशा में श्रापको मध्यमार्ग से (प्रत्यंत कठोरता और श्रत्यंत 
दया दोनो का त्याग कर) चलना चाहिए। किन्तु ईर्ष्या, निठल्लापन, निठरता, जल्दबाजी, 
झनमभ्यास, भ्रालस्य और तंद्रा के रहते ऐसा नहीं हो सकता | इसलिए ऐसी चेष्टा करनी 
चाहिए, कि ये (दोष) न श्राएँ। इसका भी मूल उपाय यह है, कि सदा प्ालस्य से 
बचना और सचेष्ट रहना । इसलिए सदा काम करते रहो, चलो, उठो, श्राग्रे बढ़ो । 
नगर-व्यावहारिक सदा अपने समय (प्रतिज्ञा) पर दृढ़ रहें। नगरजन का श्रकारण बंधन 
झौर अ्रका रण परिक्‍्लेश न हो ॥ इस प्रयोजन के लिए मैं धर्मानुसार प्रति पाँचवे वर्ष 
अनुसधान के लिए निकलूगा । उज्जयिनी से भी कुमार हर तीसरे वर्ष ऐसे ही वर्ग को 
निकालेगा, श्रौर तक्षशिला से भी ।' इस प्रकार के आदेशों का उद्देश्य यही था, कि 
साम्राज्य का शासन निर्दोष हो, राजकर्मंचारी जनता के कल्याण में तत्पर रहे और 
किसी पर श्रत्याचार न होने पाए । 

धर्म-विजय के मार्ग को निष्कण्टक करने के लिए यह भी आवश्यक था, कि 
विविघ सम्प्रदायो मे मेल-जोल पैदा किया जाय । श्रशोक ने लिखा है---दिवताओो के 
प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गृहस्थ व संन्यासी, सब सम्प्रदाय वालों का 
सत्कार करते हैं । किन्तु देवताश्रों के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नही करते, 
जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो । सम्प्रदायों के 
सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जड वाणी का सयम है, अर्थात्‌ लोग 
केवल अपने ही संप्रदाय का आदर श्र बिता कारण दूसरे सम्प्रदाय की निंदा न करे | 
फ्ेवल विजेष-विशेष कारणों के होने पर ही निदा होनी चाहिए, क्योकि किसी न किसी 
कारण से सब सम्प्रदायो का आदर करना लोगों का कत्तव्य है। ऐसा करने से अपने 
सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो 
करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, और दूसरे सम्प्रदायों का भी 
भ्रपकार करता है । क्योकि जो कोई अपने सम्प्रदाय की भक्ति में श्राकर, इस विचार 
से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, श्रपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे 
सम्प्रदाय की निंदा करता है, वह वास्तव में अ्रपने सम्प्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता 
है। समवाय (मेल-जोल) श्रच्छा है, भ्र्थात्‌ लोग एक-दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुनें 
श्लौर उसकी सेवा करें। क्योंकि देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब सम्प्रदाय 
वाले बहुत॒ विद्वान और कल्याण का कार्ये करने वाले हों, इसलिए जहाँ-जहाँ जो 
सम्प्रदायवाले हो, उनसे कहना चाहिए कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतना 
बड़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि 


प्रशोक की धर्म-विजय श्रौर बौद्ध-धर्म का प्रसार १६६ 


हो ।' जनता को यह बात समझाने के लिए कि वे केबल अपने सम्प्रदाय का श्रादर न, 
करें, भ्रपितु अ्रन्य मतमतान्तरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, सब मतवाले वाणी 
के संयम से काम लें, और परस्पर मेल-जोल से रहें, प्रशोक ने धर्ममहामात्रों की 
नियुक्ति की । उनके साथ ही स्त्री-महामात्र, ब्रजभूमिक तथा श्रन्य राजकर्मचा रीगण भी 
यही बात लोगों को समझाने के लिए नियत किये गये । 

इन धर्म-महामात्रो की नियुक्ति के प्रयोजन को एक प्रत्य लेख में भली-भाँति 
स्पष्ट किया गया है--“बीते जमानों में धरंमहामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इसलिए 
मैंने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्म-महामात्र नियुक्त किये। वे सब पाषण्डों 
(सम्प्रदायों) के बीच नियत हैं । वे धर्म के श्रधिष्ठान के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए 
तथा धर्मयुक्त लोगो के सुख के लिए है ।**'वे भ्रृत्यों, ब्राह्मणों, धनी गृहपतियों, श्रनाथों 
एवं बूढों के बीच हित-सुख के लिए, धर्मयुक्त प्रजा की भ्रपरिबाघा (बाघा से बचाने) के 
लिए संलग्न हैं। बंधत और बध को रोकने के लिए, बाधा से बचाने के लिए, कंद से 
छडाने के लिए, जो बहुत संतानवाले है व बूढ़े हैं, उनके बीच वे कार्यरत हैं । वे यहाँ 
पाटलिपुत्र मे, बाहर के नगरों मे, सब अतः:पुरों मे, (मेरे) भाइयों के, बहनों के झौर 
अ्रन्य जातियो के बीच सब जगह कार्यरत हैं। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) में, सर्वत्र 
ये घर्ंमहामात्र नियुक्त हैं।' 

इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्ममहामात्रों तथा उनके अभ्रघीतस्थ कर्मचारियों का 
काम यह था, कि वे सब सम्प्रदायों में मेल कायम कराएं, जनता के हित और सुख के 
लिए यत्न करें, झ्नौर धर्मानुकुल आचरण करने वाली प्रजा को सब बाधाओं से 
बचाए रखे । शासन में किसी पर कठोरता न हो, कोई व्यर्थ कैद न किया जाए, और 
किसी की व्यर्थ हत्या न हो; जो गरीब लोग हैं, या जिनपर गृहस्थी की श्रधिक जिस्मे- 
दारियाँ है, ऐसे लोगो के साथ विशेष रियायत का बर्ताव हो; धर्ममहामात्र इन्ही बातों 
के लिए सब नगरों मे, सब सम्प्रदायों मे व श्रन्यत्र नियुक्त किए गए थे । 

ये धर्ममहामात्र केवल मौये-साम्राज्य मे ही नही, अपितु सीमांतवर्ती स्वतन्त्र 
राज्यों में भी नियत किए गए थे । अपने 'विजित' में भली-भाँति धर्मस्थापना हो जाने 
के बाद भ्रन्य देशों मे भी धर्म द्वारा विजय का प्रयास शुरू किया गया । प्रशोक ने अ्रपने 
शिलालेखों मे इन सब राज्यों के नाम दिए हैं। सुदूर दक्षिण मे चोल, पाडय, केरल, 
सातियपुत्र और ताम्रपर्णी तथा पश्चिम में अंतियोक का यवन-राज्य तथा उससे भी 
परे के तुझमय, मक, अलिकसुन्दर और प्रंतिकिनि द्वारा शासित राज्य, सर्वेत्र अशोक ने 
धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की । ये धर्ममहामात्र श्रपने धर्म-विजय के उद्योग में केवल 
विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल का ही यत्न नहीं करते थे, श्रपितु उनके सम्मुख कुछ 
ठोस काम भी था । “देवताप्नों का प्रिय प्रियदर्शी राजा यूं कहता है---मैंने सन जगह 
सा्मों पर बरगद के वृक्ष लगवा दिए हैं, ताकि पशुओं और मनुष्यों को छाया मिले । 
आमों की वाटिकाएं लगवा दी है। आउ-झाठ कोस पर मैंने कुएँ खुदबाए है, और 
सरायें बनवायी हैं। जहाँ-तहाँ पशुओ और मनुष्यों के आराम के लिए बहुत-से प्याऊ 
बैठा दिए हैं। किन्तु ये सब झ्ाराम बहुत थोड़े हैं । पहले राजाओों ने और मैंने विविध 


१७० . आरतीय संस्कृति का विकास 


सुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिए किया है, कि लोग घ्मे 
का आचरण करें। 

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित (साम्राज्य) में सब स्थानों पर 
और वैसे ही जो सीमांतवर्ती राजा हैं, वहाँ, जैसे चोल, पांडय, सातियपुत्र, केरल-पुत्र 
झौर ताम्रपर्णी में भौर भंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उसके (प्रंतियोक के) 
पड़ोसी राजा हैं, उन सब देझ्षों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की 
चिकित्सा--एक मनुष्यों की भ्रौर दूसरी पशुओं की चिकित्सा--का प्रबन्ध किया है, 
झौर जहाँ पर मनुष्यों भ्ौर पशुओं की चिकित्सा के लिए उपयुक्त भौषधियाँ नहीं प्राप्त 
होती थीं, वहाँ लायी झौर लगाई गयी हैं । इसी तरह से मूल श्र फल भी जहाँ नहीं 
थे, वहाँ लाए भौर लगाए गए है। मार्गों में पशुझं ग्रौर मनुष्यों के श्राराम के लिए 
ध्ृक्ष लगाए और कुएं खुदवाए गए हैं । 

“यह धर्म-विजय देवताश्रों के प्रिय ने यहा (अपने साम्राज्य में) तथा छः-सौ 
योजन परे पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। जहाँ प्रंतियोक नामक यवन-राजा राज्य 
करता है, और उस श्रंतियोक से परे तुरमय, प्रंतिकिनि, मक और श्रलिकसुन्दर नाम 
के राजा राज्य करते है, और उन्होंने श्रपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोल, पांडय, 
तथा ताम्रपर्णी में भी घर्म-विजय प्राप्त की है। सब जगह लोग देवताओ के प्रिय के 
धर्मानुशासन का झनुसरण करते हैं, और श्रतुसरण करेंगे। जहाँ देवताओं के प्रिय के 
दृत्त नहीं जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धमे-विधान और धर्मानु- 
शासन सुनकर धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, और भविष्य में करेंगे ।” 

विदेक्षों में धर्मंविजय के लिए जो महामात्र नियत किए गए थे, बे भ्रंतमहामात्र 
कहाते थे । इनका कार्य उन देशों में सड़कें बनवाना, सड़कों पर वृक्ष लगबाना, कुएँ 
ख़ुदवाना, सराय बनवाना, प्याऊ बिठाना, पशुभ्रों पर मनुष्यों की चिकित्सा के लिए 
चिकित्सालय खुलवाना और इसी प्रकार के श्रन्य उपायों से जनता का हित शझौर 
कल्याण सम्पादित करना था । जहाँ ये भ्रंतमहामात्र इन उपायों से लोगों का हित और 
सुख करते, वहाँ साथ ही श्रद्योक का धर्मंसन्देश भी सुनाते । यह धर्मंसन्देश यह था--- 
सब सम्प्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यो--ब्राह्मणों श्लौर श्रमणों--का आदर, 
सेवक, दास आदि से उचित व्यवहार, व्यर्थ-हिसा का त्याग, माता-पिता व गुरुजनों की 
सेवा और प्राणीमान्न की हित्साघना । अशोक की ओ्रोर से सुदूरवर्ती विदेशी राज्यों में 
धर्म द्वारा विजय करने के लिए जो पअ्रंतमहामात्र अपने कमेंचारियो की फौज के साथ 
नियुक्त हुए, वे उन देशों में चिकित्सालय खोलकर, मुफ्त दबा देकर, धर्मशालाएँ और 
हुएँ बनवाकर, सड़कें, प्याऊ भौर वाटिकाएँ तैयार कराके जनता की सेवा करते थे । 
उस समय के राजा लोग प्राय: पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे । जनता के हित धौर 
सुख पर वे कोई ध्यान नहीं देते थे। ऐसी दशा में झशोक के इन लोकोपकारी कार्यों 
का यह परिणाम हुआ, कि लोग भ्रपने इन महामात्रों को बड़ी श्रद्धा की इष्टि से देखने 
लगे। जिस घधमं के प्रनुयायी इस प्रकार परोपकार के लिए अपने तन, मन शऔर धत 
को निछावर कर सकते हैं, उसके लिए लोगों में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का भाव 
उतसन हुआ । साधारण जनता के लिए वही राजा है, वही स्वामी है, जो उनके हिंत- 


झथोक की घर्म-विजप और बौद्ध-धर्म का प्रसार १७१ 


झहित श्रौर सुख-दुःख का ध्यान रखे, झौर उनके आराम के लिए चिकित्सालय, कप, 
चर्मशाला प्रादि का प्रबन्ध करे 3 इसी का यह परिणाम हुआ, कि इन सब विदेशी राज्यों 
मं खून की एक भी बूंद गिराए दिता केवल परोपकार झौर प्रेम द्वारा प्रशोक ने अपना 
चर्म-साअ्राज्य स्थापित कर लिया । 

अश्योक की इस घर्म-विजय की नीति के कारण ही भ्न्य देशों में बौद्ध-धर्म के 
अचार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया । जिन देझ्षों में भ्रशोक के अंतमहामात्र लोक- 
कल्याण के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बौद्ध-प्रचारक गए, तो उन्हें श्रपने कार्य में बहुत 
सुगमता हुई । 


(३) अशोक और बोद-धर्म 


सआट अशोक पहले बौद्ध-धर्म का अनुयायी नहीं था। दिव्यावदान की एक 
कथा के भनुसार जब झ्रशोक ने राजगही प्राप्त की, तो बहू बहुत ऋर और झ्त्याचारी 
था । पर बाद में उसके जीवन में परिवतंन श्राया, श्रौर उसका भुकाव बौद्ध-धर्म की 
और होने लगा । ऋूरता भौर अत्याचारमय जीवन से ऊब कर उसने बौद्ध-भिक्षओं के 
शान्तिमय उपदेशों में सनन्‍्तोप भ्रनुभव करना प्रारम्भ कर दिय' था। कलिग-विजय में 
उसे जो अनुभव हुए, उन्होंने उसकी वृत्ति को बिलकुल बदल दिया । भ्रशोक ने बौद्ध- 
धर्म की दीक्षा सम्भवत: राजगद्दी पर बैठने के झ्राठ वर्ष बाद ली थी । 

बौद्ध-धर्म को ग्रहण करने के बाद झ्णोक ने सब बौद्ध-तीथों की यात्रा की । 
अमात्यो के परामर्श के अनुसार इस यात्रा में उपगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध श्राचार्य की 
सहायता ली गयी । उपगुप्तस मथुरा के समीप नतभक्तिकारण्य में उरुभुण्ड पर्वत पर 
निवास करते थे | राजा ने इन श्राचार्यों की विद्तता और घसंनिष्ठा के विषय में सुना, 
सो मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार उपगुप्त को प्राटिलपुत्र आने के लिए निमन्त्रित 
किया । अशोक के निमस्त्रण पर वे मथुरा से पाटलिपुत्र आए, और उनके भार्मप्रदर्शन 
में झशोक ने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। पाटलिपुत्र से वे पहले चम्पारन जिले के उन स्थानों 
पर गए, जहाँ भ्रशोक के पाँच विशाल प्रस्तरस्तम्भ प्राप्त हुए हैं। वहाँ से हिमालम की 
तराई के प्रदेश में से होते हुए वे परचम की शोर मुड़ गए भौर लुम्बिनीवन जा पहुंचे । 
अहीं पर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था । इस जगह पहुँचकर उपगप्त ने अपना दायाँ 
हाथ फैलाकर कहा---'महाराज, इसी प्रदेश में भगवान्‌ का जन्म हुआ था ।' ये शब्द 
अब तक इस स्थान पर स्थित एक प्रस्तरस्तम्भ पर उत्कीण्ण हैं । इस स्तम्भ पर जो लेख 
है, वह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है--“देवताझों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के 
बीस वर्ष बाद स्वयं आ्ाकर इस स्थान की पूजा की । यहाँ शाक्यसुनि बुद्ध का जन्म हुआ 
था। इसलिए यहाँ पत्थर का एक विशाल स्तम्भ और एक वृह्ृत्‌ दीवार खड़ी की गयी | 
थहाँ भगवान्‌ का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी ग्राम का घामिक कर उठा दिया गया 
झौर (भूमि-कर के रूप सें केवल) झाठवाँ भाग लेना निश्चित किया गया ४” लुम्बिनीवन 
में अक्षोक ने बहुत दान-पुष्य किया। फिर वह कपिलबस्सु गया, वहाँ उपमुप्त ने फिर 
झपना दायाँ हाथ फैलाकर कहा--'महाराज, इस स्थान पर बोधिसत्व ने राजा शुद्धोदन 
के घर में भ्रपता बाल्यकाल ब्यतीत किया था ४ 


१७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


दिव्याबदान के भ्नुसार कपिलवस्तु के बाद राजा भ्रशोक बोधिवृक्ष के दर्शन 
के लिए गए। यहाँ भगवान्‌ को बोध हुआ था। श्रशोक ने यहाँ आकर एक लाख 
सुवर्ण-मुद्वाएँ दान की । एक चैत्य भी इस जगह पर बनवाया गया । बोधिवृक्ष के बाद 
स्थविर उपमुप्त भ्रशोक को सारनाथ ले गया, जहाँ भगवान्‌ ने पहले-पहल घर्मंचक्र का 
अ्रवतेन किया था । सारनाथ के बाद अ्रशोक कुशीनगर गया, जहाँ भगवान्‌ ने निर्वाणपद 
प्राप्त किया था । उपणुप्त भ्रशोक को श्रावस्ती और जेतवन भी ले गए । इन स्थानों 
पर मौद्मल्यायन, महाकश्यप आदि प्राचीन बौद्ध-आचार्यों के स्थानों के भी दर्शन किए 
गए, और वहाँ भी बहुत-कुछ दान-पुण्य हुप्ना । बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य प्रानन्द के स्तूप 
पर अभ्रशोक ने साठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ श्रपित की । 

बौद्ध होकर प्रशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिए, जो केवल बौद्ध लोगों के ही 
काम के थे। एक शिलालेख में उसने लिखवाया है--“मगधघ के प्रियदर्शी राजा संध 
को झभिवादन (पूवेक सम्बोधन करके) कहते है, कि वे विध्तहीन भौर सुख से रहे । 
है भदन्‍्तगण | आपको मालूम है, कि बुद्ध, धम्म और संघ में हमारी कितनी भक्ति 
भ्रौर प्रास्था है । है भदनन्‍्तगण ! जो कुछ भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, सो सब अच्छा कहा 
है | पर भदन्तगण ' मैं भ्रपनी शोर से (कुछ ऐसे ग्रन्थो के नाम लिखता हूँ, जिन्हे मैं 
अ्रवश्य पढने योग्य समभता है) । हे भवन्‍्तगण ! (इस विचार से कि) इस प्रकार सद्धमं 
चिरस्थायी रहेगा, मैं इन धर्मंग्रल्थो (के नाम लिखता हूँ), यथा--विनेयसमुकसे 
(विनयसमुत्कर्ष:), भ्रलियवसानि (आर्यवशः), झ्नागतभयानि, मुनिगाथा, भोनेयसूने' 
(मोनेयसूत्रमू), उपतिसपसिने (उपतिष्यप्रश्ना:), राहुलबाद, जिसे भगवान्‌ बुद्ध ने झूठ 
बोलने के बारे में कहा है। इन धर्मंग्रन्थों को, हे भदन्‍तगण ! मैं चाहता हूँ, कि बहुत- 
से भिक्षुक भ्रोर भिक्षुणी बार-बार श्रवण करें और धारण करें और इसी प्रकार उपासक 
ओऔर उपासिका भी (सुनें श्रौर ध्यरण करें)। हे भदनन्‍्तगण ! मैं इसलिए यह लेख 
लिखवाता हूँ, कि लोग मेरा श्रभिप्नाय जानें ।' 

यह शिलालेख बड़े महत्व का है। इससे यह ज्ञात होता है, कि अशोक को 
किन बौद्ध-प्रन्थों से विशेष प्रेम था। इन ग्रन्थों में बौद्ध-धर्म के विधि-विधानों झौर 
पारलौकिक विषयों का वर्णन न होकर सदाचार और जीवन को ऊँचा बनाने के सामान्य 
नियमो का उल्लेख हैं । अशोक की दृष्टि यही थी, कि बौद्ध लोग (भिक्षु श्रौर उपासक) 
भी धर्म के तत्त्व (सार) पर विशेष ध्यान दें । 

बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में अशोक का एक श्रन्य कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। बोद्ध- 
संघ मे फूट न पड़े, इसके लिए भी उसने उद्योग किया | इस विषय में भ्रशोक के तीन 
लेख उपलब्ध हुए है---“देवताग्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, कि पाटलिपुत्र 
में तथा प्रान्तों में कोई संघ में फूट न डाले। जो कोई, चाहे वह भिल्लु हो या भिक्षुणी- 
संघ में फूट डालेगा, उसे सफेद कपडे पहनाकर उस स्थान पर रख दिया जाएगा, जो 
भिक्षुत्रों या भिक्षणियों के लिए उपयुक्त नहीं है (अर्थात्‌ उसे भिक्षुसंघ से बहिष्कृत कर 
दिया जाएगा), हमारी यह श्राज्ञा भिक्षुसंघ प्रौर भिक्षुणीसघ को बता दी जाए ।” 

“देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी राजा कौझाम्बी के महामात्रों को इस प्रकार 
झाशः देते है---संघ के निमय का उल्लंघन न किया जाय । जो कोई संघ में फूठ 


अशोक की धर्म -विजय और बौद्ध-धर्म का प्रसार श्र 


ढालेगा, उसे इवेत वस्त्र पहनाकर उस स्थान से हटा दिया जाएगा, यहाँ भिक्षूया 
भिक्षणियाँ रहती हैं ।” 


(४) बौद्ध-धर्म का विकास 


गया में बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धाें ने जो बोध (ज्ञान) प्राप्त किया था, उसका 
उपदेश उन्होंने पहले-पहल सारनाथ मे किया। इस उपदेश में बुद्ध ने भ्रपने शिष्यों से 
कहा था--भिक्षुओ ! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये, 
लोक पर दया करने के लिये, देवों और मनुष्यों के प्रयोजन-हित-मुख के लिए विचरण 
करो । एक साथ दो मत जाओो ।” इस उपदेश के बाद बुद्ध के श्रनेक शिष्य भारत के 
विविध प्रदेशों मे धर्म के प्रचार के लिए गए । बुद्ध स्वयं प्रधानतया भारत के मध्य- 
देश में ही धर्म प्रचार के लिए परिभ्रमण करते रहे । उनका अपना विचरण-क्षेत्र उत्तर 
में हिमालय से लगाकर दक्षिण मे विन्याचल तक और पूर्व मे लगाकर कोशी से पश्चिम 
में कुरुक्षेत्र तक सीमित रहा । पर उनके पभ्रनेक शिष्य उनके जीवन-काल मे भी दूर-दूर 
के प्रदेशों मे गये । 

बोद्धों को प्रथम महासभा--बुद्ध के उपदेशों का ठीक-ठीक निर्धारण करने के 
लिये उनके प्रधान शिष्यो की एक सभा उनके निर्वाण के दो मास बाद राजगृह में हुई 
थी। इसे पालि-साहित्य में प्रथम संगीति कहा गया है। इस सभा मे वुद्ध के प्रधान 
शिष्यों ने यह निर्णय किया, कि बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएँ क्‍या थी। बुद्ध ने समय- 
समय पर जो उपदेश दिये थ, जो प्रवचन किये थे, उन सबका इस सभा में पाठ किया 
गया। बुद्ध के उपदेश्ञों श्नौर मन्तव्यों को शुद्ध रूप में संकलित करने के लिए इस सभा 
ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । बुद्ध के शिष्यों में उपालि को विनय या संघ के नियमों 
के विषय में प्रमाण माना गया; और आनन्द को घम्म (धर्म) के विषय में । उन्होंने 
जिस रूप में बुद्ध की शिक्षाझ्रो का प्रवचन किया, प्रन्य भिक्षुओ ने उसे ही प्रमाण-रूप 
से स्वीकृत कर लिया इस महासभा में कुल मिलाकर पांच सौ भिक्षु एकत्र हुए थे, और 
उनकी यह संगीति सात मास के लगभग तक चलती रही थी । 

बोद्-सम्प्रदायों का प्रारम्भ--महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार जिस प्रकार 
भारत के विविध जनपदों और विभिन्‍न जातियो में हो रहा था, उसमे यह स्वाभाविक 
था कि घमम के मन्तथ्यों और झाचरण के सम्बन्ध मे मतभेद उत्पन्न होने लगें। किसी 
नये धर्म को स्वीकृत कर लेने मात्र से मनुष्यों के जीवन व विद्वासों में झामुल-चूल 
परिवर्तन नही हो जाता । उनके झपने विश्वास व परम्परागत श्रम्यास नये धर्म पर 
भी प्रभाव डालते हैं, श्लौर विभिन्‍न देशों में एक ही धर्म विभिन्‍न रूप घारण कर लेता 
है। यही कारण है, कि बुद्ध की शिक्षाओं को झपनाने वाले विभिन्‍न प्रकृति के मनुष्यों 
ने उनको विभिन्‍न रूपों में देखा, भौर इससे बौद्ध-घर्म के विविध सम्प्रदायों का प्रादु- 
भाव हुआ । बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद उनके धर्म के दो सम्प्रदाय (निकाय) स्पष्ट 
रूप से विकसित हो गये थे । इन निकायों के नाम थे, स्थविरवादी और महासाधिक | 
इन सम्प्रदायों में महासांधिक बुद्ध को झलौकिक व अ्मानव रूप देने में तत्पर थे, औौर 
स्थविरवादी बुद्ध की मानवता पर विश्वास रखते थे। इस सम्प्रदायभेद का मूल श्राघार 


१७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


यही था। भागे चलकर महासाँधिक सम्प्रदाय ही महायान के रूप में परिवर्तित हुआ 
बोड़ों की दूसरी सहासभा--बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद वैशाली नगरी में 
बोढ़ों की दूसरी संगीति (महासभा) हुई। इसका झायोजन स्थविर यश नाम के पाक्षायें 
द्वारा किया गया था इसका मुख्य प्रयोजन यही था, कि बौद्धों में जो ध्रनेक सम्प्रदाय 
विकसित हो रहे थे, उनपर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाय । पर 
इस उद्देश्य में वैशाली की संगीति को सफलता नहीं हुई। बौद्ध-भिक्षुप्रों के मतभेद 
झौर विवाद निरन्तर बढ़ते गये, झौर बाद मे उनमें अनेक नये सम्प्रदायों का विकास 
११ 
्ं श्रठारह सम्प्रदाय--वंद्ञाली की महासभा के बाद सपना भ्रशोक के समय तक 
लगभग १२० वर्षों में बौद्ध-धर्म प्रठारह सम्प्रदायों (निकायों) में विभक्त हो गया था। 
इन निकायों के नाम निम्नलिखित थे---स्थविरवाद, हैमबत, वृजपुत्रक, धर्मोत्तरीय, 
भद्रयाणीय, सम्मितीय, पाण्णागरिक, सर्वास्तिवादी, महीशासक, धर्मंगुप्त, काश्यपीय, 
सौत्रन्तिक, महासांघिक, प्रज्गप्तिवादी, चेतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावहारिक झौर 
गोकुलिक । इनमें से पहले बारह निकाय स्थविरवाद से उदभूत हुए थे, झौर पिछले 
छ: महासांघिक सम्प्रदाय से । इनमें से कतिपय सम्प्रदायों के नाम विविध प्रदेशों के 
साथ सम्बन्ध रखते हैं। इसमे यह सूचित होता है, कि उनका विकास विशेष रूप से 
उन प्रदेशों मे ही हुआ था । 
बोद़ों की तीसरी महासभा--बोद्ध-धर्मं की तीसरी संगीति सम्नाट भ्रशोक 
मौये के समय में पाटलिपुत्र के 'अशोकाराम” में हुई। इसका प्रध्यक्ष अशोक का गुरु 
झाचाये मोग्गलिपुत्त तिस्स (मौग्दलिपुत्र तिष्य) था। कुछ ग्रन्थों मे इसी को उपगुप्तः 
भी लिखा गया है । इस महासभा द्वारा भी यह प्रयत्न किया गया, कि विविध बौद्ध- 
सम्प्रदायो के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्णय किया जाय । इस कार्य 
के लिए झ्ाचार्य तिष्य ने एक हजार ऐसे भिक्षुओझों को चुन लिया, जो परम विद्वातु 
झौर अनुभवी थे। इन भिक्षझों की सभा झाचार्य तिष्य की श्रध्यक्षता मे नौ मास तक 
होती रही । धर्मंसम्बन्धी सब विवादग्रस्त विषयों पर इसमें विचार हुश्ना। प्नन्त में 
मौदगलिपुत्र तिथ्य का रचा हुआ “कथावत्थु” नाम का ग्रन्थ प्रमाणस्वरूप से सबसे 
स्वीकार किया। इस प्रकार अद्योक के राज्याभिषेक के सत्रह साल बाद ७२ वर्ष के 
वृद्ध आचार्य मौद्गलिपुत्र तिव्य (उपगुप्त) ने बौद्ध-धर्म की तुतीय महासभा की समाप्ति 
की । साथ ही पृथिवी कॉपकर कह उठी, 'साधु'। 


(५) विदेशों में धर्म-प्रचार का आयोजन 


बोौद्ध-धर्म के श्रान्तरिक भगड़ों के समाप्त हो;जाने भौर संघ में एकता स्थापित 
हो जाने पर आचार्य तिष्य ने देश-विदेश में बोद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए एक 
भहात्‌ योजना तैयार की । इसके अनुसार यह निश्चय हुआ, कि भिक्षुओं की मण्डलियाँ 
विविध देशों में प्रचार के लिए भेजी जायें। लंका की प्राचीन प्रनुश्रुति के प्रनुसार 
इन मण्डलियों के नेताश्नों प्रौर उन्हें सुपुर्दे किये गये देशों की सूच्ची इस प्रकार है---- 


झशोक की धर्म-विजञय धौर बौद्ध-धर्म का प्रसार १७५ 


देश प्रधान भिक्षु 
काइमीर झौर सान्धार मज्कन्तिक (मध्यान्तिक) 
महिश मण्डल महादेव 
वनवास थेर रक्रिखित (रक्षित) 
झपरान्तक योनक घम्म-रक्खित 
महाराष्ट्र महा धम्मरक्खित (महांघमेरक्षित) 
योतर लोक (यवन देश) महा रक्खित (महारक्षित) 
हिमबंत थेर मज्मिम झौर कस्सप 
सुवर्ण भूमि थेर सोण भौर उत्तर 
लंका महामहिन्द्र (महेन्द्र) 


झाचार्य तिथ्य की योजना के झनुसार ये भिक्ष्‌ विविध देक्षों में गये, भ्रौर वहाँ 
जाकर उन्होंने बोद्ध-धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मास्य 
के बाद शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ में विजय-यात्रा के लिए जाया करते थे । इन भिक्षुप्रों 
ने भी शरद के शुरू में प्रपता प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया। 

बौद्ध-प्नुश्रुति में प्रचारक-मण्डलों के जिन नेताओं के नाम दिये गये हैं, उनके 
अस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी प्राप्त होती है। साञ्ची के 
दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गए पत्थर के सन्दूक में एक घातुमंजूषा (बहू संदूकड़ी, 
जिसमे श्रस्थि व फूल रखे गए हों) ऐसी मिली है, जिस पर “मोग्गलिपुत्त' उत्कीर्ण है । 
एक दूसरी घातुमजूषा के तले पर तथा इकक्‍कन के ऊपर और अन्दर हारितीपुत्त, मभिम 
लथा सबहिमबतचरिय (सम्पूर्ण हिमालय के श्राचायें) कासपगोत के नाम खुदे हैं। इन 
मंजूषाओं में इन्हीं प्रचारकों के घातु (फूल) रखे गए थे, और वह स्तूप इन्हीं के ऊपर 
बनाया गया था । साञ्ची से पाँच सील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी धातुमंजूघाएं 
पायी भई हैं, जिसमें से एक पर कासपगोत का झौर दूसरी पर हिमालय के दुन्दुभिसर 
के दामाद गोतीपुत्त का नाम उत्कीर्ण है। कासपगोत और पुन्दुभिसर थेर मज्मिम के 
साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश में बौद्ध-घर्म का प्रचार करने के लिए गये थे । स्तृपों 
में प्राप्स ये धातुमंजूषाएं इस बात का ठोस प्रमाण हैं, कि बौद्ध-अ्रनुश्रुति की प्रचारक- 
मण्डलियों की बात यथार्थ सत्य है। बौद्ध-धर्म का विदेश्षों में प्रसार करने के कारण 
इल भिक्षुओं का भी बडा आदर हुशा और इनकी धातुझों पर भी वेसे ही स्तूप खड़े 
किये गए, जैसे कि भगवान्‌ बुद्ध के भ्रवशेषों पर थे । उस युग में सर्वेसाधारण लोग इन 
महाप्रतापी व साहसी भिक्षु-प्रचारकों को कितने ध्ादर की दृष्टि से देखते थे, इसका 
इससे अच्छा प्रमाण नहीं मिल सकता । झणशोंक के समय में पाटलिपुत्र में हुई इस महा- 
सभा भौर आाषाये मोग्गलिपुत्त तिष्य (उपगुप्त) के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम हुआ, 
कि बौद्ध-धर्म भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों में फैल गया। 

लंका में ध्रदार -- जो प्रचारकमंडल लंका में कार्य करने के लिए गया, उसका 
नेता महेन्द्र था। महेन्द्र अशोक का पुत्र था, भौर उसकी माता अ्रसंधिमित्रा विदिशा के 
एक श्रेष्ठी की कन्या थी। राजा बिदुसार के शासनकाल में जब अशोक उज्जयिनी का 
शासक था, उसका विवाह प्रसंधिमित्रा कें साथ हुआ था । इस बिवाह से भ्रशोक की 


१७६ भारतीय संस्कृति का विकास 


दो संतानें हुईं, महेन्द्र और संघमित्रा । मोद्‌गलिपुत्र तिष्य ने इन दोनों को भिक्षुत्रत में 
दीक्षित किया । भिक्षु बनते समय महेन्द्र की झायु बीस साल की थी । 

इस समय में लका का राजा 'देवताप्यो का प्रिय तिष्य था। उसकी अशोक 
से बडी मित्रता था। राजगद्दी पर बैठने पर तिष्य ने अपना एक दृतमण्डल प्रशोकत 
के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्न श्रादि मागध सम्राद्‌ की सेवा में मेट करने के 
लिये लाया । इस दूतमंडल का मेता राजा तिष्य का भानजा महाप्ररिदृठ था। लंका 
का दूतमण्डल सात दिन में जहाज द्वारा ताम्नलिप्ति के बंदरगाह पर पहुंचा श्लौर उसके 
बाद सात दिन में पाटलिपुत्र। भ्रशोक ते इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े 
समारोह के साथ स्वागत किया । पाँच मास तक लंका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र में रहा । 
दूत-मडल को विदा करते हुए श्रशोक ने तिष्य के नाम यह संदेश भेजा--“मैं बुद्ध की 
शरण में चला गया हूँ। मैं धम्म की शरण में चला गया है। मै संघ की शरण में 
चला गया हुँ। मैने शाक्य-मुनि के धर्म का उपासक होने का ब्रत ले लिया है । तुम 
भी इसी बुद्ध, धर्म और सधरूपी त्रिरत्न का आश्रय लेने के लिए अपने मन को तैयार 
करो । 'जिन' के उच्चतम धर्म का प्राश्रय लो। बुद्ध की शरण में आने का निःष्नय 
करो।” 

इधर तो झ्रशोक का यह संदेश लेकर महाग्ररिट्ठ लंका वापस जा रहा था, 
उधर भिक्षु महेन्द्र लका में धरम प्रचार के लिए भ्पने साथियों के साथ जाने को कटिवद्ध 
था। 

लंका पहुँचकर महेन्द्र ने भ्रनुराधपुर से आठ मील पूर्वे जिस स्थान को केन्द्र 
बनाकर प्रचार कार्य प्रारम्भ किया, वह भ्रब॒ भी महिदतले कहलाता है। पअ्रशोक के 
सदेश के कारण देवताओो का प्रिय राजा तिष्य पहले ही बौद्ध-धर्म के प्रति अनुराग 
रखता था। महेन्द्र का उपदेश सुतकर अ्रपते चालीस हजार साथियों के साथ राजा 
तिष्य ने बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया । राजकुमारी अनुला ने भी अपनी ५०० सहचरियों 
के साथ बौद्ध-धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रगट की, पर उसे निराश होना पडा । 
उसे बताया गया, कि भिक्षुओ्रों को यह अधिकार नही है, कि स्त्रियों को दीक्षा दे सकें | 
स्त्री को दीक्षा भिक्षुणी ही दे सकती है। इसपर राजा तिष्य ने महाअ्रिट्ठ के नेतृत्व 
में फिर एक प्रतिनिधिमण्डल पाटलिपुत्र भेजा। इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। 
पहला यह कि संघमित्रा (महेन्द्र की बहन) को लका झ्राने के लिए निमत्रण दे, ताकि 
कुमारी अनुला श्रोर लकावासिनी पअन्य महिलाएँ बौद्ध-धर्म की दीक्षा ले सके, और दूसरा 
यह कि वोधितृक्ष की एक शाख्त्रा को लंका ले आए, ताकि वहाँ उसका श्रारोपण किया 
जा सके । यद्यपि अशोक अपनी प्रिय पुत्री से वियुक्त नहीं होना चाहता था, पर बौद़- 
धर्म के प्रचार के लिये उसने संघमित्रा को लंका जाने की अनुमति दे दी । बोधिवृक्ष 
की शाख्रा को भेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया। बड़े भनुष्ठानों 
के साथ सुवर्ण के कुठार से बोधिवृश्र की एक शाखा काटी गयी, और उसे बड़े प्रयत्न 
से लंका तक सुरक्षित पहुँचाने का आ्रायोजन किया गया, श्रौर बड़े सम्मान के साथ 
लंका में बोधिवृक्ष का श्रारोपण किया गया। अनुराधपुर के महाविहार में यह विशाल 
वृक्ष भ्रब तक भी विद्यमान है, भ्रौर संसार के सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। राजा 


झ्रशोक की धर्म-विजय झौर बौद्ध-धर्म का प्रसार १७७ 


तिध्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एक भिक्षुणी-विहार बनवा दिया था। वहाँ 
राजकुमारी प्नुला ने प्रपनी ५०० सहेलियो के साथ भिक्षणीव्रत की दीक्षा ली । 

दक्षिण भारत में बौद्ध-धर्म---प्राचार्य मोद्गलिपुत्र तिथ्य की योजना के अनुसार 
जो विविध प्रचारक-मण्डल विभिन्‍न देशों में बौद्ध-बर्म का प्रचार करने से लिए गये थे, 
उनमें से चार को दक्षिण भारत में भेजा गया था। श्रशोक से पूर्व बौद्ध-धर्म का प्रचार 
मुल्यतया विध्याचल के उत्तर में ही था। लका के समान दक्षिण भारत में भी ध्रशोक 
के समय में ही पहले-पहल बुद्ध के अष्टामिक आझायं-मार्ग का प्रचार हुआ । अ्रशोक से 
अपनी घर्मेविजय की नीति का अनुसरण करते हुए चोल, पांड्य, केरल, सातियपुत्र 
औीर ताम्रपर्णो के पड़ोसी राज्यों मे जहाँ भ्रंतमहामात्र नियत किये थे, वहाँ श्रपने 
साम्राज्य में भी रठिक-पेतनिक, श्रांध भौर पुलिद प्रदेशों में घर्ममहामात्रों की नियुक्ति 
की थी। ये सब प्रदेश दक्षिण भारत में ही थे। अशोक द्वारा नियुक्त धर्ममहामात्रों 
और अंतमहामात्रो के श्रतिरिक्त प्रब चार प्रचारकमण्डल भी वहाँ गये । इनमे भिक्षु 
महादेव महिशमण्डल गया । यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ श्रब मैसूर का 
राज्य है। वनवास उत्तर कर्णाटक का पुराना नाम है। वहाँ ग्राचाये रक्षित घर्मप्रचार 
के लिए गया। अपरान्तक का भ्रभिष्राय कोंकण से है, वहाँ का कार्य योनक धम्मरक्खित 
के सुपुर्दे किया गया था । संभवतः, यह भझ्ाचार्य यवन-देश का निवासी था, इसीलिए 
इसे योनक कहा गया है। महारदठ (महाराष्ट्र) में कार्य करने के लिए थेर महाधम्म- 
रक्‍क्खित की नियुक्ति हुई थी। दक्षिण भारत में बौद्ध-प्रचारकों के कार्य का वर्णन 
महावंद मे विशद रूप से किया गया है। 

श्रांप्न देश और पाड्य श्रादि तमिल राज्यों में आचार्य उपग्रुप्त ने प्रचार का 
कार्य किन भिक्षुओं को दिया था, यह बोद्-अ्रनुश्रुति हमे. नहीं बताती । पर प्रतीत 
होता है, कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों मे महेन्द्र और उसके साथियों ने ही कार्य 
किया था। सातवी सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्,नत्साग जब भारत की यात्रा करते 
हुए दक्षिण में गया, तो उसने द्रविड़ देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था । 
यह विहार सम्भवत:, महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रचार-कार्य की स्मृति में 
दी बनवाया गया था। 

खोतन में कुमार कुस्तन--पुराने समय में खोतन भारत का ही एक समृद्ध 
उपनिवेश था । वहाँ बौद्ध-धर्म, भारतीय सम्यता और संस्कृति का प्रचार था। पिछले 
दितों में तुकिस्तान श्रौर विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रदेश में 
बौद-पूर्तियों, स्तूपों तथा बिहारों के अ्रवशेष प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत 
के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह नहों, कि किसी समय यह सारा प्रदेश 
बृहत्तर भारत का ही ग्रंग था। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाइयात और सातवीं 
सदी में हा नत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनों से सूचित्त होता है, 
कि उस प्राचीन युग में खोतन के निवासी बोद्ध-धर्म के अनुयायी थे, सारा देश बौद्ध- 
विहारों श्रौर स्तूपों से भरा हुआ था, झौर वहाँ के अनेक नगर बौद्ध-शिक्षा भौर सम्बता 
के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । 

खोतन में बोद्ध-चर्म और भारतीय सम्यता का प्रवेश राजा भ्रशोक के समय में 


श्ज्च भारतीय संस्कृति का विकास 


ही हुआ । इसका वर्णन कुछ तिब्बती ग्रन्थों में उल्लिखित है । सम्भवतत:, ये तिब्बती 
ग्रन्थ खोतन की प्राचीन भ्नुश्रुति के भाधार पर ही लिखे गये थे । हम यहाँ बहुत संक्षेप 
से इस कथा को लिखते हैं--- 
राज्याभिषेक के तीन साल बाद राजा झ्रशोक के एक पुत्र हुआ । ज्योतिषियों 
से बताया, कि इस बालक मे प्रभुता के भ्नेक चिह्न विद्यमान हैं, भौर यह पिता के 
जीवनकाल में ही राजा बन जायगा । यह सुनकर श्रशोक को बड़ी चिन्ता हुई। उसने 
शाज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाय । परित्याग करते के बाद भी' 
भूमि माता द्वारा बालक का पालन होता रहा । इसीलिए उसका नाम कुस्तन (कु- 
भूमि है स्तन जिसकी) पड़ गया । उस समय चीन के एक प्रदेश में बोघिसत्व का 
शासन था। उसके ६६६ पुत्र थे। इसपर बोधिसत्व ने वैश्ववण से प्रार्थेतरा की, कि 
उसके एक पुत्र भ्रौर हो जाय, ताकि संख्या पूरी १००० हो जाय | वैश्रवण ने देखा, 
कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वह उसे चीन ले गया और बोघिसत्व के 
पुत्रों में सम्मिलित कर दिया। एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के झन्य पुत्रों के 
साथ भंगडा हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा--“तू सम्राट्‌ का पुत्र नहीं है । यह 
जानकर कुस्तन को बडा कष्ट हुआ । इस बात की सचाई का निश्चय करके उसने 
राजा से अपने देश का पता लगाने और वहाँ जाने की क्‍झ्नुमति माँगी । इसपर राजा 
ने कहा--'तू मेरा ही पुत्र है। यह तो तेरा झपना देश है। तुझे दुखी नहीं होना 
चाहिए! । पर कुस्तन का इससे भी संतोष नहीं हुआ । उसने पक्का इरादा कर 
लिया था, कि उसका भी अपना पृथक्‌ राज्य हो । झ्तः उसने झपने दस हजार साथियों 
को एकत्र किया, और पश्चिम की तरफ चल पडा । इस तरह चलते-बलते वह खोतन 
के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा । 
सम्राट्‌ श्रशोक के एक मन्‍्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था । 
धीरे-धीरे वह राजा की आरांखों में खटकने लगा । यश को जब यह बात मालूम हुई, 
तो उसने भी यही निवुचय किया कि भारत छोड़कर अपने लिए नया क्षेत्र ढूँढ़ ले ॥ 
उसने भपने सात हजार साथियों के साथ भारत छोडकर सुदूर पश्चिम मे नये प्रदेशों 
का श्रनुसन्धान प्रारम्भ किया। इस प्रकार वह खोतन में उथेत नदी के दक्षिण-तट 
पर जा पहुँचा । श्रब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के श्रनुयायियों मे से दो व्यापारी घूमते- 
फिरते तो-ला नाम के भ्रदेश में भ्राये । यह प्रदेश उस समय बिल्कुल गैर-झ्ाबाद था । 
इसकी रमणीयता को देखकर उन्होंने विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के 
द्वारा झ्राबाद किये जाने के योग्य है । मनन्‍्त्री यश को कुस्तन के बारे मे जब पता लगा, 
तो उसने यह सन्देश उसके पास भेजा--'तुम राजघराने के हो भौर मैं भी कुलीन 
धराने का हूँ । भ्रच्छा हो कि हम परस्पर मिल जाएँ और इस उचधेन प्रदेश में मिलकर 
बस जाएँ । तुम राजा बनो और मैं तुम्हारा मन्त्री ! यह विचार कुस्तन को बहुत 
पसन्द झाया। कुस्तन ने अपने चीनी अनुयायियों के साथ और यश ने अपने भारतीय 
साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को भ्ाबाद किया | इसीलिए तिब्बती 
झनुश्नति के अनुसार “खोतन देश झाधा चीनी है, और भाधा भारतीय । लोगों की 
भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है, झोर न बीनी । वह दोनों का सम्मिश्रण है । 


झणोक की धर्म-विजय झौर बौठ-घर्म का प्रसार १७६ 


झप्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों की झादतें चीन से बहुत 
कुछ मिलती हैं। धर्म और भाषा भारत से मिलती हैं + खोतन में वर्तमान भाषा का 
प्रवेश भायों (बौद्ध-प्रचारकों) द्वारा हुआ्ला है ।” जिस समय कुस्तन ने खोतन में अपने 
राज्य की स्थापना की, तो बह १६ साल का था और अ्द्योक जीवित था। ज्योतिियों 
की यह भविष्यवाणी सत्य हुई, कि कुस्तन अशोक के जीवनकाल में ही राजा बन 
जाएगा। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस प्राचीन लिब्बती भ्रनुश्रुति के भ्नुसार खोतन 
के प्रदेश में राजा ग्शोक के समय में भारतीयों ने अपना एक उपनिवेश बसाया, 
जिसमें घीनी लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था। इसी समय में वहाँ भारतीय सम्यता 
ओर धर्म का प्रवेधा हुआ | 

हिसवन्त देशों भें प्रधार---हिमालय के क्षेत्र में झाचार्य मज्मिम को प्रचार- 
कार्य करने के लिए नियत किया गया था। महावंश टीका में उसके चार साथियों के 
भी नाम दिये गये हैं। ये साथी निम्नलिखित थे, कस्सपगोत, दुन्दुभिसर, सहदेव और 
मूलकदेव । हम ऊपर लिख चुके हैं, कि साउनची के समीप उपलब्ध हुई घातुमंजूषाधों 
पर हिमवताचार्य के रूप में मज्फिम, कस्सप और दुन्दुभिसर के नाम उत्तीर्ण मिले हैं। 
हिमालय के सम्पूर्ण प्रदेश में अशोक के समय बोद्ध-घममं का प्रचार हुआ। महावंश के 
झनुसार बहुत-से गन्धवे, यक्ष श्रौर कुम्मण्डकों ने बौद्ध-घ्म को स्वीकृत किया । एक 
यक्ष ने, जिसका नाम पठ्चक था, अपनी पत्नी हारीत के साथ धर्म के प्रथम फल की 
प्राप्ति की, भौर झपने ५०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, “जैसे तुम भ्रब तक क्रोध करते 
भाये हो, वेसे झ्ब भविष्य में न करो । क्‍योंकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले 
हैं, प्रत: अब कभी किसी प्राणी का घात न करो । जीवमाष का कल्याण करो | सब 
मनुष्य सुख के साथ रहें ।” 

काइमीर झर गान्धार में झाचाये' मज्कन्तिक पृथक्‌ रूप से भी कार्य कर रहा 
था । उसके कार्य का भी महावंश से बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। हिमवन्त के प्रदेश 
के समान काइसीर धौर गान्धार में भी बौद्ध-घर्म का प्रशोक के युग में प्रचार हुआ । 
हिमवस्त प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी पाटन या ललितपत्तन राजा अशोक ने 
ही बसायी थी। पाटन के मध्य व चारों तरफ प्लशोक ने बहुत-से स्तृप बनवाये थे, 
जिनमें से पाँच भ्रब तक भी विद्यमान हैं। प्रशोक की पुत्री चारुमती नेपाल जाकर बस 
शई थी । उसने झपने प्रति देवषपाल के नाम से वहाँ देवपत्तन नाभ की नगरी भी बसाई 
थी। उसी के समीप एक विशाल बौद्ध-विहार का भी निर्माण कराया गया था, जिसके 
झ्रवेष पशुपतिनाथ के मन्दिर के उत्तर में श्रब॒ तक भी विद्यमात हैं। कास्मीर सें 
झशोक के समय में बहुत-से स्तृप झ्नौर विहारों का निर्माण हुआ । कल्हणकृत राजतरंगिणी 
के प्रमुसार काश्मीर की राजधानी आ्रीतगरी को अभ्रशोक ने ही बसाया था। “'श्रीविजयेश 
के टूटे-फूटे किले को हटाकर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोषों से रहित विशुद्ध 
पत्थरों का एक विशाल किला बनवाया। अ्रद्योक ने जेहलम के सारे तट को स्तूपों द्वारा 
धाज्छादित करा दिया था ।” 

हिमालय के प्रदेशों में गांधर्न, यक्ष ग्रादि जिन जातियों को बौद्ध-घर्म में दीक्षित 


१८० भारतीय संस्कृति का विकास 


करने का उल्लेख किया गया है, वे सब वहाँ के मूल निवासियों के नाम हैं। ये कोई 
खोकोत्तर व दैवी सत्ताएँ नही थी । ग 
यचन देशों में प्रचार--भारत के पश्चिम मे प्ंतियोक श्रादि जिन यवन-र' 
के राज्य थे, उनमें भी भ्रशोक ने अपनी धर्म-विजय की स्थापना का उद्योग किया था। 
अतमहामात्र उन सब देशो मे चिकित्सालय, धमंशाला, कूप, प्याऊ आदि खुलवाकर 
भारत भर उसके धर्म के लिए विशेष झ्ादर का भाव उत्पन्न कर रहे थे। इस दक्षा 
भे जब झाचार्य महारक्खित ग्रपने प्रचारकमंडल के साथ वहाँ कार्य करने के लिए गया, 
तो उसने भपने लिए मैदान तैयार पाया। इस प्रसंग मे महावंश ने लिखा है कि 
“ग्राचार्य महारक्खित योन देहा में गया। वहाँ उसने 'कालकारामसुत्त' का उपदेश 
दिया । एक लाख सत्तर हजार मनुष्यो ने बुद्धमागे के फल को प्राप्त किया श्रौर दस 
हजार स्त्री-पुरुष भिक्‍खू बने ।” इसमें संदेह नहीं, कि भ्रशोक के बाद बहुत समय तक 
इन पद्िचमी यवन-देशो में बौद्ध-धर्म का प्रचार रहा । मिस्र के यूनानी राजा टाल्मी _ 
(तुरमय) ने प्रलेक्जेण्डिया के प्रसिद्ध पुस्तकांलय मे भारतीय ग्रन्थों के भी श्ननुवाद की 
व्यवस्था की थी । जब पैलेस्टाइन में श्रशोक से लगभग ढाई सौ वर्ष बाद महात्मा ईसा 
का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस पदिचमी दुनिया में ईसीन तथा थेराथून नाम के विरक्त 
लोग रहते थे । ये लोग पूर्व की तरफ से पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में जाकर बसे थे, 
भौर धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी करते थे। ईसा की शिक्षाश्रो पर 
इनका बड़ा प्रभाव था, झौर स्वयं ईसा इनके सत्संग मे रहा था। सम्भवतः, ये लोग 
भाचाय॑ महारक्खित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय में इन 
विदेशी यवन-राज्यों मे बौद्ध-भिक्षुओ्रों (थेरों) का जीवन व्यतीत कर रहे थे । बाद में 
ईसाई धर्म श्रोर इस्लाम के प्रभाव के कारण इन पश्चिमी देशो से बौद्ध-धर्म का सर्वथा 
'लोप हो गया । पर यह निश्चित है, कि उनसे पूर्व इन देशों में बौद्ध-धर्म श्रपता काफी 
प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध-धर्म के सदृश शव भौर वैष्णव लोग भी यवन-देशों 
में गये, और बहाँ उन्होने श्रपनी भ्रनेक बस्तियाँ कायम की । 
सुवर्णभूमि में प्रधार--महावश के अनुसार झ्राचायें उत्तर श्रौर थेर सोण 
सुवर्णभूमि में प्रचार के लिए गये थे। उस समय सुवर्ण भूमि के राजकुल की यह दशा 
थी, कि ज्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता, एक राक्षसी उसे खा जाती । जिस समय 
ये थेर सुवर्णभूमि पहुँचे, तभी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया । उसी समय राक्षसी 
समुद्र से निकली, और सब लोग भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। पर थेरों ते 
प्रपने श्रलौकिक प्रभाव से राजकुमार का भक्षण करने वाली 'राक्षसी को वद्य मे कर 
लिया । इस प्रकार सर्वेत्र श्रभय की स्थापना कर इन थेरों ते लोगो को बौद्ध-धर्म का 
उपदेश दिया। इससे प्रभावित हो बहुत-से लोगो ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। 
सम्भवतः, महावंश के इस वर्णन में आलंकारिक रूप से' यह उल्लेख है, कि रोगरूपी 
राक्षसी के भ्राक्रमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नही रह पाता था। 
थेर सोण श्ौर उत्तर कुशल चिकित्सक भी थे । जब वे सुवर्ण भूमि गये, तो इस रोगरूपी 
राक्षसी ने पुनः आक्रमण किया, पर इस बार इन थेर चिकित्सकों के प्रयत्न से राजकुमार 
की जान बच गई, और सुवर्णभूमि के निवासियों की बौद्ध-धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई | 


अशोक की घर्म-विजय और बौद्ध-धर्म का प्रसार १८१ 


सुवर्ण भूमि का ग्रभिप्राय दक्षिणी बरमा तथा उसके परे के दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के प्रदेशों से है। श्राधुनिक बरमा के पेगू-मालमीन के प्रदेशों में भ्रशोक के समय में 
बौद्ध-प्रचारक गये, और उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिससे कुछ ही समय में 
न केवल सम्पूर्ण बरमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत-से देश बौद्ध-वर्म के झनुयायी हो 
गये । 

प्रशाक के समय में झाचाये मोग्गलिपुत्त तिस्स या उपगुप्त के भ्रायोजन के 
अनुसार बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रचार करने के लिए जो भारी प्रयत्न प्रारम्भ हुआ, 
उसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, प्रपितु संसार के इतिहास में भी बहुत 
भहत्व है। बौद्ध-भिक्षु जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे 'बुद्ध के शासन का प्रसार कहते 
थे । इस कार्य में वे मगध के सम्राटों से भी बहुत आगे बढ़ गये । मागध-साम्राज्य की 
भ्रपेक्षा बहुत बड़ा ऐसा धर्म-साम्राज्य उपगुप्त ने बनाया, जो कुछ सदियों तक ही नहीं, 
भ्रपितु सहस्नाब्दियों तक कायम रहा | दो हजार साल से अधिक समय बीत जाने पर 
भी यह साझ्नाज्य भ्रव तक भी शझ्रांशिक रूप से कायम है। 


बारहवाँ पभ्रध्याय 
मोय कालीन भारत 


(१) सौर्य युग को कला 


भारत के इतिहास में मौर्य युग का बहुत सहत्त्व है। इस काल में प्रायः सम्पूर्ण 
भरत एक शासन के अधीन था। देश की राजनीतिक एकता भली-भाँति स्थापित 
थी, झौर भारत के धामिक नेता दूर-दूर तक 'घर्मविजय' स्थापित करने में तत्पर थे । 
केवल राजनीति और धर्म के क्षेत्रों में ही नही, प्रपितु कला, शासन, शिक्षा, समाज 
और शभ्राथिक जीवन झादि सभी क्षेत्रों में इस काल में भारतीयों ने श्रसाधारण उन्नति 
की, झौर इस उन्नति का दिग्दर्शन भारत के सांस्कृतिक विकास को समभने के लिए 
बहुत उपयोगी है । 

मौर्य युग के पभ्रनेक ग्रवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। उनके भ्रनुशीलन से 
इस युग की नगर-रचना, मूर्ति-निर्माण कला झादि के सम्बन्ध में भ्रनेक महत्त्वपूर्ण 
बातों का परिचय मिलता है। 

पाटलिपुत्र नगर--मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र एक बहुत ही विशाल 
नगरी थी । सीरिया के राजा सैल्युकस निकेटर का राजदूत मैग्रस्थनीज ३०३ ई० पू० 
में पाटलिपुत्र झ्ाया था श्ौर कई साल तक वहाँ रहा था। उसने झपने यात्रा-विवरण 
मे इस नगरी का जो वर्णन किया है, उसमें कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। उसके अनुसार 
“भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा नगर है, वह प्रेसिप्राई (प्राच्य देश) में पालिगब्रोधा 
(पाटलिपुत्र) कहलाता है। वह गंगा और ऐरन्नाबोशस (सोन) नदियों के तटपर स्थित 
है । गंगा सब नदियों में बड़ी है, पर ऐरन्नाबोश्रस संभवत: भारत में तीसरे नम्बर की 
नदी है। भारत की नदियों में यद्यपि इसका नम्बर तीसरा है, पर भ्रन्य देशों की बड़ी 
से बडी नदी से भी यह बड़ी है। इस नगरी की बस्ती लम्बाई में ८० स्टेडिया श्रौर 
चौड़ाई में १५ स्टेडिया तक फैली हुई है (एक मील>--सवा पाँच स्टेडिया)। यह 
नगरी समाचान्तर चतुर्मुज की शक्ल में बनी है। इसके चारों श्रोर लकड़ी की एक 
प्राचीर (दीयार) है, जिसके बीच में तीर छोड़ते के लिए बहुत से छेद बने हैं। दीवार 
के साथ चारों तरफ एक खाई है, जो रक्षा के निमित्त और शहर का मैला बहाने के 
काम झाती है। यह खाई गहराई में ४५ फीट भोर चौड़ाई में ६०० फीट है। शहर के 
चारों श्रोर की प्राचीर ५७० बुर्जों से सुशोभित है, भ्ोर उसमें ६४ द्वार बने हैं ।'' 

हजारों वर्ष बीत जाने पर प्रब इस वैभवद्याली पाटलिपृश्र की कोई इमारत 
शेष नहीं है। पर पिछले दिनों जो खुदाई पटना के क्षेत्र में हुई है, उससे मौयंकाल के 
धनेक भवशेष उपलब्ध हुए हैं। श्राचीन पाटलिपुत्र नगर वर्तमान समय में गंगा भौर 


भौर्यकालीन भारत १८३ 


सोन नदियों के सुविस्तृत पाट के नीचे दब गया है । रेलवे स्टेशन तथा श्रास-पास की 
बस्तियों ते भी इस प्राचीन नगरी के बहुत से भाग को झपते नीचे छिपा रखा है । 
रेलवे लाइन के दक्षिण में कुमराहार नाम की बस्ती के समीप प्राजीन पाटलिपुत्र के 
बहुत-से भ्रवदेष प्राप्त हुए हैं। जनश्षुति के भनुसार इस स्थान के नीबे पुराने जमाने 
के झ्रनेक राजप्रासाद दबे हुए हैं। इसी क्षेत्र में लकडी की बनी हुई एक पुरानी दीवार 
के भी झवशेष मिले हैं । प्रनुमान किया गया है, कि ये पाटलिपुत्र की उसी प्राचीर के 
अवशेष हैं, जिसका उल्लेख मैंगस्थनीज ने अपने यात्रा-वर्गन में किया था। लकड़ी की 
दीवार के कुछ भ्रवशेष मौर्य महलों में भी माने जाते हैं । 

अद्योक के स्तुप--.प्राचीन प्नुश्नुति के अ्रनुसार सम्राट झ्शोक ने बहुत-से स्तूपों 
व विहारों का निर्माण कराया था । विविध ग्रन्थों में इनकी संख्या चौरासी लाख 
लिखी गई है। समय के प्रभाव से भ्रब झशोक की प्रायः .सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी 
हैं। पर अब से बहुत समय पूर्व चीनी यात्रियों ने इनका अवलोकन कर इनका वर्णन 
लिखा था। पाँचवी सदी के शुरू में चीनी यात्री फाइयान भारत झाया था। उसने 
झपनी आँखों से झशोक की भ्रनेक कृतियों को देखा था। यद्यपि उसके समय में अशोक 
को मरे सात सौ साल के लगभग हो चुके थे, पर इतने समय बाद भी उसकी कृतियाँ 
श्रच्छी दक्षा में विद्यमान थी। फाइयान ने लिखा है--'पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) राजा 
क्रशोक की राजधानी थी। नगर में प्रभी तक भ्रशोक का राजप्रासाद और समा-भवन 
है। सब असुरों के बनाये हुए हैं। पत्थर चुनकर दीवारें और द्वार बनाये गये हैं। उन 
पर सुन्दर खुदाई झौर पच्चीकारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सकते । श्रद 
तक नये के समान हैं ।' 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हाय एनत्सांग सातवीं सदी में भारत भाया था। उसने श्रपने 
यात्रा विवरण में भ्रशोक के बनवाये हुए बहुत-से स्तृपों का वर्णन किया है, जिन्हें उसने 
अपनी श्राँखों से देखा । तक्षद्विला में उसने भ्रशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप ठेखे; 
जिनमें से प्रत्येक सौ-सो फुट ऊँचा था। नगरूद्वार के स्तूप की ऊेबचाई ३०० फीट थी। 
इसी तरह मथरा, थानेसर, कनौज, अयोघष्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रीनगर, 
कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, वैशाली, गया, ताज्नलिप्ति श्रादि नगरों में उसने 
बहुत-से स्तृप देखे, जो प्रशोक ने बनवाये थे, और जो ऊँचाई में ७०, १००, २०० 
या ३०० फीट तक के थे। पाठलिपुत्र में उसने अशोक का राजमहल भी देखा, पर 
तब तक वहू भग्त दष्षा में प्ला चुका था। इस चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र मे प्र्योक के 
समय का बहुत ऊँचा स्तम्भ भी देखा, जहाँ भ्रशोक ने चण्डगिरिक की श्रध्यक्षता में 
सरकगुृह का निर्माण कराया था। काइमीर में छा नत्सांग ने भ्शोक के बनवाये हुए 
बहुत-से स्तूपों श्रौर संधारामों को देखा था, जिनका उल्लेख कल्हूंण की राजद्गरंगिणी 
सें भी किया गया है । 

सारवाध---अद्योक की ग्रनेक कृतियाँ बनारस के समीप सारनाथ में उपलब्ध 
हुई हैं । इनमें मुख्य तिम्नलिखित हैं--- 

(क) भ्रस्तर-स्तम्भ --इसपर अशोक की एक घम्सलिपि उत्कीर्ण है। यह 
स्तम्भ बहुत ही सुन्दर है । इसके सिर पर चार सिह-पभूर्तियाँ हैं, जो मुति-निर्माण-कला 


टरपड भारतीय संस्कृति का विकास 


की इष्टि से अद्वितीय हैं। किसी प्राणी की इतनी सजीव मूर्तियाँ श्रन्यत्र कहीं भी नहीं 
बनीं । मूतिकला की दृष्टि से इनमें कोई भी न्यूनता व दोष नही है | पहले इन मूर्तियों 
की झाँखें मणियुक्त थी, प्ब उनमें मणियाँ नही हैं । पर पहले वहाँ मणि होने के चिह्न 
प्रभी तक विद्यमान है। सिंह की चार मूर्तियों के नीचे चार चक्र है। चक्रों के बीच में 
हाथी, साँड, अश्व और शेर श्रंकित है। इन चत्रों तथा प्राणियों को चलती हुई दशा 
में बनाया गया है। इनके नीचे का प्रंश एक विशाल घण्टे की तरह है। स्तम्भ तथा 
उसका शीर्ष भाग बलुए पत्थर का है, जिसके ऊपर सुन्दर वज्जलेप है। यह लेप बहुत 
ही चिकना, चमकदार तथा सुन्दर है । यह वज्जलिप दो हजार से भी अधिक साल बीत 
जाने पर भी भ्रब तक स्थिर रह सका, यह सचमुच बडे झ्ाइचर्य की बात है। 

(ख) पाषाण वेष्टनी--सारनाथ में ही झ्शोक के समय की बनी हुई एक 
पाषाणवेष्टनी (रेलिंग) उपलब्ध हुई है। यह सारताथ के बौद्ध-विहार के प्रधान मन्दिर 
के दक्षिण भाग वाले गृह में ईंट के छोटे स्तृष के चारो श्रोर लगी हुई निकली है । 
बह सारी की सारी एक ही पत्थर की बनी हुई है । बीच में कही भी जोड नही है । 

(ग) स्तृूषप--अ्शोक द्वारा निर्मित्त एक स्तूप के कुछ चिह्न सारनाथ की खुदाई 
मे प्राप्त हुए हैं। ये भ्रशोक के प्रस्तर-स्तम्भ के समीप ही हैं । 

सांची--मौये-काल की क्ृतियों मे सांची का स्तूप बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ 
का मुख्य स्तूप मौयं-काल का या उससे भी पहले का है। वह स्तूप बहुत बड़ा है । 
आधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था मे इसकी ऊंचाई ७७ फीट 
के लगभग थी। वर्तमान समय में इसका ऊपर का कुछ भाग टूट गया प्रतीत होता है । 
स्तृप लाल रंग के बलुए पत्थर का बना है। यह श्रर्धमंडलाकार (अ्रंड) रूप से बना 
हुआ है, श्रौर इसके चारों तरफ एक ऊँची मेधि है, जो प्राचीन समय मे प्रदक्षिणापथ 
का काम देती थी। इस प्रदक्षिणापथ तक पहुँचने के लिए स्तूप के दक्षिण भाग में एक 
दोहरी सोपान है । सम्पूर्ण स्तूप के चारो श्रोर भूमि के समतल के साथ एक श्रन्य 
प्रदक्षिणापथ है, जो कि पत्थर से बनी हुई पाषाणवेष्टनियों से परिवेष्टित है। यह 
वेष्टनी बहुत ही सादे ढंग की है, और किसी तरह की पच्चीकारी श्रादि से खचित 
नही है। यह चार चतुष्कोण प्रकोष्ठों मे विभक्त है, जिन्हें चार सुन्दर द्वार एक दूसरे 
से पृथक्‌ करते हैं। चारों द्वारों पर नानाविध मूर्तियों और उत्कीर्ण चित्रों तथा 
खच्ित पच्चीकारी से युक्त तोरण हैं। इनसे बौद्ध-धर्म की अभ्रनेक गाथाओं को व्यक्त 
किया गया है । 

अनेक ऐतिहासिको का विचार है, कि साची का यह विज्ञाल स्तृप अशोक के 
समय का बना हुआ नही है। यह उससे लगभग एक सदी पीछे बना था । श्रशोक के 
समय में ईटों का एक सादा स्तूप था, जिसे बढाकर बाद में वर्तमान रूप दिया गया। 

साची के भग्नावशेषों में सम्राट्‌ श्रशोक के समय की एक प्रन्य भी कृति 
उपलब्ध हुई है। स्तूप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्भ के श्रवशेष मिले है। 
विश्वास किया जाता है, कि शुरू में यह स्तम्भ ४२ फीट ऊँचा था। इसके शीर्ष भाग 
पर भी जा के स्तम्भ के सदश सिंहों की मूर्तियाँ हैं। वर्तमान समय में ये मूर्तियाँ 
भग्लप्राय: हो गई हैं। पर अपनी भग्नावस्था में भी से अ्रशोक के काल की कला 


मौयं कालीन भारत १८५ 


उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती हैं। इस स्तम्भ पर श्रशोक का एक लेख भी उत्कीर्ण 
है। सभवत:, सांची का यह स्तम्म भी प्रपने असली रूप में सारनाथ के स्तम्भ के ही 
सर्द था । 

भरहृत--यह स्थान इलाहबाद से १५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओझोर ब्रुन्देलखण्ड 
के नागौद क्षेत्र मे है। यहाँ पर भी अशोक के समय की अनेक कृतियाँ उपलब्ध हुई 
हैं । सर एलेकजेंडर कर्निघम ने सनु १८७३ में इस स्थान का पहले-पहल पता लगाया 
था। उस समय यहाँ एक विशाल स्तूप के अ्रवशेष विद्यमान थे, जो कि ईंटो का बना 
था, और जिसका व्यास ३८ फीट था। स्तूप के चारो ओर एक पाषाण-वेष्टनी थी, 
जिस पर विविध बौद्ध-गाथाएँ चित्रो के रूप में खचित की गई थी । पाषाण-वेष्टनी 
की ऊँचाई सात फीट से भी झ्धिक थी । साची-स्तूप के समान यह पाषाण-वेष्टनी भी 
चार चतुष्कोण-प्रकोष्ठो में विभक्त थी, श्ौर प्रकोष्ठो के बीच मे सुन्दर तोरणों से 
युक्त द्वार थे । पाषाणवेष्टनी के ऊपर जो चित्र उत्कीणं हैं, उनमे जातक ग्रन्थों की 
गाथाग्रो की प्रवानता है, और ये उत्कीणं चित्र मौयें-काल की कला के पअत्युत्कृष्ट 
उदाहरण है । 

भरहुत के स्तूप में मैंकडो की संख्या में छोटे-छोटे झाले बने हुए थे । उत्सव के 
अवसरों पर इनमें दीप जलाये जाते थे । वर्तमान समय मे यह स्तूप नष्ट हो चुका है, 
धौर इसकी पाषाणवेष्टनी के बहुत-से खण्ड कलकत्ता म्युजियम की शोभा बढ़ा रहे है । 
यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि भरहुत के सब भ्रवशेष मौ्येकाल के नही हैं। उनमें 
से कुछ शृंग काल के तथा उसके भी बाद के हैं । 

सारनाथ, साची और भरहुत की पराषाण-वेष्टनियों के सदश ही अन्य प्ननेक 
वेष्टनियाँ और भी कई स्थानों से उपलब्ध हुई है। बोधगया से प्राप्त एक वेष्टनी के 
भ्रवशेषो को झशोक के समय का समझा जाता है। प्राचीन पाटलिपुत्र के श्रवशेषों मे 
भी कम से कम तीन इस प्रकार की पाषाण-वेष्टनियो के खण्ड प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य- 
फाल के हैं। साच्री के समीप ही भिलसा के पास बेसनगर नामक स्थान पर इसी 
प्रकार की पापाण-वेष्टनी प्राप्त हुई है, जिस पर नानाविध चित्र उत्कीर्ण हैं । इसे भी 
मौये काल का माना जाता है। ये पाषाण-वेष्टनियाँ कला की इष्टि से बड़े महत्त्व की 
हैं। ये प्रायः एक पत्थर की ही बनी हुई है, झौर इनमें कहीं भी जोड नहीं है । 

तक्षशिला--उत्तरापय की इस प्राचीन राजधानी के स्थान पर जो खुदाई 
पिछले दिनो भे हुई है, उसमे बहुत-सी पुरानी कृतिया उपलब्ध हुई हैं। इनमें से केवल 
दो कृतियाँ मौ्यं-काल की है। ये दोनों झाभूषण है ॥ तक्षशिला के क्षेत्र के अन्तगंत 
भिड नामक स्थान से ये झ्राभूषण प्राप्त हुए थे। मौये-काल के ये आभूषण बहुत ही 
सुन्दर हैं । ये प्रशस्त रत्नों सं जटित है, ओर सोने के बने हुए हैं । 

चीनी यात्री हा नत्सांग ने तक्षशिला मे जिस कुणाल-स्तूप का पझ्वलोकन किया 
था, वह भी वहाँ खुदाई मे मिल गया है । पर झनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि यह 
स्तूप मौर्य-काल के बाद का है। जिस स्थान पर अशोक की दल्तनुद्रा से झंकित कृपट- 
लेख के अनुसार कुणाल को अ्रधा किया गया था, वहाँ के पुराने स्तूप को बढाकर बाद 
में अत्यन्त विशाल स्तूप का तिर्माण किया गया। हा नत्सांग ने उसी स्तूप को देखा था, 


१८६ भारतीय संस्कृति का विकास 


झौर तक्षशिला में प्रब तक जिस स्तूप के भ्रवशेष मिले हैं, वह भी बाद का ही बना 
हुआ है । 

समोयंकालीन मूर्तियाँ--मौय-काल की सबसे प्रसिद्ध मूति आगरा झौर मथुरा के 
बीच में परखसम नामक गाँव से मिली है। यह सात फीट ऊँची है, और भूरे बलुए 
पत्थर की बनी है । ऊपर बहुत ही सुन्दर वज्यलेप है। दुर्भाग्य से मूतति का मुँह दूट 
गया है, और भुजाएँ भग्न हो गई है। मूर्ति के व्यक्ति की जो पोशाक बनायी गई है, 
उससे मौयकालीन पहरावे का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है। यह मूर्ति श्रव 
मथुरा के म्यूजियम में विद्यमान है। मौयंकाल की एक अन्य मूति बेसनगर से मिली 
है । यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी भी भुजाएँ टूटी हुई और मुख बिगडा हुआ 
है। मूति की ऊँचाई ६ फीट ७ इड्च है। पटना झौर दीदारगंज से भी दो प्रन्य 
मूतियाँ मिली हैं, जो मौर्यकाल की मानी जाती हैं। ये परखम से प्राप्त मूर्ति से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती हैं । 

श्रशोक के शिलालेखलड--सम्राट प्रशोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख ग्राजकल उप- 
लब्ध है। श्रशोक ने अपने इन शिलालेखों को 'धम्मलिपि' कहा है। उतकी जो दो 
प्रतियाँ उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त के पेशाबर और हजारा जिलो में मिली है, वे खरोप्ठी 
लिपि भे है, शेष सब ब्राह्मी लिपि में है। कन्धार में श्रशोक के ऐसे अभिलेख भी प्राप्त 
हुए हैं, जिन्हे ग्रीक झ्लौर भ्रेमइक लिपियो मे उत्कीर्ण कराया गया है। उसके लेख 
शिलाओों, पत्थर की ऊँची लाटों और गुफाओञो में उत्कीर्ण किये गए है । 

(क) चतुर्देश शिलालेख--अश्नोक के लेखों मे थे सबसे प्रधान है। इनकी 
प्रतियाँ विभिन्‍न स्थानों पर अ्रविकल या श्रपूर्ण रूप मे मिली हैं। ये लेख निम्नलिखित 
स्थानों पर मिले हैं-- 

१. पेशावर जिले मे शाहबाजगढ़ी--पेशावर से चालीस मील उत्तर-पूर्व की 
झोर शाहबाजगढ़ी नाम का गाँव है। उसके समीप ही एक विशाल जिला है, जो २४ 
फीट लम्बी, दस फीट ऊंची श्रौर दस फीट मोटी है। इस जिला पर बारहवे लेख को 
छोड़कर भ्रन्य सब लेख खुदे हुए है। बारह॒वाँ लेख पचास गज की दूरी पर एक पृथक्‌ 
शिला पर उत्कीण है । 

२. मानसेरा--उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त (पाकिस्तान) के हजारा जिले में 
यह स्थान है । यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं। 

हे. कालसी--देहरादून जिले में यमुना के तट पर एक विशाल शिला पर 
भ्रशोक के चौदहों लेख उत्कीर्ण है। प्राचीन समय का श्रुध्न नगर इसी क्षेत्र मे था। 

४. गिरतार-- काठियावाड़ की प्राचीन राजधानी गिरनार के समीप ही एक 
विशाल शिला पर ये चौदह लेख उल्कीर्ण हैं । 

५. सोपारा--यह स्थान महाराष्ट्र के थाना जिले मे है। प्राचीन शूर्पारक 
नगरी सम्भवतः यही पर थी। वहाँ झ्राठवें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा ही 
भग्नावस्था में मिला है । 

६. धौली--उड़ीसा में भुवनेश्वर से सात मील की दूरी पर यह स्थान है। 
मौय युग में सम्भवतः यही तोरूाली नगरी थी, जो कॉलिंग की राजधानी थी । चतुर्देश 


मौयेकालीन भारत १८७ 


लेखों में नं० ११, १२ श्ौर १३ यहाँ नहीं मिलते, उनके स्थान पर दो अन्य लेख 
मिलते हैं, जिन्हें कि भ्रशोक ने कलिग के लिए विशेष रूप से उत्त्कीर्ण कराया था | 

७. जौगढ--आ्रान्ध्र प्रदेश के गंजाम जिले में यह स्थान है । यह भी प्राचीन 
कलिग देश के ही भप्रन्तर्गत था। यहाँ भी ११, १२ औ्रौर १३ संख्या के लेख नहीं मिलते। 
उनकी जगह पर घौली वाले वे दो विशेष लेख मिलते हैं, जो खास कर कलिंग के लिए 
उत्कीर्ण कराये गए थे । 

८. एरंग्रुडि--प्रशोक ने चतुर्दश शिलालेखों की झ्राठवी प्रति आ्लाध्न प्रदेश के 
कर्नूल जिले में एरंगुडि नामक स्थान से पिछले दिलों मे ही मिली है । 

६. कन्धार में इन लेखो की ऐसी प्रतियाँ मिली हैं, जो प्रीक तथा अरेमइक 
लिपियों मे हैं । 

(ल) लघु शिलालेख---चतुर्दश शिलालेखों की भाँति ये भी मौर्य साम्राज्य के 
दूर-दूर के प्रदेशों से उपलब्ध हुए है। इनकी विविध प्रतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर 
मिली हैं .-- 

१. रूपनाथ--मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कैमोर पर्वत की उपत्यका में 
एक शिला पर ये लेख उत्कोर्ण है। २. सहंसराम--बिहार प्रान्त के शाहाबाद जिले मे 
सहसराम के पूर्व में चन्दनपीर पर्वत की एक कजिम गुफा में ये लेख उत्कीर्ण है । 
३. बैराट--यह स्थान राजपूताने के जयपुर क्षेत्र मे है। ४. सिद्धपुर--यह स्थान माइसूर 
के चीतलद्रग जिले में है। ५. जतिग रामेश्वर--यह भी चीतलद्गुग जिले में ही है । 
६. ब्रह्मगिरि--यह भी चीतलद्गुग मे सिद्धपुर श्रौर जतिग्र रामेश्वर के समीप मे ही है । 
७, मास्की--यह भ्रान्क्र प्रदेश के रायचूर जिले मे है। इस स्थान पर जो लेख मिले 
हैं, वे बहुत भग्नावस्था में है। पर ऐतिहासिक इृष्टि से उनका बडा महत्त्व है। इन्हीं 
से यह बात प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो सकी है, कि राजा प्रियदर्शी के नाम से जो 
विविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हैं, वे वस्तुतः मौय-सम्राट्‌ अशोक के ही 
है । इनमे स्पष्ट रूप से' राजा भ्रशोक का नाम दिया गया है । ८. गोविम5--(माइसूर 
मे), ६. पालकिमुण्ड---(गोविमठ से चार मीर दूर), १०. एरंगुडि, ११. राजुल मडगिरि 
(आंध्र-कर्नूल जिले मे), १२. भरहरोरा (मिर्जापुर जिले मे), श्ौर १३. दिल्ली के दक्षिणी 
क्षेत्र भे । 

(ग) भाज का सेख---जयपुर में बैंराट के पास ही एक चद्ठान पर यह लेख 
उत्कीर्ण है। इस लेख में भ्रशोक ने उन बौद्ध-ग्रन्थों के नाम विज्ञापित कराये थे, जिन्हें 
वह इस योग्य समझता था, कि भिक्‍वु लोग उनका विशेष रूप से पझनुशीलन करें । 

(घ) सप्त स्तम्भ लेख---शिलाओो के समान स्तम्भो पर भी अशोक ते लेख 
उत्कीर्ण कराये थे। ये स्दम्भ-लेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं :--- 
१. दिल्ली में टोपरा स्तम्भ--यह स्तम्भ फीरोजशाह की लाट के नाम से सशहूर है। 
२. दिल्‍ली में मेरठ स्तम्भ--यह काइसीरी दरवाजे के उत्तर-पदिचम में पहाडी पर है। 
हे. इलाहाबाद स्तम्भ--यह बह प्रसिद्ध स्तम्भ है, जिसपर गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की 
प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। यह झ्ब प्रयाग के पुराने किले भे विद्यमान है । ४. लौरिया 
भरराज स्तम्भ--बिहार के चम्पारन जिले मे राधिया तामक गाँव से ढाई मील पूर्व- 


श्८प८ भारतीय संस्कृति का विकास 


दक्षिण में श्ररराज महादेव का मन्दिर है। वहाँ से मील भर दूर लौरिया नामक स्थान 
पर यह स्तम्भ विद्यमान है। ५. लौरिया नन्‍्दन गढ़--यह भी बिहार के चम्पारन 
जिले में है । ६. रामपुरवा स्तम्भ--यह भी चम्पारन जिले मे ही है। 

(घ) लघु स्तम्भ लेख--ये तीन स्थानों पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं---सारनाथ, 
सांची और प्रयाग मे । 

[च) प्रन्य स्तम्भ लेख--सप्त स्तम्भ लेखो और लघु स्तम्भ लेखों के भ्रतिरिक्त 
भ्रश्ोक के कुछ ग्रन्य स्तम्भ लेख भी मिले है । 

(छ) गुहा लेख--शिलाझों और स्तम्भों के अतिरिक्त गृहा मन्दिरों में भी 
भ्रद्योक ने कुछ लेख उत्की्ण कराये थे । इस प्रकार के तीन लेख अभ्रब तक उपलब्ध हुए 
है । इनमे अशोक द्वारा आजीवक सप्रदाय के भिक्‍्खुओ को दिये गये दान का उल्लेख 
है । अशोक के लेखों से युक्त ये गुहाएँ गया से सोलह मील दूर उत्तर में बराबर नाम 
की पहाडियो मे विद्यमान हैं । 


(२) मौयेकाल को शासन-व्यवस्था 


कौटलीय भ्रर्थश्ास्त्र--प्राचीन भारत की शासन संस्थाओ्रो तथा राजनीतिक 
विचारों के परिज्ञान के लिए 'भ्रथंशास्त्र' का बहुत महत्त्व है। इसकी 'रचना चन्द्रगुप्त 
भौर्य के प्रधान मंत्री और गुरु चाणक्य ने की थी। इसीलिए इस ग्रन्थ में लिखा है--- 
“जिसने बडे अमर्ष के साथ शास्त्र का, छस्त्र का श्रौर नन्दराज के हाथ मे गयी हुई 
पृथिवी का उद्धार किया, उसी ने इस शास्त्र की रचना की । एक श्रन्य स्थान पर 
लिखा गया है--“सब श्षास्त्रों का अनुक्रम करके और प्रयोग समझकर कौटल्य ने नरेन्द्र 
के लिए यह शासन की विधि (व्यवस्था) बनाई । 

ऐतिहासिकों में इस बात पर बहुत विवाद रहा है, कि श्रथंशास्त्र की रचता 
किसी एक दिद्वान्‌ द्वारा हुई या वह किसी सम्प्रदाय में धीरे-धीरे चिरकाल तक विकसित 
होता रहा । क्‍या उसे मौर्य-युग में चाणक्य द्वारा बनाया गया, या बाद में चाणक्य के 
मन्तव्यों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी रचना की ? हमे इस विवाद में यहाँ 
पडने की आ्रावश्यकता नहीं । बहुसख्यक विद्वानों ने श्रव स्वीकृत कर लिया है, कि 
कौटलीय भ्रर्थशास्त्र मौर्ययकाल की रचना है, और उसका निर्माण आचार्य चाणक्य 
द्वारा नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के शासन को “विधि' के रूप में ही हुआ था । याँद इसके कुछ 
श्रंद्ञों को बाद का भी बना हुआ माना जाय, तो भी इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि 
इस ग्रन्थ से मौयं-काल की शासन-ब्यवस्था, आ्राथिक दशा श्रौर सामाजिक व्यवहार के 
सम्बन्ध मे बहुत-सी ज्ञातव्य बातें मालूम हो जाती हैं। श्र्थशास्त्र के भ्रध्ययन से हम 
मौर्यकालीन भारत के विषय में जो जानकारी प्राप्त कर सकते है, वह प्राचीन भारत 
के किसी काल के सम्बन्ध में किसी भी ग्रन्य साधन से प्राप्त नही की जा सकती । 

साम्राज्य का शासन--मौर्यों के समय मे मगध का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो 
चुका था। यद्यपि सम्पूर्ण साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से कंबोज, 
बंग और आंध्र तक विस्तृत साम्राज्य का शासन सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता 
था । प्रत: शासन की दृष्टि से मौर्यों के भ्रधीन सम्पूर्ण विजित' को पाँच भागों में बाँटा 


मौयेकालीन भारत श्ष्ह 


शया था, जिनकी राजधानियाँ क्रमश: पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, तक्षशिला झौर 
सुवर्णगिरि थीं। इन राजधानियों फो दृष्टि में रखकर हम यह सहज में भ्रनुमान कर 
सकते हैं, कि विशाल मौर्य-साम्राज्य पाँच चक्रो मे विभक्त था। ये चक्र (प्रान्त या सूबे) 
निम्नलिखित थे---( १) उत्तरापघ--जिसमे कम्बोज, गाधार, वशस्मीर, भ्रफगानिस्तान, 
पंजाब आदि के प्रदेश भ्रन्तगेंत थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिमचऋ्र- 
इसमें काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राजपूताना, मालवा आदि के सब प्रदेश शामिल 
थे। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। (३) दक्षिणापथ--विन्ध्याचल के दक्षिण का 
सारा प्रदेश इस चक्र मे था, और इसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी। (४) कलिग--- 
अशोक ने भपने नये जीते हुए प्रदेश का एक पृथक्‌ चक्र बनाया था, जिसकी राजधानी 
तोसाली थी। (५) मध्य देश--इममें वर्तमान बिहार, उत्तर-प्रदेश और बंगाल 
सम्मिलित थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यी | इन पाँचों चक्रों का शासन करने के 
लिए प्राय: राजकुल के व्यक्तियों को नियत किया जाता था, जिन्हे कुमार कहते थे । 
कुमार अनेक महामात्यों की सहायता से अ्पने-श्रपने चक्र का शासन करते थे । अशोक 
झौर कुणाल राजा बनने से पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला आदि में 'कुमार' रह चुके थे । 

इन पाँच चक्रो के प्रन्तगंत फिर ग्रनेक छोटे शासन-केनद्र भी थे, जिनमे 'कुमार' 
के झधीन महामात्य शासन करते थे । उदाहरण के लिए तोसाली के अधीन समापा में, 
पाटलिपुत्र के भ्रधीन कौशाम्बी में श्र सुवर्णगिरि के झ्थीन इसिला में महामात्य रहते 
थे | उज्जयिनी के अधीन सुराष्ट्र का एक पृथक प्रदेश था, जिसका शासक चन्द्रगुप्त के 
समय में वैश्य पुष्यगुप्त था। अश्योक के समय मे वहाँ का शासन यबन तुपाष्प के 
भ्रधीन था । मागध सम्राट की ओर से जो आझ्राज्ञाएँ प्रचारित की जाती थी, वे चक्रो के 
कुमारो' के महामात्यों के नाम ही होती थी । यही कारण है, कि दक्षिणापथ में इसिला 
के महामात्यो के नाम भश्रशोक ने जो श्रादेश भेजे, वे सुवर्णगिरि के कुमार व ग्रार्यपुत्र 
के द्वारा भेजे गये । इसी प्रकार कलिग मे समापा के महामात्यो को तोसाली के कुमार 
की माफंत ही आज्ञा भेजी गई। पर मध्यदेश (राजधानी-पाटलिपुत्र) के चक्र पर 
किसी कुमार की नियुक्ति नहीं होती थी, उसका शासत सीधा सम्राट्‌ के अधीन था। 
श्रत: उसके प्रन्तर्मेत कौशाम्बी के महामात्यो को पअ्रशोक ने सीधे ही अपने श्रादेश 
दिये थे । 

चक्रों के शासन के लिए कुमार की सहायतार्थ जो महामात्य नियुक्त होते थे, 
उन्हें शासन-सम्बन्धी बहुत प्रधिकार रहते थे । श्रतएवं भ्रशोक ने चक्नों के शासकों के 
नाम जो पग्राज्ञाएँ प्रकाशित की, उन्हे केवल कुमार या श्रार्यपुत्र के नाम से नही भेजा 
गया, श्रपितु कुमार और महामात्य--दोनो के नाम से प्रेषित किया गया। इसी प्रकार 
जब कुमार भी अपने अधीनस्थ महामात्यो को कोई झ्ाज्ञा भेजते थे, तो उन्हे वे अपने 
नाम से नहीं, भ्रपितु महाभात्य-सहित कुमार के नाम से भेजते थे । 

जनपद और ग्राम--मौर्य-सा म्राज्य के पाँच मुख्य चक्र या विभाग थे, और 
फिर ये चक्र ग्ननेक मंडलों में विभक्त थे। प्रत्येक मंडल मे बहुत-से जनपद होते थे 
संभवतः, ये जनपद प्राचीन युग के जनपदों से ही प्रतिनिधि थे । शासन की इष्टि से 
जनपदों के श्रनेक विभाग होते थे, जिन्हें कौटलीय प्मर्यशास्त्र में स्थानीय, द्रोणमुख, 


१६० भारतीय संस्कृति का विकास 


खार्वंटिक, संग्रहण और ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी $ 
दस ग्रामो के समूह को संग्रहण कहते थे। बीस संग्रहणो (या १०० ग्रामों) से एक 
खार्वटिक बनता था। दो खार्वेटिको (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख शौर र 
द्रोणमुखों (८०० ग्रामों) से एक स्थानीय बनता था। संभवतः स्थानीय, द्रोणमुख, ग्लौर 
खां टिक शासन की इष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते है। जनपद शासन के 
लिए जिन विभागों मे विभक्त होता था, उन्हे स्थानीय (संभवतः, वर्तमान समय का 
थाना) कहते थे । स्थानीय के छोटे विभागो को संग्रहण कहते थे। एक संग्रहण मे प्राय: 
दस ग्राम रहते थ। स्थानीय मे लगभग ८०० ग्राम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय 
आकार में छोटे होते थे, या कुछ प्रदेशों मे आबादी घनी न होने के कारण 'स्थानीय' 
मे गाँवों वंगे सख्या कम रहती थी। ऐसे ही स्थानीयों को ग्रामों की संख्या के आधार 
पर द्वोणमुख श्रौर खावेटिक कहा जाता था । 

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहण का गोप और स्थानीय का स्थानिक कहलाता 
था । संपूर्ण जनपद के शामक को समाहर्ता कहते थे । समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते 
थे, जो चक्रो के प्रन्तगंत विविध मंडलो का शासन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की 
झोर से नियुक्त किये जाते थे। इन मडल-महामात्यों के ऊपर कुमार और उसके सहायक 
अन्य महामात्य रहते थे । सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का मौये-सम्राट था । 

शासक वर्ग--शासनकाय में सम्राट्‌ की सहायता करने के लिए एक मंत्रि- 
परिषद्‌ होती थी । कौटलीय अभशास्त्र में इस मत्रिपरिषद्‌ का विस्तार से वर्णन किया 
गया है। अशोक के शिल।लेखो से भी उसकी परिषद्‌ का बार-वार उल्लेख है। चत्रों 
के शासक कुमार भी जिन महामात्यों की सहायता से शासन काय करते थे, उनकी भी 
एक पन्षिद होती थी। केन्द्रीय सरकार को ओर से जो राज-कर्मचारी साम्राज्य में 
शासन के विवि पदों पर नियुक्त थे, उन्हें 'पुरुण' कहते थे । ये पुरुष उत्तम, मध्यम 
ओर हीन---इन तीन दर्जों के होते थ। जनपदों के समूहों (मडलों) के ऊपर शासन 
करने वाने महामात्यो की सज्ञा सभवत प्रादेशिक या प्रदेष्टा थी। उनके झधीत 
जनपदों के शासक समाहर्ता कहलाते थे। नि सदेह, ये उत्तम पुरुष! हीते थ। इनके 
श्रधीन 'युक्त' श्रादि विविध कर्मचारी मध्यम व हीन दर्जे मे रखे जाते थे । 

स्थानोय स्वशासन--जनपदों के झासन का संचालन करने के लिए जहाँ 
केन्द्रीय सरकार को और से समाहर्त्ता नियत थे, वहाँ जनपदों बी श्रपनी झ्रातरिक 
स्वतन्त्रता भी अक्षण्ण रूप से काग्रम थी। कौटलीय भ्रथेश्ञास्त्र मे बार-ब।र इस बात 
पर जोर दिया गया है कि जनपदों, नगरों और ग्रामों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को 
प्रलुण्य रखा जाय। इसका अभिप्राय यह हुझ्ना, कि इनमें अपना स्थानीय स्वशासन 
पुरानी परम्परा के श्रनुमार जारी था। सब जनपदों मे एक ही प्रकार की स्थानीय 
स्वतन्त्रता नही था। हम जानते हैं, कि मागध-सा म्राज्य के विकास से पूर्व कुछ जनपदों 
में गणशासन और कुछ में राजाओं का शासन था । उनके व्यवहार और धर्म श्रलग- 
झलग थे। जब वे मगघ के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, तो भी उनमे अपनी पुरानों 
परम्परा के अनुसार स्थानीय शासन जारी रहा, और ग्रामों मे पुरानी ग्रामसभाशों और 
नगरों में नगरसभाझो (पौरसभा) के अधिकार कायम रहे । ग्रममों के समूहों व जनपदों' 


मौयेंकालीन भारत १६१ 


में भी जनपद सभाझों की सत्ता विद्यमान रही । पर साथ ही केन्द्रीय सरकार की शोर 
से भी विविध करों को एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिए “पुरुष 
नियुक्त होते रहे । 

मौर्य-साम्राज्य के शासन का यही स्थल ढाँचा है । 

विजियोषु राजद सम्राट--विविध जनपदो भौर गणराज्यो को जौतकर जिस 
विशाल मागघ साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या सम्राट था। 
चाणक्य के अनुसार राज्य के सात श्रंगो मे केवल दो की मुख्यता है, राजा की और 
देश की । इसी लिए उन्होंने राजा की वैयक्तिक योग्यता को बहुत महत्त्व दिया है । 
उनके अनुसार राजा को आदर्श व्यक्ति होना चाहिए । 

पर चाणक्य यह भी समभते थे कि राजा के पद के लिए झादशे पुरुष सुगमता 
से मही मिल सकता, यद्यपि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित 
शिक्षा देकर उस एक झादर्श राजा बनने के लिए तैयार किया जा सकता है । चाणक्य 
ने उस शिक्षा और विनय का विस्तार से वर्णन किया है, जो बचपन श्रौर युवावस्था 
मे राजा को दी जानी चाहिए । राजा के लिए गझ्रावश्यक है, कि वह काम, क्रोध; लोभ, 
मोह, मद झ्रौर हर्ष---इन छः शत्रुओं को परास्त कर अपनी इन्द्रियो पर पूर्णतया विजय 
करे । उसके समय वा एक-एक क्षण काम में लगा हो । दिन में तो उसे बिलकुल भी 
विश्वाम नहीं करना चाहिए। रात को भी उसे तीन घटे से श्रधिक सोने की श्रावश्यकता 
नहीं। रात और दिन में उसके समय का पूरा-पूरा कार्यक्रम चाणक्य ने दिया है। 
भोग-विलास, नाच-रग श्रादि के लि कोई भी समय इसमे नहीं रखा गया । चाणक्य 
का राजा एक राजपि है, जो सर्वगुणसम्पन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य 
विजिगीषा है। वह सम्पूर्ण जनपदों को विजय कर अपने अधीन करते के लिए प्रयत्न- 
शील है। चातुरग साम्राज्य की कल्पना को उसे कारयरूप मे परिणत करना है। उसका 
मृंतव्य है, कि सारी पृथिवी एक देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्र पयन्त सीधी 
रेखा खीचने से जो एक हजार योजन विस्तीण्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का 
क्षेत्र है ।! इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'क्टस्थानीय” होकर पूरा करना हो, वह यदि 
स्वंगुणसम्पन्त न हो, राजपि का जीवन न व्यतीत करे, और काम, क्रोध श्रादि शज्नुग्रों 
का शिकार हो, तो बहू कंसे सफलता प्राप्त कर सकता है ? अत. कौटलीय अर्थ॑भास्त्र 
के विजिगीष्‌ राजा को पूर्ण पूरुष होकर राजषि का जीवन व्यतीत करते हुए अ्रपना 
कार्य करना चाहिए । 

सन्त्रिपरिषद--आतचार्य चाणक्य के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती 
है- प्रत्यक्ष, परोक्ष भौर ग्नुमेय । जो झपने सामने हो, वह प्रत्यक्ष है । जो दूसरे बताएँ, 
बहू परीक्ष है । किए हुए कर्म से बिना किए कर्म का अन्दाज करना अनुमेय कहलाता 
है। सब्र काम एक साथ नही होते । राजकर्म बहुत-से होते हैं, भौर बहुत-से स्थानों 
घर होते है। अत: एक राजा सारे राजकर्म अपने ग्राप नही कर सकता । इसलिए उसे 
भ्रमात्यों की नियुक्ति करने की श्रावश्यकता होती है। इसीलिए यह भी आवश्यक है, 
कि मनन्‍्त्री नियत किए जाएं, जो परोक्ष भौर शनुमेय राजकर्मों के सम्बन्ध में राजा को 
परामझ्ञ देते रहें । राज्य-कार्य सहायता के बिना सिद्ध नही हो सकता । एक पहिये से 


१९२ भारतीय संस्कृति का विकास 


राज्य की गाडी नहीं चल सकती, इसलिए राजा सचिवों की नियुक्ति करे, झौर उनकी 
सम्मति को सुने । श्रच्छी बड़ी सन्त्रिपरिषद्‌ को रखना राजा के अपने लाभ के लिए 
है, इससे उसकी झ्पनी 'मन्त्रशक्ति' बढती है । परिषद्‌ में क्रितने मन्‍्त्री हों, इस विषय 
में विविध झ्रान्ायों के विविध मत थे । मानव, बाहंस्पत्य प्रौशनस प्रादि सम्प्रदायों के 
सतत में मन्त्रिपरिषद्‌ में क्रशः बारह, सोलह ध्लोर बीस मन्‍्त्री होते चाहिएं। पर 
चाणक्य किसी निश्चित संख्या के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि जितनी सामर्थ्य 
हो, जितनी आवश्यकता हो, उतने ही मन्त्री परिषद्‌ मे रव लिए जाएँ । 

बडी मन्त्रिपरिषद्‌ के झ्रतिरिक्त एक छोटी उप-समिति भी होती थी, जिसमें 
तीन या चार खास मन्त्री रहते थे। इसे “मन्त्रिण” कहा जाता था। जरूरी मामलों 
पर इससे सलाह ली जाती थी। राजा प्राय: प्पने “मन्त्रिण:' झ्औौर “मन्त्रिपरिषद्‌' के 
परामश से ही राजकाये का संचालन करता था। सन्त्रिपरिषद में जो बात भूयिष्ठ 
(अधिक संख्या के) कहें, उसी के झ्नुसार कार्य करना उचित था । पर यदि राजा को 
भूयिष्ठ की बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो वह उसी सलाह को भाने, जो उसकी 
इृष्टि मे कार्यसिद्धिकर है। मन्त्रिपरिषद्‌ मे केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत्त किया 
जाय, जो 'सर्वोपधाशुद्ध' हो, पर्थात्‌ सब प्रकार से परीक्षा करके जिनके विषय में यह 
निद्िचित हो जाए, कि वे सब प्रकार के दोषों व निर्बंलताओों से बिरहित हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है, .कि मौयकाल मे राज्यकाये में परामश देने के लिए मन्त्रि- 
परिषद्‌ की सत्ता थी। अज्षोक के शिलालेखों में जिसे 'परिषा' कहा है, वही कौटलीय 
भ्रथेशास्त्र की मम्त्रिपरिषद्‌ है। पर इस परिषद्‌ के मन्सत्रियो की तियुक्ति न तो निर्वाचन 
से होती थी, और न इसके कोई कुलक्रमानुगत सदस्य ही होते थे । परिषद के मम्त्रियों 
की नियुक्ति राजा श्रपनी स्वेच्छा से करता था। जिन अमात्यो व श्रन्य व्यक्तियों को 
वह 'सर्वोपधाशुद्ध पाता था, उनमे से कुछ को आवच्यकतानुसार मन्त्रिपरिषद्‌ में नियुक्त 
कर देता था। प्रायः राजा मन्त्रियो की सलाह के श्रनुसार कार्य करता था, पर यदि 
वह उनके मत को कार्येसिद्धिकर न समझे, तो अपनी इच्छानुसार भी कार्य कर सकता 
था। मागध-साम्राज्य मे केन्द्रीभूत कूटस्थानीय स्थिति राजा की ही थी। देश और 
प्रजा की उन्नति या अवनति उसी के हाथ में थी, श्रत. उसके मार्ग में मन्त्रिपरिषद्‌ 
बाघा नहीं डाल सकती थी । पर यदि राजा कुपथगामी हो जाए, राज्यकार्य की सर्वथा 
उपेक्षा कर ऐसे कार्यों मे लग जाए, जिनसे प्रजा का श्रहित हो, तो प्रक्ृतियों (मन्त्रियों 
और प्रमात्यों) फ्रो यह अधिकार श्रवश्य था, कि वे उसके विरुद्ध उठ खडे हो, और उसे 
बलात्‌ ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। भारत की यही प्राचीन परम्परा थी । 
पुराने जनपदों में सभा-समिति या पौर-जानपद राजा को सन्मार्ग पर स्थिर रखने में 
सदा प्रयललशील रहते थे। मागध-साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ यद्यपि राजा की अपनी 
कृति थी, तथापि वह प्राचीन परिषाटी के अनुसार राजा को युपथ पर लाने क्रे कत्तंव्य 
की उपेक्षा नहीं करती थी । यही कारण है, कि जब अशोक ने बौद्ध-संघ को प्रनचित 
रूप से राज्यकोष से दान देने का विचार किया, तो युवराज सम्प्रति द्वारा अ्रमात्यों ने 
उसे रुकवा दिया। 


उनता का शासन--पर यदि मागघ-साम्ाज्य के शासन में 'कूटस्थानीय' राजा 


मौयेकालीन भारत १६३ 


का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मन्त्रिपरिधद्‌ उसकी अपनी नियत की हुई 
सभा होती थी, तो क्‍या मागध-राजाप्नों का शासन सर्वथा निरंकुश श्ौर स्वेच्छाचारी 
था ? यह ठीक है, कि अपने बाहुबल झौर सैन्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण 
करने वाले मागध सम्राटो पर श्रंकुश रखने वाली कोई भ्रन्य सर्वोच्च सत्ता नही थी, 
और ये राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात की प्रेरणा देने वाली शक्ति 
उनकी झ्रपनी योग्यता, भ्रपनी महानुभावता और अ्रपनी सर्वंगुणसम्पन्नता के झतिरिक्त 
झौर कोई नहीं थी, पर मौर्यकाल में देश के शासन में जनता का भी हाथ अ्रवश्य था। 
मागमध साम्राज्य ने जिन विविध जनपदों को अपने प्रघीन किया था, उनके व्यवहार, 
धर्म भ्नौर चरित्र अभी झक्षुण्ण थे। वे अपना शासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे | इस 
युग के शिल्पी श्रोर व्यवसायी जिन श्रेणियों मे संगठित थे, वे भी श्रपना शासन स्वयं 
ही करती थी । नगरों की पौर सभाएँ, व्यापारियों के पून प्रौर निगम, तथा ग्रामों की 
आमसभाएँ भ्रपने झान्तरिक मामलों मे प्रब भी पूर्ण स्वतन्त्र थी। राजा लोग देश के 
प्राचीन परम्परागत धर्म का पालन कराते थे, श्लौर प्रपने 'व्यवहार' का निश्चय उसी 
के अ्रनुसार करते थे। यह घर्मं झौर व्यवहार सनातन थे, राजा की स्वेच्छा पर निर्भर 
नही थे । इन्हीं सबका परिणाम था, कि पाटलिपुत्र मे विजिगीषु राजधि राजाप्रो के 
रहते हुए भी जनता अपना शासन श्रपने झाप करती थी। 

नगरों का शासन---मौयंकाल के नगरो में स्थानीय स्वद्यासन की क्‍या दशा थी, 
इसका परिचय मंग्रस्थनीज के यात्रा-विवरण से मिलता है । उसक अनुसार पाटलिपुत्र 
की नगर-सभा छः उपसमितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य 
होते थे । इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे--- 

पहली उपसमिति का काये भ्रौद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण 
करना था। मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि 
शिल्पी लोग शुद्ध तथा पकक्‍का माल काम में लाते हैं, श्रौर मजदूरों के कार्य का समय 
तय करना इसी उपसमिति का कार्य था| चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे शिल्पी लोगो का 
समाज में बडा झ्रादर था। प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। 
यही कारण हे, कि यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे भंग को विकल कर दे, 
जिससे कि उसके हस्तकौशल में न्यूनता झा जाए, तो उसके लिए मुत्युदण्ड की 
व्यवस्था थी । 

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। वर्तमान समय के 
विदेश-मन्त्रालयों के अनेक कार्य यह समिति किया करती थी । जो विदेशी पाटलिपुत्र 
में झाएं, उनपर यह उपसमिति निगाह रखती थी। साथ ही, विदेशियों के निवास, 
सुरक्षा और समय-समय पर प्रौषधोपचार का कार्य भी इन उप-समिति के ही सुपुद्द 
था । यदि किसी विदेशी की पाटलिपुत्र में मृत्यु हो जाए, तो उसके देश के रिवाज के 
अनुसार उसे दफनाने का प्रबन्ध भी इसी की तरफ से होता था। मृत परदेशी की 
जायदाद व सम्पत्ति का प्रबन्ध भी यही उपसमिति करती थी । 

तीसरी उपसमिति का काम मर्दुमझुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म 
की सूची रखना इसी उपसमिति का कार्य था। 


१६४ भारतीय संस्कृति का विकांस 


चौथी उपसमिति क्रय-विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी । भार शौर 
माप के परिमाणों को निद्दिचत करना, व्यापारी लोग उनका शुद्धता के साथ और सही- 
सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कायें था । 

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिए कडा निरीक्षण रखती 
थी, कि वे नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते । नई और पुरानी 
न्रीजों को मिलाकर बेचना कानून के विरुद्ध था । 

छठी उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्‍स वसूल करना होता था। उस 
समय में यह नियम था, कि कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाए, उसका दसवाँ 
भाग कर-रूप में नगरसभा को दिया जाए । 

इस प्रकार छ: उपसमितिय्रों के पृथक्‌ू-पृथक्‌ कार्यों का उल्लेख कर मैगस्थनीज 
ने लिखा है, कि “मे कार्य है, जो उपसभितियाँ पृथक्‌ रूप से करती है। पर जहाँ उप- 
समितियों को अपने-अ्पने विशेष कार्यों को सम्पन्न करना होता है, वहाँ वे सब मिलकर 
सामूहिकरूप में सावंजनिक या सार्वसामान्य हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं, यथा 
सार्वजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत करना, कीमतों को नियत्रित 
करना, बाजार, बदरगाह और मन्दिरो पर ध्यान देना । 

मेगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है, कि मौय चन्द्रगुप्त के शासन में 
पाटलिपूत्र का गासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथ में था। संभवत , यह 
प्राचीन पौरसभा थी । इस प्रकार की पौरसभाएँ तक्षशिला, उज्जयिनी श्रादि अन्य 
नगरियो में भी विद्यमान थी। जब उत्तरापथ के विद्रोह को शान्त करने के लिये कुमार 
कुणाल तक्षशिला गया था, तो वहाँ के 'पौर' ने उसका स्वागत किया था। श्रशोक्र के 
शिलालेखों में भी ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे सूचित होता है कि उस समय के बड़े 
नगरो मे पौरसभाश्रों की सत्ता थी । जिस प्रकार मागध-साम्राज्य के अन्तर्गत विविध 
जनपदों में अपने परम्पागत धर्म, व्यवहार और चरित्र विद्यमान थे, उसी प्रकार पुरो व 
नगरो में भी थे। यही कारण है, कि नगरो के निवासी अपने नगर के शासन मे पर्याप्त 
अधिकार रखते थ | 

ग्रामों का झासन--जनपदो में बहुत-से ग्राम सम्मिलित होते थे, और प्रत्येक 
ग्राम शामन वी दृष्टि से अपनी पृथक व स्वतन्त्र सता रखता था। कौटलीय अर्थशास्त्र 
के अध्ययत से इन ग्राम-सस्थाग्रों के सम्बन्ध में बहुत-सी बाते ज्ञात होती है। प्रत्येक 
ग्राम का अपना पृथक शासक होता था, जिसे 'ग्रामिक' कहते थे। ग्रामिक ग्राम के प्रन्य 
निवासियों के साथ मिलकर अ्रपराधियों को दड देता था, और किसी व्यक्ति को ग्राम 
से बहिष्कृत भी कर सकता था । ग्राम की अपनी सार्वजनिक निधि भी होती थी । जो 
जुर्माने ग्रामिक द्वारा वसूल किये जाते थे, वे इसी निधि मे जमा किये जाते थे । ग्राम की 
झभोर से सार्वजनिक हिंद के कार्यों की व्यवस्था भी की जाती थी । जो लोग प्रपने 
सार्वजनिक कत्तंव्य की उपेक्षा करते थे, उनपर जुर्माना किया जाता था। यह ग्राम- 
संस्था न्याय का भी कार्य करती थी । ग्रामसभाग्रो द्वारा बनाये गए नियम साम्राज्य 
के न्यायालयों में मान्य होते थे । “अ्रक्षपटल के ग्रध्यक्ष' के कार्यों मे एक यह भी था, 
कि वहें ग्राम-संघो के धर्म, व्यवहार, चरित्र श्रादि को निबन्धपुस्तकस्थ (रजिस्टडे) करे | 


मौयेंकालीत भारत १९५ 


भारत की इन्हीं ग्राम-संस्थाशों के कारण यहाँ के निवासियों की वास्तविक 
स्वतन्त्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की सर्वेसाधारण जनता का बड़ा भाग सदा 
से ग्रामों में बसता भाया है| ग्राम के निवासी अपने सुख व हिंत की झपने संघ मे 
स्वय व्यवस्था करते थे । श्रपने लिए वे स्वयं नियम बनाते थे, और भ्रपने मनोरंजन 
का भी स्वयं ही प्रबन्ध करते थे। इस दशा मे साम्राज्य के श्रधिपति की निरंकुशता या 
एकसत्ता का उनपर विशेष झ्रसर नही होता था । 

उ्यवसाथियों की श्रेणियाँ--मौयंकाल के व्यवसायी और शिल्पी श्रेणियों 
(5ण00$) मे संगठित थे। ये श्रेणियाँ प्रपने नियम स्वय बनाती थी, और श्रपने संघ में 
सम्मिलित शिल्पियो के जीवन व काय॑ पर पूरा नियन्त्रण रखती थी । इनके नियम, 
व्यवहार और चरित्र आदि को भी राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता था । 

धर्म और व्यकहार---मौये-सम्राट अपने साम्राज्य पर स्वेच्छाचारिता और. 
निरंकुशता से आसन न कर धर्म श्रौर व्यवहार के भ्रनुसार शासन करते थे। चाणक्य 
ने ग्रयंशास्त्र मे लिखा है, कि जो राजा घमं, व्यवहार, सस्था और न्याय के श्रनुसार 
शासन करता है, वह चातुरन्त पृथिवी को विजय कर लेता है। चाणक्य के विजिगीषु 
राजा के लिये यह झावश्यक है, कि वह निरकुश और स्वेच्छाचारी न हो, भ्रपितु धर्म, 
व्यवहार आदि के झनुसार ही शासन करे भश्रर्थशास्त्र मे यह विचार विद्यमान है, कि 
राजा जनता से जो छठा भाग कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रकार का वेतन 
है । इसके बदले में बह प्रजा के योग-क्षेम बग संपादन करता है। राजा को धर्म और 
न्याय के अनुसार शासन करना है, यह विचार प्राचीन समय मे इतना प्रबल था, कि 
श्राचार्य चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दण्ड दे, 
तो शजा को उससे तीन गुना दण्ड दिया जाय । 

जिस कानून के श्रनुसार राजा शासन करता था, उसके चार श्रग होते थे-- 
धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन । इनसे से पिछला पहले का बाधक माना जाता 
था। यदि व्यवहार और चरित्र का राजशासन (राजा की झ्राज्ञा) से विरोध हो, तो 
राजाजा व्यवहार या चरित्र से ग्रधिक महत्त्व की होगी। धर्म वे कानून थे, जो सत्य 
पर झाशित शाइवत नियम है। व्यवहार का निरचय साक्षियों द्वारा किया जाता था । 
जो कानून पुराने समय से चले प्राते थे, उन्हें व्यवहार कहते थे । कौन-से नियम पुराने 
समय से चले झ्ाते है, इसका निर्णय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। चरित्र वे कानून 
थे, जो ग्राम, श्रेणी झरादि विविध समूहो में प्रचलित थे। इन सबसे ऊपर राजा की 
श्राक्‍्मा थी। पर मौयं-काल के कानून में धर्म, व्यवहार और चरित्र की सुनिश्चित 
स्थिति का होना इस बात का प्रमाण है, कि राजा शासन मे उन्हे पर्याप्त महत्त्व देते थे, 
और जनता की इच्छा प्लौर चरित्र को वे स्वंथा उपेक्षा नहीं कर सकते थे । 

मगध के एकराट्‌ राजाओं की श्रपार शक्ति के बावजूद जनता की स्वतन्त्रता 
इन विविध कारणों से सुरक्षित थी, और मौर्य-युग के भारतीय अनेक प्रकार से अपने 
साथ सम्बन्ध रखने वाले विषयों का स्वयं शासन व निर्धारण किया करते थे । 

स्पाय-ब्यवस्था---विशाल मागध-साम्राज्य मे न्याय के लिए अनेकविध न्याया- 
लय थे; सबसे छोटा न्यायालय ग्राम-संस्था (ग्रामसंघ) का होता था, जिसमे ग्राम 


१६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


के निवासी झपने मामलों का स्वयं निबटारा करते थे। इसके ऊपर संग्रहण के, फिर 
द्रोणमुख के और फिर जनपद-संधि के न्यायालय होते थे । इनके ऊपर पाटलिपुत्र में 
विद्यमान धर्मस्थीय ध्लौर कंटकशोधतन न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा होता था, 
जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का प्रन्तिम निर्णय करने का 
झधिकार रखता था। ग्राम-संघ झौर राजा के न्यायालय के झ्तिरिक्त बीच के सब 
न्यायालय धर्मस्थीय और कंटकशोधन, इन दो भागों में विभक्त रहते थे। धर्मस्थीय 
न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ था व्यावहारिक कहलाते थे, भौर कंटकशीघन के 
प्रदेष्टा । 

घर्मस्थीय---इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में किन-किन बातों के मामलों का 
फैसला होता था, इसकी विस्तृत सूची कौटलीय श्रर्थशास्त्र में दी गई है। धर्मस्थीय में 
प्रधानतया निम्नलिखित मामले पेश होते थे--दो व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों के श्रापस 
के व्यवहार के मामले; भ्रापस में जो 'समय' (कद्रैक्ट) हुआ हो उसके मामले; स्वामी 
और मृत्य के कगडे; दासो के झगड़े, ऋण को चुकाने के मामले; घन को श्रमानत 
पर रखने से गैदा हुए विवाद; क्रय-विक्रय सम्बन्धी मामले; दिये हुए दाल को फिर 
लौटाने या प्रतिज्ञात दान को न देने का मामला, डाका, चोरी या लूट के मुकदमे; 
किसी पर हमला करने का मामला; गाली, कुबचन या मानहानि के मामले; जुए 
सम्बन्धी ऋगडे; मिल्कियत के बिना ही किसी सम्पत्ति को बेच देना; मिल्कियत 
सम्बन्धी विवाद; सीमा सम्बन्धी कंगडे; इमारतों के बनाने के कारण उत्पन्न मामले; 
चरागाहों, खेतो, और मार्गों को क्षति पहुंचाने के मामले, पति-पत्नी सम्बन्धी मुकदमे; 
स्त्री-घन सम्बन्धी विवाद; संपत्ति के बंटवारे शौर उत्तराधिकार-सम्बन्धी ऋमगडे; 
सहोद्योग, कम्पनी नथा साभे के मामले; विविध रुकावर्ट पैदा करने के मामले; 
न्यायालय में स्वीकृत निर्णयविधि में रुकावट पैदा करने के मामले; न्यायालय में 
स्वीकृत निर्णयविधि-सम्बन्धी विवाद श्र विविध मामले | 

कण्टकशोधन न्यायालय--कण्टकशोधन न्यायालयों भे निम्नलिखित मामले 
पेश होते थे--शिल्पियो व कारीगरो की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, व्यापारियों 
की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, राष्ट्रीय व सार्वजनिक आपत्तियों के निराकरण- 
सम्बन्धी मामले ; नियम-विरुद्ध उपायो से आ्राजीविक्रा चलाने वाले लोगो की गिरफ्तारी; 
अपने गुप्तचरों द्वारा श्रपराधियों को पकड़ना; सन्देह होने पर या वस्तुतः प्रपराध करने 
पर गिरफ्तारी; मृतदेह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना; अ्रपराध का 
पता करने के लिए विविध प्रकार के प्रश्नो तथा शारीरिक कष्टो का प्रयोग; सरकार 
के सम्पूर्ण विभागों की रक्षा, भ्रग काटने की सजा मिलने पर उसके बदले मे जुर्माना 
देने के श्रावेदन-पत्र; शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्यु दण्ड देने का निर्णय, 
कन्या पर बलात्कार, और न्याय का उल्लंघन करने पर दण्ड देना । 

ऊपर की सूचियो से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों मे व्यक्तियों के भ्रापस 
के मुकदमे पेश होते थे । इसके विपरीत कण्टकशोधन न्यायालयों से वे मुकदमे उप« 
“स्थित किये जाते थे, जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। कण्टकशोधन का अ्रभिप्राय 
ही यह है, कि राज्य के कण्टकों (कॉँटो) को दूर करना । 


मौयं कालीन भारत १६७ 


राजकीय शध्ाय-व्यय---कोटलीय भअर्थशास्त्र में राजकीय आय के निम्नलिखित 
साधनों का विस्तार से वर्णन किया गया है-- 

१. भुसिकर---जमीन से राज्य को दो प्रकार से श्रामदती होती थी, सीता 
झौर भाग । राज्य की भ्रपनी जमीनो से जो झ्ामदनी होती थी, उसे सीता कहते थे | 
जो जमीनें राज्य की झपनी सम्पत्ति नहीं थी, उनसे भाग वसूल किया जाता था । 

२. तटकर---मौयं काल में तटकर दो प्रकार के होते थे, निष्कर.म्य (निर्यातकर) 
झौर प्रवेश्य (झआयात-कर) । प्रायात माल पर कर की मात्रा प्रायः २० फीसदी थी । 
कुछ देक्षों के साथ ग्रायात-कर के सम्बन्ध में रियायत भी की जाती थी । इसे 'देशोप- 
कार' कहते थे । निर्यात माल पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय अर्थशास्त्र 
से ज्ञात होता है, पर इस कर की दरें क्या थी, इस सम्बन्ध भे कोई सूचना चाणक्य 
ने नही दी । 

३. बिक्री पर कर---मौ्यंकाल में बिक्री पर भी टैक्स लेने की व्यवस्था थी । 
चाणक्य ने लिखा है, कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जा सकता । कोई 
भी वस्तु विक्रय-कर से न बच सके, इसलिए यह नियम बनाया गया था। सब माल 
पहले शुल्काध्यक्ष के पास लाया जाता था । कर दे देने के बाद उस पर “अभिज्ञानमुद्रा' 
लगायी जाती थी । उसके बाद ही माल की बिक्री हो सकती थी, पहले नहीं । 

४. प्रत्यक्ष कर--मोय्य युग में जो विविध प्रत्यक्ष-कर लगाये जाते थे, उनमें 
से कुछ निम्नलिखित हैं--(क) तोल झौर नाप के परिमाणों पर---इनपर चार माषक 
कर लिया जाता था। प्रामाणिक बट्टों या माप के साधनों को काम में न लाने पर 
दण्ड के रूप में २७१ पण जुरमाना लिया जाता था । (ख) जुप्नारियों पर--जुझ्ा खेलने 
की प्रनुमति लेने पर कर देना पडता था, और जो-कुछ जुए मे जीता जाए, उसका ५ 
फीसदी राज्य ले लेता था। (ग) रूप से ग्राजीविका चलाते वाली वेद्याग्रो से दैनिक 
ब्रामदनी का दुगना प्रतिमास कर रूप में लिया जाता था| इसी प्रकार के कर नटों, 
नाटक करने वालों, रस्सी पर नाचने वालो, गरायको, वादकों नतंकों व अन्य तमाशा 
दिखाने वालों से भी वसूल करने का नियम था। पर यदि ये लोग बिठेशी हों, तो इनसे 
पाँच पण अतिरिक्त-कर भी लिया जाता था | (घ) घोबी, सुनार व इसी तरह के श्रन्य 
शिल्पियों पर अनेक कर लगाये जाते थे । इन्हें भ्रफ्ता व्यवसाय चलाने के लिए एक 
प्रकार का लाइसेंस भी लेना होता था । 

४. राज्य द्वारा प्रधिकृत ब्यवसायों से श्राय--राज्य का जिन व्यवसायों पर 
पुरा आधिपत्य था, उनमे खानें, जंगल, नमक की उत्पत्ति श्रौर अस्त्र-शस्त्र का कारो- 
बार मुख्य हैं। इनके भ्रतिरिक्त शराब का निर्माण भी राज्य के ही अधीन था । इन 
सबसे राज्य को भ्रच्छी आमदनी होती थी। श्रनेक व्यापारों पर भी राज्य का स्वत्व 
उस युग में विद्यमान था । राज्य की घोर से जो पदार्थ बिक्री के लिए तैयार होते थे, 
उनकी बिक्री भी वह स्वयं करता था । 

६. जझ्लुरमानों से श्राय--मौयेकाल में भ्रनेक भ्रपराधो के लिए दण्ड के रूप से 
जुर्माना लिया जाता था। 

७. विविध---मुद्रापद्धति पूर्णतया राज्य के हाथ में होती थी। रूप्य, पणः 


श्श्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


झ्रादि सिक्के टकसाल में बनते थे । जो व्यक्ति चाहे प्रपनी धातु ले जाकर टकसाल में 
सिक्‍के ढलवा सकता था। पर इसके लिए १३३ फीसदी प्रीभियम देना पड़ता था। जो 
कोई सरकारी टकसाल में नियमानुसार सिक्‍के न बनवाकर स्वयं बनाता था, उसपर 
२४ पण जुरमाना किया जाता था। गरीब झौर अशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबन्ध 
राज्य करता था। पर इस तरह के लोगों से सुत कातने, कपडा बुनने, रस्सी बँठने 
श्रादि के काम भी लिये जाते थे | राज्य को इनसे भी कुछ भ्रामदनी हो जाती थी । 

इन सब के झतिरिक्त आपत्काल मे सम्पत्ति पर अन्य भी श्रनेक प्रकार के कर 
लगाये जाते थे । प्रर्थशास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। सोना-चाँदी, 
मणिमुक्ता का व्यापार करने वाले धनी लोगों से ऐसे श्रवसरो पर उनकी पझ्ामदनी का 
६० फीसदी कर में ले लिया जाता था | प्रन्य प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियों से' 
भी ऐसे प्रवसरों पर विशेष करो की व्यवस्था थी, जिनकी मात्रा ५० फीसदी से ४ 
फीसदी तक होती थी । मन्दिरों श्रौर धारमिक सस्थाग्रों से भी ऐसे ग्रवसरो पर उपहार 
भ्रौर दान लिये जाते थे । जनता से भ्रनुरोध किया जाता था, कि आ्रापत्काल में उदारता 
के साथ राज्य की घन प्रदान करें। इसके लिए दानियों का श्रनेक प्रकार से सम्मान 
भी किया जाता था । 

राजकीय व्यय---राज्य को विविध करो से जो भ्रामदनी होती थी, उसके व्यय 
के सम्बन्ध में भी बहुत-सी उपयोगी बाते कौटलीय प्रर्थशास्त्र से ज्ञात होती हैं । 

१. राजकर्मचारियों के वेतन -भ्र्थशास्त्र भे विविध राज-कर्मबारियों के 
वैतनो की दरें दी गई हैं। इनमे मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बडे पदाधिकारियों का 
बेतन ४० ०० पण मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाहर्ता श्रौर झ्रांतर्वशिक सहश 
कर्मचारियों को २००० पण मासिक; नायक, व्यावहारिक, अन्तपाल ग्रादि को १००० 
पण मासिक; अइवमुरुष, रथसुर्य श्रादि को ६६० पण माणिक; विविध अ्रध्यक्षो को 
३३० पण मासिक; पदाति सेनिक, लेखक, सख्यापक आदि को ४२ पण मासिक श्रौर 
भ्रन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों को ५ पण मासिक वेतन मिलता था । 

२. सैनिक व्यय--सेना के विविध सिपाहियो व श्राफिसरों को किस दर से 
वेतन मिलता था, इसका भी पूरा विवरण अफंशास्त्र में दिया गया है। मैगस्थनीज के 
श्रनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना मे ६ लाख पदाति, तीस हजार अश्वारोही, ६००० 
हाथी श्रौर 5००० रथ थे । यदि भ्र्थशास्त्र मे लिखे दर से इन्हें वेतन दिया जाता हो, 
तो पदाति सैनिको के वेतन में ही लगभग तीस करोड पण प्रतिवर्ष ख्े हो जाता था । 

३. शिक्षा--मौयंकाल में जो व्यय राज्य की ओर से शिक्षा के लिए किया 
जाता था, उसे देवपूजा कहते थे। श्रनेक शिक्षणालयों का सचालन राज्य की ओर से 
भी,होता था, श्रौर इनके शिक्षको को राजा की श्रोर से वेतन मिलता था। इसे भृति 
या वृत्ति न 'रहकर 'पूजावेतन' (आनरेरियम) कहते थे । 

४. दाम--बालक, वृद्ध, व्याधिपीडित, प्रापत्तिग्रस्त और इसी तरह के भ्रन्य 
व्यक्तियों का भरण-पोषण राज्य की झोर से होता था । इस खर्च को दान कहते थे । 

५. सहायता--मैगस्थनीज के झनुसार शिल्पी लोगो को राज्य कोष से झनेक 
प्रकार से सहायता दी जाती थी । इसी तरह, कृषकों को भी विशेष दक्ाप्रो मे राज्य 


मौयकालीन भारत १६६ 


की शोर से सहायता प्राप्त होती थी। उन्हें समय-समय पर न केवल करो से मुक्त ही 
किया जाता था, भ्रपितु राज्यकोष से घन भी दिया जाता था । 

६. सार्वजनिक आमोद-प्रमोद---इस विभाग में वे पुण्यस्थान, उद्यान, चिडिया- 
घर प्रादि प्रन्तगंत थे, जिनका निर्माण राज्य की श्रोर से किया जाता था। राज्य की 
भोर से पशु, पक्षी झ्ादि जन्तुश्रो के बहुत-से 'बाट' भी बनाये जाते थे, जिनका प्रयोजन 
जतता का मनोरंजन था। 

७. सार्वजनिक हित के कार्य --मौये काल मे जनता की स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्सालय 
झादि का राज्य की ओर से प्रबन्ध किया जाता था। दुभिक्ष, भ्राग, महामारी प्रादि 
झ्रापत्तियों से भी जनता की रक्षा की जाती थी। जहाँ जल की कमी हो, वहाँ कप, 
तड़ाग झादि बनवाने पर विशेष ध्यान रखा जाता था ॥ 

८. राजा का वेयक्तिक खर्च---मौयंकाल मे राजा का वैयक्तिक खर्च भी कम 
नहीं था । |भ्रन्त:पुर बहुत शानदार और विशाल बनाये जाते थे। सैकड़ो दौवारिक 
भौर हजारो प्रान्तर्वंशिक सैनिक हमेशा राजमहल मे विद्यमान रहते थे | राजा बहुत 
शान के साथ रहता था। उसके निजी ठाट-बाट में भी बहुत अधिक व्यय होता था ॥ 
केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना अ्रधिक था, कि चाज्कुप ने व्यय के विभागों में 
इसका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया है । राजप्रासाद की भ्रपनी सुता (बूचडखाना) पृथक 
होती थी । राजमहल और भ्रन्त पुर के निवासी स्त्री-पुरुषो की संख्या हजारो में पहुँचती 
थी । राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकोष से बाकायदा वेतन दिया जाता 
था | इसकी दर भी बहुत अधिक होती थी । युवराज, राजमाता पश्रीर राजमहिपी को 
चार-चार हजार पण मासिक और कुमारमाता को एक हजार पण मासिक वेतन मिलता 
था। यह उनको अ्रपनी निजी झ्रामदनी थी, जिसे वे स्वेच्छा से ख्चे कर सकते थे । 

मर्दमशुमारी--मौयंयुग मे मनुष्य गणना प्रतिवर्ष होती थी। इसके लिए सरकार 
का एक स्थिर विभाग होता था, जो मनुष्यों की संख्या को अ्रपनी निबन्धपुस्तको में 
दर्ज रखता था। केवल मनुष्यों की ही गणना नही होती थी, श्रपितु पशु व जन्तु भी 
मिने जाते थे । समाहर्ता और नागरिक की श्रोर से यह काये गोप नाम के राजपुरुष 
(जो प्रायः दस ग्रामो के शासक होते थे) किया करते थे। ये राजपुरुष प्रत्येक ग्राम की 
निबन्धपुस्तक में निम्नलिखित बातें दर्ज करते थे :-- 

(१) गाँवों में चारो वर्णों के कितने-कितने प्रादमी है । (२) फितने किसान 
हैं। (३) कितने गोरक्षक या ग्वाले है। (४) कितने सौदागर हैं। (५) कितने कारीगर 
है। (६) कितने नौकर हैं। (७) कितने दास है। (८) कितने दो पैरो वाले जन्तु है । 
(६) कितने चौपाये हैं । (१०) माँव मे कुल घन कितना है । (११) गाँव से कितनी 
बेगार मिल सकती है। (१२) गाँव से चुगी की श्रामदती कितनी है। (१६) गाँव को 
जुर्मानों द्वारा कितनी श्रामदनी होती है । (१४) कितने मकान है, जिनसे कर मिलता 
है । (१५) ग्राम के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ, कितने वृद्ध और कितने 
बालक हैं। (१६) कितने घर है, जिनसे कर नही मिलता । (१७) निवासियों के चरित्र 
किस तरह के हैं। (१८) उनके पेशे क्या-क्या है। (१६) भामदनी कितनी है । (२०) 
उनका खर्चे कितना है । 


२०० भारतीय संस्कृति का विकास 


गुप्तचर विभाग--विजिगीषु मौर्य सम्राटों के लिए गुप्तचर विभाग को उन्नतः 
करता परम झ्ावश्यक था। चाणक्य ने इस विभाग का बडे विस्तार के साथ वर्णन 
किया है । मुख्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों से गुप्तचरो का प्रयोग होता था :--- 

१. श्रमात्यों पर निरीक्षण रखने के लिए--अमात्य पद पर केवल वे ही व्यक्ति 
नियत किये जाते थे, जिनकी पहले गुप्तचरों द्वारा पूरी परीक्षा ले ली जाती थी। 
पुरोहित, सेनापति श्रादि सब महामात्यो की परीक्षा के लिए श्रनेकविध उपाय कौटलीय 
अर्थशास्त्र भें लिखे है। नियुक्ति के बाद भी भ्रमात्यों के 'शौच' झौर 'अ्शौच' का पता 
गुप्तचर लोग लगाते रहते थे । 

२. पौर और जानपद लोगो की भावनाओं का पता लगाने के लिए भी गुप्तचर 
नियत किये जाते थे । जनता मे किस बात से असन्तोप है, देश के धनी-मानी प्रभाव- 
दाली लोगो के क्‍या विचार है, श्रधीनस्थ सामन्तो का क्‍या रुख है, इन सब बातो का 
पता लेकर गुप्तचर राजा को सूचना भेजते रहते थे । 

३. गुप्तचर लोग विदेशों मे भी काम करते थे । पड़ोसी शत्र॒देश व विदेशी राज्यों 
की गतिविधि, विचार, भाव आदि का पता करने के लिए गुप्तचर सदा सचेष्ट रहते थे + 

गुप्तच र-विभागक्के केन्द्र श्रनेक स्थानों पर होते थे। इन केन्द्रों को 'सस्थ: 
कहते थे । गुप्तचर जिस किसी रहस्य का पता लगाते थे, उसे झ्पने साथ सम्बद्ध 'संस्था” 
में पहुंचा देते थे । वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी । 

डाक प्रबन्ध--कोटलीय गभथेशास्त्र मे कुछ निर्देश ऐसे श्राते हैं, जिनसे उस 
समय के डाक प्रबन्ध पर प्रकाश पडता है। उस समय सन्देश भेजने के लिए कबृतरों 
का प्रयोग किया जाता था। कपोतो के गले झ्रादि मे पत्र बाधकर उन्हे उडा दिया 
जाता था । खूब से हुए कबूतर ठीक स्थान पर पहुंचने में समर्थ होते थे । 

राजगक्ति पर जनता का प्रभाव--मौ्यकाल की शासन-व्यवस्था के प्रकरण को 
समाप्त करने से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना आभ्रावश्यक है, 
जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट भी नही कर सकता था । इस प्रकार 
का एक प्रभाव ब्राह्मण-श्रमणों का था। यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों मे निवास 
करते थे, पर देश की घटनाओों और नीति पर उनकी सदा दृष्टि रहती थी । जब वे 
देखते थे कि राजा कुमार्ग में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका ककत्तंव्य 
हो जाता था । इसीलिए चाणक्य ने लिखा है 'यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या 
राजनीति में काम, क्रोध, श्र भ्रज्ञान श्रा जाय, तो वानप्रस्थ और परिक्राजक लोग भी 
कुपित हो जाते हैं । ये वानप्रस्थ ब्राह्मण बहुत सादगी श्रौर गरीबी के साय जगलो में 
निवास किया करते थे। राज्य पर इनका प्रभाव बहुत श्रधिक होता था । चद्द्रगुप्त 
मौर्य के शासन से कुछ पूर्व ही जब सिकन्दर ने भारत पर आझ्राक्रमण किया, तो उसकी 
मेंट ऐसे श्रनेक नीतिज्ञ ब्राह्मणों से हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय 
राजाओं को उभार रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने पूछा--'तुम क्यों इस 
राजा को मेरे विरुद्ध भडकाते हो । ब्राह्मण ने उत्तर दिया--मैं चाहता हूँ, कि यदि 
वह जीए, तो सम्मानपूर्वक जीए, नही तो सम्मानपुर्वक मर जाए ।” कहा जाता है कि 
एक अख्य ब्राह्मण सन्यासी सिकन्दर के पास झाया और बोला--तुम्हारा राज्य एक 


मौर्यकालीन भारत २०१ 


सूखी हुई खाल की तरह है, जिसका कोई गुरुता-केन्द्र नहीं होता । जब सिकन्दर राज्य 
के एक पाये पर खड़ा होता है, तो दूसरा पाएईव॑ विद्रोह कर देता है ।' तक्षशिला के 
एक वृद्ध दंडी को सिकन्दर के सम्मुख यह डर दिखाकर बुलाने की कोशिश की गई कि 
'सिकन्दर तो दुनिया के मालिक दा: का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नही आश्मोगे, 
तो बह तुम्हारा सिर धड से शभ्रलग कर देगा । यह सुनकर दंडी ने उपेक्षाजनक हँसी 
हँसकर उत्तर दिया--“मैं भी दयौ: का उसी तरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिकन्दर। मैं 
झपने देश भारत से पूर्णतया सन्तुष्ट है, जो माता की तरह मेरा पालन करता है |! 
उस दंडी ने व्यंग्य से यह भी कहा 'यदि सिकन्दर गंगा के पार के भ्रदेश में जायगा, तो 
(नंद की सेना) उसे' विश्वास दिला देगी, कि वह भ्रभी सारे संसार का स्वामी नहीं 
बना है ।' 

इसमे कोई सन्देह नही कि ऐसे ब्राह्मणों की निर्भीक वृत्ति का राज्य पर बडा 
प्रभाव पड़ता था। राजा की शअ्रनीति को रोकने में ये बहुत सहायक होते थे । राजाप्रों 
के कुमार्गगामी हो जाने पर जब तपस्वी ब्राह्मण कृपित हो जाते थे, तो स्थिति को 
समभालना कठिन हो जाता था। नन्द के शक्तिशाली वेश का पतन आचाये चाणक्य के 
कोप से ही हुआ था। वह नन्द की श्रनीति को देखकर उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ 
था। 

ब्राह्मण तपस्वियो के कोप की भ्रपेक्षा भी जनता का कोप श्रधिक भयंकर माना 
जाता था । झ्ाचाय चाणक्य ने लिखा है---“जनता का कोप सब कोपो से बढकर है ।' 
चाणक्य भलीभाँति समझता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, पर यदि जनता की अवस्था 
उत्तम हो, तो राज्य अच्छी तरह चल सकता है।' राज्य के सम्बन्ध में यह परम्परागत 
सिद्धान्त मौर्यकाल में भी मान्य समझा जाता था कि प्रजा के सुख मे ही राजा का सुख 
है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकर बात वह नही है, जो राजा को 
भच्छी लगती है। हिंतकर बात तो वह है, जो प्रजा को प्रिय लगती है ।' 


(३) मौये-काल का आर्थिक जीवन 


,“ कृषि--मौयंकाल मे भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। मैगस्थनीज 
ने लिखा है 'दूसरी जाति मे किसान लोग हैं, जो सख्या मे सबसे भ्रधिक हैं । युद्ध करने 
तथा ग्रन्य राजकीय कत्तंव्यों से सुक्त होने के कारण वे प्रपता सारा समय खेती में 
लगाते हैं ।' किसानों की झ्रवस्था उस समय बहुत सनन्‍्तोषजनक थी । वर्षा की प्रचुरता 
के कारण दो फसलें साल मे हो जाती थी, भौर किसान नानाविध श्नन्नी तथा ग्नन्य 
पदार्थों को उत्पन्न कर सकते थे। इस विषय मे मैगस्थनीज का निम्नलिखित उद्धरण 
ध्यान देने योग्य हैं :-- 

“भूमि पशुओं के निर्वाह योग्य चारा तथा भ्रन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती 
है। प्रत: यह माना जाता है कि भारतवर्ष मे श्रकाल कभी नही पड़ा, श्लौर खाने की 
वस्तुओं की महँगाई भी साधारणतया कभी नही हुई है। चूंकि यहाँ साल में दो बार 
वर्षा होती है; एक जाड़े भें, जबकि गेहूँ की बुआयी होती है, और दूसरी गर्मी के 
दोरान मे, जबकि तिल और ज्वार के बोमे का उपयुक्त समय होता है, भ्रतः भारत के 


२०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


किसान प्राय: सदा साल में दो फसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फसल कुंछ बिगड़ 
भी जाती हैं, तो लोगों को दूसरी फसल का ध्रा विश्वास रहता है । 

#भारतवासियो मे बहुत-सी ऐसी प्रथाएँ भी हैं, जो वहाँ श्रकाल पडने की 
संभावना को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरी जातियो मे युद्ध के समय भूमि को 
नष्ट करने झश्यौर इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है। पर इसके 
विरुद्ध भारतवासियों मे जो कृषक समाज को पविच्र व प्रवध्य मानते हैं, भूमि जोतने 
वाले किसी प्रकार के भय की झ्राशका से विचलित नहीं होते, चाहे उनके पडोस में ही 
बुद्ध क्यो न हो रहा हो । दोनो पक्षो के लडने वाले युद्ध के समय एक-दूसरे का संहार 
करते हैं, परन्तु जो लोग खेती में लगे हुए हैं, उन्हे पूर्णतया निविघ्त श्रपना काम करने 
देते है। साथ ही न वे ज्षत्र्‌ देश का अ्रग्नि से सत्यानाश करते हैं, श्रौर न उसके पेड 
काटते हैं ।” 

मौयंकाल में भी खेती के लिए हल और बलों का प्रयोग होता था। भूमि को 
खूब भ्रच्छी तरह हल चलाकर तैयार किया जाता था। फिर उसमे नानाविध खादों 
को डालकर भूमि की उपज दाक्ति को बढ़ाया जाता था। खाद के लिए गोबर, हड्डी 
झौर राख का प्रयोग होता था । 

सिचाई के लिए निम्नलिखित साधन प्रयुक्त होते थे--(१) हस्तप्रावतिमम्‌--- 
डोल, चरस श्रादि द्वारा कुएँ से पानी निकालकर सिंचाई करना । (२) स्कंधप्रावरतिमम्‌- 
कंघो की सहायता से पानी निकालकर सिंचाई करना | रहट या चरस को जब बेल 
खीचते हो, तो उनके कंधों से पानी निकालने के कारण इस प्रकार की सिचाई को 
“स्कंधप्रावतिमम्‌' कहते थे। (३) स्रोतयत्रप्रावर्तिममु--वायु द्वारा (पवन-चकक्‍्की) खीचे 
हुए पानी को 'स्रोतयंत्रप्रावरतिमम्‌' कहते थे। (४) नदीसरस्तटाककपो द्घाटमू--नदी, 
सर, तटाक शौर कूप ढ्वारा सिंचाई करना । (५) सेतुबन्ध--बाँध (डाम) बनाकर उससे 
नहरे व नालियाँ निकालकर उनसे सिंचाई करना। 

व्यवसाय--मंगस्थनीज ने भारत के विविध व्यवसायों और कारीगरों के 
सम्बन्ध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि “वे कला-कौशल में बडे निपुण हैं, जैसा कि 
ऐसे मनुष्यों से भ्राशा की जा सकती है, जो स्वच्छ वायु से साँस लेते है, भौर झत्युतम 
जल का पान करते हैं ।*'““प्रधिक सुसभ्य भारतीयों मे भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसायों से 
झ्राजीविका कमाने वाले लोग है। कई जमीन जोतते है, कई व्यापारी हैं, कई 
सिपाही हैं।' ४ 

कौटलीय श्रथ॑शास्त्र मे मौर्य युग के व्यवसायों का विस्तार मे उल्लेख किया 
गया है, जो निम्नलिखित थे :--- 

१. तंतुबाय--मोयंकाल में सबसे मुख्य व्यवसायी तंतुवाय या जुलाहे थे । ये 
€ई, रेशम, सन, ऊन आदि के अ्रनेकविध कपडे तैयार करते थे। वस्त्र-व्यवसाय के साथ 
धम्बन्ध रखने वाले घोबी, रगरेज श्रौर दरजियों का उल्लेख भी भ्रथंज्षास्त्र में हुआ है । 
साथ ही रस्सी और कवच बनाने वाले व्यवसायियों का भी वहाँ वर्णन है। 

२. खानों में काम करने वाले व्यवसाथी-- मैगस्थनीज ने भारत की खानों के 
विषय में लिखा है, कि “भारत की भूमि तो झपने ऊपर हर प्रकार के फल तथा कृषिजन्य 


मौयकालीन भारत र०३े 


पदार्थ उपजाती ही है, पर उसके गर्म में भी सब प्रकार की घातुझों की प्रनभितन खानें 
हैं। इस देश मे सोना भौर चाँदी बहुत होता है। ताँबा और लोहा भी कम नहीं 
होता । जस्ता भौर भ्रन्य धातुएँ भी होती हैं। इनका व्यवहार झ्राभूषण झर लड़ाई के 
हथियार तथा साज ग्रादि बनाने के निमित्त होता है ।' चाणक्य ने श्रर्थशास्त्र में खानों 
के व्यवसायों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विभाग के श्रध्यक्ष को 
आझाकराध्यक्ष' कहते थे । 

३. नमक का व्यवसाय--. लवणाघ्यक्ष' की प्रधीनता में नमक के व्यवसाय का 
संचालन होता था । नमक बनाने श्रौर बेचने के लिए राज्य की श्रनुमति आवश्यक 
थी । नमक बनाने में मुख्यतया समुद्र के जल का ही प्रयोग किया जाता था । 

४. समुद्र से रतन आदि निकालने का व्यव्ताय--इस व्यवसाय के अध्यक्ष को 
'खन्यध्यक्ष' कहते थे । समुद्र से शंख, मणि, मुक्ता श्रादि विविध पदार्थों को निकलवाने 
तथा उन्हें शुद्ध करवाने औौर उनकी विविध बस्तुएँ बनवाने का कार्य खन्‍्यध्यक्ष के 
अधीन होता था । 

५. स्वर्णकार --सोना, चाँदी श्रादि बहुमूल्य धातुओं को शुद्ध कर उनसे आभूषण 
बनाने का कार्य सुनार लोग करते थे । 

६. बैज्--चिकित्सा का काम करने वाले भिषक्‌ (साधारण वैद्य), जंगलीविद्‌ 
(विष-चिकित्सक), गर्भव्याधिसंस्था. (गर्म की बीमारियों को ठीक करने वाले) और 
सूतिका-चिकित्सक (सन्तान उत्पन्त कराने वाले) चार प्रकार के चिकित्सक होते थे । 

७. दाराब का व्यवसाय--यद्यपि मंगस्थनीज ने लिखा है, कि भारतीय लोग 
यज्ञों के अतिरिक्त कभी मदिरा नहीं पीते थे, पर श्र्थशास्त्र से ज्ञात होता है, कि मौये- 
काल में शराब का व्यवसाय भी बहुत उन्‍नत था । वहाँ मेदक, प्रसन्‍न, आसव, अ्रिष्ट, 
मेरेय और मधु--छ प्रकार की शराबों का उल्लेख कर इनके निर्माण की विधि भी 
लिखी गई है । 

८. बकूचड्खाने---मांसभक्षण का बहुत प्रचार होने के कारण मौयंकाल में बूचड 
का व्यवसाय भी बहुत उन्‍नत था। यह '“सूनाध्यक्ष! नामक श्रधिकारी द्वारा नियन्त्रित 
किया जाता था । 

६. खमड़े का व्यवसाथ--बूचडखानो में मारे गये तथा जंगल, खेत भ्रादि मे 
स्वयं मरे हुए पशुप्रों की खालो का उपयोग ग्ननेक प्रकार से किया जाता था। 

१०. बलेनों का व्यवसाय--पअ्रर्थशास्त्र मे चाट प्रकार के बर्तनों का उल्लेख 
है--घातु, मिट्टी, बेत ग्रौर छाल के बने हुए 

११. अंगलों के साथ सम्बन्ध रखने धाले व्यवसाब---प्र्थशास्त्र मे जंगलों में 
होने वाले उन वृक्षों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध 
प्रकार के कामों में भ्राती है । 

१२. लोहार--लोहे से जहाँ खेती व अ्रन्य शिल्पों के नानाविध उपकरण तैयार 
किये जाते थे, वहाँ ग्रस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी प्रधानतया लोहे से ही होता था । 

१३. जहाज और नौकाएँ बनाने वाले--मौयंकाल मे नवियों तथा समुद्र में 

जो भ्रनेक प्रकार के जहाज चलते थे, वे भारत मे ही बनाये जाते थे । 


२०४ भारतीय संस्कृत्ति का विकास 


इनके प्रतिरिक्त गन्धपण्या: (सुगंधियाँ बनाने और बेचने वाले), माल्यपण्या: 
(मालाएं बनाने और बेचने वाले), गोरक्षक (स्वाले), कर्मकर (मजदूर), नट, नर्तेक, 
गायक, वादक, कुशीलव, शौण्डिक (शराब बेचने वाले), वेश्याएँ, भोजन पकाने बलि 
श्रादि व्यवसायियों तथा राज (मकान बनाने वाले), मणिकार (विविध रत्नों, मणियों 
भ्रौर हीरे झ्रादि को काट व तराश कर उनसे आभूषण बनाने वाले) श्रौर देवताकारु 
(विविध देवी-देवताओं की सूर्तियाँ बनाने वाले) श्रादि शिल्पियो का उल्लेख भी भ्रर्थशास्त्र 
में किया गया हैं । 

व्यापार----कृषि और व्यवसाय के समान व्यापार भी मौयं काल में बहुत उन्नत 
था। ग्राम के छोटे-छोटे सौदागरों से लेकर बडी-बडी कम्पनियाँ तक उस काल मे 
विद्यमान थी। देहात मे माल की बिक्री के लिए मंडियाँ भी लगती थी । ये मंडियाँ 
जल और स्थल मार्गों के नाको पर लगायी जाती थी। 

शहरों में भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं के बाजार अलग-अलग होते थे। कौटलीय भश्रर्थ- 
शास्त्र मं जिस आदर्श नगर का चित्र उपस्थित किया गया है, उसमे माँस, चाक्ल, 
रोटी, मिठाई आदि भोज्य पदार्थ की दूकानो के लिए पृथक्‌ व्यवस्था की गयी है, और 
सुगन्धित तेल, माला, फूल, वस्त्र आदि की दूकानो के लिए अलग जगह रखी गयी है । 
शहरो में जहाँ बड़ी-बडी दूकानें होती थी, वहाँ फंरी वालो की भी कमी न थी। फंरी 
वाले घूम-घूम कर माल बेचते थे । 

दूकानदार कितना मुनाफा लें, इसपर भी राज्य की श्रोर से नियंत्रण होता 
था । श्राम चीजों पर लागत का पाँच फीसदी मुनाफा लिया जा सकता था | विदेशी 
माल पर १० फीसदी मुनाफा लेने की अनुमति थी । 

मौयेकाल में भारत का श्रान्तरिक व्यापार बहुत उन्‍नत था । यह व्यापार जल 
और स्थल दोनो प्रकार के मार्गों द्वारा होता था। भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों की भिन्न-भिन्न 
बस्तुएँ प्रसिद्ध थी। स्वाभाविक रूप से व्यापारी लोग इन वस्तुओं को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे । मौयकाल के सौदागर व्यापार के लिये बड़े-बड़े 
काफिले (सार्थ ) बनाकर सब जगह झाया जाया करते थे । इन काफिलों की रक्षा का 
भार राज्य पर होता था। सार्थ मे चलने वाले प्रत्येक व्यापारी से राज्य मार्गकर 
(वर्तनी) वसूल करता था। इसके बदले मे उसकी जान-माल की रक्षा का उत्तरदायित्व 
राज्य ले लेता था । 

मौयंकाल में विदेशी व्यापार भी बहुत उन्नत था। भारत की पदिचमोत्तर, 
उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमाएँ भ्ननेक देशों के साथ छृती थी। उनके साथ भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। स्थल मार्म से जाने वाले बडे-बड़े काफिले इन 
पडोसी राज्यों में व्यापार के लिए श्राया-जाया करते थे । विदेशी व्यापार जहाँ खुश्की 
के रास्ते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी बड़ी-बड़ी नौकाएँ विक्रय की वस्तुों को 
ढोने का काम करती थी। महासमुद्रो मे जाने वाले जहाजों को 'संयात्य: नाव” और 
“प्रवहण' कहते थे । कौटलीय अर्थश्ञास्त्र मे चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का 
उल्लेख है । चाणक्य ने लिखा है--“रेशम झ्रौर चीनपट्ट, जो चीत देश में उत्पन्न होते 
हैं, श्रेष्ठ सम जाते हैं ।/ इसी तरह मुक्ताओ की विविध किस्मों का उल्लेख करते 


मौर्यकालीन भारत २०५ 


हुए चाणक्य ने मुक्ताओं का एक भेद “कार्दमिक' भी बताया है। ईरान की कर्दम्र नदी 
में उत्पन्त हुए मोतियों को कार्मिक कहते थे । मौयंकाल में भारत का पदिचिमी देशों 
से भी समुद्र के मार्ग द्वारा व्यापार प्रारम्भ हो चुका था | यह व्यापार मुख्यतया मिस्र 
के साथ था। सिकन्दर के साम्राज्य के पतन के बाद मिस्र का राजा टास्मी हुआ, जो 
घन्द्रयुप्त मौयं का समकालीन था। उस समय में मिस्र की राजघानी प्रलेक्जेण्डिया 
विदेशी व्यापार का बहुत बडा केन्द्र थी। अलेक्जेण्ड्रिया से कुछ दूर फेराम नामी द्वीप 
में टाल्मी ने एक विशाल प्रकाणस्तम्भ का निर्माण कराया था, जो संसार के सात 
धाश्चयों में गिना जाता था। झशोक के समकालीन मिस्र के राजा टाल्मी फिलेडेल्फस 
ने भारत शझ्ादि पूर्वी देशों के साथ मिस्र के व्यापार को बढ़ाने के लिये ग्रर्सीनोए से 
लाल सामर तक एक नहर बनवाने का संकल्प क्रिया था। इस नहर को १५० फीट 
चौड़ा और ४५ फीट गहरा बनाया जा रहा था, पक्लौर इसका उद्देश्य यही था, कि 
भारतीय माल को प्रनलेक्जेण्डिया पहुँचाने के लिए स्थल पर न उतारता पड़े, और 
जहाज लाल सागर से इस कृत्रिम नहर के रास्ते नील नदी पहुँच जाए, और वहाँ से' 
सीधे भ्रलेक्जेण्डिया चला जाए। दुर्भाग्यवश यह नहर पूरी न हो सकी । पर मिस्र के 
साथ भारत का व्यापार जारी रहा । इसी प्रयोजन से टाल्मी ने लालसागर के तट पर 
एक नये बन्दरगाहू की स्थापना की, जिसका नाम बरनिस था। यहाँ से खुदकी के 
रास्ते अ्रलेक्जेण्डिया केवल तीन मील दूर था । इस मागे पर माल को ढोने का काम 
काफिलो द्वारा होता था । 

विशाल मागध साम्राज्य में स्थल मार्गों (सड़कों) का एक जाल-सा बिछा 
हुआ था। पाटलिपुत्र को केन्द्र बनाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम--सब दिशाझं 
भें सडकें जाती थी । मार्मों का प्रबन्ध राज्य के एक पृथक्‌ विभाग के भश्रधीन था। प्रति 
झ्राध कोस के बाद सडकों पर दूरी-सूचक प्रस्तर लगे रहते थे। जहाँ एक से श्रधिक मार्ग 
विभक्त होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की दिशा का प्रददोन करने वाले चिह्न लगे रहते थे | 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश की राजधानी को पाटलिपुत्र से मिलाने वाली १५०० कोस 
लम्बी सडक थी | उस समय का कोस २२५४० गज का होता था । 

मुद्रापद्धति--मौय काल मे मुद्रा पद्धति के सचालन के लिये एक पृथक श्रमात्य 
होता था, जिसे 'लक्षणाध्यक्ष' कहते थे। श्रर्थशास्त्र मे दो प्रकार के सिक्‍के लिखे हैं--- 
१. कोश प्रवेश्य--ये मुख्य सिक्‍के होते थे, जिन्हे वर्तमान परिभाषा में 'लीगल टेंडर” 
कहा जा सकता है । राजकीय कर तथा क्रप-विक्रय के लिये इन्ही को प्रामाणिक माना 
जाता था। २. व्यावहारिक---इनकी कीमत कोशप्रवेश्य सिक्कों पर ही आश्रित थी । 
ये साधारण लेन-देन के काम मे आते थे। वतेमान परिभाषा में इन्हे 'टोकन मनी' कह 
सकते है। सिक्‍के अनेक मूल्यों के होते थे। चांदी के सिक्‍को मे चार भाग ताँबा, एक 
भाग जपु, सीसा या घन्य धातु और नौ भाग शुद्ध चाँदी रहती थी । इस सिक्‍के को 
पण या रूप्यरूप कहते थे । पण के अतिरिक्त श्राधुनिक अठन्नी, चवन्नी व दुबन्नी के 
समान अर्धपण, पादपण और प्रष्टभागपषण सिक्‍के भी प्रयोग भें झ्राते थे । चाँदी के 
पणो व ध्र्धपणों श्रादि के श्रतिरिक्त ताँबे के सिक्के भी प्रचलित थे, जिन्हे 'ताम्ररूप' 
या “माषक' कहते थे । इसके भाग अमंमाषक, काकणी () माथक) और अ्रधंकाकणी 


२०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


(६ माथक) होते थे । ताँबे और चाँदी के भ्रतिरिक्त सम्भवतः सोने का भी एक सिक्‍का 
उस युग में प्रचलित था । इसे “सुवर्ण' कहते थे, और इसका भार ह तोले होता था । 
मौर्य युग के सिक्‍के वर्तमान समय मे उपलब्ध भी है। ये प्रायः ताम्बे के बने हैं, भौर 
इन पर अनेकविध चिह्न प्रंकित हैं । 

दासप्रथा--मंगस्थनीज ने लिखा है, कि “भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने 
योग्य बात है, कि समस्त भारतीय स्वतन्त्र है, उनमे एक भी दास नहीं है। लैकेडि- 
मोनियन्स श्रौर भारतवासी यहाँ तक तो एक-दूसरे से मिलते है, पर लैकेडिमोनियन्स 
लोगो मे हेलॉट लोगों को दासो की तरह रखा जाता है। ये हेलॉट नीच दरजे का 
श्रम करते हैं। पर भारतीय लोग विदेशियों तक को दास नहीं बनाते, अपने देश- 
वासियो की तो बात ही क्‍या है ? ” यद्यपि ग्रीक लेखको के अनुसार भारत में दासप्रथा 
का स्वंधा श्रभाव था, पर कौटलीय अश्रथंश्ञास्त्र स इस बात की पुष्टि नहीं होती । 
भ्रथंशास्त्र के अनुसार उस समय में जो दास जन्म से होते थे, उन्हें खरीदा श्रौर बेचा 
जा सकता था। म्लेच्छ (झार्य-भिन्‍त) लोग अपने बच्चों व अ्रन्य सम्बन्धियों को दास 
की भाँति बेच सकते थे। पर आरर्यो मे यह प्रथा नही थी । उन्हे अपने सम्बन्धियों को 
बेचने पर कठोर दण्ड मिलता था। साधारणतया आये दास नहीं बन सकता था । पर 
कुछ प्रवस्थाओं में आय॑ भी थोडे समय के लिए दास हो सकता था---(क) श्रपने परिवार 
को श्राथिक सकट से बचाने के लिए यदि अपने को बेचना आवश्यक हो । (ख) जुरमानों 
का दण्ड श्रदा करने के लिए । (ग) यदि राजदण्ड दास बनने का मिला हो । 


(४) सौर्यकालीन समाज और सभ्यता 


भारतीय समाज के विविध वर्ग--मंगस्थनीज के ग्रनुसार भारत की जनता 
सात वर्गों में बेटी हुई थी। उसने लिखा है, कि “भारतवर्ष की सारी आश्राबादी सात 
जातियों (वर्गों) में बंटी है। पहली जाति दार्शनिकों के समुदाय स बनी है, जो यद्यपि 
संख्या की रृष्टि से अन्य जातियो की. श्रपेक्षा कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सबसे 
श्रेष्ठ है। दार्शनिक लोग सभी सार्वजनिक कर्तव्यों से मुक्त हैं, इसलिए न तो किसी 
के दास हैं, और न किसी के स्वामी । (गृहस्थी लोगा के द्वारा थे बलि प्रदात करने 
तथा म्रतकों का श्राद्ध करने के लिए नियुक्त झिये जाते है, क्योकि लोगों का विश्वास है 
कि ये देवताश्रों के बहुत प्रिय हैं, और परलोक-सम्बन्धी बातो में बहुत निपुण है। इन 
क्रियाओ्रों के बदले मे ये बहुमूल्य दान पाते हैं। भारत के लोगो को इनमें बहत लाभ 
पहुंचता है। साल के प्रारम्भ में जब ये लोग एकत्रित होते हैं, तो भ्नावृष्टि, शीत 
श्रॉँधी, रोग आ्रादि की पहले से ही सूचना दे देते हैं । इसी तरह की भ्रन्य बहुत-सी' 
बातों को भी ये पहले से ही बता देते हैं, जिससे कि सर्वसाधारण को बहत लाभ 
पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रजा--दोनों भविष्य को पहले से ही जानकर 
उसका प्रबन्ध कर सकते है। जो वस्तु आवश्यकता के समय काम आयेगी, उसका 
पहले से ही प्रबन्ध करने में वे कभी नही चूकते । जो दार्शनिक अपनी भविष्यवाणी में 
भूल करता है, उसको निनन्‍्दा के सिवाय अन्य कोई दण्ड नहीं मिलता । भविष्यवाणी 
अशुद्ध होने की दशा मे फिर दार्शनिक जीवन भर मौन अ्रवलम्बन कर लेता है ॥ 


मौयंकालीन भारत २०७ 


“दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों से संख्या में बहुत अ्रधिक हैं । वे 
राजा को भूमि-कर देते हैं । किसान प्रपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ रहते हैं, भौर 
सगरों में जाने-झाने से बिलकुल बचते हैं । 

'तीसरी जाति के श्रन्तर्गंत भही र, गड़रिए तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो 
न नयगरों में बसते हैं प्रौर न ग्रामों मे, बल्कि डेरों में रहते हैं ॥ शिकार तथा पशुझों को 
जाल आ॥रादि में फेंसाकर वे देश को हानिकारक पक्षियों और जंगली पशुआ्रो से मुक्त 
करते हैं। वे प्रपने दस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसीलिए वे भारत 
को उन विपत्तियों से मुक्त करते हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा मे विद्यमान हैं, जैसे 
सब प्रकार के जंगली जन्तु और किसानों के बोये हुए बीजों को खा जाने वाले पक्षी । 

'चौथी जाति कारीमर लोगो की है। इनमें से कुछ कवच बनाने वाले हैं, और 
कुछ उन विविध उपकरणों (श्रौजारो) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा अन्य व्यव- 
सायी लोग उपयोग करते हैं । 

'पाँचवी जाति सैनिको की है। यह भली-भाँति संगठित तथा युद्ध के लिए 
सुसज्जित रहती है। संख्या मे इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के समय यह श्रालस्य 
झभौर आमोद-प्रमोद में मस्त रहती है । सेना, योद्धा, सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी सबका 
राजकीय खर्च से पालन होता है। 

“छठी जाति में निरीक्षक लोग है। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष 
में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहाँ राजा न 
हो वहाँ भ्रन्य किसी राजकीय शासक को, उसकी सूचना देते रहे । 

'सातवी जाति सभासदों तथा झन्य शासनकर्ताओं की है। ये लोग राज्य-कार्य 
की देखभाल करते हैं ।. सख्या की दृष्टि से यह जाति संबसे छोटी है, पर अपने चरित्र 
तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिप्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्त्रिगण, राज्य के 
कोषाध्यक्ष और न्यायकर्त्ता लिये जाते है । सेना के नायक व मुरूय शासक लोग प्रायः 
इसी जाति के होते है । 

मंगस्थनीज द्वारा वणित भारतीय समाज के इन वर्गों को हम क्रमश ब्राह्मण- 
श्रमण, कृषक, गोपाल-इवगणिक, कारु-शिल्पि-वेदेहक, भट, प्रतिवेदक-अ्रध्यक्ष-सत्रिक 
और मन्त्रि-महामात्र-प्रमात्य कह सकते हैं । ये प्रथक्‌ जातियाँ नही थी । मंगस्थनीज ने 
भारत के समाज को जो दशा देखी, उसके अ्रनुसार उसने ये सात वर्ग यहाँ पाये । 

विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति--मौयकाल मे बहुविवाह की प्रथा विद्यमान 
थी । मेगस्थनीज ने लिखा है--'वे बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते हैं ।! विवाहित 
स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को श्रामोद-प्रमोद के लिए भी धर में रखा जाता 
था। मेगस्थनीज के झनुसार 'कुछ को तो वे दत्तचित्त सहधर्मिणी बनाने के लिये विवाह 
करके लाते हैं, श्रौर कुछ को केवल प्रानन्द के हेतु तथा घर को लडकों से भर देने के 
लिये ।' कौटलीय भ्रर्थशास्त्र से भी यह बात पृुष्ट होती है। वहाँ लिखा है---'पुरुष 
कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियाँ सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये ही हैं ।' 

पुरुष श्ौर स्त्री दोनों को इस युग में पुनविवाह का झ्रधिकार था। पुरुषों के 
पुनविवाह के सम्बन्ध में ये नियम दिये गये है---“यदि किसी स्त्री के श्राठ साल तक बच्चा 


रण्द भारतीय संस्कृति का विकास 


से हो, या जिसके कोई पुरुष सन्‍्तान न हो, या जो बन्ष्या हो, उसका पति पुनविवाह 
से पूर्व श्राठ साल तक प्रतीक्षा करे । यदि स्त्री के मृत बच्चा पैदा हो, तो दस साल 
तक प्रतीक्षा करे । केवल लड़कियाँ ही उत्पन्न हों, तो बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे ॥ 
इसके बाद पुत्र की इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। स्त्री के मर 
जाने पर तो पुनविवाहु हो ही सकता था। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पुनविवाह 
का प्रधिकार था । पति के मरने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे भ्रपने 
इवसुर तथा पतिपक्ष के प्रन्य सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त धन वापस देना होता था | परन्तु 
यदि पुनविवाह इवसुर की अनुमति से हो, तो स्त्री इस धन को अपने पास रख सकती 
थी । पति की मृत्यु के प्रतिरिक्त भी कुछ अवस्थाश्रों में स्त्री को पुनविवाह्‌ का श्रधिकार 
था। “यदि किसी स्त्री के कोई सन्‍्तान न हो और उसका पति विदेश गया हुआ हो, 
तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे । यदि उसके कोई सन्तान हो, तो भ्रधिक समय तक 
प्रतीक्षा करे । यदि पति स्त्री के लिए भरण-पोषण का प्रबन्ध कर गया हो, तो दुगुने 
समय तक प्रतीक्षा की जाय । यदि पति विद्याध्ययन के लिये विदेश गया हो, तो 
सन्तान-रहित स्त्री दस वर्ष और सन्तान-सहित स्त्री बारह वर्ष तक प्रतिक्षा करे, ये 
नियम उस समय प्रचलित थे । 

मौर्यकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटलीय अभथशास्त्र में तलाक 
के लिए “मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है| स्त्री और पुरुष दोनों को ही तलाक 
का श्रधिकार था ॥ इस विषय में प्र्थशास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य 
हैं--'यदि कोई पति बुरे श्राचार का है, परदेश गया हुआ है, राज्य का द्वेषी है या 
यदि कोई पति खूनी है, पतित है, या नपुत्क है, तो स्त्री उसका त्याग कर सकती है। 
'पति से घृणा करती हुई स्त्री उस (पति) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकती । 
ऐसे ही पत्नी से घृणा करता हुआ पति उस (स्त्री) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे 
सकता । पर पारस्परिक घृणा से तलाक हो सकता है ।' यहाँ यह ध्यान मे' रखना चाहिए 
कि ब्राह्म, प्राजापत्य आदि पहले प्रकार के चार “धर्मानुकूल' विवाहो में तलाक नही हो 
सकता था ॥ तलाक केवल आसुर, गान्धवं भप्रादि पिछले चार विवाहो में ही विहित था। 

धारभिक विश्वास--चन्द्रगुप्त मोये के समय में यज्ञों मे पशुहिसा, बलिदान तथा 
श्राद्ध प्रचलित थे। मंगस्थनीज ने लिखा है--'यज्ञ व श्राद्ध मे कोई मुकुट घारण नहीं 
करता । वे बलि के पशु को छुरी धंसा कर नही मारते, अपितु गला घोंटकर मारते हैं, 
जिससे देवता को खण्डित धस्तु मेंट न करके पूरी वस्तु मेट में दी जाय ।' 

“एक प्रयोजन जिसके लिये राजा श्रपना महल छोडता है, बलि प्रदान करना 
है। पर गृहस्थ लोगों द्वारा ये दाशंनिक बलि प्रदान करने तथा मृतको का श्राद्ध कराने 
के लिए नियत किये जाते हैं ।” 

मंगस्थनीज के उद्धरणो से स्पष्ट है, कि चन्द्रगुप्त मौय॑ के समय में पशुबलि की 
प्रथा भली-भाँति प्रचलित थी। यद्यपि बौद्ध और जैन धर्मों का इस समय प्रचार हो 
चुका था, पर पअभी यज्ञो में पशु बलि देने की प्रथा बन्द नही हुई थी । 

भ्रथंशास्त्र के भ्रनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौयंकाल में ग्रमेकविध सम्प्रदाय 
विद्यमान थे। वहाँ लिखा है--नगर के मध्य में श्रपराजित, श्रप्रतिहत, जयन्त, बैज- 


मौयकालीन भारत २०६ 


'यन्त--इनके कोष्ठ झ्ौर शिव, वैश्रवण, भ्रदिवन्‌ और श्रीमदिरा के गृह बताये जाएँ। 
इन कोष्ठों श्रौर गृहों में यथास्थान देवताश्नों (वास्तुदेवता->स्थावर रूप में बतंमान 
देवता) की स्थापना की जाय | भिन्‍न-भिन्‍न दिद्याप्नों में यथास्थान दिग्देवताग्रों (दिशा 
के देवताओं) की स्थापना की जाय ।' स्पष्ट है, कि मौर्यंकाल में अनेक देवताशञ्रों की पूजा 
प्रचलित थी, और उनके लिए ग्रलग-भ्रलग मन्दिर बने होते थे । देवताशो की मूर्ति 
बनाने का शिल्प उस समय उन्नति पर था । मूर्तियाँ बनाने वाले शिल्पी 'देवता-कार 
कहलाते थे । नगर के द्वारों के नाम ब्रह्मा, इन्द्र, यम झ्रादि के नाम पर रखे जाते थे । 
तीथयात्रा का भी उस समय रिवाज था। तीथ्थों मे यात्रा के लिए एकत्रित लोगों से 
'तीर्थ-कर' लिया जाता था। विविध सम्प्रदायों के लिए 'पापण्ड' शब्द व्यवहार में 
धाता था। अशोक के शिलालेखों में भी सम्प्रदायों को 'पापण्ड' कहा गया है। संभवतः, 
विविध घर्मों के भ्नुयायी भिक्षुओं के मठों या अ्रखाडों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता 
था। लोग तन्त्र-मन्त्र में भी विश्वास रखते थे । मन्त्र की साधना से श्रभिलषित फल 
की सिद्धि होती है, यह बात सर्वेसाधारण में मान्य थी। 

यह तहीं समभना चाहिये कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत में प्रन्य धर्मों का 
लोप होकर केवल बौद्ध-धर्म का ही प्रचार हो गया था। प्राचीन यज्ञ-प्रधान वैदिक 
धर्म, विविध देवी देवताओं की पूजा, ग्रनेक पाषण्ड आदि उस युग में भी विद्यमान थे। 
अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत बढ गया, पर अन्य सम्प्रदाय 
भी कायम रहे । भक्तिप्रधान वैष्णव या भागवत धर्म का अ्रंकुर भी इस युग में भली- 
भाँति पल्‍लवित हो रहा था। श्रागे चलकर यह भारत का प्रमुख घ॒र्म हो गया। 
मैगस्थनीज ने लिखा है, कि शूरसेन देश मे कृष्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। 
राजपूुताना के चित्तोड़ क्षेत्र में प्राचीन माध्यमिका नगरी के भग्नावशेषों के समीप 
शोसूँडी नामक गाँव में मौयं काल का एक महत्त्वपूर्ग शिलालेख मिला है, जिसमें 
संकर्षण भ्रौर वासुदेव की पूजा के लिये दान देने की बात उत्कीर्ण है। इससे सूचित 
होता है, कि मौयं काल में भागवत धमम का प्रचार शूरसेन देश से बाहर भी राजपूताना 
तक हो चुका था । 

भोजन झौर पान--मेगस्थनीज ने लिखा है--'जब भारतीय लोग भोजन के 
लिये बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो कि तिपाई की शक्ल की 
होती है । इनके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले चावल 
परोसे जाते हैं। वे इस तरह उबले हुए होते है, जैसे जो हो । इसके बाद ग्रन्य बहुत- 
से पकवान्न परोसे जाते हैं, जो भारतीय सामग्रियों के प्रनुसार तैयार किये जाते हैं ।' 
एक श्रन्य स्थान पर उसने लिखा है---वे सर्दंव अ्रकेलिे मे भोजन करते हैं। वे कोई 
ऐसा नियत समय नही रखते, जबकि इकट्ठे मिलकर भोजन किया जाय। जिस समय 
जिसकी इच्छा होती है, वह तभी भोजन कर लेता है ।' 

मोौयेकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। राजा 
की महानस (रसोई) का वर्णन करते हुए चाणक्य ने लिखा है कि वहाँ तरह-तरह 
के सुस्वादु भोजन तैयार कराये जाएँ। भिल्त-मिन्‍न वस्तुओं को पकाने के लिए अलग- 
झलग पाचक होते थे। साधारण बाजार में भी अ्नेकविध भोज्य पदार्थों के झलंग-अलग 


२१० भारतीय संस्कृति का विकास 


विऋ्रता होते थे । मांस-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था। उस युग में बहुत-से 
पशु-पक्षी, मछली श्रादि जन्तुप्रो को भोजन के लिये मारा व बेचा जाता था। माल 
को सुखाकर भी रखा जाता था। विविध भोज्य पदार्थों के पाचकों की संज्ञा निम्न- 
लिखित थी---पक्वास्तपष्या: (पक्‍्वान्त या पकवान बनाने वाले), मासपण्या: (मांस 
बेचने वाले) पकक्‍्वर्मांसिका:, (माँस पकाने वाले), भौदनिका: (चावल दाल पकाने वाले), 
पझ्रापृषिका: (रोटी पकाने वाले) । के 

झ्रासोद-प्रमोव--पर्थ शास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौययंकाल में 
बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जिनका पेशा लोगो का आमोद-प्रमोद करना तथा तभाशे 
दिखाना होता था । ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान १२ तमाशा दिखाते हुए घूमते 
रहते थे। प्रथ्थशास्त्र मे ऐसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक (तरह-तरह की 
बोलियाँ बोलकर श्राजीविका कमाने वाले), कुशीलव, प्लवक (रस्सी पर नाचने वाले) 
सौम्भिक (मदारी) श्रौर चारणो का उल्लेख किया गया है । ये सब शहर या गाँव के 
बाहर तमाणे दिखाया करते थे। प्रेक्षा (तमाशा) के लिए इन्हे लाइसेस लेना पडता 
था, और इसके लिए राज्य को पाँच पण दिए जाते थे । 

शिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। मंगस्थतीज ने लिखा है-- 
जब राजा शिकार के लिए राजप्रासाद से निकलता है, तो स्त्रियों की भीड़ उसे घरे 
रहती है। उनके घेर के बाहर बरछे वाले रहते हैं। मार्ग का चिह्न रस्सो से डाला 
जाता है। हन रस्सो के भीतर जाना स्त्री या पुरुष सबके लिए मृत्यु की निमन्त्रण 
देना है । ढोल श्लौर फाक लेकर आदमी इस दल के आगे-श्रागे चलते है। राजा घेरो 
के भीतर से शिकार खेलता है, श्रौर चबूतरे से तीर चलाता है । उसके बगल मे दो 
या तीन हृथियारबन्द स्त्रियाँ खडी होती हैं । यदि वह खुले मैदान में शिकार करता 
है, तो वह हाथी की पीठ से तीर चलाता है। स्त्रियों मे कुछ तो रथ के भीतर रहती 
हैं, कुछ घोडो पर और कुछ हाथियो पर । वे हर प्रकार के शस्त्रो से सुसज्जित रहती हैं, 
मानो वे किसी चढाई पर जा रही हो ।' केवल प्रामोद-प्रमोद के लिए मौयं-सम्राट्‌ जो 
शिकार-यात्रा करते थे, यह उसी का वर्णन है। उस युग में शिकार के लिए पृथक रूप 
से वन सुरक्षित रखे जाते थे । राजा के विहार के लिए ऐसे जगल भी होते थे, जिनके 
चारो श्रोर खाई खुदी रहती थी, और जिनमे प्रवेश के लिए केवल एक ही द्वार होता 
था। इनमें शिकार के लिए पशु पाले जाते थे, और राजा इनमे स्वच्छन्द रूप से शिकार 
खेल सकता था । 

विविध 'समाजो' में पशुओं की लडाई और मल्लयुद्ध देखने का भी जनता को 
बड़ा शौक था । अशोक को ये समाज पसन्द नहीं थे, इन्हे उसने बन्द कर दिया था | 

रीति-रिवाज और स्वभाव--मौयंकालीन भारतीयों के रीति-रिबाजों के 
सम्बन्ध मे यूनानी लेखको के कुछ विवरण उद्धुत करने योग्य है--- 

भारतीय लोग किफायत के साथ रहते हैं, विशषत. उस समय जब कि वे 
कैम्प में हो । के श्रनियन्त्रित भीड को नापसन्द करते है । इसीलिये दे हमेशा व्यवस्था 
बनाये रखते हैं ।' 


मौसयंकालीन भारत २१९" 


भारतीय लोग झपने चाल-चलन में सीधे श्रौर मितव्ययी होने के कारण बडे 
सुख से रहते हैं ।' 

“उनके कानून श्र व्यवहार की सरलता इससे झ्च्छी तरह प्रमाणित होती है, 
कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी श्रौर घरोहर के प्रभियोग नहीं 
होते, और न वे मुहर व गवाह की जरूरत रखते हैं । वे एक दूसरे के पास घरोहर रख- 
कर आपस में विश्वास करते हैं। प्रपने घर व सम्पत्ति को वे प्राय: भ्ररक्षित श्रवस्था 
में भी छोड देते हैं । ये बातें सूचित करती है, कि उनके भाव उदार ब उत्कृष्ट हैं ।' 

“उनमे व्यायाम करने की सर्वेप्रिय रीति संघर्षण है। यह कई प्रकार से किया 
जाता है, पर संघर्षण प्राय: चिकने ग्राबनूस के बेलनो को त्वचा पर फेरकर होता है ।' 

“'अ्रपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी प्रौर नफासत के प्रेमी 
होते है । उनके वस्त्रो पर सोने का काम किया रहता है। वे (वस्त्र) मूल्यवान्‌ रत्नों 
से विभूषित रहते हैं । वे लोग श्रत्यन्त सुन्दर मलमल के बने हुए फूलदार कपडे पहनते 
हैं । सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छाता लगाये चलते हैं । वे सौन्दर्य का बडा ध्यान 
रखते है, और अ्रपने स्वरूप को संवारने में कोई उपाय उठा नही रखते ।' 

'सचाई श्रौर सदाचार दोनो की वे समान रूप से प्रतिप्ठा करते हैं।' 

“'भारतवासी मृतक के लिए कोई स्मारक नही उठाते, वरन्‌ उस सत्यशीलता 
को, जिसे मनुष्यों ने प्रपने जीवन में दिखलाया है तथा उन गीतो को, जिनमें उनकी 
प्रशंसा वणित रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिए पर्याप्त 
समभते है ।' 

“चोरी बहुत कम होती है, मंगस्थनीज कहता है कि उन लोगो ने, जो चन्द्रगुप्त 
के डरे मे थे जिसके भीतर चार लाब मनुष्य थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी 
एक दिन होती थी, वह २०० द्वाचमी के मूल्य से अधिक की नही होती थी, और यह 
ऐसे लोगो के बीच, जिनके पास लिपिबद्ध कानून नहीं, वरन्‌ जो लिखने से अ्रनभिज्ञ है, 
झौर जिन्हे जीवन के समस्त कार्यों मे स्मृति पर ही भरीसा करना पडता है ।' 

भारतीयों में विदेशियो तक के लिए कमंचारी नियुक्त होते है, जिनका काम 
यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने पाये । यदि उन (विदेशियों) 
में स कोई रोगग्रस्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निरित्त वेद्य भेजते है तथा 
आऔर प्रकार स भी उसकी रक्षा करते है। यदि वह विदेशी मर जाता है, तो उसे दफना 
देते है और जो सम्पत्ति वह पीछे छोडता है, उसे उसके सम्बन्धियों को दे देते हैं । 
न्यायाधीश लोग भी उन मामलो का, जो विदेशियो से सम्बन्ध रखते है, बडे ध्यान से 
फैसला करते हैं, और उन लोगो के साथ बडी कडाई का बरताव करते हैं, जो उनके 
साथ बुरा व्यवहार करते हैं ।' 

“भूमि जोतने वाले, चाहे उनके पडोस मे युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार 
के भय की श्राशंका से विचलित नहीं होते । दोनो झोर के लड़ने वाले युद्ध के समय 
एक दूसरे का संहार करते है । परन्तु जो लोग खेती मे लगे हुए रहते है, उन्हे पूर्णतया 
निविध्न झपना कार्य करने देते हैं। इसके झतिरिक्त, न तो वे छात्र के देश का भ्ग्नि से 
सत्याताश करते हैं, भौर न उनके पेड़ काटते है ।' 


२१२ भारतीय संस्कृति का विकास 


आह्ण लोग दर्शन के ज्ञान को स्त्रियों को नहीं बताते । उन्हें भय रहता है, 
कहीं वे दुश्चरित्र न हो जाएँ, निषेध किये गये रहस्यों में से किसी को खोल न दें, 
झथवा यदि वे कही उत्तम दाशंनिक हो जाएं, तो उन्हें छोड न दे । 


(५) शिक्षणालय 


मौर्यकाल में शिक्षा का कार्य झ्राचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय झ्रादि करते थे । उन्हें 
राज्य की और से सहायता दी जाती थी । उन्हे इतनी भूमि दे दी 8 किम 
निश्चिन्त होकर उसकी भ्रामदनी से अ्रपना निर्वाह करें श्रौर भश्रध्यापन काये में व्यापृत्त 
रहे। इस तरह की भूमि को 'ब्रह्मदेय' कहते थे। इससे कोई कर झ्रादि नहीं लिया जाता 
था । स्वतन्त्र रूप से भ्रध्यापन करने वाले इन ब्राह्मणों के श्रतिरिक्त इस युग में भ्नेक 
ऐसे शिक्षाकेन्द्र भी थे, जिनमे बहुत-से श्राचार्य शिक्षा का काये करते थे। मौर्यकाल 
का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ झ्राचार्य चाणक्य नीतिशास्त्र का भ्रध्यापन 
करते रहे थे । 
तक्षशिला में शिक्षा का क्या ढग था, इस विषय मे एक जातक कथा को यहाँ 
उद्धृत करना बहुत उपयोगी है। “एक बार की बात है, कि वाराणसी के राजा के एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमार ब्रह्मदत्त रखा गया। पुराने समय में राजा लोगों 
में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके अपने छाहर में कोई प्रसिद्ध भ्रध्यापक विद्यमान हो, तो 
भी वे भ्रपने कुमारों को दूर देशों मे शिक्षा पूर्ण करने के लिए भेजना उपयोगी समझते 
थे। इससे बे यह लाभ समभते थे, कि कुमार निरभिमान होना व दर्प को वश में करता 
सीखेंगे, गरमी श्रौर सरदी को सहन करेगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों से भी 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । राजा ने भी यही किया । उसने अपने कुमार को वुलाकर, 
जिसकी श्ायु भ्रव सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकतलिक जूते, पत्तों का छाता 
और एक हजार कार्षापण देकर कहा--तात ! तक्षशिला जाम्रो, श्रौर विद्या का ग्रम्यास 
करो । माता-पिता से विदा लेकर वह्‌ समय पर तक्षशिला पहुँच गया। वहाँ जाकर 
उसने झ्राचायं का घर पूछा | श्राचार्य विद्याथियों के सम्मुख झपता व्याख्यान समाप्त 
कर चुके थे झौर अपने घर द्वार पर धूम रहे थे। झ्राचायं को देखते ही कुमार ने प्रपने 
जूते उतार दिये, छाता बन्द कर दिया और सम्मानपूर्वक वन्दना करके खडा हो गया । 
श्राचार्य ने देखा कि वह थका हुश्ना है, श्र उसके भोजन का प्रबन्ध कर उसे प्राराम 
करने का भ्रादेश दिया । भोजन करके कुमार ने कुछ देर विश्राम किया झौर फिर 
भाचाएईं के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रणाम करके खडा हो गया। आचार्य ने पूछा--“तात! 
तुम कहाँ से आये हो ?” 'वाराणमी से ।” “तुम किसके पुत्र हो ?” "मैं बाराणसी के 
राजा का पुत्र हूँ ।' 'तुम यहाँ किसलिये आये हो ?” “विद्याध्ययन के लिए ।' 'व्या तुम 
प्राचार्य के लिए उपयुक्त शुल्क लाये हो, या शिक्षा के बदले सेवा की इच्छा रखते 
हो? *मैं प्राचायं के लिए उपयुक्त शुल्क लाया हूँ ।! यह कहकर उसने एक हजार 
कार्षापणों की थैली आाचाय॑ के चरणों मे रख दी। दो तरह के भ्रन्तेवासी भ्राचाय॑ से 
शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले “धम्मन्तेवासिक', जो दिन में ग्राचाय का काम करते थे, 
झौर रात को शिक्षा प्राप्त करते थे । दूसरे 'प्राचारिय भागदायक' जो प्राचार्य के घर 


मौर्यकालीन भारत २१३ 


में ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे, और सारा समय विद्याध्ययन में व्यतीत 
करते थे । क्योंकि कुमार ब्रह्मदत्त श्रावरयक शुल्क साथ लाया था, भर वह आ्राचाये के 
घर पर ही रहता था, प्रतः उसे नियमपुर्वेक शिक्षा दी गयी। इस प्रकार ब्रह्मदत्त ने 
शिक्षा समाप्त की । 

तक्षशिला में भ्रनेक संसारप्रसिद्ध झ्राचार्य शिक्षादान का कार्य करते थे । एक 
ग्राचाय के पास प्रायः ५०० विद्यार्थी पढते थे। सम्भवतः, यह कल्पना अनुचित नहीं है, 
कि तक्षशिला में प्रनेक कालिज थे, जिनमें से प्रत्येक मे ५०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा 
ग्रहण करते थे । इन कालिजो के प्रधान को शझ्राचार्य कहते थे, जो प्रायः 'संसारप्रसिद्ध/ 
व्यक्ति होता था । एक जातक के अनुसार एक आचार्य के पास एक सौ एक राजकुमार 
दिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भ्रनेक राजकुमारो के तो नाम भी वहाँ दिये गये है । न केवल 
राजकुमार, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रादि सभी जातियो के छात्र भारत के दूरवर्ती 
जनपदों से विद्या प्राप्त करने के लिए तक्षशिला ग्राते थे । केवल नीच जातियो के लोग 
तक्षशिला के 'संसार प्रसिद्ध! आचायों से लाभ नही उठा सकते थे । एक जातककथा के 
झ्रनुसार एक चाण्डाल ने वेश बदल कर तक्षशिला मे शिक्षा प्राप्त की थी । 

तक्षशिला में तीनो वेद, भ्रष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुविद्या, हस्ति विद्या, 
मन्त्रविदया, प्राणियों की बोलियों को समझने की विद्या और चिकित्सा शास्त्र की विशेष 
रूप से शिक्षा दी जाती थी । शैशुनाग, नन्‍द और मौर्य युगों के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों 
ने तक्षशिला मे ही शिक्षा पायी थी । राजा बिम्बिसार का राजवँद्य जीवक तक्षशिला 
का ही श्राचायं था। कोशलराज प्रसेनजित्‌ तक्षशिला मे विद्यार्थी के रूप में रह चुका 
था । चन्द्रगुप्त मौर्य भी कुछ समय तक तक्षशिला में आचार्य चाणक्य का शिष्य बनकर 
रहा था । 

मोयेकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तक्षशिला में विद्या 
प्राप्त कर भ्रवेक भ्राचार्यों ने वहाँ शिक्षण का कार्य शुरू किया, भ्रौर धीरे-धीरे वह भी 
एक प्रसिद्ध विद्यापी5ठ बन गया 


तेरहवाँ अध्याय 
श्‌ग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता 


ओर संस्कृति 


(१) शु ग-सातवाहन-शक युग 

दूसरी सदी ई० पू० से तीसरी सदी ईस्वी तक भारत में कोई एक ऐसी प्रधान 
राजशक्ति नही थी, जो भारत के बडे भाग को अपने शासन में रख सकने में समर्थे होती । 
बाहेद्रथ, शैशुनाग, नन्द और मौर्य बशो ने जिस विशाल मागध-साम्राज्य का निर्माण 
किया था, उसकी शक्ति इस युग मे क्षीण हो गयी थी । पुष्यमित्र शुग यवनो को सिन्ध 
नदी के पार धकेलने मे समर्थ हुआ, पर वह कलिंग के चेदि-वश और प्रतिप्ठात के 
सातवाहन-वंश की शक्ति का दमन नही कर सका। जिस समय शुग-वश के राजा 
मगध श्रौर मध्यदेश पर शासन कर रहे थे, सातवाहन-वश के राजा दक्षिणापथ में 
भ्रपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे, उत्तर-पश्चिमी भारत में यवन लोग अपनी शाक्ति 
बढा रहे थे, झोर दक-प्राक्रात्ता सिन्‍्ध व राजपुताना को प्रपनी श्रधीनता में लाने के 
लिए प्रयत्नशील थे । बाद में पल्हवों (पाथियन) और कुशाणों ने शकों का श्रनुमरण 
कर भारत मे प्रवेश किया, और भप्रपने-अपने राज्य स्थापित किये । भारत मे किसी एक 
प्रबल राजशक्ति के प्रभाव में इस युग को हमने शुग-सातवाहन-शक युग कहा है। पर 
इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि इस काल में भारत केवल इन तीन राजनीतिक 
शक्तियों मे विभक्त था। शको के समय में ही यवनों और पल्टवो के राज्य भी इस देश 
भे विद्यमान थे, और बाद मे कुशाणो ने मध्यदेश व मगध तक को अपनी अधीनता में 
कर लिया था । 

इस युग को विशेषतायें---भारतीय इतिहास मे शुग-सातवाहन-शक युग का बहुत 
अ्रधिक महत्त्व है । इस युग की विशेषताओ्रो को हम सक्षेप में इस प्रकार लिख सकते है-- 
(१) बबन, शक, पल्हव व कुशाण आक़ान्ता शीघ्र ही पूर्णरूप से भारतीय बन गये | 
उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्मों को प्रपना लिया, और सस्कृत व श्राकृत 
भाषाओं का राज्यकाय व अपने वैयक्तिक जीवन मे प्रयोग प्रारम्भ कर दिया | भारत 
में उनकी स्थिति विदेशी शासको की न रहकर अन्य भारतीयों के समान ही हो गयी। 
(२) इस युग में भारत के धर्म, सम्यता व सस्कृति का विदेशों मे प्रसार हुआ । सम्राट 
अ्रशोक के समय मे बौद्ध धर्म के शब्रन्य देशो में प्रचार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, 
इस युग में उसे बहुत बल मिल्रा । कुशाण राजा कनिष्क का साम्राज्य केवल भारत में 
ही नही था, हिन्दुकुश पर्वत के पश्चिम व उत्तर मे चीन की सीमा तक उसका शासन 


शुग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और संस्कृति २१५ 


था। कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध-धर्म ने बहुत उन्‍नति की, भर सम्पूर्ण मध्य एशिया 
भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में भरा गया । चीन झादि अन्य एशियन देशों मे भी इत युग 
में बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ । केवल बौद्ध-धर्म ही नही, भ्रपितु शव भ्रौर वैष्णव धर्मों 
ने भी इस काल में बहुत उन्नति की। भारतीयों के प्रनेक नये उपनिवेश पूर्वी व दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में बसने शुरू हुए, और इन धर्मो ने वहाँ के मूल निवासियों को भी प्रभावित 
किया । (३) प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान इस युग की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है । बौद्ध और जैन धर्म न ईश्वर को मानते थे, भौर न ही वेदों की पश्रपौरुषेयता भे 
विश्वास रखते थे। ये धर्म भारत की प्राचीन झ्ाये-परम्परा के श्रनुकूल नही थे । 
इसीलिए इस यूग में इतके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और भागवत-धर्म के रूप मे प्राचीन 
श्रायें-धर्म का पुनरुद्धार हुआ । (४) यवन, शक, क्रुशाण आदि विदेशी जातियों के 
सम्पर्क से भारत के विज्ञान और कला श्रादि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, 
शोर उन्होंने एक ऐसा रूप घारण किया, जिसपर विदेशी प्रभाव स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर 
होता है | विदेशियों के श्राक्रमण से भारत के विदेशी व्यापार में भी सहायता मिली, 
और प्राचीन ग्रीस व रोम से उसका सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया। (५) भाग्त में 
किसी एक दाक्तिशाली केन्द्रीय शासन के न रहने के कारण इस युग में गणराज्यों को 
अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ । मालव, यौधेय, कुणिन्द, 
अर्जनायन, शिवि, लिच्छवि भ्रादि पुराने गणराज्यो का पुनरुत्थान इस युग की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है | विदेशी आ्राकान्ताभो का मुकाबला करने मे इन्होंने अपूर्वे करत त्व 
प्रदशित किया । इसमे सन्देह नही, कि ये गणराज्य भी इस युग की भारतीय राजशक्तियों 
में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे । 


(२) घिदेशियों का भारतोय बनना 


दूसरी सदी ई ० पू० में यवन, शक, पल्ह॒व प्रौर कुशण जातियो के रूप मे जिन 
विदेशी लोगो ने भारत में श्रपने राज्य स्थापित किये, वे इस देश के सम्पर्क मे प्राकर 
पूर्णतया भारतीय बन गये । उन्होने न केवल भारत के धर्म को ग्रपितु इस देह की 
भाषा को भी श्रपता लिया । सभ्यता की दृष्टि से शक लोग बहुत उन्‍नत नही थे, पर 
बैक्ट्रिया के जिन यवनों ने भारत मे प्रवेश किया था, वे प्राचीन ग्रीक (यबन) लोगो के 
समान ही समय व सुसंस्क्ृत थे । इसी प्रकार पार्थिया के पाथियन (पहुत्र) लोग ग्रीस 
के सम्पर्क मे प्राकर सम्य बन चुके थे । इन उन्नत सम्य लोगो का भारतीय धर्म और 
भाषा को अपना लेना भारत के लिए बहुत गौरव की बात थी, शौर इससे यह सूचित 
होता है कि इस युग के भारतीय धमे, सभ्यता श्र संस्कृति के क्षेत्र मे ग्रीक लोगो की 
भ्रपेक्षा अधिक उन्नत थे जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, 
बसे ही सम्पता का बहाव भी ऊेचाई से निचाई की तरफ होता है। जब कोई दो 
जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में श्ाती हैं तो उनमें जो सभ्यता की दृष्टि से भ्रधिक 
उत्नत होती है, बह प्रवनत जाति को श्रपने प्रभाव में ले झ्राती है। यह इतिहास का 
शक सत्य सिद्धास्त है। यवत, शक, पहुव व कुशाण लोग भारत के घ॒र्मं, भाषा व 


२१६ भारतीय संस्कृति का विकास 


संस्कृति के किस प्रकार प्रभाव मे आये, इसे स्पष्ट करने के लिए उनके कुछ उत्कीर्ण 
लेखो को उद्धुत करना पर्याप्त होगा । गज 

घबन-नासिक की एक गुफा में एक यवत द्वारा उत्कीर्ण यह लेख विद्यमान 
है--'सिद्धि ! श्रोतराह (उत्तरापध के) दातामितियक (दिमित्र द्वारा स्थापित दात्तामित्री 
नगरी के निवासी) योनक (यवन) धम्मदेव के पुत्र इन्द्राग्तिदत्त का (दान) । | 
धर्मात्मा ने यह गुहा तिरन्‍्ह्‌ पव॑त मे खुदवाई,प्रौर गुहा के भीतर चैत्यगृह तथा पोढ़ियाँ । 
इस लेख को लिखवाने वाले यवन ने न केवल बोद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया था, भ्रपितु 
उसका नाम भी इन्द्राग्निमित्र था। उसका पिता भी यवन धम्प्रदेव था । 

तक्षशिला के यवन-राजा ने हेलिउदोर नाम के जिस यवन को अपना राजदूत 
बनाकर मगध के ग॒ग राजा की राजसभा में भेजा था, उसने भागवत धर्म को स्वीकार 
कर भगवान्‌ विष्णु के एक गछडघ्वज (प्रस्तर का स्तम्भ जिसके शीर्ष भाग पर गरुड 
की मूर्ति थी) का निर्माण कराया था, जिसपर यह लेख उत्क्रीर्ण है--“देवों के देव 
वासुदेव का यह गरुडध्वज यहाँ बनवाया । महाराज श्रन्तलिकित के यहाँ से राजा 
कासीपुत भागभद्र त्राता के--जो कि अपने शासन के चौदहवें वर्ष में वर्तमान है--पास 
झाये हुए तखशिला (तक्षशिला ) के रहने वाले दिये के पुत्र योनदृत भागवत 
हेलिउदोर ने 

यवनराजा मिनान्दर (मिलिन्द) ने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर इस धर्म के 
इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था । नागसेन से दीक्षा लेकर मिनाण्डर 
ने न केवल बौद्ध-्धर्म को अगीकार किया, अपितु सियाम की बझ्नुश्रुति के प्रनुमार 
प्रहतू-पद को भी प्राप्त कर लिया । इसीलिए उसके मरने पर लोग अपने-अपने नगरों 
में ले गये भ्रौर वहाँ उन्होंने भ्रादरपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की । अपने गुरु नागसेन से 
बौद्ध-धर्म के विषय मे जो प्रइन यवतराज मिनान्दर ने पूछे थे, वे ही 'मिलिन्द-पन्हो' 
(मिलिन्द्र प्रश्ना.) नामक पुस्तक मे सगहीत हैं। 

भारत में कितने ही ऐसे लेख मिले है, जो यवन-शासकों झौर यवन-नागरिकों 
के धमंदान के साथ सम्बन्ध रखते है। भ्रनेक यवन-राजाओं के सिक्‍को पर प्राकृत भाषा 
का प्रयोग, धर्मचक्त का चिह्न और “'प्रमिक! (धामिक) विशेषण का प्रयोग इस तथ्य को 
सूचित करता है, कि यवन् लोग भारत में भ्राकर इस देश के धर्म व संस्कृति से बहुत 
भ्रधिक प्रभावित हुए थे, और उन्होने इन्हे स्वीकार कर लिया था | 

शक -शक-आत्रान्ता जैन, बौद्ध और वैदिक तीनो धर्मों से प्रभावित हुए थे । 
उनमे कुछ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, कुछ ने जैन धर्म को प्रौर कुछ ने 
हक धर्म को । इस सम्बन्ध भे भी कतिपय लेखों को यहाँ उद्धत करना उपयोगी 

शा... 

रे उक-महाक्षत्रत नहपान के जामाता उषवदात का यह लेख नासिक की एक गुहा 
में विद्यमान है--“सिद्धि हो ! राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान के जामाता, दीनाक के पुत्र, 
तीन लाख गौश्नों का दान देनेवाले, वर्ण: 
वाने, देवताओं झौर ब्राह्मणों सोलह ग्राम देने वाले, पूरे सात लाख ब्राह्मणों को 
खिलाने वाले धर्मात्मा उपावदात ने गोवर्धन मे विरश्मि पर्वत पर यह गुहा बनवाई।” 


शंग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और संस्कृति २१७ 


हक-क्षत्रप नह॒पान का जामाता प्राचीन वैदिक व हिन्दू धर्म का प्रनुयायी था, यह इस 
लेख से स्पष्ट हो जाता है । 

सथुरा का दक-महाक्षत्रप रजुल बौद्ध-धर्म का भ्रनुवायी था । उसकी पटरानी 
(अग्रमहिषी) का यह लेख मथुरा से उपलब्ध हुआ है---“महाक्षत्रप रजुल की प्रग्रमहिषी, 
युवराज खरशोस्त्र की बेटी"' की माँ अ्यसिश्र अमुइज ने 'शाक्य मुनि बुद्ध का शरी र- 
धातु प्रतिष्ठापित किया और स्तूप व संघाराम भी, सर्वास्तिवादियों के चातुरदिश संघ 
के परिग्रह के लिए ।” 

मथुरा के शक-महाक्षत्रप शोडास के समय का मथुरा में एक लेख मिला है, 
जिसमें लिखा है---“श्रहं त्‌ वर्धभान को नमस्कार ! स्वामी महाक्षत्रप शोडास के ४२वें 
व मे 'हारिती के पुत्र पाल की भार्या श्रमणों की शक्लाविका कोछी अ्रमोहिनी ने प्रपने 
पुत्रों * के साथ श्रार्यवती प्रतिप्ठापित की । श्रार्यवती प्रहतू की पूजा के लिए (है) ॥” 
जैन-मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराने वाली कोछी अ्रमोहिनी निःसन्देह शक-जाति की थी । 

शकों के भारतीय धर्मो के स्वीकृत करने को बात की पुष्टि में कितने ही भ्रन्य 
लेख भी उद्धत किये जा सकते है, पर ये ही पर्माप्त हैं । 

पाथियन--पाथियन लोगो के विषय में नासिक की श्रन्यतम गुहा में उत्कीर्ण 
यह लेख महस्वपूर्ण है--'सिहि ! **“अ्रबुलामा के निवासी सोबसक सेतफरण के पुत्र 
हरफरण का यह देयधर्म नवगर्भ सण्डप महासाधिको के चातुदिश संघ के परिय्रह में 
दिया गया ।” प्रबुलामा या अम्बुलिम सिन्ध नदी के तट पर एक नगरी थी, भौर 
सेतफरण व हरफरण पाथियन नाम हैं । 

कुशाण---कुशाण राजाओं ने भारत में आकर बौद्ध व वैदिक धर्मों को स्वीकृत 
कर लिया था। कुशाण-वंश की शक्ति के सस्थापक राजा कुजुल कुशाण के सिक्कों पर 
अन्य विशेषणों के साथ 'सचध्रमथितस' (सत्यघर्मस्थितस्य या संद्धम॑स्थितस्य) विशेषण 
भी विद्यमान है । उसके कुछ सिक्‍तकरो में 'देवपुत्रस' विशेषण भी आया है, जो उसके बौद्ध 
होने को सूचित करता है। कुजुल कुशाण का उत्तराधिकारी राजा विम 'माहेश्वर' था। 
राजा कनिष्क का तो बौद्ध-धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसने न 
केवल स्वय बौद्ध-धर्मं की दीक्षा ग्रहण की थी,भ्रपितु भ्रन्य देशो में बौद्धधर्म के प्रचार करने 
व उसके संरक्षण केलिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। कनिष्क के उत्तराधिकारियों 
मे वासुदेव शैव-धर्म का भ्रनुयायी था और हुविष्क बौद्ध-धर्म का । 

इसमे सन्देह नही, कि यवन, शक, पाथियन और कुशाण, राजा भारतीय धर्मों 
के अ्रनुयायी थे । पर इन सबने भारत में आने के बाद ही यहाँ के घर्मो को अपनाया हो, 
यह निश्चित नहीं है। यह भी सम्भव है, कि शक, पाथियन और कुशाण लोग उस 
समय से ही भारतीय धर्मों के प्रभाव में आने लग गये हो, जब कि वे सीस्तान, पाथिया 
झौर मध्य एशिया मे थे । 


(३) साहित्य 
इस मोर्योत्तर-युग की सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में इस काल के साहित्य 
से हमें बहुत-कुछ परिचय मिलता है। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के बहुत-से ग्न्थों का इस 


२१८ भारतीय संस्कृति का विकास 


काल में ही संकलन हुआ था । बौद्ध और जैन-साहित्य के भी बहुत-से ग्रंथ इसी समय 
में बने । इन सबके भ्रनुशीलन से इस समय की जनता के जीवन-पर बडा उत्तम प्रकाश 
पड़ता है । पर पहले इस साहित्य का संक्षेप से परिचय देना श्रावश्यक है । 

पतडजजलि--पतञ्जलि मुनि पुष्यमित्र णुँग के समकालीन थे । उन्होने पाणिनि 
की अष्टाघ्यायी पर महाभाष्य लिखा। इसमे शुंगकालीन भारत की दशा के सम्बन्ध 
में बड़े महत्त्व के निर्देश मिलते हैं । महाभाष्य एक विज्ञाल ग्रन्थ है, जिसमें पाणिनीय 
व्याकरण की विस्तृत रूप से व्याख्या की गयी है । 

स्मृति-प्रथ- स्मृ ति-प्रथो का निर्माण शृंग-काल मे झ्रा रम्भ हुआ । सबसे प्राचीन 
स्मृति मनुस्मृति है । उसका निर्माण १५० ई० पू० के लगभग हुग्ना था। इसके प्रवक्ता 
झाचाय॑ मुगु ये | नारदस्मृति के श्रनुसार सुमति भागंव ने इस स्मृति का प्रवचन किया 
था । प्राचीन भारत में विचारको के भ्रनेक सम्प्रदाय थे । किसी बड़े श्राचार्य द्वारा जो 
विचारधारा प्रारम्भ होती थी, उसके क्षिष्य उसी का बिकाम करते जाते थे, और एक 
पृथक्‌ सम्प्रदाय (नया घामिक मत नहीं श्रपितु, विचार-सम्प्रदाय) बन जाता था ! इसी 
प्रकार का एक सम्प्रदाय मानव था । कौटलीय अर्थशास्त्र और कामन्दक नीतिसार में 
सानव सम्भदाय का उल्लेख है, श्लौर उसके अनेक मत उद्धत किये गये है। इसी 
सम्प्रदाय में श्रागे चलकर मनु के एक परम्परागत शिष्य आचार्य सुमति भार्गव ने मनु- 
स्मृति की रचना की, और उसमे मानव-सम्प्रदाय के विचारों को सकलित किया । अपने 
समय की परिस्थितियों का भी इन विचारो पर प्रभाव पडा, और इसीलिये मनुस्मृति 


के श्रनुशीलन से हमे शूग-काल की सामाजिक दशा का भली-भाँति परिचय मिल 
जाता है । 


मनुस्मृति के बाद विष्णम्भृति की रचता हुई। फिर याज्ञवल्कय स्मृति बनी, 
जिसका निर्माण-काल १५० ईस्वी के लगभग है । इसके बाद भी अ्रनेक झाचार्य नई 
स्मृतियाँ बनाते रहे | स्मृतियों के निर्माण की यह प्रकिया गुप्त सम्राटो के काल में और 
उसके बाद भी जारी रही । पर मनु-स्मृति और याज्ञवल्क्य-स्मृति का भारतीय स्मृति- 
ग्रन्थो मे जो महत्त्व है, वह भ्रन्य किसी स्मृति को प्राप्त नही हुआ । इन दोनो ग्रन्थों के 
अनुशीलन से हम शूंग श्लौर सातवाहन-राजाओो के समय के भारतीय जीवन का परिचय 
उत्तम रीति से प्राप्त कर सकते है 

महाभारत--महाभारत श्रौर रामायण के वर्तमान रूप भी प्रधानतया इसी 
काल में संकलित हुए। महाभारत प्राचीन भारतीय साहित्य का सबसे विशाल और 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । प्राचीन ऐतिहासिक भ्रनुश्रुति, ध्म-प्रथं-काम और मोक्ष सम्बन्धी 
विचार, राजधर्म श्रौर पुरातन गाथाओ का जैसा उत्तम स ग्रह इस ग्रन्थ मे है, बह भ्रन्यत्र 
कही उपलब्ध नहीं होता । महाभारत मौर्य-काल से भी पहले विद्यमान था, पर उसके 
नये-नये सस्करण निरन्तर होते रहते थे और विविध भ्राचायं उसमे लगातार वृद्धि करते 
जाते थे। शुँग श्रौर सातवाहन राजाधो के समय मे उसमे बहुत कुछ वृद्धि हुई, भर 
उसके बहुत-से संदर्भ नि:संदेह इस काल की दक्षा पर प्रकाश डालते है । 

काव्य और नाटक--इस काल मे संस्कृत भर प्राकृत भाषाओं में अनेक काव्यो 
झोर नाठकों का निर्माण हुआ ! संस्कृत का सुप्रसिद्ध कवि भास कप्व-वंध के समय में 


शुंग-सातवाहन-शक युग की सम्यता श्लीर सस्क्ृति २१९ 


छुआ था । वह मगध का रहने वाला था। उसके लिखे “प्रतिशायौगन्धरायण' श्रादि 
नाटक संस्कृत साहित्य भें श्रद्धितीय स्थान रखते हैं। उन्हें कालिदास और भवभूति के 
नाटकों के समकक्ष माना जाता है। भास द्वारा विरचित नाटकों की संख्या १३ है । 
भाचार्य अइ्वघोष कनिष्क का समकालीन था। उसने “बुद्धचरितम्‌' नाम का महाकाभ्य 
झौर प्रनेक नाटक लिखे। प्रसिद्ध नाटक 'मुच्छकटिक' का लेखक कबि शुद्रक भी सात- 
बाहन-वंश के शासनकाल में हुआ । नाटय-शास्त्र का लेखक भरतमुनि श्लौर कामसूत्र 
का रचयिता आचार्य वात्स्यायत भी इसी काल में हुए । 

प्राकृत-साहित्य के भी अनेक ग्रन्थ इस समय में बने। सातवाहन-राजा प्राकृत- 
भाषा के बड़े संरक्षक थे । राजा हाल स्वयं उत्तम कवि और लेखक था ) गुणाढ्य जैसा 
बआराकृत का सर्वोत्कृष्ट कवि इसी काल में हुआ था । संस्क्ृत साहित्य के समान प्राकृत- 
साहित्य ने भी इस युग में बहुत उन्नति की । 

बौद्ध और जैन साहित्य-- बौद्ध और जैत साहित्य का भी इस काल में बहुत 
विकास हुआ । सम्राट्‌ कनिष्क के संरक्षण में जिस महायान-सम्प्रदाय का विकास हुआ 
था, उसका बहुत-सा साहित्य इसी समय में बना । बौद्धश्रिपिटक पर महाविभाषा नाम 
का एक नया भाष्य इस युग में लिखा गया | बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध विद्वानु श्रश्वधोष, 
पाए्वं भौर वसुमित्र इसी काल में हुए। आचार्य नागार्जुन ने महायान के अनेक सूत्रों 
(सुत्तो) की रचना की । जैन-साहित्य का भी इस काल में बहुत विकास हुआ। पहले 
छ: श्रुतकेवली (पूर्णश्ानी) झाचायों के बाद सात दरापूर्वी झाचार्य हुए, जिनमे से 
श्रन्तिम बच्शस्वामी का समय ७० ई० के लगभग था । इन प्राचार्यो ने जैन-माहित्य में 
निरन्तर वृद्धि की । वज्जस्वामी के शिष्य का नाम आर्य रक्षित था। उसने जैन-सूत्रो 
की श्रग, उपाग श्रादि चार भागों में विभक्त किया था । 

घषड्दर्शन--प्राचीन भारत के षड्दर्शतो का उनके वत्तंमान रूप में सकलन 
भी इसी काल मे हुआ । सांझु्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त और मीमासा--ये छः 
धचश्शन भारतीय विचार तथा तत्त्वचिन्तन के स्तम्भ-रूप हैं। इन विचारघाराशों का 
प्रारम्भ तो इस युग से बहुत पहले हो चुका था । तत्त्वदर्शी झ्राचार्यों द्वारा जो विचार- 
सम्प्रदाय प्रारम्भ किये गये थे, उनमे शिष्य-परम्परा द्वारा बहुत पुराने समय से तत्त्व- 
चिन्तन चला आ रहा था। पर पड्दशेनों का जो रूप वर्तमान समय में उपलब्ध है, 
उसका निर्माण इसी मौर्योत्तर बुग में हुआ । 

विज्ञान-- वैद्य और ज्योतिप-शास्त्र ने भी इस काल में बहुत उन्नति की | 
चरकसंहिता का लेखक प्राचाये चरक कनिष्क का समकालीन था । नागार्जुन भी उत्कृष्ट 
चिकित्सक था | प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ सुश्रुत जिस रूप में आजकल मिलता है, वह 
नागार्जुन द्वारा ही सम्पादित हुआ था । प्राचीन भारती य इतिहास में नागार्जुन का बड़ा 
महत्त्व है । यह महापुरुष केवल वेद्य हो नहीं था, भ्रपितु सिद्ध रसायनशास्त्र, लौहशास्त्र 
क्रौर रसायन-बिज्ञान का भी पडित था । उसने जननविज्ञात पर भी ग्रंथ लिखा था। 
बाद में वह बौद्ध-संघ का प्रमुख बना । बौद्ध पण्डित के रूप में भी उसने प्रनेक पुस्तकें 
लिखी, जिनमें माध्यमिकसूत्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रदवधोष के बाद 
सहायान-सम्प्रदाय का वही नेता बता था ! 


२२० भारतीय संस्कृति का विकास 


ज्योतिष-शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गर्गसहिता इसी युग मे लिखी गयी । इसके 
रचयिता गर्माचाये थे । उन्होंने यवन लोगों के आक्रमणों का इस शअकार उल्लेख 
किया है, जैसे कि ये घटनाएँ उनके अपने समय में हुई हों। खेद यही है, कि इस ग्रंथ 
के कुछ श्रंश ही इस समय मे प्राप्त होते है । पूरा ग्रथ श्रभी तक उपलब्ध नही हो 
सका है। भाचाय वराहमिहिर द्वारा ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का संग्रह 
धागे चलकर गुप्तकाल मे पंचसिद्धातिका ग्रल्थ मे किया गया, उनका विकास व प्रति- 
पादन इस मौर्योत्तर काल भे ही प्रारम्भ हो गया था । 

इस प्रकार यह स्पप्ट है, कि यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, 
विद्रोह भर भ्रशाति का था, पर साहित्य, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र मे इस समय में 
भी निरन्तर उन्नति हो रही थी। इस युग के विशाल साहित्य द्वारा इस समय के 
सामाजिक जीवन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक दशा के सम्बन्ध में जो शनेक 
महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है, उनका श्रब हम सक्षे प से उल्लेख करेंगे । 


(४) वेदिक-धर्म का उत्थान 


बौद्ध-घर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया--मौर्योत्तर काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
भारत में बौद्ध धर्म का छास और सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान है। श्रशोक ने 
धम्मविजय की जिस जीवनपूर्ण नीति का श्रवलम्बन किया था, निर्बेल हाथों में वह 
नाशकारिणी भी हो सकती थी | आखिर, विशाल मागध-साम्राज्य का श्राधार उसकी 
सनिकशक्ति ही थी। सेना से ही अधीनस्थ जनपदो, नष्टीभूत गणराज्यों और विविध 
सामन्त सरदारो को एक साम्राज्य के अधीन रखा जा सकता था। प्रशोक के समय मे 
यह मागध-सेना (मौल, मृत और श्रेणीबल) श्रक्षण्ण रूप में विद्यमान थी। कॉलिंग के 
शक्तिशाली जनपद को इसीलिए वह अपने झ्रधीन कर सका था। यद्यपि श्रशोक स्वयं 
भ्रस्त्रो द्वारा विजय की श्रपेक्षा धर्म द्वारा स्थापित की गयी विजय को अधिक महत्त्व देने 
लगा था, पर उसके समय में मागव-सेना शक्तिहीन नहीं हुई थी । पर जब उसके 
उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार शस्त्र-विजग्र की अपेक्षा धर्म-बिजय को महत्त्व देते रहे, 
तो यह स्वाभाविक था, कि मागध-सा म्राज्य की सेना शक्तिहीन होने लगती । इसीलिए 
भ्रन्तिम मौर्य सम्राटों के समय में यवनों के आ्राक्रमण प्रारम्भ हो गये, और मागघ सेना 
उनकी बाढ़ को नहीं रोक सकी । अशोक की धर्म-विजय की नीति उसके निर्बल उत्तरा- 
घिकारियों के हाथो में श्रसफल श्रोर बदताम हो गयी । सर्वसाधारण जनता में उससे 
बहुत असन्‍्तोष हुप्ना । इसीलिए एक प्राचीन ग्रथकार ने कहा था, कि राजाओ्रो का काम 
शत्रुओं का दमन व प्रजा का पालन करना है, सिर मुंडाकर चैन से बैठना नहीं । यह 
स्वाभाविक था, कि मौयं-राजागो को इस अ्रसफल नीति से जनता में बौद्ध-धर्म के प्रति 
भी प्रसन्‍्तोष का भाव उत्पन्न होने लगे। भिक्षुसघ इस समय बड़ा ऐश्वर्यशाली हो गया 
था। सर्वत्र विशाल व वैभवपूर्ण बिहारो की स्थापना हो गयी थी, जिनमें बौद्ध भिक्ष 
बडे आराम के साथ निवास करते थे । मनुष्यमात्र की सेवा करने वाले, प्राणिमात्र का 
हित सम्पादन करने वाले, फिश्गवृत्ति से दैनिक भोजन प्राप्त करने वाले और नमिरन्तर 
घूम-घूमकर जनता को कल्याण-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध-भिक्षुओं का स्थान 


शुग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता झौर संस्कृति २२१ 


अब सम्राटों के प्राभ्रय मे सब प्रकार का सुख भोगने वाले भिक्षुओं ने ले लिया था । 
सर्वसाधारण जनता के हृदय में भिक्ष झ के प्रति जो आदर था, यदि अब उसमे न्यूनता 
आने लगी, तो इसमें झ्राइचर्य ही क्‍या है? इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में 
चौद्ध-धर्म के प्रतिकूल एक प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हुआ और लोगो की दृष्टि उस प्राचीन 
सनातन धर्म की श्रोर आकृप्ट हुईं, जो शत्रुओं को परास्त कर और सर्वत्र दिग्विजय 
कर अ्रश्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान का विधान करता था | यही कारण है, कि सेनानी पुष्य- 
मित्र ने भ्रन्तिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मार जब राजसिहासन प्राप्त किया, तो मागघ- 
साम्राज्य के गन्नुग्रो के विरुद्ध उसने तलवार उठाई और अश्वमेध का श्रायोजन किया। 
सातवाहन राजा सातकणि ने भी इसी काल में दोबार गअध्वमेध-यज्ञ किए थे | इस 
समय अ्रश्वमेव-यज्ञ करने की एक प्रव्ृत्तिगसी उत्पन्त हो गयी थी और इस प्रवृत्ति के 
पीछे प्राचीन बेदिक धर्म का पुनरुत्थान करने को प्रबल भावना काम कर रही थी । 
एक बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार शुग सम्राट पुप्यमित्र ने तलवार के बल से भी 
बौद्ध लोगो का दमन किया था। उसने बहुत-से बीद्ध भिशक्षुओं का कत्ल करा दिया था, 
आऔ,्रौर अ्रनेक स्तूपो व विहाशो को गिरवा दिया था। इस वर्णन में चाहे झ्रतिशयोक्ति 
से काम लिया गया हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि शु गकालीन भारत मे बौद्धों के विम्द्ध 
एक प्रवल प्रतिक्रिया हो रही थी । 
पर बौद्ध घर्म का यह हास केवल मगध और उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही 
सीमित था | सुदूर उत्तर-पश्चिम मे बौद्ध-भिक्‍खु अ्रव भी प्राचीन आदक्षों का पालन 
करते हुए प्राणीमात्र का कल्याण करने की आ्राकाक्षा से हिन्दुकुश और पामीर की पर्वत- 
मालाओं को लॉँघते हुए झ्रामे बढ रहे थे । शक, युइशि और हण जातियो में अप्टागिक 
श्रार्य-मार्ग का सन्देश पहुँचाने के लिए वे भारी उद्योग कर रहे थे । इसी प्रकार लंका, 
बरमा श्रोर उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्ध भिक्‍्खुग्रो का श्रार्य-मार्ग के प्रसार का 
अयत्न जारी था । इन सब प्रदेशों भे बौद्ध/मिक्जु एक नयी सभ्यता, एक ऊँचे धर्म और 
एक परिष्कृत संस्कृति के सदेशवाहक बनकर परिभ्रमण कर रहे थे । इन सब स्थानो में 
बौद्ध-धर्म का उत्कर्थ इस काल में भी जारी रहा। पर वेभवशाली मौय॑ सम्राटों का 
संरक्षण पाकर मगध तथा उत्तरी भारत के झन्य जनपदों मे बौद्ध-भिक्‍्ख्‌ कुछ निश्चेष्ट- 
से हो गए थे । उनके विहारों मे अपार घन था । जब अशोक और अनाथपिडक जैसे 
धनिकों ने भ्रपना कौटि-क्रोटि धन इन बौद्ध-विहारो के श्रर्पण कर दिया हो, तो यदि 
उनमे पतन का प्रारम्भ हो जाए और वे सुख-समृद्धि के कारण अपने कर्तव्य से विमुख 
हो जाएँ, तो इसमे श्राइचर्य की कोई बात नही । यही कारण है, कि पुष्यमित्र ने विहारों 
के धन-वैभव को अपना शिकार बनाया, भ्रौर पथश्रष्ट बौद्ध-भिक्षओ्रों की हत्या करने 
में भी संकोच नहीं किया । 
बेदिक घर्मं पर बौद्ध धर्म का प्रभाव--शु ग-काल में जिस वैदिक धर्म का पुन 
र॒त्थान हुआ, वह प्राचीन वेदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्‍न था। बौद्ध और जैन धर्मों ने 
जिन विचारधाराशों का प्रधतार किया था, वे भ्रन्य धर्मावलम्बियों के विचारों पर प्रभाव 
न डालती, यह सम्भव नहीं था। बौद्ध-विचारों का असर इस काल के दर्शनों और 
घारमिक विद्वासों पर स्पष्टतया इष्टिगोचर होता है। बौद्ध श्र जैन सृष्टि के कर्तारूप 


२२२ आरतीय संस्कृति का विकास 


में किसी ईश्वर को नहीं मानते थे। साख्यदर्शन मे भी किसी सृष्टि-कर्ता ईश्वर को 
स्थान नही है। योग-दर्शन भी सुष्टि के निर्माण के लिए किसी ईश्वर की आ्लावश्यकता 
नहीं समभता । वेदान्त का ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं। 
जैसे मिट्टी से घट बनता है, घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से भिन्‍न कुछ नहीं 
है, ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है, और सृष्टि ब्रह्म से 
भिन्‍न कोई सत्ता नही रखती । वैदिक षड्दशंनो में से ही तीन के ईश्वर-सम्बन्धी विचार 
बौद्ध-विचारों के बहुत समीप हैं । वैदिक युग के ईश्वर के विचार से इनकी विचार- 
प्रणाली मे भारी भेद है । बौद्ध श्रौर जैन लोग लोकोत्तर-पुरुषो में विश्वास रखते थे। 
बोधिसत्व और तीर्थकर परम पूर्णपुरुष थे, जो सत्य-ज्ञान के भंडार, पूर्ण ज्ञानी धौर 
बुद्ध व जिन कहलाते थे । साँख्यो ने इसी विचारसरणी का प्रनुसरण कर कपिल को 
लोकोत्तर ज्ञानी माना । योग ने जिस ईइ्वर का प्रतिपादन किया, वह केवल 'सबसे बडा 
ज्ञानी' है। ईश्वर की सत्ता के लिए योगदर्शन की यह युक्ति है, निरतिशय सर्वशबीजम्‌' । 
हमे ज्ञान के बारे में अतिशयता नजर आती है। एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक 
ज्ञान रखता है। कोई अन्य उससे भी अधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही विचार करते- 
करते एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, जिससे अधिक ज्ञानवान्‌ कोई नहीं 
होगा और जो सर्वेज्ञ होगा, वही ईश्वर है । ऐसा व्यक्ति बुद्ध भी हो सकता है, वर्धमान 
महावीर भी, कपिल भी, श्रीकृष्ण भी या भ्रन्य कोई भी । बौद्ध श्रौर जैन ऐसे ही भगवान्‌ 
को मानते थे । साख्य और योग शास्त्रों पर इन सम्प्रदायों के विचारों का असर कितना 
प्रत्यक्ष है । 
बेदिक धर्स का नथा रूप--प्राचीन वैदिक धर्म में प्रकृति की विविध शक्तियों 
के रूप में ईश्वर की पूजा की जाती थी । इन्द्र, मित्र, वरुण, प्रग्वि आदि उस धर्म के 
प्रधान देवता थे। पर भ्रब उनका स्थान उन महापुरुषों ने ले लिया, जिनका कि स्व- 
साधारण में अपने लोकोत्तर गुणों के कारण अनुपम झ्लादर था। झुग-काल मे जिस 
सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, उसके उपास्य देव वासुदेव, सकर्पण और शिव 
थे। बौद्ध श्रौर जैन धर्मों म जो स्थान बोधिसत्वों और तीर्थकरों का था, वही इस 
सनातन धर्म में इन महापुरुषों का हुआ । बुद्ध और महावीर सवंज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे । 
उनके गुणों को प्रत्येक मनुष्य जान सकता था, उनके चर्त्रि का अ्रनुशीलन कर शिक्षा 
ग्रहण कर सकता था, ओर उनकी मूर्ति के सम्मुख बैठकर उनका साक्षात्कार कर 
सकेता था । अब प्राचीन परिषाटी का अनुसरण कर अइवमेध-यज्ञ का पुनरुद्धार करने 
वाले शु गो और सातवाहनो के धर्म मे सकर्षण और वासुदेव पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण ज्ञानी थे 
झौर उनकी मूर्तियाँ दर्शनो के लिए विद्यमान थी। इस काल के घामिक नेताओ्रों ने 
प्राचीन महापुरुषो में देवत्व की कल्पना कर उनको बुद्ध और महावीर के समकक्ष बना 
दिया । निर्गुण और निराकार ईव्वर के स्थान पर सगुण और झ्रवतार ग्रहण करने वाले 
ईश्वर की कल्पना हुई। इन ग्रवतारों की मूतियाँ बसने लगी, और उन्हें मन्दिरों में 
प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारम्भ हो गई । प्राचीन वैदिक धर्म मे यज्ञों के कर्मकांड 
की प्रधानता थी। कुण्ड में भ्रग्नि की प्रतिष्ठा कर विविध देवताओं का ग्रावाहन किया 
जाता था, झौर घृत, भ्रन्न, समिधा आदि की आ्राहुति देकर इन देवताझों को सन्तुष्ट' 


शुग-सातवाहन-क्षक युग की सम्यता श्रौर संस्कृति २२३ 


किया जाता था । पर बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से जब एक बार यज्ञों की परिपा्टी 
शिथिल पड़ गयी, तो उसका इस युग मे भी पूर्णतया पुनरुत्थान नही हुआ | उपलक्षण 
के रूप में अश्वमेध-यज्ञ श्रव श्रवश्य किये जाने लगे, पर सर्वताधारण जनता मे यज्ञों का 
पुन: प्रचलन नही हुआ । यज्ञों का स्थान इस समय मूर्तिपूजा ने ले लिया। छु ग-युग में 
जिस प्राचीन सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुभा, वह शुद्ध वैदिक नही था, उसे पौराणिक 
कहना पअ्रधिक उपयुक्त होगा । 

भागवत-घधर्म---इस नये पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखाएं थी, भागवत 
झौर शैव । श्रसेन जनपद के सात्वत लोगो में देर से वासुदेव कृष्ण की पूजा चली भा 
रही थी । पुराने युग में कृष्ण घूरसेन देश के महापुरुष व वीर नेता हुए थे। कृष्ण जहाँ 
प्रंघक-वृष्णि-संघ के प्रमुख थे, वहाँ बडे विचारक, दाशनिक और घर्मोपदेशक भी थे + 
कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में ग्रपने निकट सम्बन्धियों को युद्ध के लिए सम्मुख खडा देख जब 
अर्जुन दुविधा में पड़ गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्हीं के 
उपदेश से भ्र्जत मे बल का सचार हुआ, और वहू कत्तं व्यपालन के लिए तत्पर हुआ । 
वृद्धावस्था मे कृष्ण योगी हो गए थे, और अधक-वृष्णि-सघ का नेतृत्व छोड उन्होने 
मुनियो का जीवन व्यतीत किया था । जिस प्रकार वर्धमान महावीर ज्ञातुकगण में 
उत्पन्त हुए और गौतम बुद्ध शाक्यगण में, उसी प्रकार कृष्ण श्रन्धक-वृष्णि गण भे 
प्रादुर्मत हुए थे। उनके गण में गीता की विचारधारा इसी समय प्रचलित हो गई थी। 
छूरसनवासी न केवल कृष्ण की शिक्षाओ को मानते थे, पर साथ ही उन्हें लोकोत्तर 
पुरुष के रूप में पुजते भी थे । भ्रव जब फ़ि बौद्ध और जैन धर्मो के प्रभाव से सनातन 
आरये-धर्मावलम्बी लोग भी लोक़ोत्तर सर्वज्ञ पुरुषो मे ईश्वरीय शक्ति का आभास देखने 
के लिए उद्यत थे, कृष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना सर्वेथा स्वाभाविक था | 
सात्वतों का यह भागवत-धर्म अ्रव सवंत्र फैलने लगा । नि सन्देह, कृष्ण लोकोत्त र पुरुष 
थे । उनका जीवन आदर्श था, उनको शिक्षाएँ ग्रपूर्व थी । यदि उनमें ईश्वरीय भावना 
करके, उन्हे ईश्वर का अवतार मान के, उनके रूप मे सगण परमेश्वर की पूजा की 
प्रवृत्ति प्रारम्भ हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। क्रृप्ण को बुद्ध और महावीर के 
सप्रकक्ष रखा जा सकता था | बुद्ध और महावीर के रूप मे जिस प्रकार के महापुरुषों 
की पूजा का जनता को सदियों से अभ्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के अनु- 
कूल था । धीरे-धीरे कृष्ण को बेंदिक विष्णु का अवतार मानता जाने लगा, श्रौर उनके 
सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाप्रो का प्रारम्भ हुआ । श्रीमद्भगवद्गीता इस भागवत-सप्रदाय 
का मुख्य धर्मग्रन्य था। महाभारत और भागवत्तपुराण में कृष्ण के देवी रूप प्लौर 
माहात्म्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी कथाएँ सगहीत है ।॥ 

बौद्ध-धर्म आचार-प्रधान था । याज्ञिक कं काण्ड को उसमे कोई स्थान न था + 
बह अहिसा का प्रतिपादक था । बुद्ध के प्रनुयायी यद्यपि ईश्वर को नही मानते थे, पर 
बुद्ध की उपासना उन्होने पूर्णपुरुष के रूप में प्रारम्भ कर दी थी । चार सदियो तक 
निरन्तर बौद्ध-धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा था। इस सुदीर्घ काल मे भारत की जनता 
में जिन विचारो ने भली-भाँति घर कर लिया था, वे निम्नलिखित थे--(१) याज्ञिक 
कर्मकाण्ड उपयोगी नही है । (२) यज्ञ व धार्मिक श्रनुष्ठनो में पशुप्रो की हिसा व 


र्र४ सारतीय संस्कृति का विकास 


बलिदान उचित नही है । (३) मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए एक पूर्ण पुरुष को आदी 
के रूप में सम्मुख रखना चाहिए । निर्गुण, निराकार भ्रौर भ्ररूप ब्रह्म की पूजा से काम 
नहीं चल सकता । उन्नति के पथ पर आहूढ़ होने के लिए मनुष्य के सम्मुख बुद्ध या 
'* महावीर सर पूर्ण सगुण पुरुष झ्रादर्श के रूप में रहने चाहिएँ, जिनके चरित्र व जीवन 
से मनुष्य लाभ उठा सके । 

ये विचार भारतीय जनता मे इतने रह हो चुके थे, कि दूसरी सदी ई० पू० 
में जब दैदिक धर्म का पुनरुत्थात होने लगा, तो पुराने यराजिक कर्मकाण्डो का उद्धार नहीं 
हुआ । भागवत-धर्म के रूप में पुरानी वेदिक मर्यादा का जो संस्करण प्रन्धक-वृष्णि 
लोगों मे प्रचलित था, जनता ने उसे अपनाया । यह भागवत-धर्मं उस समय के लोगो के 
विचारों के बहुत श्रनुकूल था । इसकी मुख्य विजेषताएँ निम्नलिखित थी--(१) 
भागवत लोग यज्ञो मे पण-हिसा को उचित नही मानते थे। कृष्ण ने यज्ञों का विरोध 
नही किया। पर उनवेः जटिल अनुष्ठानों और हिसात्मक विधानो का भी उन्होंने समर्थन 
नहीं किया । (२) यदि बौद्धो और जैनो के पास बुद्ध और महावीर के रूप में प्रादर्श 
पुरुष थे, तो भागवतों के पास वासुदेव कृष्ण के रूप में एक ऐसा पूर्ण पुरुष था जो 
आदर्श बालक, श्रादर्श य्रुवा, झादर्श राजनीतिन्न, श्राद्श योगीराज और गआ्रादर्श तत्त्ब- 
ज्ञानी था। अब वैदिक धर्म के अनुयायियों को निर्गुण तिराकार, ब्रह्म फी उपासना की 
प्रावश्यकता नही थी । उनके सम्मुब एक ऐसा देवता विद्यमान था, जो ब्रज में शरीर 
घारण कर ग्वाल-बालो के साथ खेलता है, जरासध और कंस जैसे अत्यातारों का 
वध करता है, कुछ्क्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश करता है, और योगीराज दाकर 
श्रपने शरीर का त्याग करता है। इस देवता के युदर्शन चक्र में श्रपार शक्ति है। सह 
अपने भक्तो की सहायता व उद्धार के लिए सदा तत्पर रहता है। उसको भक्ति व 
उपासना करने से मनुष्य अपना अ्रमिलपित फल प्राप्त कर सकता है। (३) यह 
वासुदेव कृष्ण साधारण पुरुष नहीं था, वह विष्णु का अवतार था । यदि गौतम बुद्ध ने 
श्रनेक पूर्वजन्मो की साधना द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया था, तो क्रृष्ण के रूप में 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ ने अवतार लिया था। (४) पुराने वैदिक धर्म मे ईश्वर व 
देवताओं की पूजा के लिए यज्ञों का अनुप्ठान होता था। इस भागवत-धर्म मे उनकी 
पूजा के लिए मन्दिर और मूर्तियाँ बनने लगी। जिस प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध की मू्तियाँ 
बनाते थे, उसी प्रकार भागवतों ने कृष्ण, त्रिष्ण व अन्य वैदिक देवताग्रों की मू्ियाँ 
बनानी प्रारम्भ की। इन मूर्तियों की मब्द्रिरों मे प्रतिष्ठा की जाती थी। मन्दिरों में 
पूजा की जो नयी पद्धति शुरू हुई, उसमें विधि-विधान या कर्मकाण्ड की अ्रपेक्षा भक्ति 
का मुख्य स्थान था। भक्त लोग मन्दिरों में एकत्र होते थे, गीत गाकर, नैवेथ चढाकर, 
भौर पूजा कर वे अपने उपास्य देव को रिफ्राते थे। सर्वसाधारण जनता के लिए 
यज्ञों के अनुष्ठानों की भ्रपेक्षा धर्म का यह रूप बहुत सरल और क्रियात्मक था । 

पर यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि वैष्णव या भागवत-धर्म का जो रूप 
भ्राजकल प्रचलित है, वह दूसरी सदी ई० पू० मे नही था। उस समय तक भागवत- 
धर्म में कृष्ण की गोपी-लीलाओो की कहानियाँ नहीं जुड पायी थी । कृष्ण के सम्बन्ध 
में जो बहुत-सी गाथाएँ श्राजकल प्रचलित है, जिनमें उसकी प्रेम-लीलाओं का वर्णन 


छुग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और संस्कृति २२४५ 


है, वे सब उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। दूसरी सदी ई० पू० के कृष्ण एक 
आदर पुरुष थे, जिनमें विष्णु, नर-नारायण आदि वैदिक देवताओं के गुण अविकल 
रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए उनकी इन देवताझ्रो के साथ अ्रभिन्‍नता थी । 

शव धर्म---शैव-धर्मं का प्रवत्तक लकुलीश नाम का श्राचार्य था। पुराणों के 
श्रनुसार वह शिव का अ्रवतार था। वह ग्रुजरात देश में भरुकच्छ के पास कारोहण 
या कायावरोहण नामक स्थान पर प्रगट हुआ था । लकुलीश ने जो ग्रंथ लिखा, उसका 
नाम पंचाध्यायी या पंचार्थविद्या था। दूसरी सदी ई० पूर्व तक शैव-धर्म भी भारत 
में भली-भाँति विकसित होने लगा था, और उसके अनुयाय्रियों को 'शिवभागव्ता या 
शव कहा जाता था । 

शिव भी वैदिक देवताओं में से एक है। अनेक वेदमन्त्रों में उसका वर्णन व 
स्तुति की गयी है । उसी का एक अन्य नाम रुद्र था। जब वह दुष्टों का दमन व सृष्टि 
का प्रलध करता है, तो रुद्र रू धारण करता है। जब वही देव प्रसन्‍न होकर सुप्टि 
का पालन श्र धारण करता है, तो शिव व शंकर कहाता है। जिस प्रकार वासुदेव 
कृष्ण के श्रनुयायियो ने विष्णु को श्रपना उपास्यथ देव मात्रा और कृष्ण से उसकी 
झभिन्‍नता स्थापित की, उसी प्रकार शिव भागवतो ने रुद्र या शिव को अपना उपास्य 
देव माना और लकुलीश से उसकी अभिन्‍नता प्रतिपादित की । शुरू में शैव-धर्म को शिव- 
भागवत, लाकुल (लकुलीश के नाम पर), पाशुपत और माहेश्वर नामों से जाना जाता 
था। भ्रागे चलकर इसके झनेक सम्प्रदायों का विकास हुआ, जिनमे कापालिक और 
कालमुख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

शैव लोग भी विधर्षियों को अथने धर्म में दीक्षित करते थे। भ्रनेक विदेशी 
आक्रान्ता शव-धर्म की ओर भी श्राकृष्ट हुए। इनमे कुशाण-राजा विम मुख्य है। 
उसके कुछ सिक्‍कों पर त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा है, जो अपने वाहन नन्दी के समीप 
खडा है । विम के समान ग्रन्य भी ग्रनेक विदेशियों ते शैव-धर्म की दीक्षा ली । वैष्णव 
भागवतों के समान शव भागवत धर्म का भी बौद्ध धर्म के हास के बाद विशेष रूप से 
प्रचार होने लगा था । 

शंव-मंदिरों में पहले शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी | छँव लोग उसकी 
भक्ति व उपासना करते थे। बाद मे शिव का स्थान लिंग ने ले लिया । शैव लोग 
लिग की पूजा करने लगे । इस परिवर्तन के दो कारण हुए । ऐसा प्रतीत होता है, कि 
शैव-धर्म को किसी ऐसी विदेशी जाति ने विशेष रूप से अपनाया, जिसमें लिग की 
पूजा प्रचलित थी। जब कोई जन-समाज किसी नये धर्म को श्रपनाता है, तो उस 
जन-समाज के पुराने विश्वास व प्रधाएँ भी नये रूप मे उस धर्म में समाविष्ट हो जाती 
हैं । जब इस्लाम का प्रचार ईरान में हुआ, तो वहाँ की अनेक बातें इस्लाम-धर्म मे भरा 
गयी । इसी से शिया-सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसी प्रकार किसी लिंग-पुजक जाति 
के दौव-सम्प्रदाय को अभ्रपना लेने पर वह पूजा हौैव-धर्म में श्रा गयी, भ्रौर लिग को 
अगवान्‌ू शिव का चिह्न या लिंग मान लिया गया । साथ ही, संसार की जो सर्वोपरि 
उत्पादन शक्ति है, लिंग उसका प्रतीक है। भगवान्‌ शिव सृष्टि का पालन व संहार करते 
हैं । उनका चित्न सुष्टि की इस रहस्यमयी मूलशक्ति से बढ़कर कौन-सा हो सकता है ? 


२२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


शैव-धर्म को जिन लोगो ने भ्रपनाया, उनमे यौधेयों का उल्लेख करना उपयोगी 
है। प्राचीन भारत के गणराज्यों मे यौधेय गण का बहुत प्रमुख स्थान था। इन 
यौधयों के सिक्कों पर भी नन्‍्दी सहित शिव की प्रतिमा पायी जाती है । यौधेय लोग 
“शिव भागवत्त' थे । 

सूर्य को पुजा--विष्णु श्र शिव के समान सूर्य की पूजा भी इस समय भारत 
में प्रचलित हुई | सूर्य भी वैदिक देवताश्नों मे से एक है। वैदिक काल में उसकी भी 
मान्यता भारत में विद्यमान थी । पर सूर्य की पूजा के लिए भदिरों की बा नहीं 
की जाती थी । अब इस युग में भारत में सूर्य के भी मंदिर बनाये गये झौर उनमें सूर्य 
की मूर्ति स्थापित की गयी । ऐसा प्रतीत होता है, कि सूर्य की इस्त नये रूप में पूजा 
का श्रेय भाग्त और प्राचीन ईरान (शाकद्वीप) के सम्बन्ध को है। भविष्यपुराण के 
भनुमार सूर्य की पूजा के लिए शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को बुलाया गया था। प्राचीन 
ईरान में सूर्य की पूजा देर से प्रचलित थी । ईरान के लोग भी श्रार्य-जाति के थे, और 
उनके धर्म व सस्कृति का भारत के श्रार्यो से सन्निकट सस्बन्ध था। इन मग व ईरानी 
ब्राह्मणों ने भारत में सूर्य व मिहिर की पूजा की व्यवस्था की। कनिपष्क के श्रनेक 
सिक्‍को पर मिहिर की प्रतिमा भी अकित है। वर्तमान समय मे जो सूर्य के मदिर 
विद्यमात है, उनमे मुलतान (मूलस्थानपुर) का सूर्यमदिर सबसे प्राचीन है। प्राचीन 
समय मे प्रन्यत्र भी बहुत-स सूर्य-मंदिर विद्यमान थे। इनके बहुत-से खण्डहर इस समय 
काञ्मी र, अ्लमोडा आदि में मिलते है । 

बौद्ध-धमं के क्वास के बाद भारत में जिस धर्म का प्रचार हुआ, बह वैदिक 
परम्परा के अनुकल था, वह बेदो में विश्वास रखता था। पर उसका स्वरूप यज्ञ-प्रधान 
पुराने वैदिक धर्म से बहुत भिन्‍त था । उसमे कर्मकाण्ड का स्थान भक्ति व पूजा ने ले 
लिया था। वासुदेव कृष्ण, शिव और सूर्य के प्रतिरिक्त शक्ति, स्कन्द, गणपति अदि 
अन्य भी अनेक देवताश्रों की मृतियाँ इस समय बनी, और उनके मदिर भी स्थापित 
किये गये । इस सब प्रवृत्ति की तह में वही भक्ति-भावना काम कर रही थी, जिसका 
प्रतिपादन कृष्ण ने इन शब्दों मे किया था, 'सब धामिक भ्रनुष्ठानो को छोडकर एक 
मेरी शरण में झाश्नो' | वैदिक देवताओं की पूजा का यह एक नया प्रकार इस समय 
भारत मे प्रचलित हो गया था। 


(५) बौद्ध धर्म की प्रगति 


बौद्ध साहित्य के प्ननुसार पुष्यमित्र शृंग बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने 
बोद्धों पर अनेकविध श्रत्याचार किये, श्रौर शाकल (सियालकोट) में यह श्रादेश दिया 
कि जो कोई किसी बौद्ध भिक्षु का संहार करके उसका सिर प्रस्तुत करेगा, उसे १०० 
सुवर्ण मुद्राएँ प्रदान की जाएँगी । इसमे सन्देह नहीं, कि पुष्यमित्र के समय में प्राचीन 
वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, श्रौर शुंग, कप्व व सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के 
अनुयायी व सरक्षक नही थे । पर इससे यह परिणाम निकालना सही नही है, कि 
दूमरे सदी ई० पू० से भारत मे बौद्ध धर्म का ह्ााप्त प्रारम्भ हो गया, और इस देकक 


शुंग-सातवाहन-शक युग की सम्यता झौर संस्कृति २२७ 


की जनता बुद्ध द्वारा प्रतिपादित श्रष्टांगिक प्रार्य मार्ग से विमुख हो गई | शुंग-कण्व- 
सातवाहन युग में न केवल सर्वसाधारण जनता में बौद्ध धर्म का भली-भांति प्रचार 
था, अपितु इस काल के बहुसंख्यक विदेशी (यवत्र, शक श्रौर कुशाण) शासकों ने भी 
इस धर्म को अपना लिया था। यही कारण है कि इस युग के श्रनेक शिलालेखो में 
बौद्ध विहारों, स्तूपों भौर चैत्यों को दिये गये दान का उल्लेख पाया जाता है। श्रनेक 
प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप शुग-कण्व युग मे ही बने थे । भरहुत स्तूप, काले के गुफागृह भशौर 
सांची का प्रसिद्ध स्तूप प्रधानतया इसी युग की कृति हैं। यद्यपि उनका निर्माण मौयें 
युग में प्रारम्भ हो चुका था, पर वे इसी काल में अपने वर्तमान रूप में शझ्ाये थे । 
प्रसिद्ध यवन राजा मिनान्डर (मिलिन्द) ने न केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली 
थी, अपितु उसके प्रचार ब उत्कर्ष का भी उसने उद्योग किया था। उसके कतिपय 
सिक्‍को पर धर्मचक्र भ्रकित है, शऔर उसने अपने साथ “त्रात' श्रौर 'प्रमिश्र| (धामिक) 
विशेषणो का प्रयोग किया है। मिनान्‍डर के अनुकरण में बहुत-से अन्य यवन राजाप्रों 
ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अगथोकलीज तामक यवन राजा ने श्रपने 
सिक्‍को पर स्तृूप और बोधि-वृक्ष को श्रैंकित किया है । प्रसिद्ध कुशाण सम्राट कनिप्क 
भी बौद्ध धर्म का भ्रनुयाथी था, और उसने इस घर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप 
से उद्योग भी किया था । 

बौद्ध धर्म के प्रान्तरिक विकास की दृष्टि से भी शुग-कण्व-सातवाहन युग का 
बहत महत्त्व है। विभिन्‍न प्रदेशों और राज्यों में बौद्ध धर्म के प्रसार का यह परिणाम 
स्वाभाविक था, कि उसमें विविध ग्राचार-विचार और मसच्तव्यों का भेद उत्पन्त होने 
लगे । विभिन्‍न मनुष्यों, जातियों व समाजों में जो श्राचार-विचार, विश्वास ब सस्कार 
बद्धमूल होते है, किसी नये धर्म मे दीक्षित हो जाने से वे पूर्णतया मिट नही जाते । 
उनके कारण एक ही धर्म में विभिन्‍न सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हो जाता है। महात्मा 
बुद्ध की मृत्यु के एक सदी पदचात्‌ जब वैशाली मे बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति (महा- 
सभा) हुई, तो पारस्परिक मतभेद के कारण बौद्ध लोग दो सम्प्रदायों मे विभक्त हो 
गये, जिन्हे महासांधिक झऔर स्थविरवाद (थेरवाद) कहते हैं। स्थविरवाद के केन्द्र 
कौशाम्बी और उज्जैनी थे, और महासाधिक सम्प्रदाय वैशाली व पाटलिपुत्र में केन्द्रित 
था| अगली एक सदी में महासाधिक सम्प्रदाय आठ निकायों भें विभक्त हो गया, जिनमें 
एकव्यावहारिक और लोकोत्तर प्रमुख थे। इसी प्रकार बाद मे स्थविरवाद मे भी अनेक 
सम्प्रदायों का विकास हुआ, और पभ्रशोक के समय तक बौद्ध धर्म अ्रठारह सम्प्रदायों में 
विभक्त हो चुका था। बौद्ध धर्म को तृतीय संगरीति में श्रणोक ने इन भेदों को दूर 
करने का प्रयत्न किया, और उसमे सफल न होने पर उसने स्थविरवाद को बुद्ध की 
मूलशिक्षाओं के अनुरूप घोषित किया । भ्रशोक ने जिस बौद्ध धर्म को देश-विदेश में 
प्रसारित करने के लिए महान्‌ उद्योग किया था, वह स्थविरवाद ही था। इसी के 
सिद्धान्तों को मोग्गलिपुत्त तिस्स ने 'कथावत्थ' नामक ग्रन्थ मे युक्तिपूर्व क प्रतिपादित 
किया था । 

महासाधिक सम्प्रदाय के अ्रनुयायी बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप में विद्वास करते 
थे। बुद्ध के लौकिक रूप का उनके सिद्धान्त में कोई स्थान नहीं था । उनका विश्वास, 


रर८ भारतीय संस्कृति का विकास 


था, कि बुद्ध सवेज थे और मानव निरबंलताशों से स्वधा विमुक्त थे | उन्होंने दा्शनिक 
जसिद्धान्तों का भी विकास किया, श्रौर यह प्रतिपादित किया कि 'मूलबिज्ञान! एक ऐसा 
तस्व है जो प्राणीरूप से पुनर्जन्‍्म लेता है। यह महासाधिक सम्प्रदाय ही था, जिससे 
कि झागे चलकर महायान का विकास हुआा। प्रारम्भ भें इस सम्प्रदाय का केन्द्र वैशाली 
में था, पर बाद में यह भारत में श्रनेक प्रदेशों मे फैल गया, और अमरावती श्रौर 
नागार्जुनकोण्ड इसके प्रधान केन्द्र हो गये । महासाधिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक महाकस्सप 
को माना जाता है । 
स्थविरवाद का प्रवर्तक महाकच्छपायन था, जो उज्जनी का निवासी था। 
क्योकि राजा भ्रशोक द्वारा सगठित तृतीय सगीति ने इसे ही बुद्ध की शिक्षाओं के 
अनुरूप स्वीकृत किया था, प्रतः भ्रशीक के पुत्र महेन्द्र ने इसी का श्रीलंका में प्रचार 
किया, और मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा प्रेषित पन्य प्रचारक भी इसी को विविध प्रदेशों 
में ले गये | मथुरा, गान्धार, काश्मीर श्रादि मे इसी सम्प्राय का प्रचार हुआ । 
स्थविरवाद के विभिन्‍न सम्प्रदायों मे सर्वास्तिवाद स्वेप्रधान है । यह मम्प्रदाय 
तत्त्वों की अनित्यता मे विश्वास न कर उन्हें उसी प्रकार से नित्य स्वीकार करता है, 
जैसे कि बैशेषिक दर्शन के झनुयायी परमाणुश्रों को नित्य मानते है। कुशाण सम्राट्‌ 
कनिष्क सर्वास्तिवाद मे ही विश्वास रखता था, भौर उसके समय में इस सम्प्रदाय का 
मध्य एशिया और चीन मे भी प्रवेश हुआ। । 
सम्राट्‌ कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चौथी सगीति (महासभा) हुई । 
काइमीर के कुण्डलबन विहार मे ५०० बौद्ध विद्वान्‌ एकत्र हुए, जिनमे प्राचार्य वसुमित्र 
और पाइर्व प्रधान थे। महासभा में एकत्र विद्वानों ने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को स्पष्ट 
करने श्रौर विविध सम्प्रदायो के मतभेद को दूर करने के लिए भहाविभाषा' नाम का 
एक विश्ञाल ग्रन्थ तैयार किया। यह ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के भाष्य के रुप में लिखा 
गया था । 
महायान सम्प्रदाय का प्रादुभभव--द्यपि बौद्ध धर्म में विभिन्‍न सम्प्रदायों का 
विकास बहुत पहले ही प्रारम्भ हो गया था, पर दूसरी सदी ई० पू० के लगभग बौद़ों 
मे एक नवीन सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिमे 'महायान” कहते है। जैसा कि हमने 
श्रभी ऊपर लिखा है, महायान का विकास महासाधिक सम्प्रदाय से हुआ था, जिसके 
प्रधान केन्द्र श्रमरावती शौर नागार्जुन-कोण्ड (प्रान्त्र मे) थे। अ्रष्टसाहस़िका-प्रज्ञा 
पारमिता मे लिखा है, कि महायान की उत्पत्ति दक्षिणापथ में हुई, जहाँ से वह प्राच्य 
देश में गया और फिर उत्तरापथ मे जाकर भली-भांति विकसित हुआ । इसमे सन्देह 
नही, कि महायान का प्रादुर्भाव आन्ध्र प्रदेश में हुआ था, जो चिरकाल से महासाघिक 
सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र था। अन्यत्न उसका प्रसार वही से हुआ । जिन आचार्पों ने 
इसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया, उनमे नागार्जुन, श्रायंदेव, भ्रसंग और वसुबन्धु 
के नाम उल्लेखनीय है। नागार्जुन का जन्म विदर्भ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ 
था, और श्रपने ज्ञान व शील के कारण बौद्ध जगत्‌ मे उसने प्रमुख स्थान प्राप्त कर 


लिया का । असंग भी जन्म से द्राह्रण था और पेशावर का निवासी था । वसुबन्धु उसी 
का भाई था। 


धुंग-सातवाहन-शक युग की सम्यता श्र संस्कृति २२६ 


महायान के प्रनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बोधिसत्त्व के झ्राद्श को प्राप्त 
करना है। चाहे कोई भिक्षु हो या उपासक (गृहस्थ), प्रत्येक को बोधिसत्तव का पद 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मनुष्यों को निम्नलिखित 
पारमिताप्रो को झपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए--दान, शील, शान्ति, वीर्य, 
ध्यान, प्रज्ञा, उपायकोशल्य, प्रणिधान, बल और ज्ञान । इन पारमिताझो का अविकल 
रूप से पालन करने पर ही बोधिसत्व का पद प्राप्त किया जा सकता है, भ्रौर बोधिसत्त्व 
हुए बिता कोई बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता । गौतम को भी बुदत्त्व प्राप्त करने' 
से पूर्व बहुत-से पूर्व जन्मो में इन पारमिताओ्रों का पालन कर बोधिसत्त्व की स्थिति प्राप्त 
करनी पडी थी । जातक श्र भ्रवदान साहित्य मे गौतम द्वारा पूर्वजन्मों मे किये गये 
उन सुकृतो का ही उल्लेख है, जिनके कारण उसने पहले बोधिसत्त्व पद प्राप्त किया 
भौर श्रन्त में बुद्धत्त्व । 

महासाधिकों के समान महायान के श्रनुयायी भी बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप में 
विश्वास करते थे। इसी कारण समयान्तर मे उन्होने बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना और उन्हें 
चैत्यो व मन्दिरों में प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा प्रारम्भ की । बौढ़ों में मूत्ति-पूजा का 
जो इतना भ्रधिक प्रचार हुआ, उसका श्रेय महासाधिको श्रौर महायान को ही है । बुद्ध 
की मूत्ति की पूजा द्वारा भश्रपनी धासिक भावना की सतुष्टि करना एक ऐसा साधन था, 
जिस के कारण यह धर्म सर्वताधारण जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ, और धीरे-धीरे न 
केवल भारत में अ्रपितु प्रन्य देशों में भी बहुत-से ऐसे बौद्ध विहार व चेत्य स्थापित हो 
गये, जिनमें एकत्र होकर सर्वलाधारण उपासक भी श्रपनी धार्मिक क्षुधा को शान्त कर 
सकते थे । 

महायान के अनुयायी अपने से भिन्‍न सम्प्रदायों के लिए “हीनयान' संज्ञा का 
प्रयोग करते थे । परिणाम यह हुझ्ना, कि महायान के प्रादुर्भाव के भ्रनन्तर बौद्ध धर्म दो 
प्रधान विभागों में विभक्त हो गया, महायान झौर हीनयान । श्रन्य सब सम्प्रदाय इन्हीं 
के अन्तर्गत हो गये । 

क्योकि महायान के विकास के साथ-साथ मूर्तिपुजा का विशेष रूप से प्रचार 
हुआ, भ्रतः भारत मे मूत्ति कला भी विशेष रूप से विकसित होने लगी । इस कला के 
विकास पर हम इसी अध्याय में आगे प्रकाश डालेंगे। 


(६) जैन धर्म की प्रगति 


वर्धभान महावीर की जीवनी, उनकी शिक्षाओ्री औऔौर जैन साहित्य के सम्बन्ध 
, में इस इतिहास में पहले लिखा जा चुका है । बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन धर्म का भी 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों मे प्रचार होता रहा, और बहुत-से नरनारी उसके अनुयायी 
हो गये । जैन धर्म के ध्रनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य 'केवलित्त्व' प्राप्त करता 
है । वर्धभान महावीर 'केवली” पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे, श्रौर उनके पचात्‌ 
गौतम इन्द्र भूति, सुधर्मा श्रोर जम्बूस्वामी झादि भ्रन्य भी प्रनेक ऐसे मुनि हुए, जिन्होंने 
कंवल्य पद को प्राप्त किया था। पर इनके परचात्‌ कोई मनुष्य केवलित्त्व पद को 
प्राप्त नहीं कर सका। बाद के जैन मुनि या तो श्रुतकेवली हुए झ्ोर या देशपूर्वी ।- 


२३० भारतीय संस्कृति का विकास 


श्रुतकेवली उन सुनियो को कहते थे जो श्ञास्त्रो के तो पूर्ण पण्डित हो, पर जो केवलित्त्व 
के चरम लक्ष्य को प्राप्त न कर सके हों। दशपूर्वी सुनि शास्त्रों के दश “पूर्वों में ही 
दक्ष होते थे। जैन अनुश्रुति मे इन केवली, श्रुतकेवली झौर दशपूर्वी मुनियों का वृत्तान्त 
पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। पर इस इतिहास मे उसका उल्लेख करना 


निरथेक है। 
जैन धर्म के इतिहास की प्रधान उल्लेखनीय घटना उसका दिगम्बर भ्रौर श्वेताम्बर 


सम्प्रदायों मे विभक्त होना है। जैन अनुश्नुति के अनुसार श्राचार्य भद्रबाहु ने यह 
भविष्यवाणी की थी, कि शीघ्र ही उत्तरी भारत में एक घोर दुभिक्ष पडने वाला है जो 
बारह वर्ष तक रहेगा। इस भावी विपत्ति को दृष्टि में रखकर उन्होने यह निरंचय 
किया कि प्रपने प्रनुयाथियों के साथ दक्षिण भारत में प्रवास कर लिया जाए, जहाँ 
दुर्भिक्ष की कोई सम्भावना नहीं थी । पर भद्रबाहु के सब अनुयायी उनके साथ सुद्रर 
दक्षिण जाने के लिए तैयार नही हुए। ऐसे व्यक्तियों को मगध मे ही छोडकर श्राचाय॑ 
भद्गदाहु ने श्रपने १२,००० साथियों के साथ दक्षिण की श्लोर प्रस्थान कर दिया, श्रौर 
कर्णाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर श्राश्षय लिया। वहाँ पहुँचकर 
भद्गबाहु ने श्रनुमव किया कि उनका झ्न्‍्त समय समीप आ गया हैं, अ्रतः मुनियों की 
परम्परा का श्रनुसरण कर उन्होंने श्रनहन ब्रत द्वारा प्राणो का त्याग किया । भद्वबाहु 
के पश्चात्‌ श्राचायं विशाख उनके स्थान पर जैन्नों के नेता बने। ज॑न भ्रनुश्रुति के 
भ्रनुसार जिन लोगों ने दुर्भिक्ष के इस श्रवसर पर मगध से दक्षिण के लिए प्रस्थान किया 
था, उनमे राजा चन्द्रगुप्त मौर्य भी थे। यह चन्द्रगुप्त श्रशोक के पितामह चन्द्रग॒प्त 
मौय थे, या प्रशोक के यौत्र सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय), इस प्रइत पर मतभेद है । 
यहाँ जिस तथ्य की श्रोर हमें निर्देश करना है, वह यह है कि जो बहुत-से जैत इस 
समय दक्षिण की श्रोर न जाकर मगध व उत्त रापथ भे ही रहते रहे थे, उनके श्राचरण 
व प्राचार-विचार मे कुछ प्रन्तर श्राना प्रारम्भ हो गया था। उनके मुनियो मे इस समय 
से श्वेत वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया, जब कि पुराने मुनि निर्वेसन होकर ही रहा 
करते थे। उन्होंने एक विशेष परिधान द्वारा, जिसे अ्र्धफालक कहते थे, अपने सिर भी 
ढकने प्रारम्भ कर दिये। उत्त रापथ के इन जैन मसुनियो के नेता आ्राचाय स्थलभद्र थे । 
दुर्भिक्ष की समाप्ति पर जब दक्षिण मे प्रवासी हुए जैन उत्तरापथ वापस लौटे, तो उनके 
नेता विशाख ने मुनियों के उन मतभेदो को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, जो पिछले 
वर्षों मे विकसित हो गये थे। पर उन्हे सफलता नही मिली । उनके मतभेदों मे निरन्तर 
वृद्धि होती गई, जिसके कारण प्रथम सदी ई० प० का अन्त होने से पूर्व ही जैनों मे दो 
सम्प्रदाय स्पष्ट रूप से विकसित हो गये, जिन्हें इवेताम्बर श्रौर दिगम्बर कहते हैं । 
भद्रबाहु का काल तीसरी सदी ई० पू० में है, और उसी समय से जैनो मे उन मतभेदो ' 
का प्रादुर्भाव होने लग गया था, जिनके कारण झागे चलकर वे दो सम्प्रदायों में विभक्त 
हो गये । 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय की अनुश्ुति के भ्रनुसार वर्धमान महावीर के निर्वाण के 
६०६ वर्ष पश्चात्‌ (प्रथम सदी ई० प० मे) शिवभूति नाम का एक श्राचार्य 
जिसे मुनि भायंरक्षित ने जैन धर्म भे दीक्षित किया था। हर 
हर ! एक बार रथवीरपुर (जहाँ का 


शुग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और सस्कृति २३१ 


शिवभूति निवासी था) के राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य पोशाक भेंट रूप से 
प्रदान की । जब मुनि आयेरक्षित ने अपने शिष्य को बहुमूल्य पोशाक पहने देखा, तो 
उन्होंने उस पोशाक को फाड़कर दुकडे-टुकड़े कर दिया। शिवभूति ने अ्रपने गुरु के 
अ्भिप्राय को समक कर तब से निर्वंसन होकर » रहना प्रारम्भ कर दिया । इसी से 
दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ । 

जैन ग्रन्थों मे उन प्राचार्यों और मुनियों का विशद रूप से वर्णन मिलता है, 
जिन्होने न केवल श्रपने मन्तव्यों व सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए विद्व्तापूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की, श्रपितु झ्पने धर्म के प्रचार के लिए भी विशेष रूप से उद्योग किया। 
पर इस इतिहास भे उनका उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि 
जैन मुनि भी बौद्ध स्थविरों प्रौर भिक्षश्रों के समान ही अपने धर्म के प्रचार के लिए 
प्रयत्नशील रहे, भ्रौर भारत के बडे भाग को वे श्रपने प्रभाव मे लाने में भी समर्थ हुए । 


(७) जातिभेद का विकास 


प्राचीन श्रार्थ बहुत-से जनों (कबीलों) में बेटे हुए थे । जन के सब लोगो को 
“विद्वय. कहा जाता था | घुरू मे उसमे कोई वर्ण या जातियाँ नही थीं । सारे आर्यजन 
खेती, पशुपालन श्रादि से प्रपना निर्वाह करते थे । युद्ध के श्रवसर पर वे सब हथियार 
उठाकर लड़ने के लिए प्रवृत्त हो जाते भ्लौर धाभिक प्ननुष्ठान के श्रवसर पर सब लोग 
स्वय कमंकाड का अनुष्ठान करते । पर जब 'जन' एक निश्चित प्रदेश मे बसकर जनपद! 
बन गये, तब उन्हे निरन्तर युद्धों मे व्यापृत रहने की श्रावश्यकता हुई। आर्यों को उन 
भनाय॑ जातियो से निरन्तर युद्ध करना होता था, जिन्हें परास्त कर वे अपने जनपद 
बसा रहे थे। विविध जनपदों मे श्रापस का सघर्ष भी जारी था। परिणाम यह हुआ, 
कि एक ऐसी विशेष श्रेणी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना था, जो जनपद 
की 'क्षत' से रक्षा करती थी। इस प्रकार धीरे-धीरे एक प्रृथक्‌ वर्ण का विकास हुआ, 
जिसे क्षत्रिय कहते है। इसी तरह जब यज्ञो के कर्मकाण्ड ज्यादा जटिल होने लगे, 
ऐह्लौकिक श्लौर पारलौकिक सुख के लिए विविध शनुष्ठानों का प्रारम्भ हुआ, तो ऐसे 
वर्ग का भी पृथक्‌ विकास होने लगा, जो इन धार्मिक विधि-विधानो में श्रधिक निपुणता 
रखते थे। ये लोग ब्राह्मण कहलाये | साधारण “विश: से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्ण 
पृथक्‌ होने लग गये । जो श्राये-भिन्‍्न लोग आये-जनपदो में बसे रह गये थे, वे शआ्रार्यों 
की सेवा करके ही श्रपनी श्राजीविका चला सकते थे। ये लोग शूद्र कहलाये । इस 
प्रकार प्रत्येक आरय-जनपद की जनता को मोटे तौर पर चार बर्णों में बाँठा जा सकता 
था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्र वर्णों का यह विभाग गुण और कर्म के ही झ्राधार 
पर था। 

पर शआआाये॑ लोग ण्यों-ज्यों पूथे की झोर बढते गये, उनके जनपदों में आर्य-मिन्न 
लोगों की संख्या प्रधिकाधिक होती गयी | पंजाब श्लौर गंगा-यमुना की घाटियों मे 
विद्यमान प्रार्य जनपदो मे भ्रनाय॑ लोगों की संख्या बहुत कम थी । शूद्र के रूप मे उन्हें 
सुगमता से झपने समाज का ही एक झंग बनाया जा सकता था । पर पूर्व और दक्षिण 
में भ्रागे बढ़ने पर झायों को एक नयी परिस्थिति का सामना करना पड़ा । मगघ, प्रंग, 


२३२ भारतीय सामाजिक व्यवस्था 


बंग, कलिग और श्र्वान्ति जैसे जनपदो मे श्नाय लोग बहुत बडी संख्या मे थे । उनका! 
न जड़ से उन्पूलन किया जा सकता था, और न उन्हे झ्रागे-पआगे खदेडा ही जा सकता 
था । पूर्व और दक्षिण में बहुत दूर तक आगे बढ़ झाने वाले श्रार्य-विजेताओ ने विवश 
होकर इन प्रनायों की स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किये थे। परिणाम यह 
हुआ, कि प्रनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुआ । मगध भर उसके समीपवर्ती 
जनपदो में बौद्ध भर जैन धर्मों के रूप मे जिन नवीन धार्मिक श्रान्दोलनों का प्रारम्भ 
हुआ था, उनके वर्णमेद और जातिभेद-राम्बन्धी विचार इसी नयी परिस्थिति के परिणाम 
थे। ब्राह्मण व किसी विशेष श्रेणी की उत्कृष्टता की बात उन्हें समझ में नहीं आती 
थी । वहाँ जो सैनिक लोग थे, वे भी शुद्ध श्रार्य क्षत्रिय न होकर ब्रात्य थे । ब्ात्यों को 
भी प्राचीन ग्रन्थों मे वर्णसंकर गिना गया है। बज्जि, मल्‍ल, लिच्छवि आदि सब ब्ात्य 
ही थे । पूर्व और दक्षिण के इन जनपदों में न केवल क्षत्रिय अ्रपितु ब्राह्मण भी वर्णेसंकर 
थे । सातवाहन-राजा जाति से ब्राह्मण समभे जाते थे, पर उनमे अनाय॑ रक्त विद्यमान 
था | जब मागध-साम्राज्य का विकास हुआ, और मगध की पअनाये-प्रधान सेनाओ्रो ने 
सारे भारत को जीत लिया, तो प्राचीन श्रायंजनों के शुद्ध ब्राह्मणों व क्षत्रियों की 
उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी। बौद्ध और जैन ब्राह्मण व क्षत्रियों की उत्कृष्ठता 
को नही मानते थे। उनकी इष्टि मे कोई व्यक्ति श्रपने गुणो व चरित्र से ही ऊंचा होता 
था, जन्म या जाति से नहीं। मागध-साम्राज्य के विकास की नयी परिस्थितियों मे यह 
सिद्धान्त कितना समयानुकूल था । 
बाद में शक, यवन श्र युइशि लोगो के श्राक्रमणों से एक और नयी परिस्थिति 
उत्पन्न हुई । इन विजेताश्रों ने भारत के बडे भाग को जीतकर अपने श्रधीन कर लिया 
था। ये उत्कृष्ट योद्धा थे। बहुत बडी सख्या मे थे लोग भारत के विविध जनपदों में 
विजेता के रूप भे बस गये थे । इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊंची 
थी। बौद्ध और जैन-विचारधारा के अनुसार इनके कारण सामाजिक जीवन से कोई 
कठिनाई उत्पन्न नही होती थी। भारत मे भ्राकर इन्होने बौद्ध या जैन धर्म को श्रपताना 
शुरू कर दिया था। जाति-पाँति व वर्णभद के विचारो से शून्य इन धर्मों के लिये इन 
म्लेच्छ विजेताओं को भ्रपने समाज का श्रग बना लेता विशेष कठिन नहीं था । 
पर सनातन आयं-धर्म के पुनसुत्थान के इस काल में इस नयी परिस्थिति का 
सामना चातुर्व॑प्यं मे विब्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलम्बियों ने किस प्रकार 
किया ४ चातुव॑ष्य का रिद्धान्त प्राचीन आर्य-धर्म की एक विशेषता थी। बौदड्धों के 
उत्क्ष के 28 भी उसका सर्वथा परित्याय कर सकना सम्भव नही था । पर इन 
धाक्तिशाली श्रायं-मिन्‍्न “का यवनो, शको व अन्य बहुत-सी जातियों को चातुव॑ प्यं 
में किस प्रकार स्थान दया जाता ? किस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस युग 
की नयी भावना से चानुर्वष्य का सिद्धान्त पुन श्रनुप्राणित हो जाता ? वैदिक धर्म के 
की है। उन्होंने कहा--यवन, शक, पारद 28287 माह मे कं 
९ ! ४ .॥ 'ल्हव, कम्बोज, द्रविड, पौण्डक भ्रादि ये सब 
जातियाँ मूलत: क्षत्रिय थी, पर ब्राह्मणो का सम्पर्क न रहने से ये वृषलत्व (म्लेज्कत्व) 
को प्राप्त हो गयी । पर अब जब इन्हे फिर ब्राह्मणो का सम्पर्क मिला श्लौर ह्न्हों 
ने 


शंंग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता ध्ौर संस्कृति २३३ 


बैदिक सम्प्रदायों को प्रपना लिया, तो इन्हे क्षत्रिय क्‍यों न समझ लिया जाय ? भारत 
में जो शक, पल्हव, यवन श्रादि श्राये, वे सब इस समय क्षत्रियों में शामिल कर लिये 
गये । हमारे पुरखाझो की यह युक्ति कितनी सुन्दर थी ! जो ये मलेच्छ श्राक्राता भारत 
पर आक्रमण कर यहाँ भक्रपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे 
सब मनु के इस सिद्धान्त के अनुसार क्षत्रियवर्ग में शामिल हो गये । ब्राह्मणों के पुनः 
सम्पर्क से श्रव उन्होंने वासुदेव कृष्ण श्रौर शिव की उपासना प्रारम्भ कर दी थी। उनमें 
वृषलत्व कुछ क्षेप नही रह गया था । इसी तरह इन विदेशी मलेच्छो के पुरोहित 
ब्राह्मणवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योंकि उन्होने भी प्राचीन श्रार्य-विचारधारा 
को श्रपना लिया था। मुलतान के सूर्य-मंदिर मे शाकद्वीप (छकस्थान) के 'ब्राह्मणो” को 
पुजारी के रूप में नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है । 

मगघ, पश्रवति, भ्रग आदि जनपदों में श्राये अपनी रक्तशुद्धि को कायम रखने मे 
समर्थ नही हुए थे । उन्होने श्रार्य-भिन्‍न जातियो के साथ रक्त सम्बन्ध स्थापित किये थे । 
इन्हे इस काल मे व्रात्य और वर्णसंकर कहा गया । मनुस्मृति के झ्नुसार भूर्जकंटक 
ओर गआ्रावन्त्य व्रात्य ब्राह्मणों की सन्‍्तान थे, श्र मकल्‍ल, मल्‍ल व लिच्छवियों की 
उत्पत्ति ब्रात्य क्षत्रियों से हुई थी । कारूप श्रौर सात्वत ब्वात्य वैश्यों की संतति थे । 
वेश्यो और क्षत्रियों के सम्मिश्रण से मागघ तथा वैश्यों और ब्राह्मणों के सम्मिश्रण से 
बेदेह लोगों का विकास हुआ था । मनु के इस मत में कोई सचाई हो या न हो, पर 
इस बेंदिक पुनरुत्थान-युग के विचारक इस तथ्य को दृष्टि मे ला रहे थे, कि मागध, 
बेदेह, आवन्त्य, लिच्छवि, सात्वत आदि शुद्ध आये नही है, यद्यपि समाज में उनका 
भहन्व है । उन्हे वे ब्रात्य ब्राह्मण, ब्रात्य क्षत्रिय, ब्रात्य वैश्य व वर्णसंकर बताकर 
चातुर्व्ण्य के दायरे मे शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे। 

इस समय के विचारको ने एक श्रौर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | झपने 
कर्म से शूद्व ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण शूद्र । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य 
भी अपने कर्म से ही होते हैं । युग की परिस्थितियों के प्रनुसार यह सिद्धान्त कितना 
क्रियात्मक और समयानुकूल था । जब शक, यवन और कुशाण जैसी म्लेचछ जातियाँ 
आार्य-क्षत्रियों को परास्त कर शासन करने में व्यापृत थी, शूद्र-जाति मे उत्पन्न हुए 
बौद्ध-भिक्ष जनता के धर्मंगुरु बने हुए ये, तब यदि कर्म के अनुसार चायुरवेरण्य का प्रति- 
पादन किया जाए, तो इसमें झाश्चयं की क्‍या बात है ? 

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की झावश्यकता है, कि वर्ण प्र जाति दो भिन्‍न- 
भिन्‍न वस्तुएँ हैं। किसी भी झ्रार्य 'जन' में चारों वर्ण हो सकते थे । गुण झौर कम के 
अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वर्णों मे बाँटा जा सकता है। जब प्राचीन 
विचारकों को एक छोटे-से आय-जनपद के क्षेत्र से निकलकर विशाल भारत के जनसमाज 
में इस चायुर्व्य के सिद्धान्त का प्रयोग करना पडा, तो उन्हे नई परिस्थितियों के 
कारण कठिताइयो का सामना करना पड़ा, यह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं । पर इस 
युग में बहुत-सी जातियों का एक भ्रन्य प्रकार भी विकास हो रहा था। वततमान 
भारत में खन्नी, भ्ररोड़ा, जाट, कोली, मुरई झ्ादि जो सेंकडों जातियाँ पाई जाती हैं, 
उन्हें किसी वर्ण में सम्मिलित कर सकता सुगम नहीं है। कोली झौर मुरई शाद्रों में 


र३े४ भारतीय संस्क्ृति का विकास 


शामिल किये जाने से एतराज करते है। पर क्षत्रिय लोग उन्हें क्षत्रिय मानने को 
तैयार नहीं हैं । यही बात भन्‍्य बहुत-सी जातियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है| 

वास्तविकता यह है कि, प्राचीन भारत में जो सेकडो छोटे-बड़े गणराज्य थे, 
वे ही इस युग मे घीरे-घीरे जातियो का रूप घारण करने लगे । भ्रव मगध के साम्राज्य 
विस्तार के साथ इन गणों की राजनीतिक स्वतन्त्रता का अन्त हो गया था। पर 
सागघ-सम्राटों की नीति यह थी, कि वे गणों के शझपने धमों को नष्ठ न करे। इन 
गणराज्यों में जो अ्रपने रीति-रिवाज व स्थानीय कानून प्रचलित थे, उन्हे मागध- 
सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, अ्रपितु उन्हे साम्राज्य के कानून का एक 
झ्रंग भी मान लिया था | यही कारण है कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय 
रजिस्टरों मे रजिस्टर्ड (निबन्धपुस्तकस्थ) करने की भी व्यवस्था की गई थी । भारत के 
प्राचीन आ्राचायों ने 'स्वधर्म' के सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य 
को 'स्वधर्भ' का पालन करना चाहिये, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग--प्राम, कुल, 
गण झौर जनपद को भी 'स्वधर्म' में इृढ़ रहना चाहिये । जिसके जो श्रपने व्यवहार, 
रीति-रिवाज व कानून हो, उनका उसे उल्लघन नहीं करना चाहिए। प्राचीन सम्राटों 
की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनैतिक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर 
भी गणों की सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही । इसी से वे धीरे-धीरे जाति 
व बिरादरी के रूप में परिणत हो गए । 

वर्तमान समय को बहुत-सी जातियो की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यो में ढूँढी 
जा सकती है। पंजाब के प्रारट्ट और क्षत्रिय गण इस समय के श्ररोड़ा और खत्री 
जातियो में बदल गये । कौटलीय श्रर्थशास्त्र का श्रेणीगण इस समय के सैनियो के 
रूप में श्रब भी जीवित है। बौद्ध-काल के पिप्पलिवन के मोरिय इस समय भी मोरई 
जाति के रूप मे विद्यमान है। प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियों, रुस्तगियों 
व रोहतगणियों के रूप मे, श्राग्रेयगण भ्रग्रवालो के रूप भ, कम्बोज गण कम्बोह जाति के 
रूप मे, कोलिय गण कोरी जाति के रूप में, श्रौर श्रार्जतायनगण अ्रायन जाति के रूप 
में इस समय भी स्वतन्त्र रूप से विद्यमान हैं। भारत की बहुत सी वर्तमान जातियो में 
यह किवदती चली श्राती है, कि उनका उद्भव किसी प्राचीन राजा से हुआ है, भौर 
किसी समय उनका भी पृथिवी पर अपना राज्य था। ये किवर्दतियाँ इसी सत्य पर 
प्राश्चित हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतन्त्र गणराज्यों के रूप मे विद्यमान थी, 
भौर ये इन गणराज्यों की ही उत्तराधिकारी हैं । 


(४) विवाह-सम्बन्धी नियम 


मौर्य-युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी । कौटलीय पभ्रर्थशास्त्र में तलाक के 
लिए “मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुष, दोनो खास-खास भ्रवस्थाश्रों 
में तलाक कर सकते थे । पर इस युग में यह प्रथा कमजोर पड गयी थी। मनुस्मृति के 
झनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्यक्त हो जाने के बाद भी वह पति की 
आार्पा बनी रहेगी। पति से त्यःथी जाने पर स्त्री को यह अभ्रधिकार नही है, कि बहु 
दूसरा विवाह कर सके । दूसरी झ्लोर स्त्री को यह अभ्रधिकार नहीं, कि बहु पति का 


शुंग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और संस्क्ृति २३४५ 


रुपाग कर सके । स्त्री यदि रोगिणी हो, तो उससे अ्रनुमति लेकर पुरुष दूसरा विवाद 
कर सकता था । 

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी । सन्‍्तान न होने की दशा मे देवर 
या किसी भ्रन्य सपिण्ड व्यक्ति के साथ नियोग किया जा सकता था । मनु को विधवा- 
विवाह पसन्द नही था। यद्यपि कुछ अभ्रवस्थाओं में स्त्रियों के पुनविवाह का विधान किया 
गया है, पर मनु का मंतव्य यही था कि स्त्री का दूसरा विवाह नही होना चाहिए | 

यह स्पष्ट है, कि स्त्रियों की स्थिति इस युग में मौयेंकाल की श्रपेक्षा हीन थी । 
आगे चलकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्थिति को श्लौर भी हीन करते गए । बौद्ध लोगों 
में भिक्षुणियों ने जो अपने पृथक सघ बताए थे, उनमें झ्ननाचार की मात्रा बहुत बढ़ गयी 
थी । स्वयं महात्मा बुद्ध को इस बात का भय था। भिक्षणी-संघ के भ्रनाचार को देख 
कर ही शश्यद इन स्मृतिकारों मे यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाधीनता को कम 
कर शौर आरायं-स्त्रियो को उनके पतियों का भ्रधिक वष्चवर्ती बनाएँ । 


(६) राज्य-शासन 


मौयत्तिर-युग के राज्यों मे शासन का प्रकार प्रायः वही रहा, जो मौयंकाल में 
था । मामध-सम्राट्‌ इस समय भें भी एकतन्त्र शासक थे। पर बंगाल की खाड़ी से 
लगाकर मथुरा तक विस्तीर्ण (पुष्यमित्र के बाद के शु गकाल में) इस साम्राज्य में बहुत- 
से जनपद श्रन्तगंत थे । प्रनेक जनपदों के अपने पृथक्‌ राजा भी थे, जितकी स्थिति 
आूँग-सम्राटो के अधीनस्थ राजाओं की थी। इस प्रकार के दो सामंतों, भ्रहिच्छत्र के 
इन्द्रमित्र और मथुरा के ब्रह्ममित्र के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। साम्राज्य के अन्तर्गत 
इन जनपदों का शासन प्राचीन परम्परा के अनुसार होता था। जनपद के धर्म, कानून, 
ध्यवहार और भ्राचार को मागध-सम्राट्‌ न केवल अक्षुण्ण रखते थे, अपितु उनवा भली- 
भाँति अनुसरण किया जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। पर इन जनपदों से 
सागध-सम्राट्‌ कर या बलि वसूल किया करते थे। जनपदों का शासन बहुत पुराने 
समयों से पौर और जानप दसभाओ द्वारा होता चला श्राता था। प्रत्येक जनपद का 
एक केन्द्रीय नगर होता था, जिसे पुर कहते थे। यह सारे जनपद के जीवन का केन्द्र- 
स्वरूप होता था । इसके श्रग्रणियों की सभा को 'पौर' कहते थे। जनपदों के ग्रन्य 
निवासियों के भ्रग्मणी जानपद-सभा में एकत्र होते थे । विविध जनपदो में ये सभाएँ झब 
तक भी जीवित थीं । यही कारण है, कि शक रुद्रदामा ने अपने शिलालेख में 'पौर 
जानपद' का उल्लेख किया है । इसी प्रकार कॉलिग-चक्रवर्ती खारवेल ने भी पौर-जान- 
पदों के साथ किए गए भअनुग्रहों को अपने हाथीगुम्फा के शिलालेख में उत्कीर्ण कराया 
है । जनपदों के भ्रतिरिक्त 'देशो' के संधो का भी उल्लेख स्मृति-प्रन्थों-में प्रापा है । 
राजा को उनके भी चरित्र, व्यवहार और धर्म को स्वीकार करना चाहिए। प्रभिप्राय 
यह है, कि मागध-साम्राज्य शासन की दृष्टि से एक इकाई नहीं था, वह जनपदों श्लौर 
देशो के रूप में श्रनेक विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग के अपने धर्म, चरित्र भौर 
थ्यवहार होते थे, जिन्हें मागध-सम्राट्‌ स्वीकार करते थे । 


२३६ भारतीय संस्कृति का विकास 


इस काल के सम्राट्‌ एकतंत्र श्रवश्य थे, पर वे परम्परागत राजधर्म के श्रनतुमार 
ही शासन करने का प्रयत्त करते थे । राजा के सम्बन्ध मे मनुस्मृति का सिद्धान्त यह 
था, कि अराजक दशा में सब तरफ से पीडा होने के कारण जनता की रक्षा के लिए 
प्रभु ने राजा की सृष्टि की। उसके निर्माण के लिए इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, भ्रग्ति, वरुण, 
चन्द्रमा और धनेश--सब की मात्राएँ ली गयी । क्योकि राजा देवताशो की मात्रा से 
बना है, इसलिए उसका तेज सब मनुष्यों से श्रधिक है । 

पर जिस प्रकार राजा ईश्वरीय है, देवताओं की मात्राझ्रों से बना है, वेसे ही 
“दंड' भी ईश्वरीय है । मनुस्मृति के श्रनुसार दड ही भ्रसली राजा है, वही नेता है, भौर 
बही शासन करने वाला है । दण्ड सब प्रजा का आसन करता है, दण्ड ही सबकी रक्षा 
करता है, सबके सोते हुए दण्ड ही जागता है, दण्ड को ही बुद्धिमान्‌ लोग धर्म मानते 
है । दण्ड का प्रभिप्राय राजधर्म से है। जो परम्परागत धर्म और व्यवहार* चले झ्राते' 
हैं, वही दण्ड है, वही वस्तुत देवी है। इसीलिए यदि राजा भली-भाँति दण्ड (राजधर्म) 
का प्रणयन करे, तब तो वह उन्नति करता है, ग्रन्यथा कामात्मा, विषयी झौर क्षद्र राजा' 
दण्ड से ही मारा जाता है । दण्ड का बडा तेज है। धर्म से विचलित राजा को वह 
बन्धु-वाधवसहित मार डालता है । इस प्रकार मनु के अनुसार वास्तविक शक्ति दण्ड 
की है, न कि राजा की । राजा के लिए उचित यही है, कि वह परम्परामत राजधर्म 
के अनुसार न्याययुक्त शासन करे । पर यह वही राजा कर सकता है, जो विषयासक्त 
न हो, जिसकी बुद्धि निश्चित और क्रियाशील हो, जो मूठ और लुब्ध न हो, श्र 
जिसको अच्छे सहायको (मन्सत्रियों व श्रमात्यो) का साहाय्य प्राप्त हो । 

मनु के विचार ठीक वैसे ही है, जैसे कि आचार्य चाणक्य ने अपने राजधि 
राजा के सम्बन्ध मे प्रकट किये है। मनु ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, कि जो राजा 
मोह या वेपरवाही से अपने राष्ट्र को सताता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता 
है, और अपने बन्धु-बान्धवों सहित जीवन से हाथ धो बंठता है। जैसे शरीर के कर्षण 
से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते है, उसी प्रकार राष्ट्र के कषंण से राजाओं के प्राण 
भी क्षीण हो जाते है। जिस राजा के देखत हुए चीखती-पुकारती प्रजा को दस्यु लोग 
पकड़ते है, वह मरा हुआ है, जीवित नहीं है । 

मनु के इन सन्दर्भों मे मोर्यों के बाद के निर्बल राजाओो के समय की दशा का 
कसा सुन्दर आभास है | श्रधामिक राजाप्रो के विरुद्ध क्राति करके बार-बार उन्हे 
पदच्युत किया गया । शक और कुशाण सर दस्युग्रो द्वारा सतायी हुई चीखती-पुकारती 
भारतीय ग्रजा विपद्ग्रस्त हो रही थी। उसकी रक्षा करने मे असमर्थ पिछले शुग व 
कण्व राजा मरे हुए थे, जीवित नही थे । 

शासन-कार्य मे राजा की सहायता करने के लिए “मंत्रिपरिषद्‌' इस युग में भी 
विद्यमान थी। मनु के अनुयार सात या आठ सचिव होने चाहिए, जिनसे कि राज्य के 
प्रत्येक कार्य के विषय में परामर्ण लेना चाहिए । भालविकाज्तिमित्र के श्रनुसार राजा 


भर्तिमित्र शिगवंशी) युद्ध और सचि क्े प्रत्येक विषय पर भ्रमात्यपरिषद्‌ से परामर्श 
किया करता था । 


छशुग-सातवाहन-शक युग की सम्यता और संस्कृति २३७ 
(१०) आथिक जीवन 


मौ्ये-युग के समात इस काल में भी आथिक जीवन का झ्ाधार “्षेणी थी। 
शिल्पी-लोग श्रेणियों (50॥05) में सगठित थे, और इसी प्रकार व्यापारी भी । इस 
युग के प्रनेक्क शिलालेखों में इन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, भ्रौर उनसे श्रेणियों 
के आर्थिक जीवन पर बडा उत्तम प्रकाश पडता है । ऐसे लेखों में नासिक के गुहामदिर 
में उत्कीर्ण शक उषावदात का यह लेख विशेष महत्त्व का है--- 

“सिद्धि ! बयालीसवें ब्षं में, वैशाख मास मे राजा क्षहरात क्षत्रप नह॒पान के 
जामाता दीनाकपुत्र उषावदात ने यह गुहामदिर चातुदिश सध के भ्रपंण किया, और 
उसने श्रक्षयतीवी तीन हजार पण चातुदिश संघ को दिए, जो इस ग॒हा में रहने वालों 
के कपड़े के खर्च ग्रौर विशेष महीनों में मासिक वृत्ति के लिए होगा । और ये कार्पा- 
पण गोवर्धन में रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किए गए। कोलिकों के निकाय में 
दो हजार एक फीसदी सूद पर, दूसरे कोलिक निकाय के पास एक हजार पौन फीसदी 
सूद पर । और ये कार्पाषण लोटाये नहीं जाएँगे, केवल उनका घूद लिया जायगा । इनमें 
से जो एक फीसदी पर दो हजार कार्पापण रखाये गए है, उनसे गुहामन्दिर मे रहने 
वाले बीस झभिक्षओं में से प्रत्येक को बारह चीवर दिये जाएँ | और जो पौन फीसदी पर 
एक हजार वार्पाषण है, उनसे फुशनपभूल्य का खर्च चलेगा। कापुर प्रदेश के गाँव चिखलपद्र 
को नारियल के ८० ०० पौद भी दिए गए। यह सब निगमसभा में सुनाया गया, और 
फलकवार (लेखा रखने के दपतर) में चरित्र के अ्नुमार निबद्ध किया गया ।” 

इस लेख में यह स्प्ट है, कि कोलिक (जुलाहे) भ्रादि व्यवसायियों के सगठत 
श्रेणियों के रूप में थे। ये श्रेणिया जहाँ श्रपने व्यवसाय का संगठित रूप में सचालन 
करती थी, वहाँ दूसरे लोगो का रुपया भी धरोहर के रूप में रखकर उमपर सूद देती 
थीं | उनकी स्थिति समाज में इतनी ऊँची और सम्मानास्पद थी, कि उनके पास ऐसा 
रुपया भी जमा करा दिया जाता था, जिसे फिर लौटाया न जाए, जिसका केवल सूद 
ही सदा के लिए किसी धर्मकार्य मे लगता रहे । यही कार्य आरजकल ट्ुस्टी रूप में बेंक 
करते हैं। सूद की दर एक फीसदी और पौन फीसदी (सम्भवत्त,, मासिक) होती थी, 
और नगरसभा (निगम) में इस प्रकार की धरोहर को बाकायदा निबद्ध (रजिस्टडे) 
कराया जाता था, यह भी इस लेख से स्पष्ट हो जाता है। 

श्रेणियों का इसी प्रकार बा उल्लेख श्रन्य श्रनेक शिलालेखो मे भी उपलब्ध 
होता है । श्रेणियों के पास केवल रुपया ही नहीं जमा किया जाता था, श्रपितु उनको 
भूमि भी घरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी ग्राय को वे ग्रादिप्ट घधर्मकार्य मं 
प्रयुक्त करती थी । शिल्पियों की श्रेणियों का वर्णन कौटलीय भश्रर्थशास्त्र, मनुस्मृति व 
प्रन्य सभी प्राचीन राजशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य में विद्यमान है, पर उनके कार्यों का 
ऐसा सजीव चित्र इन गुहा-लेखो से ही प्राप्त होता है । 

शिल्पियों के समान व्यापारी भी पूर्गों व निगमों में संगठित होते थे । उनके 
भ्रम, व्यवहार शौर चरित्र को भी राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता था । स्मृतिग्रंथो मे 
लेन-देन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार ऋणलेख तैयार किया जाय, 


शर३८ भारतीय संस्कृति का विकास 


कंसे उसके साक्षी हों, कैसे प्रतिभू (जामिन) बने, कैसे कोई वस्तु भ्राधि (रहन) रखी 
जाए, और कैसे इन सब के केरण (कागज) तैयार किए जाएँ, इन सब के नियमों का 
विवरण यह सूचित करता है, कि उस युग में वाणिज्य-व्यापार भली-भाँति उन्नति कर 
चुका था । कौटलीय भर्थशास्त्र मे जैसे 'संभूय-समुत्यान” का उल्लेख है, वैसे ही स्मृतियों 
में भी है। श्रधिक लाभ के लिए व्यापारी लोग मिलकर वस्तुओं को बाजार मे रोक 
लिया करते थे, भ्ौर इस उपाय से भ्रधिक नफा उठाने में सफल होते थे । एक स्मृति के' 
अनुसार केवल व्यापारी ही नही, अ्रपितु किसान, मजदूर और ऋत्विक्‌ भी इस उपाय 
का आश्रय लिया करते थे । 
विदेशी व्यापार की भी इस युग मे खूब उन्नति हुई । मौयेवंश के निर्बल होते 
पर जो यवन-राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में कायम हो गए थे, उनके कारण भारत का 
परिचमी ससार से सम्बन्ध और भी प्रधिक दृढ़ हो गया था। भारत के पश्चिमी समुद्र- 
तट के व्यापारी श्ररव श्रौर मिस्र तक जाकर व्यापार किया करते थे । उन दिनों मिस्र 
की राजधानी अलकजेण्डिया विद्या, व्यापार और संस्क्रति का बडी भारी केन्द्र थी । 
भारतीय व्यापारी वहाँ तक पहुँचते थे । लाल सागर और नील नदी के रास्ते पर एक 
आरतीय व्यापारी का ग्रीक भाषा मे लिखा हुआ एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है । 
इस व्यापारी का नाथ सोफोन था, जो शायद शोभन का ग्रीक रूपानतर है । 
दूसरी सदी ई० पुृ० भें एक घटता ऐसी हुई, जिसके कारण मिल्र श्रौर भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध और भी अधिक बढ गया। भारत से एक व्यापारी श्रपने 
साथियों के साथ समुद्र-यात्रा को गया था। वह समुद्र में मार्ग भूल गया, श्रौर महीनों 
तक जहाज पर ही इधर-उधर भटकता रहा । उसके सद साथी एक-एक करके भूख से 
मर गाए। पर वह लहरो के साथ बहता हुप्ना मिस्र के निकटवर्ती समुद्र मे जा पहुँचा, 
जहाँ मित्र के राजकमंचारियों ने उसे झ्राश्नय दिया। इस भारतीय व्यापारी की सहायता 
श्रौर मार्ग -प्रदर्धत से मिस्र के लोगो ने जहाज द्वारा सीधे भारत आना-जाना प्रारम्भ 
किया, और इन दोनो देशो में व्यापारिक सम्बन्ध और भी दृह हो गया । इस युग के 
भारतीय व्यापारी मिस्र से भी बहुत आगे यूरोप में व्यापार के लिए आया-जाया करते 
थे। प्राचीन रोमन अनुश्नुति के अनुसार गॉल (वर्तमान फ्रास) के प्रदेश मे, एल्ब नदी 
के मुहाने पर कुछ भारतीय जहाज भटक जाने के कारण पहुंच गए थे। अटलांटिक 
महासमुद्र तक भारतीय व्यापारियों का पहुँच जाना बड़े महत्त्व की बात है | यह घटना 
पहली सदी ई० पृ० की है । रोसन साम्राज्य के साथ टस व्यापारिक सम्बन्ध का ही यह' 
परिणाम है, कि हुजारा, रावलपिडी, कन्नौज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चुनार भ्रादि के 
बाजारों में वर्तमान समग्र में प्राचीन रोमन सिक्के उपलब्ध हुए हैं । अनेक स्तूपों की 
खुदाई मे भारतीय राजाओं के सिक्‍को के साथ-साथ रोमन सिक्‍के भी मिलते है, जो 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि भारत श्ौर रोम का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग में 
बडा घतिष्ठ था। भारत से समुद्र के रास्ते हाथीदांत का सामान, मोती, बैदूये, काली- 
मिर्च, लोग, अन्य मसाले, सुगन्धियाँ, श्रौषधियाँ, रेशमी और सूती कपड़े बड़ी मात्रा में 
रोम भेजे जाते थे। रोम में मि्-मसालो के लिए एक गोदाम बना हुआ था, जिसमे 
भारत का यह माल लाकर जमा किया जाता था। रोम में काली मिर्च बहुत मँहगीः 


शुंग-सातवाहन-शक युग की सम्यता और संस्कृति २३६ 


बिकती थी। काली मिर्च का मूल्य दो दीनार एक सेर था। एक रोमन लेखक ने लिखा है, 
कि भारतीय माल रोम में भ्राकर सौगुनी कीमत पर बिकता है, भ्रौर उसके द्वारा भारत 
रोम से हर साल छः: लाख के लगभग सुवर्ण-मुद्राएँ खीच ले जाता है । एक अन्य रोमन 
लेखक ने लिखा है, कि रोमन स्त्रियाँ हवा की जाली की तरह बारीक बुनी हुई भारतीय 
मलमल को पहनकर झपना सौन्दर्य प्रदर्शित करती हैं। रोम श्रौर भारत के इस 
सामुद्रिक व्यापार का सबसे बडा केन्द्र केरल प्रदेश में था। इसीलिए वहाँ कई स्थानों 
पर खुदाई में रोमन सिक्के बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं । 

मिस्र और रोम की अपेक्षा बरमा, जावा, सुमात्रा, चम्पा और चीन भादि के 
साथ भारत का विदेशी व्यापार और भी अधिक था। इन सुदूरवर्ती देशों को बड़े-बड़े 
जहाज माल भरकर जाया करते थे। उस युग के संसार में तीन साम्राज्य सबसे अधिक 
दक्तिशाली थे---रोमन, भारतीय और चीनी । भारत इन तीनो के बीच में पडता 
था । यही कारण है, कि इसका रोम और चीन दोनों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। 
चीन श्रौर रोम का पारस्परिक व्यापार भी उस समय भारत के व्यापारियों द्वारा ही 
संचालित किया जाता था । 


(११) वास्तु ओर मूर्ति-कला 


इस मौर्योत्तर-युग की बहुत-सी मूर्तियाँ, गुहामं दिर और स्तूप इस समय उपलब्ध 
होते हैं, जिनसे इस समय की वास्तुकला और मू्तिकला पर भ्रच्छा प्रकाश पडता है। 
भरहूत का वह प्रसिद्ध स्तृप, जिसके तोरणो और जंगलो के अवशेष कलकत्ता म्यूजियम मे 
सुरक्षित है, शैग-काल में ही बना था । उसके एक तोरण पर यह उत्कीर्ण भी है, कि यह 
स्तृप ढुगो के राज्य मे निभित हुआ बना था ॥ बोचगया के मदिर के चारो ओर का 
एक जंगला भी इस युग की कृति है उस पर श्रहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र शौर मधुरा के 
राजा ब्रह्ममित्र की रानियो के नाम उत्कीर्ण है। ये दोनों राजा शृंगों के सामन्त थे | 
इससे यह सूचित होता है, कि बोधगया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक प्राचीन अंश शुग-काल 
बने थे। साँची के प्रादीन स्तूप के अनेक अण भी इसी काल मे बने। वहाँ के बड स्तूप 
दक्षिणी के तोरण पर राजा सातकणि का नाम उस्कीर्ण है। भरहुत, साँची, बोधगया 
झ्रादि के ये प्राचीन विशाल स्तूप सुदीर्घ समय तक धीरे-धीरे बनते रहे। उनके निर्माण 
का प्रारम्भ भौयं-काल में ही हो गया था, पर शंग और सातवाहन-राजाओं के समय 
में उनसे निरन्तर वृद्धि होती चली गयी, झौर जिन विविध दानियो के दान से जो-जो 
झंदा समय-समय पर बनते गए, उनके नाम बहुधा उन पर उत्कीर्ण भी कर दिए गये । 

इस युग के बहुत-से गृहामदिर उडीसा झौर महाराष्ट्र में विद्यमान हैं । पहाड़ 
को काटकर उसके भ्रन्दर से विशाल मंदिर, विहार या चैत्य खोदे गए हैं । ऊपर से 
देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से भ्रन्दर जाने पर विशाल भवन 
दिखायी पड़ते है, जिन्हे पहाड को काट-काट कर बाकायदा सुन्दर भवनों के रूप में 
बनाया गया है। उडीसा के ये ग्हामंदिर जैनों के हैं। इनमे हृत्थीगुम्फा सबसे प्रसिद्ध 
है। कलिग-चक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख वही पाया गया है । हाथीगुम्फा के 
झतिरिक्त, मंचापुरी-गुम्फा, रानीगुम्फा, गणेशगुम्फा, जयविजय-गुम्फा, भ्र॒लकापुरी-गृम्फा 


२४० भारतीय संस्कृति का विकास 


श्रादि श्यौर भी कितने ही गुहामंदिर उडीसा में पाए गए हैं। मंचापुरी-गुम्फा मे खारबेल 
की रानी तथा राजा वन्रदेवश्नी के लेख पाये गये है। यह सम्भवतः खारबेल का 
कोई वंशज था । रामगड मे सीताबेगा नामक स्थान पर एक गुहामंदिर उपलब्ध हुआ 

: है, जिसका किसी धर्म-विशेष से सम्बन्ध नही था। वह एक प्रेक्षागार था, प्रौर यही 
कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रसिक कवि का एक छन्द खुदा हुप्ना है। सीताबेगा 
के पड़ोस मे ही जोगीमारा का गुहामंदिर है, जो प्राचीन काल में वरुणदेवता का 
मंदिर था । 

महाराष्ट्र के गृहामंदिरों मे श्जन्ता की गृफाएँ सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। 
इनमे भी गुहा नं० १० सबसे पुरानी समझी जाती है। श्रजन्ता के ये गुहामदिर 
भारतीय वास्तुकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण है। पहाडो को काटकर बनाए 
गए विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुन्दर रगीन चित्र बनाए गए है, कि 
हजारो साल बीत जाने पर भी वे अपने झ्राकर्षण मे जरा भी कम नहीं हुए । भ्रजन्ता 
की इन प्रसिद्ध गुफाओो का निर्माण इसी काल मे प्रारम्भ हुआ था। अजन्ता के श्रति- 
रिक्त महाराष्ट्र मे वेडसा, नासिक, कार्ले, जुस्तर, कोडाने आदि श्रनेक स्थानों पर इस 
काल के गृहामदिर विद्यमान है। नासिक के एक गृहामदिर में एक लेख है, जिसके 
अनुसार उसे सातवाहन-कुल के राजा कण्ह के सममथ उसके महामात्र ने बनवाया था । 
राजा कण्ह सातवाहन-वश के संस्थापक सिमुक का भाई था, आर उसके वाद प्रतिप्ठाल 
की राजा बना था। इसका समय तीसरी सदी ई० पू० में था, और यह स्पष्ट है कि 
नासिक का यह गृहामदिर तीसरी सदी ई० पु० में ही बना था | वेंडसा और काले के 
प्रसिद्ध गृहामंदिर ईसवी सन्‌ के शुरू होने से पूर्व ही बन चुके थे । सातवाहन राजाओं 
को गहानिर्माण का बडा शौक था। उन्ही के शासनकाल में महाराष्ट्र की ये विशाल 
गृहाएँ निर्मित हुई । मौर्य-युग में भी गुहामंदिर बनने प्रारम्भ हो गए थे, पर वे अधिक 
विश्ञाल नही होते थे । बिहार की बराबर और नागाज॑नी पहाश्यों मे मौर्य सम्राट 
अ्रशोक और राजा दशरथ के समय के जो गुहामदिर है, वे बहत छोटे-छोटे है । पर 
सातवाहन-राजारो की प्रेरणा और सरक्षण से मौग्रनतिर-ज्युग में जो गृहामदिर बने, वे 
बहुत ही विशाल है। वे तो पूरे बौद्ध-विहार है जिन्हे भूमि के ऊपर लकड़ी, पत्थर 
या ईट से बनाने के बजाय पहाड़ काट कर और उसे अन्दर से खोद कर ग॒हा के रूप 
में बताया गया है। 

इस काल की मूत्तियां भी पर्याप्त सख्या से उपलब्ध होती है । भरहुत श्लौर 
साँची के स्तूपो के जगलो गौर तोरणों मे पत्थर काट-काट कर बहत-सी मूर्तियाँ बनायी 
गयी है । गुहामंदिरों की दीवारों पर भी खोदकर बनायी गयी मूर्तियाँ पायी जाती है । 
महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं को मूर्तियाँ बनाकर 
अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है । 

मूर्तिकला की धाप्ट से इस युग की प्रधान घटना गास्धारी शैली का प्रारम्भ है । 
यवनो ने गान्धार में जो अपने राज्य कायम किए थ, उनके कारण यूनानी लोगो और 
भारतीयों का परस्पर सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया था । यह स्वाभाविक था, कि यूनानी 
(प्रौक) कला का भारतीय कला पर श्रसर पड़े । गरस्धार के ये यवन, शक प्रौर युडशि 


शुग-सातवाहन-शक युग की सम्यता झौर संस्कृति र४१ 


राजा बाद मे बौद्ध व श्रन्य भारतीय धर्मो के श्रनुयायी हो गए थे। भारतीय भाषा शौर 
"संस्क्ृति को उन्होंने बहुत झशो में भ्पना लिया था। इसलिए यूनानी और भारतीय 
मूर्तिकलाओं के सम्मिश्रण से जिस श्रपूर्व सुन्दर मृतिकला का प्रारम्भ हुआ, उसे गान्धारी 
शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियाँ बहुत सुन्दर व परिमाजित है। घीरे-घीरे यह 
शैली गान्धार से मथरा आदि होती हुई सुदूर श्रान्ध्र में प्रमरावती तक पहुँच गयी । 
भारत मे दूर-दूर तक इस शैली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती है । 

गान्धार-शैली का प्रारम्भ पेशावर से हुआ था। इस प्रदेश पर यवनों का प्रभाव 
जहुत भ्रधिक था। मौयों के पतन के समय अफगानिस्तान और गान्धार के प्रदेश यवनों 
के शासन में श्रा गये थे, और यवनों की शक्ति के क्षीण होने पर वहाँ शक प्लौर कुशाण 
सहृश विदेशियों का राज्य रहा था । ये विदेशी म्लेच्छ उन पदिचिमी देशो से भारत में 
भ्रविष्ट हुए थे, जहाँ यवनों (ग्रीको) की भाषा, सम्यता भ्रौर कला का बहुत प्राधान्य 
था १ ग्रीक लोग मूर्ति-निर्माण कला में बहुत प्रवीण थे। इसकी उनकी अपनी पृथक्‌ 
शैली थी । गान्धार मे पाये जाने वाले भूरे रंग के पत्थरों का गान्धार-शैली को मूर्तियों 
में प्रयोग किया जाना था । कनिष्क के समय में बौद्ध-धर्म का मुख्य तत्त्व निवृत्ति थी । 
पर महायान के श्रनुयायी भक्ति और उपासना पर बल देते थे । इनके लिए बुद्ध और 
बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । पेशावर के कारीगरो ने हजारो की 
संख्या में मूर्तियाँ बनाई, और धीरे-धीरे ये सारे भारत में फेल गयी। यवन-प्रभाव के 
होते हुए भी इन मूर्तियों पर भारतीय आध्यात्मिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के 
मुखमण्डल पर एक अनुपम तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी शझनुभूति निर्वाण की 
भावना से ही हो सकती है । गान्धार-शैली की बहुत-सी मूर्तियाँ काले सलेटी पत्थर 
की भी है । 

पेश्ावर से यह कला मथुरा मे गयी । इस युग में मयुरा मूर्तिकला का सबसे 
बडा केन्द्र था । कनिप्फ का साम्राज्य वंक्षु नदी से पाटलिपुत्र तक विस्तृत था | मथुरा 
इस विज्ञाल साम्राज्य के मध्य मे था। कुशाणो के क्षत्रप वहाँ शासन करते थे । वहाँ को 
मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनायी गयी हैं, जो श्रामरा के समीप प्रभूत मात्रा में उपलब्ध 
होता था। मथुरा की कला पर गान्धार-शैली का प्रभाव प्रवश्य है, पर उसे पूर्णतया 
गान्धार-शैली की नकल नहीं कहा जा सकता । इसमें सन्देह नहीं, कि मथुरा के प्रार्य 
दशिल्पियों ने पेशावर की रचनाओं को दृष्टि मे रखकर एक मौलिक शैली का विकास 
किया था, जो बाह्य और प्राम्यंतर दोनो दृष्टियो मे शुद्ध झाय॑ प्रतिभा की प्रतीक थी । 
भारतीय कल्पना में एक परमयोगी के मुख पर जो देवी भावना होनी चाहिये, उसकी 
वृत्ति किस प्रकार अन्तर्मुखी होती चाहिये और उपासक के हृदय में अपने उपास्य देव 
का कैसा लोकोत्तर रूप होना चाहिये--इस सबको पत्थर की मूर्ति मे उतारकर मथुरा 
के ये शिल्पी चिर यश के भागी हुए हैं । 

इस काल मे मथुरा में जो मूत्तियाँ बनी, वे अनेक प्रकार की थी। प्राचीन 
भारत में यह परिपराटी थी, कि प्रत्येक राजवंश अपना एक 'देवकुल' स्थापित करता 
था। इसमें मृत राजाशो की मूर्तियाँ रखी रहती थी । शिशुनाग-वंश के राजाओं की 
मूर्तियां ऐसे ही देवकुल के लिए मथुरा में बनी थी, क्योकि यह नगर बहुत पुराने समय 


२४२ भारतीय संस्कृति का विकास 


से मूतिकला का प्रसिद्ध केन्द्र चलाओ रहा था। इस युग में कुशाण-राजाशों की 
झूर्तियाँ भो मथुरा मे बनाथी गई । ऐसी अनेक मूर्तियाँ श्रब भी उपलब्ध है । खेद की 
बात है, कि वे सभी प्रायः खण्डित दह्ा मे है। इनमे सम्राट कनिष्क की मूर्ति विशेष 
महत्त्व की है। उसकी पोशाक में लम्बा कोट और पायजामा है, और उसका आकार 
बड़ा विशाल है। 

मथुरा में बनी इस युग की एक मूति इस समय काशी के कलाभवन मे सुरक्षित 
है । यह भूत्ति एक स्त्री की है, जो प्रसाधिका का काम करती थी । इसका मुख गम्भीर, 
प्रसन्‍न व सुन्दर है, नेत्रो में विमल चंचलता है, सब अंग-प्रत्यंग श्रत्यन्त सुडौल हैं, श्रौर 
खड़े होने का ढंग बहुत सरल और भ्रक्ृत्रिम है। उसके दाएँ हाथ भे शृगारदान है, 
- जिसमे सुगंधित जल रखा जाता था । बाएँ हाथ में एक पिटारी है, जिसका दृबकन 
कुछ खुला हुआ है, और एक पुृष्पमाला थोडी-सी बाहर निकली हुई है। यह स्त्री 
शुंगार की सामग्री लेकर किसी रानी या भ्रन्य सम्पन्न महिला का श्वृंगार करने के 
लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। मथुरा में इस प्रकार की मूर्तियाँ उपासना के लिए 
नहीं, भ्रपितु सजावट के लिए बनायी जाती थी । 

बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाला मूर्तियाँ तो मथुरा में हजारों की संख्या 
में वती थी। मथुरा की यह कला कुशाणो के बाद भी निरन्तर उन्नति करती रही । 
गुप्त-वंश के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ, श्ौर उसने वे उज्ज्वल रत्न उत्पन्न 
किये, जिनके लिए कोई भी जाति या देश सदा अभिमान कर सकता है । गुप्तो के समय 
मे मथूरा की मू्तिकला से गान्धार की शैली का प्रभाव पूर्णतया हट गया था । 


(१२) बृहत्तर भारत का विकास 


मौयं-युग मे भारत से बाहर भारतीय उपनिवेशी का विस्तार प्रारम्भ हो चका था 
इन उपनिवेशो के दो क्षेत्र थे, पूर्व में सुवर्णभूमि और उत्तर-पश्चिम में हिन्दुकुश और 
पामीर की पर्व॑तमालाझ्ों के परे तुकिस्तान । भ्रशोक की धर्मविजय की नीति के कारण 
भारतीय भिक्षु जिस प्रकार इन सुदूर देशों में गये, श्रौर उन्होने वहाँ जाकर न केवल 
वहाँ के निवासियों को श्रार्य-मार्ग का अनुयायी ही बनाया, पर वहाँ श्रनेक भारतीय 
बम्तियाँ भी बमाई, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुक़े हैं । मौर्योत्तर-युग में भारतीय 
उपनिवेशों के विस्तार की यह प्रक्रिया जारी रही । विशेषतया, भारत के पूर्व मे बरमा 
से सुदूर चीन तक हिन्द-महासागर मे जो बहुत-से छोटे-बडे द्वोप व प्रायद्वीप हैं, वे सब 
इस युग में भारतीय बस्तियों से ढक गये। इस युग के इतिहास की वह बहुत ही' 
महत्त्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया गुप्त-साम्राज्य के समय मे और उसके कुछ बाद तक 
भी जारी रही। हम भारतीय उपनिवेशों के विस्तार का विशेष विवरण श्रगले 
एक भ्रध्याय में देंगे, पर यहाँ यह निर्देश कर देना उचित है, कि इन उपनिवेद्षो का 
श्रीगरणश इसी यूग में हुआ था । 


चौदह॒वाँ प्रध्याय 
पाश्चात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध 


(१) मौरय युग से पूर्व का काल 


शंग-सातवाहन-शक युग में उस ब॒हत्तर भारत का विकास हुआा था, दक्षिण- 
पूर्वी एशिया का बडा भाग जिसके अन्तर्गत था । पर पाश्चात्य संसार के साथ भारत 
का सम्बन्ध पब्रत्यन्त प्राचीन काल से चला आता था, जिसके कारण भारत ने पाश्चात्य 
देशो को और पाश्चात्य देशों ने भारत को श्रनेक प्रकार से प्रभावित किया था। 
भारतीय संरक्षति के इतिहास मे पाइचात्य संसार के साथ भारत के सम्बन्ध का बहुत 
महत्त्व है। इस अ्रध्याय में इसी पर प्रकाश डाला जायगा । 

सिन्धु सम्पता और पाइ्चात्य संसार--भारत और पाइचात्य देशों का सम्बन्ध 
बहुत पुराना है। सिन्धु सम्यता के युग मे (वैदिक श्रार्यों के भारत मे प्रवेश से पूर्व) भी 
डूस सम्बन्ध की सत्ता थी । इस श्रत्यन्त प्राचीन काल में पाव्चात्य संसार में सम्यता के 
तीन महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, सुमेरिया, मेसोपोटामिया और ईजिप्ट । सुमेरिया श्रौर मेंसो- 
पोटामिया की प्राचीनतम सम्यताओ्रो के जो ग्रवशेष वत्तंमान समय में उपलब्ध होते है, 
उनमें और सिन्धु-सम्यता के झवशेषों में श्रनेक समताएँ पायी जाती है । उनके बरतनो, 
इंटो और चित्रलिपि में बहुत समता है। मैंसोपोटामिया में दो मोहरें ऐसी मिली हैं, 
जो मोहनजोदडो की मोहरों के सदृश हैं । उनपर अभ्रकित लेख व चिह्न भी सिन्धु- 
सभ्यता की मोहरो पर भ्रंकित चिह्नों के समान हैं ! इसी प्रकार मोहनजोदड़ो मे भी 
एक ऐसा उत्कीर्ण लेख मिला है, जो प्राचीन मेसोपोटामिया की कीलाकित लिपि में 
है। इन बातों को दृष्टि में रखने पर इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
प्राचीन भारतीय सिन्धु सम्पता का पाइचात्य जगत्‌ की इन प्राचीन सम्यताओो के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । सम्भवत:, मोहनजोदडो सिन्ध नदी के तट पर स्थित एक ऐसा 
बन्दरगाह था, जिससे जलमार्ग (पहले सिन्ध नदी द्वारा और फिर समुद्र-तट के साथ- 
साथ) द्वारा पाइचात्य संसार के उर और किश बन्दरगाहो के साथ व्यापार हुआ करता 
था, और भारतीय व्यापारी मैसोपोटामिया, सुमेरिया और ईजिप्ट मे व्यापार के लिए 
झाया-जाया करते थे । 

वेधिक युग-- पश्चिमी एशिया में बोगजकोई नामक स्थान पर एक उत्कीर्ण 
लेख मिला है, जो चौदहवी सदी ईस्वी पूर्व का है। इसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और 
नासत्यौं का उल्लेख है, जो वैदिक युग के देवता थे । इन देवताओं का उल्लेख इस 
बात का ठोस प्रमाण है, #ि चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत के आर्यों और पश्चिमी 
एशिया के निवासियों में घनिष्ठ सम्बन्ध था। ऋग्वेद के झनेक मंत्रों में जलमार्ग द्वारा 
यात्रा का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि सिन्धु सम्यता के लोगों के समान 


२४४ भारतीय संस्कृति का विकास 


वैदिक भाय॑ भी नदियों व समुद्र द्वारा दूर-दूर तक यात्रा करते थे। यहूदी लोगो के 
प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार सोलोमन (८०० ईस्वी पूर्व) के शासनकाल मे ठायर के 
राजा हीरन ने एक जहाजी वेड़ा पूर्वी देशों में व्यापार के लिए भेजा था। यह बेडा 
ओफिर तामक बन्दरगाह में गया, और वहाँ से सोना, चाँदी, हाथीदाँत, चन्दन, बन्दर, 
मोर व भ्रनेक प्रकार के मणि-माणिक्यों को लेकर वापस लौटा । ग्ननेक ऐतिहासिको के 
मत में ओफिर प्राचीन भुगुकच्छ को सूचित करता है, जो भारत के पद्दिचमी समुद्र तट 
पर एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था । मैसोपोटामिया में कतिपय ऐसे मन्दिरों और राज- 
प्रासादों के भ्रवशेष झ्रब भी पाए जाते है, जो छठी सदी ईस्वी पूर्व के है, और जिनमे 
भारत से ले जायी गयी सागौन की लकडी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रदेश में 
राजा शालमानेजर तृतीय (८६० ई० पृ०) द्वारा स्थापित एक स्तम्भ पर हाथियों की 
झाकृतियों ध्रंकित है । हाथी मैसोपोटामिया के प्रदेश मे नहीं होते थे । उनको श्रक्तत 
करना इस बात को सूचित करता है कि नवी सदी ईस्वी पूर्व में मेंसोपोटामिया का 
भारत के साथ सम्बन्ध विद्यमान था । 

ईरान के हखासनी सम्राट्‌ श्रौर भारत--छठी सदी ई० पू० में ईरान में एक 
शक्तिशाली राजवश का शासन था, जिसे राजा हखामनी ने स्थापित किया था। इस 
बश में कुरु (काइरस) नाम का राजा बहुत शक्तिणाली हुआ । उसका काल ५५६ से 
५२६ ई० पू० तक था । राजा कुरु ने अपते राज्य का विस्तार करने के लिए पडौस 
के राज्यों पर आ्राक्रमण करने शुरू कि!, और धीरे-धीरे उसने बारूत्री (बेक्ट्रिया), 
शकस्थान (सीस्तान) और मकरान के प्रदेशों को जीत लिया । इन विजयो से उसके 
साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ आ लगी । हखामनी व के राजा दारयबहूं 
(डेरियस) का भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका काल ५२१ से 
४८५ ई० पू० तक था | अ्रपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी 
गान्थार और सिन्ध की भी विजय की । इनको जीत लेने के कारण भारत के ये 
पदिचमी प्रदेश हखामनी साम्राज्य के भ्रन्तर्गंत हो गए थे ॥ दास्थवहु ने अपने विशाल 
साम्राज्य को २३ प्रान्तो मे विभक्त किया था, जिनके शासको को 'क्षत्रप कहा जाता 
था। कम्बोज, गान्धार और सिन्ध को मिलाकर ईरानी साम्राज्य का एक प्रान्त बनाया 
गया था, जिससे ईरानी सम्राट को बहत अधिक आमदनी थी । दारयवहु का उत्तरा- 
धिकारी ख्थयपं (जरक्सीज) था। उसने पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करते 
हुए ग्रीस पर भी श्राक्रमण किया था । इस आक्रमण में उसको सेना में भारतीय सेनिक 
भी अ्रच्छी बड़ी सख्या मे सम्मिलित थे। भारत के सैनिक सूती कपड़े पहनते थ, जो 
ग्रीक लोगो के लिए आश्चर्य की वस्तु थे। कपास को देखकर ग्रीक लोग बहुत चकित 
हुए, श्लोर उसे ऊन का पेड कहने लगे । इस समय तक ग्रीक लोगो को कपास, सूत व 
सूती कपडों का परिज्ञान नहीं था । 

दारयवहु के तीन लेख इस समय मिलते है। ये लेख बहिस्ताँ, पर्सिपोंलिस और 
नकशाए-हस्तम में पाये गए हैं। इसमे से पिछले दो शिलालेखो मे भारत का 'हिन्दव! 
और 'हिन्दुश नामों से उल्लेख किया गया है। खरूपयर्ष (६८५-४६४ ई० पृ०) के 
जिलालेखों मे भी इन्ही नामों से भ(९त का उल्लेख हुआ है । 


पाइचात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध र्ष्प््‌ 


यद्यपि ईरान के सम्राट्‌ भारत के परिचमी प्रदेशों को देर तक श्रयनी भ्रघीनता 
में नहीं रख सके, पर पश्चिमी देशों से भारत के सम्बन्ध को सुदढ़ करने में ईरानी 
साम्राज्य से बहुत सहायता मिली । ईरानी साम्राज्य पश्चिम में ईजिप्ट और ग्रीस से 
लगाकर पूर्व मे सिन्ध नदी तक विस्तृत था। इस कारण इस काल में भारत का 
पश्चिमी देशों के साथ बहुत घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ और ग्रीस आदि पाश्चात्य 
देशों को भारत की विचारघाराग्रों व कला प्रादि से परिचित होने का भ्नुपम ग्रवसर 
प्राप्त हुआ । 

५१६ ई० पू० में राजा दारयवहु ने स्काईलेक्स नाम के एक ग्रीक को भारत 
का अवगाहन करने के लिए भेजा था। स्काईलैक्स ने सिन्ध नदी के साथ-साथ 
यात्रा की भर मिन्ध के मुहाने पर पहुँच कर वहाँ से समुद्र द्वारा अरब सागर और 
लाल सागर होते हुए स्वेज तक के समुद्रेतट का ग्रवगाहन किया । इस यात्रा में उसे 
ढाई साल के लगभग समय लगा । उसके द्वारा न केवल ईरानी लोगों को अपितु ग्रीस 
के निवासियों को भी भारत का परिचय हुग्ना । ग्रीस के प्राचीन ऐतिहासिक ही रोदोतस 
ने भारत के सम्बन्ध में जो अनेक बाते लिखी है, उनका परिज्ञान उसने सम्भवतः 
स्काइलैक्स द्वारा ही प्राप्त किया था | हीरोदोतस का काल छठी सदी ईस्वी पूर्व में है 
भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए हीरोदोतस ने ऐसे भारतीय सम्प्रदाय का भी उल्लेख 
किया है, जिनके अनुयायी मास भक्षण से परहेज करते थे, और केवल शन्न द्वारा 
ग्रपना निर्वाह करते थ। यह सम्प्रदाय सम्भवत' जैन लोगों का था, जो शभ्रहिसा को 
बहुत महत्त्व देते थे । 

बोद्ध काल--ईरान में हखामनी साम्राज्य के विकास के कारण भारत का 
पाश्चात्य देशो के साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, बौद्धकाल मे उसमे बहुत वृद्धि हुई । 
भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश के विचारक भी पश्चिमी देशो में भ्रच्छी 
बडी संख्या में जाने लगे, श्रौर पाश्चात्य लोगों को भारत के दशेन व विचारों से 
परिचित होने का शभ्रवसर मिला । जातक कथाश्रो मे उन व्यापारियों का उल्लेख श्राता 
है, जो पश्चिम में बावेह (बेंविलोन) के साथ व्यापार करते थे, श्रौर जिनके पण्य को 
देखकर इन पाश्चात्य देशों के निवासी बहुत चकित हुआ करते थे । इन व्यापारियों के 
साथ भारत के दार्शनिक और विचारक भी पश्चिमी देशो मे जाने लगे, शौर उनके 
सम्पर्क के कारण ग्रीस श्रादि देशों के अनेक तत्त्वचिन्तक भी ज्ञान की पिपासा को शान्‍्त 
करने के लिए भारत की यात्रा के लिए तत्पर हुए । 

भारत के सम्पर्क के कारण ही ग्रीस के दार्शनिक विचारों मे परिवर्तन श्राना 
प्रारम्भ हुआ । एशिया माइनर के समुद्रतट के साथ-साथ जो प्रनेक ग्रीक बस्तियाँ बसी' 
हुई थीं, वे ईरानी साम्राज्य के भ्रन्तगंत थी। इसीलिए वहाँ रहने वाले ग्रीक विचारको 
का भारत के दार्शनिको के साथ सुगमता से सम्पर्क हुआ, शौर उन्होने 'एक ईइ्वर' 
की सत्ता का प्रतिषादन किया । एशिया माइनर की ग्रीक बस्तियों में क्सेनोफोनस, 
पर्मेनिडस, जेंनो झ्ादि प्रनेक ऐसे विचारक हुए, जिनके विचार भारतीय उपनिषदों की 
विचारधारा से बहुत मिलते-जुलते हैं । श्रीक लोग देवी-देवताञ्ों मे विश्वास रखते थे 
पर इन विचारकों ने एक ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन किया । साथ ही, इन्होंने 


२४६ भारतीय संस्कृति का विकास 


इस बात पर भी जोर दिया कि ईश्वर के सम्मुख भौतिक वस्तुप्नो की सत्ता सवेधा 
तुच्छ है । 

८६० ई० पू० मे ग्रीस मे एक महान्‌ दार्शनिक का जन्म हुआ, जिसका नाम 
पाइथोगोरस था । उसके विषय में कहा जाता है, कि उसने ज्ञान की खोज में दूर-दूर 
तक यात्रा की, और वह भारत मे भी झाया। पाइथोगोरस मे जिन सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया, उनमें पुनर्जन्म का सिद्धास्त भी है। उसका विश्वास था, कि मृत्यु के 
साथ मनुष्य का भ्रन्त नहीं हो जाता, भ्रपितु आत्मा पुनः जन्म ग्रहण करती है। यह 
सिद्धान्त उसने भारतीयों से ही सीखा था | पाइथोगोरस अहिसा का भी पक्षपाती था, 
झौर मास-भक्षण का विरोधी था। उसके श्रन्य अनेक सिद्धान्त भी भारतीय सिद्धान्तों 
से मिलते-जुलते हैं। उपनिषदों और बुद्ध की शिक्षाओ्रो का प्रभाव उसके विचारों पर 
स्पष्ट रूप से इृष्टिगोचर होता है। 

एक प्राचीन ग्रीक लेखक के श्रनुसार कतिपय भारतीय दाशंनिक ग्रीस में एथेन्स 
तक पहुँच गये थे, भौर वहाँ जाकर उन्होने ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सुकरात (मृत्युकाल 
३६६ ई० पू०) से भो भेंट की थी । उन्होने सुकरात से पूछा, कि उनके दर्शन-शास्त्र 
का क्या प्रयोजन है ? समुकरात ने उत्तर दिया--“मनुष्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
करना' । इसपर भारत के दाशैनिक हँस पडे और उन्होने कहा--'ईश्वर के सम्बन्ध मे 
ज्ञान प्राप्त किये बिना मनुष्य को जान सकना सम्भव नहीं है।” 

सुकरात का प्रसिद्ध शिप्य प्लेटो था। उसके विचार भारत के विचारों से 
बहुत मिलते-जुलते है। उसने कर्मफल और पुनजंन्म के सिद्धान्तो का जिक्र किया है, 
और साथ ही मानव समाज को तीन वर्गों या वर्णो में विभक्त किया है। यह बर्ण- 
विभाग भारत की वर्णव्यवस्था के सह्श है । जिस प्रकार मनु श्रादि भारतीय विचारक 
वर्णों का मूल ईश्वरीय मानते है, वैसे ही प्लेटो भी मानता है। सम्भव है, कि प्लेटो 
को इन सिद्धान्तों का परिचय उन भारतीय दाशनिको से प्राप्त हुआ हो, जिन्होंने 
एथेन्स में सुकरात से मेंट की थी । 

हीरोदोतस के समान क्टेसियस नाम के एक श्रन्य ग्रीक लेखक ने भी भारत के 
सम्बन्ध मे लिखा है। वह बीस वर्ष (४१८-३६८ ई० पू०) तक ईरान के राजदरबार 
में रहा था, और वहां रहते हुए उसे भारतीयो के सम्पर्क में श्राने का अच्छा भ्रवसर 
प्राप्त हुआ था । 


(२) सिकन्दर का आक्रमण और मौरय युग 


चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मंसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने श्रपने विशाल 
साम्राज्य का निर्माण किया । उसका पिता फिलिप ग्रीक राज्यों को जीतकर श्रपने 
श्रधीन कर चुका था। सिकन्दर ने ईजिप्ट और ईरानी साम्राज्य को विजय करके 
भारत पर भी आक्रमण किया, और उसके उत्तर-परिचमी प्रदेशों को श्रपने प्रधीन कर 
लिया । यद्यपि वह भारत में अपने शासन को स्थायी नही बना सका, पर उसकी विजय- 
यात्रा के कारण भारत का पादचात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी प्रधिक घनिष्ठ 
हो गया । सिकन्दर के साथ बहुत-से ग्रीक, ईजिप्शियन व ईरानी सैनिकों ने भारत में 


पादचात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध २४७ 


प्रवेश किया था, और उसने इन विदेशी सैनिकों की अनेक छावनियाँ भी भारत में 
कायम की थीं । उसने ग्रीक श्नौर भारतीय लोगों मे विवाह-सम्बन्ध को भी प्रोत्साहन 
दिया था। पिकन्दर के शासन का श्रन्त हो जाने पर ये सब विदेशी सैनिक भारत से' 
वापस नहीं लौट गये थे, इनमे से बहुत-से स्थायी रूप से भारत में ही आबाद भी हो 
गये थे । सिकन्दर के बाद उसके अन्यतम उत्तराधिकारी सैल्यूकस ने एक बार फिर 
भारत को जीतने का प्रयत्न किया था, यद्यपि वह भी शभ्पतने प्रयत्न मे सफल नही हो 
सका था। विशौल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के कारण ग्रीक लोग भारत को भ्रपनी 
अ्रधीनता में ला सकने में ग्रसमर्थ रहे थे । पर झ्रशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य की 
शक्ति क्षीण होने लगी, तो प्रीक श्राकान्ताओं ने उत्तर-पश्चिमी भारत के प्ननेक प्रदेशों 
को जीतकर अपने झधीन कर लिया, धौर वहाँ अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये । 
इस प्रकार सिकनन्‍दर के समय से ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ तक भारत का पश्चिम के ग्रीक 
लोगो (जिन्हे भारतीय “यवन' कहते थे) से सम्बन्ध निरन्तर बना रहा । 
मौर्य युग सें भारत का पाच्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध--चन्द्रगुप्त मौर्य से 
परास्त होकर सैल्युकस ने भारत के सम्राट्‌ से जो सन्धि की थी, उसके श्रनुसार 
सैल्युकस की कन्या का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ हुआ था, और उसने श्रपना राजदूत 
भी चन्द्रगुप्त के दरबार मे निवास के लिए नियुक्त किया था। सैल्युकस का राजदूत 
भेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार मे रहता था, और चन्द्रगुप्त ने भी अपना दूत सैल्युकस 
के दरबार मे भेजा था। संल्युकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस सार्टर ने डायमेचस 
को प्रपना राजदूत बनाकर चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार में 
पाटलिपुत्र भेजा था। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने एण्टियोकस और बिन्दुसार के सम्बन्ध 
मे भ्रनेक कथाएँ लिखी है । एक कथा के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस से कुछ 
शराब, कुछ किशमिशें और एक ग्रीक दाशंनिक खरीद कर भेज देने के लिए लिखा 
था । इसपर एण्टियोकस ने शराब भ्रौर किशमिश तो खरीद कर भेज दी, पर दार्शनिक 
के सम्बन्ध में कहला दिया कि ग्रीक प्रथा के भ्रनुसार दाशंनिक्रों का क्रय-विक्रय सम्भव 
नही है। बिन्दुसार के समय ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडल्फस (२८५-२४६ ई० 
पू०) था । उसने भी डायोनीसियस नाम का राजदूत बिन्दुसार के दरबार में भेजा था। 
सम्राद भ्रशोक--अशोक के शासनकाल में भारत का पहचात्य संसार के साथ 
सम्बन्ध श्रोर भी झ्रधिक बढा । धर्म द्वारा भ्रन्य देशो की विजय करने के उपक्रम में अशोक 
ने ईजिप्ट, ग्रीस आदि पश्चिमी देक्षों में प्रपने धर्म-महामात्र नियत किये थे। उसके 
शिलालेखों से सूचित होता है, कि पश्चिमी संसार के निम्नलिखित राजाप्नों के राज्यों 
में धर्मं-महामात्रो की नियुक्ति की गयी थी-- 
(१) सीरिया के राजा अझ्रन्तियोक (एपण्टियोकस थिश्नोस) के राज्य में । 
(२) ईजिप्ट के राजा तुरुमय (टाल्मी फिलेड्ेल्फस) के राज्य में । 
(३) मैसिडोन के राजा प्रन्तिकिनि (एण्टिगोनस) के राज्य में । 
(४) कारिन्थ के राजा अलिकसुन्दर (श्रलेक्जेण्डर) के राज्य में । 
भ्रशोक के समय में पाव्चात्य संसार के ये ही प्रमुख राज्य थे। इन सब में 
अशोक द्वारा नियुक्त महामात्रों ने चर्म विजय क्री स्थापना के लिए प्रनेक लोकोपकारी 


र४८ भारतीय संस्कृति का विकास 


कार्य किये, और जनता को धर्म-सन्देश सुनाया । इसका परिणाम यह हुआ, कि इन 
पदिचमी देशो के साथ भारत का सम्पर्क और भी श्रधिक दृढ हो गया, भौर न केवल 
व्यापारी अ्रपितु भारत के धर्मप्रचारक व दा्शनिक भी इन देशो मे जाने-आने लगे । 
ग्रीक श्राक्रमण--चन्द्र गुप्त मौर्य ने भारत मे जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना 
की थी, वह अश्रशोक के बाद कायम नहीं रह सका। सम्भवत., पाश्चात्य देशो द्वारा 
पाटलिपुत्र के राजदरबार में अपने राजदूत नियुक्त करने की जो प्रथा चन्गुप्त के समय 
मे प्रारम्भ हुई थी, वह भी भ्रशोक के बाद नष्ट हो गयी । पर इस कारण भारत और 
पाइचात्य देशो के सम्पर्क मे कमी नहीं श्रायी । इसका कारण यह था, कि सिकन्दर के 
साम्राज्य के खण्डहरो पर जो अनेक ग्रीक (यवन) राज्य कायम हुए थे, उनके राजाम्रो 
में मौर्य साम्राज्य की निर्बंलता से लाभ उठाकर भारत पर आाक्रमण शुरू कर दिये, 
और वे इस देश में अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने मे भी सफल हुए । 
मिनान्डर--भारत के इन यवन राजाग्रो में मिनान्‍डर सबसे प्रसिद्ध है। उसकी 
राजधानी सागल या शाकल (सियालकोट) थी। बौद्ध भिक्षुओं के सम्पक में श्राकर उसने 
बौद्ध घर्म की दीक्षा ले ली थी। "मिलिन्द पन्‍्हों' नाम का एक ग्रन्थ पाली भाषा में 
मिलता है, जिसमे राजा मिलिन्द (मभिनान्डर) द्वारा बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में पूछे गये 
प्रघनो व उनके उत्तरों का उल्लेख है । मिनान्डर के समात अन्य भी अनेक यवन राजाग्रो 
श्रौर उनके राजकमंचारियों ने बौद्ध व श्रन्य भारतीय धर्मो को स्वीकार कर लिया था। 
हेलिओदोर नाम के एक यवन राजदूत को तक्षशिला के यवन राजा अ्न्तलिखित ने 
विदिशा भेजा था, जो वहाँ जाकर वासुदेव (विष्णु) का उपासक बन गया था । वासुदेव 
की पूजा के लिए उसने एक गरुडध्वज का निर्माण कराया था, जो भ्रब तक भी विद्यमान 
है । हेलिश्रोदर के समान श्रन्य भी बहुत से ग्रीक राजा व कर्मचारी भारतीय सस्क्ृति 
के सम्पर्क मे आकर भारतीय हो गये थे, और इस देश की जनता के भ्रग बन गए थे । 
उत्तर-पश्चिमी भारत मे ग्रीक राज्यों की स्थापना के कारण भारत और 
पाश्चात्य देशों में सम्पर्क की वृद्धि में बहुत सहायता मिली । इस युग में बास्त्री का 
यवन-राज्य श्लोर उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य यवन राज्य स्थलमार्ग द्वारा भारत और 
पदिचमी देशों के सम्बन्ध की स्थापना में बहुत श्रधिक सहायक हुए। यह स्थलमार्ग 
खबर के दर से होकर और हिन्दुकुश पर्वतमाला को पारकर बारुत्री पहुँचता था, और 
बहाँ से प्रॉक्सस नदी के साथ-साथ होकर कैस्पियन सागर व उससे भी परे काला सागर 
तक पहुँच जाता था। इसके प्रतिरिक्त एक भ्रन्य स्थलमार्व ईरान होता हुआ्ला पद्चिमी 
एशिया के समुद्रतट तक जा पहुँचता था। 
ईजिप्ट और भारत का सम्बन्ध--प्रशोक ने अपने धर्म-महामात्र ईजिप्ट के 
राजा टाल्मी फिलेडेल्फस के राज्य में भी भेजे थे। एक ग्रीक लेखक ने लिखा है, कि 
टॉल्मी (२८५-२४६ ई० पृ ०) के यहाँ भारतीय स्त्रियाँ, भारत के शिकारी कुत्ते और 
गौवे भी विद्यमान थी। उसकी राजधानी में भारत से आये हुए मसालो से लदे हुए ऊँट 
भी दिखाई देते थे। इसी ग्रीक लेखक के प्रनुसार टाल्मी के एक उत्तराधिकारी ने एक 


ऐसी नौका अपने लिए बनवाई थी, जिसकी बैठक को भारत के बहुमूल्य प्रस्तरों 
क श्र प्रस्तरों से 
विभूषित किया गया था । 





तर 


पाइ्चात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध , २४६९ 


अशोक को धर्म बिजय की सफलता--प्रशोक ते ग्रीस, सीरिया, ईजिप्ट आदि 
पाश्चात्य देशों में श्रपने जो घर्ममहामात्र नियत किये थे, उन्हें धमं-विजय की स्थापना 
के अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफलता हुई थी, इस सम्बन्ध में हमें ज्ञान नही है। पर 
इस विधय में प्रल्बरूनी का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि “पुराने जमाने में ख॒रासान, 
ईरान, ईरक, मोसल और सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के भ्रनुयायी 
थे ।” झल्बरूनी ने दसवी सदी के भ्रन्त में भारत की यात्रा की, भौर वह फारसी, संस्कृत, 
तुर्की आदि भाषाओ्नों का गम्भीर विद्वान था। भारत से पश्चिम के प्रदेशों में बोद्ध धर्म 
के प्रचार की सत्ता के सम्बन्ध मे उसने जो बात लिखी है, उसका आधार इम देशों का 
पुराना इतिवृत्त ही था | इससे सूचित होता है, कि झशोक के धर्ममहामात्र भ्रपने उद्देश्य 
में अवश्य ही सफल हुए थे । 


(३) भारत और रोमन-सा'म्राज्य 


तीसरी सदी ई० पू० में पाइचात्य ससार में रोम के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुप्ा 
था, और धीरे-धीरे इस छोटे-से गणराज्य ने उत्तरी अ्रफ्रीका, स्पेन, कार्सिका श्र 
साडिनिया झादि के सब प्रदेशों को अपने श्रधीन कर लिया था। पहली सदी ई० पू० 
मे रोम ने पूर्व दिशा की प्रोर भी अ्रपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, और ग्रीस, 
एशिया माइनर तथा ईजिप्ट को जीतकर मेसोपोटामिया तक के सब प्रदेशों को अ्रपने 
प्रधीन कर लिया । ४६ ई० पू० तक यह दशा श्रा गयी थी, कि स्पेन और फ्रांस से 
लगाकर मैसोपोटामिया तक, औ्ौर प्राल्प्स की पर्वंतमाला से उत्तरी भ्रफ़ीका तक सदंत्र 
रोम का झ्ाधिपत्य था। रोम का विशाल साम्राज्य यूरोप, एशिया भर भ्रफ्रीका तीनों 
महाद्वीपो मे फैला हुआ था । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ होने से पूर्व ही रोम से गण-शासन 
का भ्रन्त होकर सम्राटों का शासन स्थापित हो गया था। ये रोमन सम्राट्‌ भ्रपने समय 
के सबसे भ्रधिक शक्तिसम्पन्न व वेभवशाली सम्नाटों में से थे । 

भारत झौर रोस का साम्राज्य-- प्रीस, पश्चिमी एशिया भर ईजिप्ट से भारत 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह ऊपर लिखा जा चुका है । जब रोम ने इन प्रदेशों को जीत 
लिया, तो भी भारत का इन देझ्यों के साथ सम्बन्ध जारी रहा। श्रब भारत के व्यापारी 
ग्रीस और ईजिप्ट से भी भ्रागे बढकर पश्चिम मे इटली और रोमन साम्राज्य के झन्य 
पद्षिचमी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए भ्रवृत्त हुए । रोमन साम्नाज्य में सवेत्र 
शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी । इस कारण भारत के व्यापारियों के लिए भूमध्य- 
सागर के पश्चिमी भागों में भी दूर-दूर तक व्यापार के लिए झ्राना-जाना सुगम हो 
गया था । 

रोम के शासक भारत के व्यापार को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। उनकी 
नीति यह थी कि पूर्वी देशों का यह व्यापार समुद्र के मार्ग से हो, और ईरान से होकर 
आने वाला स्थल-मार्य अधिक प्रयोग मे न झ्राएं। इसी कारण २५ ई० पृ० में सम्राट 
झागस्तस ने एक मंडल इस प्रयोजन से नियुक्त किया था, कि यह समुद्र के मार्ग को 
विकसित व उन्नत करने का प्रयत्त करे । इस मंडल के प्रयत्न से क्षीक्ष ही श्रदन 
भौर ईजिप्ट के समुद्र-तठ पर ग्रीस तथा रोम के व्यापारियों ने श्रपनी बस्तियाँ बसा 


२४७० भारतीय संस्कृति का विकास 


लीं। भनुकूल सामुद्रिक वायु का ज्ञान हो जाने के कारण इस समय के जहाज तीन 
मास से भी कम समय में भारत से एलेक्जेण्ड्रिया (ईजिप्ट का बन्दर्गाह) तक झाने- 
जाने लग गये थे । इस समय एलेबजेण्डिया से भारत की-झ्रोर जाने वाले जहाजों की 
संख्या प्रतिदिन एक की औसत से थी। इससे सहज भे ही यह झनुमान किया जा 
सकता है, कि भारत का इन पादचात्य देशो के साथ व्यापार-सम्बन्ध कितना श्रधिक था । 
भारत से जो माल पाश्चात्य देशो में बिकने के लिए जाता था, वहाँ उसकी 
माँग बहुत अधिक थी । हाथी दाँत की वस्तुएँ, मसाले, मोती, सुगन्धियाँ शोर सूती 
वस्त्र झादि सामान भारत से बहत बडी मात्रा मे रोम व साम्राज्य की भ्रन्य सगरियों 
में बिकने के लिए जाता था, और उसके बदले मे बहुत-सा सोना भारत को प्राप्त 
होता था । ७७ ई० पू० में रोम के एक लेखक ने शिकायत की थी, कि भारत रोम से 
हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोता खीच लेता है, और यह कीमत रोम को वहाँ के 
निवासियों के भोग-विलास के कारण देनी पडती है। १२४ ईस्वी में रोमन साम्राज्य 
के भ्रन्यतम प्रान्त सीरिया के सम्बन्ध मे एक चीनी लेखक ते लिखा था कि भारत के 
साथ इसका जो व्यापार है, उसमें झ्रायात माल के मूल्य की मात्रा निर्यात माल के मूल्य 
से दस गुनी है । जो दशा सीरिया की थी, वही रोमन साम्राज्य के भ्रन्य प्रान्तों की भी 
थी । इसी कारण भ्रायात माल की कीमत को चुकाने के लिए बहुत-सा सोना हर साल 
भारत को भेजा जाता था। यही कारण है, जो रोम की बहुत-सी सुवर्ण मुद्राएं इस 
समय भी भारत में श्रनेक स्थानों से प्राप्त होती हैं। दक्षिणी भारत के कोयम्बट्र झौर 
मदुरा जिलों से रोम के इतने मिक्‍के मिले हैं, जिन्हे पाँच कुली उठा सकने में समर्थ 
होगे । पंजाब के हजारा जिले से भी रोम के बहुत से सिक्के मिले है, जिनके कारण 
भारत और रोमन साम्राज्य के पारस्परिक व्यापार के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं 
रह जाता । भारत से रोम जाने वाले माल में सूती वस्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
थे । एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी, कि रोम की स्त्रियाँ भारत से श्राने वाले 
'बुनी हुई हवा के जाले! (मलमल) को पहनकर अपने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती है । 
इसमें सन्देह नही कि प्राचीन समय में भारत अपने महीन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था । 
के झौर क्ुशाण साम्नाज्य---रोमन साम्राज्य के विकास के काल में उत्तरी 
भारत में कुशाण साम्राज्य की सत्ता थी। कुशाणों का शासन हिन्दुकुश पर्वंतमाला के 
परे बाझुत्री आदि प्रदेशों मे भी विस्तृत था। इस कारण उस समय गोमन साम्राज्य को 
जाने वाले स्थल-मार्गों का बहुत महत्त्व हो गया था। जब रोम वो राजगदी पर समआाद 
त्राजन(€६ ईस्वी) विराजमान हुआ, तो भारत के कृशाण सम्राट (सम्भवतः कनिष्क) 
ने भी अ्रपना एक दृतमण्डल रोम भेजा था। वहाँ भारत के इस दृतमंडल वा शानदार 
स्वागत किया गया, और उन्हें दरबार मे उच्च भ्रासन दिये गए । 
हे रोम और अन्य भारतीय राजा--केवल कुशाण सम्राटो का ही रोम के सम्राटो 
3294 5 कक । जे. का भी हे के सम्राटों के दरबार में प्रपमे 
दोलणी आर देय पेय के पा ््स्वी पृवे भे पाण्डिह्रॉन (संभवत: 
गन नरम से अरब टिया के ने एक दूतमंइल रोम भेजा था, जिसने 
; र साल को यात्रा के बाद इस दूतमंडल 


पाश्वात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध २५१ 


$ 


“मे रोम के सआट श्रागस्तस से मेंट की थी, भौर पाण्ड्य राजा द्वारा भेजे हुए उपहार 
उसे समवित किये ये । उन उपहारो में शेर, श्रजगर झादि के प्रतिरिक्त एक ऐसा बालक 
भी था, जिसके हाथ नहीं थे, पर जो पैरो से तीर कमान चला सकता था। इस 
दूतमण्डल का नेता दरमनोचेगस (श्रमणाचार्य) नाम का एक व्यक्ति था, जो सम्भवत: 
जैन धर्म का प्रमुयायी था । इसी प्रकार के अनेक अ्रन्य भी दृतमण्डल भारतीय राजाप्रों 
द्वारा रोम भेजे गए थे । 
प्रसिद्ध बन्दरगाह --इस युग में भारत झौर पाश्चात्य देशो के बीच व्यापार की 
जिस ढंग से वृद्धि हो रही थी, उसके कारण भारत के समुद्रतट पर अनेक ऐसे समृद्ध 
बन्दरगाहों का विकास हो गया था, जिनमे विदेशी व्यापारी भी अच्छी बड़ी संख्या में 
निवास करते थे। इनमे सबसे प्रसिद्ध “मुजिरिस” था, जो मलाबार के समुद्रतट पर 
स्थित था। तमिल भाषा के एक कवि ने इस बन्दरगाह के सम्बन्ध मे लिखा है कि यहाँ 
यवनों के जहाज सोने से लदे हुए श्राते हैं, और उसके बदले में काली मि् भर कर ले 
जाते हैं। मुजिरिस में रोमन लोगो की एक बस्ती भी विद्यमान थी, भौर वहाँ सम्राट 
ग्रॉगस्तस के सम्मान में एक रोसन सन्दिर का निर्माण भी किया गया था। जिस प्रकार 
सोलहबी सदी में पोर्तगीज, डच, स्पेनिश आदि यूरोपियन व्यापारियों ने भारत के 
विविध बन्दरगाहों में व्यापार के निमित्त भ्पनी बस्तियाँ कायम की थी, बसे ही ईस्बी 
सन्‌ की प्रारम्भिक सदियो मे रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशो (सीरिया, ईजिप्ट आदि) 
के व्यापारियों ने मुजिरिस आदि बन्दरगाहो मे अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थीं । 
भारत के भ्रनेक राजा भी इस समय इन विदेशियों को अपनी नौकरी में रखने लगे थे, 
श्र झ्रनेक पाइवात्य लडकियाँ भी उनके प्रन्तःपुरों की झ्ोभा बढाने लग गयी थी। 
मुजिरिस के भअ्रतिरिक्त मदुरा, भुगुकच्छ झ्ादि श्रन्य भी अ्रनेक बन्दरगाहू थे, 
जो विदेशी न्यापार के ग्रच्छे बडे केन्द्र थे, और जहाँ यवन एवं रोमन लोग बडी संख्या 
में तिबास करते थे । 
जिस प्रकार भारत के बन्दरगाहो भे विदेशी लोगो की बस्तियाँ थी, वैसे ही 
ईरान की खाड़ी, लालसागर भ्रौर भूमध्यसागर के बन्दरगाहों मे भारतीय व्यापारियों 
ने भी अपनी बस्तियाँ बसा ली थी । पाश्चात्य जगत्‌ के बन्दरगाहो में इस समय सबसे 
बडा एलेग्जेण्डिया था, जो जनसंख्या की दृष्टि से रोमन साम्राज्य मे रोम के बाद सबसे 
बड़ा नगर था । यह न केवल विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, श्रपितु ज्ञान- 
विज्ञान के लिए भी प्रद्धितीय था । इसका कलाभवन (म्यूजियम) संसार भर मे प्रसिद्ध 
था, श्रौर इसके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिए दूर-दूर के विद्वान भ्राया करते थे । 
भारतीय विद्वान्‌ भी यहाँ भ्रच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान थे, और उनकी उपस्थितति के 
कारण पाइचात्य लोगों को भारत के दर्शन व विज्ञान से परिचित होने का झ्रवसर प्राप्ल 
होता था। त्राजन के शासन काल मे दिस्लो क्रिसोस्तम नाम के विद्वान्‌ ने एलेग्जिण्डिया 
में व्याख्यान देते हुए कहा था--इस सभा मे न केवल ग्रीक, इटालियन, सीरियन, 
लोबियन और साइलीसियन ही उपस्थित हैं, भ्रपितु वे भी लोग हैं, जो श्रधिक दूर के 
देशों के निवासी हैं, यथा इधियोपियन, भ्रब, बैक्ट्रियन, सीरियन और भारतीय ।” 
'एलेस्जेण्डिया मे एक प्राचीन समाधि विद्यमान है, जिसपर जिशूल शौर चक्र भ्रकित हैं। 


् 


२५२ भारतीय संस्कृति का विकास 


वह किसी भारतौय विद्वान्‌ की समाधि है, जिसने भ्रपनी जीवन-लीला सुदूर ईजिप्ट में 
समाप्त की थी | ४७० ईस्वी में कुछ ब्राह्मण एलेग्जेण्डिया की यात्रा के लिए यए थे, 
शलर वे वहाँ के शासक के भ्रतिथि रूप मे ठहरे थे । एलेग्जेण्डिया के समान पाइचात्य 
संसार भे अन्य भी अनेक ऐसे बन्दरगाह थे, जहाँ न केवल भारतीय व्यापारी श्रपितु 
विद्वान मी बड़ी सख्या में निवास करते थे । 


(४) पाव्चात्य साहित्य में भारत का विवरण 


भारत का पाइ्चात्य देशों के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसी का यह परिणाम 
था कि अनेक ग्रीक और रोमन लेखकों ने मारत के विषय में भ्रनेक पुस्तकें लिखी थीं + 
मेगस्थनीज का भारत वर्णन बहुत प्रसिद्ध है । यह ग्रीक विद्वान्‌ सैल्युकस के राजदूत के 
रूप में चन्द्रगूप्त मौयं के राजदरबार मे रहा था, श्रौर उसे भारत के विषय में जान- 
कारी प्राप्त करने का अनुपम श्रवसर प्राप्त हुआ था। पहली सदी ई० पू० में स्त्राबो 
ने भारत के विषय मे एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना फी थी। पर स्त्राबो के ग्रन्थ का 
सुख्य ग्राधार एरानोस्थनीज (२४०-१६६ ई० पू०) की भारतविषयक पुस्तक थी। 
यह विद्वान्‌ एलेग्जेण्डया के पुस्तकालय का अध्यक्ष था, भर वहाँ रहते हुए उसने मारत 
के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था| एरियन नामक लेखक ने १५० ई० पू० 
के लगमग मारत के विषय मे श्रपनी पुस्तक की रचना की थी, श्ौर ७७ ई० पू० में 
प्लिनी ने ईजिप्ट से भारत तक की समुद्र-यात्रा का वृत्तान्त लिखा था । इस तृत्तान्त 
में मारत के पशुश्रों, खनिज पदार्थों, वनस्पति और औषधियों का भी विशद रूप से 
वर्णन किया गया है। 

पहली सदी ईस्वी में ही एक ग्रीक मल्लाह ने समुद्र मार्ग द्वारा मारत की यात्रा 
की थी । उसका नाम ज्ञात नही है, पर उसकी लिखी हुई पुस्तक अब तक भी विद्यमान 
है, जिसका अंग्रेजी श्रनुवाद 'परिप्लस श्रॉफ दी एरीथियन सी” नाम से प्रकाशित है। 
यह पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण है, और इसे पढने से ज्ञात होता है कि उस समय मे सिन्ध 
भौर गुजरात के भ्रनेक बन्दरगाह पश्चिमी व्यापार के बड़े केन्द्र थे, श्रौर उनमें बहुत-से 
विदेशी व्यापारी सदा विद्यमान रहते थे । १५० ई० के लगभग एलेग्जेण्ड्रिया के भूगोल- 
वेत्ता टॉल्मी ने भूगोल के सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमे कि भारत 
की भौगोलिक स्थिति पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया गया था । 

दूसरी सदी ईस्वी मे लिखा हुआ एक ग्रीक नाटक उपलब्ध हुआ है, जिसमें कि 
एक पग्रीक महिला का वृत्तान्त है, जिसका जहाज भारत मे कर्णाटक के समुद्रतट पर टूट 
गया था। इस नाटक मे कर्णाटक के निवासियों से जो भाषा बुलवायी गयी है, उसमें 
कनन्‍्नड़ भाषा के छाब्दों का भी प्रयोग किया गया है । 

तीसरी सदी ईस्वी के पाश्चात्य साहित्य मे श्रनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें भारत 
के दार्शनिक विचारो और धार्मिक सिद्धान्तों का वर्णन है। इन ग्रन्थों के लेखकों मे 
एलेग्जेण्डिया के निवासी क्लीमेण्ट (मृत्युकाल २२० ईसवी), बैबिलोनिया के निवासी 
बार्देसनस, सेण्ट जरोम, फिलीस्ट्रेटस श्लौर कैसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें से 
क्लीमेण्ट श्लौर बादंसतस ने बुद्ध का जिक्र किया है, और उसके जन्म की कथा का 


पाइचात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध २५३ 


विशद रूप से उल्लेख किया है । भारत के दाशंनिक विचारों का इन सभी लेखकों ने 
अपने ग्रन्थों में जिक्र किया है। क्लीमेण्ट ने लिखा है कि “बहुत से भारतीय बुद्ध के 
अनुयायी हैं, भौर उसका वे इतना पश्ादर करते हैं कि उसे भगवान्‌ मानते हैं ।” क्ली- 
अण्ट ने यह भी लिखा है कि बौद्ध लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और अपने पूज्य- 
जनों की पग्रस्थियों पर स्तृप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। क्लीमैंण्ट ने अनेक वार 
एलेग्जेण्डिया में बौद्ध लोगों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया हैं, 
कि भ्रीक लोगों ने भ्रपने दार्शनिक विचार इन विदेशियों से ही ग्रहण किये हैं । केवल 
श्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर ही नहीं, भ्रपितु ईसाइयो की कथाओं पर भी 
भारतीय कथाझो की छाप है। इसका कारण यही है कि एलेग्जेण्डिया श्रादि में बहुत से' 
भारतीय विद्वान श्रच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे, श्रौर पाइचात्य लोगों को उनके 
सम्पर्क में श्राने का श्रवसर मिलता रहता था | यही कारण है, जो न केवल पाश्चात्य 
साहित्य में भारत विषयक अनेक ग्रन्थो की सत्ता है, अपितु उनके अपने साहित्य पर भी 
भारत की छाप है। 

पाइचात्य कथाओझ्ों पर भारतीय प्रभाव--पाइचात्य देशों के साहित्य को भारत 
ने किस श्र तक प्रभावित किया है, इसका प्रनुमान उन कथाओं से किया जा सकता 
है, जिन पर भारत का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भारत का कथा साहित्य बहुत पुराना है, 
धौर उसमे जातकों, पंचतन्त्र, हितोपदेश और शुकसप्तशती का स्थान बहुत महत्त्व का 
है। भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश की कथाओ्रो ने भी छठी सदी ईस्वी पूर्व 
से भी पहले पश्चिमी देशो में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया था । ईसप नाम के लेखक 
की कथाएँ भारतीय कथाझ्रों पर ही आ्राधारित है। प्लेटों के ग्रन्थों मे भी ग्रनेक भारतीय 
कथाओं की सत्ता है, जिनमें क्रि शेर की खाल झोढे हुए गधे की कथा मुख्य है। 
पाइचात्य और भारतीय कथाओ्रों की समता तो असदिग्ध है पर इन कथाझों को 
पाश्चात्य लोगो ने भारत से ही लिया था, इसका प्रभाण यह है कि इन कथाप्रो के पात्र 
शेर, गीदड़, मोर, हाथी श्रादि जो पशु हैं, वे भारतीय है, पाश्चात्य नही । 


(५) पाइचात्य देश्ञों के साथ सम्पर्क के परिणाम 


भारत और पाइ्चात्य देशों का यह सम्पर्क इस्लाम के प्रादुर्भाव तक कायम 
रहा । सातवी सदी में जब अरब साम्राज्य का विकास हुआ, तो ईजिप्ट, पश्चिमी 
एशिया, मैसोपोटामिया श्रादि के सब प्रदेश उसकी अधीनता में झा गए। इसका 
परिणाम यह हुआ कि एलेग्जेण्ड्रया का स्थान बगदाद मे ले लिया, श्रौर अरब साम्राज्य 
में विद्या के प्रनेक नये केन्द्र विकसित हो गए । भारतीय विद्वान्‌ पहले जैसे एलेग्जेण्डिया 
झादि पादचात्य नगरों प्रें रहते थे, वैसे श्रब बगदाद आदि में रहने लगे, झ्ौर पाश्चात्य 
लोगो से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया। इस समय से भारत का ज्ञान-विज्ञान 
अरबों द्वारा ही यूरोप में पहुँचने लगा । 

यही बात व्यापार के क्षेत्र में भी हुई । पाइचात्य व्यापार अब भरबों द्वारा होने 
लगा, भौर वे ही भारत के माल को पाइचात्य देक्षों में विक्रय के लिए ले जाने लगे। 
सातवीं सदी से यूरोप के इतिहास में उस काल का प्रारम्भ हुश्ना जिसे “अन्धकार का 


६540. आरतीय संस्कृति का विकास 


युग” कहते हैं । इसी कारण इस समय से भारत और पाउ्चात्य देशों का सम्बन्ध प्राय: 
समाप्त हो गया । 

भारत पर पाइचात्य प्रभाव--चिरकाल तक पाश्चात्य देशों के सम्पर्क से रहने 
के कारण यह स्वाभाविक था, कि भारत पर इन देशो का प्रभाव पड़े । ईरान के हला- 
मनी सज्राटों ने सिन्ध नदी तक के प्रदेशों को जीतकर श्रपने साम्राज्य में मिला लिया 
था। इसके कारण ईरान की प्राचीन प्ररमइक लिपि का भारत के उत्तर-पदिचमी प्रदेशों 
में प्रवेश हुआ । यह लिपि दायी श्लोर से बायीं ओर को लिखी जाती थी । तक्षशिला के 
भवशेषों मे प्राचीन काल के दो लेख मिले है जो इसी लिपि में है। ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि भारत के जो प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे, उनमे इस श्ररमइक लिपि का 
प्रचार हो गया था । बाद मे इन्ही प्रदेशों मे खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जिसकी 
वर्णमाला तो ब्राह्मी लिपि के ही सदश थी, पर जो श्ररमइक लिपि के समान दायी ओर 
से बायी शोर लिखी जाती थी | इस लिपि का प्रयोग भारत की अपनी भाषा को लिखने 
के लिए भी किया जाने लगा था। अशोक के चतुर्देश शिलालेखो की जो प्रतियाँ उत्तर- 
पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुई है, वे इसी खरोष्ठी लिपि मे हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध 
वैयाकरण पाणिनि ने 'यवनानी' लिपि का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः अरमइक 
ही थी । इससे सूचित होता है कि पाणिनि इस लिपि से परिचित थे, और उनके समय 
में भारत के उत्तरी-परिचिमी प्रदेशों मे इस काप्रचार था। 

ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र मे भी पाइचात्य लोगो ने भारत को आ्राशिक रूप से 
प्रभावित किया था । विजेषतया, ज्योतिष में भारतीयों ने ग्ननेक बाते ग्रीक और रोमन 
लोगों से सीखी थी । गाग्यं सहिता मे लिखा है कि यवन लोग म्लेच्छ है, पर ज्योतिष 
में उन्होंने बहुत उन्नति की है, इस कारण उनका ऋषिवत्‌ झादर करना चाहिए। 
ज्योतिष की पाँच भारतीय संहिताओों में दो के नाम रोमक सिद्धान्त श्रौर पोलिश 
सिद्धान्त हैं । रोमक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से रोम के साथ सम्बन्ध रखता है, और पोलिश 
सिद्धान्त का एलेग्जिण्ड्या के प्रसिद्ध ज्योतिषी पाल (३७८ ईस्वी) के साथ सम्बन्ध है । 
अनेक विद्वानों के मत में भारत में नाटकों का सूत्रपात भी पा््चात्य लोगो के सम्पके 
द्वारा हुआ । इसके पक्ष में यह प्रमाण दिया जाता है कि नाटक खेलते हुए भारतीय 
लोग परदे के गिरने को 'यवनिका पनन' कहा करते थे। भारत के प्राचीन सिक्‍कों 
पर भी ग्रीक लोगो के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। इसमे सन्देह नही कि उत्तर- 
पश्चिमी भारत के यवन राजाओ्रो ने ही इस देश में पहले-पहल सुडोल सिक्‍को का 
निर्माण प्रारस्भ किया था । ग्रीक लोगो के सम्पर्क के कारण ही भारत की मूर्तिनिर्माण- 
कला मे 'गान्चारी शैली” का प्रारम्भ हुआ, यह भी अनेक विद्वानों का मत है। इस 
शैली के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याप में प्रकाश डाला जा चुका है । 

पाश्चात्य देशो के सम्पर्क द्वारा भारत के धर्म पर कोई प्रभाव हुआ या नहीं, 
यह बात विवादग्रस्त है। कुशाण सम्राट्‌ कनिष्क के अ्रनेक सिक्‍को पर भारतीय देवी- 
देवताओं के ग्रतिरिक्त ग्रीक देबी-देवताश्रो की प्रतिमाएँ भी भ्रकित है । इससे यह तो 
स्पष्ट ही है कि कनिष्क के समय में भारतीयों को ग्रीक के प्राचीन धर्म से भी परिचित 


पाश्चात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध २४५ 


होने का प्रवसर मिला था । पर इससे भारत के धर्म पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, 
यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है । 

पर पद्चिम मे प्रादुर्मुत हुए ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश बहुत प्राचीन काल 
मेंहो गया था, यह पसंदिग्ध है। ईसाइयों की प्राचीन कथाओं के श्रनुसार टामस नाम 
का ईसाई प्रचारक ईस्वी सन्‌ की प्रथम सदी में ही भारत में भ्पने धर्म का प्रचार करने 
के लिए झाया था| इस कथा में सचाई हो या नहीं, पर यह निश्चित है कि दूसरी सदी 
के प्रन्त से पूर्व ही श्रनेक ईसाई प्रचारक भारत में झाने लग गए थे, झौर तीसरी व 
चौथी सदियों मे दक्षिणी भारत मे इस धर्म का प्रचार भी शुरू हो गया था । 

पादचात्य देशों पर भारत का प्रभाव--मारत के सम्पर्क ने पाश्चात्य देशों को 
झनेक प्रकार से प्रभावित किया । यह प्रभाव इन देशो के विचारों श्रौर धर्म पर स्पष्ट 
रूप से इष्टिगोचर होता है| इस भ्रध्याय मे ऊपर इस सम्बन्ध में प्रकाश भी डाला जा 
खका है। हम यहाँ पुनः संक्षेप में इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं--- 

(१) ग्रीक लोगो के दा निक विचारों पर भारत का प्रभाव प्रसंदिग्ध है । जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, एलेग्जेण्डिया के क्लीमैण्ट के श्रनुसार ग्रीक लोगों ने अपने 
दाशनिक विचार भारतीयो से ही ग्रहण किये थे | पाइथोगोरेस के सम्बन्ध में यह माना 
जाता है कि उसने भारत की यात्रा की थी, और इस देश के दार्शनिकों के सम्पर्क में 
श्राकर ही उसने अपने दार्शनिक विचारों का विकास किया था। भारत के सांख्य दर्शन 
का प्रभाव पाइथोगोरस के मन्तव्यों पर स्पष्ट है। उसका काल छठी सदी ईस्वी पूर्व मे 
था । उस समय तक ग्रीक लोग भारतीयों के निकट सम्पर्क मे श्राने लग गये थे, और 
यह स्वाभाविक था कि भारत के समुन्नत दाशं निक चिन्तन से वे प्रभावित होते । ग्रीस 
का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात मारतीय विद्वानों के सम्पर्क में श्राया था, यह इसी भ्रष्याय 
में ऊपर लिखा जा चुका है । उसके शिष्य प्लेटो के विचारों पर भी मारत का प्रभाव 
है, यह भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं । चौथी सदी ई० पू० में आरिस्टोक्लेनस नाम का 
एक प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान्‌ हुआ, जो श्ररिस्टोटल का शिष्य था | उसके इनिबृत्त से सूचित 
होता है कि भारत के विद्वान्‌ ग्रीस प्रादि पाश्चात्य देशों मं जाया करते थे, प्रौर उन 
देशो की भाषाएँ सीखकर वहाँ प्रवचन किया करते थे । इसी प्रकार ग्रीक व प्रन्य विदेशी 
विद्वानु भी भारत में झ्राकर इस देश के दर्शन व धर्म का श्रनुशीलन करते थे | स्कीथि- 
येनस नाम का एक श्ररब व्यापारी भारत में व्यापार के लिए श्राया करता था । यहाँ 
उसे भारतीय दशंन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, श्रौर दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर बहू 
एलेग्जेण्ड्रिया मे बस गया । वहाँ उसने भारतीय दर्शन का अध्यापन शुरू किया । इसी 
प्रकार अ्रन्य भी कितने ही ग्रीक, अरब, सीरियन झादि विद्वान्‌ भा रत आये, झौर उन्होने 
इस देश के ज्ञान को प्राप्त किया । यही कारण है, जो पाइचात्य दाशेनिक विचार 
भारत के दर्शनशास्त्रो से प्रभावित हुए, झौर उनके व भारत के विचारों मे इतनी 
झधिक समता पायी जाती है। 

(२) मारत के धामिक विचारों ने भी पाश्चात्य देशों के धर्मों को प्रभावित 
किया । भ्रशोक के समय में विदेशों में धर्मविजय और बौद्ध धर्म के प्रचार का जो 
उपक्रम प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । इसी के कारण 


२५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


झनेक पाइचात्य देश बौद्ध धर्म के श्रनुयायी बन गये थे, भौर भ्लबरूनी दसवी कर के 
अन्त में यह लिख सका था कि पुराने जमाने में सीरिया तक के सब पाइचात्य देशों में 
बौद्ध धर्म का प्रचार था। अलबरूती के कथन की सत्यता पुरातत्त्व-सम्बन्धी भव्षेषों 
द्वारा भी प्रमाणित होती है। सीस्तान में एक पुराने बौद्ध विहार के झवशेष मिले हैं, 
जिन्हें देखकर उस प्रदेश में बौद्ध धर्म की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता । चीनी 
भाषा के पुराने ग्रन्थों में पाथिया के एक राजकुमार की कथा दी गयी है, जिसने कि 
राजगद्दी का परित्याग कर बौद्ध मिक्षुओ के काषाय बस्त्रो को धारण कर लिया था । 
बौद्ध धर्म के समान भारत के पौराणिक धर्म की भी इन पादचात्य देझ्षों में 
सत्ता थी। सीरिया के एक लेखक जनॉव के अनुसार दूसरी सदी ई० पृ में युफ्रेटिस 
नदी के उपरले क्षेत्र में टैरन प्रदेश में मारतियो की एक बस्ती थी, जिसमें दो विशाल 
मन्दिर विद्यमान थे । इन मन्दिरो में प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ ऊँचाई में २२ झौर २८ फीट 
थीं। ३०४ ईस्वी के लगमग ईसाई सन्त ग्रेगरी ते इन मन्दिरों को नष्ट करने का 
प्रयत्न किया । भारतीयों ने श्रपने मन्दिरों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, पर वे सफल 
नही हो सके, झौर ग्रेगरी ने मन्दिरो की मूर्तियों को खण्ड-खण्ड करवा दिया । 
पाश्चात्य देशों में बौद्ध और पौराणिक धर्मों की सत्ता का ही यह परिणाम 
हुआ, कि इस क्षेत्र के धर्मों पर भारत के धामिक मन्‍्तव्यों श्रौर विधि-विधानों का 
प्रभाव पडा । ईसाई घधम के मन्तव्यो श्रौर कमेकाण्ड में श्रनेक ऐसी बाते है, जो भारतीय 
घामिक मन्तव्यों व कर्मकाण्ड से मिलती-जुलती हैं। पुराने ईसाई चर्चों का प्रन्दरूनी 
भाग बौद्ध चैत्य के सद्श होता था। उनमे भी पृज्य सन्‍्तो की श्रस्थियो को 
स्थापित करते व उनकी पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी । ईसाई सन्‍्त व साधु भारतीय 
मुनियों के समान ही तपस्या व साधना में तत्पर रहा करते थे । उनकी अनेक धामिक 
गाथाएँ भी भारतीय कथाश्रों के समान है । ये समानताएँ प्राकस्मिक नहीं हो सकतीं | 
जिस प्रदेश मे ईसाई धर्म का प्रादुर्माव हुप्ना था, वहाँ पहले बौद्ध व भ्रन्य भारतीय धर्मों 
की सत्ता थी। इसी कारण ईसाई धर्म मे वे भ्रनेक बातें प्रविष्ट हुईं, जो भारत में 
प्रचलित धामिक मान्यताओ्रों के सदश हैं । 

तीसरी सदी ईस्वी में पाइ्चात्य संसार में एक नए धार्मिक सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
हुआ था, जिसका प्रवत्तंक मनी था। इस सम्प्रदाय का एक धर्मग्रन्थ बौद्ध सूत्रों की 
शैली में लिखा गया है, भौर उसमें मनी को 'तथागत' कहा गया है। इस ग्रन्थ में बुद्ध 
श्ौर वोधिसत्वों का भी उल्लेख है । इसी प्रकार इस युग के अन्य प्रनेक धामिक सम्प्र- 
दायो पर भी बौद्ध धर्म व अन्य भारतीय धर्मों का प्रभाव विद्यमान है । 

(३) पाइचात्य देशों की कथाओ्रो पर मारत के पचतस्‍्त्र, जातक, हिलोपदेश, 
छुकसप्तशती भ्रादि का जो प्रभाव है, उसका उल्लेख इसी अध्याय मे ऊपर किया जा 
चुका है। उसे यहाँ दोहराने की श्रावश्यकता नहीं। इसमे सन्देह नही कि प्राचीन समय 
में भारत और पावचात्य देशो का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था, और भारतीय संस्क्ृति ने 
पाश्चात्य संसार को भप्रतेक प्रकार से प्रभावित किया था । 


पन्द्रह॒वाँ श्रध्याय 
गप्त-युग का भारत 
्छ 


(१) साहित्य और विज्ञान 


सहाकदि कालिदास--मौर्योत्तर-काल में संस्कृत-साहित्य के विकास की जो 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, ग्रुप्तकाल में वह उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गयी। 
भास, छाद्रक सब्श कवियों ने संस्कृत में नाटक भौर काव्य की जिस परम्परा को प्रारम्भ 
“किया था, भ्रव कालिदास प्रौर विशाखदत्त जैसे कवियों ने उसे पूर्णता तक पहुंचा दिया। 
संस्कृत का सबसे महान्‌ कवि कालिदास गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
नवरत्नों भें से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे 
कुंतलनरेश ककुत्स्थवर्मेन्‌ के पास राजदूत के रूप में भी भेजा था। एक साहित्यिक 
अनुश्न॒ति के झनुसार कालिदास ने वाकाटक-राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबन्ध काव्य 
का परिष्कार किया था। कालिदास के लिखे हुए ऋतुसंहार, मालविकागिनिमित्र, 
कुमारसम्भव, विक्रमोवंशीय, मेघदूत, प्रभिज्ञानशाकृतलम्‌ और रघुवंश इस समय 
उपलब्ध है। नि:सन्देह, ये ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के सबसे उज्ज्वल रत्न हैं। श्रोज, 
प्रसाद श्रादि ग्रुणों और उपमा श्रादि श्रलंकारों की दृष्टि से सस्क्ृत का अन्य कोई भी 
काव्य इनका मुकाबला नही कर सकता । कालिदास की कृतियाँ इतिहास प्रौर साहित्य 
में सदा अमर रहेंगी । रघुवंश मे रघु की दिग्विजय का जो वर्णन किया गया है, उसे 
लिखते हुए समुद्रगुप्त की विजययात्रा सम्भवतः कालिदास के सम्मुख थी । उसके ग्रन्थों 
पर गुप्त-काल की समृद्धि और गोरव की स्पष्ट छाप है| 

विशाखदत्त--मुद्राराक्षत का लेखक कवि विशाखदत्त भी गुप्त-काल मे पाँचवीं 
सदी में हुआ था । ननन्‍्द को परास्त कर चन्द्रगुप्त मौयें ने किस प्रकार पाटलिपुत्र की 
राजगद्दी पर प्रपना अ्रधिकार जमाया, इस कथानक को विशाखदत्त ने बड़े सुन्दर रूप से 
इस नाटक में वणणित किया है। मुद्राराक्षत्र की संस्कृत नाटकों में अद्वितीय स्थिति है| 
सागध-परम्परा के श्रनुसार राजनीति के दावपेचों का जो वर्णन इस नाटक मे है, वह 
संस्कृत-साहित्य मे भ्रन्यत्र कही नहीं मिलता | मुद्राराक्षस के भरतवाक्य में विद्याखदत 
ने सलेच्छों से झाक्रात हुई पृथिवी की रक्षा करने के लिए “बन्धुभृत्य/ चन्द्रगुप्त का 
आवाहन किया है। इस भरतवाक्य में शक भौर कुशाणों के उस प्रचण्ड आक्रमण की 
शोर इशारा है, जो समृद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामग्रुप्त के समय में हुआ था। इन 
स्लेच्छ झाक्रांताश्रों ने मागध-सेनाश्रों को परास्त कर पट्टमहादेवी ध्रुवदेवी तक पर आझ्रांख 
उठायी थी। पर अपने बड़े भाई के सेवक के रूप में अन्द्रगुप्त ने शक-कुशाणों को 
परास्त कर भारत भूमि की रक्षा की थी। इस प्रकार स्लेच्छो का भारत को सताना 
बन्द हुआ । इसी विशाखदत्त ने 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌” की रचता की थी, जिसमे चन्द्रगुप्त 
द्वितीय भौर भर बदेवी के कथातक का विध्यद रूप से वर्णन किया गया है । 


श्श्८ आरतीय संस्कृति का विकास 


प्रन्य कवि--किरातार्जुनीय का लेखक महाकवि भारवि झौर भट्टिकाव्य का 
रचयिता भट्टि भी गुप्त-बंश के अन्तिम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनों महाकबियों 
के काव्य संस्कृत-साहित्य मे बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं । द्रौपदी के मुंख से राजनीति 
का जो भ्रोजस्वी वर्णन किरातार्जुनीय में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत-साहित्य 
अन्यत्र दुलेभ है। भट्टिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को उदाहरणों द्वारा दलोकों 
के रूप मे से जिस प्रकार सरल रीति से समझाया गया है, वह भी वस्तुत. प्रनुषम है । 
प्रन्य भ्रनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें मातृगुप्त, सौमिल्ल और कुलपुत्र के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

प्रशस्तियाँ--गुप्त-काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। प्रयाग 
के श्रशोककालीन स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति कुमारामात्य महादण्डनायक 
हरिषेण ने उत्को्ण कराई थी, वह कविता की इष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। 
यशोधर्मा की प्रशस्ति भी कविता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। उसे वसुल नाम के 
कवि ने लिखा था । इसी तरह रविशान्ति, वत्सभट्टि भौर कुब्ज श्रादि कवियों द्वारा 
लिखी गयी प्रन्य अनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुई है, जो ग्प्तकाल की हैं। इनके 
अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि काव्य की शैली गृप्त-काल मे बहुत उन्‍नत और परिष्कृत 
हो गयी थी । 

पड्चतन्त्र--ऐतिहासिको के भ्रनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा-पग्रन्थ पडन्च- 
तन्त्र का निर्माण भी गुप्त-काल में ही हुआ था । पञ्चतन्त्र की कथाएँ बहुत पुरानी 
है, और उनमे से बहतो का सम्बन्ध तो महाजनपद-काल की राजनीतिक घटनाओं से है । 
इस ग्रस्थ मे कोशल, मगध और वज्जि ग्रादि जनपदो के राजाओ्ो का स्थान पशुग्नो ने 
ले लिया है, भौर मनोरंजक रीति से भ्रनेक पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिखा गया 
है। ये कथाएँ चिरकाल से परम्परागत रूप से भारत मे प्रचलित थी। गृप्त-काल में 
उन्होंने बाकायदा एुक ग्रन्थ का रूप धारण किया । ५७० ईस्वी से पहले भी पश्चतन्त्र 
का पहलवी भाषा मे भ्रनुवाद हो चुका था। ग्रीक, लेटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, 
इगलिय और संसार की प्रायः सभी पुरानी भाषाओं मे इसके अनुवाद सोलहवी सदी से 
पूर्व ही हो चुके थे । इस समय संसार की पचास से भी अ्रधिक विभिन्‍न भाषाश्रो में 
इसके ग्रनुवाद पाये जाते है। थोडे-बहुत रूपान्तर से २०० से श्रधिक ग्रन्थ इसके 
श्राधार पर लिखे जा चुके है । 

व्याकरण श्रौर कोष--व्याकरण और कोष-सम्बन्धी भी श्रनेक ग्रन्थ इस काल 
मे लिखे गये । चन्द्रगोमिन्‌ नाम के एक बौद्ध पंडित ने चारद्र-व्याकरण की रचना की । 
पाणिनि के व्याकरण में वैदिक प्रयोगो की भी सिद्धियाँ थी, पर इसमे उन्हे निकाल दिया 
गया । इस व्याकरण की पद्धति पाणिनि से भिन्‍न है। बौद्धों मे इसका बहुत प्रचार 
हुआ । महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ संस्कृत मे लिखे गये थे । गान्धार और उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेशों में बौड़ों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चान्द्र-ब्याकरण का भ्रष्ययन 
करते थे। संस्कृत का मूल चान्द्र व्याकरण अब नही मिलता | पर तिब्बती भाषा में 
उसका जी अनुवाद हुआ था, वह पिछले दिनो में उपलब्ध हो गया है। प्रसिद्ध कोषकार 
प्रमर्रापह भी इसी काल में हुआ । वह बौद्ध-धर्म का अनुयायी था । उसका लिखा 


सुप्त युग का भारत २५६ 


प्रभरकोष संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है। झ्मरसह की गणना भी चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में की जाती है । 

स्मृतिरवाँ--स्मृति-ग्रंथों में मनुस्मृति, विष्णुस्मुति झौर याशवल्क्यस्मृति की” 
रचना गुप्तकाल से पहले हो चुकी थी । भ्रब नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति और बृहस्पति- 
स्मृति की रचना हुई । नीतिग्रंथों मे कामन्दक नीतिसार इसी काल” की रचना है । 

ज्योतिष और गणित--गणित, ज्योतिष भादि विज्ञानों की भी इस काल में 
बहुत उन्नति हुई । भश्रायेभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध मणितश्ञ और ज्योतिषी 
इसी युग में हुए । वराहुमिहिर की गणना भी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की गयी 
है । गणित-शास्त्र मे दशमलव का सिद्धान्त बड़े महस्व का है'। गरुप्त-काल तक यह 
सिद्धान्त भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वेथा श्रपरिचित थे । 
यूरोप के लोगो को ग्यारहवी सदी तक इसका ज्ञान नहीं था । यहीं'कारण है कि गणित 
की वहाँ श्रधिक उन्‍नति नहीं हो सकी । अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धान्त को यूरोप 
मे ले गए । पर भ्ररबो ने इसे भारत से सीखा था । इब्न वाशिया (नवीं सदी), अलम- 
सूदी (दसवी सदी) और अलबरूनी (ग्यारहवी सदी) जऊँसे भ्ररव लेखकों ने यह स्पष्ट 
स्वीकार किया है, कि दशमलव का सिद्धान्त हिन्दुओ्रों ने श्राविष्कृत किया था, और शभ्ररबों 
ने इसे उन्ही से सीखा था। प्राय भट्ट के ग्रंथ भरायेमट्टीयम्‌ मे इसका स्पष्टतया उल्लेख 
है। यह ग्रथ गृप्त-काल में पाँचवी सदी मे लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवीं 
सदी से पहले भी इस सिद्धान्त से परिचित थे | पेशावर के समीप वकक्‍शल नाम के गाँव 
में एक बहुत पुराना हस्तलिखित ग्रथ मिला है। यह ग्रन्थ गणितः*विषय पर है । इसकी 
भाषा के आधार पर यह निश्चित किया गया है, कि यह ग्रस्थ चौथी सदी का है। 
इसमे न केवल दशमलव के सिद्धान्त का स्पष्टरूय से प्रतिपादन है, श्रपितु मणित के 
अच्छे ऊँचे सूत्रों का भी इसमें उल्लेख है । इसके झ्नुशीलन से सूचित होता है, कि 
गुप्तकालीन भारत में गणित-विज्ञान भ्रच्छी उन्‍नति कर चुका था| झाय॑भट्ट का ग्रन्थ 
झायंभट्टीयम्‌ भी गणित के सम्बन्ध में उस युग के ज्ञान को भली-भांति प्रकट करता है । 
यह ग्रव्थ खास पाटलिपुत्र में लिखा गया था, श्रौर इसमे ग्रकमणित, श्रलजेबरा और 
ज्योमेट्री, सबके अनेक सिद्धान्तो व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है । 

ज्योतिष विषय पर पहला ग्रथ इस युग मे वेशिष्ठ सिद्धाम्त लिखा गया। इसका 
काल ३०० ईस्वी माना जाता है । इससे पहले भारत में एक साल में- ३६६ दिन 
माने जाते थे। पर वैशिष्ठ सिद्धान्त मे यह प्रतिपादन किया गया, कि एक साल में 
३६६ दिन न होकर २३३५"२५६१ दिन होते हैं । गुप्तकाल में दिनगणना के विषय में 
भारतीय लोग सत्य के बहुत समीप पहुँच गये थे । ३८० ईस्वी में पौलिस सिद्धान्त 
लिखा गया। इसमें सूर्यश्रहण और चन्द्रग्रहण के नियमों का भली-भाँति प्रतिपादल किया' 
गया है। पौलिस सिद्धान्त के कुछ वर्षों बाद ४०० ईस्बी में रोमक सिद्धान्त लिखा 
शया । सम्भवतः, यह रोमन लोगो के ज्योतिष-ज्ञान के आधार पर खिखा- गया था | 
भारत और रोम का उस समय घनिष्ठ सम्बन्ध था । इस ग्रन्थ में- २८४० वर्ष, का एक 
युग माना गया है, जो ग्रीक शौर रोमन ज्योतिष के अनुसार हीं है | आचायी 
बराहमिहिर ने ज्योतिष के सम्बन्ध मे जो ग्रंथ लिखे, उनके नाम ये हँ--पंचस्िद्धांतिका, 


२६० भारतीय संस्कृति का विकास 


चूहज्जातक, बृहत्संहिता भौर लघुजातक । इनमें से पिछले दो का अनुवाद भलबरूती 
में अरबी भाषा में किया था। वराहमिहिर की . पुस्तकों में फलित ज्योतिष का बड़े 
विस्तार से प्रतिपादन किया गया है । 
पर ग॒प्त-काल के वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा भाये भट्ट था। इस विख्यात ज्योतिषी 
का जन्म पाँचवीं सदी मे पाटलिपुत्र में हुआ था । जब उसकी प्रायु केवल २३ वर्ष की 
थी, तभी उसने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ भ्ायंभट्रीयम्‌ की रचना की थी | उस युग में 
अलेग्जेण्डिया ज्योतिष के भ्रध्ययन का बड़ा केन्द्र था। मित्र के राजाप्रों के संरक्षण 
अं प्रीक ज्योतिषी वहाँ नई खोजों मे निरन्तर लगे रहते थे । पाइ्चात्य संसार ने ज्योतिष 
के क्षेत्र भे जो उन्‍नति की थी, प्राय भट्ट को उससे पूरा-पूरा परिचय था। उसने भारतीय 
और पाइचात्य, सब विज्ञानों का भली-भाँति अनुशीलन किया था, श्रौर उन सब का 
भली-भाँति मंथन कर, सत्य को असत्य से भ्रलग करने और सत्य सिद्धान्तों का 
प्रतिषादन करने के लिए भ्रपना ग्रंथ लिखा था। सूर्य और चन्द्र का ग्रहण राहु श्रौर 
केतु नाम के राक्षसों द्वारा प्रसने के कारण नही होता, अ्रपितु जब चन्द्रमा सूर्य भौर 
पृथिवी के बीच में या पृथिवी की छाया में भरा जाता है, तब चन्द्र गहण होता हैं, इस 
सिद्धान्त का भ्रार्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। पृथिदी श्रपने व्यास के चारों 
भधोर घमती है, दिन श्रौर रात क्यो छोटे-बड़े होते रहते है, भिन्‍न-भिन्‍न नक्षत्रों भौर 
ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती है--इस प्रकार के बहुत-से विषयों पर ठीक- 
ठीक सिद्धान्त प्रायंभट्ट ने प्रतिपादित किये हैं। वर्ष में कितने दिन होते है, इस विषय 
मे झाधुनिक ज्योतिषियो का मत यह है, कि ३६५९२५६३६०४ दिनों का वर्ष होता है । 
भ्रार्य भट्ट की गणना के अनुसार साल में ३६५*२५८६८०५ दिन होते थे । श्लार्यभट्ट की 
गणना वर्तमान ज्योतिषियों की गणना के बहुत समीप है। प्राचीन ग्रीक ज्योतिषी भी 
इस सम्बन्ध में सत्य के इतने समीप नहीं पहुँचे थे । ज्योतिष में आयेभट्ट के अनेक 
'शिष्य थे। इनमे निःशंक, पांडरंग स्वामी और लाटदेव के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। इनमे भी लाटदेव आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ । उसे “सर्वसिद्धांतगुए माना 
जाता था। उसने पौलिस और रोमक सिद्धान्तो की व्याख्या बडे सुन्दर रूप से की थी । 
इसी काल का ज्योतिषसम्बन्धी ग्रन्थ सू्यंसिद्धान्त भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके लखक 
का नाम ज्ञात नही है । भारतीय ज्योतिषी इसे बडे श्रादर की दृष्टि से देखते है । इसमें 
संदेह नही कि इस ग्रन्थ की रचना भी गुप्त-काल में ही हुई थी । 
भारत के प्राचीन विद्वान्‌ विदेशियों से विद्याग्रहण में कोई संकोच तही करते 
थे। शलेग्जेंडिया में ग्रीक पण्डितो द्वारा ज्योतिष की जो उन्‍नति की जा रही थी, 
गुप्तकाल के भारतीय ज्योतिषी उससे मली-माँति परिचित थे। वे उनकी विद्या का 
श्रादर मी करते थे । यही कारण है, कि वराहमिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन 
(प्रीक) लोग स्लेच्छ हैं, पर वे ज्योतिष विद्या से बडे प्रवीण है, भ्रत: उत्तका ऋषियो के 
समान ही आदर करना चाहिए । भारतीय पंडितो की इसी वृत्ति का परिणाम था कि 
जहाँ उन्होने स्वयं खोज और चिन्तन द्वारा ज्योतिष के भ्रभेक सिद्धान्तों का आविष्कार 
किया, वहाँ उन्होंने ग्रीक लोगो से भी बहुत कुछ सीखा । श्ननेक भ्राधुनिक विद्वानों की 
इष्टि मे भारतीय ज्योतिष के केन्द्र. हारिज, लिप्त झ्रादि प्रनेक दब्द प्रीक भाषा से 


गुप्त युग का भारत २६रै 


लिए गए हैं। रोमक सिद्धान्त-प्रंथ से भारतीय ज्योतिष पर पाश्वात्य प्रभाव स्पष्ट 
इष्टिगोचर होता है । शअ्रतः यदि कुछ पारिभाषिक शब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने 
ग्रीक से लिए हो, तो इसमे भ्राश्ययं की कोई बात नहीं । पर यह ध्यान में रखना 
चाहिए, कि गुप्त-काल की भारतीय ज्योतिष अलेग्जेण्ड्या की भ्रीक ज्योतिष की अपेक्षा 
भ्रधिक उन्‍नत थी । 

झायुवेब--शभ्रायुवेंद के क्षेत्र में गुप्त-युग में प्रच्छी उन्नति हुईं ॥ चरक झौर 
सुश्रुत की रचना गुप्त-युग से पहले ही हो चुकी थी । पर छठी सदी के शुरू में प्रसिद्ध 
झायुवेदाचार्य वारभट्ट ने श्रष्टागयहदय की रचना की । यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, 
झौर इससे सूचित होता है, कि चरक और सुश्रुत ने जिस चिकित्सा-प्रणाली का प्रारम्भ 
किया था, वह इस काल में निरन्तर उन्नति करती रही । प्राचीन साहित्यिक ध्नुश्रति 
के प्रनुतार चन्द्रग॒प्त द्वितीय की राजसभा से विद्यमान नवरत्नों में धन्वन्तरि भी एक 
था । धन्वन्तरि को आयुर्वेद का मुख्य श्राचायें समझा जाता है, झौर वैद्य लोग उसे झअपने' 
विज्ञान का देवता-सा मानते हैं॥ यह कहना बहुत कठिन है, कि झायुवेंद का यह प्रथम 
प्रधान झ्राचार्य गृप्त-काल में हुआ था । सम्भवत:, इस नाम का कोई अन्य वैद्य चन्द्रग॒प्त 
द्वितीय के नवरत्नो में होगा, पर उसका लिखा कोई ग्रथ इस समय उपलब्ध नही होता ॥ 
गुप्त-काल की एक भ्रन्य चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तिका पूर्वी तुकिस्तान में मिली है। इसका 
नाम 'नावनीतकम्‌' है । इसे श्रीयुत्‌ बाबर ने सन्‌ १८६० मे तुकिस्तान के पुराने खंडहरों 
से प्राप्त किया था । यह छोटा-सा ग्रंथ चरक, सुश्रुत, हारीत, जातुकर्ण क्षारपाणि और 
पाराशरसहिता श्रादि के आधार पर लिखा गया है। इनमे से भ्रनेक ग्रंथ इस समय 
उपलब्ध नही होते, पर नावनीतकम्‌ में उनके आधार पर जो नुस्खे (प्रयोग) संकलित 
हैं, वे भारत से बाहर तुकिस्तान में मिल गये हैं । 

हस्त्युपवेद नाम से भी एक ग्रन्थ गुप्त-काल में लिखा गया था । इसका रचयिता 
पालकाप्य नाम का एक पशु-चिकित्सक था। यह एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें १६० 
झ्रध्याय हैं । हाथियों के रोग, उनके निदात भ्रौर चिकित्सा का इसमें विस्तृत वर्णन है | 
प्राचीन भारत की सैन्यर्शाक्त मे हाथियो का बडा महत्त्व था। भ्रतः उनकी चिकित्सा, 
के सम्बन्ध मे इतने ज्ञान का विकास हो जाना एक स्वाभाविक बात थी । 

रसायन---रसायन-विज्ञान में भी गुप्तकाल में बहुत उन्नति हुई । दुर्भाग्यवश, 
रसायन-विद्या के इस युग के कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते । पर इस विद्या ने 
गृप्त-काल में किस हद तक उन्नति कर ली थी, इसका जीता-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण 
दिल्ली के समीप महरौली मे प्राप्त लौहस्तम्भ है। यह स्तम्भ २४ फीट ऊँचा और १८० 
सन के लगभग भारी है। इतता भारी भौर बड़ा लौहस्तम्भ किस प्रकार तैयार किया 
गया, यह एक गूढ़ रहस्य है। लोहे को गरम कर के चोट देकर इतना विज्ञाल स्तम्भ 
कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरम करने से जो शआ्राँच पैदा होगी, 
उसके कारण इतनी दूर तक कोई झादमी खडा नहीं हो सकेगा, कि चोट देकर उसे एक 
निश्चित झ्राकृति का बताया जा सके | दूसरा तरीका यह हो सकता है, कि इस लाट 
को ढालकर बनाया गया हो । यदि गुप्त-काल के भारतीय शिल्पी इतनी बड़ी लोहे की 
लाट को ढाल सकते थे, तो निस्संदेह वे धातु-विज्ञान और शिल्प में बहुत भ्रधिक उन्नवि 


२५६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


कर चुके थे'। इस लौह-स्तम्भ में श्राइचर्य की एकबात यह है, कि १६०० वर्ष के लगभग 
बीत जाने पर भी इसपर जंय का नाम-निशान ठक नही है। यह स्तम्भ इतने दीघेकाल 
से वर्षा, भ्राधी, गरसी, सरदी सब सहता रहा है, पर पानी या ऋतु का इसपर कोई 
प्रभाव नहीं पड । लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया कि इस पर जंग भी न लगे, 
यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक भी नही समझ सके हैं । विज्ञान ने गुप्त- 
काल में कसी उन्नति की थी, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है । 
बराहमिहिरकृत बृहत्संहिता मे गणित औ्रौर ज्यातिष के भ्रतिरिक्त भ्रन्य बहुत-से 
विषयो का भी प्रतिपादन किया गया है। तलवारों को किस प्रकार तीक्षण बनाया जाए, 
सोने व रत्नों के श्राभूषण कैसे तैयार किए जाएँ, मुक्ता, बैदूर्य, रत्न भ्रादि की क्‍या 
पहचान हैं; वृक्ष (किस प्रकार मौसम से भिन्‍त दूसरे समय में भी फल दे सकते हैं; घोड़े, 
हाथी, कुत्ते झादि मे प्रच्छे या बुरे की पहचान कैसे की जाय; मन्दिर, राजप्रासाद 
भ्रादि कैसे घनाए जाएँ; भूमि मे नीचे कहाँ जल की धारा है यह कैसे जाना जाय, 
बादलों के किससे प्रकार होते हैं, और वर्षा या मौसम के भविष्य का पता कैसे लगाया 
जाय; आदि सब विषयों पर वराहमिहिर ने श्रपने ग्रन्थ मे विचार किया है। इससे 
' सूचित होता है, कि गुप्त-काल के विचारक इन सब बातो के विषय में जानकारी प्राप्त 
करने मे व्यापृत्त रूते भे । 


(२) दाशनिक साहित्य 

पड्द्शनो का निर्माण मौय युग व उससे पूर्व हा चुका था। पर दादनिक 
विचारों का विकास गृप्त-काल में भी जारी रहा | मीमासा पर शबरमभाष्य ३०० ई० 
के लगभग लिखा गया था। मीमासा-सूत्रों में जिन विचारो को सूक्ष्म रूप से प्रकट 
किया गया था, हाबरमाष्य मे उन्ही का बहुत विकास किया गया है । साख्यद्शन का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ सांख्यकारिका चौथी सदी के शुरू में लिखा गया था। इसका लेखक 
ईश्वरक्ृष्ण था । योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासमाष्य लिखा गया। यह माना जाता 
है, कि योगसूत्रों का रचयिता महषि पतजलि था, पर उनकी विशद रूप से व्याख्या 
ग्राचायं व्यास ने की । योग के इस व्यासभाष्य का रचनाकाल तीसरी सदी के श्रन्त में 
माना गया है । 

न्यायसूत्रो पर भी इस युग से वात्स्यायन-भाष्य लिखा गया। इस भाष्य में 
बौद्धों के माध्यमिक झौर योगाचार सम्प्रदायों के मंतव्यों का खण्डन किया गया है । 
बौद्धों के इन सम्प्रदायों का विकास गुप्त-काल से पहले हो चुका था, भ्रतः यह स्पष्ट है, 
कि उनके मच्सव्यों का खण्डन करने वाला यह बात्स्यायन भाष्य गुप्त-काल की ही कृति 
है | वैशेषिक दर्शन के प्राचीन सूत्रों की विशद-व्याख्या करने के लिए श्राचाये प्रशस्तपाद 
ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस युग से लिखा । यह “पदार्थ-ध्म-संग्रह' वेशेषिक 
दर्शन का एक झत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है । 

बौद्धों के भी दाशंनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ 4 कतिष्क 
के समय तक ब्ौद्ध-धर्म दो प्रमुख सम्प्रदायों मे विभक्त हो गया था--महायान झौर 
हीनयान । इस काल मे इन दोनों मे बहुत-से नये दार्शनिक विचारों का विकास हुझा । 


गुप्त का युग भारत २६३ 


पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में बुद्धघोष नाम का एक बड़ा विद्वान हुआ था । यह 
मग्रध का रहने वाला था। वैदिक धर्म का परित्याग कर इस पण्डित ने बौद्धधर्म स्वीकार 
किया, श्ौर लंका में प्रनुराधपुर के विहार को भ्रपना कार्येक्षेत्र निरिचत किया । इसकी 
कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विसुद्धमग्ग (विशुद्धि माय) है, जिसमे यह प्रतिपादित' किया 
गया है, कि घील, समाधि और प्रज्ञा से मनुष्य किस प्रकार निर्वाणपद को प्राप्त कर 
सकता है। त्रिपिटक पर भी बूद्धघोष ने भाष्य लिखे | हीनयान सम्प्रदाय की उन्नति में 
बुद्धोष का बड़ा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धदत्त नाम के मागध पण्डित ने 
लंका जाकर अभिधम्मावतार, रूपारूपविभाग श्लौर विनयविनिच्चय नाम के ग्रन्थ लिखे 4 
हीनयान के घामिक व दार्शनिक साहित्य में इन पण्डितों के ग्रन्थों का बहुत ऊँचा 
स्थान है । 

उत्तर-पबच्चिमी भारत में वसुबन्धु नाम का प्रकाण्ड बौद्ध पण्डित इसी यूग में 
हुझ्ना, जिसके लिखे प्रन्थ प्रभिधर्मकोष में बौद्ध-घर्म के मौलिक सिद्धान्तों को इतने सुन्दर 
रूप में प्रतिपादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक रूप में 
स्वीकार करते हैं। पर उत्तर-पश्चिमी भारत में मुख्यत्या महायान का ही प्रचार रहा। 
इसके भी दो मुख्य सम्प्रदाय थ्े--माध्यसिक और योगाचार । माध्यमिक सम्प्रदाय का 
प्रवत्तेक नागार्जुन था । उसका प्रमुख श्षिष्य श्रार्यदेव था, जिसने तीसरी सदी में चतुःशतक 
नामक प्रसिद्ध दाशेनिक ग्रन्थ लिखा । महायान के दो भ्रन्य प्रसिद्ध ग्रंथ वज्तच्छेदिका- 
प्रज्ञापारमिता और प्रज्ञापारमिताहुदयसूत्र भी इसी सदीमे लिखे गये। योगाचा र-सम्प्रदाय 
का प्रव्तक मैत्रेयनाथ दूसरी सदी के प्रन्त में हुआ था । पर उस के दार्शनिक विचारों 
का विकास गुप्त-काल में ही हुआ । इस विकास मे भ्ाचार्य प्रसंग का बडा हाथ है । 
बुद्धघोष के समान वह भी पहले वदिकधर्म का झनुयायी था पर बाद मे बौद्ध हो गया था। 
उसने तीसरी सदी के प्रन्त में महायान-सम्परियग्रह, योगाचार-भूमिज्ञास्त्र और महायान- 
सूत्रालंकार नाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे । ग्रसंग प्रकाण्ड पण्डित था। बौद्धों मे दार्शनिक 
विचा रों के विकास का बहुत-कुछ श्रेय श्रनंग श्र वसुबन्धु को ही है । वसुबन्धु ने जहाँ 
झभिधमंकोष लिखा जो सब बौद्धों को समानरूप से मान्य था, वहाँ श्रनेक दाश निक ग्रन्थों 
की भी रचना की। विज्ञानवाद का वही महान्‌ प्रवक्‍ता हुआ । इस बौद्ध-दर्शन के ग्रनुसार 
संसार मिथ्या है । सत्य सत्ता केवल “विज्ञान है। झत्य सब पदार्थ शशश्यृंग व बन्ध्यापुत्र 
के समान मिथ्या हैं । जलती हुई लकड़ी को घुमाने से जैसे झ्राग का चक्‍कर-सा नजर 
पाता है, पर वस्तुत: उसकी कोई सत्ता नही होती, ऐसे ही संसार मे जो कुछ दृष्टियोचर 
हो रहा है, उसकी वस्तुतः कोई सत्ता नहीं है। यह विचारधारा बेदान्त के अ्द्वतवाद 
से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। वसुबन्धु ने विशतिका श्लौर त्रिशतिका ग्रन्थों मे इसी 
'विज्ञानवाद का सुचारू रूप से प्रतिपादन किया है । उसने भपने श्रन्य ग्रंथों मे सांख्य, 
योग, वेशेषिक भौर मीमांसा दर्शनों के सिद्धान्तों का खण्डन भी किया हैं। बौद्धो के 
पृथक्‌ तकंशास्त्र का प्रारम्भ भी वन्सुबन्धु द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध-तर्कंशास्त्र के विकास 
का प्रधान श्रेय झाचार्य दिड_नाग को है । दिद्नाग गुप्त-काल भे चौथी सदी के भ्रन्त में 
हुआ था + उसने न्याय और तक्कश्ास्त्र पर बहुत-सी पुस्तकें लिखी । दुर्भाग्यवद्दा ये इस 
समय उपलब्ध नहीं होतीं, यद्यपि इनके झ्नेक उद्धरण उद्योतकर झौर कुमारिलभट्ट 


२६४ भारतीय संस्कृति का विकास 


सश्श पण्डितों ने अपने ग्रन्थों में दिये हैं। दिड़नाग की एक पुस्तक न्‍्यायमुख चीनी प्रौर- 
तिब्बती भाषाओं भे मिली है । बनें नर 

पुराने जैन धम्म-ग्रंथो पर अनेक भाष्य इस समय लिखे गये, एि क्तिः 
झौर चूणि कहते हैं। इस युग के जैन-भाष्यकारो में भद्रबाहु द्वितीय का नाम विशेष- 
रूप से उल्लेखनीय है । उसने बहुत-से प्राचीन ग्रन्थों पर निर्युक्ति लिख कर न केवल 
उनके झ्राशय को अधिक स्पष्ट किया, श्रपितु नवीन शैली में दार्शनिक विचारों को भी 
प्रकट किया । जैनों के ग्रन्थ पहले प्राय: प्राकृत-भाषा में थे। पर गुप्त-काल में संस्कृत 
का पुनरुत्यात हुआ था । इस युग मे जैनो ने भी संस्कृत मे अपनी पुस्तकों को लिखना 
शुरू किया । आचाय॑ उमास्वाति ने भ्रपना प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और सिद्धसेन' 
ने श्रपना न्‍्यायावतार संस्कृत मे ही लिखा । 


(३) धामिक दशा 


यज्ञों का प्रचार--मोर्योत्तर-युग में प्राचीन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की जो 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त-काल में उसने और भी जोर पकडा। प्रायः सभी गुप्त 
सम्राट्‌ भागवत वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पर अहिसावाद-प्रधान वैष्णव धर्म को 
मानते हुए भी उन्होंने प्राचीन वैदिक परम्परा के भ्रनुसार भ्रर्वमेध यज्ञ किये। महाभारत, 
मनुस्मृति और मीमासा सूत्रों मे यज्ञो की उपयोगिता पर बहुत बल दिया गया है । 
इस काल के प्रार्य पण्डित वैदिक धर्म का पुनः प्रचार करते मे व्यापृत थे । यही कारण 
है, कि यज्ञों की परिपाटी इस युग में फिर से शुरू हो गयी थी । न केवल गुप्त-सम्राटों 
ने, श्रपितु इस युग के श्रन्य भ्रनेक राजाओं ने भी अ्व्वमेध यज्ञो का अनुष्ठान किया था। 
दक्षिणी भारत में शालंकायन-वंश के राजा विजयदेव वर्मन्‌ श्नौर तकूटक-वंश के राजा 
दह्लसेत ने इसी काल मे झ्रदवमेध यज्ञ किये । केवल भ्ररवमेघ ही नही, भग्निष्टोम, 
बाजपेय, वाजसनेय, बृहस्पतिसब श्रादि प्राचीन वैदिक यज्ञों के प्रनुष्ठान का भी इस युग 
में उल्लेख भ्राता है। इन यज्ञो के प्रवसर पर जो यूप बनाये गये थे, उनमे से कतिपय 
के अवशेष भी वर्तमान समय मे उपलब्ध हुए हैं। न केवल बड़े-बड़े सम्राट, श्रपितु 
विविध सामनन्‍्त राजा भी इस युग मे विविध यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर थे। बौद्ध- 
धर्म के प्रबल होने के समय मे इन यज्ञों की परिपाटी बहुत कुछ नष्ट हो गयी थी। यही 
कारण है, कि शैशुताग, नन्‍द और मौये राजाओं ने इन प्राचीन यज्ञो का श्रनुष्ठान नहीं 
किया था। यज्ञों से कोई लाभ नही है, यह्‌ विचार उस समय प्रबल ही गया था । पर 
वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में अब याज्ञिक परिपाटी फिर प्रारम्भ हुई । यज्ञों 
को निमित्त बनाकर मनुष्य दीन, श्रनाथ, श्रातुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता 
कर सकता है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था। सम्भवत: इसीलिए 
समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जय करने के बाद भ्रव वह अपने सुकर्मों से स्वर्ग 
की विजय करने में तत्पर है। 

वेष्णव झोर बव-धर्म--. पुराने वैदिक धर्म मे परिवर्तन होकर जिन नये पौराणिक 
सम्भ्रदायो का प्रादुर्भाव हुआ्ला था, उनपर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भागवत झौर 
यंव धर्म इस युग मे बहुत जोर पकड़ रहे थे । गुस-सम्राट्‌ वैष्णव भागवत धर्म के 


गुप्त युग का भारत २६५ 


अनुयायी थे । उनके संरक्षण के कारण इस धर्म की बहुत उन्नति हुई । इस युग में बहुत- 
से वैष्णव मन्दिरों का निर्माण हुआ । भ्रनेक शिलालेखों में घम्मप्राण भक्त लोगों द्वारा 
बनवाये गये विष्णु मंदिरों श्र विष्णुध्वजो का उल्लेख है। विष्णु के दस श्रवतारों मे 
से वराह और कृष्ण की पूजा इस समय श्रधिक प्रचलित थी। श्रनुश्नुति के श्रनुसार 
बराह ने प्रलय के समय मग्न होती हुई पृथिवी का उद्धार किया था। दस्युप्रों श्रौर 
स्लेच्छो के आक्रमणों से भारतमूमि मे जो एक प्रकार का प्रलय-सा उपस्थित हो गया 
था, उसका निराकरण करने वाले सम्राटों के इस शासनकाल में यदि भगवान्‌ के 
बराहावतार की विशेष रूप से पूजा हो, तो इसमे झ्राइचय ही क्या है । राम को भगवान्‌ 
विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति इस समय तक प्रचलित नही हुई थी। 
कृष्ण की पूजा का उल्लेख इस युग के बहुत-से शिलालेखों मे पाया जाता है । पर राम 
की पूजा के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्देश इस युग के भश्रवशेषों मे उपलब्ध नहीं होता, 
यद्यपि राम के परम पावन चरित्र के कारण उसमें भगवान्‌ के अंश का विचार इस 
समय में विकसित होना आरम्भ हो गया था । कालिदास ने इसका निर्देश किया है । 
पर राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद मे ही शुरू हुई । 

युप्त काल में बहुत-से शिव मदिरों का भी निर्माण हुआ । गुप्त-सम्राटो के 
शिलानिखो में दो पश्रमात्यों का उल्लेख आ्राया है, जो शैव धर्म के भ्रनुयाथी थे । इनके 
नाम शाब श्ौर पृथ्वीषेण है । इन्होने अपने नाम को झ्मर करने के लिए शिव के मंदिरों 
का निर्माण कराया था। गुप्तो के पूर्ववर्ती भारशिव श्लौर वाकाटक राजा शैव धर्म के 
अ्रनुयायी थे । गुप्त-काल में भी वाकाटक, मेंत्रक, कदम्ब और परिव्राजक वंशो के राजा 
मुख्यतया शैव धर्म का भ्रनुसरण करते थे । हुण राजा मिहिरगुल ने भी हौव धर्म ग्रहण 
क्रिया था। इस प्रकार यह स्पप्ट है, कि वेष्णव धर्म के साथ-साथ शैव धर्म भी ग्रुप्त- 
काल में प्रचलित था । शैव मंदिरों में जहाँ शिवलिग की स्थापना की जाती थी, वहाँ 
जटाजूटघधारी, सं, गंत और चन्द्रमा से युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित 
किया जाता था। शैव राजाओं के सिक्‍को पर प्राय. त्रिशूल और नन्‍दी के चित्र श्रंकित 
रहते है । 

मौर्योत्तर-काल में सूर्य के भी मन्दिरो की स्थापना शुरू हो गई थी। ऐसा 
पहला मदिर सम्भवतः मुलतान में बना था। पर गुप्तकाल में मालवा, ग्वालियर, 
इन्दौर और बघेलखण्ड में भी सूर्य के मन्दिरों का निर्माण हुआ । इससे सूचित होता 
है, कि सूर्य की पृजा भी इस युग मे अ्धिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही थी । 

बौद्ध-धर्म---सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जैन धर्मों का जोर 
कुछ कम प्रवर्य हो गया था, पर श्रभी भारत में उनका काफी प्रचार था । काइ्मीर, 
प्जाब और अफगानिस्तान के प्रदेशों में प्रायः सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे । 
जब चीनी यात्री फाइयान भारत में यात्रा के लिए आया, तो उसने देखा कि इन प्रदेशों 
में हजारों बौद्ध-विहार विद्यमान थे, जिनमे लाखो की संख्या मे भिक्षु निवास करते थे। 
वर्तमान उत्तर-प्रदेश, बिहार, बगाल और मब्यप्रदेश मे भी बौद्ध-चर्म बहुत समृद्ध दशा 
मे था। फाइयान के पअ्रनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली सरक्ष पुरानी नगरियाँ 
झब बहुत कुछ क्षीण दशा में थी। पर इसका कारण बौद्ध-धर्म का क्षय नहीं था। 


२६६ भारतीय संस्क्ृति का विकास 


भारत के राजनैतिक जीवन में पुराने गणराज्यो प्लौर जनपदो का स्थान भ्ब शक्तिशाली 
मागघ-साम्राज्य ने ले लिया था । पझ्ब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटलिपुत्र और 
उज्जयिनी थी । पर मथुरा, कौशाम्बी, कसिया (कुसीनगर) झौर सारनाथ में श्रब भी 
बौद्ध-विहार बडी समृद्ध दशा मे विद्यमान थे । भ्रजन्ता, एल्लोरा, कन्हेरी, जुन्नार आदि 
के गृहामन्दिरों मे भ्रब भी बौद्ध-भिक्षु हजारो की सख्या मे रहते थे । खास मगध में ही 
नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध-विहार के श्रनुपम गौरव का प्रारम्म गृप्तकाल में ही हुआ था। 
इस युग में झ्रान्ध्र देश बौद्ध-धर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसे भ्राचार्य नागार्जुन 
से अपना प्रधान कार्यक्षेत्र चुना था, और उसकी शिष्य-परम्परा के प्रयत्नों के कारण बह 
प्रदेश बौद्ध धर्म का गढ-सा बत गया था। नाग़ार्जुनीकोण्ड नाम का बडा सम, द्ध विहार 
यहाँ विद्यमान था, जिसमे हजारो की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। इस 
वैभवपूर्ण विहार के मग्नावशेष भ्रब तक भी विद्यमान है। काँची श्रौर वबलभी में भी 
बडे-बडें विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दर्शन, धर्म और शिक्षा के बड़े केन्द्र 
माने जाते थे। इनमे भिक्षुप्रों को भोजन, वस्त्र आदि सब जनता की तरफ से दिये 
जाते थे । राजा और प्रजा--सब इनकी सहायता के लिए उदारता के साथ दान देते 
थे । वैष्ण श्लौर शैव-घधर्मों के प्रचार के बावजूद भी गुप्त-काल में बौद्ध-धर्मे पर्याप्त 
उन्‍नत और विस्तीर्ण था । 

जैन-धर्म---जं न-धर्म के इतिहास में भी गुप्त-काल का बहत महत्त्व है। इस 
समय तक जैनों में दो मुख्य सम्प्रदाय थे---दिगम्बर और श्वेताम्वर । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभाएँ शुप्त-काल में ही हुई । पहली महासभा वलभी मे 
३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचाये नागार्जुन (जैन नागार्जुन, बोद्ध 
नागार्जुन नही) थे | दूसरी महासभा भी वलभी में ही ४५३ ईस्बी में प्राचार्य क्षमा- 
श्रमण के सभापतित्व में की गयी । इन महासभाझञ्रों मे यह निउचय किया गया, कि 
जैन-धर्म के मान्य ग्रन्थों के शुद्ध पाठ कौन-में हैं, श्रौर जैनों के कौन-से सिद्धान्त 
प्रामाणिक हैं । श्वेताम्बर सम्प्रदाय मुख्यतया पश्चिमी भारत में प्रचलित था । वलभी 
झौर मथुरा उसके सरब्वंप्रधान केन्द्र थे । दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी 
भारत में था, भ्रौर बंगाल की पुण्ड्वर्धन नगरी इस काल मे उसका केन्द्र थी । दक्षिण 
भारत में भी दिगम्बर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मैंसूर या कर्णाटक के निवासी 
प्राय: जैन-धर्म के ही श्नुयायी थे। सुदूर दक्षिण में तमिल लोगो में भी इस समय तक 
जैन-घर्म फेल चुका था । पलल्‍लव और पांडय-बशो के प्रनेक राजाओं ने भी जैन-धम्म 
को स्वीकार किया था। तमिल भाषा में जैन-धर्म की बहुत-सी पुस्तकों इस काल में 
लिखी गयी । तमिल-संस्क्ृति का सर्वप्रधान केन्द्र मदुरा था। वहाँ के 'संग्रमों' मे 
तामिल काव्य और साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुआ था । ४७० ईल्वी में जैन 
लोगो ने मदुरा में एक विशेष संगम” का आयोजन किया। इसका प्रध्यक्ष आचाय॑ 
चजाजनन्दी था। जैन-धर्म के तमिल ग्रन्थों के निर्माण में इस सग्म ने महत्त्व का कार्ये 
किया । दक्षिणी झ्ारकोट जिले की पाटलिकापुरी में जैनों का एक प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जहाँ मुनि सर्वेनन्दी ने ४५८ ईस्वी में लोकविभंग नाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की 
थी | जैन-दर्शन का भी विकास गुप्तकाल में हुप्रा । भ्राचार्य सिद्धसेन ने न्यायवार्त्ता की 


गुप्त युग का भारत २६७ 


शजना कर उस तर्कप्रणाली का प्रारम्भ किया, जिसके कारण श्रागे चलकर जैन-पण्डित 
दर्शन और न्याय में प्रन्य सम्प्रदायों के समकक्ष हो गये । 

धामिक सहिष्णुता--इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गुप्त-काल मे पौराणिक 
झाये-धर्म , बौद्ध-धर्म प्लोर जैन-घर्म भारत में साथ-साथ फल-फूल रहे थे । तीन मुख्य 
धर्मों और उनके बहुत-से सम्प्रदायों व मतमतातरों के एक साथ रहते हुए भी इस 
काल में साम्प्रदायिक विद्वेष का भ्रभाव था । सब मतों के झ्राचायं व पण्डित आपस में 
शास्त्रार्थों में व्यापृत रहते थे । श्रपने ग्रन्थों मे वे जहाँ एक दूसरे का युक्ति व तके द्वारा 
खण्डन करते थे, वहाँ पण्डित-मण्डलियों और जनसाघारण के समक्ष भी उनमें दास्त्रार्थ 
च वाद-विवाद होते रहते थे । पर इनके कारण जनता में घामिक विद्वेंष उत्पन्न नहीं 
होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिष्णु थे। सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त परम- 
भागवत थे, वे वंष्णव धर्म के अनुयायी थे । पर उन्होने भ्रपने राजकुमारों की शिक्षा 
के लिए भ्राचार्य वसुबन्धु को नियत किया था, जो अपने समय का प्रख्यात बौद्ध-विद्वान्‌ 
था । एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों के अनुयायी हो सकते 
थे । राजा शान्तमूल स्वयं वैदिक धर्म का मानने वाला था, पर उसकी बहिन, लड़कियाँ 
और पृत्रवधुएँ बौद्ध-धर्म की भ्रनुयायी थी । गुप्तवंश में भी कई सम्राट बौद्ध हुए। पुरु- 
गुप्त, नरसिहगुप्त और बुधगुप्त धर्म की दृष्टि से बौद्ध थे। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम का 
बडा लड़का वुरुगुप्त बौद्ध था, और छोटा लड़का स्कदगुप्त परमभागवत था । यह इस 
युग की धामिक सहिष्णुता का ज्वलन्त उदाहरण है। दान के अ्रवसर पर राजा लोग 
सब सम्प्रदायों को इष्टि मे रखते थे । सम्राट वैष्यगुप्त स्वयं शैव था, पर उसने महायान 
सम्प्रदाय के वैवत्तक सघ को उदारतापूर्वक दान दिया था। नालबन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध- 
विहार के वैभव का सूत्रपात वैष्णव-धर्मावलम्बी गुप्त-सम्राटों के दान से ही हुआ था । 
उच्च राजकीय कम चारियो को नियुक्त करते समय भी धर्म-भेद को कोई महत्त्व नहीं 
दिया जाता था । वैष्णव गुप्त-सम्राटों के कितने ही उच्च राजकर्मचारी बौद्ध थे। ये 
बौद्ध कमंचारी झपने धर्म का स्वतन्त्रता के साथ अनुसरण करते थे शौर श्रपनी श्रद्धा 
के श्रनुसार बौद्ध-विहारों श्रौर चैत्यो को सहायता देते थे । 

सनातन पौराणिक धर्म के विविध सम्प्रदायों मे भी इसी प्रकार सौमनस्य की 
भावना विद्यमान थी। प्राचीन आर्य-धर्म के इतिहास मे यह युग समन्वय का था। 
शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा ग्रादि देवी-देवता एक ही भगवान्‌ के विविध रूप हैं, यह स्मार्त 
भावना इस काल मे प्रारम्भ हो गयी थी । साधारण श्राय॑ं गृहस्थ सब मन्दिरों को, सब 
देवी-देवताओं को श्र सब धर्माचायों को सम्मान की दृष्टि से देखता था । 

पर बौद्ध और जैन धर्म सनातन पौराणिक घर्म से इस युग मे पृथक होते जा 
रहे थे। मौर्योत्तर-काल मे बौद्ध-भिक्षुओं भ्ौर जैन-मुनियो के प्रति श्रद्धा की जो भावना 
'सर्वेसाधारण भारतीय जनता में थी, वह अब क्षीण हो रही थी । इतका कारण यह हैं, 
'कि पौराणिक धर्म के पुतरुत्थान के युग में जो प्रबल धार्मिक ध्रान्दोलन शुरू हुए थे, 
उन्होंने जनता में बौद्धो और जैनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रज्वलित 
कर दिया था। पृष्यमित्र शुंग ने बोौद्धों पर जो अत्याचार किये, वे इसी भावना के 
“यरिणाम थे । ध्रब समय के साथ-साथ विधियों के प्रति बिरोध तो मन्‍्द पड गया था, 


श्द्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


पर बौद्ध लोग पौराणिक हिन्दुओ्रों से पृथक हैं, यह विचार जनता मे भलीमाँति उद्बुद्ध 
होने लग गया था । 


(४) गुप्त-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था 


साम्राज्य का सुशासन--मौर्य-वंश के शासनकाल के सम्बन्ध में जैसा परिचय 
कौटलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के सम्बन्ध में किसी 
ग्रंथ से नही मिलता । मैगस्थनीज जैसा कोई विदेशी यात्री भी इस काल में नहीं 
भाया । चीती यात्री फाइयान पाँचवी सदी के शू रू मे भारत-यात्रा के लिए श्राया था। 
बह पाटलिपुत्र मे रहा भी था। उसके भ्रमणकाल मे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का 
शासन था । भारत के बहुत बडे क्षेत्र मे उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाइयान 
पेशावर से बंगाल की खाड़ी तक सर्वेत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, आर्थिक दशा 
झादि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बोद्ध-भिक्षु था, बौद्धधर्म के तीर्थ॑स्थानों 
के दर्शन तथा धामिक ग्रन्थों के श्रनुशीलन के लिए ही वह इस देश में प्राया था । उसने 
भारत के प्रतापी सम्राट्‌ तक का नाम अपने यात्रा-विवरण मे नहीं लिखा । इसीलिए 
उसके विवरण से हमे गुप्त-सा म्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नही मिलता । पर 
फाइयान के निम्नलिखित वाक्य गुप्त-काल के शासन की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने 
के लिए पर्याप्त है-- 

“प्रजा प्रभूत और सुखी है ) व्यवहार की लिखा-पढ़ी श्लौर पंचायत कुछ नही 
है । वे राजा की भूमि जोतते है, श्रौर उसका अ्रश देते है । जहाँ चाहे रहे । राजा च 
प्राणदण्ड देता है, न शारीरिक दण्ड देता है । श्रपराधी की श्रवस्था के पझनुसार उत्तम 
साहस या मध्यम साहस का भ्रर्थदण्ड (जुर्माना) दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म 
करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है । राजा के प्रतीहार श्रौर सहचर वेतनभोगी 
होते है । सारे देश मे सिवाय चाण्डाल के कोई भ्रधिवासी न जीवहिसा करता है, न मद्य 
पीता है, और न लहसुन खातः है। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते 
है झौर नगर में जब आते है, तो सूचना के लिए लकडी बजाते चलते हैं, कि लोग जान 
जायें और बचकर चले, कही उनसे छू न जायेँ | जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं 
पालते, न जीवित पशु बेचते है, न कही सूनागार (वूचडखाने) और मद्य की दूकानें है। 
क्रय-विक्रय में कौडियो का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते 
श्रौर मास बेचते है ।” 

फाइयान जिन लोगो के साथ रहा था, उनका जीवन सचमुच ऐसा ही था । 
पर मास, मद्य श्रादि का सेवन सर्वसाधारण जनता में था या नहीं, इस विषय में 
बारीकी से परिचय प्राप्त करने का अ्रवसर फाइयान को नही मिला । बौद्ध, जैन और 
वेष्णव धर्मो के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और वैयक्तिक जीवन उस युग में 
नि सन्देंह बहुत ऊँचा था। राज्यशासन की उत्कृष्टता के विषय मे फाइयान के निर्देश 
वस्तुत. बड़े महत्त्व के है । फाइयान भारत में हजारों मीलो तक भ्रमण करता रहा । 
पर उसे कही भी चोर, डाक्‌ व उस्युओं का सामना नहीं करना पड़ा । लगभग दो सदी 
बाद जब हा नत्साग भारत-यात्रा को आया, तो कई जगह उस पर डाकुओं ने हमले: 


शुप्त युग का भारत २६६ 


किए । उस समय भारत में किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं था, और 
राजनीतिक प्रव्यवस्था के कारण देश में शान्ति नहीं रह गयी थी | पर फाइयान के 
झमय में प्रतापी शुप्त-समञ्राटों का हासन था, श्लौर सब जगह शांति विराज रही थी । 
यही कारण है, कि फाइयान ने देश को सुखी शरौर समृद्ध पाया । 

साजञ्राज्य का स्वरूप---कौटलीय भ्र्थशास्त्र जैसे ग्रंथ श्नौर मैगस्थतीज जैसे 
विदेशी यात्री के प्रभाव में भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन हैं, जिनसे हम गुप्त- 
साम्राज्य के शासन के सम्बन्ध मे बहुत-सी उपयोगी बातें जान सकते हैं । गुप्त-सम्राटों 
के जो बहुत-से शिलालेख व सिक्के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय में प्रकाश' 
डालते है । गुप्त-साम्राज्य के श्रन्तर्गत सब प्रदेशों पर गुप्त-समञ्राटों का सीधा शासन 
नहीं था । उनके श्रधीन अनेक महाराजा, राजा तथा गणराज्य थे, जो अपने श्रान्तरिक 
शासन में स्वतन्त्र थे । सामन्तों को उनके राज्य व शक्ति के अनुसार महाराजा व राजा 
कहते थे । सब सामन्‍्तों की स्थिति भी एक समान नहीं थी । झार्यावत्त या मध्यदेश के 
सामन्त गुप्त-सम्राटो के श्रधिक प्रभाव में थे । सुद्रवर्ती सामन्त प्राय: स्वतन्त्र स्थिति 
रखते थे, यद्यपि वे गुप्त-सम्राटों की अ्रधीनता को स्वीकार करते थे । यही दशा गण- 
राज्यों की थी । शासन की दृष्टि से हम गुप्त-साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट 
सकते हैं-- 

(१) गुप्त सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश--ये शासन की सुगमता के 
लिए भुक्तियो (प्रान्तों या सूबों) मे विभक्त थे। प्रत्येक भक्ति मे अ्रनेक विषय और 
उनके भी विविध विभाग होते थे । 

(२) पश्रार्यावर्त व मध्यदेश के सामन्‍्त-- इनको यद्यपि पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
थी, पर ये सम्नाट्‌ की ग्रधीनता में ही शासन-कार्य करते थे । 

(३) गणराज्य--प्राचीन यौघेय, मालव, आ्रार्जुनायन, प्रार्जुत, काक, खर्परिक 
भद्र आ्रादि अनेक गणराज्य गुप्तों के शासन-काल में भी विद्यमान थे। वे गुप्त-स म्राटो के 
प्रभुत्व को स्वीकार करते थे । 

(४) अधीनस्थ राजा--दक्षिण कोशल, महाकातार, पिप्टपुर, कोट्टू र, ऐरंड- 
पल्ल, देवराष्ट्र, अ्रवमुक्त श्रादि बहत-से राज्य इस काल मे पृथक्‌ रूप से विद्यमान थे | 
पर उनके राजाओ्रों ने गुप्त-सम्राटों की शक्ति के सम्मुख सिर भूका दिया था । 

(५) सीमावर्ती राज्य--असम, नेपाल, समतट, कतृ पुर श्रादि के सीमावर्ती 
राज्य प्रायः स्वतन्त्र सत्ता रखते थे | पर ये मेट-उपहार भेजकर व पश्राज्ञाओ्ों का पालन 
कर गुप्त सम्राटो को सन्तुष्ट रखते थे । 

(६) भ्रनुकल मित्र राज्य--सिहलद्वीप और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा 
के कुशाण-राजा गुप्त-प्तञ्नाटों को मेट-उपहार व कन्यादान आदि उपायो से मित्र बनाये 
रखने के लिए उत्सुक रहते थे । यद्यपि उनके राज्य गुप्त-साम्राज्य के अ्रन्तर्गत नही थे, 
तथापि वे गुप्त-सशञ्लाटो को ग्रपना अधिपति मानते थे । 

केन्द्रीय शासन--गुप्त-साम्राज्य का शासन सम्राट मे केन्द्रित था । मौर्यों के 
समान गुप्तों ने भी प्रपनी वेयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की थी, जिसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट' रूप में करते थे । ये 


२७० आरतौय संस्कृति का विकास 


गुप्त-राजा झपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परम भागवत”, परम दैवता 
झ्रादि विरुदो से विभूषित करते थे। विविध देवताश्रो झौर लोकपालो के प्रंशों से राजा 
धक्ति प्राप्त करता है, यह्‌ विचार उस समय बल पकड गया था। समुद्रगुप्त को एक 
शिलालेख में 'लोकधाम्नो देवस्थ' भी कहा गया है । इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 
लोक-नियमो के प्रनुष्ठान और पालन करने भर के लिए ही मनुष्यरूप था, वस्तुत: वह 
संसार मे रहने वाला 'देवता' ही था । राजाओं के प्रति यह देवी भावना इस युग की 
स्मृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताओ्रो के अश से बना होने के कारण देवी 
होता है, यह भाव याज्ञवल्क्य और नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटलीय अर्थशास्त्र 
के समय में यह विचार था प्रवश्य, पर इसका प्रयोग गुप्तचर लोग सर्व-साधारण लोगों 
मे राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही करते थे । पर गुप्त-काल तक यह एक 
सर्वेसम्मत सिद्धान्त हो गया था, और शिलालेखो तक में इसका उल्लेख होने लगा था। 
सम्राट्‌ को शासन काय॑ में सहायता देने के लिए मन्‍्त्री या सचिव होते थे, जिनकी 
कोई सख्या निश्चित नही थी । नारदस्मृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है, 
जिसके सभासद घधमंशास्त्र में कुशल, भ्रथ॑ज्ञान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी और क्षत्रु व 
मित्र को एक दृष्टि से देखने वाले होने चाहिएँ | राजा अपनी राजसभा के इन सभासदो 
के साथ राज्यकार्य की चिन्ता करता था, और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करता 
था । देश का कानून इस काल में भी परम्परागत धर्म, चरित्र और व्यवहार पर श्राश्रित 
था । जनता के कल्याण और लोकरंजन को ही राजा लोग अपना उद्देग्य मानते थे । 
इसका परिणाम यह था, कि गुप्त-सम्राट्‌ भी स्वेच्छाचारी व निरकुश नही हो 
सकते थे । 
साम्राज्य के मुख्य-मुख्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 'कुमारा- 
मात्य' कहते थे । कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे झौर दूसरे भी। साम्राज्य 
के विविध श्रगो--भुक्ति, विषय आदि का शासन करने के लिए जहाँ इनकी नियुक्ति की 
जाती थी, वहाँ सना, न्याय आदि के उच्च पदों पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य 
साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, और शासन-सूत्र का सचालन इन्ही के हाथो में 
रहता था । 
केन्द्रीय शासन के विविध विभागो को 'अधिकरण' कहते थे । प्रत्येक श्रधिकरण 
की भ्रपनी-अपनी मुद्रा (सील) होती थी । गुप्त-काल के शिलालेखो व मुद्राप्रो श्रादि से 
निम्नलिखित अधिकरणो और प्रधान राजकर्मचारियों के विषय मे परिचय मिलता है--- 
(१) महासेनापति--ग्रुप्त-सम्राट्‌ स्वय कुशल सेनानायक और योद्धा थे । वे 
दिग्विजयों व विजययात्राप्रों के श्रवसर पर स्वयं सेना का सचालन करते थे | पर 
उनके श्रधीन महासेनापति भी होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतया 
सीमान्त प्रदेशों मे, सेन्यसंचालन के लिए नियत रहते थे । सेना के ये सबसे बडे पदाधि- 
कारी 'महासेनापति' कहाते थे । 
(२) महादण्डनायक--महासेनापति के श्रधीन भ्रनेक महादण्डनायक होते थे, 
जो युद्ध के ग्रवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे । गुप्तकाल की सेना के तीन प्रधघात 
विभाग होते थे, पदाति, घुड़सवार और हाथी । महादण्डनायकों के भ्रधीन महाश्वपति, 


गुप्त युग का भारत २७१ 


प्रदवपति, महापीलपति, पीलपति झ्रादि अनेक सेनानायक रहते थे।। साधारण सैनिक 
को “चाट” झौर सेना की छोटी दुकड़ी को “चमू” कहते थे। चम का नायक “चमूप' 
कहलाता था । युद्ध के लिए परशु, शर, भंकुश, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच भ्रादि 
घनेकविध भ्रस्त्रों को अयुक्त किया जाता था । 

(३) रणभांडागारिक--सेना के लिए सब प्रकार की सामग्री (अस्व्-छास्त्र, 
भोजन श्रादि) को जुटाने का विभाग रणभांडागारिक के श्रघीन होता था। 

(४) महाबलाधिकृत--सेना, छावनी और व्यूहरचना का विभाग महाबलाध्यक्ष 
या महाबलाधिरृत के हाथ मे होता था। उसके अधीन प्रननेक 'अ्धिकृत' रहते थे । 

(५) दण्डपाशिक--पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दण्डपाशिक कहाता 
था । इसके नीचे खूफिया विभाग का अ्रधिकारी “चौरोद्धरणिक' व 'दूत' आ्रादि अनेक 
कर्मचारी रहते थे | पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे । 

(६) महासान्धिविग्नहिंक--इस उच्च अ्रधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यो, 
सामन्तो झौर गणराज्यो के साथ संधि या विग्रह की नीति का अ्रनुसरण करना होता था । 
यह सम्राट का अत्यन्त विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निर्धारण 
करता था। किन देशो पर भ्राक्रमण किया जाय, प्रधीनस्थ राजाओ व सामन्तों से क्‍या 
व्यवहार किया जाय, ये सब बाते इसी के द्वारा तय की जाती थी । 

(७) बिनय-स्थिति-स्थापक--मौय काल में जो काये धमं-महामात्र करते थे, 
वही गुप्त-काल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे। देश में धर्मनीति की स्थापना, 
जनता के चरित्र को उन्‍नत रखना, श्रौर विविध सम्प्रदायो मे मेल-जोल रखना इन्हीं 
झमात्यों का कार्य था । 

(८) भाडागाराधिकृत--यह कोषविभाग का श्रध्यक्ष होता था। 

(६) महाक्षपटलिक-- राज्य के सब श्रादेशो का रिकार्ड रखना इसके 
'अधिकरण' का कार्य था! राजकीय प्लाय-व्यय श्रादि के सब लेखे भी इसी प्रमात्य 
द्वारा रखे जाते थे । 

(१०) सर्वाध्यक्ष--यह सम्भवत. साम्राज्य के केन्द्रीय कार्यालय का प्रघान 
भ्रधिकारी होता था । 

इन मुख्य पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त, राज्य-कर को वसूल करने का विभाग 
'प्रुबाधिकरण” कहलाता था । इस अ्रधिकरण के भ्रधीन शझौल्किक (भूमिकर बसूल 
करने वाला), गौल्मिक (जगलों से विविध श्रामदनी प्राप्त करने वाला), तलवाटक व 
गोप (प्रामों के विविध कर्मचारी) आदि झनेक राजपुरुष होते थे । राजप्रासांद का 
विभाग बहुत विशाल होता था | महाप्रतीहार पोौर प्रतीहार नाम के झनेक कर्मचारी 
उसके विविध कार्यो को संभालते थे। सम्राट के प्राइवेट सेक्रेटरी को 'रहसि-नियुक्ता 
कहते थे । युवराजभट्टारक और युवराज के पदों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये 
जाते थे। सम्राट्‌ का बड़ा लड़का “युवराजभट्टारक' झौर अन्य लड़के 'युवराज” कहाते 
थे। द्यासन में इन्हें मनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे । यदि कोई युवराज (राजपुत्र) 
कुमारामात्य के रूप में कार्य करे, तो वह “युवराज कुमारामात्य” कहाता था। सन्नाद्‌ 
के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य 'परमभट्टारकपादीय कुमारामात्य” कहाते थे ॥ 


२७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


इसी प्रकार युवराज भट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी “युवराजभट्टारकपादीय 
कुमारामात्य' कहे जाते थे । राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासक व इसी प्रकार के 
झ्न्य ऊँचे राजपदों पर नियुक्त होकर शासन-कार्य मे सम्राट्‌ की सहायता करते थे । 
विविध राजकर्मचारियो के ताम गुप्तकाल में स्वथा नये हो गए थे । मौयेंकाल 
में सम्राट्‌ को केवल 'राजा' कहते थे । बौद्ध-धर्म के श्रनुयायी भ्रशोक सदृद्य राजा शपने 
साथ 'देवाना प्रिय: प्रियदर्शी! विशेषण लगाते थे। पर गुप्त सम्राट्‌ 'महाराजाधिराज' 
कहलाते थे, और अपने घमंके अनुसार 'परमभागवत' या 'परममाहेश्वर' या 'परमसौगत' 
विशेषण प्रयुक्त करते थे | पुराने मौर्यकालीन 'तीर्थों' का स्थान श्रव “प्रधिकरणों' ने ले 
लिया था । उनके प्रधान कमंचारी श्रब अधिकृत” कहाते थे । 
प्रान्तीय शासन--विशाल गुप्त-सा म्राज्य अ्रनेक राष्ट्रो या देशों मे विभक्त था । 
साम्राज्य मे कुल कितने देश या राष्ट्र थे, इसकी ठीक सख्या ज्ञात नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र 
मे अनेक “मृक्तियाँ' और प्रत्येक “मुक्ति में अनेक 'विषय' होते थे। भुक्ति को हम 
वर्तमान समय की कमिइनरी के समान सम# सकते हैं । गृप्तकालीन शिलालेखों में 
तीर, भुक्ति (तिरहुत), 'पुण्ड्रवर्धन, भुक्ति (दीनाजपुर, राजशाही झ्रादि), मग्रध, भुक्ति 
भ्रादि प्रनेक म्‌क्तियो का उल्लेख मिलता है । विषय वर्तमान समय के जिलो के समान 
थे । प्राचीन काल के महाजनपदों और जनपदो का अब श्रन्त हो गया था। सैकडों 
वर्षों तक मागघ साम्राज्य के अधीन रहने के कारण अपनी पृथक्‌ सत्ता की स्मृति श्रब 
उनमे बहुत मन्द पड गई थी। श्रब उनका स्थान भुक्तियों ने ले लिया था, जितका 
निर्माण शासन की सहलियत को दृष्टि मे रखकर किया जाता था । 
देश या राष्ट्र के शासक के रूप में प्रायः राजकुल के व्यक्ति नियत होते थे । 
इन्हे युवराज कुमारामात्य” कहते थे । इनके प्रपने-प्रपने महासेनापति, महादंडतायक 
श्रादि प्रधान कर्मचारी होते थे । युवराज-कुमा रामात्यों के श्रधीन भुक्तियों का शासन 
करने के लिए 'उपरिक' नियत किये जाते थे। उपरिकों की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा 
की जाती थी । इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियुक्त होते थे। प्रत्येक मुक्ति भ्रनेक 
“विषयो' मे विभक्त होती थी | बिपय के शासक “विषयपति' कहाते थे । इनकी नियुक्ति 
भी सम्राट द्वारा ही की जाती थी । 
गृप्तकाल के जो लेख मिले है, उनसे सुराष्ट्र, मालवा, मन्दसौर झौर कौशाम्बी, 
इन चार राप्ट्री का परिचय मिलता है । सुराष्ट्र का रप्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्र- 
गुप्त के समय में पर्णदत्त था, और मन्दसोर का शासन बच्धुवर्मा के हाथो में था । इसमें 
सन्देह नहीं, कि विशाल गृप्त-साम्राज्य में भ्रन्य भी अनेक राष्ट्र रहे होंगे, पर उनका 
उल्लेख इस काल के शिलालेखो मे नही हुप्ना है। 
भक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगपति झौर गोप्ता भी 
कहते थे। दामोदरगृप्त के समय मे पुण्ड्वर्धनभूक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज 
राजपुत्र देवभट्टारक' था । वह राजकुल का था । उससे पूर्व इस पद पर चिरतिदत्त रह 
चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
शासनकाल मे तीर, भक्ति का शासक सम्राट का पुत्र ग्रोविन्दग प्त था। इन उपरिक 
मेहाराजाओ की बहुत-सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं । हे 


गुप्त युग का भारत २७३ 


विषय (जिले) के शासक 'विषयपति' को अपने कार्य में परामशे देने के लिए 
एक सभा होती थी, जिसके सभासद्‌ “विषय-महत्तर' (जिले के बड़े लोग) कहाते थे । 
इनकी संख्या तीस के लगभग होती थी । नगरश्रेष्ठी, सार्थवाह (व्यापारियों का मुखिया), 
'भ्रथम कुलीन (शिल्पियों का मुखिया) झौर प्रथम कायस्थ (लेखक-श्रेणी का मुखिया), 
इस विषय-सभा में भ्रवश्य रहते थे । इनके प्रतिरिक्त जिले में रहनेवाली जनता के अन्य 
सुख्य लोग भी इसमें 'महृत्तर' के रूप में सम्मिलित होते थे । सम्भवतः, इन महत्तरोंकी 
नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं की जाती थी | विषयपति भ्रपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों 
को इस कार्य के लिए नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण जिले के शासन में 
सर्वेसाधारण जनता का पर्याप्त हाथ रहता था | विषयपति को यह भली-भाँति मालूम 
होता रहता था, कि उसके क्षेत्र की जनता क्या सोचती झऔर क्‍या चाहती है । 

विषय के शासक कुमारात्यों (विषयपतियों) का गुप्त-साम्नाज्य के शासन में 
बडा महत्त्व था । अ्रपने प्रदेश की सुरक्षा, शाति श्रौर व्यवस्था के लिए वे ही उत्त रदायी 
थे । उनके पश्रधीन राजकीय करो को एकत्र करने के लिए श्रनेक कर्मचारी रहते थे, 
जिन्हें युक्त, श्रायुक्त, नियुक्त श्रादि श्रनेक नामों से कहा जाता था। मौर्यकाल में भी 
जिले के इन कर्मचारियों को “युक्त' ही कहते थे। गृप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों की 
संज्ञा बदल गयी थी, पर छोटे राजपुरुषों की भ्रब भी वही संज्ञा थी, जो कम-से-कम 
सात सदियों से भारत में प्रयुक्त होती श्रा रही थी । विषयपति के श्रधीन दण्डपाशिक 
(पुलिस के कर्मचारी), चौरोद्धरणिक (खुकिया पुलिस), झ्रारक्षाधिकृत (जनता के रक्षार्थ 
नियुक्त कर्मचारी) और दण्डनायक (जिले की सेना के भ्रधिकारी) रहते थे । 

“विषय' में अनेक शहर भर ग्राम होते थे । शहरो के शासन के लिए 'पुरपाल! 
नाम का कर्मचारी होता था, जिसकी स्थिति कुमारामात्य की मानी जाती थी। पुरपाल 
केवल बडे-बडे नगरो मे ही नियुक्त होते थे । विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में 
परामर्श देते थे । पुरो की निगम-सभाएँ तथा व्यापारियों श्रौर शिल्पियो के संघ इस 
काल में भी विद्यमान थे। ग्रामो के शासन में पंचायत का बडा हाथ रहता था । इस 
युग मे पंचायत को 'पंच-मंडली' कहते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भ्रन्वतम 
सेनापति ग्रम्नकार्दव ने एक ग्राम की पंच-मण्डली को २५ दीनारें एक विशेष प्रयोजन 
के लिए दी थी । इसका उल्लेख साँची के एक शिलालेख मे किया गया है । 

राजकीय कर--ग् प्तकाल के लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इस 
युग में राजकीय झाय के निम्नलिखित साधन मुख्य थे-- 

(१) भाग कर--खेती मे प्रयुक्त होनेवाली जमीन से पैदावार का निश्चित भाग 
राज्यकर के रूप मे लिया जाता था । इस भाग की मात्रा १८ फी सदी से २५ फी सदी 
तक होती थी । यह भागकर प्राय. पैदाचार के रूप मे ही लिया जाता था । 

(२) भोग कर--मौयंकाल मे चुंगी के लिए शुल्क शब्द प्रयुक्त होता था, उसी 
को गुप्तकाल में भोग-कर कहते थे । 

(३) भूतोबात प्रत्याय--विदेशों से स्वदेश में आने वाले श्र देश मे उत्पन्न 
होनेवाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था, उसे भूतोवात-प्रत्याय कहते थे । 


२७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


अधोनस्थ राज्यों का शासत--गुप्त-सा्राज्य के अन्तर्गत जो भ्रधीनस्थ सामन्त 
राजा थे, उनपर सम्राट के प्रभुत्व का स्वरूप यह था, कि छोटे सामन्‍्त “विषयपति 
कुमारामात्यों' के शौर बड़े समन्‍्त भुक्ति के शासक 'उपरिक महाराज कुमारामात््यो 
के भ्रधीन होते थे । भ्रपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट्‌ विविध सामन्तों पर 
अपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे । 
इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा या सामन्तपद्धति 
(फ्यूडलिज्म) का विकास हो गया था । बडे सामन्तों के श्रधीन छोटे सामन्‍्त प्रौर उनके 
भी भ्रधीन और छोटे सामन्त होते थे । सम्राट्‌ $धगुृप्त के श्रधीत महाराजा सुरश्मिचन्द्र 
एक बडा सामनन्‍्त था, जिसके अधीनस्थ एक अन्य सामनन्‍्त मातृ विष्णु था। गुप्तन्सम्राटों 
के श्रधीन परिब्राजक, उच्छकल्प और वर्मन्‌ आदि विविध वशो के शक्तिशाली सामन्त 
महाराज अपने-झपने राज्यो मे शासन करते थे । इनकी अपनी सेनाएँ भी होती थी । 
ये झ्पना राजकीय कर स्वय बसूल करते थे और अपने श्रान्तरिक मामलो मे प्रायः 
स्वतंत्र थे। साम्राज्य के साधिविग्रहिक के निरीक्षण मे ये महाराज अपने शासन का 
स्वय संचालन करते थे। श्रनेक सामन्‍त महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट का 
नियन्त्रण श्रध्चिक कठोर था, और जिन्हे राजकीय कर को वसूल करने का भी पूरा 
अधिकार नही था । यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार 'फ्यूडल सिस्टम का 
विकास हो गया था, वैसा ही इस युग में भारत में भी हुआ ' गृप्तकाल में बडे और 
छोटे सब प्रकार के सामस्त थे, जो अपनी पृथक्‌ सेनाएँ रखते थे । प्रतापी गुप्त-सम्राटो 
ने इन्हे जीतकर अपने प्रधीन कर लिया था, पर इनकी पृथक्‌ व स्वतंत्र सत्ता को नष्ट 
नही किया था । 
शक, यवन, कुशाण आदि म्लेच्छो के झ्राक्रमणों से भारत मे जो अव्यवस्था भ्रौर 
अशाति उत्पन्त हो गयी थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध- 
साम्राज्य के उच्च महामात्रो ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर प्रपनी ज्ञक्ति को बढ़ा 
लिया श्लौर वे वशक्रमानुगत रूप से अ्रपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने 
लगे | अ्रव्यवस्था के युग में श्रनेक महत्त्वाकाक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी श्रपने पृथक्‌ 
राज्य कायम कर लिए थे गुप्त-सम्राटो ने इन सब राजा-महाराजाओ का भ्रन्त नहीं 
किया । यही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये न केवल पुनः स्वतन्त्र 
हो गये, पर परस्पर युद्धो और विजययात्राओो द्वारा श्रपनी शक्ति के विस्तार मे भी 
तत्पर हो गए । इसी का परिणाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत मे भ्रव्यवस्था छा गयी, 
झौर एक प्रकार के 'मात्स्यव्याय' का प्रारम्भ हो गया । इसीलिए तिब्बती लामा 
तारानाथ को यह लिखने का भ्रवसर मिला, कि इस काल मे 'हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय 
धौर वैश्य प्रपनी-प्रपती जगह राजा बन बैठा ।' सामन्त-महा राजाओं के प्रापस के युद्धों 
ने सचमुच ही मात्स्यन्याय की अ्रवस्था उत्पन्त कर दी थी । गुप्त-काल की सामन्त- 
पद्धति का ही यह परिणाम था, कि भारत में यशोधर्मा न्‍्लौर हष॑ वर्धन जैसे “ग्रासमुद्र- 
क्षितीश' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से किसी विशाल साम्राज्य की स्थापना 
नही कर सके । गृप्तो के साथ ही भारत भर मे एक दाक्तिशाली विशाल साम्राज्य की 
कल्पना भी समाप्त हो गयी । सामन्त-पद्धति का यह एक स्वाभाविक परिणाम था । 


गुप्त युग का भारत २७५ 


गुप्त-साम्राज्य के श्रधीत जो यौघेय, कुणिन्द, मालव, आझार्जूनाथन श्रादि अनेक 
गणराज्य थे, उनमें भी इस युग मे लोकतन्त्र शासन की परम्परा का ह्वास हो रहा था। 
कुछ विशेष शक्तिक्षाली कुलों में इन गणराज्यों की राजशक्ति केन्द्रित होती जा रही 
थी । ये कुलीन लोग भपने को 'महाराज' धौर 'महासेनापति' कहते थे। श्रपने युग की 
प्रवृत्ति के प्रभाव से गणराज्य भी नहीं बच सके, और धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार के 
ऐसे महाराजाझो के झ्धीत हो गये, जो सामन्‍्तो की-सी स्थिति रखते थे । 


(५) गुप्त-काल के सिक्‍के 


गृप्त-सम्राटो के बहुत-से' सिक्के इस समय में उपलब्ध हुए हैं। इस वश का 
इतिहास ही मुख्यतया इन सिक्‍को के आधार पर तैयार किया गया है। चम्द्रमुप्त 
प्रथम के केवल एक ही प्रकार के सिक्के मिले हैं। इनके एक ओर चन्द्रगुप्त मुकुट, कोट 
पायजामा और आभूषण पहने खडा है, उसके बाएँ हाथ में घ्वजा और दाहिने हाथ मे 
अ्रगूठी है। सामने वस्त्र श्लौर श्रामूषणो से सज्जित रानी कुमारदेवी है । राजा अपनी 
पत्नी को अंगूठी दे रहा है । इस सिक्‍के के बाँयी ओर “चन्द्रमुप्त' और दाँपी ओर 
'श्रीकुमा रदेवी' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है, जो सिह पर सवार 
है। लक्ष्मी के पैर के नीचे कमल है । साथ ही, नीचे 'लिच्छवय.' लिखा गया है । 
लिच्छविगण को सहायता से चन्द्रग॒ुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था, और अपने 
साम्राज्य की नीच डाली थी | लिच्छविकुमा री श्री कुमारदेवी से विवाह के कारण ही 
उसके उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ था। इसीलिए चद्द्रगुप्त प्रथम के इन सिक्‍को पर 
लिच्छवियों और कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गयी है । चन्द्रगुप्त के ये सिक्‍के 
सोने के है, श्रौर तोल में १११ ग्रेन हैं। 

समुद्रगुप्त के सिक्‍के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने और ताम्बे दोनो के 
बने हुए है । समुद्रगृप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्‍के प्रचारित किये थे | (१) गरुड़- 
ध्वजाकित---इनमे एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सम्नाट की खडी मूर्ति है । 
उसके बाँएं हाथ में ध्वजा श्र दाएँ हाथ मे अग्निकुण्ड मे डालने के लिए आहुति दिश्वाई 
पडती है । कुण्ड के पीछे गरुड़ध्वज है। सम्राट के बाएं हाथ के नीचे उसका नाम 
समुद्र ' या समुद्रगुप्त लिखा है । सिक्‍के के दूसरी ओर 'समरशत विततविजयी जितारि- 
पुरजितो दिव॑ जयति” लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर सिहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति 
है । यह वस्त्र शौर झाभूषणो से सुसज्जित है, तथा साथ ही “पराक्रम. लिखा है । 
(२) इन सिक्‍को में धनुष-बाण लिए हुए सम्राट्‌ की मूर्ति गरंडध्वज के साथ है । बाएँ 
हाथ के नीचे सम्राट का नाम 'समुद्र' लिखा है, भ्रौर चारों शोर 'अ्रप्रतिरथों विजित्य 
क्षिति सुचरिते: दिवं जयति' लिखा है। सिक्‍के के दूसरी श्रोर सहासन पर विराजमान 
लक्ष्मी की मूर्ति है, झौर “झप्रतिरथ:ः लिखा है। (३) इन सिक्‍कों मे एक शोर परछु 
लिए सम्राट्‌ की मूत्ति है। साथ ही दाहिनी तरफ एक छोटे बालक का चित्र है। बाँयी 
तरफ समुद्र था 'समुद्रगुप्त' लिखा है, झौर चारों भ्लोर “कृतांतपरशुजंयत्यजितराजजेता- 
ज़ित:' लिखा है। सिक्‍के के दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, 
झोर नीचे 'परशु: लिखा है। (४) इस सिक्कों में एक झोर घनुष-बाण से सज्जिक 


२७६ भारतीय संस्कृति का विकास 


सम्राट्‌ का चित्र है, जिसे एक व्याप्र का संहर करते हुए दिखाया गया है। सम्राट के 
बाएँ हाथ के नीचे “व्याध्रपराक्रम: लिखा है । सिक्‍के के दूसरी शोर मकर पर खड़ी 
हाथ में कमल लिए गंगा देवी का चित्र है, और नीचे “राजा ससुद्रगुप्त' लिखा है । 
(५) इन सिक्‍कों में एक ओर संगीतप्रेमी सम्राट का चित्र है, जो एक पृष्ठयुक्त पयंडू: 
पर बैठा हुआ जाँघ मोडे हुए वीणा बजा रहा है। चारो झोर 'महाराजाधिराज श्री 
समुद्रगुप्त' लिखा है । सिक्‍के के दूसरी श्रोर भ्रासन पर बैठी हुई एक देवी की मूर्ति है, 
भौर साथ मे “समुद्रगुप्त” लिखा है। (६) ये सिक्‍के प्रद्वमेध यज्ञ के उपलक्ष में प्रचा- 
रित् किए गए थे । इनमे एक श्रोर यूप से बँघे हुए यज्ञीय भ्रभव की मूर्ति है, प्रौर चारों 
झोर “राजाधिराज: पृथिवी विजित्वा दिवं जयत्याहृतवाजिमेघ: लिखा है। सिक्के के 
दूसरी श्लोर चंवर लिए हुए राजमहिषी का चित्र है, और “पअश्वमेधपराक्रम. लिखा है । 
समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भार में ११८.१२२ ग्रेत है। उसके ताम्बे के भी सिक्के 
मिले हैं, जिनपर गरुड़ का चित्र और 'समुद्र' लिखा है । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की दृष्टि से तीन प्रकार के हैं, 
१२१ ग्रेन, १२४ ग्रेन और १३२ ग्रेन के । चित्रों की दृष्टि से ये पाँच प्रकार के हैं--- 
(१) इनके एक शोर धनुष-बाण लिए हुए चन्द्रमुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूर्ति है, और 
साथ में गरुडध्वज है। दूसरी ग्रोर कमलासन पर बंठी हुई लक्ष्मी की मृति है । (२) 
इन सिक्‍की के एक श्रोर खड़े हुए रूप मे राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार 
की मूठ पर है, श्रौर पीछे एक वामन छत्र पकड हुए खडा है । दूसरी पश्रोर कमल पर 
खडी लक्ष्मी को मूर्ति है। (३) इन सिक्‍कों मे एक तरफ सम्राट पर्यक पर बैठा है, उसके 
टाएँ हाथ में कमल है, और बारयाँ हाथ पयंडू पर टिका हुआ है । सिक्के के दूसरी श्रोर 
सिहासन पर श्रासीत लक्ष्मी का चित्र है। (४) इनमे एक ओर सम्राट को धनुष- 
बाण द्वारा सिंह को मारते हुए दिखाया गया है, और दूसरी श्रोर सिह पर विराजमान 
लक्ष्मी का चित्र है। (५) इन सिक्‍कों में एक ओर घोडे पर चढे हुए सम्राट्‌ का चित्र 
है, और दूसरी ओर झ्ासन पर विराजमान देवी की मूर्ति है, जिसके हाथ मे कमल है। 
इन सब सिक्‍को पर 'महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त', 'क्षितिमवजित्य सुचरिति: दिव जयति 
विक्रमादित्य , “नरेन्द्रचन्द्र.प्रथितदिवं जयत्यजेय भुवि सिहविक्रम”, “नरेन्‍्द्रसिहचन्द्रगुप्त: 
पृथिवी जित्वा दिव जयति' आदि अनेक प्रकार की उक्तिया उल्लिखित हैं । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के श्रनेक सिक्‍के चाँदी के भी मिले हे । इनमें सम्राट के 

अ्रधेशरी र (बस्ट) की मूर्ति है, और दूसरी शोर गरुड का चित्र है। इनपर 'परम- 
भागवत महाराजाघिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य विक्रमा दित्य., भ्रथवा “श्रीगुप्तकुलस्य महाराजा- 
घिराज श्रीचन्द्रगुण्त विक्रमांकस्थ' लिखा है। इस सम्नाट्‌ के ताम्बे के बने हुए भी कुछ 
सिक्‍के मिले हैं, जिन पर गरुड का चित्र है। 

गुप्त-सम्राटो मे सबसे भ्रधिक सिक्‍के कुमा रगुप्त प्रथम के मिले है । ये सिक्‍के 
भार में १२४ श्र १२६ ग्रेत हैं। चित्रों की इष्टि से ये नौ प्रकार के हैं--(१) इनके 
एक और धनुष-बाण लिए सम्राट का चित्र है, और दूसरी ओर कमलासन पर बैठी 
देवी की मूर्ति है। (२) इनके एक ओर तलवार की मूठ पर हाथ ठेके हुए सम्नाद की 
मूर्ति है, श्रौर साथ में गरुड़ष्वज भी है। दूसरी ओर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का 


गुप्त युग का भारत २७७ 


चित्र है। (३) इनमें एक शोर यज्ञीय भ्रश्व है, दूसरी शोर अस्त्रों और श्लाभृषणों से 
सुसज्जित राजमहिषी की मूर्ति है । (४) इनमें एक झोर घोड़े पर सवार सम्राट का' 
चित्र है, झौर दूसरी श्रोर हाथ में कमल का फूल लिए एक देवी बैठी है । (५) इनमें 
एक झ्ोर सिंह को मारते हुए सम्राट्‌ का चित्र है, और दूसरी ओर सिंह पर आरूढ 
ध्म्बिका की मूर्ति है। (६) इनमें एक झोर धनुष-बाण से व्यात्र को मारते हुए सम्राट 
का चित्र है, दूसरी शोर मोर को फल खिलाती हुई देवी की खडी मूर्ति है। (७) इनमे 
एक ओर मोर को फल खिलाते हुए सम्राट्‌ खडा है, और दूसरी ओर मयूर पर विराज- 
मान कारतिकेय की मूर्ति है। (5) इनमे एक ओर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके 
दोनों तरफ दो स्त्रियाँ है। सिक्‍के के दूसरी धोर एक देवी बेढी हुई है। (६) इनमे 
एक ओर हाथी पर सवार सम्नाट्‌ का चित्र है, और दूसरी श्रोर हाथ मे कमल लिए 
हुए लक्ष्मी की खडी मृत्ति है । 

इन सिक्‍को पर “क्षितिपतिरजितमहेद्र: कुमा रगुप्तो दिवं जयति', “गुप्तकुलब्योम- 
राशि: जयत्यजेयो जितमहेन्द्र:' 'कुमारग॒प्तो विजयी सिहमहेंद्रो दिवं जयति' श्रादि अनेक 
लेख उत्कीर्ण हैं। कुमा रग॒प्त के चाँदी और ताम्बे के भी बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए है । 

स्कन्दगुप्त के सोने के सिक्के भार मे १३२ और १४४ ग्रेत के मिले है। ये दो 
प्रकार के हैं--(१) इनमे एक ओर धनुष-बाण धारण किए सम्राट का चित्र है, और 
दूसरी शोर पदमासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूत्ति है। (२) इतमे एक शोर सम्राट 
आर राजमहिषी के चित्र हैं, बीच मे गरुड्ष्वज है, औऔऔर दूसरी श्रोर कमल हाथ मे 
लिए हुए देवी की मूर्ति है। सिक्‍क्रो पर भी श्रतेक लेख उत्कीर्ण है। स्कन्दगुप्त के भी 
चाँदी और ताम्बे के अ्रतेक सिक्के उपलब्ध हुए है । 

स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगुप्त, नर्रासहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, 
बुधगुप्त, वेण्यगृप्त भ्रादि प्रायः सभी गुप्त-सम्राटो के सिक्के मिलते है । इत सब मे प्रायः 
'विजितावनिरवनिपति: कुमारग्प्तो दिव जयति' के सब्श लेख उत्कीर्ण है। सम्राट का 
नाम बदलता जाता है, पर लेख प्राय. इसी के सदरश रहता है । 


(६) गशुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर 


पाटलिपुत्र--गप्त-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके विषय मे 
चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है--“मध्यदेश से यह लगर सबसे बडा है। इसके 
निवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली है । दान और सत्य में स्पर्घालु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा 
होती है । दूसरे मास की श्राठवी तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ 
बनते है । यह यूप पर ठाटी जाती हैं, जिसमे धुरी श्र हसें लगे रहते है । यह २० 
हाथ ऊँचा और सूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा 
मढ़ा जाता है । भाँति-भाँति की रंगाई होती है । देवताओं की मृतियाँ सोने-चाँदी श्ौर 
स्फटिक की भव्य बनती हैं । रेशम की ध्वजा और चाँदनी लगती है। चारों कोनों पर 
कलगियाँ लगती हैं । बीच में बुद्धेव की मृति होती है, और पास मे बोधिसत्व खड़ा 
किया जाता है । बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर और भड़कीले, सब के रंग न्यारे। 
नियत दिन शझ्रास-पास के यति और गृही इकटठे होते है | गाने-बजाने वाले साथ लेते 


र७५८ भारतीय संस्कृति का विकास 


हैं। फूल और गंध से पूजा करते है। फिर ब्राह्मण प्राते हैं, झौर बुद्धदेव को नगर में 
पघारने के लिए निमन्त्रण करते है। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो 
'रात बीत जाती हैं। सारी रात दीया जलता है। गाना-बजाना होता है । पूजा होती है । 
जनपद-जनपद में ऐसा ही होता है । जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदावतें 
झौर भ्रौषधालय स्थापित करते है । देश के निर्धन, अपग, अनाथ, विधवा, नि.संतान, 
लूले, लंगडे और रोगी लोग इस स्थान पर श्राते है, उन्हे सब प्रकार की सहायता 
मिलती है। वैद्य रोगो की चिकित्सा करते है वे श्रनुकूल भौषध झौर पथ्य पाते है । 
भ्रच्छे होते हैं, तब जाते है । 
फाइयान को बौद्ध-धर्म के अनुष्ठानो व तीर्थस्थानो को देखने के अतिरिक्त श्रन्य 
किसी काम के लिए अभ्रवकाश नही था । पाटलिपुत्र आकर उसने प्रणोक के पुराने राज- 
प्रासाद, स्तृपो श्रौर विहारों को ही देखा । पर उसके विवरण से इसमे कोई सन्देह नहीं 
रह जाता, कि ग॒प्त-सम्राटों के शासनकाल मे पाटलिपुत्र बहुत समृद्ध नयर था, श्र 
उसके निवासी भी सम्पन्त और समुद्धिशाली थे। वे रथयात्राप्रो मे बडे शोक से आामिल 
होते थे, श्रौर खूब दिल खोलकर दान-पुण्य करते थे । 
बैशाली--पाटलिपुत्र के समीप ही वेशाली ग्प्तकाल की एक प्रत्यन्त समृद्धि- 
शाली नगरी थी । इसके अ्रवशेपों में बहुत-सी मोहरों के साँचे मिले है, जिन्हें वैशाली 
के “श्रेष्ठीसाथेवाहकुलिकनिगम' की श्रोर से काम में लाया जाता था । ऐसा प्रतीत होता 
है, कि इस विज्ञाल नगरी के श्रेप्ठी (साहुकार), साथंवाह (व्यापारी) और कुलिक 
(शिल्पी) लोगो का एक बडा (निगम) संघ था, जो श्रपनी मोहर से मुद्रित कर विविध 
व्यापारिक झ्रादेश जारी किया करता था । 
उज्जयिनी--गुप्त-काल मे उज्जयिनी भी बहुत ममृद्ध दशा में थी। गप्त- 
सम्राट्‌ प्राय. वहाँ ही निवास करते थे । विशेषतया, शको को परास्त करने के बाद जब 
साम्राज्य पश्चिम मे गुजरात-काठियावाड तक विस्तृत हो गया था, तब उज्जयिनी ने 
साम्राज्य की द्वितीय राजघानी का पद प्राप्त कर लिया था । ज्योतिष के अनुशीलन 
का यह बड़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने यहीं प्रपनी वेध- 
शाला बनाई थी, और देश तथा काल की गणना इसी को प्राधार बनाकर की थी । 
गुप्तो के बाद भी भारतीय ज्योतिषी उज्जग्रिनी को ही भ्राघार बनाकर देश श्रौर काल 
की गणना करते रहे, और यहाँ की वेधघशाला भारत मे भत्यन्त प्रसिद्ध 7ही । 
दशपुर--गु प्त-काल मे मालवा का दशपुर भी एक भत्यन्त समृद्ध नगर था । 
सम्राट्‌ कुमारगुप्त के समय के मन्दसौर मे प्राप्त एक शिलालेख में इस नगर के सौन्दर्य 
झर वेभव का बडा उत्तम वर्णन किया गया है। इसके गगनचुम्बी सुन्दर प्रासादो की 
माला, रमणीक वाटिकाश्रों की छटा, मदमतल हाथियो की क्रीड़ा, पिजरबद्ध हंसों के 
विलास और रमणियों के संगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, कि दशपुर 
एक बहुत ही समृद्ध नगर था | इस शिलालेख के रचयिता कवि वत्सभट्ठि ने दशपुर 
का वर्णन करते हुए लिखा है--इस नगरी में कैलाश के छिखर के समान ऊँचे मकानों 
की पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थीं, मानो गगन को छूते हुए विमानों की मालाएं हों । 


गुप्त युग का भारत २७६ 


नगर में बहुत से उद्यान और तालाब थे, जिनमें विविध प्रकार के पक्षी हर समय कलरव 
करते रहते थे । 

इनके झ्रतिरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी, चम्पा, ताम्रलिप्ति, कान्यकुब्ज 
आदि अन्य बहुत-सी नगरियाँ भी इस काल में सम्पन्न अवस्था में विद्यमान थीं । 
'फाइयान ले इन सबकी यात्रा की थी । इनके विहारों, स्तूपों, भिक्षुग्रों ग्रादि के सम्बन्ध 
में तो फाइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही है कि इनके वेभव, समृद्धि, आर्थिक 
चशा व सामाजिक जीवन के विषय में इस चोनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया। 


(७) च्ोनी यात्री फाइयान 


फाइयान का उल्लेख पहले किया जा च॒का है। वह चीन के गन्यतम प्रदेश 
शेन-सी की राजधानी चाग-गान का रहने वाला था। उसके समय तक चीन में ब्ौद्धधर्म 
का प्रचार हो चुका था, और बहुत-से लोग भिक्षू-जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे। 
फाइयान बचपन में प्रव्रज्या ग्रहण करके बौद्ध-धर्म के अ्रध्ययन में ही अपना सम्पूर्ण 
समय व्यतीत कर रहा था | उसने विचार क्रिया, कि चीन में जो विनयपिटक हैं, वे 
श्रपूर्ण है । प्रामाणिक धर्मे-ग्रन्थयों की खोज में उसने भारत यात्रा का सकल्‍प किया । 
चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहाँ से भ्रपने देश को वापस लौटने तक उसे कुल 
१५ वर्ष लगे | चौथी सदी के अन्त में वह चीन से चला था, और सम्राट्‌ चन्द्रग॒ुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवीं सदी के शुरू में उसने भारत के विविध 
प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसके यात्रा-विवरण में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग 
उद्धुत करते है, जो इस युग के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं । 

“इस देश (शेन-शेन, पूर्वी तुकिस्तान में) के राजा का धर्म हमारा ही है। 
यहाँ लगभग चार हजार से अधिक श्रमण रहँते हैं। सब॑ के सब हीनयान सम्प्रदाय के 
अनुयायी हैं । इधर के देश के सब लोग क्‍या गृहस्थ प्लौर क्या भिक्षु, सब भारतीय 
आचार और नियम का पालन करते है । यहाँ से पश्चिम में जिन-जिन देशों में गये, 
सभी में ऐसा ही पाया ९ सब गुहत्यागी विरक्त भारतीय ग्रन्थों पौर भारतीय भाषा का 
अध्ययन करते है । 

“खोतन जनपद सुखप्रद शौर सम्पन्न है ! झ्रधिवासी धामिक हैं । 

“कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से अधिक भिक्षु हैं। सब महायान के पश्नुयायी 
हैं!” 

“किचा के श्रमणों का झ्राचार आइचर्यजनक है, इतना विधिनिषेधात्मक कि 
बर्णनातीत है । 

“शांघार देश के निवासी सब हीतयान के अनुयायी हैं । तक्षशिला में राजा, 
सन्‍्त्री और जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों की) पूजा करते हैं। इन स्तूपों पर पुष्प 
और दीप चढ़ाने वालों का ताँता कभी नहीं टूटता । 

“यहाँ (पुष्पपुर या पेशावर में) सात सो से प्रधिक श्रमण होगे । जब मध्याह्व 
होता है, भ्रमण भिक्षापात्र लेकर निकलते हैं । 


२८० भारतीय संस्कृति का विकास 


“(पेशावर से) दक्षिण दिदा में १६ योजन चलकर जनपद की सीमा पर हेलो 
(हेड्डा) नगर में पहुँचे, यहाँ विहार पर सोने के पत्र चढे हैं, और सप्तरत्न जड़े हैं । 

“(मथुरा को जाते हुए) मार्ग मे लगातार बहुत-से विहार मिले, जिनमें लाखों 
श्रमण मिले । सब स्थानों मे होते हुए एक जनपद मे पहुँचे, जिसका नाम मथुरा था। 
नदी के दाएँ-बाएँ किनारे बीस विहार थे, जिनमे तीस हजार से भ्रधिक भिक्षु थे । भ्रब 
तक बौद्ध-धर्म का प्रच्छा प्रचार है । मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों के' 
प्रधिपति बौद्ध-धर्म के अ्रनुयायी मिले । भिक्षुसघ को भिक्षा कराते समय वे श्रपने मुकुट 
उतार डालते है । अपने बन्धुओं और भ्रमात्यों सहित अ्रपने हाथो से भोजन परोसते है | 
परोस कर प्रधान महासंघ (स्थविर) के भागे श्रासन बिछाकर बैठ जाते है । संघ के 
सामने खाट पर बैठने का साहस नही करते । तथागत के समय मे जो प्रथा राजाप्रों में 
भिक्षा कराने की थी, वही श्रब तक चली झाती है । 

“यहाँ से दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण सम है । प्रजा 
प्रभूत और सुखी है । व्यवहार की लिखा-पढी श्लौर पंचायत कुछ नही है। लोग राजा 
की भूमि जोतते है, और उपज का श्रंश देते हैं । जहाँ चाहे जायें जहाँ चाहे रहें । राजा 
न प्राणदण्ड देता है, और न गारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को श्रवस्थानुसार उत्तम 
साहुस व मध्यम साहस का श्रर्थदण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युकम करने पर 
दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार शौर सहचर वेतनभोगी हैं । सारे 
देश मे कोई झधिवासी न जीवहिसा करता है, न मद्य पीता है, और न लहसुन-प्याज 
खाता है, सिवाय चाण्डाल के । दस्यु को चाण्डाल कहते है । वे नगर के बाहर रहते हैं, 
झौर तगर में जब बेठते है, तो सूचना के लिए लकडी बजाते चलते है, कि लोग जान 
जायें और बचकर चलें, कही उनसे छू न जाएं । जनपद मे सूझ्नर और मुर्गी नही पालते, 
न जीवित पशु बेचते है, न कही सूतागार और मद्य की दुकानें है। क्रय-विक्रय में 
कौड़ियो का व्यवहार है। केवल चाण्डल मछली मारते, मुगया करते झ्लौर मांस 
बेचते है । 

“श्रमणो का कृत्य शुभ कर्मो से धनोपार्जन करना, सूत्रों का पाठ करना और 
ध्यान लगाता है। झागंतुक (अतिथि) भिक्षु आते है, तो रहने वाले (स्थायी) भिक्षु 
उन्हें आगे बढ़ कर लेते है। उनके भिक्षापात्र और वस्त्र स्वयं ले आते हैं। उन्हे पैर 
धोने को जल और सिर मे लगाने को तेल देते हैं। विश्वाम ले लेने पर उनसे पूछते हैं, 
कि कितने दिनो से प्रव्रज्या ग्रहण की है । फिर उन्हे उनकी योग्यता के प्रनुसार आवास 
देते हैं, और यथानियम उनसे व्यवहार करते है । 

“जब भिक्षु वार्षिकी अग्रहार पा जाते है, तब सेठ और ब्राह्मण लोग वस्त्र और 
प्रन्य उपहार बाँटते है। भिक्षु उन्हें लेकर यथाभाग विभक्त करते है । बुद्धदेव के बोधि- 
प्राप्ति-काल से ही यह रीति, श्राचार-व्यवहार और नियम अविच्छिन्त लगातार चले 
श्ाते हैं। हियंतु (सिन्धु नदी) उतरने के स्थान से दक्षिण भारत तक भ्ौर दक्षिण 


समुद्र तक चालीस-पचास हजार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमें कही पव॑त भरते 
नही है, नदी का ही जल है। 8329 2 


गुप्त युग का भारत र८र 


“((कान्यक्रुब्जअ--कन्नौज) सगर गंगा के किनारे है। जो संघाराम हैं, सब हीन- 
यान के प्नुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने अपने 
द्षिष्यों को उपदेश दिया था । 

“दक्षिण दिश्ला में चले | भ्राठ योजन चलकर कोशल जनपद के नगर श्रावस्ती 
में पहुँचे । नगर में बहुत कम प्रधिवासी हैं, भौर जो हैं, तितर-वितर है । सब मिलाकर 
दो सौ से कुछ भ्रधिक घर होगे । 

“मध्यदेश में ६६ पाषण्डों (सम्प्रदायों) का प्रचार है। सब लोक-परलोक को 
मानते है । उनके साधुसंघ हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते । सब 
नाना रूप से धर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गों पर धर्मशालाएं स्थापित की हैं । वहाँ झ्राये- 
गये को आवास, खाट, बिस्तर, खाना-पीना मिलता है। यति भी वहाँ झाते-जाते और 
निबास करते हैं । 

“कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खण्डहर और उजाड है। 
कुछ श्रमण रहते है, और दस घर अधिवासी है। कपिलवस्तु जनपद जनशून्य है । 
श्रधिवासी बहुत कम है । मार्ग मे इवेत हस्ती प्रौर सिंह से बचने की प्रावश्यकता है, 
बिता सावधानी के जाने योग्य नही है । 

“राजगृह नगर के भीतर सुनसान है, कोई मनुष्य नही। 

“दक्षिण जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह झौर दुस्तर है + कठिनाइयो को 
भेलकर जाने के इच्छुक सदा धन और उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, श्रौर जनपद के 
राजा को देते है। राजा प्रसन्‍न होकर रक्षक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से 
दूसरी बस्ती तक पहुँचाते और सुगम मार्ग बताते है । 

“ताम्नलिप्ति नगर एक बन्दरगाह है, इस जनपद में २४ संघाराम है । श्रमण 
संघ में रहते है । बोद्ध-धर्म का श्रच्छा प्रचार है | 

फाइयान के इन उद्धरणों मे भी यद्यपि बौद्ध-धर्म की दशा का ही चित्रण 
झधिक है, पर उस समय के भारत का कुछ-न-कुछ निदर्शन इनसे झवष्य मिल 
जाता है। पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे बडा नगर था, वहाँ के निवासी 
सम्पन्न श्र समृद्ध थे । फाइयान वहाँ तीन साल तक रहा । बौद्ध-धर्मं के जिन ग्रन्धो 
का वह भ्रष्ययन करना चाहता था, वे सब उसे वही मिले । पर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, 
राजगृह आदि प्ननेक पुराने नगर इस समय खण्डहर हो चुके थे । 


(८5) आर्थिक जीवन 


व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेणियों श्रौर निग्रमों में संगठित थे । 
गुप्तकाल के शिलालेखों श्रौर मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय मे न केवल 
श्रेष्ठियो और सार्थवाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध व्यवसायी भी 
अपनी-अपनी श्रेणियों मे सगठित थे । जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था । यही कारण 
है, कि इनके पास रुपया विविध प्रयोजनों से घरोहर (प्रक्षयनीवि रूप मे या सामयिक 
रूप में) रखा दिया जाता था, और ये उसपर सूद दिया करते थे । इन निगमों व 
छेणियों का एक मुखिया और उसको परामशे देने के लिए चार गया पाँच व्यक्तियों की 


र८२ भारतीय संस्कृति का विकास 


एक समिति रहती थी। कुमारणुप्त प्रथभ के समय के एक शिलालेख में पटकारों 
(जुलाहों) की एक श्रेणी का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से शझ्लाकर दशपुर में 
बस गयी थी। स्कन्दगुप्त के एक शिलालेख में “इन्द्रपुरनिवासिनी तैलिक श्रेणी! का 
उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, वणिक्‌ प्रादि की भी श्रेणियों 
का उल्लेख इस थुग के लेखों मे है। भ्रकेले वेशाली से २७४ मिट्टी की मोहरें मिली 
हैं, जो विविध लेखो को मुद्रित करने के काम में श्राती थी । ये मोहरें 'श्रेष्ठीसार्थवाहकु- 
लिकनिगम' की हैं । उस काल में वेशाली में साहुकार, व्यापारी झ्ौर शिल्पयों को 
श्रेणियों का यह सम्मिलित शक्तिशाली नियम था। इसका कार्य भारत के बहुत-से 
नगरों में फैला हुआ था । जो पत्र इस निगम द्वारा भेजे जाते थे, उन्हे बन्द करके 
ऊपर से ये मोहरें लगाई जाती थी, ताकि पत्र सुरक्षित रहे । निगम की मोहर (कामन- 
सील) के अतिरिक्त इन पत्रो पर एक और मोहर भी लगाई जाती थी, जो सम्भवतः 
विविध नगरो मे विद्यमान निगमशाखाओ के अध्यक्ष की निजी मोहर होती थी । 

वेशाली के इस निगम के भ्रतिरिक्त अन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम 
गुप्तकाल में विद्यमान थे । वर्तेमान समय के बेको का काय॑ इस काल मे ये श्रेणियाँ 
श्रौर निगम ही करते थे । अपने झंगडों का निर्णय भी वे स्वय करते थे । उनका अपना 
न्यायालय होता था, जिसमें धर्म, चरित्र भर व्यवहार के अनुसार निर्णय किया जाता 
था । इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयपति की राजसभा में भी सभासद रहते थे । 
गुप्तकाल के झ्ाथिक जीवन में इत श्रेणियों व निगमों का बडा महत्त्व था । 

श्रेणियाँ छोटी भ्रौर बडी सब प्रकार की होती थीं । श्रेणी का मुखिया प्राचार्य 
कहलाता था। उसके साथ बहुत-में शामिर्द (अ्रंतेवासी) रहते थे, जो आचार्य के घर में 
पुश्नो की तरह निवास करते थे। नारदस्मृति ने इस विषय को बहुत ग्रच्छी तरह स्पष्ट 
किया है। वहाँ लिखा है-जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बांधवों की 
श्रनुमति लेकर श्राचार्य के पास जाय और उससे समय श्रादि का निद्चय कर उसी के 
पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख लिया जाय, तो भी जितने काल का फैसला 
किया गया हो, उतने समय तक अवश्य ही गुरु के घर में निवास करे । आचार्य अपने 
प्रन्तेवासी के साथ पुत्र की तरह व्यवहार करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे अपने 
पास से भोजन देवे और उसे भली-भाँति शिल्प की शिक्षा दे । जब प्रंतेबासी शिल्प को 
सीख ले, भौर निश्चित किया हुआझ्ला समय समाप्त हो जाय, तब आचार्य को दक्षिणा 
देकर वह अ्रपने घर लौट झ्राये । 

नारदस्मृति के इस सन्दर्म से एक छोटी श्रेणी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । 
झाचाय॑ के घर मे जो अंतेवासी रहते थे, वे एक तिश्चित समय तक शागिर्दी करने के 
लिए श्रतिज्ञा करते थे। इस बीच मे झ्राचार्य उनसे शिल्प-सम्बन्धी सब काम लेता था, 
बदले में केवल भोजन या निर्वाह का खर्चा देता था। प्ाचार्य के प्रधीन बहुत-से अंतेवासी 
रहा करते थे । उसे मजदूर रखने की भ्रावश्यकता नही होती थी । निर्धारित समय 
समाप्त हो जाने पर ये भ्रंतेवासी भ्रपना स्वतन्त्र व्यवसाय कर सकते थे। भारत में ऐसी 
श्रेणियाँ मौयंकाल व उससे भी पहले से चली प्रा रही थी। पर गुप्त-युग में श्रतेक 
ध्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेणियों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठित श्रेणियों ने ले 


गुप्त युग का भारत रे८दे 


लिया था। मन्दसौर की प्रशस्ति मे जिस पटकार श्रेणी के लाटदेश से दशपुर झाकर 
बस जाने का उल्लेख है, उसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि उसके बहुत-से सदस्य 
थे, जो भिन्‍न-भिन्‍न विद्याओं में निपुण थे । वस्त्र बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर साथ ही 
उनमें से झ्नेक व्यक्ति गान, कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय और युद्धविद्या में 
भी प्रवीण थे । इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रेणियों श्लौर निगमों का विकास गृप्तकाल की 
एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । विविध श्रेणियों व नियमों के संघ भी इस समय तक बन 
गए थे, जो केवल एक नगर मे ही नहीं, प्रपितु बहुत विस्तृत क्षेत्र में भ्रपना कार्य करते 
थे। ये बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ इतनी समुद्ध थी, कि दशपुर की तंतुवायश्रेणी ने स्वयं अपने 
कमाये हुए धन से एक विशाल सूर्य-मन्दिर का भिर्माण कराया था, और उसी की 
प्रतिष्ठा के उपलक्ष में मन्दसौर की प्रशस्ति उत्कीर्ण करायी थी। 

गुप्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था । न केवल भारत के विविध प्रदेशों 
में, अपितु पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के समुद्र-पार के देशों के साथ इस युग में भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था । पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जयिनी होते हुए 
एक सड़क भडोंच को गयी थी, जो इस युग मे पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर 
ओर बन्दरगाह था। यहाँ से मिस्र, रोम, ग्रीस, ईरान और अ्ररब के साथ व्यापार होता 
था । पृर्व मे दगाल की खाडी के तट पर ताम्नलिप्ति बहुत बडा बन्दरगाह था । यहाँ 
से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन भ्ादि सुदुर-पूर्व के देशों मे व्यापार 
के लिए प्राया-जाया करते थे | फाइयान ने यही से अपने देश के लिए प्रस्थान किया 
था । इस युग में हिन्द महासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के श्रनेक प्रदेशों में 
बुहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था | इन उपनिवेशों में ग्राने-जाने के लिए ताम्नलिप्ति (वर्तमान ताम- 
लूक) का बन्दरगाह बहुत काम मे आता था । इसके श्रतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तठ 
पर कदूर, घंटशाली, कावे री-पट्ननम, तोदई, कोरकई झादि प्रन्य भी भ्रनेक अन्दरगाह थे । 

मिस्र ओर रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार गुप्तवंश के शासन से पहले 
प्रारम्भ हो चुका था, बह भ्रब तक भी जारी था । रोम की शक्ति के क्षीण हो जाने के 
खाद पूर्व में कोंस्टैन्टिनोपल (पुराना बाइजेण्टियम) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र 
हो गया था । कोंस्टेन्टिनोपल के सम्नाटों के शासनकाल मे भी भारत के साथ पश्चिमी 
दुनिया का व्यापार-सम्बन्ध कायम रहा, और यवन जहाज भड़ौच तथा पश्चिमी तद 
के अन्य बन्दरगाहो पर भ्राते रहे । रोम की शक्ति के क्षीण होने के बाद भारत के 
परिचमी विदेशी व्यापार मे अरब लोगो ने पभ्रधिक दिल्लचस्पी लेनी शुरू की, और भारत 
का माल अरब व्यापारियों द्वारा ही पद्चिमी दुनिया में जाने लगा | भारत से बाहर 
जाने वाले माल में मोती, मणि, सुगंधि, सूती वस्त्र, मसाले, नील, श्रौषधि, हाथीदात 
श्रादि प्रमुख थे । इनके बदले में चाँदी, ताम्बा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े और खज्र 
आदि भारत में श्राते थे 


सोलहवों भ्रध्याय 
गुप्तकाल की कृतियाँ ओर अवशेष 


(१) मृतियाँ और स्तम्भ 


शिलालेखो श्ौर सिक्‍को के भ्रतिरिक्त गुप्तकाल की बहुत-सी मूर्तियाँ, मन्दिर, 
स्तम्भ व भ्रन्य भ्रवशेष इस समय उपलब्ध है। इनसे उस युग' की कला शझ्लौर शिल्प का 
भ्रच्छा ज्ञान होता है। इस काल की मूर्तियाँ बौद्ध, शैव, वैष्णव श्लौर जैन---सब सम्प्रदायों' 
की मिलती है । बौद्ध-धर्म की मुख्य मूर्तियाँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) सारनाथ की बुद्ध-मूर्ति---इस मूर्ति में पद्मासन बाँधकर बैठे हुए भगवान्‌ 
बुद्ध सारनाथ में घर्मचक्र का प्रवत्तंत करते हुए दिखाए गये है । ब्रुद्ध के मुखमण्डल पर 
अपूर्व शाति, प्रभा, कोमलता और गम्भीरता है । अंग-प्रत्यग में सौकुमाय श्रौर सोन्दर्य 
होते हुए मी ऐहलौकिकता का स्वंथा श्रभाव है । ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध लोको- 
त्तर भावना को लिए हुए, अपने ज्ञान (बोध) को संसार को प्रदान करने के लिए ही 
ऐहलौकिक व्यवहार मे तत्पर हैं। मूर्ति मे दोनों कधे महीन वस्त्र से ढके हुए प्रदर्शित 
किए गए हैं। ये वस्त्र पैरो तक है, और श्रासन के समीप पैरों से इनका भेद स्पष्ट 
इृष्टिगोचर होता है। सिर के चारो ओर सुन्दर श्रलंकृत प्रभामण्डल है, जिसके दोनो 
श्रोर दो देवो की मूर्तियाँ बनी है। देव हाथ मे पत्र-पुष्ष लिए हुए हैं। झ्रासन के मध्य 
भाग में एक चक्र बताया गया है, जिसके दोनों ओर दो मृग हैं । यह मूर्ति गुप्तकालीन 
मूर्तिकला का श्रत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। ऐसी ही भ्रनेक मूर्तियाँ कलकत्ता म्यूजियम मे 
सुरक्षित है। इनमे सारनाथ की मूर्ति से बहुत समता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
भक्तों ने बुद्ध के प्रति भ्रपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए इन' विविध मूर्तियों की! 
प्रतिष्ठा करायी थी । 

(२) मथुरा की खडी हुई बुद्ध-मृति--इसके मुखमण्डल पर भी शांति, करुणा 
और ग्राध्यात्मिक भावना का श्रपूर्व सम्मिश्रण है । बुद्ध निष्कम्प प्रदीप के समान खड़े 
है, और उनके मुख पर एक देवी स्मिति भी है । इस मूर्ति मे बुद्ध ने जो बस्त्र पहने है, 
वे बहुत ही महीन हैं, । उनमें से उनके शरीर का प्रत्येक अ्रंग स्पष्ट रूप से दिखायी 
देता है। सिर के चारों श्रोर अ्रलं कृत प्रभामण्डल है। यह मूति इस समय मथुरा के 
म्यूजियम मे सुरक्षित है। इसी के नमूने की भी अ्रन्य बहुत-सी बुद्ध-मूतियाँ उपलब्धः 
हुई हैं। 

(३) ताम्र की बुद्ध-मति--यह विहार प्रान्त के भागलपुर जिले में सुलतानगंज 
से प्राप्त हुई थी, श्रौर श्रब इंग्लैण्ड मे बर्रमधम के म्यूजियम में रखी है। ताम्बे की बनी 
हुई खड़े प्रकार की यह मूर्ति साढे सात फीट ऊँची है। इसमे बुद्ध का स्वरूप समुद्र की 
परह गम्भीर, महान्‌, पूर्ण झौर लोकोत्तर है । उनका दाहिना हाथ भ्रभयमुद्रा मे कुछ 
झागे बढा हुआ है । मुखमण्डल पर अपूर्व शान्ति, करुणा और दिव्य तेज है । गुप्तकाल 


गुप्तकाल की कुतियाँ और अवशेष २८५ 


की भूतियों में ताज्न की यह प्रतिमा वस्तुतः बड़ी पझ्रद्भुत शोर भ्रनुपम है । घातु को 
ढालकर इतनी सुन्दर मूति जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी दक्षता, कला और प्रतिभा 
की सचमुच प्रशंसा करनी पड़ती है । 

गृप्तकाल में मूर्तिनिर्माण कला के तीन बडे केन्द्र थे--मथुरा, सारताथ और 
पाटलिपुनत्र । तीनों केन्द्रों की कुछ भ्रपनी-अपनी विशेषताएं थीं। ऊपर लिखी तीनों 
मूतियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिधि समझी जा सकती हैं। इन्ही के नमूने की 
बहुत-सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पायी जाती हैं। खेद यह है, कि इनमें 
से श्रधिकाश भग्न दशा मे हैं। किसी का दायाँ हाथ टूटा है, तो किसी का बायाँ। 
किसी का सिर टूट गया है, और किसी के कान, नाक आ॥रादि तोड दिये गये हैं । 
समय की गति और कुछ मूतिपूजा-विरोधी सम्प्रदायों के कोप का ही यह परिणाम 
हुआ है । 

प्रस्तर-फलक---भगवान्‌ बुद्ध की सम्पूर्ण मूर्तियों के भ्रतिरिक्त इस काल के 
बहुत-से ऐसे प्रस्तर-फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाझ्रों 
को उत्कीर्ण करके प्रदर्शित किया गया है। ऐसे बहुत-से-प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध 
हुए हैं, जिन पर लुम्बिनीवन मे महात्मा बुद्ध का जन्म, बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध की 
ज्ञानप्राप्ति, सारताथ में धर्मचक्र का प्रवर्तत और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण 
श्रादि प्रस्तरखण्ड को तरास कर सुन्दर रीति से चित्रित किये गये हैं। इसी तरह बुद्ध 
की माता का स्वप्न, कुमार सिद्धार्थ का श्रभिनिष्क्रमण, बुद्ध का विश्व-रूप-प्रदर्शन भ्रादि 
बहुत-सी श्रन्य घटनाएं भी मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित की गयी हैं । पत्थर तरास कर उसे 
जीवित-जागृत रूप दे देने की कला मे गुप्तकाल के शिल्पी बहुत ही प्रवीण थे । 

बुद्ध की मूर्तियों के भश्रतिश्िक्त अ्रनेक बोधिसत्वो और बौद्ध देवी-देवताओं की 
भूतियाँ भी इस घुग मे बनाई गयी। बौद्ध-धर्म भे इस समय तक झनेक देवताओ्नों व 
बोधिसत्वों की पूजा का प्रारम्भ हो चुका था, शर उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाएँ बन 
गयी थी । यही कारण है, कि इन गाथाश्रों की श्रनेक घटनाश्रों को भी मूर्तियों द्वारा 
झ्रकित किया ग्रया, श्रौर बोधिसत्वों की बहुत-सी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई गयी । 
झवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मञ्जुश्नी श्रादि की अनेक झौर विविध प्रकार की सूर्तियाँ इस 
समय में बनी । 

पौराणिक मृर्तियाँ--पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाली गुप्तयुग की 
जो बहुत-सी मूर्तियाँ श्रब॒ उपलब्ध हैं, उनमे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 2 

(१) मध्यभारत में भिलसा के पास उदयगिरि में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा 
बनवाये हुए मन्दिरों के बाहर पृथिवी का उद्धार करते हुए वराह भ्रवतार की एक विद्ञाल 
मूति मिली है । पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय के जल में मग्त होती हुई पृथ्वी का 
उद्धार करने के लिये भगवान्‌ विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। इस मूति मे 
भगवान्‌ के इसी वाराह रूप को श्रकित किया गया है। इस में वराह के बाएँ पैर के 
नीचे शेष की शभ्राकृति बनी हुई है, और प्रथ्वी को वराह अपनी द॑ष्ट्राओं पर उठाये हुए 
हैं। मूरति का शरीर मनुष्य का है, पर सुख वराह का है । 

(२) गोवर्धेनघा री कृष्ण--यह मूर्ति काशी के समीप एक टीले से मिली थी, 


श्८६ भारतीय संस्कृति का विकास 


झौर भब सारनाथ के सग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गेंद 
की तरह उठाया हुआ्ना है । 

(३) क्षेजशञायी विष्णु--फाँसी जिले मे देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल के 
एक विष्णु-मन्दिर में विष्णु भगवान्‌ की एक मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई 
दिखाई गयी है । इसमे एक स्‍झोर शेषशञायी विष्णु हैं, जिनके लाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित 
हैं, चरणों के पास लक्ष्मी बैठी है, ऊपर आ्राकाश में कार्तिकेय, इन्द्र, शिव, पार्वती श्रादि 
उनके दर्दान कर रहे है । विष्णु के सिर पर मुकुट, कानों मे कुण्डल, गले मे हार तथा 
हाथों मे कगन है । साथ ही, ग्रन्य अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ है । 

(४) कौशाम्बी की सूर्य-मूति--प्राचीन भारत में सूर्य की भी मूरति बनाई जाती 
थी, और उसके श्रनेक मन्दिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। दशपुर मे सूर्य का एक 
मन्दिर तंतुवायो की श्रेणी ने गृप्तकाल मे भी बनवाया था । कौशाम्बी में प्राप्त सूर्य 
की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य श्रौर सुन्दर है । 

(५) कार्तिकेब---पह मूति काशी के कलामबन मे सुरक्षित है। यह मोर पर 
बैठी हुई बनाई गयी है, जिस में कीतिकेय के दोनो पैर मोर के गले में पढ़ें हुए हैं । 
इसके भी सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा श्रन्य बहुत-से श्राभूषण 
है । कातिकेय देवताश्रों की सेना का सेनापति था । प्रतः उसके हाव-भाव में गाम्भीय॑ 
झौर पौरुष होना ही चाहिये । ये सब गुण इस मूर्ति में सुन्दरता के साथ प्रकट किये 
गये है । 

(६) भरतपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान पर चार विशालकाय मुूर्तियाँ 
विद्यमान है, जिनमें से एक बलदेव की है। इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी अधिक 
है । दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायण की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर है । 

(७) गृुप्तकाल मे निर्मित शिव की भी अनेक मूर्ियाँ मिली है । सारनाथ के 
सग्रहालय में लोकेब्वर शिव का एक सिर है, जिसका जटाजूट भारतीय प्रभाव से 
प्रभावित चीन की मूतियों के सदृश है। इसके ग्रतिरिक्त गुप्तकाल के अनेक शिवलिंग 
व एकमुखलिंग भी इस समय प्राप्त हुए है। एकमुखलिग वे है, जिनमे लिग के एक 
श्रोर मनुष्य के सिर की भ्राकृति बनी होती है । ऐसी एक एकमुखलिंग प्रतिमा नागोद 
के क्षेत्र से मिली है, जिसके सिर पर रत्न-जटित मुकुट है, और जटाजूट के ऊपर 
अधंचन्द्र विद्यमान है । ललाट पर शिव का तृतीय नेज्न भी प्रदर्शित किया गया है । 

. (८) बगाल के राजशाही जिले से कृष्णलीला-सम्बन्धी भी भ्रनेक मूर्तियाँ 
मिली हैं, जो गुप्तकाल की मानी जाती हैं । 

जैन-मूर्तियाँ--बौछ्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के श्रतिरिक्त गुप्त-काल की जैन- 
मूर्तियाँ भी पाई गयी हैं । मथुरा से वर्धभान महाबीर की एक मूति मिली है, जो 
कुमारगृुप्त के समय की है। इसमें महावीर पद्मासन लगाये ध्यानमग्न बैठे हैं। इसी' 
तरह की मूर्तियाँ गोरखपुर जिले व प्रन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। 

मूतिनिर्माण कला को मोलिकता--भारत में मूर्तिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन 
है। शैशुनाग और मौय वशों के शासन-समय मे इस कला ने विज्वेष रूप से उन्नति 
प्रारम्भ की थी। यवन श्र शक लोगो के सम्पर्क से इस कला ने और श्धिक उन्नति 


गुप्तकाल की कृतियाँ शौर अवशेष २८७ 


की । श्रष्यात्मवाद गौर पाह्चात्य भौतिकवाद ने मिलकर एक नई शैली को जन्म दिया, 
जिसने इस देश की मूर्तियों में एक भ्रपूर्व सौन्दर्य ला दिया । ग्रुप्तकाल की मूतिियों में 
विदेशी प्रभाव का स्वथा भ्रभाव है । वे विशुद्ध भारतीय हैं । श्राकृति मुद्रा शौर भाव- 
भंग्री पूर्णतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सोन्दर्य है। भौतिक सौन्दर्य की 
धपेक्षा भी उनमे आन्तरिक शान्ति, श्रोज और आध्यात्मिक श्रानन्द की जो ऋलक है, 
वह वर्णनातीत है | मृतिनिर्माण कला की दृष्टि से ग्‌ प्तकाल वस्तुत: अद्वितीय है । 

प्रस्तर मूतियों के अतिरिक्त गृप्तकाल में मिट्टी व मसाले की मूतियों का भी 
रिवाज था । इस युग की अनेक नक्‍्काशीदार ईंटें पहले साँचे से ढाली जाती थी, फिर 
उनपर झौजार से तरह-तरह की चित्रकारी की जाती थी । फिर सुखाकर उन्हें पका 
लिया जाता था । गुप्तकाल की ये तक्‍काशीदार ईटें बहुत ही सुन्दर हैं, और उनपर 
झ्रनेक प्रकार के चित्र ग्रंकित हैं। ईंटो को तरह ही नक्‍काशीदार खम्भे तथा प्रन्य 
इमारती साज भी इस काल में तैयार किये जाते थे। गुप्तकाल की मिट्टी की जो 
मूर्तियाँ मिली हैं, वे भी बौद्ध और पौराणिक देवी-देवताओ की है । इनका सौन्दर्य 
पत्थर की मूर्तियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है | पकी हुई इंटों का चूरा तथा चुना 
भी मूर्तियों को बनाने के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार की बहुत-सी मूर्तियाँ 
सारताथ, कौशाम्बी, मथुरा, राजधाट, श्रहिच्छत्र, श्रावस्ती आदि प्राचीन स्थानों से 
उपलब्ध हुई हैं। मूतियों के अतिरिक्त इन स्थानों से मिट्टी पकाकर बनाये हुए खिलौने 
व मिट्टी के बेल, हाथी, घोडे व शअ्रन्य छोटे-छोटे प्राणी भी बडी संख्या में प्राप्त हुए है । 
गुप्तकाल मे यह कला बहुत उन्नत दशा में थी। देवी-देवताओं के अतिरिक्त सब प्रकार 
के स्त्री-पुरुषो की छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी इस काल में बनती थी । शक, 
यबन, हृण झ्रादि जो विदेशी इस काल के भारतीय समाज मे प्रचुर संख्या मे दिखाई 
देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी ओर भी आक्ृष्ट होता था। यही कारण है, कि 
इस युग की मिट्टी की छोटी-छोटी मूतियो मे इन विदेशियों की मूर्तियों की संख्या बहुत 
भ्रध्िक है । 


(२) प्रस्तर-स्तंभ 


भ्रशोक के समान गुप्त-सम्नाटों ने भी बहुत से प्रस्तर-स्तम्भ बनवाये थे। ये 
किसी महत्त्वपूर्ण विजय की स्मृति मे या किसी सम्राट्‌ की कीति को स्थिर करने के 
लिए या विविध प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिए और घाभिक प्रयोजन से 
बनाये गए थे । गुप्तकाल के श्रनेक स्तम्भ इस समय उपलब्ध हुए हैं। गोरखपुर जिले 
में कहौम नामक स्थान पर स्कन्दगुप्त का एक प्रस्तर-स्तम्भ है, जिसपर इस प्रतापी 
सम्राट की कीर्ति उत्कीर्ण है । गुप्तकाल में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिष्ठा में ध्वजस्तम्भ 
बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट बुधगुप्त के समय सें सामंत राजा मातृविष्णु व 
धन्यविष्ण द्वारा बनवाया हुआ ऐसा एक स्तम्भ एरण में विद्यमान है। कुमारणृप्त के 
समय का ऐसा ही एक स्तम्भ भिलसद में स्थित है, जिसे स्वामी महासेन के मन्दिर के 
स्मारक रूप में बनवाया था । गाजीपुर जिले के भिटरी गाँव में भगवान्‌ विष्णु की एक 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा के प्रवसर पर उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुआ एक स्तम्भ 


श्थ८ भारतीय संस्कृति का विकास 


उस गाँव में अब तक विद्यमान है। इसी तरह का एक स्मृतिस्तम्भ पटना जिले के 
बिहार नगर में है, जिसे सेनापति गोपराज की यादगार में स्थापित किया गया था । 

मौर्यकाल के स्तम्भ गोल होते थे, और उनपर चिकना चमकदार वज्जलेप होता 
था। पर गप्तकाल के स्तम्भ गोल व चिकने नहीं हैं। ग॒प्तों के स्तम्भ प्रमेक कोणों 
से युक्त हैं। एक ही स्तम्भ के विविध भागों मे विविध कोण हैं। कोई स्तम्भ नीचे 
श्राघार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में आठ कोणों का हो गया है । कई स्तम्भ 
ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोणो के और बीच में गोल हैं । किसी-किसी स्तम्भ में ऊपर 
सिंह व गरुड़ की मूर्तियाँ भी हैं। प्रस्तर के भ्रतिरिक्त धातु का २४ फीट ऊँचा जो 
विज्ञाल स्तम्भ दिल्‍ली के समीप महरौली में है, वह भी ग्रृप्तकाल का ही है। यह 
लौहस्तम्भ संसार के आदचर्यों मे गिना जाना चाहिये । इसका निर्माण भी विष्णुष्बज 
के रूप में हुमा था । 


(३) भवन ओर मंदिर 


गृप्त-काल के कोई राजप्रासाद या मवन भ्रब तक उपलब्ध नहीं हुए | पाटलि- 
पुत्र, उज्जयिनी झादि किसी मी प्राचीन नगरी में गुप्त-सम्राठो व उनके सामंत राजाम्रों 
या घनी पुरुषों के महलो के कोई खण्डहर श्रमी तक नहीं पाए गए । पर श्रमरावती, 
नागार्जुनीकोड और शभ्रजंता की गुफाश्रों में विद्यमान विविध चित्रों व प्रतिमाओओं में 
प्राचीन राजप्रासादों को मी चित्रित किया गया है । इस काल के साहित्य में भी सुन्दर 
प्राप्तादो के वर्णन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुप्तकाल के भवन बहुत विशाल श्रौर 
मनोरम होते थे । 

सौमाग्यवश, गुप्तकाल के अनेक स्तूृप, विहार, मन्दिर और गुफाएँ श्रब तक भी 
विद्यमान है, यद्यपि ये भग्न दशा मे हैं। गृप्तकाल मे पौराणिक धर्म प्रधान था । यही 
कारण है, कि इस युग में वेष्णव, शव श्रौर सूर्य देवताग्रो के बहुत-से मंदिर बनाये गए। 
श्रब तक गृप्त युग के जी पौराणिक मदिर मिले हैं, उनमे सर्जप्रधान निम्नलिखित हैं--- 

(१) मध्यप्रदेश के नागोद क्षेत्र मे भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन समय का 
एक शिवमंदिर है। भ्रव यह बहुत भग्न दशा में है। इसका केवल चबूतरा और गर्मगृह 
ही श्रब सुरक्षित दशा में है। चबूतरा प्रदक्षिणापथ के काम में श्राता था। मंदिर के 
गर्भगृह में एकमुख शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, जो मूतिकला का एक श्रत्यन्त सुन्दर 
उदाहरण है। मदिर के द्वार-स्तम्भ के दाँयी और गंगा श्ौर बाँवी झोर यमुना की 
मूर्तियाँ है | भ्रनेक सुन्दर मूर्तियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीर्ण हैं । 

(२) मध्यश्रदेश के जबलपुर जिले मे तिगवा के समीप गप्तकाल का एक 
मंदिर पाया गया है, जो एक्र टीले पर स्थित है| यह पाँचवी सदी के शरू में बना था। 
इसकी चौखट आदि की कारीगरी बहुत सुन्दर है। 

(३) भूमरा से दस मील दूर भ्रजयगढ के समीप नचना-कथना नामक स्थान 
पर पाती का एक पुराना मन्दिर है। इसकी बनावट भूमरा के मन्दिर के ही 
समान है। 

(४) भाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गृप्तकाल का दशावतार का 


गुप्तकाल की कृतियाँ और भ्रवशेष र८९ 


मंदिर है | गृप्त-युग के मन्दिरों में यह सबसे प्रसिद्ध भौर उत्कृष्ट है । एक ऊँचे चबूतरे 
पर बीच में मन्दिर बना हुआ है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्त रस्तम्भों 
पर सुन्दर मूर्तियाँ अंकित की गयी हैं। अनंतशायी विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर 
विद्यमान है, और इस मन्दिर के ऊपर शिखर भी है। भारत के ग्राधुनिक मन्दिरों के 
ऊपर शिखर प्रवदय होता है | पर गुप्त-काल में शुरू-शुरू मे जो मंदिर बने थे, उनकी 
छत चपटी होती थी, और ऊपर शिखर नहीं रहता था । गृप्त-काल के समाप्त होने से 
पूर्व ही मंदिरों पर शिखरों का निर्माण शुरू हो गया था । देवगढ़ के इस दश्यावतार के 
मंदिर का शिखर सम्भवत: भारत में सबसे पुराना है, भर इसी कारण इस मंदिर का 
बहुत महत्त्व है । 

(५) कानपुर के समीप भिटरगाँव में गुप्तकाल का एक विशाल मदिर झब 
तक विद्यमान है, जो ईंटों का बना है। ऊपर जिन मंदिरों का उल्लेख किया गया है, 
वे प्रस्तर-शिलाओं द्वारा निर्मित हैं। पर भिटरगाँव का यह मंदिर ईटो का बना है, 
झौर उसकी दीवारो का बाहरी अ्रंश मिट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है | 
इन फलको पर तरह-तरह की चित्रकारी व मूर्तियाँ श्रंकित की हुई हैं । 

(६) महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में श्रयहोल या ऐहोल नामक स्थान पर एक 
पुराना मंदिर है, जो गुप्तककाल का है। इसके भी प्रमुख द्वार पर गगा झौर यमुना की 
मूर्तियाँ हैं, भ्रौर इसकी खिडकियाँ नक्‍काशीदार पत्थर की बनी हैं । 

इन के प्रतिरिक्त मुकन्द-दर्रा (राजस्थान), सांची, एरण (मध्य प्रदेश के सागर 
जिले में), रामगढ़ (बिहार), अहिच्छत्र श्रादि मे गुृप्तकाल के प्रन्य भी भ्रनेक मन्दिर 
ध्वंसावशेष रूप में विद्यमान है । 

पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन मन्दिरों के प्रतिरिक्त गुप्तकाल 
के बौद्ध-धर्म के श्रनेक स्तूप व विहार भी आजकल विद्यमान है। सारनाथ का धमेख- 
स्तूप ग॒ुप्तकाल में ही बना था । इसके बाहरी भाग में जो प्रस्तर हैं, वे भ्रनेक प्रकार के 
चित्रो व प्रतिमाश्रो से भ्रंकित हैं। चित्रो के बेल व बूँटे बहुत सुन्दर बनाये गये है । 
सारनाथ मे ही एक प्राचीन विहार के खंडहर मिले है, जो गुप्तकाल के माने जाते हैं । 
इसी तरह बिहारशरीफ (पटना जिला) के समीप नालंदा मे पुराने विहारों के जो बहुत 
से खड॒हर भ्रब उपलब्ध हैं, वे गुप्तकाल के ही समभे जाते हैं । 

गुहाभवन-- गुप्तकाल के गृहाभवनो में भिलसा के समीप की उदयगिरि की 
गुहा सबसे महत्त्व की है । यही पर विष्णु के वाराह-भ्रवतार की विज्ञाल प्रतिमा खडी 
है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । उदयगिरि को इस गुहा के द्वार-स्तम्भों तथा 
भ्रन्य दीवारों पर भी बहुत-सी प्रतिमाएँ उत्तीर्ण हैं। भ्रजंता की विश्वविर्यात गुफाओं 
में से भी कम-से-क्म तीन गुप्तकाल में बनी थी । श्रजंता में छोटो-बडी कुल उनतीस 
गुहा एँ हैं। इनके दो भेद हैं, स्तूपगुह्ा और विहारगुहा । स्तूपगुहाओ्रों में केवल उपासना 
की जाती थी। ये लम्बाई में भ्रधिक हैं, और इनके भ्राखिरी सिरे पर एक स्तूप होता 
है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने की जगह रहती है। विहारगुहाओं मे भिक्षप्नों के 
रहने शोर पढने-लिखने के लिए भी जगह बनाई गयी है । इन ग्‌ फाशो को पहाड़ काट 
कर बनाया गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर हीता है, पर प्रंदर 


२६० भारतीय संस्कृति का विकास 


विज्ञाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पहाड काटकर की गयी है। गुप्तकाल में बनी 
१६ नं० की गृहा ६५ फीट लम्बी और इतनी ही चौडी है । इसमे रहने के छः कमरे 
हैं, भौर कुल मिलाकर सोलह स्तम्भ हैं। १७ नं० की गृहा भी प्ाकार में इतनी ही 
बड़ी है। अजन्ता के भ्रतिरिक्त एलोरा, बाघ भौर मन्दारगिरि आ्रादि के गुहाभवनों में 
से भी कतिपय का निर्माण गुप्तयुग मे हुझा था । 


(४) चित्रकला 


गृप्तकाल की चित्रकला के सबसे उत्तम अ्रवशेष धजता की गुहाओ्रों में विद्यमान 
है। ऊपर झजं॑ता की नं० १६ भर नं० १७ की जिन गुहाझ्नों का उल्लेख हुआ है, 
उनकी दीवारो पर बडे सुन्दर चित्र बने हुए है, जो कला की इष्टि से प्रनुपम हैं । १० १६ 
की गहा में चित्रित एक चित्र मे रात्रि के समय कुमार सिद्धार्थ गहत्याग कर रहे हैं + 
थशोधरा और उनके साथ शिश्वु राहुल सोये हुए हैं। समीप मे परिचारिकाएँ भी गहरी 
तीद में सो रही है। सिद्धार्थ इन सब पर श्रंतिम दृष्टि डाल रहें है। उस इृष्टि मे मोह- 
ममता नही है, इन सबके प्रति निर्मोहबुद्धि उस इष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित 
करने भें चित्रकार को श्रपूर्व सफलता हुई है । १६वीं गुहा के एव अन्य चित्र मे एक 
मरणःसन्न कुमारी का चित्र अकित है, जिसकी रक्षा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं । 
मरणासन्न राजकुमारी की दशा और समीप के लोगो की विकलता को इस चित्र में बड़ी 
सुन्दरता के साथ प्रकट किया गया है । १७छवी गुहा में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र 
है। सम्भवत:, यह चित्र यशोधरा का है, जो श्रपने पुत्र राहुल को बुद्ध के भ्रपेण कर 
रही है । बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर कपिलवस्तु गये थ । जब वे भिक्षा 
माँगते हुए यशोधरा के घर गये, तो उसने राहुल को उनकी भेंट किया । उसी दृषय 
को इस चित्र में प्रदर्शित किया गग्रा है। माता यशोधरा के मुख पर जो श्राग्रह श्रौर 
विवशता का भाव है, वह सचमुच अनुपम है। बालक राहुल के मुख पर भी आत्म- 
समर्पण का भाव बडे सुन्दर रूप में ्रकित है । 

इसी गुहा में एक धन्य चित्र एक राजकीय जलूम का है, जिसमे बहुत-से ग्रादमी 
भ्रनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे है। किसी के हाथ मे ऊँचा छत्र है, किसी के हाथ 
में बजाने की श्यृंगी । स्त्रियों के शरीर पर सुन्दर आभूषण है, भ्ोर उनके वस्त्र इतने 
महीन है, कि सारा शरीर दिखाई पडता है । इस गहा के प्रनेक चित्र जातक ग्रन्थों के 
कथानको को दृष्टि मे रखकर बनाये गये हैं। बेस्सतर जातक के श्रतुसार बनाये गये 
एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक ब्राह्मण उनके एकमात्र प्नलल्पवयस्क 
पुत्र को माँग लेता है। वचनबद्ध राजकुमार श्रपने पुत्र को सहर्ष दे देता है। चित्र 
का ब्राह्मण बहुत क्षीणकाय है, उसके दाँत बाहर निकले हुए हैं। तपस्वी राजकुमार 
बिना किसी क्षोभ व दुःख के अपने बालक को देने के लिए उद्यत है, और बालक का 
शरीर शध्रतीव हृष्टपुष्ट और सुन्दर है। एक भ्रन्य चित्र भे चार दिव्य गायक प्रदर्शित 
किये गये है, जिनकी गान में तल्‍लीनता देखते ही बनती है । श्रजन्ता की नं० १७ की 
गृह में इसी तरह के बहुत-से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता + 


गुप्तकाल की कृतियाँ झौर झवशेष २६१ 


ये दर्शक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुँचकर मनुष्य अपने ' 
को पूर्णतया भूल जाता है । 

झजन्ता के समान ही ग्वालियर के अ्मभेंस क्षेत्र मे बाध नामक स्थान पर अनेक 
गृहामन्दिर मिले हैं, जो विध्याचल की पहाड़ियों को काटकर बनाये गये हैं । इन्हें 
सुप्तकाल के प्रन्तिम भाग का माना जाता है। इनमें भी भ्रजन्ता के समान ही बड़ी 
सुन्दर चित्रकारी की गयी है | इन ग्हाओ्रों की संख्या नौ है। इनमे से चौथी गृहा रंग- 
महल कहाती है | इस समय इसके बहुत-से जित्र नष्ठ हो चुके हैं । विशेषतया छत के 
चित्र तो बिल्कुल ही मिट गये हैं। इस रंगमहल तथा पाँचवी गृहा में कुल मिलाकर छः 
चित्र इस समय सुरक्षित हैं, जो सौन्दर्य शोर कला की दृष्टि से झ्जन्ता के चित्रों से 
किसी भी प्रकार कम नहीं हैं । 

गप्तकाल के साहित्यिक ग्रन्थों में भी चित्रलेखन का प्रनेक-स्थानो पर उल्लेख 
आ्राता है। कवि विशाखदत्त-रचित मुद्राराक्षस मे आचार्य चाणक्य द्वारा नियुक्त जिस 
गृप्तचर को अमात्य राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वह यमराज का पट फैलाकर 
शिक्षा माँग रहा था| इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था । अ्रजन्ता के गृहाचित्रों 
में एक ऐसा भी है, जिसमे क्षपणकों का एक दल चित्रपट हाथ में लिए भीख माँगता 
फिर रहा है । ये क्षपणक नगे है, और हाथ में चित्रपट लिये हुए है। गृप्तकाल में 
क्षपणकों का एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो इस तरह भिक्षा माँगा करता था । पर उस 
युग में चित्र केवल दीवारो पर ही नही बनाये जाते थे, श्रपितु कपड़ें पर भी अनेक 
प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इससे भ्रवश्य सूचित हीता है | कालिदास के 
काव्यों को पढने से ज्ञात होता है, कि उस थुग में प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों 
को बनाते थे, और विवाह-सम्बन्ध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था ॥ 
कालिदास ने चित्र की कल्पना तथा उनन्‍्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख भ्रनेक स्थानों 
पर किया है। 

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अभ्रधिक उन्नति कर चुकी थी, कि बृहत्तर भारत 
के विविध उपनिवेशों मे भी पश्ननेक गुहाचित्र व रेशमी कपडे श्रादि पर बनाये हुए ऐसे 
चित्र मिले है, जो इसी काल के है, झर उसी शैली के है, जो भारत में प्रचलित 


थी। भारत के ही चित्रकारों ने सुदूर देशो मे जाकर श्रपती कला के चमत्कार 
दिखाये थे । 


(५) संगीत 


समृद्धि श्नौर वैभव के इस युय में संगीत, झभिनय झादि का भी लोगो को शौक 
था। गुप्त-सज्राट्‌ स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे । इसीलिये समुद्रगुप्त श्र चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्जाटों ने भ्रपने कुछ सिक्के ऐसे भी जारी किये, जिनमें 
वे वीणा या भन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। बाघ गुहामन्दिरों के एक चित्र में 
नृत्य करने वाली दो मण्डलियाँ दिखाई गयी हैं। प्रथम मण्डली में एक नर्त्तक नाच 
रहा है, भ्ौर सात स्त्रियों ने उसे घर रखा है। इनमें से एक स्त्री मुदंग, तीन फाँऋ 


२६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


झौर बाकी तीन कोई प्रन्य बाजा बजा रही हैं। दूसरी मण्डली के मध्य में भी एक 
नत्तेक ना रहा है, झौर छः स्त्रियाँ विविध बाजे बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक 
प्रस्तरखण्ड पर भी ऐसा ही दृश्य उत्कीर्ण है। इसमें नृत्य करने वाली भी स्त्री है, भौर 
बथाजा बजाने वाली भी स्त्रियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई सन्देह नहीं रह 
जाता, कि गुप्तकाल में संगीत और नृत्य का बडा प्रचार था। इसी काल में कालिदास, 
विशाखदत्त झ्रादि भ्नेक कवियों ने भ्रपने नाटक लिखे। ये जहाँ काव्य की दृष्टि से 
भनुपम हैं, वहाँ श्रभिनयकला की दृष्टि से भी प्रत्यन्त सुन्दर भौर निर्दोष हैं। ये नाटक 
जहाँ स्वयं इस काल के संगीत भ्ौर भ्रभिनयकला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, वहाँ इनके श्न्दर 
भी नृत्य, गायन और पझ्भिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है । 


सत्रहवाँ अध्याय 


भारतीय सभ्यता ओर धमे का विदेशों में विस्तार 


(१) ब्ृहत्तर भारत का विकास 


भारत के प्राचीन इतिहास मे “बृहत्तर भारत” का बहुत भ्रधिक महत्त्व है 
सम्राट्‌ श्रशोक के समय में श्राचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य के नेतृत्व मे बौद्ध-धर्म के विदेशों 
मे प्रचार का जो प्रयत्न हुआ था, श्रागे चलकर उसे बहुत सफलता मिली | तीसरी 
सदी ई० पृ० में बौद्ध-धर्म की तीसरी संगीति (महासभा) द्वारा जिस बीज का प्रारोपण 
किया गया था, सात सदियों मे (पाँचवी सदी ई० प० तक) वह एक विश्याल वृक्ष के 
रूप मे विकसित हो गया था, प्रौर उसकी शाखाएँ पश्चिम मे ईरान से लेकर पूर्व में 
इण्डोनेशिया और जापान तक, और उत्तर में साइब्रेरिया की सीमा से दक्षिण भे सिंहल 
द्वीप तक फैल गयी थी। इसमे सन्देह नहीं, कि भारतीय सम्यता औौर धर्म के विदेशों 
में प्रसार-कार्य मे सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य बौद्ध लोगो ने किया था। पर उनका अनुसरण 
कर वैष्णव और शैव धर्मों के प्रचारक भी भ्रन्य देशों मे गये, श्रौर वहाँ उन्होंने झपने 
धर्म की विजयपताका फहराई । भारत के प्राच्चीन निवासी समुद्रयात्रा को पाप नहीं 
समभते थे । वे प्रधानतया तीन प्रयोजनो से विदेश-यात्रा करते थे--(१) व्यापार के 
लिए, (२) धमंप्रदार के लिए, और (३) उपनिवेश बसाने के लिए । 

व्यापार-- प्राचीन समय में पृथिवी के जिन प्रदेशों मे सभ्य जातियों का मिवास 
था, भारत की स्थिति उनके ठीक मध्य में है। चीन, भारत, ईरान और ग्रीस प्राचीन 
काल में सम्यता के मुख्य केन्द्र थे । भारत के व्यापारी पूर्व मे चीन से शुरू कर पश्चिम 
में सिकन्दरिया (नील नदी के मुहाने पर स्थित प्रलेग्जेण्डिया नगरी) तक व्यापार के 
लिए आया-जाया करते थे । भारतीयों का ख्याल था, कि बरमा, मलाया आदि धन- 
धास्य से परिपूर्ण हैं, भर वहाँ सोने की खाने भी हैं, प्रत: अनेक महत्त्वाकाक्षी व साहसी 
युवक इन प्रदेशों में धन कमाने के उद्देश्य से जाया करते थे, और इन प्रदेशों का नाम 
ही 'सुवर्णभूमि' पड़ गया था। जातक-प्रन्थो मे अनेक ऐसी कथाएँ आ्राती हैं, जिनसे 
शात होता है कि भारतीय लोग इन प्रदेशों की यात्रा कर घन कमाने के लिए बहुत 
उत्सुक रहते थे। एक जातक-कंथा के अनुसार विदेह का राजा लड़ाई में मारा गया, 
था और उसकी रानी चम्पा चली गयी थी। उसका कुमार जब बडा हुश्ना, तो उसने माँ 
से कहा--“अभ्रपने कोश का प्राधा मुझे दे दे, मैं सुवर्णभूमि जाऊँगा। वहाँ खूब धन 
कमाऊँगा और फिर बाप-दादा के धन को लौटा दूंगा ।” एक अन्य जातक कथा के 
झ्रनुसार बाराणसी के समीप के एक वर्धेकि-ग्राम के हजार परिवारों मे जंगल काटकर 
जहाज बनाये, और गंगा से होकर समुद्र पहुँचे, झौर उसे पार कर सुवर्णभूमि चले गये | 


२६४ भारतीय संस्कृति का बिकास 


इसी प्रकार की कथाएँ बहत्कथा और जैन-प्रन्थों मे भी पायी जाती हैं। भारत के ये 
साहसी व सम्य व्यापारी विदेक्षों में जहाँ कही जाते, वहाँ के निवासियों को झपनी 
सस्क्ृति मे लाने का प्रयत्न करते । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों मे न केवल 
भारतीय राजाझ्रों के ही शिलालेख मिलते हैं, श्रपितु प्रनेक व्यापारियों द्वारा उत्कीर्ण 
कराये हुए लेखों की भी वहाँ से प्राप्ति हुई है। इस प्रकार का एक लेख मलाया के 
वेल्जली जिले में मिला है, जिसे चौथी सदी में बुधगुप्त नाम के नाविक ने लिखवाया था। 
धर्म-प्रखार--भारत के बहुत-से बौद्ध भिक्षु श्रौर धर्माचार्य केवल धर्म-प्रचार के 
पुनीत उद्देश्य को सम्मुख रखकर विदेशों में गये । सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्तन 
करते समय महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यो को जो उपदेश दिया था, कि “भिक्षुप्रो ! 
बहुत जनो के हित के लिए, लोक पर दया करने के लिए'**विचरण करो, एक साथ 
दो मत जाघ्ो', भिक्षुश्रो ने उसका उत्साहपुर्वक पालन किया | हिमालय झोर हिन्दूकुश 
की परव॑ंतमालाझों को लाँधकर श्रोर समुद्र को पार कर वे सुदूर देशों मे गये, और बुद्ध 
के भ्रष्टागिक आये मार्ग का उन्होंने सर्वत्र प्रचार किया । बौद्धों के धर्म-प्रचार का यह 
परिणाम हुआ, कि चीन, जापान, इण्डोनेशिया, विएत-ताम, बर्मा, सियाम, श्रफगानिस्तान, 
लंका, तुकिस्तान झ्रादि सब देश भारतीय संस्कृति के प्रभाव मे झा गये । शुंग, भारशिव 
श्रौर गुप्त-वंशों के शासनकाल मे जब भागवत और दौव धर्मों का पुनरुत्थान हुआ, तो 
इन धर्मों के श्राबार्यों ने भी बौद्ध भिक्षुओं का भ्रनुसरण किया, और वे भी समुद्र पार 
कर पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने-अपले धर्मों का प्रचार करने के लिए गए ! 
जैन मुनि भी बौद्ध भिक्षुओ के समान विदेशों में जाते थे, और तीर्थंकर महावीर की 
शिक्षाओं का वहाँ प्रचार करते थे। भारतीय धर्मों का विदेशों मे प्रचार होने के साथ- 
साथ इस देश की भाषा, साहित्य भ्रौर सस्क्रति का भी वहाँ प्रचार हुआ । 
उपनिवेश --साहसी भारतीय युवक उपनिवेश बसाने के लिए भी बडी संख्या 
में प्रवास किया करते थे | अश्योक के श्न्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा खोतन में भारतीय 
बस्ती बसाये जाने की बात तिब्बत की ऐतिहासिक श्रनुश्नुति में विद्यमान है । कौण्डिन्य 
नामक ब्राह्मण के नेतृत्व मे बहुत से भारतीय सुवर्णभूमि गए थे, और बहाँ उन्होंने 
उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो चीनी इतिहास मे फूनान नाम से प्रसिद्ध था । 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बोज, चम्पा आदि कितने ही उपनिवेश्ञों की स्थापना 
भारतीयों द्वारा ही की गयी थी । 
व्यापार, धर्म-प्रचार और उपनिवेश-स्थापना--इन तीन प्रयोजनो से धीरे-धीरे 
भारत का एक विशाल सास्क्ृतिक साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसे स्थूल रूप से “बृहत्तर 
भारत' कहा जाता है। इस बृहत्तर भारत को दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र शौर उपरला भारत । दक्षिण-पूर्वी एक्षिया के क्षेत्र 
के बृहत्तर भारत में बर्मा, मलाया, सियाम, विएतनाम, इण्डोनेशिया (जावा, सुमात्रा, 
बाली आदि) और समीप के द्वीपो को सम्मिलित किया जाता है । उपरले या उत्तर- 
पश्चिमी भारत में प्रफगानिस्तान झ्रौर मध्य एशिया भ्रन्तगेंत थे। इन प्रदेशों का धर्म 
भौर संस्कृति प्रायः भारतीय ही थे, श्रौर ऐतिहासिक इष्टि से इन्हे भारत का ही अंग 
समझा जा सकता है। पर सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से चीन, तिब्बत श्लौर मंगोलिया 


भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार २९५ 


भी भारत के धामिक या सांस्कृतिक साम्राज्य मे सम्मिलित थे, शौर क्रिश्चिएनिटी 
सथा इस्लाम के प्रसार से पूर्व ईरान, ईराक आदि पश्चिमी एशिया के देश भी भारतीय 
सांस्कृतिक प्रभाव से अछूते नही रहे थे । 


(२) वक्षिण-पूर्वी एशिया का बृहत्तर भारत 


बर्सा--प्राचीन भारतीय लोग दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिस भाव को 'सुबर्ण- 
भूमि कहते थे, दक्षिणी बर्मा भी उसका अंग था। झझोक के समय में स्थविर उत्तर प्रौर 
सोण इस प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए गये थे । पॉजवी सदी ईस्वी तक 
दक्षिणी बर्मा में बौद्ध-धर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था । वर्त्तमान प्रोम से पाँच 
मील दक्षिण में प्यू जाति की राजधानी श्रीक्षेत्र थी, जिसके अवशेष हावजा तामक 
स्थान पर विद्यमान हैं । ह्ावजा के समीप मौमेंगन नामक गाँव में सुबर्णपत्र पर उत्कीर्ण 
दो लेख मिले हैं, जिनमे कदम्ब लिपि और पाली भाषा मे बुद्ध के वचन लिखे गये हैं । 
'हक्वावजा के श्रवशेषों मे न केवल भग्न दशा में शिलालेख ही मिले हैं, भ्रपितु एक पोथी' 
भी प्राप्त हुई है, जो पाली भाषा में है। पुरातत्त्व-सम्बन्धी ये श्रवशेष इस बात के 
ठोस प्रमाण हैं, कि पाँचवी सदी तक दक्षिणी बर्मा भारत के धर्म, भाषा और लिपि को 
अपना चुका था। बाद में बौद्ध-धर्म का और श्रधिक प्रचार हुश्ना, भर धीरे-धीरे बर्मा 
पूर्णतया बौद्धधर्म का अनुयायी हो गया । 

फूनान--विएतनाम के पश्चिम में स्थित कम्बोडिया राज्य में प्राचीन समय में 
एक भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसका नाम फूनान था। वहाँ के मूल निवासी 
असम्य भौर जगली थे । ईसा की पहली सदी में जावा से जाकर कुछ भारतीय वहाँ 
चसे, झौर उन्होने वहाँ सम्यता का सूत्रपात किया । फूनान में पहला राज्य-सस्थापक 
राजा कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी 
सौमा के साथ विवाह कर एक नये राजबश की स्थापना की । कौण्डिन्य अकेला फूनान 
नहीं गया था, उसके साथ अन्य भी बहुत-से भारतीय बहाँ जाकर बसे थे जो सदा के 
ऑलिए अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर फूनान मे बस गये थे । 

कौण्डिन्य के बाद के राजा फान-चे-मन्‌ (मुत्युकाल २२५ ईस्वी) ने फूतान 
राज्य का बहुत विस्तार किया, भ्रोर मलाया तक के प्रदेश को जीत लिया । २४० ई० 
'प० के लगभग फूनान के राजदूत भारत आये थे, धौर पाटलिपुत्र के मूलुन (मुरुण्ड) 
राजा के दरबार भे गये थे । कनिष्क के समय में पाटलिपुत्र पर कुशाणों श्रधिकार हो 
गया था और वहाँ जो क्षत्रप शासन करते थे, वे शक-पुरुण्ड कहाते थे। पाँचवी सदी 
के मध्यभाग में फूनान का राजा जयवर्मा था, जो कौण्डिन्य का वंशज था। ४८४ ईस्वी 
में जयवर्मा ने नागसेन नाम के भिक्षु को चीन के दरबार मे अझ्पना राजदूत बनाकर 
भेजा था| ५१४ ईस्वी मे जयवर्मा की मृत्यु हुई। प्रब उसका पुत्र रुद्रवर्मा फूनान का 
राजा बना । ५३६ ईस्वी में उसने भी अपना राजदूत चीन के सम्राट की सेवा में 
भेजा। फूनान के राजाप्नों का चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसीलिए चीन की 
ऐतिहासिक प्रनुश्रुति से उनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं । 

फूनान के राजा दीव घर्में के भ्रनुयायी थे, ध्चौर उनकी भाषा संस्कृत थी ॥ 


२६६ प्राचीन भारत 


जयवर्मा की रानी का नाम कुलप्रभावती था। रानी कुलप्रभावती झऔर उसके पुत्र 
रुद्रवर्मा द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए अनेक शिलालेख इस समय उपलब्ध होते हैं। ये लेख 
शुद्ध संस्कृत भाषा में है, और इनके श्रध्ययन से ज्ञात होता है, कि पाँचवी-छठी सदियों 
के फूनान में शैव धर्म के साथ-साथ वैष्णव श्रौर बौद्ध-धर्मों का भी प्रचार था। बौद्ध- 
घ॒मर्मं की सत्ता के प्रमाणस्वरूप श्रनेक उत्कीर्ण लेख भी इस प्रदेश से उपलब्ध हुए है, 
जिनमे विविध स्तूपो के निर्माण का उल्लेख है। 

कौष्डिन्य द्वारा स्थापित राजवंश फूनान में छठी सदी के मध्य तक कायम 
रहा । राजा रुद्रवर्मा के बाद वहाँ श्रशांति फैल गयी, और समीप के कम्बुज राज्य के 
राजा (जो पहले फूनान की ग्रधीनता स्वीकृत करते थे) ने उसे अपने अधीन कर लिया । 

कम्बुज राज्य--यह राज्य वर्तमान कम्बोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था । 
यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था, और शुरू में फूनान के राज्य के श्रन्तर्गंत 
था। जिस राजा ने फूनान के राजा रुद्रवर्मा को परास्त कर कम्बुज के उत्कर्ष का 
प्रारम्भ किया उसका नाम भववर्मा था। फूनान को परास्त कर उसने जो अमित 
सम्पत्ति प्राप्त की थी, वही उसके वंश के उत्कर्ष में सहायक हुई । सियाम के सीमान्त 
पर एक शिवलिड्ध मिला है, जिसकी पीठिका पर यह लेख उत्कीर्ण है--“घनुष के 
पराक्रम से जीती निधियों को प्रदान कर उभय लोक कर-धारी राजा श्री भववर्मा ने 
ज्यम्बक के इस लिज्भ की प्रतिष्ठा की ।” इसी सयय का एक श्रन्य लेख मिला है, जो 
इस प्रकार है--“वह श्री भववर्मा की भगिनी तथा श्री वीरवर्मा की पुत्री थी, जो 
अपने पति और धर्म की भक्ति मे दूसरी अ्ररन्‍्धती थी । उसी हिरण्यवर्मा की माता को 
जिसने पत्नी के रूप में ग्रहण किया, उस ब्राह्मणो मे सोमसमान स्वामी“ 'सामवेदवित्‌ 
अग्रणी श्री सोमशर्मा ने पूजा विधि और झतुलदान के साथ सूर्य और त्रिभुवनेश्वर की 
प्रतिष्ठा की । प्रतिदिन श्रखण्ड पाठ के लिए उसने रामायण और पुराण के साथ सम्पूर्ण 
(महा) भारत को प्रदान किया ।” ये लेख यह समभने के लिए पर्याप्त हैं, कि छठी सदी 
में कम्बुज देश की संस्क्ृति और धर्म का क्‍या स्वरूप था । उस युग मे यह प्रदेश पूर्ण- 
रूप से भारतीय था, और वहाँ के राजा एक भारतीय धर्म (शैव धर्म) के अनुयायी थे + 
भववर्मा के बाद महेन्द्रवर्मा कम्बुज राज्य का स्वामी बना । उसके एक शिलालेख मे 
“शिवपद' के दान का वर्णन है । भारत मे विष्णुपद की पूजा तो अब तक होती है, गया 
में विष्णपद विद्यमान भी है, पर 'शिवपद' की पूजा नही होती । परन्तु बतेंमान कम्बो- 
डिया में सातवी सदी में शिवषद की पूजा भी प्रचलित थी, और राजा महेन्द्रवर्मा ने 
उसकी प्रतिष्ठा कर एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था । 

महेन्द्रवर्मा के बाद ईदानवर्मा कम्बुज राज्य के राजसिहासन पर श्रारूढ़ हुआ । 
उसकी राजघानी का नाम 'ईशानपुर' था, जिसकी स्थापना सम्भवत: उसी ने झपने 
नाम पर की थी। वह भारत के सम्राट हषेवर्धन का समकालीन था, शौर उसने ६१६ 
ईस्वी में अपना एक दूतमण्डल चीन भेजा था । चीन की ऐतिहासिक अनुश्नुति मे इस 
राजा का उल्लेख है। ईशानवर्मा के उत्तराधिकारियों के शासन-काल के भी श्रनेक 
उत्कीर्ण लेख कम्बोडिया से उपलब्ध हुए है, जिनमे शकाब्द का प्रयोग किया गया है । 
भारत के समान कम्बुज के प्राचीन लेखों में भी शकाब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट 


भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार २६७ 


प्रमाण है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के सुदुरवर्ती इस राज्य का भारत के साथ घतनिष्ठ 
सम्बन्ध था, झौर कम्बुज न केवल धर्म, भाषा झौर सस्कृति की दृष्टि से ही भारतीय 
था, भ्रपितु वहाँ की ऐतिहासिक परम्परा भी भारतीय थी । 

सातवीं सदी में जावा (यवद्वीप) के शैलेन्द्रबंशी राजाप्रों ने अपने साम्राज्य का 
विस्तार करते हुए कम्बुज पर भी आक्रमण किया, और उसे जीतकर अपने भ्रधीन कर 
लिया । पर कम्बुज देर तक इैलेन्द्र-साम्राज्य की अघीनता में नहीं रहा | नवी सदी के 
प्रारम्भ (८०२ ईस्वी) में वहाँ एक ऐसे वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक बार 
फिर कम्बुज को स्वतन्त्र किया | इस वीर पुरुष का नाम जयवर्मा था। इसके शासन- 
काल से कम्बुज राज्य के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ, भर इस देश ने बहुत उन्नति 
की । जयवर्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रनेक शिलालेख कम्बुज मे उपलब्ध हुए हैं, 
झौर उनसे उसकी कौति, वीरता श्रौर समृद्धि का भली-भाँति परिचय मिलता है । 

जयवर्मा के बाद उसके पुत्र जयवर्धन (६८६९-८७७) ने और फिर इन्द्रवर्मा 
(८७७-८८९) ने कम्बुज का शासन किया । इन्द्रवर्मा के बाद उसका पुत्र यशोवर्मा 
(८८९-६०९६) कम्बुज का राजा बना । इन्द्रवर्मा बड़ा प्रतापी राजा था। उसने पूर्वे 
की झ्लोर आक्रमण कर चम्पा के राज्य को जीत लिया । इस विजय से कम्बुज की शक्ति 
बहुत बढ गयी । कम्बोडिया में संस्कृत भाषा के बहुत-से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जो 
इन राजाप्रो द्वारा उत्कीर्ण कराये गये थे । इनको पढने से ज्ञात होता है, कि कम्बुज 
देश मे इन सदियों में संस्कृत की वही स्थिति थी, जो भारत में थी। समुद्रगुप्त और 
रुद्रदामा की प्रशस्तियों के समान कम्बुज देश के ये शिलालेख भी संस्कृत की साहित्यिक 
शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है । 

तेरहवीं सदी के श्रन्त तक कम्बुज के भारतीय उपनिवेश की स्वतन्त्रता कायम 
रही । मंग्रोल सम्राट कुबले खाँ ने १२६६ में उसे जीतकर श्रपने श्रधीन कर लिया, 
श्रौर तब उसकी स्वतन्त्र सत्ता का अन्त हुआ । 

कम्बुज भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि 
पौराणिक देवी-देवताझो की वहाँ पूजा हुआ। करती थी। वेद, पुराण, रामायण, महा- 
भारत श्रादि का वहाँ उसी प्रकार श्रध्ययन होता था, जैसा कि भारत में । राजा 
ईशानवर्मा ने कम्बुज मे अनेक भ्राश्रम बनवाये। जैसे बौद्ध-धर्म के मठ विहार कहाते 
थे, बेसे ही पौराणिक घर्म के मठों को शझाश्रम कहते थे । इनमें संन्यासी लोग निवास 
करते थे, ओर बौद्ध भिक्षुओं की तरह धर्म प्रचार, विद्याध्ययन तथा शिक्षण कार्य में 
व्यापृत रहते थे । राजा ईशान वर्मा के समय में ही कम्बुज मे शिव (हर) और विष्णु 
(हरि) की सम्मिलित मूर्ति बनाई गयी । इससे सूचित होता है, कि कम्बुज देश के शैव 
भौोर वेष्णव शिव झौर विष्णु मे भ्रभेद श्रौर श्रविरोध मानते थे । नवीं सदी मे कम्बुज 
का राजा यशोवर्मा था। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नयी राजघातनी बनायी थी । 
उसके भग्तावशेष अ्रंबकोरथोम में उपलब्ध हैं। इस नगरी के चारों श्लोर ३३० फीट 
चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की भोर एक विशाल प्राचीर बनी हुई है। तगर वर्गाकार 
है, जिसकी प्रत्येक भुजा लम्बाई में दो मील से भी भ्रधिक है। नगर के महाद्वार विशाल 
व सुन्दर हैं। इनके दोतों झ्रोर रक्षकों के लिए मकान बने हैं ॥ तीन सिर वाले विज्ञाल 


शहद . भारतीय संस्कृति का विकास 


हाथी द्वारों की मीनारों को अपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सौ फीट चौडे और मील 
भर लम्बे पाँच राजमागे द्वारो से नगर के मध्य तक गये हैं । पक्की चिनाई के भिन्‍न- 
भिन्‍न आ्राकृतिवाले भ्रनेक सरोवर अब तक भी श्रंगकोरथोम के खण्डहरों में विद्यमान 
हैं। नगर के ठीक बीच में शिव का एक विशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड हैं । 
प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच की मीनार की ऊँचाई भग्न दशा मे 
कभी १५० फीट के लगभग है । ऊँची मीनार के चारो श्रोर बहुत-सी छोटी-छोटी मीनारें 
हैं। इनके चारों श्रोर एक-एक नरणूरति बनी हुई है, जो समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ 
हैं। इस विशाल शिवमन्दिर मे स्थान-स्थान पर सुन्दर चित्रकारी की गयी है। पौराणिक 
धर्म के किसी मन्दिर के इतने पुराने और विज्ञाल भ्रवशेष भारत मे कही उपलब्ध नही 
होते । बारहवी सदी के पूर्वाध मे कम्बुज देश का राजा सुर्यवर्मा द्वितीय था। उसने एक 
विज्ञाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया, जो श्रंग्कोर वात के रूप मे अरब तक भी 
विद्यमान है । इसके चारो श्रोर की खाई की चौडाई ७०० फीट है। भंल के समान 
चौडी इस खाई को पार करने के लिए पश्चिम की श्रोर एक पुल बना है। पुल पार 
करने पर एक विज्ञाल द्वार श्राता है, जिसकी चौडाई १००० फीट से भी प्रध्रिक है । 
खाई झ्ौर महाद्वार को पार करने पर जो मन्दिर है, वह भी बहुत विशाल है। 

अग्कोरथोम और अ्रग्‌को रबात के श्रतिरिक्त श्रन्य भी बहुत-से प्राचीन अवशेष 
कम्बोडिया में विद्यमान है, जो प्राय भग्न मन्दिरों, ज्ीर्ण राजप्रामादों और उजडी हुई 
नगरियों के रूप में है। ये सब अवशेप जिस युग के स्मारक है, उसमे कम्बोडिया पूर्ण 
रूप से भारतीय उपनिवेश था, और उसकी भाषा, धर्म, सस्कृति आदि सब भारतीय 
थे। इस देश के धर्म मे पहले पौराणिक हिन्दू-धर्म की प्रधानता थी, पर बाद मे उस 
का ह्वास होकर बौद्ध-धर्म का जोर बढ गया । 

चम्पा---विएत-नाम के क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चम्पा था । 
यह ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भिक भाग मे स्थापित हुआ था। चीनी ऐतिहासिक गअनुश्रुति के 
अनुसार चम्पा की स्थापना १६२ ईस्वी के लगभग हुई थी । इस उपनिवेश की स्थिति 
कम्बोडिया (कम्बुज) के पूर्व में श्लोर विएत-नाम के दक्षिणी भाग में थी । चम्पा का 
पहला भारतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी ई० प० के ग्रन्तिम भाग 
मे था। श्रीमार और उसके उत्तराधिकारी विशुद्ध भारतीय राजा थे। उनकी भाषा 
ससस्‍्कृत थी, और उनका धर्म शव था । इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत 
भाषा के अनेक शिलालेख दक्षिणी विश्त-नाम में उपलब्ध हुए है । 

चीनी ऐतिहासिक श्रनुश्रुति से ज्ञात होता है, कि फनवेन नाम के चम्पा के एक 
भारतीय राजा ने ३४० ई० में चीन के सम्राट्‌ के पास एक राजदूत भेजा था । उसने 
श्रपने दूत से यह कहलवाया कि चीन श्रौर चअम्पा के राज्यों के बीच की सीमा होन- 
सोन पर्वतमाला को निश्चित कर दिया जाय | इस नई सीमा के अ्नुसा र-न्हृत नाम का 
उपजाऊ प्रदेश चम्पा के राज्य मे सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट इसके लिए 
तेयार नहीं हुआ । इसपर ३४७ ई० में फनवेन ने चीन पर श्राक्रमण कर दिया, श्रौर 
न्हुत-नाम को जीतकर चम्पा के राज्य को होन-सोन पर्वतमाला तक विस्तत कर दिया । 
यह्षपि इस युद्ध मे चम्पा के राजा फनवेन की मृत्यु हो गयी, पर उसके प्रयत्नों के 


भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार २६६ 


कारण सम्पा का राज्य बहुत समृद्ध तथा शक्तिशाली हो गया । चीन और चम्पा का 
संबर्ष फनबेन के बाद भी जारी रहा । चम्पा के राजा फन फो (३४६ से ३६० ईं० प० 
तक) के शासनकाल में चीन श्रपने खोये हुए प्रदेश (न्हुत-नाम) को पुनः जीत लेने के 
लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा। यह यत्न फन हुता (३६० से ४१३ ई० प० तक) 
के समय मे भी जारी रहा । 

यह ध्यान भे रखता चाहिए, कि चम्पा के राजाओं के फनवेन श्रादि जो नाम 
हमने दिए है, वे चीनी अ्रनुश्रुति के अनुसार हैं। राजा फन-हुता का असली नाम घर्म- 
महाराज श्री भद्रवर्मा था। इस राजा के अनेक लेख चम्पा में उपलब्ध हुए हैं। 
श्री भद्रवर्मा वेदों का परम विद्वान और महापण्डित था। उसने शिव के एक विशाल 
मन्दिर का निर्माण करवाया, और उसमे भरद्रेश्वरस्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा 
की । यह मन्दिर चम्पा में घ्में और सस्क्ृति का केन्द्र बल गया, और इसकी कीति देर 
तक स्थिर रही । भद्गवर्मा का उत्तराधिकारी गगाराज (४१३ से ४१५ ई० प० तक) 
था | उसके शासनकाल भे चम्पा में अभ्रव्यवस्था फैल गयी, और वह राजसिहासन का 
परित्याग कर गगावास के लिए भारत चला श्राया । चम्पा के ये राजा घर्म, भाषा, 
सस्कृृति आ्रादि में पूर्णतया भारतीय थे। वहाँ के श्रन्यतम एक राजा इन्द्रवर्मा तृतीय 
(६११-६७२) के एक शिलालेख में उसे षड़दर्शन, बौद्ध-दर्शन, काशिक्रावृत्ति सहित 
पाणिनीय व्याकरण, ग्राख्यान तथा शैब उत्तरकल्प का प्रकाण्ड पण्डित कहा गया है । 
(मीमांसा पट्तर्क जिनेन्द्रसू मस्सकाशिकाव्याकरणोदकौध. । श्राख्यानर्शवोत्त रकल्पमीन: 
पटिष्ठ एनेष्विति संत्कवीनाम्‌ ॥) । 

सलाया--ददक्षिण-पूर्वी एशिया के श्रन्य देशों के समान मलाया (मलयद्वीप) मे 
भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश प्राचीन समय में स्थापित किये थे। श्रनुश्रुतति 
के अनुसार पाटलिपुत्र के राजवंश का कोई राजकुमार तीसरी सदी ई० प० मे समुद्रमार्ग 
द्वारा सलाया गया था, श्रौर वहाँ उसने श्रपना शासन स्थापित किया था। मलाया में 
इस भारतीय राजकुमार का नाम मरोड' प्रसिद्ध है। मरोइ के बाद मलाया से 
महापोदिसत (महाबीधिसत्व) भ्रौर श्रीमहावंश झादि राजा हुए । मरोह द्वारा स्थापित 
भारतीय उपनिवेश का नाम लंकाशुक था। इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक भारतीय 
राज्य मलाया में विद्यान थे । यही कारण है, कि वहाँ बहुत-से ऐसे भ्रवशेष उपलब्ध 
हुए है, जिनका सम्बन्ध भारतीय धघमे और सस्क्ृति के साथ है। गरनोड़ः जिराई के 
समीप सुँगइवत की जमीदारी मे एक हिन्दू मन्दिर के अवशेष और अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ 
मिली हैं। इसके समीप ही चौथी सदी मे बने एक बौद्ध मन्दिर के अ्रवश्षेष प्राप्त हुए 
है, जिनके साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी है। मलाया के वेल्जली जिले के उत्तरी 
भाग में बौद्ध-मन्दिरों के बहुत-से स्तम्भ मिले है, जो उनपर उत्कीर्ण अक्षरों से चौथी- 
पाँचवी सदी के माने जाते हैं। पेराक राज्य के शलिनसिड स्थान से गरुडारूढ विष्णु 
की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके साथ सोने का एक आभूषण भी है | प्राचीन युम के ये 
और इसी प्रकार के अ्रन्य भ्रवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एश्षिया 
के प्रन्य प्रदेशी के समानच मलाया में भी प्राचीन काल में भारतीय धर्म, भाषा भर 
संस्कृति का प्रचार था १ 


३०० भारतीय संस्कृति का विकास 


सुमाजा (सुबर्णहीप)--हिन्द महासागर के द्वीपों मे भी प्राचीन समय में 
आरतीयो ने श्रपने उपनिवेद्द स्थापित किये थे । इन द्वीपो को आजकल सामूहिक रूप 
से इण्डोनेशिया कहते हैं। इण्डोनेशिया के श्रन्तर्गत द्वीपों में सुमात्रा का स्थान बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इसे प्राचीन समय में सुवर्णद्वीप कहते थे, श्रौर इसका सबसे पुराना 
राजनीतिक केन्द्र श्रोेविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर स्थित था। श्रीविजय की 
स्थापना चोथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी । पर सातबवी सदी में इसने बहुत 
झ्रधिक उन्तति की, भौर इसके प्रत्तापी राजाप्रों ने पडोस के प्रनेक प्रदेशों को जीतकर 
अ्रपने भ्रधीन कर लिया । ६८४ ईस्वी में श्रीवजय के राजसिहासन पर जयनाग का 
झ्धिकार था, जो धर्म से बौद्ध था। ६८६ मे उसने जावा (यवद्वीप) की विजय के 
लिए सेताएँ भेजी । श्रीविजय के राजनीतिक इतिहास को यहाँ लिखना उपयोगी नहीं 
है, पर महत्त्व की बात यह है, कि यह नगर धर्म, संस्कृति श्लोर ज्ञान का बडा केन्द्र 
था । चीनी यात्री इत्सिंग सात साल (६८८ से ६६५ ई० प०) तक यहाँ रहा था, और 
यही रहकर उसने संस्कृत भाषा का शप्रध्ययन किया था। इत्सिग के अनुसार चीनी 
यात्री भारत जाते हुए पहले श्रीविजय रहकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया करते 
थे। संस्कृत के बहुत-से शिलालेख श्रीविजय और सुमात्रा के अन्य स्थानों से उपलब्ध 
हुए हैं । 

जाया (यबद्वीप)--इण्डोनेशिया के श्रन्तगंत द्वीपो में जावा सबसे श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राच्चीन नाम यवद्वीप था। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय लोग 
बस चुके थे। चीनी श्रनुश्नुति के अनुसार ६५ ई० प० के लगभग भारतीयों ने इस द्वीप 
में बसना प्रारम्भ किया था। १३२ ईस्वी में जावा का राजा देववर्मा था, जिसने 
भ्रपना राजदूत चीन के सम्राट्‌ की राजसभा में भेजा था। पाँचवी सदी के शुरू 
(४१४ ई० प०) में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चीन लौटा, तो वह 
मार्ग में यवद्वीप भी ठहरा। फाइयान के यात्रा-विवरण से सूचित होता है, कि इस द्वीप 
में भारतीय लोग श्रच्छी बडी संख्या में निवास करते थे, और उनमें से बहुत-से शव 
धर्म के श्रनुयायी थे । फाइयान जिस जहाज से यवद्वीप गया था, उसमें २०० भारतीय 
व्यापारी भी थे । 

पाँचवी सदी में यवद्वीप व उसके समीपवर्ती श्रन्य द्वीपो मे बौद्ध धर्म का प्रचार 
हुआ । इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। ग्रुणवर्मा का स्थान उन प्रचारकों में बहुत 
ऊँचा है, जिन्होंने विदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया । तीस वर्ष की आयु में वह 
लंका गया, और कुछ समय वहाँ रहकर फिर उसने जावा के लिए प्रस्थान किया । 
जावा की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव में श्र गयी, और उसने बौद्ध-धर्म को 
स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरणा से जावा के राजा ने भी बौद्ध-धर्म की दीक्षा 
ली । इसी समय किसी विदेशी सेना ने जावा पर आ॥राक्रमण किया। झ्रहिसा-प्रघान' 
बौद्ध-धर्म के अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक्रमण 
का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस समस्या का समाधान 
गुणवर्मा ने किया । उसने कहा कि दस्युझों को नष्ट करना हिंसा नहीं है, भौर उनसे 


भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार ३०९१ 


थुद्ध करना सबका धर्म है। आक्रमण करने वाली शत्रु-सेनाएँ परास्त हो गयीं, और 
जाबा की स्वतन्त्रता झ्क्षण्ण रही । गुणवर्मा की कीति जाबा के समीप के सब भारतीय 
उपनिवेक्षों में फैल गयी थी । चीन में भी उसके ज्ञान और ग्रूण का यश् पहुँच गया 
था। चीनी भिक्षुओं ने अपने राजा से ब्रार्थना की, कि गुणवर्मा को चीन निमन्त्रित 
किया जाय । भिक्षुश्रों का भ्रावेदन स्वीकार कर चीन के सम्लाट ने अपना दूत जावा के 
राजा और गरुणवर्मा के पास भेजा झ्ौर यह प्रार्थना की कि आचायें चीन पघारें। चीन 
के सम्राट की प्रार्थना को ग्रुणवर्मा ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी में वह 
« दक्षिणी चीन में मानकिंग पहुँच गया । जिस जहाज पर गुणवर्मा चीन गया था, वह 
नन्‍्दी नाम के भारतीय व्यापारी का था, जो भारत का माल बेचने के लिए चीन जा 
रहा था। जावा और समीप के शअ्रन्य ढ्वीपों में बौद्ध-धर्म के प्रचार में गरुणवर्मा का 
कत्‌ त्व बहुत श्रधिक है । 
जावा में संस्क्रत भाषा में लिखे हुए अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें 
से चार लेख पाँचवी सदी के मध्य भार के हैं, जिन्हे राजा पूर्णवर्मा ने उत्कीर्ण कराया 
था | पूर्णवर्मा की राजधानी तारूमा थी, जो वर्तमान जाकर्ता के समीप ही स्थित थी। 
इन लेखों से यह भी सूचित होता है, कि पूर्णवर्मा के पृवंज राजाधिराज ने चन्द्रभागा 
नामक नहर खुदवाकर उसे समुद्र सक पहुँचवाया था। पूर्णवर्मा ने स्वयं भी गोमती 
नाम को एक नहूर खुदवाई थी । 
शैलेस्त् वंदा--सातवी सदी में श्रीविजय (सुमात्रा मे) के प्रतापी शैलेन्द्रबंशी 
राजाओं ने जावा को जीतकर अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया । शैलेन्द्र वंश के 
राजा बड़े महत्त्वाकाक्षी और प्रतापी थे। उन्होंने न केवल जाबा को अपने अधीन किया, 
श्रपितु मलाया, कम्बोडिया और दक्षिणी बर्मा को भी जीत लिया | सातवी सदी से 
बारहवी सदी तक शैलेन्द्र बंध के राजा दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से प्रदेशों और द्वीपों 
का शासन करते रहे । इन राजाश्रौ के शिलालेख न केवल सुमात्रा भे श्रपितु जावा श्रादि 
श्रन्य द्वीपो में भी ग्रच्छी बड़ी सख्या से उपलब्ध हुए है। ये सब लेख संस्कृत में है, श्रौर 
इनसे शलेन्द्र राजाओो के वैभव और शक्ति का सुचारु रूप से परिचय प्राप्त होता है । 
ये राजा बौद्ध-धर्मं के अनुयायी थे, और उनके सरक्षण के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया मे 
बौद्ध-धर्म का बहुत अधिक उत्कर्ष हुआ । उन्होंने इस क्षेत्र मे बहुत-से बोद्ध विहार व 
चैत्यो का भी निर्माण कराया । शैलेन्द्र वंश की दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास 
में वही स्थिति है, जो कि भारत के इतिहास में गुप्तवंश की थी | इन राजाओं ने व 
केवल इण्डोनेशिया के प्राय: सब द्वीपों को अपितु इण्डोचायना के बडे भाग, सलाया और 
दक्षिणी बर्मा को भी जीतकर श्रपने साम्राज्य मे सम्मिलित किया | भारत के साथ भी 
इन शैलेन्द्र राजाशो का घनिष्ठ सम्बन्ध था । यही कारण है, कि जहाँ इन राजाओं के 
उत्कीर्ण लेख जावा, सुमात्रा, मलाया झ्रादि मे उपलब्ध होते हैं, वहाँ भारत में भी इनके 
साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछ लेख मिले हैं। चीनी और प्रब लेखकों ने भी इनके 
विषय में बहुत कुछ लिखा है । अरब लेखक इब्न रोस्ता (६०३ ई० प०) ने लिखा था, 
कि “जावक (जावा) का महान्‌ शासक महाराज कहलाता है । वह भारत के राजाप्रों में 
सबसे बड़ा इसलिए नहीं माना जाता, क्‍योंकि वह द्वीपों का स्वामी है । उस जैसा घती 


३०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


एवं झक्तिशाली दूसरा कोई राजा नहीं है, और न किसी की उतनी बडी आमदनी ही' 
है ।” भारत में नालन्दा की खुदाई से एक ताम्रपतञ्र मिला है, जिसमे श्रीविजय के शैलेन्द्र 
राजा का वर्णन है। इस ताञ्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है, कि शलेच््रबंशतिलक 
यवभूमिपाल महाराज श्री बालपुत्रदेव ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया, 
झौर उसके लिए राज! देवषाल से कहकर राजगृह विषय (जिले) के नन्दिवनक, मणि- 
बाटक, नाटिकाग्राम तथा हस्तिग्राम और गया विषय (जिले) के पामालक गाँव का 
दान किया । पालवशी भारतीय राजाओं के समान श्रीविजय के दौलेन्द्र राजा भी 
नालन्दा के महाविहार के संरक्षक थे, यह इस ताम्रपत्र से सूचित होता है । 

शैलेन्द्र वंश के राजाओं की कीति और प्रताप के स्मारकरूप अनेक स्तूप व विहार 
अरब तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों मे विद्यमान है । उनका सबसे पुराना 
खवशेष कलसन-मदिर है, जो आ्राठवी सदी भ बना था । इसे शैलेन्द्र राजा पर्णकरण ने 
७७८ ई० में बनवाया था, और कलसगाँव नाम के एक ग्राम के साथ उसे भिक्ष्‌संघ को 
दान किया था । यह मन्दिर बृहत्तर भारत की वारतु-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । 
पर शैलेन्द्रयुग की मबसे महत्त्वपूर्ण कृति बरोबदूर का महाचैत्य है, जो साँची के स्तूप के 
समान एक पहाडी पर स्थित है । जावा में विद्यमान यह विशाल स्तूप चारो ओर एक के 
ऊपर एक सीढीनूमा नौ चक्‍करों से मिलकर बना है, जिनमे ऊपर की ओर का प्रत्येक 
चक्कर अपने से नीच वाले चक्‍कर से थोडा भीतर को ओर सिमटा हआ है । सबसे ऊपर 
के चक्कर के ऊपर घटाकार चेत्य है । सबसे नीचे के चक्कर की लम्बाई १३१ गज हैं, 
ओर सबसे ऊपर के चक्कर की ३० गज । अ्रगकोरथोम क॑ मन्दिर के समात बरोबदूर 
का यह चैत्य भी वस्तुत. एक अद्भूत और विशाल इमारत है, जो दर्शकों को आश्चर्य 
भे डालदेती है । इस चैत्य के विविध गलियारो में सब मिलाकर १५०० चित्रावलियाँ 
चित्रित है, जिनका सम्बन्ध बौद्ध कथाग्रों के साथ है । 

बाली द्वीप--जावा के पूर्व में बाली नाम का छोटा-सा द्वीप है, जिसकी 
जनसख्या दस लाख के लगभग है। इन्डोनेशिया के ग्रन्प द्वीपो मे तो इस समय हिंन्दू- 
धर्म का लोप हो चुका है, पर बाली में वह अब तक भी जीवित रूप में विद्यमान है। 
चीनी अनुश्नति द्वारा ज्ञात होता है, कि छठी सदी ईस्वी में बाली द्वीप में भारतीयों का 
निवास था, श्रौर वहाँ के राजवश का नाम कौण्डिन्य था। ५१८ ई० प० भे बाली के 
भारतीय राजा ने अपना एक राजदूत चीन के सम्राट्‌ की सेवा में भी भेजा था। 
इण्डोनेशिया के ग्रन्य हीपो के समान बाली से भी सस्कृत भाषा में लिखे हुए अनेक 
शिलालेख उपलब्ध हुए है । 5 

बोनियो--इण्डोनेशिया के द्वीपो मे बोनियो सबसे बडा है । इस द्वीप के सबसे 
पुराने उत्कीर्ण लेख महकम नदी के तट पर उपलब्ध हुए है, जिनसे सूचित होता है कि 
प्राचीन समय में वहाँ भी भारतीयों का उपनिवेश विद्यमान था। ४०० ईस्बी में लग- 
भग के चार शिलालेख इस द्वीप से मिले है, जिनमे राजा प्रदववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के 
दान-पुण्य और यज्ञों का वर्णन है। सस्कृत भाषा के ये लेख जिन स्तम्भों पर उत्कीर्णे है, वे 
राजा मूल वर्मा के यज्ञों मे यूप के तौर पर प्रयुक्त होने के लिए बनाए गए थे । इन यज्ञो 
के प्रवसर पर वप्रकेश्वर तीर्थ मे बीस हजार गोएँ और बहुत-सा घन दान दिया गया था। 


भारतीय सम्यता और धर्म का विदेशो में विस्तार ३०३ 


पूर्वी बोनियो में भी बहुत-से ऐसे ध्वंसावशेष मिले हैं, जो इस द्वीप में हिन्दू 
संस्कृति की सत्ता के भ्रकाट्य प्रमाण हैं। इनमें कोम्बेड की गुफा सबसे महत्त्वपूर्ण है । 
यह गुफा तेलेन नदी की ऊपरी घारा के पूर्व में स्थित है । गुफा में दो कोठरियाँ हैं । 
पिछली कोठरी में बलुए पत्थर से बनी हुई बारह मूर्तियाँ हैं, जो झिव, गणेश, नन्‍्दी, 
अगस्त्य, नन्‍्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कन्द भ्रौर महाकाल की हैं । 

फिलिप्पीन और सेलेब्रीज़ द्वीपो में ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जो इन सुदूरवर्ती 
द्वीपों में भी भारतीय सस्क्ृति और धर्म के प्रचार का प्रमाण उपस्थित करती हैं। 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में बृहत्तर भारत के विकास का झ्नुशीलन करते हुए हमें 
यह दृष्टि मे रखना चाहिए, कि सुदूर पूर्व के इन उपनिवेशों की स्थापना किसी राजा 
या सम्राट्‌ की कृति नहीं थी । जिस प्रवृत्ति से आये लोग भारत में दूर-दूर तक बसे थे, 
उसी से वे बंगाल की खाडी को पार कर इन प्रदेशों में भी झाबाद हुए थे। प्राचीन 
समय मे ग्रार्यों में उत्तट जीवनी शक्ति थी, और वे विघ्न-बाधाशञ्रों की परवाह न करते 
हुए दूर-दूर तक जाकर बसने मे तत्पर रहते थे। राजकुमारों और योद्धाश्नरो की महत्त्वा- 
काँक्षाएँ, व्यापारियों की घनलिप्सा और मुनियो व भिक्षुओ की धर्मंसाधना--इन सब 
प्रवत्तियों से मिलकर भारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ 
इनका बहुत निकट का सम्बन्ध था। धम्म-प्रचारक श्लौर व्यापारी इनमे निरतर आते- 
जाते रहते थे । समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी दिग्विजयी सम्राट इन उपनिवेशों को भी अपने 
चातुरंत साम्राज्य मे सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न करते थे। वस्तुतः, ये उपनिवेद् 
भारत के ही अंग थे । यह बात बडे महत्त्व की है, कि सुदूर-पूर्वे का यह सारा एशिया 
इस युग में भारतीय धर्म और सभ्यता का अनुयायी था । वहाँ अपना पैर जमाकर 
भारतीय लोग चीन के विशाल भूखंड में अपने धर्म और व्यापार का प्रसार करने में 
लगे थे, श्रौर इस प्रकार एशिया का बहुत बडा भाग इस युग मे भारतीय जीवन और 
संस्कृति से भ्रनुप्राणित हूं। रहा था । 


(३) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत 


उत्तर-पश्चिमी भारत के गाघार श्रौर कम्बोज बौद्ध-काल के सोलह महाजन- 
पदों में सम्मिलित थे। कम्बोज का श्रभिप्राय हिन्दूकुश पर्वत से परे पामीर के पाव॑त्य 
प्रदेश और बदख्शा से है | प्राचीन समय मे गान्धार और कम्बोज भारत के ही अग थे । 
पर प्राचीन समय में भारतीयों ने गान्धार और कम्बोज से भी परे बाल्हीक (बल्ख) से 
भागे बढकर अपनी संस्कृति और धर्म का विस्तार किया, और इस प्रकार बृहत्तर भारत 
के एक नये क्षेत्र का निर्माण किया । इस प्रक्रिया का प्रारम्भ मौर्य काल में हुआ था । 
सम्राट्‌ ग्रशोंक की धर्मंविजय की नीति के कारण खोतन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों 
में किस प्रकार भारतीय उपनिवेशो का सूत्रपात हुआ, झौर कंसे वहाँ बौद्ध-धर्म का 
प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है । झ्शोक के समय में जिस प्रक्रिया 
का प्रारम्भ हुश्ा था, वह गुप्त-काल मे पूर्ण विकास को प्राप्त हुई । इस सारे प्रदेश में 
झनेक भारतीय उपनिवेश्ञों का विस्तार हुश्रा, जिनमें भारतीय लोग बड़ी संख्या में जाकर 


३०४ भारतीय संस्कृति का विकास 


झाबाद हुए । मूल तिवासियों के साथ विवाह करके उन्होंने एक नयी संकर जाति का 
विकास किया, जो घर्म सम्यता, भाषा और संस्कृति मे भारतीय ही थी । 

इस क्षेत्र के राज्य--इस उत्तर-पश्चिमी बृहत्तर भारत में निम्नलिखित राज्य 
सम्मिलित थे--(१) शैलदेश (काशगर), (२) चौक्कुक (यारकंद), (३) खोतन्न 
(खोतल), (४) चल्मद (शान शान), (५) भरुक (पौलुकिया), (६) कुची (कुचर), 
(७), धम्निदेश (करासहर) और (८) कोचाग [तुर्फान) । इन श्राठ राज्यों मे खोतन 
झौर कुची सबसे मुख्य थे, झौर इनके भी परे के चीन व श्रन्य राज्यों में भारतीय धर्म 
व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बड़ा महत्त्वपृण कार्य किया था। 

चौक्कुक, खोतन्त, शैलदेश और चल्मद मे भारतीयों की श्राबादी बहुत श्रधिक 
थी । कम्बोज भ्रौर गाधार से इनका व्यापार-सम्बन्ध भी बहुत घनिष्ठ था। व्यापार के 
कारण ये निरंतर भा रत मे प्राते-जाते रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, जो उत्तर- 
पदिचिमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती-जुलती थी । पहले यह भारतीय प्राकृत 
खरोष्टठी लिपि में लिखी जाती थी । पर गुप्तकाल मे इत उपनिवेश्ञों में भी ब्राह्मी लिपि 
का प्रथोग होने लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ संस्कृत का भी इन उपनिवेश्ञों में 
प्रसार हुपआ । चौथी सदी के प्रन्त भे जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इस क्षेत्र में 
श्राया, तो यहाँ का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, कि इन प्रदेशों के निवासी धर्म झौर 
संस्कृति की इष्टि से भारतीयों के समीप हैं। भिश्नु लोग सब संस्कृत पढते है, भौर बौद्ध- 
धर्म की भारतीय पुस्तकों का अश्रध्ययन करते है। यही कारण है, कि इस समय बहुत-से 
प्राचीन सस्कृत भ्रन्थ इस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। भ्रनेक ग्रन्थ सस्कृत के साथ-साथ वहाँ 
की पुरानी स्थानीय भाषाश्रों मे भी हैं। इन प्रदेशों की अपनी भाषाओं का परिचय पहले- 
पहल इन्ही ग्रन्थोी मे मिलता है । 

खोतन--गुप्त-काल में खोतन किस प्रकार भारतीय घर्म श्रौर संस्कृति का महृत्त्व- 
पूर्ण केद्र था, यह बात हमे प्राचीन अनुश्रुति व पुरातत्त्व-सम्बन्धी श्रवशेषों से ज्ञात होती 
है । खोतन में बौद्ध-धर्म की दशा का वर्णन फाइयान ने इस प्रकार किया है --“यहाँ के 
निवासी बौद्ध-धर्म के भ्नुयायी हैं । भिक्षुओ की संख्या हजारों में है। श्रधिकाश भिक्षु 
भमहायान सम्प्रदाय के अनुयायी है । प्रत्येक घर के सामने बौद्ध-स्तृप बनाए गए है | इनमे 
से कोई भी ऊँचाई मे बीस फीट से कम नही है।” फाइयान के समय मे खोतन में चौदह 
बड़े बोद्ध विहार थे । उनके अतिरिक्त छोटे-छोटे विहार और भी बहुत-से थे । खोतन के 
ये विहार शिक्षा के बड़े महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । संस्क्ृत के बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ इनमे सगृहीत 
रहते थे । अनेक महत्त्व के ग्रन्थ जो भ्रन्यत्र नही मिल सकते थे, खोतन मे प्राप्त हो जाते 
थे। यही कारण है, कि धर्मक्षेत्र नाम का बौद्ध विद्वान्‌ जो इस समय चीन प्रें प्रचार कर 
रहा था, ४३३ ईस्बी में महापरिनिर्वाण-सुत्र की खोज में खोतन झ्राया था । 

खोतन में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध-काल के श्रवशेष मिले है । इसमें योत्कन, 
रावक, दण्डन-उलिक श्र तीया मुख्य हैं। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले वर्षों 
भे हुई है, उससे बौद्धविहारो और चैत्यो के बहुत-से खण्डहर, मूर्तियाँ और प्रतिमाशों के 
प्वशेष तथा बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ व चित्र उपलब्ध हुए है। खोतन में श्राठवी सदी' 


भारतीय सभ्यता और घर्म का विदेशों में विस्तार इ०्श्‌ 


के प्रस्त तक भारतीय संस्कृति झौर धर्म का खूब प्रचार रहा । बाद में इस्लाम मे प्रवेद 
ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही बिल्कुल बदल दिया । 
खोतन में न केवल बौद्ध-युग के अवशेष मिले हैं, अपितु बहुत-से लेख सी प्राप्त 
हुए हैं। इनमें मासी मजार (खोतन नगर से १३ मील दूर), नीया शौर लोन लगन में 
प्राप्त हुए लेख महत्त्वपूर्ण है। ये लेख खरोष्ठी लिपि में है, प्रौर काष्ठ-पट्टिकाश्नो पर लिखे 
गए हैं। पट्टिकाशों की लम्बाई ७ से १५ इंच तक और चौड़ाई १ से २३ इच तक 
है। कुछ पट्टिकाएँ चौकोर भी हैं। इनको पत्र के रूप मे भेजते हुए लिफाफे की तरह 
दूसरी काष्ठ-पट्टिकाओों से ढककर मुहर लगा दी जाती थी। लिफाफे का काम करने वाली 
पट्टिकाश्रो पर एक तरफ पानेवाले का नाम श्र दूसरी तरफ पत्र दूत का नाम रहता 
था । खरोष्ठी लिपि मे लिखे हुए कुछ पत्र ऐसे भी मिले हैं, जो चमडे पर लिखे गए हैं । 
नीया से मिले इन चर्मपत्रों की लम्बाई ६ से १२ इंच तक है, शोर चोडाई २ से ६ इंच 
तक। ये सब पत्र प्रायः राजकीय लिखा-पढी से सम्बन्ध रखते हैं, और इतकी भाषा 
धम्मपद की प्राकृत भाषा से मिलती-जुलती है। खोतन में प्राप्त इन लेखो का समय 
दूसरी और तीसरी सदी ई० प० के लगभग का माना जाता है । 
कुची या कूचा---खोतन की तरह कुची का राज्य भी भारतीय सस्क्ृति का केन्द्र 
था। पुराणों मे सम्भवतः इसी को कुशद्वीप कहा गया है। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता 
मे शक, पल्हव आदि के साथ कुशिक जाति का भी उल्लेख किया है, जो कुची के 
निवासियों को ही सूचित करती है । कुची या कूचा का यह राज्य उत्तरी तरिम-उपत्यका 
में स्थित था। यहाँ के निवासियों मे भी भारतीयों की संख्या बहुत थी | चौथी सदी के 
शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध-धर्म का झनुयायी हो चुका था, और प्राचीन चीनी 
झअनुश्रुति के भ्रनुसार इसमे बौद्ध विहारो भर चैत्यो की संख्या दस हजार तक पहुँच गई 
थी । चीन के प्राचीन इतिवृत्त के भ्रनुसार कुची के राज्य में बहुत-से विहार थे, जो बहुत 
ही सुन्दर और विशाल बने हुए थे। राजप्रासाद में भी बुद्ध की मृतियों की उसी तरह 
प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार मे होती है । तामू के विहार में १७० भिक्षु रहते थे । 
पर्दत के ऊपर बने हुए चेली के विहार में ५० भिक्षुओं का निवास था। राजा ने जो 
सया विहार बनवाया, उसे किएन मू कहते थे, और उसमे ६० भिक्षु रहते थे। वेनसू के 
राजकीय विहार मे भिक्षुओ की संख्या ६० थी | ये चारो विहार बुद्धस्वामी नाम के 
झ्राचार्य द्वारा संचालित हो रहे थे। कोई भिक्षु एक स्थान पर तीन महीने से श्रधिक 
समय तक नहीं रह पाता था। बुद्धस्वामी के निरीक्षण में तीन अन्य विहार थे, 
जिनमें क्र; १८००, ५० और ३० भिक्षु रहते थे। इनमे से एक विहार में केवल 
भिक्षुणियाँ ही रहती थीं।ये भिक्षुणियाँ प्रायः राजघरानो की थी। पामीर के 
प्रदेश मे जो विविध भारतीय उपनिवेश्ञ थे, उन्ही के राजकुलों की कुमारियाँ भिक्षुत्रत 
लेकर इन विहारो में रहती थी, और बौद्ध-धर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन 
करती थीं । 
कुची के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाओं के नाम स्वर्ण- 
देव, हरदेव, सुबर्ण पुष्प भर हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य के भारतीय संस्कृति से प्रभावित 
दोने के स्पष्ट प्रमाण हैं | कुची में जो खुदाई पिछले दिनों में हुईं है, उसमें विहारों क्‍्लौर 


३०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


चैत्यों के बहुत-से प्रवशेष मिले हैँ । इसमें सन्देह नहीं, कि खोतन के समात कुची भी 
भरत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था। 
इस प्रसंग में श्राचा्यें कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत झ्रावश्यक है | उसके 
पिता का नाम कुमारायन था। बह भारत के एक राजकुल में उत्पन्त हुआ्ना था, पर प्रन्य 
प्रनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। भिक्षु 
होकर वह कुची गया। वहाँ के राजा ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया प्लौर 
उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राजगरुरु के पद पर नियुक्त किया | पर 
कुमारायन देर तक भिक्षु नही रह सका । कुची के राजा की बहन जीवा उसपर मोहित 
हो गयी, और श्रन्त मे उन दोनो ने विवाह कर लिया । इनके दो संतानें हुई, कुमारजीब 
झ्ौर पुप्यदेव । जब कुमारजीव की ग्रायु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा 
भिक्षणी हो गयी और अपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर भारत आयी । भारत 
श्राने पर उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीव को बौद्ध-धर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा 
दी जाए। श्रनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद जीवा काइमीर गई। वहाँ उन दिनों 
बन्धुदत नाम का बौद्ध आचार्य बडा प्रसिद्ध था । वह काइमीर के राजा का भाई था, 
श्रौर श्रपने पांडित्य के लिए उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। बन्धुदत्त के चरणों 
में बैठकर कुमारजीब ने बौद्ध आरगम को पढा, झौर धीरे-घीरे वह एक प्रकाण्ड पण्डित 
हो गया । काइमीर मे विद्याग्रहण करने के बाद कुमारजीव शैलदेश (वगशगर) गया, 
और वहाँ उसने चारो वेदो, वेदाँगों, दशेन और ज्योतिष झादि का अध्ययन किया । 
उस समय शैलदेण प्राचीन वेदिक धर्म का बहुत बडा केन्द्र था। इसीलिए कुमारजीव 
ने वेदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था । शैलदेश से वह चोबकुक (यारकद) 
गया, और वहाँ उसने नागार्जुन, झ्रायंदेव आदि सिद्ध आचार्यों के ग्रथों का अनुशीलन 
किया । उसके बाद उसने चोकक्‍्कुक में ही महायान सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण की । इस 
प्रकार बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्ण पण्डित होकर वह कुची वापस लौटा, और 
भ्रपनी मातुभूमि में उसने अध्यापन का कार्य शुरू किया । उसवी विद्त्ता की कीति 
सुनकर दूर-दूर के विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्राने लगे, श्रौर थोडें 
ही समय में कुची विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया । 
पर कुमारजीव देर तक कुची में नही रह सका | ३८३ ईस्वी के लगभग कुची 
पर चीन ने भ्राक्रमण किया । चीन की प्रबल शक्ति का मुकाबला कर सकना कुची जैसे 
छोटे-स राज्य के लिए सम्भव नहीं था । फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ युद्ध 
किया, पर अन्त मे कुची पर चीन का अधिकार हो गया । जो बहुत-से कैदी कुची से 
चीन ले जाये गए, उनमे कुमारजीव भी एक था। सूर्य देर तक बादलों में नहीं छिपा 
रह सकता । कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सर्वत्र फेल गयी, और वहाँ के 
सम्राट ने उसे अपने राजदरबार में श्रामत्रित किया | ४०१ ई० में कुमारजीव चीन की 
राजधानी में पहुँचा। वहाँ उसका बड़ा सत्कार हुप्रा । वह संस्कृत और चीनी का 
भनुपम विद्वान था। शास्त्रों मे उसकी अप्रतिहत गति थी । भ्रत. उसे यह काये सुपुर्द 
किया गया, कि वह संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में श्रनुवाद करे। 
इस बगयें में उसकी सहायता के लिए अन्य बहुत-से विद्वान्‌ नियत कर दिये गए । दस 


भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार ३०७- 


वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । 
महायान सम्प्रदाय का चीन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुआ । उसके पाण्डित्य की 
वीति सारे चीन में फैली हुई थी । उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से चीनी 
विद्यार्थी और भिक्षु उसकी सेवा में पहुँचते थे । 

अपने कार्य मे सहायता के लिए कुमारजीव ने बहुत-से बिद्वातो को भारत से 
चीन बुलाया । वह भारत में शिक्षा ग्रहण कर चुका था । कादमीर के बौद्ध पण्डितों से 
उसका घनिष्ठ परिचय था । उसके प्रनुरोध से जो भारतीय विद्वानु चीन गये, उनमें 
पुष्यत्रात, बुद्धयश, गौतम संघदेव, घर्मेयश, गुणवर्मेनू, गुणभद्र श्र बुद्धवर्मन्‌ के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चीन में जो बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ, उसमे ये सब 
कुमारजीब के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है । ये सब वहाँ 
धर्मगुरु भौर धर्माचार्य के रूप मे माने जाते हैं। इन्ही के साहस, पाण्डित्य श्रौर लगन 
का यह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध-धर्म का श्रनुयायी हो गया । 
ध्राज चीन मे जो सँैकडो बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होते है, यह इन्ही विद्वानों की कृति का 
परिणाम है। इन ग्रन्थों में बहुत-से भ्रब श्रपने सस्कृत के मूलरूप में नही मिलते, पर 
लीनी अनुवाद के रूप में वे श्रव भी चीन मे विद्यमान है । अब उनका फिर से संस्कृत 
रूपान्तर किया जा रहा है । 

तुर्फान--कुची या कूचा के पूर्व में तुर्फान नाम का मरु देश है, जिसमे बहुत-से 
प्राचीन नगरो के ध्वंसावशेष पाये जाते हैं । इस मरुभूमि में भी सस्क्ृत, चीनी, ईरानी 
शोर तुर्की भाषाओं के बहुत-से हस्तलेख उपलब्ध हुए है । पॉचवी सदी ईस्वी तक इस 
देश में बौद्ध-बर्म का भली-भाँति प्रचार हो गया था, और वहाँ के राजा चाउ (म्ृत्युकाल 
४८० ई० प०) ने मैत्रेय का मन्दिर बनवाकर एक लम्बा अभिलेख उसकी स्थापना की 
स्मृति में उत्बीर्ण कराया था । इस प्रदेश से भी बौद्धमूरतियों और विहारों के भग्नाव- 
दोष मिले हैं । पु 

काशगर--गाजा कनिष्क के साम्राज्य मे खोतन के समान काशगर का प्रदेश 
भी सम्मिलित था । सम्भवतः, उसी समय मे वहाँ बौद्ध-घर्म का प्रचार हुआ्ना | ४०० 
ईस्वी के लगभग जब च्नीनी यात्री फाहियान काशगर झाया था, तो वहाँ पंचवाधिक 
महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध की अस्थि (धातु या शरीर) के दर्शन 
किये जाते थे । काशगर मे उस समय एक बौद्ध विहार था, जिसमे १००० भिक्षु निवास 
करते थे । ये भिक्षु महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे । ४६० ईस्वी मे काशगर के राजा 
ने चीन के दरबार मे बुद्ध के चीवर को भेजा था । 

प्राथीन ऐतिहासिक निधियाँ--उत्तर-परिचमी बृहत्तर भारत के वृत्तान्त के 
प्रसंग मे उन ऐतिहासिक निधियों का जिक्र करना उपयोगी है, जो इस क्षेत्र के विविध 
प्रदेशों मे उपलब्ध हुई हैं। गत वर्षों मे रूस, फ्रांस, जम॑नी, ब्रिटेन श्रादि पाइचात्य 
देशो के पुरातत्त्ववेत्ताश्रों को इस क्षेत्र मे श्नेक स्थानों पर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, 
जिनसे इसके प्राचीन इतिहास के विषय मे श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री हाथ लग गयी है । 
कुची से पूवें की ओर करासहर, तूर्फान श्रादि के परे चीन की सीमा के पास तुझ़ह्ा 
नामक स्थान है। इसके दक्षिण-पश्चिम में नंगे पहाड़ो की पंक्तियाँ है, जो खोदकर 


ड्र०्८ आरतीय संस्कृति का विकास 


अनाई गयी फाझों के कारण मधुछव्-सी प्रतीत होती हैं। इन्हें सहल-बुद्ध-गुहा।विहार 
कहते हैं । तुड़-ह्वा की गुफाएँ चौथी सदी ईस्वी में बननी शुरू हुई, भौर छठी सदी तक 
बनती रहीं । सहस्न-बुद्ध-मुहा-विहार की ये गफाएँ तुड-छवा से नौ मील हैं, भौर एक 
हजार गज से भी प्रधिक दूरी तक फैली हुई है । इन गुफाशों की भित्तियों पर बहुत-से 
चित्र हैं, भौर उनमें बहुत-सी सुन्दर मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। भारत की श्रजन्ता- 
गुफाशो मे जिस ढंग के चित्र हैं, वैसे ही इनमें भी हैं | भेद यह है, कि सहख्न-बुद्धगुहाप्रों ' 
के चित्र भ्रधिक सुरक्षित दक्षा में है । तुड-ह्वा के समीप के ये गृहाचित्र भारतीय कला, 
गान्धार कला और चीनी कला के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। प्रनेक चित्रों में प्रीक, 
ईरानी और नैपाली शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चित्र दो प्रकार के 
हैं, बोघिसत्वो, श्रहेतोी और देवताओं के, प्रौर सासारिक जीवन के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले । इन गुहाम्रों की मूर्तियाँ प्रधानतया बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय के साथ 
सम्बन्ध रखती हैं । 
तुड-ह्वा की गृहाओो मे केवल चित्र और मूर्तियाँ ही उपलब्ध नहीं हुईं, भ्रपितु 
वहाँ पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भण्डार भी प्राप्त हुआ है । सहद्न-बुद्ध-ग्रुहा-विहार की 
एक थ्रुहा को खोदते हुए प्रकस्मात्‌ एक छोटी गुफा निकल आई, जो हस्तलिखित पुस्तकों 
से भरी हुई थी । ये पुस्तकें चीनी, तिब्बती, उद्गुर और संस्कृत भाषाश्रो में लिखी 
हुई हैं। इनमें बहुत-सी पुस्तको में ब्राह्मी श्रौर खरोष्ठी लिपियो का प्रयोग किया गया 
है । तुड--ह्वा के समीप की गुफाओं में जो पुस्तक-भण्डार मिला है, उसकी पुस्तक-संख्या 
हजारो में है । श्रभी इसकी सूची पूर्ण रूप से नही बन सकी है । पर फ्रास, ब्रिटेत भ्रादि 
के विद्वान्‌ इन पुस्तकों को अपने देशो में ले गये है । 
तुइ-ह्वा के समान कूचा, कासगर श्लौर लोलन श्रांदि मध्य एशिया के श्रन्य 
स्थानों से भी प्राचीन पुस्तक प्राप्त हुई है, श्नौर इस प्रदेश के ये पुस्तक-भण्डार मध्य- 
एशिया में भारतीय धर्म, भाषा श्र संस्क्रति के प्रचार के ठोस प्रमाण हैं । 
तुझ-ह्वा की गुफाशों का बडा भाग चौथी सदी से छठी सदी तक बना था। 
पर बाद में भी इन गुफाओं का निर्माण होता रहा । चौदहवी सदी तक अनेक श्रद्धालु 
राजा और सम्पन्त पुरुष यहाँ विहारो, मूतियों और चैत्यों के निरमित्त गुहाझ्नो का 
निर्माण कराते रहे । आ्राठवी से चौदहबी सदी तक के भी बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस 


स्थान से मिले है, जिनमे सहृम्र-बुद्ध-गुहाविहार के लिए दान, नवनिर्माण भ्ौौर पुनर्निर्माण 
का उल्लेख है । 


(४) हूणों का भारतीय बनना 


गृप्त-काल में भारतीय धर्मों में अद्वितोग जीवनी शक्ति थी । न केवल बौद्ध 
अ्रपितु जैन, शव, वैष्णव आदि श्रन्य भारतीय धर्मों में भी उस समय यह दाक्ति विद्यमान 
थी, कि वे विदेशी जातियो को श्रपने धर्म मे दीक्षित कर उन्हे भारतीय समाज का प्रंग 
चना सकें । यवन, शक और कुशाण लोग किस प्रकार भारत में झाकर भारतीय बन 
गये, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं । 


भारतीय सभ्यता झ्रौर धर्म का विदेशों में विस्तार ३०९ 


शुप्तकाल में जो हूुण भारत में श्राक्रांता के रूप में प्रविष्ट हुए, उन्होंने शुरू में 
बड़ी बबेरता प्रदर्शित की, पर बाद में वे भी पूर्णतया भारतीय समाज के अंग बन गये । 
हण-राजा मिहिरगुल ने शैव-धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख सें लिखा 
है, कि स्थाण्‌ शिव के श्रतिरिक्त किसी के सम्मुख वह सिर नही भुकाता था। उसके 
जो सिक्‍के मिले है, उनपर त्रिशुल भौर नन्‍्दी के चिह्न भ्रकित हैं, श्लौर 'जयतु वृष: यह्‌ 
उत्कीर्ण किया गया है । 

उस युग के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराणों मे बड़े सुन्दर रूप में बणित 
किया गया है। शक, यवन, हण आदि जातियों को गिनाकर पुराणकार ने भक्ति के 
श्रावेश भे आकर कहा है, कि ये भौर झन्य जो भी पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब जिस 
विष्णु के सम्पर्क मे श्राकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभुविष्णु विष्णु को नमस्कार हो ॥ 
भगवान्‌ विष्णु की यह पतितपावनी शक्ति भारत में गृप्त-काल में कायम थी । मुसलिम 
धर्म के भारत-प्रवेश के बाद यह शक्ति नष्ट हो गयी, और उस समय के भारतीय भ्ररब 
झौर तुर्क झाक्रांताओों को अपने में नही मिला सके । 

पौराणिक श्लौर बौद्ध धर्मों को स्वीकार कर हुण लोग भारतीय समाज के ही अंग 
बन गए । इस समय यह बता सकना बहुत कठिन है, कि शक, यवन, युद्रशि श्रौर हण 
श्राक्ाताओं के वर्तमान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में 
भारत में प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियो की हिन्दु-समाज में कोई पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है। बस्तुत:, ये हिन्दू समाज में बिलकुल ही घुल-मिल गयीं, और हिन्दुओं 
की विविध जातियो मे गिनी जाने लगी । जहाँ भारत की वतंमान अनेक जातियाँ पुराने 
गणराज्यों की प्रतिनिधि है, वहाँ अनेक इन म्लेचछ श्राक्रांताओं का भी प्रतिनिधित्व 
करती है। पर इस समय वें क्षत्रियों के अन्तर्गत हैं, झौर उनमें पाप या पापयोनिपन 
कुछ भी शेष नहीं हैं । 

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात और लिखनी श्रावश्यक है। 
जहाँ भारतीयों ने सुदुर पूर्व मे श्रौर पामीर के उत्तर-पद्चिम मे श्रपनी बस्तियाँ बसाई 
थी, वहाँ प्राचीन सीरिया श्रौर मेसोपोटाभिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्य- 
मान थे । यूफ्रेट्स नदी के तट पर उनके दो बडे मन्दिर थे, जिन्हे सेण्ट ग्रेगरी के नेतृत्व 
में ईसाइयो ने नष्ठ किया था । वह घटना ३०४ ईस्वी की है । जब ईसाइयो ने अपने 
धर्मप्रसार के जोश में इन मन्दिरों पर आक्रमण किया, तो भारतीय लोग बडी वीरता 
के साथ उनसे लडे । पर ईसाई उनकी श्रपेक्षा बहुत अ्रधिक संख्या में थे। भारतीयों 
को उनसे परास्त होना पड़ा । मैसोपोटामिया के ये प्राचीन भारतीय मन्दिर नष्ट कर 
दिये गये, श्रौर इस प्रदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्‍्ल-भिन्‍न हो गयी । पर 
गुप्त-काल में भारतीयों ने इतनी दूर पश्चिम मे भी श्रपती बस्तियाँ कायम की थी, यह 
एक ऐतिहासिक तथ्य है । 


अठारहवों अध्याय 


बोद्ध-धर्म की प्रगति शोर ह्ास 


(१) महायान और वज्त्यान 


सहायान का प्रादुर्भाव- महात्मा बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म 
दो निकायों (सम्प्रदायों) में विभकत हो गया था, जिन्हे स्थविरवाद (थेरबाद) और 
महासांघिक कहते थे। वैशाली की द्वितीय बौद्ध-महासभा के श्रवसर पर इन दोनो 
सम्प्रदायों के भेद ने बहुत स्पप्ट रूप धारण कर लिया था। इस दूसरी महासभा के 
सवा सी वर्ष बाद जब सम्राट्‌ भ्रण्योक मौयं के समय में (तीसरी सदी ई० पू०) बौद्धी की 
तीसरी महासभा हुई, तब तक बौद्ध-धर्म में श्रदारहू निकायों का विकास हो चुका था । 
इनमें से छः का सम्बन्ध महासाधिक सम्प्रदाय के साथ था और बारह का स्थविरवाद के 
साथ । महासाधिक व उससे सम्बद्ध निकाय बुद्ध को भ्रलौकिक व श्रमानव रूप देने का 
प्रयत्न कर रहे थे, और स्थविरवादी लोग इस बात के लिए प्रथत्नणील थे कि बुद्ध के 
मानव रूप की रक्षा हो । 

महासाधिक सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले छ निकायों में एक तिकाय 
“'वैपुल्यवाद” था । इसी से आगे चलकर महायान की उत्पत्ति हुई। वेपुल्यवादी लोग श्रन्य 
बौद्धों से जिन विषयों पर मतभेद रखते थे, ये निम्नलिखित थे--(१) बौद्ध-संघ न 
दान ग्रहण करता है, न उसे परिशुद्ध करता है, न उसका उपभोग करता है, और 
न संघ को देने मे महाफल है। (२) बुद्ध को दान देने मे न महाफल है, न बुद्ध लोक में 
आकर रहे और न उन्होंने धर्मोपदेश किया । (३) किसी विद्येष अभिप्राय से मैथन का 
संबन किया जा सकता है । बैपुल्यवादियों की ये तीनो ही बाते ऐसी थी, जो बौद्ध-धर्म 
में विप्लव मचाने वाली थी। विशेषतया, बुद्ध के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित करना कि 
उन्होंने न कभी मानव-तन धारण कर ससार मे प्रवेश किया और न उन्होने कभी धर्म 
का उपदेश दिया, एक ऐसा विचार उपस्थित करता था, जिससे बुद्ध पूर्णतया प्रमानव ब 
अ्रलौकिक बन जाते थे। वैपुल्यवाद का केन्द्र श्रीधान्यकटक के प्रदेश मे था और वही से 
उसका प्रचार (पहली सदी ई० पू० में) सिहलद्वीप मे हुआ था। आ्राचार्य तागार्जन 
इसके सबसे महत्त्वपूर्ण प्रचारक थे, और उन्ही के प्रयत्न से वैपुल्यवाद का महत्त्व प्रन्य 
बौद्ध सग्प्रदायों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ गया । झ्रागे चल कर वैपुल्यवाद ही महायान 
के रूप मे परिवतित हो गया । 

महायान ने जीवन का एक ऊँ | क्के 
कोई भी भोज देवी नही हो सकती, जिसे प्राणियात्र के हित के लिए थे कट 

हे ? मर  हि0त के लिए अ्रदेय समझा जा 


बौद्ध-धर्म की प्रगति और छास ३११ 


सके | इस चरम साधना के लिए महायान ने बोधिसत्व-जीवन का उपदेक्ष दिया । 
बोधिसंत्व वह होता है, जो परोपकार के लिए किसी कष्ट को कष्ट नहीं मानता । 
खुद्धपद प्राप्त करने से पूर्व सिद्धार्थ ने बोधिसत्व के रूप में श्रमेक जन्म लिए थे और 
विविध प्रकार से दूसरों का हित-सम्पादन किया था । मनुष्य का ग्रादर्श यही है कि 
दुःखतप्ल प्राणियों के प्रातिनाशन के लिए झपना सर्वस्व निछावर कर बोधिसत्व के रूप 
मे जीवन व्यत्तीत करे और झन्त मे बुद्ध-पद प्राप्त कर अपना निर्वाण कर ले । 

महायान ने दाशेनिक विचारों के विकास द्वारा एक नए सिद्धान्त को उपस्थित 
किया । इस नए दर्शनक्षास्त्र के विकास का प्रधान श्रेय श्राचार्य नागार्जुन और श्रसज् 
को है। बुद्ध विइव की क्षण-क्षण परिवतेनशील मानते थे । उनके अ्रनुसार कोई सत्ता 
नित्य नही है । नागार्जुन ने 'अनित्यता' के इसी विचार को लेकर शून्यवाद या सापेक्षता- 
वाद के सिद्धान्त का विकास किया । 

प्रायः इतिहास-ग्रल्थो मे यह लिखा जाता है कि कुशाण-राजा कनिष्क ने बौद्ध- 
धर्म के जिस सम्प्रदाय को स्वीकार किया था, वह महायान था | पर बहुत-से बौद्ध 
विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार कनिष्क और अइवधोष महायान के 
अनुग्रायी न होकर “सर्वास्तिबादी' थ। सर्वास्तिवाद स्थविरवादी निकाय के श्रन्तगंत 
था, और उसका महायान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। शुरू भे महायान का प्रादुर्भाव 
श्रीधान्य-कटक में हुआ था, जो वेपुल्यवाद-निकाय का केन्द्र था। इसके प्रादुर्भाव का 
समय स्थल रूप से पहली सदी ई० पू० या उसके कुछ बाद समझा जा सकता है । चौथी 
सदी ई० १५० तक महायान का प्रचार बहुत बढ गया था, और वह प्रायः सारे भारत 
में फेल गया था। भारत से वह उपरले हिन्द (भारत के उत्तर-पश्चिम मे स्थित 
मध्य एशिया का क्षेत्र) म फैला, और चीन, जापान तथा कोरिया को भी उसने 
प्रात्मसात्‌ कर लिया । उत्तरी एशिया के इन देशों में श्रब तक भी महायान बौद्धन्धर्म का 
प्रचार हैं ! 

महायान के ग्ननुयायी अपने से भिन्‍न सम्प्रदायो को हीनयान कहते थे । इस 
सम्प्रदाय का भ्रचार प्रधानतया सिहलद्वीप, बरमा और दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रन्य 
देशों मे हुआ । हीनयान के घामसिक ग्रन्थ पालि भाषा मे हैं और महायान के सस्कृत से । 
बौद्धों के धामिक साहित्य (त्रिपिटक) का परिचय हम पहले दे चके है। 

धद्ययाव-सम्प्र दाय---बौद्ध धर्म का प्रारम्भिक रूप स्थविरवाद था ; फिर महा- 
साधिक निकाय उससे पृथक हुआ झौर धीरे-धीरे ये दो सम्प्रदाय श्रठारह्‌ निकायो के रूप 
में विकसित हुए। इन अ्रठारह निकायो के भी अनेक भेद होते गए शौर यही कारण है 
कि कथावत्थु' ग्रन्थ मे बौद्ध धर्म के २१४ सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। तीसरी 
सदी के लगभग भारत में महायान का महत्त्व बहुत श्रधिक बढ गया, और कालान्‍्तर मे 
भारत में सर्वत्र उसका प्रचार हो गया | वच्ञमान-सम्प्रदाय का विकास महायान से ही 
हुआ, या यो कहना श्रधिक उपयुक्त होगा, कि धीरे-धीरे भारत का महायान ही वद्धयान 
के रूप मे परिवर्तित हो गया । सातवी सदी से शुरू कर भारत के मध्यकालीन इतिहास 
में बौद्ध-धर्म का जो रूप प्रचलित था, वह वज्जयान ही था । 


३१२ भारतीय संस्कृति का विकास 


जो स्थान पौराणिक हिन्दू-धर्म में वाममार्ग का है, वही बौद-धर्म में बक्लयान 
का है। मारण, मोहन, उच्चाटन श्रादि की भ्रदूभुत शक्ति जिन शब्दों में हो, उन्हें मन्त्र 
कहा जाता है। न केवल भारत में श्रपितु संसार के श्रन्य प्राचीन देशों में भी यह 
विद्वास प्रचलित था कि मन्त्रशक्ति का प्रयोग कर मनुष्य श्रभिलषित फल को प्राप्त कर 
सकता है। साथ ही, लोग यह भी समभते थे कि जादू-टोना झ्रादि भ्रभिचार-क्रियाएँ 
बस्तुतः फलवती होती हैं। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व भी भारत मे मन्त्र-शक्ति भ्रौर 
झभिचार-क्रियाओ्ं में विव्वास की सत्ता थी। कौटलीय भर्थशास्त्र में इस प्रकार की 
बहुत-सी क्रियाश्रों का उल्लेख किया गया है, जिनके लिए श्राचाये ्राणक्य ने झौप- 
निषदिक' दब्द का प्रयोग किया है । ये क्रियाएँ गुप्त रखी जाती थीं । इन्हे केवल वहीं 
व्यक्ति जान सकता था, जो गुरु का श्रत्यधिक विश्वासपात्र हो । इस दशा में इनके लिए 
'ग्रौपनिषदिक' शब्द सर्वथा उपयुक्त था। चाणक्य ने नन्द का विनाश करने के लिए 
जहाँ सेना और कूटनीति का प्रयोग किया था, वहाँ साथ ही 'झ्रभिचार-वज्ञ से भी 
काम लिया था। कौटलीय प्र्थंशास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है । बौद्ध-धर्म 
के प्रादुर्भाव के बाद जिस युग में महात्मा बुद्ध के श्रनुयायियों मे तन्त्र-मन्त्र का प्रचलन 
नही था, चाणक्य सहश आचार्य औपनिषदिक क्रियातओ्रो का प्रतिपादन करते थे श्रौर 
झ्रभिचार-वज्ञ का प्रयोग करते थे । 

जब भारत की जनता मे तन्त्र-मन्त्र की शक्ति के प्रति विश्वास विद्यमान था, तो 
यह कैसे सम्भव था कि बौद्ध-धर्म उससे अ्रछूता रह जाता । यद्यपि बुद्ध प्रन्धविश्वासों 
झौर रहस्यमयी क्रियाञ्रो के विरोधी थे और जीवन की साधना का ही उपदेश उन्होंने 
दिया था, पर जब सर्वेसाधारण जनता ने उनके धर्म की श्रपताया, तो वह अपने 
मज्जातन्तुगत विश्वासो को कैसे दूर कर सकती थी । परिणाम यह हुआ, कि बौद्ध-धर्म 
में भी तन्त्र-मन्त्र का प्रवेश हुआ । 

बौद्धों के वैपुल्यवादी सम्प्रदाय का यह भी मन्तव्य था कि विशेष प्रन्िप्राय से 
भिक्षु और भिक्षुणी मैथुत का भी सेवन कर सकते हैं। बौद्ध-सध में जो व्यक्ति मिल्षु या 
भिक्षणी बनने के लिए प्रव्नज्या ग्रहण करते थे, वे सब वृद्ध या “लुप्तव्यवाय' ही नही होते 
थे । बहुत-से युवक व युवतियाँ भी प्रक्नज्या ग्रहण कर संघ में शामिल हो जाते थे । 
भिक्षुओ्रो और भिक्षृणियों को एक साथ रहने का अवसर नही मिलता था, क्योकि उनके 
संघ श्र विहार पृथक्‌-पृथक्‌ होते थे। पर जो हजाररों-लाखो थुवक-युवतियाँ प्रव्नज्या ग्रहण 
कर पीत वस्त्र धारण कर लेते थे, वे सभी कामवासना को बशीभूत करने में समर्थ हों, 
यह सम्भव नही था। भिक्ष्‌ बन जाने के बाद भी उनमें मैथुन की इच्छा बनी रहती थी ॥ 
सम्भवत:, इसीलिए वेपुल्यवादियों ने “विशेष भ्रभिप्राय' से (एकाभिप्रायेण) मैथुन की 
प्रनुमति प्रदान की थी। मानव-शरीर की प्राकृतिक भ्रावश्यकता को गृहस्थाश्रम के 
सीधे झौर सरल मागे द्वारा पूण व कर सकने के कारण बौद्धो ने “विशेष श्रभिप्राय” की 
भ्राड़ ली, भौर रहस्यपूर्ण शब्द-जाल द्वारा मैथुन-क्रिया को 'सम्यक्‌ संबुद्ध/ बनने के 
लिए सहायक प्रतिपादित करना प्रारम्भ किया । वज्ञगुरु काम-वासना की पूर्ति के लिए 
मैथुन का सेवन नही करता, अपितु सम्यक्‌-सम्बुद्ध व सिद्ध बनते के विशेष प्रभिप्राय 


बौद्ध-धर्म की प्रगति भौर छास ३१३ 


से ही इसका प्रयोग करता है। बैपुल्यवादियों ने जो विचारसरणी प्रतिपादित की थी, 
उसी ने महायान को जन्म दिया । मंथुन-विषयक उनके विचार महायान में भी विद्यमान 
थे। बाद में उन्होंने बहुत जोर पकड़ा, और वज्ञगुरु व सिद्ध बनने के लिए लोग ऐसे 
उपायो का प्रयोग करने लगे, जो गुह्य और रहस्यमय थे और जिनमें मैथुन-क्रियाश्रों 
की भी स्थान था। आठवी सदी के बाद जब वज्यान का भली-साँति विकास हो गया 
था, वैपुल्यवादियों द्वारा बोया गया बीज एक महान्‌ वृक्ष के रूप मे परिणत हो गया, 
भौर सिद्धि को प्राप्त करने के इच्छूक साधक लोग भैरवी चक्र को श्राड़ में ऐसी बाते 
करने लगे, जो धार्मिक संघ के लिए तो क्या सम्य समाज के लिए भी घृणास्पद थी । 
वज्ञजयान के रूप में केवल मंथुन ही बौद्ध-धर्मं मे प्रविष्ट नहीं हुआ, भ्रपितु 
तन्त्र-मन्त्र और हठयोग ने भी उसमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । शुरू मे बौद्ध लोग 
अपने धामिक सूत्रों (सुत्तो) का पाठ किया करते थे । पर ये सूत्र बहुत बड़े-बड़े थे । 
इनके पाठ में बहुत्त समय लगता था | वैपुल्यवादियों ने विचार किया कि लम्बे-लम्बे 
सूत्रों के पाठ से जो फल प्राप्त होता है, वह संक्षिप्त शब्द-समूह से भी प्राप्त हो सकना 
चाहिए, क्योकि शब्द मे विशेष शक्ति होती है श्नौर उस शक्ति के लिए सुदीर्घ सूत्रो की 
शआ्रावश्यकता नही होनी चाहिए। इसलिए बैपुल्यवादियो ने कुछ पंक्तियों की छोटी-छोटी 
धारणियाँ बनाई और उनके पाठ द्वारा भी वही फल माना, जो सूत्रों के पाठ से प्राप्त 
होता था । पर धारणियो का पाठ भी लोगों को कप्ठकर प्रतीत होता था, श्रत: बाद 
में मन्‍्त्रों की सृष्टि की गयी, जिसमे केवल कुछ शब्द ही होते थे । “झो मुने मुने महामभुने 
स्वाहा' ओ झा हुँ श्रादि इसी प्रकार के मन्त्र थे, जिनके जप से बौद्ध लोग श्रभिलपित 
फल की श्राशा रखते थे । मन्त्र-शक्ति में विश्वास के साथ-साथ यौगिक क्रियाझ्रो ने भी 
बौद्ध-धर्म मे प्रवेश किया। बौद्ध-घर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व ही भारत मे योगक्रियाएँ 
प्रचलित हो चुकी थी। इसमें सन्देह नहीं, कि इन क्रियाओं द्वारा शरीर की उन्नति 
झौर मानसिक शक्तियों के विकास में सहायता मिलती थी। जनता योगियों के प्रति 
श्रद्धा रखती थी श्रौर उनके भ्रनेक प्रकार के चमत्कारों को देखकर चमत्कृत भी हो 
जाती थी । जब जनता को योग मे श्रद्धा थी, तो यह कैसे सम्भव था कि बौद्ध-धर्म के 
झाचाय॑ उसकी उपेक्षा करते । बौद्ध-धमं के जो प्रचारक श्ञाक्यकुलोत्पन्न सिद्धार्थ को 
भ्रलौकिक व श्रमानव बताकर या मानव-दरीर में बुद्ध की सत्ता से ही इन्कार कर 
जनता को अपने धर्म में अनुरक्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, वे योग-सिद्धियों की 
उपेक्षा करते, यह सम्भव नहीं था । इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे 
भारत मे बौद्ध-धर्म ने एक ऐसा रूप घारण कर लिया, जिसके अनुसार बुद्ध अलौकिक 
पुरुष थे, जिसके छोटे-छोटे मन्त्र प्रभिलषित फल प्रदान करने वाले थे, और जिसके 
गुरु योगाभिचार-क्रियाओं, गुर सिद्धियों और रहस्यमय साधनाशओं द्वारा वज्यगुर 
या सिद्ध का पद प्राप्त कर लेते थे । इन सिद्ध गुरुपों को न सदाचारसय जीवन की 
झावश्यकता थी, भ्ौर न इन्द्रियजय की । उचित-प्रनुचित, खाद्य-अखाद्य भ्ादि का कोई 
विचार इनके सम्मुख नही था, क्योंकि ये इन तुच्छ बातों से ऊँचे उठकर सिद्ध दशा को 
प्राप्त कर चुके थे । जब मनुष्य साधारण जीवन से ऊँचा उठकर सिद्ध बन जाता है, 


३१४ भारतीय संस्कृति का विकास 


तो उसके लिए कर्तव्य और प्कत्तंव्य व उचित-अनुचित का भेद ही नहीं रह जाता। 
इन भेदों से ऊँचा उठने के लिए ही वह सब पदार्थों को खाद्य मानता है, स्त्रीमात्र से 
मैथुन करना अपनी साधना में सहायक समभता है, और मदिरा-सेवन को योग-क्रियाप्रों 
के लिए आवश्यक मानता है। आठवी सदी तक यह वज्ञयान भारत में मली-भाँति 
विकसित हो गया था, और जनता इसके सिद्धों के प्रति पश्रत्यधिक श्रादर भावना रखने 
लग गयी थी। 

बौद्ध-धर्म के प्रन्त के साथ भारत से वज्जयान का भी अब ग्रन्त हो चुका है । 
पर तिब्बत में इस सम्प्रदाय का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है। तिब्बत मे जब बौद्ध- 
धर्म का प्रवेश हुआ, तो भारत में वज्ञयान का उदय हो चुका था। यही कारण है, कि 
तिब्बत में वत्रयान का भी प्रचार हुआ्ला । न केवल तिब्बत मे, श्रपितु भ्रन्य भी अनेक 
प्रदेशों में पहले इस सम्प्रदाय का प्रचार रह चुका है, यद्यपि उनसे बौद्ध-धर्म का श्रन्त 
हो जाने के साथ इसका भी लोप हो गया है। 


(२) बौद्ध-धर्म का अन्य देशों में प्रसार 


मौर्य भर गुप्त-वंशो के शासनकाल मे जिस प्रकार विदेशों मे बौद्धनघर्म का 
प्रचार हुआ, उसका वर्णेन हम इस इतिहास मे पहले कर चुके हैं। पर ग॒प्त-युग के 
साथ इस प्रक्रिया का श्रन्त नहीं हो गया । पाँचवी सदी के बाद भी बहुत-से भारतीय 
विद्वान्‌ श्रन्य देशो मे बौद्ध-धमे का प्रचार करने या धमं-ग्रन्थो का विदेशी भाषाओं मे 
श्रनुवाद करने के लिए विदेश जाते रहे । पाँचवी सदी से चीन श्रा[द देशों से भी लोगो 
ने भारत आना शुरू किया, ताकि वे जहाँ बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों का दशेन करें, 
वहाँ साथ ही श्रपने धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों को भी प्राप्त करें । इस प्रकरण में हम इसी 
विषय पर प्रकाश डालेंगे । 

कुमारजीव और गुणवर्मनु ने गुप्त-सम्राटो के शासनकाल मे चीन मे बौद्ध-धर्म 
के प्रसार के लिए जो यत्न किये, उनका निर्देश पहले किया जा चुका है। गुणवर्मन्‌ 
के कुछ समय पश्चात्‌ ४३५ ई० मे श्राचाययं गुणभद्र मध्यदेश से चीन गये । सस्क्ृत की 
पुस्तकों को चीनी भाषा में अनूदित करने के लिए उन्होने बडा प्रयास किया। कुल 
मिलाकर ७८ बौद्ध-प्रन्थो का चीनी भाषा में भ्रनुवाद किया गया, जिनमे से भ्रब केवल 
र८ ही प्राप्त होते हैं। ७५ वर्ष की प्रायु मे ४६८ ई० में चीन में ही उनकी मृत्यु 
हुई । गुणभद्र के बाद ४८१ ई० में धर्मजातयश और छठी सदी में धर्म रुचि, रत्नमति, 
बोधिरुचि और गौतम प्रशारुचि नाम के विद्वान्‌ भारत के मध्य देश से चीन गये, झौर 
बौद्ध-प्रन्थों का चीनी भाषा में प्ननुवाद करने तथा धर्मप्रचार में व्याप्त रहे । चीन के 
लोग सगध तथा उसके समौप के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ नालन्दा 
तथा काशी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केन्द्र थे । ये सब पण्डित इन्ही नगरों के 
महाविहारों से सम्बन्ध रखते थे। भारतीय पण्डितो के निरन्तर चीन जाने का यह 
परिणाम हुप्रा, कि उस देश के विहारो में हजारों की संख्या मे भारतीय भिक्षु निवास 
करने लगे । एक श्नुश्रुति के श्रनुसार छठी सदी के शुरू में चौन मे भारतीय भिक्षुप्रों 


बौद्ध-धर्म की प्रगति श्रौर ह्लास ३१५ 


की संख्या तीन हजार के लगभग थी । इन्ही भारतीय पण्डितो के प्रयत्न का यह 
परिणाम हुआ, कि बौद्ध-धर्म की दृष्टि से छठी सदी चीन के इतिहास में सुबर्णयुग 
मानी जाती है | बहाँ का सम्राट वू-ती बौद्ध-धर्म का कट्टर प्रनुयायी था। अपने जीवन 
"के झ्नन्तिस भाग में भारतीय झादर् के प्रनुसार उसने राज्य का परित्याग कर भिक्षुओरो 
के काषाय वस्त्र धारण कर लिए थे। ५३६ ई० में व-ती की प्रेरणा से एक चीनी 
मण्डल भारत इस उद्देश्य से झ्ाया, कि यहाँ से बौद्ध-प्रन्थों को अ्रपने देश मे ले जाए । 
यह मण्डल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वानु को भी भ्रपने 
साथ ले गया, ध्रौर इसी के प्रयत्न से चीन मे बौद्ध-धर्म के योगाचार-सम्प्रदाय का प्रवेश 
हुआ । भिक्ष परमार्थ ने असंग और वसुबन्धु के ग्रन्थों का भी चीनी भाषा में अश्रनुवाद 
किया । छठी सदी में जो श्रन्य भारतीय पण्डित चीन गये, उनमें जिनगुप्त, ज्ञानभद्ग, 
जिनयश और गौतमधर्मज्ञान के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनमें से जिनग्रुप्त 
'पेशावर का रहने वाला था। उसने भारतीय धमें-प्रत्यो को चीनी भाषा में श्रनदित 
करने के लिए एक सघ की स्थापना की । इस संघ में बहुत-से भारतीय झर चीनी 
पण्डित शामिल हुए । श्रपने उद्देश्य में उन्होंने अ्रपूव सफलता प्राप्त की, और सैकड़ों 
संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया । 
सातवी सदी के मध्य भाग मे प्रसिद्ध च्ीनी भिक्ष हा एन-त्साग भारत आया । 
वह चीन लौटते समय ६५७ बौद्ध-प्रन्थों को श्रपने साथ ले गया । तीन में रहने वाले 
भारतीय पण्डित जो काये कर रहे थे, उसमे इन ग्रन्थों से बहुत सहायता मिली । भारत 
के बौद्ध-धर्म मे उस समय बहुत जीवनी शक्ति थी, इसीलिए नये-नये आ्ाचार्य दर्शन, 
धर्म आदि पर नये-नये ग्रन्थों की रचनाएँ करते रहते थे। चीन के बौद्ध पण्डित किसी 
नये बौद्ध-द्शन के विकास मे प्रयत्नशील नही थे, वे अ्रपने धर्मंगुरु भारत के विविध 
आधचार्यो द्वारा लिखे ग्रन्थो को भ्रपनी भाषा में पढ़कर ही धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा 
को शान्त कर लेते थे । आठवी सदी के श्रारम्भ मे आचाय॑ भ्रमोधवजत्न चीन गया । 
वह तन्त्रशास्त्र का महानु पण्डित था । मगध के बौद्ध महाविहारों में इस समय तात्रिक 
धर्म (वद्भयान) का जोर था। भ्रमोघवज्ध ने ४१ तन्त्रग्नन्थों का चीनी भाषा मे श्रनुवाद 
किया । चीन के राजा की उससे श्रपार श्रद्धा थी । उसने उसे “राज्यकर्णघधार! और 
“त्रिपिटक-भदन्त' की उपाधियों से विभूषित किया था। ग्रमोधवजत्ञ और उसके भ्रन्य 
साथियों से ही चीत में तात्रिक धर्म का प्रवेश हुआ । ६७१ ई० में मब्जुश्नी श्रौर फिर 
६७३ ई० में धर्मदेव नाम के श्राचार्य चीन गये । ये नालन्दा के निवासी थे । धमंदेव 
ने ४६ ग्रन्थों का चीनी भाषा मे अनुवाद किया। १००४ ईस्वी मे धर्मरक्ष अनेक 
पण्डितो के साथ चीन गया। वह भी मगध का निवासी था। ६६ वर्ष की आयु मे 
१०५३ ई० में चीन मे ही उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद सन्‌ १०४३ में ज्ञानश्री नाम 
के आचाये ने मगध से चीन के लिए प्रस्थान किया। सम्भवत:, यह प्रन्तिम प्राचार्य 
था, जो भारत से चींत में धर्म-प्रचार के लिए गया था। ग्यारहवी सदी के बाद चीनी 
झनुश्षति भें किसी ऐसे भारतीय पण्डित का उल्लेख नहीं मिलता, जो चीन जाकर बौद्ध- 
अम के प्रचार में व्यापृत रहा हो। वु्कों के जो भ्राक्रमण दसवों सदी के श्रन्त में 


३१६ भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत पर प्रारम्भ हो गये थे, उन्होंने इस देश की व्यवस्था झौर शांति पर कठोर 
कुठाराघात किया था। इन नये प्रकार के म्लेच्छो व 'यवनों' के झ्ाक्रमणों से भारत 
की जीवनी-शक्ति निर्बंल पड़ने लग गयी थी, और मगध के महाविहार भी देर तक 
अ्रपनी सत्ता को कायम रखने में प्रसमर्थ रहे थे। इसमे सन्देह नहीं, कि मगध झौर 
भारत के प्नन्य प्रदेशों के पण्डितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता, 
कला और संस्कृति के प्रचार ले लिए जो अनुपम कार्य किया, वह भारत के इतिहास 
के लिए भ्रत्यन्त गौरव की वस्तु है । 
तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रवेश चौथी सदी मे हुआ था । मौय्य राजा श्रशोक के 
समय में जो बौद्ध-प्रचारक हिमवन्त प्रदेशों मे धर्म-प्रचार के लिए गये थे, सम्भवत्त:, 
उन्ही की शिष्य-परम्परा ने बाद मे तिब्बत में भी कार्य किया । पर इन आचार्यों के 
नाम इस समय तक ज्ञात नही हुए है। तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार विशेष रूप से 
सातवी सदी में हुआ । उस समय तिब्बत में ख्रोड-ग्वन्‌-गम्‌-पो नाम का प्रतापी राजा 
राज्य करता था। इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की कुमारी से श्रौर 
दूसरा नेपाल के राजा भअ्शुवर्मन्‌ की कन्या भृकुटीदेवी से । ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध-धर्म 
को माननेवाली थी । इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध-धर्म को अपनाया । इसी वंश 
में श्रागे चलकर खि-स्रोड्-ल्देब्चन तिब्बत का राजा हुशा । इसका एक श्रमात्य चीन 
देश का रहने वाला और कट्टर बौद्ध था। उसके प्रभाव से राजा ने शातरक्षित नाम के 
भारतीय झाचाये को तिब्बत झाने का निमंत्रण दिया। झ्ाचाय पद्मसम्भव के सहयोग 
से शांतरक्षित ने तिब्बत मे बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। श्राठवी सदी मे जिन भारतीय 
पण्डितो ने तिब्बत में श्रपना काम शुरू किया, वे मगध के निवासी थे । मगध के महा- 
विहारों के भ्रनुकरण मे तिव्बत की राजघानी ल्हासा से तीस मील, दक्षिण-पूर्व में सम्‌- 
ये नामक स्थान पर इन्होने एक महाविहार का निर्माण कराया । यह बहुत समय तक 
तिब्बत में ज्ञान और विद्या का केन्द्र रहा । यह ञ्रब तक भी विद्यमान है, भर तिब्बत 
के प्रसिद्ध विहारों में गिना जाता है । यह बौद्धो के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र था। श्ातरक्षित इसी सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे । उन्होंने अ्रपने सहयोग के लिए 
बारह भ्रन्य पण्डितों को भारत से बुलाया, और इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु 
बनने लगे | पद्मसम्भव तातन्रिक श्रनुष्ठानों मे विश्वास करता था। उसके प्रयत्न से 
तिब्बत में वज्ञयान का प्रवेश हुझा। बाद में भ्रायेदेव, बुद्धकीति, कुमारश्री, कर्णपत्ति, 
कर्णश्री, सूर्यध्वज, सुमतिसेन और कमलशील श्रादि श्रनेक भारतीय प्राचार्य तिब्बत में 
गये, और उन्होने इस दुर्गम देश मे भारतीय धर्म के प्रचार का इलाघनीय प्रयत्त किया। 
इन प्राचायों मे कमलशील का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उसे खास तौर पर 
भारत से बुलाया गया था । कारण यह, कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम द्वा-शंग 
था, इस समय चीन में बोद्ध-धर्म के शून्यवाद सम्प्रदाय का प्रचार करने में व्यापृत था। 
भारतीय प्राचार्य सर्वास्तिवाद भ्ौर माध्यमिक सम्प्रदायों के अनुयायी थे । ह्वा-शंग का 
मुकाबला करने के लिए यह श्रावश्यकता प्रनुभव हुई, कि भारत से एक प्रकाण्ड पण्डित 
को तिब्बत बुलाया जाय । इसी उद्देश्य से कमलशील तिब्बत गये, भौर राजा के 


बौद्ध-धर्म की प्रगति और हस ३१७ 


सभापतित्व में हुई भारी सभा में चीनी भिक्षु के साथ उनका शास्त्रार्थे हुआ । शास्त्रार्थ 
मे कमलशील की बिजय हुई, और ह्वा-शंग ने अ्रपने हाथों से कमलशील को जयमाला 
पहनाई । कमलशील का तिब्बत में बड़ा झ्लादर हुआ । उसे लोग दूसरा भगवान्‌ बुद्ध 
मानने लगे । इस भारतीय झ्राचायें का विविध मसालों से सुरक्षित किया हुआ शव अ्रश्न 
तक तिब्बत के एक बिहार मे सुरक्षित है, भौर तिव्बती लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि 
से देखते हैं। इन भारतीय विद्वानों ने बौद्ध-धर्म के सस्कृत-भ्रन्थों का तिब्बती भाषा में 
प्नुवाद भी शुरू किया। संस्कृत की पुस्तको का तिब्बती में श्रनुवाद करने के लिए 
जनमित्र, शीलेन्द्रबोधि, दानशील, प्रज्ञावर्मन्‌, सुरेन्द्रबोधि आदि भ्रनेक भारतीय पण्डित 
तिब्बत बुलाये गये, झ्नौर इनके प्रयत्नो से न केवल सम्पूर्ण बौद्ध त्रिपिटक, श्रपितु श्रन्य 
भी बहुत-से ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया । नवी सदी मे यह प्रक्रिया 
निरन्तर जारी रही, और श्रन्य भी अनेक भारतीय पण्डित तिब्बत गये । तिब्बत में श्रनेक 
लोग ऐसे भी थे, जो बौद्ध-धर्म के द्वेषी थे, और भारतीय आझ्ाक्षार्यों के प्रभुत्व को पसन्द 
नही करते थे । इनके विरोध के कारण दसवी सदी में भारतीय पण्डितों का तिव्बत 
जाना कुछ समय के लिए रुक गया । पर स्थारह॒वीं सदी में फिर स्मृति,धर्मपाल, सिद्धपाल, 
गुणपाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, श्रीशांति भर दीड्भूपर श्रीज्ञात भ्रतीश झ्रादि भ्रनेक झ्राचार्ये 
तिब्बत गये। इनमे भ्रतीश के सम्बन्ध में श्रधिक विस्तार से लिखने की श्रावद्यकता 
है। ये विक्रमशिला महाविहार के प्रधान कुलपति थे । उनकी कीति को सुनकर तिब्बत 
के राजा ने एक दूतमण्डल इस उद्देश्य से भेजा था, कि उन्हें तिब्बत मे निमंत्रित 
करे। सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी आराचार्य प्रतीश तिब्बत गये, और वहाँ जाकर 
उन्होंने बौद्ध-धर्म को पुनः संगठित किया । श्रतीश बहुत बडे ब्रिद्दान्‌ थे। उन्होंने २०० 
के लगभग ग्रन्थ लिखे, जिनमें पुराने संस्कृत ग्रन्यो के तिब्बती अ्रनुवाद भी सम्मिलित 
थे। उनकी मृत्यु तिब्बत में ही हुई । ल्हासा से बीस मील की दूरी पर क्यु-ची नदी के 
तट पर उनकी समाधि अश्रब॒ तक विद्यमान है, श्रौर तिब्बती लोग उसे बड़ी श्रद्धा की 
दृष्टि से देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध-धर्मं का जो संगठन प्राचार्य श्रतीण ने किया था, 
वही कुछ परिवर्तित रूप में श्रब तक विद्यमान है । 
मगध के महाविहारों के विविध बौद्ध-प्राचार्यों ने चीन ग्नौर तिब्बत मे धर्म 
और संस्कृति के प्रचार के लिए जो उद्योग किया, वह वस्तुत: अभ्नुपम था । 


(३) बौद्ध-धर्म का क्लास 

श्रतेक गुप्त-साम्राट्‌ और सगध के पालवंशी राजा जिस बौद्ध-धर्म के प्रनुयायी 
थे, और जिसके महाविहारों के तिद्वान्‌ श्राचार्य बारहवीं सदी तक ज्ञान श्रौर धर्म के 
सन्देशवाहक होकर सुदूर देशो में जाया करते थे, वह श्रफगानों के आक्रमणों के बाद 
भारत से सर्वेथा लुप्त-सा हो गया, यह बात बड़े झ्राइ्चयं की है । मौर्यों के बाद भारत 
में पौराणिक वैदिक धर्म के पुनरुत्थात का जो श्रान्दोलन शुरू हुआ था, उसका उल्लेख 
हम पहले कर चुके हैं। भारत के सर्वेसाधारण गृहस्थ ब्राह्मणों और श्रमणों का समान 
रूप से श्रादर करते थे। वे अपनी स्थानीय परम्पराप्रों के अनुसार विविध प्रकार के 


शेश्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


भनुष्ठानों का प्रयोग करते थे, झौर सब संन्यासियों एवं भिक्षुप्रो की एक सह सेवा 
करते थे। विदेशों मे जो बौद्ध-प्रचा रक गये, वे उन देशो में एक नयी सम्यता झौर संस्कृति 
के सन्देशवाहक थे, क्योकि वहाँ के निवासी भारत की श्रपेक्षा बहुत पिछड़े हुए थे । पर 
भारत मे वे केवल धर्म का नेतृत्व करते थे । वहाँ उन्हे किसी नई सभ्यता व संस्कृति 
से जनता को परिचित नही कराना था | बौद्ध-संघ की झातरिक शिथिलता के साथ-साथ 
ज्यो-ज्यों अन्य धर्मों के ब्राह्मणो व सनन्‍्यासियों में जीवन श्रौर स्फूर्ति बढती गयी, त्यों- 
त्यों बौद्ध-भिक्षत्रों का जनता पर प्रभाव कम होता चला गया। 

इसके ग्रतिरिक्त, पौराणिक धर्म के पुनरुत्थात के साथ जिन देवी-देवताश्रों की 
उपासना का प्रारम्भ हुआ था, वे भारत की प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार लोगो के हृदय 
मे गहरा स्थान रखते थे । बौद्ध लोग उनकी उपेक्षा नही कर सके । उन्होने भी उन 
विविध देवी-देवताग्रो को नये नामों से अपने धर्म में स्थान देना शुरू किया। मंजुश्री, 
तारा, भ्रवलोकितेश्वर आदि के रूप मे भ्रनेक देवी-देवताओं ने बौद्ध-धर्म मे भी प्रवेश 
कर लिया था । बौद्धों के जो बहुत-से सम्प्रदाय व उप-सम्प्रदाय धीरे-धीरे विकसित हो 
गये थे, उनमे और पौराणिक घर्म मे बहुत कम भेद रह गया था । तज्रवाद के प्रवेश 
से तो शक्ति के उपासक पौराणिक और वज्ययानी बौद्ध एक-दूसरे के बहुत समीप 
भरा गये थे । भगवान्‌ के दस अवतारों में पौराणिक लोगों ने बुद्ध को भी शामिल कर 
लिया था । जिस महाप्रतापी सिद्धार्थ के श्रनुयायी न केवल भारत मे अपितु सुदूर विदेशों 
में सस्कृत-भाषा, भारतीय धर्म और भारतीय सस्कृति के प्रचार में लगे थे, जिसके 
सस्‍्तूपो, चेत्यो श्रौर विहारो से सारा सभ्य संसार श्राउ्छादित था, वह भगवान्‌ का 
साक्षात्‌ भ्रवतार नही था तो क्‍या था | पौराणिक लोग बुद्ध को अवतार मानते थे और 
बोद्ध लोग भारत के पुराने देवी-देवताओों श्रौर दार्शनिक विचारसरणी का श्रनुसरण 
करते थे। इस दशा में यदि उनमे भेद बहुत कम रह गया हो, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक था । 

गुप्त-सम्राटो में कुछ वेष्णव, कुछ शव श्रौर कुछ बौद्ध थे । एक ही परिवार 
में भिन्‍त-भिन्‍न व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों के श्ननुयायी हो सकते थे । सम्राट हर्षवर्धन 
सू्ये की उपासना करता था, शिव को मानता था, और साथ ही बौद्ध स्थविरो में भी 
श्रद्धा रखता था। पालवश्ी राजा बौद्ध थे, पर ब्राह्मण पण्डितो को दान देने में भ्लौर 
पौराणिक मन्दिरों की सहायता करने में थे सकोच नहीं करते थे । भारत के विविध 
धर्मों का भेद श्रब केवल उनके नेताओ्रों तक ही सीमित रह गया था । बौद्ध भिक्षु 
झपने महाविहारों मे रहते थे, पौराणिक संन्यासी आश्रमों और मठो मे निवास करते 
थे । विविध धर्मों के इन विविध पण्ितों मे प्राय: शास्त्रार्थ होते रहते थे। जिस धर्म के 
पण्डित, ब्राह्मण व सन्‍्यासी श्रधिक विद्वानु व त्यागी होते, वही जनता पर अपना भ्रधिक 
प्रभाव कायम कर लेता । सातवी सदी में भ्रनेक ऐसे पौराणिक विद्वानु भारत में हुए, 
जिन्होने भ्रपनी विद्वता, तर्क और प्रभाव से सबको चकाचौघ-सा कर दिया । प्रभाकर 
शौर कुमारिल भट्ट के नाम इनमे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । कुमारिल ने बौद्ध- 
सिद्धान्तो पर झाक्रमण किये, श्रोर वैदिक अनुष्ठानों तथा प्राचीन दर्शनपद्धति के गौरव 


बौद्ध-धर्म की प्रगति शौर ह्वास ३१६ 


को पुनरुज्जीवित किया । बाद में शंकराचार्य ने सारे भारत में भ्रमण कर बौद्ो के 
साथ जगह-जगह पर शास्त्रार्थ किये ध्ौर बौद्ध भिक्षुसंघों से मुकाबले में अपने 
सठों का संगठन किया, जिनमें हजारों संन्‍्यासी बविद्याध्ययन मे व्यापृत रहने 
लगे । इन संन्यासियों के सम्मुख बौद्ध-भिक्षुओ का प्रभाव मन्द पड गया । बौद्ध-संच को 
कायम हुए हजार से अधिक साल हो चुके थे, वैभवपूर्ण सम्राटों के दान श्लोर साहाय्य से 
उसके पास अ्रपार सम्पत्ति एकत्र हो गयी थी । मगध के महाविहारों में हजारो भिक्षु 
निश्चिन्त होकर श्रानन्द के साथ जीवन व्यतीत करते थे । उन्हें लोगों के पास भिक्षा- 
पात्र लेकर जाने की श्रावदयकता श्रज नही रही थी । वे नाम को ही भिक्षु थे। इसके 
विपरीत प्लाश्रमों भर मठो मे रहने वाले संन्यासियों भे इस समय नई स्फूर्ति विद्यमान 
थी । परिणाम यह हुग्ना, कि भारतीयों की श्रद्धा बौद्ध-भिक्षुप्रों में कम हो गयी, और 
वे सन्‍्यासियों के उपदेशों को भ्रधिक सम्मान के साथ श्रवण करने लगे । 

बारहवी सदी के अन्त में अफगानो के आ्राक्रमणो से जब मगघ के महाविहार 
तथा श्रन्य स्थानों के संघाराम झौर विहार विनष्ट हुए, तो बौद्ध-भिक्षुत्रों का रहा-सहा 
प्रभाव भी नष्ट हो गया। सुदूर दक्षिण के सन्यासियों के मठ इन विदेशी के भ्राक्रमणों 
से बचे रहे थे । रामानुज, शकराचार्य श्रादि ने जिन नये धामिक आन्दोलनो का 
सूत्रपात किया था, उनके केन्द्र दक्षिणी भारत मे थे। वहाँ के सन्‍्यासी बाद में भी 
भारत-भ्रमण करते हुए जनता को धर्म का मार्ग प्रदर्शित करते रहे । मगध के मुसलिम 
श्राक्राताओं द्वारा पराभूत होने और बौद्ध-विहारों के ध्वस के बाद बहुत-से भिक्षु नेपाल 
भ्रौर तिब्बत की ओर चले गए थे। मुसलमानों को बौद्ध-भिक्षुत्रों से बहुत द्वेंष था । 
जब मुसलिम तुर्को ने मध्य एशिया पर हमले किये थे, तो उस क्षेत्र मे भी बौद्ध-धर्म का 
प्रचार था। वहाँ भी उन्होने बौद्ध विहारों और भिक्षुत्रों का विनाश किया था । 
भारत मे भी उन्हे जब वही विहार और वही भिक्षु दिखाई दिये, तो उन्होने यहाँ भी 
उनके साथ बडी करता का बरताव किया। भारत से बौद्ध-धर्मं के लोप का यह भी 
एक महत्त्वपूर्ण कारण था। 

वज्धयान के विकास ने भी भारत मे बोद्ध-धर्म के कास में बहुत सहायता दी । 
सातवीं सदी के बाद भारत मे जिस बौद्ध-धर्मे का प्रचार था, वह मुख्यतया वद्ञयान 
ही था । इस सम्प्रदाय के सिद्ध वज्ञगुरु जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, वह 
अन्धविश्वासी भौर अन्धभक्त लोगो को चाहे श्रपने प्रति श्रनुरक्त रख सके, पर विचार- 
शील लोग उससे कदापि सन्‍्तोष प्ननुभव नही कर सकते थे । बौद्ध-संघ के पास घन की 
कमी नहीं थी। इस धन का उपयोग वे झ्ब एक ऐसे विलासपूर्ण व उच्छुद्धल जीवन को 
बिताने में करने लगे थे, जिसे उन्होंने रहस्यमय साधनाग्रों श्रौर जठिल बाग्जाल की 
ध्राड लेकर योगसिद्धि का उपाय मान रखा था| दूसरी ओर कुमारिल शौर शंकर जैसे 
पण्डित जहाँ ग्रभाघ विद्वान्‌ थे, बहाँ साथ ही त्यागी झ्ौर तपस्वी भी थे । उन्होने भ्रपने 
सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए पण्डितों श्लौर संन्यासियों की जिन मण्डलियो को 
संगठित किया, वे पविन्न झौर तेजस्वी जीवन में विश्वास रखती थी। परिणाम यह 
हुआ, कि जनता की श्रद्धा बौद्ध-धर्म में कम होने लगी, और वह प्रधानतया उन 


३२० आरतीय संस्कृति का विकास 


महाविहारों में ही केन्द्रित रह गया, जिन्हें राजाओं से प्रचुर सहायता प्राप्त होती थी, 
झौर जिनके पास झतुल धनराशि संचित थी। इसमें सन्देह नही, कि कुमारिल भौर शंकर 
के बाद भी भारत में बौद्धधर्म का प्रचार रहा | बगाल और मगघ के पालराजा धर्म से 
बौद्ध थे। प्रतापी गहड्वाल वंश के श्नेक राजपुरुषों ने भी बौद्धधर्म के प्रति भक्ति 
प्रदर्शित की थी । कतिपय भ्रन्य राजवंश भी बौद्धधर्म के अनुयायी रहे । पर इस तथ्य 
से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि मध्य युग मे न भारत की बहुसंख्यक जनता ही 
बौद्ध-धर्मं की भ्रनुयायी रही थी, श्रौर न उसके बहुसंस्यक राजवंश ही । मौर्यों के बाद 
वैदिक घ॒ममं का जो पुनरुत्यान हुआ था, वह धीरे-धीरे जोर पकडता जा रहा था। 
कुमारिल श्रौर शंकर जैसे आचार्यों के प्रयास के कारण जनता की श्रद्धा वैदिक व 
पौराणिक सम्प्रदायों के प्रति बढ रही थी । इस युग मे वैष्णवों और श्षैवों में भी यह 
शक्ति थी, कि वे विदेशी जातियो को अपने मे दीक्षित कर सके, और विदेशों में जाकर 
अ्रपने धर्म का प्रचार करे । मध्ययुग में बौद्ध-धर्म का प्रधान केन्द्र मगध था, जहाँ बौद्ध- 
धर्म के भ्रनुयायी पाल राजाशो का शासन था । अन्यत्र इस धर्म का तेजी के साथ ह्वास 
हो रहा था | जब मुहम्मद बिन बस्तियार खिलजी जैसे धर्मान्च आकान्ताओं ने विहार 
के बौद्ध-केन्द्रो को भूमिसात्‌ कर दिया, तब यह धर्म इस देश से लुप्त हो गया । 


(४) भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन 


यद्यपि बौद्ध-धर्म भारत से लुप्त हो चुका है, पर वह इस देश की संस्कृति, 
विचारसरणी और जीवन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ गया है। एक हजार साल से 
भी अधिक समय तक बौद्ध-धर्म का इस देश मे प्रचार रहा । इस सुदीर्घ काल में इस 
धर्म ने यहाँ के सामाजिक जीवन को इतना पअ्रधिक प्रभावित किया, कि बौद्ध-धर्म को 
लुप्त हुए श्राठ सदी के लगभग समय बीत जाने पर भी उसका प्रभाव अभी तक विद्य- 
मान है। भारत की संस्कृति और जीवन को बौद्धों ने जिस प्रकार प्रभावित किया है, 
इसका संक्षिप्त रूप भे इस प्रकार निदर्शन किया जा सकता है-- 

(१) भारतीय दर्शन पर बौद्ध-धर्म का बहुत श्रधिक प्रभाव है। प्राचीन समय 
में वैदिक या आस्तिक दर्शनों का किस प्रकार विकास हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश 
डाल चुके हैं। पर भारतीय दर्शषनग्ञास्त्र का विकास प्राचीन काल में ही समाप्त नहीं हो 
गया था। बौद्ध-युग और बाद के काल मे भी उसका विकास जारी रहा। नव्यन्याय 
प्राचीन न्यायशास्त्र से बहुत अधिक विकसित है। वेदान्त का प्रतिपादत जिस रूप में 
शंकराचार्य ने किया, वह उपनिषदो व ब्रह्मसूत्रों के वेदान्त से प्रनेक अंशों में भिन्न 
है। दर्शनशास्त्र का जिस ढंग से विकास बाद में हुआ, उसमे बौद्ध-पण्डितों का बड़ा 
कतृ्‌ त्व था भारतीय न्यायशास्त्र का सूत्रपात और विकास करने मे श्रक्षपाद, वात्स्या- 
यन, वाचस्पति, उदयनाचार्य और गगेशोपाध्याय ने जो कार्य किया, उससे कम महत्त्व 
पूर्ण कार्य नागार्जुन, वसुबन्धु, दिड्नाग, धर्मकीत्ति, प्रज्ञाकरगुप्त और ज्ञानश्री आदि बौद्ध 
पण्डितों ने नही किया । इन बौद्ध-पण्डितों की छाप न्यायशास्त्र पर बहुत अ्रघिक स्पष्ट 
है। शंकराचार्य के वेदान्तदशन ५२ भी बौद्ध विचारसरणी का प्रभाव बहुत ग्रधिक है। 


बौद्ध-धर्म की प्रगति झ्नौर हास ३२१ 


शंकर का माथावाद नागार्जुन के शून्यवाद का रूपान्तर ही है । शंकर सृष्टिकर्ता के रूप 
में ईश्वर की झावश्यकता को नही मानता । उसका 'ब्रह्म' सृष्टि का कारण भव्य हैं, 
पर ब्रह्म सृष्टि का कर्त्ता नहीं है। माया से अ्रवच्छिन्न हो जाने पर सृष्टि के रूप में 
उसी का श्राभास होता है । हांकर के झनुयायी श्रीहर्ष का 'खण्डनखण्डखाद्य' बौद्धों 
के माध्यमिक दर्शन से श्रधिक भिन्‍न नहीं है । यही कारण है, कि झनेक विचारकों ने 
शंकर को प्रच्छनन बौद्ध कहा है। सांख्य दर्शन ईश्वर को सृष्टिकर्ता न मानकर कपिल 
के रूप में एक सर्वाधिक ज्ञानवानु व्यक्ति को गुरु-रूप से प्रतिपादित करता है, यह भी 
बौद्ध-दर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। इसमे सन्देह नहीं, कि भारत के दर्शन- 
शास्त्रो का जिस रूप मे भागे चलकर विकास हुआ, उसपर बौद्ध-दर्शनो का प्रभाव 
अहुत स्पष्ट है । 

(२) बौद्ध-धर्म ते याज्ञिक भ्रनुष्ठान श्रौर पशुहिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई 
थी । इसीलिए जब शुद्धू-युग में पुराने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो यज्ञो और 
याज्षिक अनुष्ठानो में पशुबलि का वह स्थान नहीं रहा, जो बोदों से पहले था। 
बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भागवत, शव श्रादि जो पौराणिक सम्प्रदाय 
प्रचलित हुए, वे भक्ति और पूजा को यज्ञों की तुलना में अधिक महत्त्व देते थे । यदि बौद्ध 
लोग जीवन की उन्नति के लिए महात्मा बुद्ध को जनता के सम्मुख श्रादर्श रूप में पेश 
करते थे, तो भागवत धर्म के आचार्यों ने कृष्ण और राम को पूर्ण पुरुषों के रूप में 
उपस्थित किया । यदि बुद्ध की भक्ति द्वारा मनुष्य परमलाभ प्राप्त कर सकता था, तो 
राम श्रौर कृष्ण सद्श लोकोत्तर व्यक्तियों (ईश्वर के अवतारो) की भक्ति भी उसे 
भ्रभिलषित फल प्राप्त करा सकती थी । बौद्ध-घर्म में जो स्थान बुद्ध का था, भागवत- 
शर्म मे बही वासुदेव कृष्ण का था। बौद्ध लोग बुद्ध की पूजा के लिए चेंत्यों का निर्माण 
करते थे और उनमे बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते थे । पौराणिको ने कृष्ण, राम, शिव, 
स्कन्द, विशाख आदि की प्रतिमाएँ बनाकर मन्दिरों मे उनकी प्रतिष्ठा करना प्रारम्भ 
कर दिया था। बौद्धो के पूजा-पाठ में आडम्बर की वृद्धि होने पर पौराणिको ने भी 
उसका श्रनुकरण कर अपनी पूजा विधि को जटिल बना लिया । मन्दिरों में कृष्ण व राम 
की जो मूर्तियाँ स्थापित होती थी, उनका साज-श्यड्भार किया जाने लगा । उनको 
सन्तुष्ट करने के लिए नाचने भर गाने की प्रथा शुरू हुई, और उनके सम्मुख भोग 
लगाया जाने लगा । बौद्धों के वत्ञयान के समान पौराणिक धर्म में भी अब ऐसे सम्प्र- 
दाय उत्पन्न हुए, जो श्रललौकिक सिद्धि प्राप्त करना ही अपना ष्येय मानते थे । शवों के 
पाशुपत श्रौर कापालिक सम्प्रदायों ने बहुत जोर पकडा । ये दोनों सम्प्रदाय वज्ञयानी 
बोद्धों के समान सिद्धियो मे विश्वास रखते थे, श्रौर उनके लिए श्रनेक रहस्यमय 
अनुष्ठानों का प्रतिपादन करते थे। बाद में ज्ाक्त सम्प्रदाय बहुत प्रबल हुआ । इसमें 
आतनन्दम रबी झ्रादि देवियो की पूजा की जाती थी । इसी को वाममार्ग भी कहते थे । 

(३) बौद्ध-विहारों के अ्रनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायो ने मठों का संगठन 
किया । इन मठों में हजारों संन्‍्यासी या साधु एक साथ रहने लगे, और उनका जीवन 
योद्ध भिक्षप्रों से श्रधिक भिन्‍न नहीं रहा । बौद्धों से पूर्व भारत में मठों या बिहारों की 


३२२ भारतीय संस्कृति का विकास 


प्रथा नही थी । उस युग में ग्ररण्यों में श्राश्रमों की सत्ता अ्रवश्य थी, जिनमें तत्वचिन्तक 
ऋषि-मुति पुत्र कलन्न के साथ निवास किया करते थे, भ्ौर ज्ञानपिपासुओं को उपदेश 
करते थे। पर प्रक्नज्या द्वारा भिक्षुत्रत लेकर हजारो भिक्षु्नों का विहारों मे मिवास 
करना बौद्ध-घर्मे द्वारा ही प्रारम्भ हुआ, और उसी के भ्रनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायों 
के मठ संगठित हुए, जिनमें सन्‍्यास लेकर बहुत-से साधु एक साथ निवास करने लगे। 

(४) भारत में विद्या और ज्ञान के विकास में भी बौद्धों ने बहुत भाग लिया । 
संस्कृत व्याकरण मे चन्द्रगोमि का व्याकरण अपना विशेष स्थान रखता है, यद्यपि उसने 
वैदिक सस्क्ृत का स्पर्श नही किया, क्योकि वह बौद्ध था । काशिकाकार जयादित्य श्ौर 
न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे | पाणिनि मुनि की भ्रष्टाध्यायी की इन 
दोनो टीकाओ का व्याकरण-साहित्य मे बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । संस्कृत के श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध कोश 'प्रमरकोश' का रचयिता भ्रमरसिंह बौद्ध था। भ्रायुरवेंद की रसायन शाखा 
के विकास में श्राचार्य नागार्जुन ने बहुत महत्त्वपुर्ण कायं किया। कालिदास से पूर्व 
महाकवि श्रश्वधोष ने “बुद्धचरित' श्रौर 'सोन्दरानन्द' जैसे महाकाव्य, और “राष्ट्रपाल' 
व 'सारिपुत्र' जैसे नाटक लिखकर सस्कृत-काव्य की उस धारा को प्रारम्भ किया, जिसे 
भ्रागे चलकर कालिदास और भवशभूति ने बहुत उन्नत किया । हर ने नागानतद लिखकर 
बोधिसत्त्व के झादर्श का चित्रण किया । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ का श्रेय भी बौद्ध 
विद्वानों की ही प्राप्त है। बौद्ध विद्वानों की सदा यह नीति रही, कि उन्होंने अपने 
मन्तव्यो का प्रचार करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसे सर्वसाधारण 
जनता भलीभाँति समझ सकती थी। बुद्ध ने श्रपने उपदेश पालि भाषा मे दिये थे, 
इसलिए स्थबिरिवाद के त्रिपिटक की भाषा पालि ही थी । वज्ञयान के विकास होने पर 
उसके सिद्ध गुरुओ ने एक ऐसी अप अंश भाषा को अपने उपदेशो के लिए प्रयुक्त किया, 
जो उस समय जनता की भाषा थी, और जो श्रागे चलकर विकसित होती-होती हिंन्दी' 
के रूप मे परिवर्तित हो गयी । यही कारण है, कि सरहपा सिद्ध की हिन्दी का आादिकवि 
माना जाता है। यह वज्चयानी सिद्ध सातवी सदी में हुआ था। उदाहरण के लिए 
इसका एक दोहा यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी होगा : 

जहू मन पवन न सज्चरइ, रवि शशि नाह प्रवेश । 
तहि वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिश्न उवेश ॥ 

(४) भारत की समूर्तिकला और वास्तुकला के विकास मे बौद्धों ने बहुत महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया | साञ्ची, भरहुत, गान्धार व मथुरा की कला बौद्धों की ही कृति थी। 
प्रजन्ता, बाघ ग्रादि के गृहामन्दिर और उनकी दीवारों पर बनाए गए सुन्दर चित्र 
बौद़ों द्वारा इस क्षेत्र मे किये गए कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । एलोरा, अजन्ता, कार्ला 
ग्रादि मे पहाड काटकर बनाये गए भव्य प्रासाद बौद्ध शिल्पियो की ही कृति है । बडे- 
बडे चैत्यों, स्तूपो और विहारों के निर्माण मे जो क्त त्व बौद्धों ने प्रदर्शित किया, वह 
वस्तुत: भ्रदभुत था । बौद्धों के प्रयत्न से ही वास्तुकला के ये विविध नमूने भारत में 
सबंत्र व्याप्त हो गए, श्लौर भारत के जो प्राचीनतम भवन, मूर्तियाँ प्रादि विकल व 
खण्डहर रूप मे श्राजकल उपलण्ध होते है, वे सब प्राय: बौद्धों द्वारा ही बनवाये गए थे ४ 


बौद्ध-धर्म की प्रगति और हास शे२३ 


(६) भहिसा, प्राणिमात्र का हित व कल्याण और सदाचारमय जीवन के जो 
आदशे बौद्ध-धर्म ने उपस्थित किए थे, वह श्राज तक भी भारतीयों के जीवन को 
झनुप्राणित करते है । बौद्धों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए कभी पाशविक बल का 
उपयोग नही किया | सब प्राणियों के प्रति मेत्रीभावना ही उनकी लोकप्रियता मे प्रधान 
कारण हुई । बौद्धों की इसी भावता का यह परिणाम हुआ, कि इस देश में धामिक 
विद्वेष कभी उस रूप में प्रमट नही हुआ, जेसा कि ग्रन्यत्र हुआ था । 

(७) महात्मा बुद्ध के सन्देश को विदेशों में दूर-दूर तक फैलाकर बौद्ध-प्रचारकों 
ने भारतीय भाषा, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य को सार्वभौम रूप प्रदान किया । 
भारत के प्राचीन इतिहास का यह्‌ सबसे झ्रधिक उज्ज्वल और गौरवपूर्ण पहलू है ! 
उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के सुविस्तृत क्षेत्रों में किस प्रकार बृहृत्तर भारत का 
विकास हुआ था, इस विषय पर हम विशदरूप से प्रकाश डाल चुके हैं। भारतीय 
सरस्‍्क्राति का इस ढग से इतने विश्ञाल क्षेत्र मे प्रसार करने का प्रधान श्रेय बौद्धों को ही 
प्राप्त है, और यही उनकी भारतीय इतिहास को सबसे महत्त्वपूर्ण देन है । 


उन्लीसवां अध्याय 


पूर्व-मध्य युग की सभ्यता ओरे संस्कृति 


(१) पूर्ब-सध्य युग की विशेषताएँ 


छठी शताब्दी में गुप्त-साम्राज्य का क्षय हुआ, भौर बारह॒वी सदी के श्रन्त 
तक उत्तरी भारत के बड़े भाग पर मुसलिम आक्रान्ताओों का शासन स्थापित हो गया। 
सातवीं सदी से बारहवी सदी तक---छ: शताब्दियों को भारत के इतिहास का पूर्वे- 
मध्य-युग कहा जा सकता है | इस युग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी :--- 

(१) इन सदियों में भारत में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नही थी, जो देश 
के बड़े भाग पर झपना आधिपत्य स्थापित कर एक ऐसे साम्राज्य की नीव डालने में 
समर्थ होती, जिससे यह देश एक राजनीतिक सूत्र में संगठित रहता । राजनीतिक 
इतिहास की दरप्टि से यह युग श्रव्यवस्था का था। इस काल मे प्ननेक ऐसे राजवंशों 
की सत्ता थी, जिनके राजा निरन्तर आपस मे लड़ते रहते थे, शौर जो अनेक बार दूर- 
दूर तक विजय-यात्राएँ करके भी किसी स्थिर साम्राज्य की नीव डालने में भ्रसमर्थ 
रहते थे । सातवी सदी के पूर्वार्ध मे स्थाण्वीश्वर श्रौर कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 
उत्तरी भारत में, और चालुक्य पुलकेशी द्वितीय ने दक्षिणापथ मे विशाल साम्राज्यों 
का निर्माण किया । पर उनकी क्षति देर तक स्थिर नही रही । झ्राठवी सदी में उत्तरी 
भारत मे पाल, णुर्जरप्रतीहार, कर्कोट झ्रादि राजवशों ने और दक्षिणी भारत में 
राष्ट्रकूट/पललव, गंग, चोल, चालुक्य श्रादि राजवशों ने शासन किया । यही दशा 
नवी, दसवी, ग्यारहवी और बारहवी सदियों मे रही । यद्यपि इस काल भें शासन 
करनेवाले राजवंशो में परिवर्तन होता रहा, पर राजनीतिक दक्षा में कोई श्रन्तर नही 
श्राया । कन्नौज मे गुजं रप्रतीहारों का स्थान गहड्वालो ने ले लिया, श्रौर दक्षिणापथ 
मे राष्ट्रकूटो का स्थान कल्याणी के चालुक्यों ने । पर गुप्त-साम्राज्य के क्षय के बाद 
भारत में जो राजनीतिक श्रव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी, उसमे किसी प्रकार का भ्रन्तर 
नहीं आया । 

(२) प्राचीन बौद्ध-धर्म का स्वरूप इस युग में बहुत परिवर्तित हुआ । मन्च्र- 
शक्ति और तान्त्रिक क्रियाओ्रो के प्रवेश के कारण बौद्ध-धर्म के रूप में बहुत परिवर्तन 
थ्रा गया, भौर वजयाती बौद्ध-गुरु मन्त्र-सिद्धियों द्वारा भ्रपने अ्रनुयायियों का कल्याण 
करने के लिए प्रयत्नशील हुए । पौराणिक हिन्दू-धर्म में भी शाक्त (वाममार्गी) सम्प्रदाय 
के रूप में एक ऐसे मत का प्रादुर्भाव हुआ्ना, जो बज्ञयान से बहुत मिलता-जुलता था । 
बोद्ध और हिन्दू--दोनों धर्मो मे वाममार्ग का प्रवेश इस युग की महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है । इसके कारण भारत के प्राचीन धर्मों की शक्ति भ्ौर महत्ता में बहुत भ्रन्तर झ्राया, 
और जीवन को नवस्फुति, सदाचार भावना व उच्च भ्ादर्श से श्रनुप्राणित करने का जो 


पूर्व-सध्ययुग की सभ्यता झौर संस्कृति ३२४ 


कार्य भारत के प्राचीन धर्म किया करते थे, उनका स्थान झ्ब उन रहस्यमयी क्ियाग्रों 
ने ले लिया, जिनकी तह तक पहुँच सकना स्वसाधारण जनता के लिए सर्वथा प्रसम्भव 
था। इतना ही नहीं, भारत के घर्म मे इस समय वह शक्ति भी नहीं रह गयी, जो 
किसी समय यवन, शक, पार्थियन, कुशाण, हण झ्ादि विदेशी जातियों को श्रात्मसात्‌ 
करने में समर्थ हुई थी । दसवी सदी के भ्रन्त में जब महमूद गजनवी ने भारत पर 
झाक्रमण किया, और तुर्क लोग भारत में बसने लगें, तो इस देश के शैव, वैष्णव श्रादि 
धर्म उन्हें प्रपना अनुयायी बनाने में या उन्हें श्रपने दायरे में ले सकने में श्रसमर्थ रहे । 
बेक्ट्रिया के जिन यवनों ने दूसरी सदी ई० पू० में भारत में प्रवेश किया था, सम्यता 
ब संस्कृति की दृष्टि मे वे श्रच्छे उन्नत थे । पर फिर भी उन्होंने भारत के धर्म की दीक्षा 
ली । मुस्लिम तुर्कों व श्रफगानों को झात्मसात्‌ करने के विषय में जो प्रसामथ्यं भारतीयों 
ने प्रदर्शित किया, उसमें इस्लाम की दाक्ति जहाँ कारण थी, वहाँ भारतीय धर्मों का 
्रान्तरिक हास भी उसके लिए उत्तरदायी था । 

(३) सामाजिक दृष्टि से इस युग में संकोर्णता उत्पन्न हुई । प्राचीन समय में 
भारत का सामाजिक संगठन वर्ण-धर्म के सिद्धान्त पर अवश्य प्राश्रित था, पर उस 
समय जातिभेद ने उग्र रूप धारण नही किया था । मनुष्य ग्रपनी इच्छा के भप्ननुसार 
शिल्प, व्यवसाय व पेशे का झनुसरण कर सकता था, झौर कर्म के प्रनुसार ऊँचे या 
नीचे वर्ण को भी प्राप्त कर सकता था। विविध वर्णो के लोगो में विवाह-सम्बन्ध भी 
निषिद्ध नही था, और खान-पान के मामले मे भी लोग संकीर्ण विचार नहीं रखते थे। 
पर मध्यकाल से यह स्थिति बदल गयी, झऔर जातिभेद उस रूप में श्रा गया, जिसमें 
कि वह झाजकल पाया जाता है। भारतीय समाज के पुराने वर्णो, वर्गों, जनों (कबीलों) 
श्र श्रेणियों (व्यवसायी व व्यपारी वर्ग के संगठनों) का जात-पाँत के रूप में परि- 
बतित हो जाना इस युग की एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 

(४) यह सच है, कि इस युग में भी भारत मे अनेक कवि, दार्शनिक, स्मृतिकार 
झौर विज्ञानवेत्ता हुए । पर साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल के भारतीयों ने 
उस पअसाधारण प्रतिभा का परिचय नही दिया, जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदर्शित 
की थी । इस गरुग के कवि श्रौर साहित्यिक बाल्मीकि श्लौर कालिदास का मुकाबला 
नहीं कर सकते । उनके काव्य में सौन्दये भ्रवश्य है, पर उसका प्रधान कारण भ्लकार 
है, स्वाभाविकता नही । इस युग के दाश्षैनिक सुष्टि के तत्त्वों की गहराई में पहुँचने का 
उतना प्रयत्न नही करते, जितना कि शब्दजाल द्वारा बाल की खाल उतारने के लिए 
करते है। यही कारण है, कि मौर्यों और गुप्तों के युग में भारत में जो प्रसाधारण 
उन्नति हुई थी, उसकी प्रगति इस समय भ्रवरुद्ध हो गयी । गणित, ज्योतिष आदि 
विज्ञानों के क्षेत्र में भी इस युग मे कोई विशेष उन्नति नहीं हुई । 


(२) चौनी यात्री हवा एन-त्सांग 


इससे पूर्व कि हम मध्यकाल की शासन-व्यवस्था, साहित्य, कला आदि का 
विवेचन करें : यह उपयोगी होगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यएन-त्सांग के सम्बन्ध में 
कुछ परिचय दिया जाए । यहू चीनी यात्री मध्यकाल के श्रारम्भ में (सातवी सदी के 


३२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


पूर्वा्ध में) जब कन्नौज का राजा हष॑वर्धन उत्त री भारत मे सबसे अभ्रधिक शक्तिशाली 
राजा था, भारत की यात्रा के लिए झ्राया था। भारत के सास्कृतिक इतिहास में इस 
चीनी यात्री का बहुत भ्रधिक महत्त्व है । इसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा हैं, 
उससे भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, 
ओर साथ ही यह भी सूचित होता है कि सातवी सदी में भारत शभ्रौर चीन में कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध था | हा एन-त्साग का महत्त्व केवल भारतीय इतिहास मे ही नहीं है, 
झपितु चीन के बौद्ध लोगों मे भी उसका नाम श्रत्यन्त श्रद्धा और झादर के साथ स्मरण 
किया जाता है। पश्चिमी चीन के सियान नामक स्थान पर उसकी समाधि भ्रब तक 
भी विद्यमान है, जिस पर ये दाब्द अंकित हैं---“यह महापुरुष उत्तर, दक्षिण, पूर्व भर 
पद्चिम सब दिशाश्रों मे गया, शौर वहाँ के दुर्गंम मार्गों को उसने सुगम कर दिया, ताकि 
बाद के यात्रियों को उन पर आने-जाने में कठिनाई न हो ।” 

हाय एन-त्सांग ६२० ईस्वी के लगभग भारत पहुँचा, शोर १५ वर्ष तक इस देश 
में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही भ्नुशीलन नहीं किया, प्रपितु इस देश के 
समाज, रीतिरिवाज, ऐतिहासिक श्रनुश्रुति आदि का भी गम्भीरता से भ्रनुशीलन किया । 
यही कारण है कि सातवी सदी के भारत को भलीभाँति समभने के लिए हा एन-त्साग 
का भारत वर्णत विश्वकोष का काम देता है। इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देना 
इस काल के इतिहास को समभने के लिए बहुत उपयोगी है । 

६०० ईस्वी के लगभग कन्फ्यूसियस के धर्म को मानने वाले एक परिवार में 
हा एन-त्साग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई भर थे । उम्र मे वह सबसे छोटा 
था । छोटी श्रायु मे ही उसका ध्यान बौद्ध-धर्म की शोर श्राकृष्ट हुआ, श्रौर उसने भिक्षु 
बनकर इस धर्म का भली-भाति श्रध्ययन करने का सकल्प किया । बीस वर्ष की श्रायु 
में वह भिक्षु हो गया, श्र चीन के विविध विहारों मे जाकर बौद्ध-धर्म का प्रध्ययन 
करने लगा । चीन के स्थविरो से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, वह सब उसने सीख 
लिया । पर उसे इससे सनन्‍्तोष नहीं हुआ । चीनी भाषा मे अ्रनूदित बौद्ध-प्रन्थो से उसकी 
जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई । उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध-धर्म के मूल ग्रन्थों 
का अनुशीलन करे, और उन पवित्र तीथेस्थानो का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान्‌ 
बुद्ध श्रोर उनके प्रमुख शिष्यो का सम्बन्ध है। सब समुचित तैयारी कर २६ वर्ष की 
श्रायु में हाय एन-त्साग ने चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। इस समय चीन से 
भारत आने के लिए अनेक मार्ग थे, जिनमे से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर भ्राता 
था। हा एन-त्सांग ने इसी मार्ग का अ्रवलम्बन किया, और वह तुर्फान, ताशकन्द, 
समरकन्द श्रौर काबुल होता हुआ भारत भ्राया । चीन से भारत पहुँचने मे उसे एक 
साल लगा । 

हिन्दुकुश पवंतमाला को पार कर वह कपिज्ञा की राजधानी में शलोका नामक 
विहार मे रहा । अपना चातुर्मास्य उसने वही व्यतीत किया । वहा से अन्य भ्रनेक नगरों 
और विहारों की यात्रा करता हुआ वह काश्मीर गया । ह्य,एन-त्साग कास्मीर में दो 
वर्ष तक रहा । इस युग मे भी काश्मीर बौद्ध-धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। हा एन- 
त्साग ने अ्रपने दो साल काइमीर में बौद्ध-ग्रन्थों के भ्रध्ययन में व्यतीत किए । काश्मीर 


पूर्व -मध्य युग की सभ्यता और संस्कृति ' ३२७ 


से वह पंजाब के अनेक स्थानों का भ्रमण करता हुआ स्थाण्वीश्वर पहुँचा । यहाँ जयग्रुप्त 
नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। हा एन-त्साग ने उसके पास कई मास तक 
अध्ययन किया | वहाँ से वह कन्नौज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान 
राजनीतिक शक्ति था। यही उसका सम्राट्‌ हर्षवर्धन से परिचय हुआ । कन्नौज से 
हा एन-त्सांग अ्रयोध्या, प्रयाग, बरौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी 
और वैशाली भ्रादि होता हुआ मगध पहुँचा । पाटलिपुत्र उस समय बिलकुल क्षीण हो 
चुका था । भव से लगभग दो सदी पहले जब फाइयान भारत आया था, तो पाटलिपुत्र 
में महाप्रतापी गुप्त-सम्राटो का शासन था। यह नगरी न केवल एक विज्ञाल साम्राज्य 
की राजघानी थी, अपितु ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी ! यही 
कारण है, कि फाइयान ने पाटलिपुत्र मे रहकर ही धर्म और ज्ञान की पिपासा को शञात 
किया था। पर गृप्तो की शक्ति के क्षीण होने और कन्नौज के मौखरि राजाप्रों के 
उत्कर्ष के कारण पाटलिपुत्र का स्थान श्रब कन्नौज ते ले लिया था। मगध के ग॒प्त 
राजा इस समय निर्बल थे, और हर्षवर्धन के सम्मुख उनकी शक्ति सर्वथा मन्द थी। 
पिछले दिनों की अव्यवस्था और श्रशाति से पाटलिपुत्र का वेभव भी क्षीणप्राय हो गया 
था। यही कारण है, कि ह्य एन-त्साग पाटलिपुत्र मे देर तक नहीं ठहरा | वहा के 
प्रसिद्ध स्तूपो श्र विहारों का दर्शन कर वह बोधिवृक्ष के दर्शनों के लिए गया | हा एन- 
त्साग ने लिखा है, कि राजा शशाक्र बौद्ध-घर्म से बडा द्वेष रखता था, पश्रौर शैव-धर्म 
का कट्टर अनुयायी था । उसने बोधिवृक्ष को कटवा दिया और पटना मे बुद्ध के पद- 
चिह्नो से अंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे, गंगा मे फेंकवा दिया । 
हा एन-त्साग ने वोधिवृक्ष के नीचे उस स्थान के दर्शन कर श्रपार सन्‍्तोष प्राप्त किया, 
जहाँ भगवान्‌ बुद्ध को बोध हुआ था । भक्त लोगों ने बोघितवृक्ष का फिर से आरोपण 
कर दिया था । यहाँ से ह्य,एन-त्साम नालन्दा गया। इस युग में नालन्दा का विहार 
शिक्षा भ्ौर ज्ञान के लिए सबसे बडा केन्द्र था। चीनी यात्री ने कुछ समय तक वहाँ 
रहकर बौद्ध धर्म के विविध ग्र थों का भली-भाँति प्रनुक्षीलल किया । नालन्दा से हिरण्य- 
देश (मुगेर), चम्पा, राजमहल, पुण्ड्रवर्धन, कर्णसुवर्ण श्रादि होता हुआ वह दक्षिणी भारत 
की शोर मुंडा । उडीसा तथा दक्षिण-कोशल होता हुआ हा एन-त्सांग धनकटक पहुँचा । 
यहाँ श्रमरावती के विहार मे वह कई महीने तक रहा । अम रावती से वह काँची गया। 
इसके बाद वह उत्तर-पद्िचम की शोर मुड़ा प्लौर वनवासी देश होता हुआ महाराष्ट्र 
पहुँच गया । दक्षिण के अनेक नगरों श्रौर देहातों का भ्रमण करता हुआ हम एन-त्सांग 
सिंध और मुलतान भी गया । भ्रनेक नवीन स्थानों का भ्रवलोकन करता हुआ वह वहाँ से 
फिर नालन्दा लौटा । बौद्ध बाइ मय के जो ग्रन्थ उसने श्रभी तक नही पढ़े थे, उन सबका 
इस बार उसने झनुद्दीलन किया । 

इन दिनों कामरूप (प्रसम) में भास्करवर्मा का शासन था । वह कन्नौज के 
सम्राट्‌ की प्रघीनता स्वीकार करता था। उसने हा एन-त्सोग को श्रसम पघारने के 
लिए निमन्त्रण दिया । असम में उस समय बौद्ध-धर्म का यथेष्ठ प्रचार नहीं था। 
अतः भ्रपने गुर झौर नालन्दा के प्रधात झाचाय शीलभद्र की प्राज्ञा से हा एन-त्सांग ने 


इ्र्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


ग्रसम के लिए प्रस्थान किया। भास्करवर्मा ने बड़े आदर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी 
बौद्ध विद्वानु का स्वागत किया । 

इस समय सम्राट हर्षवर्धन बंगाल में राजमहल में पड़ाव डाले पड़ा था। जब 
उसे ज्ञात हुआ, कि हाय एन-त्साग झसम में है, तो उसने भास्करवर्मा को यह झ्ादेश 
दिया कि वह चीनी विद्वानु को साथ लेकर गंगा के मार्ग से कन्नौज आए । हर्षवर्धन 
ने कन्नौज मे एक बौद्ध-महासभा का झ्रायोजन किया था, जिसमें बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों 
पर विचार करने के लिए दूर-दूर से भिक्षुश्रों और विद्वानों को प्रामन्त्रित किया गया 
था | हफ की इच्छा थी, कि हा एन-त्साग भी इस महासभा में सम्मिलित हो। हर्ष के 
झ्रादेश से भास्करवर्मा हा एन-त्साग को साथ लेकर कन्नौज श्राया । वहाँ इस चीनी 
विद्वान्‌ के पाण्डित्य का बहुत आदर हुझ्ना । बाद मे वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ 
सम्राट ने बहुत दान-पुण्य किया। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर 
और इस देश से बहुत-मे धरम ग्रन्थों को साथ लेकर हाय एन-त्साम् उत्तर-पश्चिम के स्थल 
मार्ग से चीत को लौद गया। हाय एन-त्साग के भारत-अ्रमण का यही संक्षिप्त 
वृत्तान्त है। 

कन्नौज की जिस महासभा के लिए हर्षवर्धन ने हा एन-त्सांग को विशेषरूप से 
निमन्त्रित किया था, उसमे बीस सामन्त राजा, चार हजार बौद्ध भिक्षु और लगभग 
तीन हजार जैन व हिन्दू पण्डित सम्मिलित हुए थे । इस महासभा के लिए हर्षवर्धन ने 
गड्भा नदी के पश्चिमी तट पर एक विश्ञाल मण्डप भ्रौर एक चैत्य का निर्माण कराया 
था, जिसकी ऊँचाई सो फीट थी । चैत्य के भीतर बुद्ध की एक सुवर्ण-मूत्ति स्थापित 
कराई गयी थी, जो ऊँचाई मे हर्षवर्धन के बराबर थी । इस मण्डप के पश्चिम की शोर 
कुछ दूरी पर राजा ने अपने श्रौर अपने प्रतिष्ठित अतिथियों के निवास के लिए भवनों 
का निर्माण कराया था। प्रतिदिन प्रात:काल के समय बुद्ध की सुवर्णमूर्ति का जुलूस 
निकाला जाता था। मूर्ति को एक उत्तुंग हाथी पर रखकर हर्ष और भास्करवर्मा उत्तके 
साथ रहते थे। इस अ्रवसर पर हर्ष इन्द्र (शक्र) का वेश धारण करता था, श्ौर 
आस्करवर्मा ब्रह्मा का। सामन्त राजा, उच्च राजकमंचारी, प्रतिष्ठित श्रतिथि और 
प्रमुख भिक्षु व पण्डित हाथियों पर आरूढ़ होकर पीछे-पीछे चलते थे। सौ हाथियों पर 
तो केवल वे बाजेवाले ही बैठते थे, जो विविध प्रकार के बाजे बजाते हुए जुलूस के 
साथ-साथ रहते थे । जब यह विद्ञाल जुलूस चैत्य के समीप पहुँच जाता था, तो राजा 
हथ॑वर्धन विविध मणि-माणिक्य से सुशोभित हजा रों-लाखो रेशमी वस्त्रो को बुद्ध की मूर्ति 
पर चढाता था। भ्रन्य बहुमूल्य उपहार भी इस समय बुद्ध की मूर्ति के मेंट किए जाते 
थे। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा के बाद सहभोज होता था, झौर फिर सब लोग महासभा 
के ग्रधिवेशन में सम्मिलित होते थे। हा एन-त्साग को इस सभा में प्रधान पद प्राप्त था, 
क्योंकि हर्ष उसे भ्रत्यन्त सम्मान की इष्टि से देखता था। एक मास्त तक निरन्तर इसी 
प्रकार इस सभा के अ्रधिवेशन होते रहे । एक महीना बीत जाने पर किसी व्यक्ति ने 
चेत्य को आग लगा दी, भौर जब हष आग को बुझाने के लिए व्यवस्था कर रहा था, 
एक झाततायी ने उसपर ब्राक्रमण किया । पर उसे श्रपने प्रयत्न में सफलता नही हुई, 
भर हर्ष के अंगरक्षकों ते उसे बन्दी बना लिया । पूछने पर उसने बताया, कि ब्राह्मण 


पूर्व-मध्ययुग की सम्यता और संस्कृति ३२६ 


पण्डितों ने उसे हर्ष की हत्या के लिए नियुक्त किया था, और उन्होंने ही चैत्य में झ्ाग 
लगवाई थी । हर्ष जिस प्रकार बौद्ध-धर्म के प्रति पक्षपात प्रदर्शित कर रहा था, पण्डित 
लोग उससे बहुत भ्रसन्तुष्ट थे, और इसी कारण उन्होंने यह षड्यन्त्र किया था । पाँच 
सी ब्राह्मणों को षडयन्त्र में शामिल होने के श्रपराध मे दण्ड दिया गया, श्लौर जो 
निरफप्शध पाये गए उन्हे छोड दिया गया । 

कन्नौज की महासभा की समाप्ति पर हर्ष ने प्रयाग के लिए प्रस्थान किया ॥ 
गज़ा-यमुना के सगम पर हर पाँचवें साल हर्ष एक महोत्सव किया करता था। सब 
सामन्त राजा व उच्च राजकरमंचारी इस उत्सव में भी सम्मिलित होते थे। हवा एन- 
त्सांग इस उत्सव में भी हर्ष क॑ साथ था। उसने अपने यात्रा-विवरण मे इसका भी 
विशद रूप से वर्णन किया है। पाँच वर्षों में जो धन हर्ष के राज्यकोष मे एकत्र होजाता 
था, उसे वह इस उत्सव में दान-पुण्य में व्यय कर देता था। हाय एन-त्साग के वर्णन के 
प्रनुसार उत्सव के प्रथम दिन बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी, भ्रौर प्रत्यन्त बहु- 
मूल्य रत्न झ्रादि से उसकी पूजा कर इन रत्नों को दान कर दिया जाता था। इसी 
प्रकार दूसरे दिन भ्रादित्यदेव की श्रौर तीसरे दिन ईश्वरदेव की श्रच॑ना की जाती थी ॥ 
चौथे दिन दस हजार बौद्ध भिक्षु्रों को दान-पुण्य किया जाता था। प्रत्येक भिक्षु को 
सौ सुवर्ण-मुद्राएँ, एक रत्न, वस्त्र और भोजन तथा सुगन्ध प्रादि प्रदान किये जाते थे। 
अगले बीस दिन ब्राह्मणों को दानपुण्य दिया जाता था। इसके बाद भ्रगले दस दिन 
जैन, लोकायत श्रादि श्रन्य सम्प्रदायों के लोग दान ग्रहण करते थे । फिर एक मास तक 
दरिद्र, भ्नाथ भ्रादि दान प्राप्त करते थे । इस प्रकार दान-पुण्य करते-करते जब राज्य- 
कोष का सब घन समाप्त हो जाता था, तो हर्ष अपनी वै्यक्तिक सम्पत्ति का दान 
प्रारम्भ करता था । जब वह भी समाप्त हो जाती, तो इस सर्वभेघ यज्ञ की इतिगश्री 
होती । इस अवसर पर हर्ष के पास एक वस्त्र तक भी शेष न बचता, श्रौर वह प्रपनी 
बहन राज्यश्री से एक पुराता वस्त्र माँगकर उसे घारण करता, और बुद्ध भगवान्‌ की 
पूजा कर आनन्द-निमग्न हो जाता ) धर्म के लिए सर्वेस्व स्वाहा कर उसे हादिक आनन्द 
अनुभव होता था, शौर इसी को वह गोरव की बात समभता था 

प्रयाग के जिस सर्वमेध यज्ञ मे ह्व एन-त्सांग सम्मिलित हुआ, वह हर्ष के जीवन- 
काल का छठा यज्ञ था । इससे पूर्व वह इसी ढंग के पाँच यज्ञ भ्रौर कर चुका था। इस 
प्रकार बार-बार अपने राज्यकोष को खाली कर के हर्ष प्रपती शक्ति को कैसे स्थिर 
रख सका था, यह समझ सकना सुगम बात नही है । सम्भवतः, इसीलिए उसके मरते 
ही उसका राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया, और अपने बाहुबल से जो विशाल साम्राज्य 
उसने स्थापित किया था, वह उसकी मृत्यु के बाद कायम नही रह सका । 

पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर और इस देश से बहुत-से धर्म ग्रन्थों को 
साथ लेकर हाय एन-त्साग उत्तर-पश्चिम के स्थल-मार्ग द्वारा चीन को लौट गया । उसने 
झपना शेष जीवन बौद्ध ग्रंथो को चीनी भाषा मे भ्रनूदित करने में व्यतीत किया । उसने 
कुल मिलाकर ७४ ग्रन्थों का पझ्ननुवाद किया, जिनके सुक्तों (अध्यायों) की संख्या १३३५ 
थी। उसके समय से चीन के इतिहास में वह प्रक्रिया छुरू हुई, जिसमें चीन से विविध 
विद्वानू भारत प्राकर बौद्ध धर्म का भ्रध्ययन करते थे, भौर धपने देश को लोटते हुए 


३३० भारतीय संस्कृति का विकास 


बौद्ध प्रन्थों को बड़ी संख्या में अपने साथ ले जाते थे । ६६६ में सियान में हा एन-त्सांग 
की मृत्यु हुई, जहाँ उसकी समाधि श्रब तक विद्यमान है । 


(३) शासन-व्यवस्था 


मध्य-युग मे भारत बहुत-से छोटे बडे राज्यों मे विभक्त था, जिनकी सीमाएँ 
राजा के वैयक्तिक छ्ौर्य भौर शक्ति के अनुसार घटती-बढती रहती थी । इन राज्यों की 
शासन-व्यवस्था पर विचार करते हुए इन बातों को ध्यान मे रखना चाहिये--- 

(१) इस समय भारत के विविध राज्यों में सामन्‍्त-पद्धति का विकास हो गया 
था । महाराजाधिराज की अधीनता मे बहुत-से छोटे-बडे सामन्त राजा होते थे, जो 
अपने-अपने क्षेत्र मे पृथक्‌ रूप से शासन किया करते थे । इन सामन्त राजाओो को अपनी 
सेना होती थी, इनका अपना राजकोष होता था, श्लौर अपने प्रदेश मे इनकी स्थिति' 
स्वतन्त्र शासक के सदश रहती थी | यदि महाराजाधिराज निरवेल हो, तो ऐसे रुवर्णीय 
झ्वसर का लाभ उठाकर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाने में ये जरा भी संकोच नही करते 
थे, और स्वयं विजययात्रा के लिये मिकल पडते थे। इस युग की सामन्त-पद्धति के 
स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । पालवंशी सम्राट धर्मपाल 
(७६६-८७६) ने जब कन्तौज के राजा इन्द्रायुध या इन्द्रराज को परास्त किया, तो 
उसने इस राज्य को सीधा श्रपने शासन में नही लिया, प्रपितु श्रायुध वक्ष के ही एक 
कुमार चक्रायुध की कन्नौज के राजसिहासन पर प्रतिष्ठापित किया । चक्रायुध की स्थिति 
पाल-सम्राट्‌ घर्मपाल के महासामन्त'” की थी, श्रौर उसकी झ्रधीनत। मे कुरु, यदु, यवन, 
भ्रवन्ति, गाधार, कीर, भोज, मत्स्य और म॒द्र श्रादि के राजा सामन्त की स्थिति में 
अ्रपने-अपने प्रदेश का शासन करते थे । स्वयं धर्मंपाल इस बात के लिए उत्सुक था, कि 
कन्नोज के झ्रधीनस्थ सामन्त राजा वहाँ के महासामन्त चक्रायुध का आधिपत्थ स्वीकार 
करें। इस युग के एक उत्कीर्ण लेख के अनुसार सामन्त राजाओं को काँपते हुए राजमुकुटो 
सहित भ्रादर से भुककर उसे (चक्रायुध को) स्वीकार करना पड़ा । पंचाल के वृद्धों ने 
उसके लिए सुवर्ण के श्रभिषेक-घट खुशी से पकडे । यह महाप्रतापी चक्रायुध, जिसकी 
प्रधीनता में इतने प्रदेश थे, स्वतन्त्र राजा न होकर धर्मपाल का महासामन्त मात्र था । 
सामन्त-पद्धति (फ्यूडल सिस्टम) का सबसे बडा दोष यही होता है, कि उसके कारण 
राज्यलक्ष्मी किसी एक राजवंश में स्थिर नहीं रहने पाती, और अकेन्द्रीभाव की 
प्रवृत्तियो को बल मिलता रहता है। मध्यकाल में विरचित युक्तिकल्पतरु ग्रन्थ के लेखक 
ने राजा का लक्षण करते हुए यह प्रदन किया है, कि यह क्‍या बात है जो चक्रवर्ती 
सम्राट भी राजा कहाता है, और किसी ग्राम या जागीर के स्वासी की भी यही संज्ञा 
होती है । नीतिकार ने इस प्रइन का यही उत्तर दिया, कि जो कोई भी पअपने क्षेत्र मे 
अपने राजशासन को स्वीकार कराने में समर्थ हो, उसी को राजा कहा जाना चाहिये ॥ 
राजा का यह लक्षण सामन्त-पद्धति के राजा पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है । 

(२) प्राचीन युग के जनपदों का इस काल मे प्रन्त हो चुका था। सामन्‍्त- 
पद्धति में राज्य-शासन का आ्राधार पुर या जनपद के स्थान पर वह राजवंश हो गया, 
जिनका नृपति एक विशेष अदेश का शासक होता था। जिस प्रदेश पर चन्देलों या 


पूर्व -मध्य युग की सम्यता और संस्कृति ३३९१ 


'कलचूरियों का झ्राधिपत्य था, उसका शासन वहाँ के निवासियो की जानपद-सभा (जिसमें 
उस प्रदेश के ग्रामों के ग्रामणी सम्मिलित होते हो) के हाथ में न रहकर चन्देल या 
कलचूरीकुल के लोगो के हाथो में श्रा गया था । इस युग मे एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी 
राजशक्ति का उपभोग करती थी, जिसका सम्बन्ध राज्य के राजवंद के साथ होता था। 
चन्देल, कलचूरी, गुजंरप़्तीहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंग, परमार झ्रादि जहाँ राजवंध्यों 
के नाम है, वहाँ साथ ही वे एक विशिष्ट जाति या कुल का भी बोध कराते है । गुजजर- 
प्रतीहार राज्य की राजशक्ति उन गुर्जरप्रतीहार लोगों मे निहित थी, जिन्होंने भ्रपने नेता 
के नेतृत्व मे कन्नौज को राजधानी बनाकर झपना राज्य स्थापित किया था। यही बात 
घन्देल, चोहान श्रादि श्रन्य वर्गों के विषय मे भी कही जा सकती है। भारतीय इतिहास 
में यह एक नई बात थी, जो सामन्त-पद्धति की परिस्थितियो के कारण ही उत्पन्न हुई 
थी | इस काल में राजा भ्रयने कुल के प्रमुख पुरुषों की सहायता से राज्य का शासन 
करता था, और राजदरबार में बेठकर राजकारय का चिन्तन करता था । वस्तुतः, यह 
युग ऐसे राजाओं का था, जो निरंकुश झौर स्वेच्छाचारी थे । इसी कारण यदि राजा 
योग्य होता तो वह प्रजा के हिंत और कल्याण का सम्पादन करता था। यदि वह 
श्रयोग्य श्रोर नुशंस होता, तो प्रजा को पीडित करता था | 

(३) सामनन्‍्त पद्धति के कारण यह सम्भव नहीं रहता, कि राजशक्ति के धारण 
करनेवाले लोग प्रजा के हित और कल्याण पर ध्यान दे सके । उनकी सब शक्ति इसी 
काम में लग जाती है, कि परस्पर युद्ध करके अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करते रहे । 
सर्वेसाधारण जनता की दृष्टि से यह पद्धति श्रगजकता को उत्पन्न करती है। इस स्थिति 
में दक्ति और व्यवस्था को स्थापित रखने, जनता का हित और कल्याण सम्पादित करने 
और परस्पर सहयोग द्वारा सामूहिक उन्नति करने की उत्तरदायिता उन ग्रामसभाओं 
पर आा गयी, जो भारत मे अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थी । बौद्ध, मौर्य, 
शुद्ध, सातवाहन श्रादि के काल में भी ग्राम-संस्थाएं भ्रच्छी उन्नत दशा में थी। पर 
मध्यकाल मे उनका महत्त्व बहुत श्रधिक बढ गया, श्रौर राजवशों की अराजकता और 
जनसाधारण के हिंतो के प्रति उपेक्षावृत्ति को इष्टि मे रख कर इन ग्राम-संस्थाओं ने 
ऐसे बहुत-से कार्य श्रपने हाथ मे ले लिए, जो साधारणतया राजाओो की उत्तरादायित्ता 
होते हैं। इस युग में ग्राम-संस्थाश्रो का जिस रूप में विकास हुमझ्ला, उसका भारतीय 
इतिहास में बहुत भ्रधिक महत्त्व है। मध्यकाल मे विकसित हुई ग्राम-संस्थाएँ श्रफगान 
भौर मुगलयुणों मे भी कायम रही, भौर ब्रिटिश शासन भी उनका शझ्न्त करने में समर्थ 
नही हुप्ना । यद्यपि मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों में लोकतन्त्र शासन का स्वंधा 
प्रभाव था, पर ग्राम-सस्थाओं के रूप मे इस युग में भी ऐसी संस्थाएँ विद्यमान थी, 
जिनके द्वारा जनता अपने साथ सम्बन्ध रखतेवाले मामलों की व्यवस्था स्वय किया 
करती थी । इस विषय में सर चार्ल्स मेटकॉफ का निम्नलिखित उद्धरण बड़े महत्व का 
है---“ग्राम-संस्थाएँ छोटे-छोटे लोकतन्त्र राज्यों का नाम था, जो प्रपने श्राप मे पूर्ण 
थीं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, बह उनके श्रपते अन्दर मौजूद था । श्रपने से बाहर 
के साथ उनका सम्बन्ध बहुत कम था । ऐसा प्रतीत होता है, कि जहाँ प्लन्य कोई नहीं 
बचा, वहाँ वे बच्ची रहीं । एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश श्राया । एक क्रान्ति के 


३३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


बाद दूसरी क्रात्ति हुई--पर ग्राम-संस्थाएँ पूर्ववत्‌ वही को वही कायम रही। मेरी 
सम्मति में ये ग्राम-संस्थाएँ ही, जिनमें से प्रत्येक एक पृथक्‌ राज्य की तरह है, भारतीय 
जनता की रक्षा में सबसे अधिक समर्थ रही । इन्ही के कारण सब परिवर्तनों भोर 
ऋत्तियों में जनता की रक्षा होती रही । भारतीयों को जो कुछ प्रसन्‍तता व स्वतन्व॒ता 
झादि प्राप्त हैं, उसमे ये ही सब से अभ्रधिक सहायक हैं ।” 
(४) ग्राम-संस्थाएँ 

मध्यकाल की राजकीय श्रव्यवस्था से सर्वसाधारण जनता की रक्षा करने के 
लिए भ्राम-संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। इस युग के बहुत-से ऐसे भ्रभिलेख 
मिले है, जिनसे इन ग्राम-संस्थाओं के विषय में अनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं । 

ग्रामसभा-- प्रत्येक ग्राम की एक सभा या महासभा होती थी, जो भपने क्षेत्र 
में जासन का सब कार्य सम्भालती थी। स्थान ग्लौर काल के भेद से आमसभाझों के 
संगठन भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के थे। कुछ ग्रामों की ग्रामसभाश्नों में वहाँ के सब बालिग 
(वयस्क) पुरुष सदस्थ-रूप से सम्मिलित होते थे । कुछ ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सच 
वयस्क पुरुषों को ग्रामसभा की सदस्यता का भ्रधिकार नही होता था। दक्षिणी भारत 
के एक उत्कीर्ण लेख के अनुसार एक ग्राम के वयस्क पुरुषो की संख्या ४०० थी, पर 
उसकी सभा के सदस्य केवल ३०० पुरुष थे। एक श्रन्य ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या 
४१२ लिखी गयी है। एक प्रन्य लेख में एक ऐसे ग्राम का उल्लेख है जिसकी सभा की 
सदस्य-सख्या १०६० थी। ग्राम-सभा का अ्रधिवेशन या तो मन्दिर मे होता थत्र, या 
किसी वृक्ष की छाया मे । कतिपय ग्राम ऐसे भी थे, जिनमे सभा के लिए पृथक भवन 
भी विद्यमान थे । 

समितियाँ--ग्राम के शासन का सब श्रधिका र ग्राम-सभा के हाथो में होता था, 
जिसके प्रधिवेशनों की अ्रध्यक्षता ग्रामणी नामक कर्मचारी करता था। पर शासन- 
कार्य की सुविधा के लिये श्रनेक समितियों का भी निर्माण किया जाता था, जिन्हें 
विविध प्रकार के कार्य सुपुर्द रहते थे। ये समितियाँ निम्नलिखित थी--(१) वर्ष भर 
के लिए नियुक्त समिति, या वर्ष भर तक शासन-कार्य का नियन्त्रण व निरीक्षण करने 
वाली समिति, (२) दान की व्यवस्था करने वाली समिति, (३) जलाशय की व्यवस्था 
करने वाली समिति, (४) उद्यानों का प्रबन्ध करने वाली समिति, (५) न्याय की 
व्यवस्था करने वाली समिति, (६) सुवर्ण झौर कोष की प्रबन्धकर्त्नी समिति, (७) ग्राम 
के विविध विभागो का निरीक्षण करने वाली समिति, (८) खेतों श्र मंदानों की 
व्यवस्था व निरीक्षण करने वाली समिति, (६) मन्दिरो का प्रबन्ध करने वाली समिति, 
(१०) साधु व विरक्त लोगो की व्यवस्था करने वाली समिति । इन दस समितियों के 
क्या कार्य होते थे, यह इनके नामों से ही स्पष्ट है । 

दक्षिणी भारत के एक अभिलेख में एक ग्राम के सम्बन्ध मे यह लिखा गया है, 
कि ग्राम तीस भागों में विभक्त था । प्रत्येक भाग के सब वयस्क पुरुष एकन्र होकर उन 
व्यक्तियों की सूची तैयार करते थे, जो समितियों के सदस्य बनने के लिए उपयुक्त हों । 
समिति की सदस्यता के लिए यह झावद्यक था, कि सदस्यों की स्यूनतम झायु ३५ वर्ष 


पुवे-मध्य युग की सभ्यता श्रौर संस्कृति ३३ ३े 


और भ्रधिकतम प्रायु ७० वर्ष की हो । जो पुरुष शिक्षित हो, ईमानदार हों और कुछ 
सम्पत्ति भी रखते हो, वे ही समितियों की सदस्यता के भ्रधिकारी माने जाते थे | कोई 
ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी समिति के सदस्य-रूप भे खर्च किये धन का सही हिसाब न 
दिया हो, या जिस पर कोई अपराध साबित हो चुका हो, भविष्य के लिए समितियों 
की सदस्यता का अभ्रधिकारी नहीं समझा जाता था, ध्लौर उसका नाम उस सूची में 
शामिल नही किया जाता था, जो ग्राम के विविध भागों द्वारा तैगरार की जाती 
थी । जब यह सूची तैयार हो जाती थी, तो लाटरी डाल कर एक पुरुष का नाम 
मिकाला जाता था । इस प्रकार ग्राम के तीस भागो से तीस ताम निकलते थे, और 
विविध समितियों के सदस्य रूपए में इन्ही की नियुक्ति कर दी जाती थी । तीस पुरुषों 
में से किसे किस समिति का सदस्य बनाया जाय, इस बात का निर्णय उसकी योग्यता 
ओर अनुभव के आधार पर किया जाता था । विविध समितियाँ किस ढग से अपने- 
अपने कार्य करे, इसके नियम भी विशद रूप से बनाये गए थे। ग्राम के सब योग्य 
वयस्क पुरुषों को समितियों फी सदस्यता का अ्रवसर मिल सके, इसके लिए यह नियम 
बनाया गया था, कि केवल उन्ही पुरुषो को सदस्यता के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची 
में शामिल किया जाय, जो पिछले तीन वर्षो मे कभी किसी समिति के सदस्य न रहे 
हो । इसमे सनन्‍्देह नही, कि ग्राम-संस्था की विविध समितियों के सदस्यों की नियुक्ति 
का यह ढंग बहुत ही उत्तम और निराला था । 
पग्राम-संस्थाझों के कार्य--ग्राम-संस्थाओं का स्वरूप छोटे-छोटे राज्यों के समान 
था । इसीलिए वे प्रायः उन सब कार्यो की करती थी, जो राज्य किया करते हैं । ग्राम- 
सस्था को जो झपनी सम्पत्ति हो, उसे बेचना व प्रमातत रखकर रुपया प्राप्त करना, 
ग्राम के क्षेत्र में उत्पन्त हुए विविध प्रकार के कगडो और प्रभियोगो का फैसला करना, 
मण्डी व बाजार का प्रबन्ध करना, टैक्‍स वसूल करना, ग्राम के लाभ के लिए नये कर 
लगाना, ग्रामवासियों से ग्राम के हित के लिए काम लेना, जलाशयो, उद्यानों, खेतों, 
चरागाहीं व मंदानों की देख-रेख करना और मार्गों को ठीक हालत में रखना---इस 
प्रकार के कार्य थे, जो ग्राम-संस्थाओं के सुपुर्दे थे। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष 
उद्देश्य से कुछ धन जमा कराता चाहे, तो ग्राम-सभा के पास जमा करा सकता था, 
और ग्राम सभा का यह कर्तव्य होता था, कि बहू उसकी समुचित रूप से व्यवस्था करे, 
झौर धन जमा कराने वाले मनुष्य की इच्छा के श्रनुसार उसके सूद को व उस घन को 
खर्च करे । दान-पुण्य की रकमे प्राय. ग्राम-सभाओं के पास ही जमा की जाती थी। 
दुर्भिक्ष श्रादि प्राकृतिक विपत्तियो के समय ग्राम-सभाश्रो की उत्तरदायिता बहुत बड 
जाती थी, ध्लौर वे इस बात की व्यवस्था करती थी, कि गरीब लोग भूखे न मरने पाएँ । 
इसके लिए यदि वे आवश्यक समझे, तो रुपया उधार भी देती थी, या भपनी सम्पत्ति 
को बेच कर व उसकी जमानत पर कर्ज लेकर खर्च चलाती थी। शिक्षा शब्रादि के लिए 
श्रन खर्च करना भी उनका महत्त्वपूर्ण काये समझा जाता था। छात्रुओं व डाकुओ से 
ग्राम की रक्षा करना भी ग्राम-संस्थाझो का काम था, श्लौर जो लोग इसमे विशेष 
' चराक्रम प्रदर्शित करते थे, उनका वे अनेक प्रकार से सम्मान भी करती थी । विशालय- 
देव नाम के एक वीर पुरुष ने श्रपने ग्राम के मन्दिर से सुसलिम आ्राकरान्ताशों को 


३३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


निकाल कर बाहर किया था । इस वीर कृत्य के उपलक्ष में ग्रामसभा ने व्यवस्था की 
थी, कि प्रत्येक किसान झपती उपज का एक निश्चित भाग नियमित रूप से विशालयदेव 
को प्रदान किया करे। जो ग्रामवासी देश की रक्षा या इसी प्रकार के किसी झन्य 
उत्कृष्ट कार्य के लिए अपने जीवन की श्राहुति दे देते थे, उनके परिवार को ग्रामसभाश्रों 
की ओर से ऐसी भूमि प्रदान कर दी जाती थी, जिस पर कोई लगान नही लगता था। 
यदि कोई श्ादमी ग्राम के विरुद्ध आचरण करे, कोई ऐसा कार्य करे जिससे ग्राम को 
हानि पहुँचती हो, तो उसे ग्रामद्रोही करार करके दण्ड दिया जाता था। यह दण्ड 
प्रायः इस प्रकार का होता था, कि वह श्रन्य ग्रामवासियों की दृष्टि मे गिर जाय और 
पद्चात्ताप का भ्रनुभव करे । इस प्रकार का एक दण्ड यह था, कि ग्रामद्रोही को भगवान्‌ 
शिव की मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार नहीं रहता था। भ्राम के क्षेत्र से राज्य के 
लिए वसूल किए जाने वाले करो को एकत्र करना ग्राम-संस्था का ही कार्य था । ग्राम- 
सभा के अभ्रधिकारियों का यह कर्तव्य था, कि वे राजकीय करो को वसूल करें, उनका 
सही-सही हिसाब रखें, और एकत्र धन को राजकोष मे पहुँचा दे । यदि कोई पते इस 
कर्त्तव्य में शिधिलता प्रदर्शित करता था, तो वह दण्डनीय होता था । 


(५) शासन-व्यवस्था का स्वरूप 


दक्षिणी भारत--चोलमण्डल में बहुत-से ऐसे शिलालेख व ताम्रपत्र उपलब्ध 
हुए है, जिनसे इस युग की शासन-व्यवस्था की कुछ भाँकी ली जा सकती है । 

चोल-राज्य में शासन की इकाई ग्राम होते थे, जो छोटे-छोटे राज्यों के सरश 
थे, और जो अपना शासन स्वय करते थे। कतिपय ग्राम मिलकर एक समूह का निर्माण 
करते थ, जिन्हे 'कुरंम' कहा जाता था । कुरंमो का समूह 'नाडु' और नाडुश्रो के समूह 
को “कोट्स! या “बलनाडु' कहते थे । कोट्रमू को हम श्राजकजल का जिला समझ सकते 
हैं । इसी प्रकार नाडु तहसील और कुर्म्‌ को परगना कहां जा सकता है। कतिपय 
कोट्रमू या वलनाडु मिलकर “सण्डलम्‌' का निर्माण करते थे। “'चोलमण्डलम्‌' इसी 
प्रकार का एक मण्डल था । पर चोलवश के राजाओं के उत्कर्ष-काल भें चोल-सांम्राज्य 
में 'चोल-मण्डलम' के अतिरिक्त अन्य प्रदेश में सम्मिलित थे, जो दो प्रकार के थे, 
विजित और सामस्तवर्गीय ! राजराज प्रथम झ्नौर राजेन्द्र सब प्रतापी सम्राटों ने चोल- 
साम्राज्य को बहुत श्रधिक विस्तृत कर लिया था । इन द्वारा विजय किए हुए श्रनेक 
प्रदेशों में अपने पृथक्‌ राजवंशों का शासन था, जिनकी स्थिति भ्रब सामन्त राजाश्रों 
के सदर्श हो गयी थी । पाण्ड्य, केरल आ्रादि के ये सामन्त-राज्य भी चोलमण्डलम्‌ के 
समान कोटमू, नाड श्रादि में विभक्त थे, और इनके शासन का प्रकार भी प्रायः चोल- 
मण्डलम्‌ के ही सदश था। पर राजराज प्रथम (दसवी सदी) के साम्राज्य विस्तार से 
पूर्व भी अनेक चोल-राजाओं ने चोलमण्डलम्‌ के समीपवर्ता प्रदेशों को जीतकर श्रपने 
राज्य का विस्तार किया था, श्ौर श्रनेक ऐसे प्रदेश (जिनमे तमिल भाषा का ही प्रचार 
था) उनके राज्य के भ्रन्त्गंत हो गये थे, जो चोलमण्डलम्‌ के दायरे से बाहर थे । ये 
प्रदेश चोलों के 'विजित” ये, श्रौर इन्हें भी पृथक मण्डलो मे विभक्त कर दिया गया था $ 
इनका शासन करने के लिए जो शासक चोलराजा की शोर से नियुक्त किए जाते थे ,वे 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता झौर संस्कृति ३३४५ 


प्राय: राजकुल के ही होते थे । 'विजित” द्वारा निर्मित मण्डल भी कोट्टमू, नाड्‌, कुरंम्‌ 
आ्रादि उपविभागों में विभक्त थे, श्रौर उनके शासन में भी स्थानीय सभाझ्रों और संस्थाश्रों 
का पर्याप्त स्थान था। जिन सामन्‍्त-राजाधों ने चोल सम्राटों को भ्रपता अश्रधिपति 
स्वीकार किया था, वे उन्हे नियमित रूप से वाषिक कर, मेंट-उपहार भ्रादि प्रदान कर 
संतुष्ट रखते थे । पर चोल-सम्राट्‌ के प्रति उनकी भक्ति का झ्राधार केवल उसकी प्रपनी 
शक्ति ही हीती थो । यही कारण है, कि सम्राट की शक्ति के निबंल होते ही ये सामनन्‍्त 
राजा विद्रोह कर पुनः स्वतन्त्र हो जाने के लिए तत्पर हो जाते थे । 

प्राम के शासन के लिए जिस प्रकार की ग्रामसभाएँ थीं, वेसी ही कुछ सभाश्रो 
की सत्ता कुरंम, नाड भ्रादि मे भी थी। नाडु की सभा को नाट्टर कहते थे। दक्षिण 
भारत में उपलब्ध हुए अनेक उत्कीर्ण लेखों मे नाडु की सभाश्नरो का उल्लेख है। एक 
लेख के अ्नुमार एक नाडु की नाटूरसभा ने दो प्रादमियों की तियुक्ति इस प्रयोजन से 
की, कि वे नाइ में विक्रयार्थ प्रानेवाले पान के पत्तों पर दलाली वसूल किया करें, और 
इस प्रकार उन्हे जो श्रामदनी हो, उससे नाड्‌ के मन्दिर के लिए काम में श्राने वाले 
पान प्रदान किया करें। इस काम में कोई प्रमाद न हो, इसकी उत्तरदायिता नाड, के 
“पाँच सौ निर्दोष पुरुषो” के ऊपर रखी गयी । ये पाँच सौ निर्दोष पुरुष सम्भवतः नाडू 
के अ्रन्तगेत विविध कुरेंमो और ग्रामो के प्रतिनिधि थे, और इनकी सभा को अपने क्षेत्र 
के शासन में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और श्रधिकार प्राप्त थे। कुछ उस्कीर्ण 
लेखों के ग्रध्ययन से यह भी सूचित होता है, कि नाडु व श्रन्य विभागों की सभाश्रों को 
न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे, भर वे अपने क्ष त्र के सावंजनिक हित के कार्यों 
में भी अपना करत्तृत्व प्रदशित करती थी। यदि किसी नदी पर बाँध बाँधने की 
आवश्यकता हो, सडक का निर्माण करना हो या इसी ढग का कोई भ्रन्य काम हो, तो 
नाडु की सभा अपने क्षेत्र के श्रन्तर्गत प्रत्येक गाँव से ऐसे कार्य के लिए कर वसूल करने 
का भ्रधिकार भी रखती थी । 

ग्राम, नाडु श्रादि की स्थानीय सभाञ्नों के कारण सर्वसाधारण जनता को यह 
भ्रवसर मिलता था, कि वह झपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले विषयों की व्यवस्था स्वयं 
कर सके । इन सभाओं की सत्ता के वारण जनता की स्वतन्त्रता बहुत श्रंथ तक 
सुरक्षित बनी हुई थी। पर जहाँ तक राज्य के केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है, राजा 
स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते थे। पर राज्यचक्र एक श्रादमी द्वारा संचालित नहीं 
हो सकता, इसलिए राजा को अपनी सहायता के लिए मन्त्रियों को नियुक्ति करनी 
होती थी, और बह उन्ही के परामर्श के अनुसार शासन की व्यवस्था करता था। चोल- 
राज्य मे उस समय तक कोई राजाज्ञा जारी नही की जा सकती थी, जब तक कि उस 
पर झ्ोलैनायकर्म्‌ (मुख्य सविव) के हस्ताक्षर न हो जाएँ। इससे यह प्रभिप्राय 
निकलता है, कि प्रत्येक राजाज्ञा की भ्रन्तिम उत्तरदायिता राजा के श्रतिरिक्त उसके 
मुख्य सचिव पर भी होती थी । 

उत्तरी भारत--गुप्त-साज्राज्य के समान उत्तरी भारत के पाल, श्रादि वंझों 
के राज्य भी भुक्ति, विषय, मण्डल, भोग और ग्रामों में विभक्त थे । भुक्ति के शासक 
की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, श्रौर विषय श्ादि के शासकों को भुक्ति का शासक 


३३६ भारतीय संस्कृति का विकास 


नियुक्त करता था ५ विषयपति (विधय का झासक) को शासन-कार्य में सहायता देने 
के लिये एक राज्यसभा की सत्ता होती थी, जिसके सम्बन्ध मे एक उत्कीर्ण लेख से 
झनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है। इस विषयसभा मे निम्नलिखित सदस्य होते थे--- 
(१) नगरश्रेष्दी--विषय के प्रधान नगर का सुख्य सेठ या जगत्सेठ, (२) सार्थवाह--- 
जो विषय के भ्रन्तगंत विविध व्यापारी संगठनो का प्रतिनिधित्व करता था, (३) प्रथम 
कुलिक--जो विविध शिल्पिश्रेणियों का प्रतिनिधि होता था, (४) प्रथम कायस्थ-- जो 
सरकारी कमंचारियो का प्रतिनिधित्व करता था। पालवंश के राजाओं के झनेक ऐसे 
उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिनमे इस थुग के विविध राजकर्मचारियों के नाम दिये गए है। 
पालवंशी राजा धमंपाल के खालिमपुर के ताम्रपत्र में राजा द्वारा दान की गयी एक 
जागीर का उल्लेख है, जिसकी सूचना निम्नलिखित कर्मचारियों को दी गयी थी--- 
(१) राजा--अ्धीनस्थ सामनन्‍्त राजा, (२) राजपुत्र--सामन्त राजाओं के युवराज, 
(३) राजामात्य, (४) राजनक--विविध जागीरदार, (५) सेनापति (६) विषयपति-- 
विषय नामक विभाग या जिले का शासक (७) भोगपति--विपय्र के उपविभाग “भोग 
का शासक (८) पष्ठाधिकृत--किसानों द्वारा वसूल किए जाने वाले षड़्भाग का 
प्रधान श्रधिकारी (६) दण्डशक्ति--सम्भवत:, पुलिस विभाग का श्रधिकारी (१०) दण्ड- 
पाशक--पुलिस विभाग का ही श्रन्य अधिकारी, (११) चौशेद्धारणिक--चो रो को 
पकड़ने के लिए नियुक्त पुलिस भ्रधिकारी, (१२) दौसाधसाधनिक--सम्भवत:, ग्रामो 
का व्यवस्थापक, (१३) दूत, (१४) खोल, (१५) गमागमिक, (१६) श्रभित्वरमान, 
(१७) हस्तिप्रश्वगोमहिष-श्रजाविक श्रध्यक्ष, (१८) नौकाध्यक्ष, (१६) बलाध्यक्ष, (२०) 
तटिक--नदी पार उतरने के रथानों का अधिकारी, (२१) शौल्किक--शुल्क वसूल 
करने वाला अधिकारी, (२२) गौल्मिक, (२३) तदायुक्त, (२४) विनियुक्त, (२५) ज्येप्ठ 
कायस्थ, (२६) महामहृत्तर, (२७) महत्तर, (२८) दशग्रासमिक, (२६) करण---हिसाव 
रखने वाला । 

खालिमपुर के ताम्रपत्र मे जिन कमंचारियों के नाम आये हैं, उनमे से सब 
का ठीक-टीक भ्रभिप्राय स्पष्ट नहीं है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ये सब राज- 
कर्मचारी थे, और जागीर के दान की सूचना के लिए ही इनका उल्लेख ताम्रपत्र मे 
किया गया है। सेन आझादि श्रन्य राजवंशो के उत्क्रीर्ण लेखो मे भी इसी प्रकार से श्रनेक 
राजकर्मचारियों के नाम दिए गए हैं, जिनसे मध्ययुग के उत्तरी भारत के राजकर्मचारी- 
तन्‍्त्र का कुछ घृधघला-सा श्राभास मिल जाता है। 

इस प्रसंग मे यह ध्यान रखना आवश्यक है, कि दक्षिणी भारत के समान 
उत्तरी भारत से भी ग्रामसभाश्रो की सत्ता थी, और ग्रामों की जनता प्रपने साथ 
सम्बन्ध रखने वाले मामलो की व्यवस्था अपनी ग्रामसभा द्वारा किया करती थी । इसी 
कारण राजवंशों मे निरन्तर युद्ध जारी रहते हुए भी सर्वसाधारण लोगों पर उनका 
विशेष प्रभाव नही होता था । 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता और संस्कृति ३३७ 


(६) साहित्य 


मध्ययुग मे संस्कृत श्रौर प्राकृत भाषाओं मे अनेक नये ग्रन्थों का निर्माण हुआ, 
झोर बहुत-में कवियों ने प्रपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया । इस युग के प्रसिद्ध 
कवि निम्नलिखित थे--- 

(१) भवभूति--ये प्रसिद्ध नाटककार आठवी सदी में कान्यकुब्ज-नरेश यशो- 
वर्मा की राजसभा में रहते थे। जब काश्मीर के राजा ललितादित्य ने यशोवर्मा को 
परास्त क्रिया, तो वह भवभूति को भी अपने साथ काइमीर ले गया । इन्होने तीन नाटक 
लिखे--महावीरचरित, मालतीमाधव श्रौर उत्तररामचरित । भवभूति की नाटक-कला 
उतररामचरित में सौष्ठव की पराकाष्ठा को पहुँच गयी है । झनेक पण्डितो को सम्मत्ति 
तो यह है, कि इस नाटक में भवभूति कालिदास से भी बढ गए है। 

(२) बाणभट्ट--ये सम्राट हर्षवर्धन (सातवी सदी) के राजपण्डित थे। इनके 
दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं--हर्षचरित और कादम्बरी | हर्षचरित में बाणभट्ट ने अपने 
भ्राश्रयदाता ह॒प॑वर्धन का जीवनचरित्र बड़ी सुन्दर शैली में प्रस्तुत किया है | यह पुस्तक 
गद्य मे है। कादम्बरी संस्कृत-साहित्य का सबसे उत्कृष्ट गद्य काव्य है । 

(३) कुमारदास--ये सिहल देश के निवासी थे। सातवी सदी में इन्होंने 
“जानकीहरण' नाम का सहाकाव्य लिखा था। 

(४) भारवि--ये सातवी सदी में हुए, श्रौर चालुक्यवणी राजा विष्णुवर्धन की 
राजसभा में थे। इनका काव्य 'किरातार्जुनीय' बहुत प्रसिद्ध है । 

(५) भट्टि--ये भी सातवी सदी में हुए | इनके भट्टि-काव्य मे राम के चरित्र 
के वर्णन के साथ-साथ व्याकरण के सिद्धान्त भी प्रतिपादित है । 

(६) माघ--ये भी सातवी सदी के अन्त में हुए ॥ इनके महाकाव्य 'शिशुपाल- 
बध' भें जहाँ उत्तम कविता है, वहाँ साथ ही प्रगाढ पाण्डित्य भी है। 

(७) त्रिविक्रम भट्ट--ये नवी सदी में हुए । इनका ग्रन्थ 'नलचम्पू” बहुत प्रसिद्ध 
है । चम्पू उस काव्य को कहते है, जिसमें गद्य प्रौर पद्म दोनो हो । 

(५) भट्टनारायण--ये सातवी सदी में हुए। इन द्वारा रचित “वेणीसंहार' 
नाटक महाभारत के कथानक को लेकर लिखा गया है। 

(६) दण्डी---इनका समय भी सातवी सदी में है। इन्होंने 'दशकुमारचरित' 
नाम के एक सुन्दर गद्य-प्रन्थ की रचना की | 

(१०) सुबन्धु--इनका लिखा ग्रन्थ 'वासवदत्ता' बडा ही सुन्दर गद्य-काव्य है। 
इनका समय भी सातवीं सदी में माना जाता है । 

(११) हषंवर्धन--बाणभट्ट के झ्राश्नददाता सम्राट्‌ हर्पवर्धन जहाँ विद्या और 
काव्य के भ्रत्यन्त प्रेमी थे, वहाँ स्वय भी उत्कृष्ट कवि थे । उनके लिखे तीन नाटक इस 
समय मिलते हैं, रत्नावली, प्रियदशिका और नागानन्द । 

(१२) राजशेखर--ये कन्नौज के गुजंरप्रतिहार॒बंशी राजा महेन्द्रषाल की 
राजसभा मे थे। इनका समय दसबी सदी मे है । 

इनके ग्रतिरिक्‍त भ्रन्य भी बहुत-से कवि इस युग में हुए, जिन्होंने अपने काव्य, 


३३८ भारतीय संस्कृति का विकास 


नाटक, चम्पू ग्रादि द्वारा संस्कृत-साहित्य के भण्डार को पूर्ण किया ! पर गुप्त-युग के 
संस्कृत-साहित्य मे जो गौरव और उत्कृष्टता है, वह बाद के साहित्य में नहीं पायी 
जाती । भवभूति के बाद संस्कृत के कवियों की शैली निरन्तर श्रधिक-अधिक कृत्रिम 
होती गयी है । ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग में संस्कृत की श्रपेक्षा प्राकृत भाषाश्रों 
की भ्रधिक उन्नति हुई । गुप्त-युग के बाद संस्कृत का प्रचार कम होता गया। बह 
प्रधानतया पण्डितों की ही भाषा रह्‌ गयी । इसीलिए उसके लेखको में वह प्रसाद गुण 
नहीं है, जो गुप्त-युग के कवियों में पाया जाता है। इस काल की कविता में सहज 
सौन्दर्य का स्थान भ्रलंकार, इलेष श्रादि की भूषा ने ले लिया | 

इतिहास-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए । बाणभट्ट द्वारा विरचित 
हर्षचरित का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कन्नौज के राजा यशोवर्मा (आझ्राठवी 
सदी) के समय में वाक्पतिराज नामक कवि हुए, जिन्होंने 'गठड वहो' नामक एक ग्रन्थ 
लिखा । यह प्राकृत भाषा में है। राजा यश्मोवर्मा ने गौड (बंगाल) देश पर झ्ाक्रमण 
कर उसकी विजय की थी । उसी का वृत्तान्त इस पुस्तक में दिया गया है। चालुक्यबंशी 
राजा विक्रमादित्य षष्ठ का वृत्तान्त कवि बिल्हण (बारहवी सदी) ने बडे विस्तार के 
साथ “विक्रमाक-देवचरित' नामक ग्रन्थ में लिखा है | इसी प्रकार पद्मगुप्त (ग्यारहवीं 
सदी) ने मालवा के राजा सिन्धुराज का चरित 'नवसाहसाकचरित' मे और बल्लाल ने 
राजा भोज का चरित “भोज-प्रवन्ध' में लिखा है। पर इन सबकी अपेक्षा ऐतिहासिक 
हृष्टि से प्रत्यधिक महत्त्व का ग्रन्थ राजतरंगिणी है, जिसे कल्हण ने लिखा था। कल्हण 
का काल वारहवी सदी में है, और उसने राजतरंगिणी में काह्मीर का ऋ्रमबद्ध इतिहास 
दिया है । 

इसी प्रकार कबि जयानक ने “प्रथिवीराजविजय” लिखकर चौहानवंशी राजा 
पृथिवी राज का और हेमचन्द्र ने 'कुमारपालचरितम्‌! लिखकर चालुक्यराजा कुमारपाल 
(बारहवी सदी) के नाम को ब्रमर किया । इनके अतिरिक्त जो भ्नेक श्रन्य ऐतिहासिक 
काव्य इस युग भे लिखे गए, उनमे सोमेश्वर का कीतिकौमुदी', अरिसिह का 'सुकृत- 
सकीत्तंन', जयसिह सूरि का 'हम्मीर-मदमर्देन, मेरुतुड़ु का 'प्रबन्धचिन्तामणि', राज- 
शेखर का “चतुविशति प्रबन्ध, नयचन्द्र सूरि का हम्मीर महाकाव्य', आनन्द भट्ट का 
“बतलालचरित' और चद्धप्रभ सूरि का 'प्रभावकर्चारत' उल्लेखनीय हैं। ये सब काब्य 
कतिपय वीर पुरुषों के चरित्र को दृष्टि में रखकर लिखे गए है, और इनसे जहाँ इन 
वीरो के सम्बन्ध में ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है, वहाँ साथ हीं 
उनसे काव्य-रस का भी भश्रच्छा भ्रास्वाद मिलता है । 

काव्य, नाटक, चम्पू और गद्य के श्रतिरिक्त इस युग मे कथा-साहित्य भी लिखा 
गया । ग्यारहवी सदी में क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथामं जरी और सोमदेव ने कथासरित्सागर की 
रचना की । इसी प्रकार वेतालपंचविशति, सिहासनद्वात्रिशिका श्र शुकसप्तति नामक 
कथा-प्रन्थों का निर्माण भी इसी युग में हुआ । 

साहित्य के विकास के साथ-साथ प्ललंकारशास्त्र-विषयक श्रनेक ग्रन्थ भी इस 
काल में लिखे गए, जिनमे काव्य के विभिन्‍न रसों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन किया गया 
है | छठी सदी में आचाय भामह ने काव्यालंकार ग्रन्थ की रचना की | बाद में दण्डी, 


पूर्व -मध्य युग की सभ्यता और संस्कृति ३३६९ 


बामन (शझ्राठवीं सदी), ध्ानन्दवर्धन (नवी सदी), अभिनवगुप्त और मम्मट आ्रादि साहित्य- 
विवेचकों ने साहित्य-शास्त्र का और भ्रधिक विकास किया । 

बड़े साहित्य-प्रन्थों के साथ ही मुक्तक और गेय काव्यों की भी भ्नेक महत्त्वपूर्ण 
रखनाएँ इस युग में हुईं । भत्तु हरि के श्ंगारशतक, वैराग्यशतक श्र नीतिशतक, कवि 
झमरु का झ्मरुदातक और जयदेव का गीतगोविन्द इसी युग की कृतियाँ हैं । ये सब 
अपने ढंग के अनुपम काव्य हैं । 

प्रनेक महत्त्वपूर्ण व्याकरण-ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए। सातवी सदी में 
पाणिनि की श्रष्टाध्यायी पर काशिकाृत्ति लिखी गयी, जो महाभाष्य के बाद पाणिनि- 
सूत्रों का सबसे महत्त्वपूर्ण व्याख्या-ग्रन्थ है। इसका लेखक जयादित्य था। भर्तू हरि के 
वाक्यप्रदीप, महाभाष्यप्रदीपिका और महाभाष्यत्रिपदी नामक व्याकरण-ग्रन्थ भी इसी 
युग की कृति है। पाणिनीय व्याकरण की परम्परा से भिन्‍न एक श्रन्य संस्कृत व्याकरण 
इस समय में लिखा गया, जो “कातन्त्र' कहाता है। इसका रचयिता शर्ववर्मा था। 
भारत से बाहर भ्रन्य देशों मे इसका बहुत प्रचार हुआ । मध्य एशिया और बालि द्वीप 
में इसकी पुरानी प्रतियाँ उपलब्ध हुई है। 

व्याकरण के अतिरिक्त कोश-विपयक्र श्रनेक ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए। 
अ्रमरकोष की रचना गुप्तकाल में हो चुकी थी । वह इतना लोकप्रिय हुआ, कि उस पर 
पचास के लगभग टीकाएँ इस युग मे लिखी गयी । इनमे ग्यारहवी सदी में लिखित क्षीर- 
स्वामी की टीका सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है। श्रभिधानवितामणि, श्रनेकार्थसग्रह, वेजयन्ती, 
ग्रधिधानरत्नमाला आदि अन्य अनेक कोश-पग्रन्थ भी इस काल में बने । कामशास्त्र, 
सगीत, राजनीति ग्रादि विषयों पर भी अनेक पुस्तके इस युग मे लिखी गयी, श्ौर 
संस्कृत का साहित्य-भण्डार निरन्तर झ्रधिक समृद्ध होता गया । 


(७) दशेन-दास्त्र 

दर्शनशास्त्र के विकास की दृष्टि से मध्ययुग का महत्त्व बहुत भ्रधिक है | बौद्ध, 
जेन और हिल्दू--तीनों प्रकार के दर्शनश्यास्त्रों का इस युग में चरम विकास हुआ । 
चौथी सदी मे प्रसंग नामक बौद्ध विद्वान्‌ ने महायानोत्तरतन्त्र सूत्रांलंकार आदि ग्रन्थ 
लिखकर 'क्षणिकर विज्ञानवाद' मत का बडी योग्यता के साथ प्रतिपादन किया था । 
पाँचवी सदी में दिद् नाग ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणसमुच्चय की रचना की। ये दोनों 
बौद्ध दार्शनिक मध्ययुग से पहले हो चुके थे । पर इस काल में धर्मकीति और शांतरक्षित 
नामक दाशेनिकों ने बौद्ध-दर्शन को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । धर्मकीति 
(सातवी सदी) के उ्न्धों मे प्रमाणवात्तिक और प्रमाणविभिश्चय सर्वप्रधान है। बौद्ध- 
संसार में ये ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हुए, प्रौर तिब्बती झ्रादि प्रनेक भाषाओं में इनका प्रनुवाद 
किया गया। धर्मकीत्ति असंग द्वारा प्रतिपादित 'विज्ञानबाद' के श्रनुयायी थे, और उन्होने 
इसी मत को कुछ भ्रंशों में परिवत्तित व विकसित कर तक द्वारा उसका प्रतिपादन किया । 
चर्मकीत्ति के बाद शांतरक्षित, कमलशील झौर ज्ञानश्री जैसे बौद्ध दाशंनिकों ने दर्शन- 
शास्त्र का भोर अधिक विकास किया। यहाँ हमारे लिए यह सम्भव नही है, कि इन 
महान दाशेनिकों के विचारों का संक्षिप्त रूप से भी निर्देश कर सकें। यद्यपि बद्जयान 





ह्े४० भारतीय सस्कृति का विकास 


के विकास के कारण इस युग मे बौद्ध-धर्म का ह्ास हो रहा था, पर दाए्वनिक क्षेत्र में 
भनेक बौद्ध-विद्वान्‌ अत्यन्त योग्यतापूर्वक अपने दाहंनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन झऔौर 
विरोधी सिद्धान्तों के खण्डन मे तत्पर थे । 

दार्शनिक दृष्टि से बौद्ध-दर्शन को चार प्रधान सम्प्रदायों में विभक्त किया जा 
सकता है--वैभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार और माध्यमिक । इन चारो सम्प्रदायों का 
पक्षपोषण करते हुए जो विशाल साहित्य इस युग मे लिखा गया, वह संसार के दाशंनिक 
साहित्य मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 

बौद्धों के समान अनेक जैन विद्वानों ने भी इस युग में अपने दाशेनिक विचारों 
का प्रतिपादन किया । जैन-दर्शन का प्रारम्भ उमास्वाति झौर कुन्दकुन्दाचा्य नामक 
विद्वानों ते किया था, जो पहली सदी ई० प० में हुए थे। पर इसका विशेष रूप से 
विकास मध्य युग में हुआ । जैन दाश निको में सिहसेन दिवाकर (पाँचवी सदी), समन्त- 
भद्र (सातवी सदी), हरिभद्र (आठवी सदी), भट्ट अकलडु (आठवी सदी), विद्यानन्द 
(नवी सदी), हेमचन्द्र (ग्यारहवी सदी) श्रौर मल्लिसेण सूरी (तेरहवी सदी) के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

हिन्दू या आस्तिक दर्शन के सिद्धान्तों का हम पिछले एक श्रध्याप मे उलेख कर 
चुके हैं । इन आस्तिक दर्शनों पर भी अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस युग मे लिखे गए, जिनमे 
अपने मत के प्रतिपादन के साथ-साथ बौद्धों और जैनों का विशेषरूप से खण्डन भी किया 
गया । इसमे सन्देह नहीं, कि श्रास्तिक दर्शनो का विकास इस युग से पूर्व॑वर्त्ती काल में 
ही हो गया था, पर उन पर नये-नये श्रौर सुविस्तृत ग्रन्थ इसी काल में लिखे गए । 
बौद्ध-घर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जब सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो 
उसके विद्वानों के लिए यह भी आवश्यक हो गया, कि वे बौद्ध विचारधारा का खण्डन 
कर भ्रास्तिक दर्शन का ख़ण्डन करे । इसीलिए मध्य युग में दर्शनशास्त्रों पर अनेक 
प्रत्यन्त उत्कृष्ट प्रन्थों की रचना हुई । 

मीमांक्षा-दर्शन के कर्ता जैमिति मुनि थे। उन्होने मीमासा-सूत्रों की रचना की 
थी । दूसरी सदी ई० प० के लगभग उपवर्ष भवदास और छावरस्वामी ने इन सूत्रों पर 
वृत्तियाँ लिखी, जिनमें मीमासा के सिद्धान्तों को बहुत विशद रूप दिया गया। शवर- 
स्वामी द्वारा लिखा हुआ शावरभाष्य (मीमासासूत्रो पर) मीमासा दशन का श्रत्यन्त 
ग्रामाणिक ग्रन्थ है। श्राठवी सदी के पूर्वार्ध में कुमारिल भट्ट ने इस दर्शन को श्लौर 
अधिक विकसित किया, और बौद्ध-दर्शन का खण्डन कर मीमांसा के सिद्धान्तों की 
सत्यता सिद्ध की । कुमारिल भट्ट के शिष्य मण्डनमिश्र थे, जिन्होने विधिविवेक और 
भावनाविवेक नामक ग्रन्थों को लिखकर अपने गू रु की विचारसरणी को और श्रध्षिक 
विकसित किया । 

वेदान्तसूत्रों का निर्माण मह॒षि बादरायण ने किया था। जिस सिद्धान्त को 
महूषि बादरायण ने सूत्र-झरूप से लिखा था, मध्ययुग के दार्शनिकों ने उसे बहुत भ्रधिक 
विकसित किया । इसके लिए उन्होने वेदान्तसूत्रों (ब्रह्मसूत्रो) पर विस्तृत भाष्य लिखे। 
वेदान्तद्शद को विद्वदरूप से प्रतिपादित करने वाले दानिक्रों में सर्वोच्च स्थान 
शंकराचायें का है, जो श्राठवी सदी के उत्तराधे में उत्पन्त हुए थे। उनका जन्म केरल 


पूर्व -मध्य युग की सम्यता झौर संस्कृति ३४१ 


(मलाबार) के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। प्राचार्य गौड़पाद से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने 
वेदान्त-दर्शन के प्रतिपादन और बौद्ध-मत के खण्डन में भ्रपनी सब शक्ति को लगा दिया । 
इस उद्देश्य से उन्होंने कन्याकुमारी से बदरीनाथ तक पर्यटन किया, और स्थान-स्थान पर 
बौद्धों से शास्त्रा्थ किए । यह संसार मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य सत्ता है, इस 
विचार को उन्होंने युक्तिपृवेक प्रतिपादित किया । 

शंकराचाये ने जिस ढंग से वेदान्तसूत्रों की व्याख्या की थी, श्रन्य श्रनेक दाशें- 
मिक्तों ने उसे पसन्द नहीं किया । ब्रह्म के अतिरिक्त जीव की सत्ता को न मानने से 
ईश्वर-भक्ति का कुछ श्रर्थ ही नही रह जाता । इसलिए वैष्णव श्राचार्यों ने वेदान्तसूत्रों 
की इस प्रकार व्याख्या की, जिससे ब्रह्म और जीव की प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध की गयी । 

इन दार्दानिकों सें रामानुज (११४० ई०), मध्व (११२७ ई०), निम्बार्क 
(१२५० ई०) और वल्लभाचाय (१५०० ई०) के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । 
रामानुज के श्रनुसार जीव धश्रौर जगत्‌ ईश्वर के ही दो प्रकार हैं। इसी लिए उनका 
मत विशिष्टाहइत कहाता है । मध्वाचार्य के मत में ईश्वर ध्रौर जीव दो पृथक सत्ताएँ 
हैं। उनके मत को 'द्वेत' कहा जाता है। निम्बार्क जीव भौर ईश्वर को पारमायिक 
इष्टि से अभिन्‍न मानते है, पर व्यावहारिक रूप से उनकी भिन्‍न सत्ता को स्वीकार 
करते है । इसीलिए उनके मत की द्वेताद्व॑त कहते हैं । 

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र शाँकरभाष्य लिखकर वेदान्त दशेन का प्रतिपादन किया 
था । नवी सदी में वाचस्पति ने इस भाष्य पर भामती टीका लिखी । वेदान्त के भ्रन्‍्य 
उत्कृष्ट ग्रन्थों में श्रीहर्ष (बारहवी सदी) का खण्डनखाद्य, चित्सुखाचार्य (तेरहवी सदी) 
की तत्त्वदीपिका, विद्या रण्यस्वामी (चौदहवीं सदी) की पञ्चदशी झौर मधुमूदन सरस्वती 
(सोलहवी सदी) की श्रद्वेतसिद्धि भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ये सब ग्रन्थ मध्य युग में ही 
लिखे गए थे । 

महषि गौतम ने जिस न्यायश्ास्त्र का सूत्र-हूप से प्रतिपादन किया था, उसपर 
प्राचीन समय में वात्स्यापन ने भाष्य लिखा । वात्स्यायन को दूसडी सदी ई० प० के 
लगभग में हुआ माना जाता है। पर मध्यकाल भे इस दर्शन का असाधारण रूप से 
विकास हुआ, भ्ौर अनेक दाशनिकों ने इस पर उत्कृष्ट ग्रन्थो की रचना की । इन 
दार्शनिकों में उद्योतकर (छठी सदी), वाचस्पति मिश्र (नवी सदी), जयन्त भट्ट (नवी सदी) 
झौर उदयनाचारय (दसवी सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । तेरह॒वीं सदी 
में गंगेश उपाध्याय नामक दाशनिक ने न्यायदशेन के एक नए सम्प्रदाय का प्रवत्तेन 
किया, जिसे 'नव्यन्याथ” कहते हैं। मुसलिम युग में इस सम्प्रदाय का बहुत विकास हुभा, 
धोौर इसको प्रतिपादित करने के लिए प्ननेक ग्रन्थों की रचना की गयी । 

इसी प्रकार से सांख्य, योग और वेशेषिक दर्शनों पर भी अनेक ग्रन्थ मध्यकाल 
में लिखे गए, जिनमें वेशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध श्राचार्य प्रशस्तपाद के पदार्थंघर्म-संग्र ह 
पर लिखी हुई व्योमशिखाघाये (श्राठवी सदी), उंदयनाचार्य (नवी सदी) और 
श्रीधराचार्य (दसवीं सदी) की टीकाएँ, सांख्यद्शंन पर वाचस्पति मिश्र (नवी सदी) द्वारा 
लिखी हुई तत्त्वकौमुदी श्रौर योगदर्शन पर भोज द्वारा लिखित भोजवृत्ति विशेषतया 


महत्त्वपूर्ण है। 


३४२ भारतीय संस्कृति का विकास 


इसमें सन्देह नही, कि दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में मध्ययुग में बहुत उन्नति हुई । 
इस युग के भारतीय बिचारकों ने प्राचीनकाल मे प्रादुर्मूत हुए दार्शनिक सिद्धान्तों को 
विकसित कर एक ऐसा रूप प्रदान किया, जो संसार के दार्शनिक साहित्य में श्रपना एक 
विशिष्ट स्थान रखता है । 


(४) वैज्ञानिक उन्नति 


गुप्त-युग में भारत के विभिन्‍न विद्वानों ने गणित, ज्योतिष झ्ादि विज्ञानों की 
किस प्रकार उन्‍तति की थी, इस पर पिछले एक श्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। 
गुप्त-युग में वैज्ञानिक उन्‍नति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, यदि वह मध्यकाल में भी 
जारी रहती, तो भारत विज्ञान के क्षेत्र मे बहुत उन्‍नत हो जाता । पर फिर भी इस 
काल में प्रनेक ऐसे विद्वान उत्पन्न हुए, जिन्होंने गणित, ज्योतिष झौर आयुर्वेद 
पर नये ग्रन्थों की रचना की । इस प्रकरण में हम इन्ही का सक्षिप्त रूप से उल्लेख 
करंगे। 

सातवी सदी के पूर्वाध मे ब्रह्मगुप्त ने 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त! लिखा, जो ज्योतिष 
का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। बारहवी सदी में भास्कराचार्य ने 'सिद्धान्तशिरोमणि' की 
रचना की, जिसके एक भाग में गणित और दूसरे भाग में ज्योतिष का प्रतिपादन है । 
मध्यकाल मे यूरोप के ज्योतिषी पृथिवी को चपटी मानते थे, पर भास्कराचार्य ने यह 
सिद्धान्त प्रतिषादित किया, कि पृथिवी चपटी न होकर गोल है । उसने श्राकर्ष णशक्ति 
के सिद्धान्त का भी सुन्दर रीति से निरूपण किया । मध्ययुग मे पाश्चात्य जगत्‌ के लोग 
इस सिद्धान्त से स्वथा भ्रपरिचित थे । ज्योतिष का ज्ञान भारत से भ्ररव भें गया, और 
अरब लोगों से यूरोपियन लोगो ने उसे सीखा । बगदाद के अरब खलीफा हाहझूँ रशीद 
ने भारत के अनेक ज्योतिधियो को अ्रपनी राजधानी में निमन्त्रित किया था, और उनकी 
सहायता से भ्रनेक भारतीय ज्योतिप-पग्रन्थों का अश्रनुवाद अरबी भाषा मे करवाया था । 
गणित-विज्ञान में भारतीय लोगों ने न केवल अ्ंकगणित श्रौर दशमलव के सिद्धान्त का 
विकास किया,अपितु त्रिकोणमिति का भी विकास किया | गणित की सहायता से भारतीय 
ज्योतिषी ग्रहो और राशियो की गणना से भली-भाँति परिचित हो गये थे । 

घन्वन्तरि और चरक जैसे पुराने श्राचार्यो ने श्रायुवेंद-शास्त्र के जो ग्रन्थ प्राचीन 
युग में लिखे थे, उनका जिक्र पहले किया जा चुका है । मध्य युग में श्रायुवेद पर प्रनेक 
नये ग्रन्थ लिखे गये । ८०० ईस्वी के लगभग “ष्टागहदय' की श्रोर माधवकरण ने 
'माधवनिदान' की चरचा की । ये दोनो ग्रन्थ आायुवेद मे बहुत ऊँचा स्थान रखते है। 
माधवनिदान में विविध रोगो के निदान (उत्पत्ति का कारण) पर बहुत विशदरूप से 
विचार किया गया है । ग्यारहवी सदी मे चक्रपाणिदत नाम के बंगाली वैद्य ने चरक 
ओर सुश्रुत के प्राचीन ग्रत्थों पर टीकाएँ लिखी, और साथ ही 'चिकित्सासारसंग्रह' नामक 
नये ग्रन्थ की रचना की । बारह॒वी सदी के भ्रन्त मे 'शारंगधरसंहिता' लिखी गयी, जिसमें 
विभिन्‍्त विषों श्रौर रसों का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन किया गया है। ये सब ग्रन्थ 
आयुर्वेद में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं, और इनके अध्ययन से ज्ञात्त होता है, कि 
अध्यकाल में चिकित्सा-शास्त्र ने बहुत उन्नति कर ली थी । इसी उन्नति का यह परिणाम 


पूर्व-मध्य युग की सभ्यता भौर संस्कृति ३४३ 


था, कि बगदाद के खलीफा हारूरसीद ने जब ज्योतिषियों को भारत से बुलाया था, तब 
साथ ही श्रनेक वैद्यों को भी उसने अपने देश में निमन्त्रित किया था| इनकी सहायता 
से उसने अनेक वैद्यक ग्न्थों का भश्ररबी मे अनुवाद कराया, भ्ौर उनसे भारत के चिकित्सा- 
शास्त्र का ज्ञान अरब लोगों ने प्राप्त किया । 

पशुझ्रो की चिकित्सा के विषय पर भी प्मतेक ग्रन्थ इस युग से लिखे गये । इनमे 
पालकाप्य द्वारा विरचित गजचिकित्सा, गजायुर्वेद, गजदर्पण, गजपरीक्षा और गजलक्षण, 
जयदत्तकृत अश्वचिकित्सा, नकुल का झालिहोत्र-शास्त्र और श्रश्वतन्त्र विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैं। ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही होते, यद्यपि अन्य पुस्तको में इनके 
उद्धरण दिये गये हैं। सम्राट्‌ अ्रशोक ने विविध देशों मे श्रपनी धर्मंविजय की स्थापना 
के लिए जो चिकित्सालय स्थापित करवाये थे, उनमें न केवल मनुष्यों ग्रपितु पशुय्रों 
की चिकित्सा की भी व्यवस्था थी। मध्ययुग के भारतीय चिकित्सक मनुष्यों झौर 
पशुओ्रो को चिकित्सा की प्राचीन विधियों का श्रष्ययन करने के साथ-साथ इन विषयो 
पर नई पुस्तको की रचना में भी तत्पर रहे । 

गणित, ज्योतिष और श्रायुवेंद के श्रतिरिक्त वास्तुकला श्रादि पर भी अनेक 
ग्रन्थ इस युग मे लिखे गये । इनमें राजा भोज द्वारा विरचित 'समरांगणसूत्रधार' झौर 
'बुक्तिकल्पतरु' विज्लेष महत्त्व रखते है । 


(६) शिक्षा के केन्द्र 


बौद्ध युग के भारत में शिक्षा का सर्वप्रधान केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ बेद, दर्शन 
राजनीति शास्त्र, युद्धविद्या झ्ादि की उच्च शिक्षा दीजाती थी । जब भारत की राजशक्ति 
का प्रधान केन्द्र मगध बन गया, तो काशी या वाराणसी शिक्षा का एक मुख्य केन्द्र बन 
गया । बौद्ध-धर्मे के विस्तार के साथ-साथ भारत के बहुत-से नगरो मे विहारो की स्थापना 
हुई, जिनमे बौद्ध-भिक्षु विद्या के अध्ययन और अध्यापन में तत्पर रहते थे । मध्यकाल 
में नालन्दा, विक्रमशिला श्रौर उड्यन्तयुर के महाविहारों ने विश्वविद्यालयों का रूप 
धारण कर लिया, जिनमे न केवल बोद्धों के धामिक श्रौर दाशेनिक साहित्य का ही 
प्रध्यापन होता था, पर साथ ही गणित, ज्योतिष, भ्रायुवेंद ग्रादि विज्ञानो का भी शिक्षण 
होता था। केवल भारत के ही नही, भ्रपितु चीन, तिब्बत झ्रादि विदेशों के छात्र व 
विद्वान्‌ भी इन शिक्षा-केन्द्रों से श्राकृष्ट होकर इनमे भ्राया करते थे । 

सदुरा का संगम--प्रात्रीनकाल में सुदूर दक्षिण मे मदुरा नगरी मे भी एक 
विद्यापीठ था, जिसका नाम सगम था । तक्षद्विला के समान इसमें भी बहुत-से संसार- 
प्रसिद्ध श्राचायं रहते थे । यहाँ प्राचीन तमिल साहित्य का विकास हुआ । सग्म के 
आचाये केवल शिक्षा का कार्ये ही नही करते थे, भ्रपितु साहित्य की रचना को भी वे 
बहुत महत्त्व देते थे । इसी काण यहाँ उत्कृष्ट तमिल साहित्य की रचना हुई । इनमें 
तिरुवल्लुवर का 'कुरल' सबसे प्रसिद्ध है। यह विद्व-साहित्य में एक प्रनुपम रत्न गिना 
जाता है, भ्रौर इसमें धर्मे, भ्र्थं, काम धौर मोक्ष---इन चार विभागों द्वारा मानव-जीवन 
के लिए उपयोगी सूक्तियों व उपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। तमिल साहित्य में 
इस्ध ग्रन्थ का बहुत ऊंचा व सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कुरल के अतिरिक्त मणिमेखला' और 


३४४ भारतीय संस्कृति का विकास 


शीलप्पतिकारम्‌' ग्रन्थों का उल्लेख भी यहाँ झ्रावश्यक है। ये दोनों तमिल भाषा के 
महाकाव्य है, और इनकी रचना भी मदुरा के संगम में ही हुई । 

नालन्दा सहाबविहार--मगध में नालन्दा का महाविहार शिक्षा का बड़ा केन्द्र 
था । इसकी स्थापना गुप्तवशी सम्राट्‌ कुमारगप्त (राज्य-काल ४२५४-५५ ई० प०) 
मे की थी। बाद के प्रन्य गुप्तवंशी सम्राटो ने भी यहाँ बहुत-सी इमारते बनवायी, भर 
नालन्दा के शिक्षकों और विद्याथियो के खर्चे के लिए बहुत-सी जायदाद लगा दी | 
शीघ्र ही, शिक्षा और ज्ञान के केन्द्र के रूप मे नालन्दा की ख्याति दूर-दूर तक पहुंच 
गयी, और देश-विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ आ्राने लगे । 
झनेक चीनी विद्वान्‌ उसकी कीत्ति सुनकर उसके प्रति झ्राकृष्ट हुए । उन्होने श्रपने देदा 
लौट कर जो यात्रा-विवरण लिखे, श्राज उन्हीं से हमें नालन्दा के आ्राचायों और शिक्षा- 
पद्धति झ्रादि के विषय में परिचय मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हा एन-त्साँग ने 
नालन्दा का जो विवरण लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि यहाँ के झाचारयों भौर 
विद्यार्थियों की सख्या मिलकर दस हजार से भी श्रधिक थी। नालन्दा के शिक्षक श्रपने 
ज्ञान भौर विद्वत्ता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कई शिक्षक तो ऐसे थे, जिनकी ख्याति 
दूर-दूर तक फैली हुई थी। इव सब का चरित्र सर्वथा उज्ज्वल श्र निर्दोष था | 
सदाचार के सब नियमों का वे पूर्ण तत्परता और सचाई से पालन करते थे। भारत 
के सब प्रदेशों में उनका श्रादर था, और सर्वत्र उनका अनुसरण किया जाता था । इस 
महाविद्यालय के नियम बड़े कठोर थे, शऔर यहाँ के निवाप्तियों के लिए यह भ्रनिवार्य 
था कि वे उनका पालन करें। 

नालन्दा महाविहार में प्रवेश पाने के लिए यह भ्रावश्यक था, कि पहले एक 
परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाय । यह परीक्षा द्वार-पण्डित' लेता था। महाविहार के 
प्रवेश द्वार को लॉँघने के लिए इस द्वार-पण्डित की परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य 
था । यह परीक्षा बहुत कठिन होती थी । हाय एन-त्साग के झनुसार २० व ३० फीसदी 
से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नही कर पाते थे । हा एन-त्साँग स्वयं 
बहुत समय तक नालन्दा रहा था। वह यहाँ के ज्ञानमय वातावरण ओ्ौर चरित्र की 
उच्चता द्वारा बहुत प्रभावित हुआ था। द्वार-पण्डित को पराजित कर जो विद्यार्थी 
नालन्दा के महाविहार मे प्रविष्ट होते थे, उन्हें वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ॥ 
चीनी यात्री हा एन-त्साँग के भ्रनुसार महाविहार मे प्रविष्ट होकर भी बहुत-से विद्यार्थी 
वहाँ परास्त हो जाते थे । जो वहाँ भी विजय करके (परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण होकर) 
बाहर जाते थे, उनके ज्ञान और पाण्डित्य का सर्वेत्र श्रादर होता था । 

इत्पिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री सातवी सदी में भारत भ्राया । उसमे 
६७१ ई० मे चीन से प्रस्थान किया और ६७३ ई० में वह ताम्रलिप्ति के बन्दरगाह 
पर पहुँचा । इत्सिग्र का मुख्य उद्देश्य भारत आकर बौद्ध-धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त 
करना भ्रौरु यहाँ से धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को एकत्र कर चीन ले जाना था । 
अत: उसका अधिकाँश समय नालन्दा में ही व्यतीत हुआ । इत्सिग के विवरण से भी 
बह प्रमाणित होता है, कि नालन्दा महाविहार में विद्याथियों की संख्या हजारों मे थी ४ 
वहाँ प्रवेश पाने के लिये व्याकरण, हेतु-विद्या (न्याय) और प्रभिषर्मकोश का ज्ञान 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता झौर संस्कृति रेड 


झावश्यक था महाविहार में शिक्षा के लिए प्रवेश पा चुकने पर विद्यार्थी जहाँ बौद्ध- 
धर्म के विद्ञाल साहित्य का भ्रध्ययन करते थे, वहाँ साथ ही शब्द-विद्या, चिकित्सा- 
विज्ञान, सांख्यशास्त्र, तन्‍्त्र, वेद श्रादि की पढ़ाई की भी वहाँ व्यवस्था थी । महाविह्र 
के खर्चे के लिए राज्य द्वारा बहुत-सी भूसम्पत्ति दान दी गई थी । इसकी सब झामदनी 
इस शिक्षा-केन्द्र के खर्च के लिए काम ग्राती थी । 

नालन्दा का पुस्तकालय बडा विशाल था | इसकी तीन विशाल इमारतें थीं, 
जिनके नाम थे---रत्नसागर, रत्नोदधि श्रौर रत्नारंजक । रत्योदधि-भवन नौ मंजिल 
ऊँचा था। इसमें धर्म-प्रन्थों का संग्रह किया गया था। प्रन्य क्षैतों इमारतें भी इसी 
प्रकार विध्याल और विघ्तीर्ण थी । 

धाठवीं सदी के शुरू में तिब्बत के राजा ने नालन्दा कि एक प्रसिद्ध आचाये 
शान्तरक्षित को इस उद्देश्य से भ्रपने देश में निमन्त्रित किया, कि वह वहाँ बौद्ध-घर्म की 
श्रच्छी तरह स्थापना करे। तिब्बत पहुँचने पर शान्तरक्षित का बड़ी धूमधाम के साथ 
स्वागत किया गया, शौर उसे झ्राचार्य बोधिसत्व की उपाधि से विभ्रूषित किया गया 
शान्तरक्षित के कुछ समय बाद कमलशील नामक एक अन्य आचाये को नालन्दा से 
बुलाया गया, और इन दो भारतीय प्लाचार्यो ने तिब्बत में घर्म की स्थापना की । बाद 
में भ्रतीश नाम के भ्रत्य ग्राचार्य को तिब्बत में धर्मस्थापना के लिए झामन्नित किया 
गया । यह मग्रध में ही विद्यमान विक्रमशिला महाविहार का प्रधान श्ाचाये था। 

नालन्दा महाविहार की स्थापना पाँचवीं सदी ईस्वी में हुई थी। ग्यारहवीं 
सदी तक बह भारत का प्रधान शिक्षा-केन्द्र रहा । इस समय विक्रमशिला तरम के एक 
झन्‍्य महाविहार की स्थापना हो ग्रमी थी, जिसे पालबंशी राजापों का संरक्षण प्राप्त 
था। विक्रमशिला के विकास से नालन्दा की कीत्ति कुछ मन्द पड़ने लगी, भौर उसमें 
'हास के चिह्न प्रगट होने लग्रे । बाद में जब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार 
पर आक्रमण किया, तो नालन्दा के इस प्राचीन महाविहार का अन्तिम रूप से विनाश 
हुआ । 

विक्रमशिला--नालन्दा के समान विक्रमशझ्ित्रा का महाविहार भी मगध में ही 
था । इसकी स्थापना पालवंशी राजा धमंपाल ने नवीं सदी में की थी । धर्मपाल बौद्ध- 
भर्मे का अनुयायी था, और अपने को “परमपरमेर्वर-परमभट्टारक महाराजाधिराज' 
की उपाधि से विभूषित करता था। घधर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवा 
कर वहाँ भ्रध्यापन के लिए १०८ ध्राचार्यों की नियुक्ति की । इस नये शिक्षणालय को 
राजवंश की संरक्षा प्राप्त थी । इसके खर्च के लिए पझ्तुल घनराशि राजा घर्मपाल व 
उसके उत्तराधिकारियो द्वारा दी ग्रयी । परिष्षम यह हुधा, कि बहुत-से विद्यार्थी इसमें 
दिक्षा-प्रहण करने के लिए झाने लगे । चार सदियों कुक यह भहाविहार कायम रहा, 
झौर इस बीच में इसने बड़े-बड़े विद्वान्‌ उत्पन्न किए। विक्रमदिला से जो विद्यार्थी 
शिक्षा पूर्ण करते थे, उन्हें 'पण्डित' की उपाधि प्रदान की जाती थी। यह उपाधि पालवंशी 
राजाओं द्वारा उन्हे दी जाती थी । 

नालन्दा के समान विक्रमदिला में भी द्वारपण्डित होते थे । यहाँ द्वारपण्छितों 
की संह्या छः थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि विक्रमशिला के महाविहार में छः कालेज 


हि 


३४६ भारतीय संस्कृति का विकास 


था विद्यालय थे, श्रौर इनमें से प्रत्येक का द्वारपण्डित पृथक्‌-पृथक्‌ होता था । तिब्बती 
लेखक तारानाथ ने लिखा है, कि विक्रमशिला के दक्षिणी द्वार का द्वारपण्डित प्रज्ञाकर- 
मति था । इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रत्ताकरशात्ति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वरकीत्ति, 
उत्तरी द्वार का नारोपन्त, प्रथम केन्द्रीय द्वार का रत्नवज्थ श्रौर द्वितीय केन्द्रीय द्वार 
का द्वारपण्डित ज्ञानश्रीमित्र था। द्वार-पण्डित के पद पर बहुत ही उच्च कोटि के 
विद्वानों को नियत किया जाता था। प्रत्येक कालेज में शिक्षको की सख्या १०८ रखी 
गई थी । इस प्रकार विक्रमशिला में शिक्षको की कुल संख्या ६४८ थी। वहाँ कितने 
विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, इसका उल्लेख किसी विदेशी यात्री ने नही किया | पर विक्रम- 
शिला का जो सभाभवन था, उसमे ८००० व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे । इससे 
सूचित होता है, कि इसके विद्यार्थियों की संख्या भी हजारो में थी। महाविहार के 
बाहर एक धर्मशाला भी बनायी गई थी, ताकि विद्यार्थी प्रविष्ट होने से पहले उसमें 
मिवास कर सकें । महाविहार के चारो श्रोर एक प्राचीर थी, जैसी कि दुर्गों के चारो 
औ्रोर हुआ करती थी । 

विक्रमशिला भे बौद्ध-साहित्य, वैदिक साहित्य और प्रन्य ज्ञान-विज्ञान की 
पढाई होती थी । पर यह महाविहार बौद्धों के वद्ञयान सम्प्रदाय के अ्रध्ययन का सबसे 
प्रामाणिक केन्द्र था। इस युग के भारत में तन्त्र-विद्या का बहुत प्रचार हो गया था। 
बौद्ध और पौराणिक--दोसों धर्मों मे तान्त्रिक साधना को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा 
था | तन्त्रवाद जो इस युग के घर्मं का बहुत महत्त्वपुर्ण भाग बन गया, उसका श्रेय 
अधघानतदया इसी महाविहार को है । 

विक्रमशिला में शिक्षा पाए हुए विद्यार्थियों मे से अनेको ने विद्वता के क्षेत्र मे 
बडी ख्याति प्राप्त की । इनमे रत्नवज्ञ, आाचाये रत्नकीत्ति, ज्ञानश्रीमित्र, रत्नाकर- 
शान्ति और दीपद्ूूर अतीश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । श्रतीश को तिब्बत 
में बौद्ध-धर्म की पुनः स्थापना के लिए बुलाया गया था, भ्रोर उसने वहाँ उस व्यवस्था 
को कायम किया था, जो लामाझो की अधीनता मे श्रब तक वहाँ विद्यमान है । रत्न- 
कीत्ति भ्रतीश का गुरु था, भर ज्ञानश्रीमित्र अतीश का उत्तराधिकारी था। प्रतीश के 
तिब्बत चले जाने के बाद ज्ञानश्रीमित्र ही विक्रमशिला महाविहार का प्रधान ग्राचार्ये 
बना था। 

उड़यन्तपुर--तालत्दा श्रौर विक्रमशिला के समान ही पूर्व-मध्ययुग मे एक 

अन्य महाविहार था, जिसे उड्यन्तपुर कहते थे । इसकी स्थापना पालवश के प्रवत्तंक व 

प्रथम राजा गोपाल द्वारा की गई थी । यह महाविहार उस स्थान पर विद्यमान था, जहाँ 
आजकल विहार नामक नगरी है | सम्भवत:, उड़यन्तपुर के महाविहार के कारण ही इस 
नगर का नाम बिहार पडा, और बाद में सारे प्रान्त का नाम ही विहार हो गया | गोपाल 
द्वारा स्थापित होने के बाद उड्यन्तपुर का महाविहार निरन्तर उन्नति करता गया । 
शुरू में नालन्दा की ख्याति के कारण इसकी बहुत प्रतिष्ठा नहीं हुई, और बाद में 
राजा धमंपाल द्वारा विक्रमशिला में अन्य महाविहार की स्थापना हों जाने के कारण 
उड़्यन्तपुर का विहार विशेष प्रसिद्ध नहीं रहा । पर बारहवी सदी मे यह शिक्षा का 
अच्छा बडा केन्द्र हो गया था, भ्रोर इसमें भी हजारों झाचाये व विद्यार्थी निवास करते 


पूर्व-मध्य युग की सभ्यता झौर संस्कृति ३४७ 


थे | उड्यन्तपुर के विहार का उल्लेख इस काल के अ्रनेक शिलालेखों मे भी उपलब्ध 
होता है । 

११६६ ई० प० में जब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने वर्तमान समय के 
विहार प्रान्त पर आक्रमण किया, तो वहाँ का राजा पालवंशी गोविन्दपाल था । उसकी 
शक्ति बहुत न्‍्यून थी । मुहम्मद ने इस हमले में देखा, कि उड्यन्तपुर का विहार एक 
ढुगं के समान है| उसने उसे घेर लिया और उस पर हमला किया | इस अवसर पर 
इस महाविहार के श्राचार्यों श्लौर विद्याथियो ने भी शस्त्र उठाये, श्रौर डटकर मुहम्मद 
की सेनाझ्नो का मुकाबला किया । जब तक एक भी श्राचार्य व विद्यार्थी जीवित रहा, 
उन्होने उड्यन्तपुर पर अफगानों का अधिकार नही होने दिया । जब महाविहार के सब 
निवासी लडते-लडते मर गये, तब मुहम्मद का उस पर श्रधिकार हुप्ना | वहाँ के विशाल 
पुस्तकालय को मुहम्मद ने अग्नि के भेंट कर दिया, और भारत के प्राचीन ज्ञान और 
विज्ञान का यह विशाल भण्डार बात की बात में नष्ट हो गया । विक्रमणिला के महा- 
विहार का अन्त भी इस अफगान शआक़ान्ता द्वारा ही हुआ था । 

सगध के इन महाविहारों के अतिरिक्त प्रन्य भी अनेक विहार या महाविहार 
मध्य युग में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थ। इनमे श्रीनगर (काश्मीर) के जयेन्द्र विहार 
श्र राजविहार, प्रनुपमपुर (काश्मी र) के रत्नगुप्त विहार श्रौर रत्नरश्मि विहार, बंगाल 
के सोमपुरी बिहार श्रौर जगहल विहार तथा कौशाम्बी और काम्पिलय के विहार 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये सब विहार बौद्धधर्म श्रौर संस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
थे। मध्यकाल में ये फलती-फूलती दक्षा मे रहे, श्रौर मुसलिम झाक्रमणों के समय में 
ही नष्ट हुए । नालन्दा, विक्रमशिला झ्रादि के भ्रतिरिक्त मध्ययुग मे वलभी (काठिया- 
वाड मे) भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। चीनी यात्री इत्सिग के श्रनुसार नालन्दा 
के समान यह भी एक विद्याकेन्द्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था, भौर यहाँ भी दूर-दूर से 
विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए झ्राया करते थे । 

मध्ययुग में भारत के विविध प्रदेशों मे जो विभिन्‍्त राजवश शासन करते थे, 
उनके राजाओं ने भी अपनी राजधानियो में भ्रनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित किये थे । इस 
काल के राजाओं ने विद्या और ज्ञान के प्रोत्साहन और सवर्धन में श्रसाधारण तत्परता 
प्रदर्शित की । इनमे परमार राजा भोज का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। उसने 
श्रपती राजधानी घारा मे एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके कारण विद्वानों 
और साहित्यिको को बहुत प्रोत्साहन मिला था। परमार वश मे केवल भोज ही नही, 
श्रपितु मुझ्ज, सिन्धुराज आदि अन्य राजा भी बड़े विद्यानुरागी थे । वे स्वयं भी सुकवि 
झ्ौर विद्वान थे। भोज द्वारा स्थापित महाविद्यालय चिरकाल तक स्थिर रहा, पर 
झत्त मे उसे भी मुसलिम श्राक्तान्ताश्रो का कोपभाजन बनना पड़ा । उसे गिराकर एक 
मसजिद का रूप प्रदान कर दिया गया । पर श्रव तक भी इस मसजिद में श्रौर इसके 
समीपवर्ती स्थानों पर अनेक ऐसे प्रमाण विद्यमान है, जिससे इसका महाविद्यालय होना 
प्रमाणित होता है । यही राजा भोज का एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआझ्ला है, जिससे 
इसके मूल रूप के सम्बन्ध मे कोई सन्देह नही रह जाता । 

परमार वंशी भोज के समान चाहुमान (चौहान) वंशी राजा विग्रहराज चतुर्थ ने 


हि 


ढ 


३४८ भारतीय संस्कृति का विकास 


भी पझ्पनी राजधानी अ्रजमेर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। भ्रफगान 
श्राक्ान्ता क्षहाबुद्दीन गौरी ने इसे भी एक मसजिद के रूप में परिवर्तित कर दिया । 
कन्नौज, मिथिला, उज्जयिनी, पैठन, मालखेड़, कल्याणी आदि में भी वहाँ के विविध 
राजाओं ने इसी प्रकार के महाविद्यालय स्थापित किये थे, जिनमें वेदशास्त्र, व्याकरण 
गणित, ज्योतिष, कला आदि की शिक्षा की व्यवस्था थी । इनका खर्च चलाने के लिए 
राजाभ्रो की ओर से भरपूर सहायता दी जाती थी । भ्रष्यापको श्रौर विद्यार्थियों का 
सब व्यय राजकीय सहायया द्वारा ही चलता था। 

राजाश्रय से चलने वाले विद्यालयों प्रौर महाविद्यालयों के भ्रतिरिक्त तीर औौर 
मन्दिर भी मध्ययुग मे शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । वाराणसी, काड-ची आदि नगरियाँ 
हिन्दुओं की पवित्र तीर्थ थी, जहां बहुत-में पण्डित श्रष्ययन-अध्यापन के कार्य में व्यापृत 
रहा करते थे । बौद्धों के विहार व महाविहार शिक्षा का कार्य करते थे, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है | मध्ययुग में जब बौद्धघर्म का ह्रास हुआ, भौर भागवत वैष्णव, शव, शाकत 
श्रादि सम्प्रदायों ने जोर पकडा, तो इन धर्मो के भी विशाल मन्दिर बनवाये गये । ये 
मन्दिर जहाँ हिन्दू घर्म और संस्कृति के केन्द्र थे, वहाँ साथ ही शिक्षा का कार्य भी 
इनमे किया जाता था। यद्यपि इनमें प्रधानतया वेदशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, पर 
गणित, ज्योतिष, भ्रायुवेंद श्रादि का भी इनमे श्रध्ययत होता था। मध्ययुग में प्रायः 
सभी मन्दिरों के साथ विद्यालय भी विद्यमान थे । 

बड़े विद्यालयों या विद्यापीठों के प्रतिरिक्त नगरों और ग्रामों में भी बहुत-सी 
पाठशालाएँ विद्यमान थीं, जिनमें ब्राह्मण लोग श्रव्ययन-अ्रध्यापत के कार्य में व्यापृत 
रहा करते थे। इन ब्राह्मण-पण्डितों के निर्वाह की व्यवस्था प्राय: स्थानीय लोगो द्वारा 
ही कर दी जाती थी । पर राजा लोग भी इनका खर्च चलाने के लिए इन्हे कतिपय 
भूमि प्रदान कर दिया करते थे, जिसे “अग्रहार' कहते थे। इस भूमि से प्राप्त होने वाली 
श्रामदनी से ब्राह्मण-पण्डित निश्चिन्तता के साथ अ्रपना निर्वाह कर सकते थे । 


(१०) सामाजिक दश्षा 


भारत में जाति-भेद का विकास किन परिस्थितियों मे और किस प्रकार हुशा, 
इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है । मध्य युग में जाति-भेद ने एक ऐसा रूप 
धारण कर लिया, कि विभिन्‍न जाति के लोगों में खान-पाव श्रौर विवाह का सम्बन्ध 
होने में प्रनेक प्रकार की रुकावटें आने लगी। पर यह स्थिति एकदम व श्रकस्मात्‌ 
उत्पन्न नहीं हो गयी, इसका विकास धीरे-घीरे हुआ । वर्तमान समय में सवर्ण लोग 
छूद्रों के हाथ का बना भोजन खाना उचित नहीं समभते । पर प्राचीन समय में यह 
सिद्धान्त माना जाता था, कि 'शृद्र लोग भोजन बनाएँ, प्लौर श्रा्थ लोग उस्तका सेवन 
करें ।! मध्यकाल में भी शूद्रों के हाथ का भोजन करने मे दोष नही माना जाता था; 
व्यासस्सृति के भ्रनुसार दास, ग्वाले, नाई श्रादि के साथ भोजन करने में कोई हानि 
नहीं है । पर यह विचार इस युग में उत्पन्त हो गया था, कि शूद्र के साथ तभी भोजन- 
सम्बन्ध रखा जा सकता है, जब कि परम्परागत रूप से उससे मैत्री-सम्बन्ध हो । खाक: 
पान के सद्श विवाह-सम्बन्ध के मामले में भी जातियों ने धीरे-धीरे संकीर्ण रूप धारण 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता और संस्कृति १४९, 


किया । प्राचीन ससय में सवर्ण विवाह को श्रेष्ठ समभते हुए भी प्रनुलोम (उच्च वर्ण 
का अपने से' तिम्नवर्ण की स्त्री के साथ विवाह) विवाह को धर्मानुमीदित स्वीकार किया 
जाता था | कतिपय परिस्थितियों में प्रतिलोम विवाह भी विहित था। सातवीं सदी में 
महाकवि बाण ने पारशव नामक एक ब्राह्मण का उक्ष्लेख किया है, जिसकी माता छाद्ा 
थी । पारशव के ब्राह्मण पिता ने शूद्र स्त्री से विबाहू किया था, और उससे उत्पन्न पुत्र 
को ब्राह्मण ही माना गया था । बारहवी सदी तक अनुलोम-विवाह असाधारण नहीं 
समभे जाते थे । उत्कीर्ण लेखों तक में उनका जिक्र आता है। ब्राह्मण कवि राजशेखर 
ने क्षत्रिय (चोहान) कन्या अ्वन्तिसुन्दरी से विवाह किया था। तेरहवी सदी मे 'स्मृति- 
अन्द्रिका' ने इस प्रकार के विवाहों को कलिकाल के लिए निषिद्ध ठहराया, और बाद में 
हेमाद्वि, कमलाकर आदि ने यही बात प्रतिपादित की । परिणाम यह हुश्ना, कि धीरे- 
घीरे भारत मे प्रत्य जाति मे विवाह कर सकना सम्भव नही रह गया, और जाति- 
बन्धन बहुत अधिक दृढ़ हो गया । 

जाति-भेद के श्रत्यधिक कठोर हो जाने का ही यह परिणाम हुआ, कि जब मध्य- 
काल मे तुर्क॑ व अ्रफगान आ्राक्रान्ताओो ने प्राचीन युग के यवनों, शको व हुणो के समान 
भारत मे प्रवेश किया, तो भारत का समाज उन्हे आत्मसात्‌ नही कर सका। जाति- 
भेद के कारण भारत में जो सकीर्ण मनोवृत्ति इस समय उत्पन्न हो गयी थी, उसे 
अलबरूनी (दसवी सदी का श्रन्त) ने इस प्रकार प्रगट किया है, “हिन्दुश्रों की कट्टरता 
का शिकार विदेशी जातियाँ होती है। वे उन्हें म्लेचछ और अपविन्न समभते है । वे 
उनके साथ खान-पान व विवाह का कोई सम्बन्ध नहीं रखते । उनका विचार है, कि 
ऐसा करने से हम भ्रष्ट हो जायेंगे ।” प्राचीन समय में यवनों, शकों, कुशाणों व हुणों 
के प्रति भारतीयों की यह मनोवृत्ति नही थी । पर जाति-भेद के विकास के कारण श्रब 
दसवी सदी में तुकों के प्रति भारतीयों की मनोवृत्ति बहुत बदल पयी थी, श्रौर उनके लिए 
यह सम्भव नही रह गया था, कि बे उन्हे प्रपने समाज का श्रंग बना सकें । पर यह दशा 
भी सर्वेत्र एक समय से ही नहीं भ्रा गयी थी । बारहवी सदी के अन्तिम चरण मे जब 
शहाबुद्दीन गौरी ने गुजरात मे हार खाई, तो उसकी मुसलिम सेता का बडा भाग कैद 
हो गया । गुजरात के हिन्दुओं ने उन्हे श्रात्मसात्‌ कर लिया । इसी प्रक्रार तेरहवी सदी 
मे जब अहोम जाति ने श्रसम में प्रवेश किया, तो वह भी हिन्दू-समाज का अभ्रग बन 
गयी । पर इसमे सन्देह नही, कि मध्यकाल मे हिन्दू-समाज में विदेशियों को श्रात्मसात्‌ 
करने की शक्तित निरन्तर क्षीण होती जा रही थी, और धीरे-धीरे यह स्थिति झा गयी 
थी, कि उनके लिए अपने समाज के भी पतित हुए भ्रग को झपने मे मिला सकना 
सम्भव नही रहा था । 

मध्य युग मे स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कतिपय बातों का 
उल्लेख प्रावश्यक है । हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री सुशिक्षित महिला थी, और उसने 
दिवाकरमित्र नामक बौद्ध-पण्डित से धर्म की शिक्षा ली थी। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्करा- 
जाये (बारहवीं सदी) ने झपनी पुत्री लीलावती की गणित का ज्ञान देने के लिए 
“'लीलावती' नामक पुस्तक लिखी, जो संस्कृत में गणित-विषयक श्रनुपम पुस्तिका है। 
कवि राजशेखर की पत्नी प्रवन्तिमुन्दरी प्रच्छी विदुषी थी। उसने प्राकृत भाषा के एक 


३५० भारतीय संस्कृति का विकास 


कोश का भी निर्माण किया था| मध्य युग में श्रनेक स्त्रियों ने संस्कृत-काव्यों की भी 
रखना की। इन्दुलेखा, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, मदालसा भ्रादि कितनी ही कवियिश्रियों 
की रचनाओं का श्राभास हमे इस युग के श्रलंकार ग्रन्थों द्वारा मिल जाता है, यद्यपि 
उनकी रचनाएँ इस समय उपलब्ध नही है । स्त्रियों मे शिक्षा प्रचार होने पर भी समाज 
में उतकी स्थिति भ्रब॒ निरन्तर हीन होती जाती थी । विधवा-विवाह भ्रब बुरा माना 
जाने लगा था, और सती प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था । हर्ष की माता विधवा होने 
पर सती हो गयी थी, और उसकी बहन राज्यश्री भी चितारोहण की तैयारी मे थी, 
जब उसके भाई ने कत्तंव्य-ज्ञान कराके उसे सती होने से रोक लिया। भारत के समाज 
में स्त्रियों की जो हीन स्थिति बाद में हो गयी, उसका प्रारम्भ इस युग में हो गया था । 

जातिभेद के गुण ग्यर दोष---भारत में जाति-भेद का विकास विशेष ऐतिहा- 
सिक परिस्थितियों का परिणाम है| इसमे सन्देह नहीं, कि किसी समय में इससे बहुत 
लाभ हुझ्ला । एकतन्त्र सम्राटों के शासनकाल में भी भारत में जाति, जनपद, श्रेणी और 
निगम आदि संगठनों के कारण जनता में आ्रान्तरिक स्वतन्त्रता श्रौर 'स्वशासन' की 
परम्परा कायम रही । देश के राजसिहासन पर किस वंश या किस धर्म का राजा विद्यमान 
है, वह धर्मात्मा या दुरात्मा है, इस बात का श्रसर प्राचीन काल में सर्वेसाधारण जनता 
पर विशेष नहीं पड़ता था । जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उन कानूनों व व्यवहारों से होता 
था, जिन्हे वे स्वय श्रपती श्रेणियों व निगमो मे बनाते थे, या जो उनमे परम्परागत रूप 
मे चने भ्राते थे। प्राचीन भारत मे शिल्वियो और व्यापारियों के संगठनों के समान 
ब्राह्मणो तक के संगठन (निगम) विद्यमान थे। इन संगठनों द्वारा उनकी स्वतन्त्रता 
पूर्णतया सुरक्षित थी । भारत मे अब तक जातियो व विरादरियो की अ्रपनी पचायते है, 
उनका अपना चरित्र व व्यवहार है । सामाजिक कानून भी उनके अपने-प्रपने हैं । 
क्रियात्मक दृष्टि से वे ऐसे सगठन थे, जो राजनीतिक क्षेत्र को छोडकर श्रन्य सब इृष्टियो 
से श्रपनी स्वतन्त्रता व पृथक्‌ सत्ता रखते थे । 

जाति-भेद द्वारा भारत मे यह भी प्रवृत्ति थी, कि प्रत्येक शिल्प कुछ विशेष 
कुलो से ही सुरक्षित रहे। पुत्र अपने पिता से शिल्प का ज्ञान प्रात करता था। कुमारा- 
वस्था के लोग श्रपनी ही जाति के किसी श्राचार्य से अन्तेवासी के रूप मे शिल्प की विशेष 
शिक्षा प्राप्त करते थे । इसका परिणाम यह था, कि उन कुलों मे शिल्प का विशेष ज्ञान 
विकसित होता रहता था । प्राचीन भारत मे विद्या, विज्ञान, व्यापार, शिल्प श्रादि सभी 
क्षेत्रों मे जो इतनी श्रधिक उन्‍नति हुईं, उसका कुछ श्रेय इस जाति-भेद को भी दिया 
जा सकता है, क्योकि इसके कारण विभिन्‍न जातियाँ पृथक्‌ क्षेत्रों मे ही विकास व 
उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहती थी | किसी एक क्षेत्र मे विशिष्टता प्राप्त कर सकना 
इस पद्धति द्वारा सम्भव हो जाता था । 

पर जाति-भेद के अनेक कुपरिणाम भी हुए । इससे भारतवासियो में सकीर्णता 
की भावना विकप्तित हो गयी । ब्राह्मण लोग श्रन्य जातियो के लोगों के सम्पर्क में श्राना 
अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समभने लगे । विद्या और ज्ञान ब्राह्मणो तक ही सीमित रह 
गये । इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधारण शिल्पी व व्यवसायी दिक्षा 
से प्रायः वंचित हो गये । प्राचीन और मध्य कालों का भारतीय शिल्पी पाश्चात्य जगत 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता और संस्कृति ३५१ 


के शिल्पी से किसी भी तरह कम नहीं था । पर झाधुनिक युग में जब यूरोप का शिल्पी 
तये ज्ञान और विज्ञान की सहायता से श्रपने शिल्प की उन्नति करने लगा, तो भारत का 
शिल्पी झ्शिक्षित होने के कारण अपनी पुरानी दशा से झागे नही बढ़ सका । ब्राह्मण के 
पास ज्ञान था, और शिल्पी के पास कला (हुनर) थी। पर इन दोनों में किसी प्रकार 
का सम्पर्क नही था। ब्राह्मण का ज्ञान भ्रधिक-प्रधिक अ्क्रियात्मक होता गया, वह केवल 
सिद्धान्त की बातों में ही लगा रहा । क्रियात्मक जीवन से सम्बन्ध न होने के काण भारत 
का ब्राह्मण अपने ज्ञान का कोई सांसारिक लाभ नही प्राप्त कर सका । विद्या के प्रकाश 
के प्रभाव में यहाँ का शिल्पी भी उन्नति की दौड़ भे पीछे रह गया । 

जाति-भेद का श्रन्य कुपरिणाम इस देह में यह हुआ, कि यहाँ की जनता में 
एकता की भावना उत्पन्त नही हो पायी । सब देशवासी एक हैं, एक राष्ट्र व एक समाज 
के भ्रंग है, यह विचार यहाँ पनपने नही पाया । भ्रब तक भी भारत में राष्ट्रीय एकता 
की जो कमी है, उसका प्रधान उत्तरदायित्व इस जाति-भेद पर ही है । 

इसी जाति-भेद के कारण भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग पददलित दशा 
में रहा है। ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय जैसे उच्च वर्गों के लोग संख्या मे कम थे । बहुसंख्यक 
जनता उन जातियो द्वारा निर्मित थी, जिन्हे ब्राह्मण लोग नीची दृष्टि से देखते थे। इन 
लोगो में अपनी हीनता की भावना विकसित हो गई, और यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से 
बहुत हानिकारक छिद्ध हुई । 


(११) धर्म 


बौद्ध धर्म--मौर्य साम्राज्य के पतन के अनन्तर शुग वंश के शासनकाल में 
प्राचीन सनातन वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त सम्राटो 
के शासन में उरे बहुत बल मिला था। समुद्रगुप्त श्रौर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
जैसे प्रतापी सम्राट 'परमभागवत' और “परमर्वेष्णव' थे, और उनके समय में बौद्ध धर्म 
का हास होकर वेष्णव श्र शैव धर्मों की बहुत उन्नति हुई । गुप्त काल के पश्चात्‌ 
सध्ययुग मे यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, और तेरहवी सदी के प्रारम्भ तक यह दशा 
करा गई, कि बौद्ध धर्म का भारत से लोप हो गया । 

भारत से बौद्ध धर्म का अन्त मध्ययुग के भ्रन्तिम भाग (तेरहवी सदी के प्रारम्भ) 
में हुआ । यद्यपि गुप्त-काल मे ही उसका ह्वास शुरू हो चुका था, पर मध्ययुग मे वह 
भारत के प्रमुख धर्मों में से एक था । कन्नौज का प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन (सातवीं 
सदी) बौद्ध धर्म का प्रनुयायी था और उसके राज्य में बौद्ध घर्म ने बहुत उन्नति की 
थी । पर सातवीं सदी में भारत के विभिन्‍न धर्मो व सम्प्रदायो मे समन्वय की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हो गई थी । यही कारण है कि हर्षवर्धन जैसा बौद्ध राजा भी प्रन्य धर्मों के 
शातायों को दानपुण्य का उपयुक्त पात्र मानता था। हाय एनत्साग के यात्रा विवरण के 
श्रनुसार सातवीं सदी में पश्चिमी भारत के बौद्ध भिक्षु श्रालसी, कत्तंव्यविभूढ़ श्रौर 
पतित हो गये थे । यही कारण है, जो सातवों सदी में भी भारतीय जनता के हृदय में 
बौद्ध भिक्षुप्रो के प्रति वह श्रद्धा नही रह गई थी जो फाइयान के समय में थी। वज्यान 
के विकास के कारण बौद्ध भिक्षुप्रों में लोकहित-सम्पादन की वह भावना भी नहीं रही 


३५२ भारतीय संस्कृति का विकास 


थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म देश-विदेशों में सबेत्र प्रसारित हुआ था। वज्ययान के 
झनुसार बुद्ध “वज्जगुरु” थे, जिन्हें प्रतौकिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं। उनके प्रतुयायियों का 
भी यही कर्तव्य है कि वे अपने गुरु के समान प्रलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करें, शौर 
उनकी प्राप्ति के लिए गुह्य साधनों का प्रयोग करें | प्राणिमात्र के हिंत शौर मनुष्यों के 
कल्याण का जो उच्च श्ादशश बुद्ध ने उपस्थित किया था, वह वज्जयान के विकास के 
झनन्तर बौद्धों की झ्राँखों से झ्लोफल हो गया था। मध्य युग मे बौद्ध धर्म के हास का 
यही प्रधान कारण था। सम्भवतः, हुणों के श्राक्रमणो ने भी बौद्ध धर्म के हास में 
सहायता पहुँचाई । गुप्त बंद के शासन काल में हुणों के जो भ्राक्रमण शुरू हुए थे, वे 
सातवी सदी तक जारी रहे । सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी भारत इनसे झाक़ान्त रहा । मारत 
में झ्ाकर हूुण भी भारतीय हो गये थे, शर उन्होने भारतीय धर्म श्रौर संस्कृति को 
झपना लिया था। पर हुणों को शैव धर्म भ्रपनी प्रकृति के अ्रधिक प्ननुकूल प्रतीत हुआ | 
बोद्ध धर्म को उन्होने नहीं प्रपनाया । भध्य युग के अनेक राजपूत वंशो का सम्बन्ध 
हणो के साथ था। इन राजपूत राजाझ्रों की बौद्ध धर्म के प्रति जरा भी श्रास्था नहीं 
थी। इसी कारण मध्ययुग भे यह धर्म उत्तर-पश्चिमी श्रौर उत्तरी भारत से सर्वथा 
लुप्त हो गया था और इसके जो भी केन्द्र शोष रहे थे, वे प्रधानतया पूर्वी भारत में ही 
थ्रे । इस युग मे बौद्ध धर्म प्रायः उन्ही प्रदेशों में रह गया था, जहाँ राजपूत राजवंशों के 
रूप में प्रकट हुई नई राजशक्ति का प्रभाव नहीं था । 
बंगाल के पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म के भ्रनुयायी थे । उनके संरक्षण में पूर्वी 
भारत में बौद्ध घर्म न केवल कायम रहा, झपितु वहाँ के श्रनेक बौद्ध विद्वान व भिक्षु 
अपने धर्म के प्रचार के लिए श्रन्यत्र आ्राते जाते भी रहे । पाल वंशी राजा महीपाल 
(६७५-१०२६ ई०) और उसका पुत्र नयपाल (१०२६-१०४१ ई०) बड़े प्रतापी 
थे। उन्होने भ्रपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत प्रयत्न किया था, श्रौर बिहार 
झौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों को भी अ्रपने शासन में ले लिया था। उनके संरक्षण 
के कारण बिहार में स्थित नालंदा, उड्यन्तपुर और विक्रमशिला के महाबिहारों 
(विश्वविद्यालयों) की बहुत उन्नति हुई | पाल वंश का एक भ्रन्य राजा राजपाल 
(१०७७-११२०) भी बौद्ध धर्म का परम सहायक था। इन राजाओं के शासन काल 
में बिहार के तालन्दा श्रादि महाबिहारों में प्रनेक ऐसे विद्वान हुए, जिनका बौद्ध-धर्म 
के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनके ज्ञान श्रौर विह्ृता से आ्राकृष्ट होकर 
भारत भर से बोद्ध विद्यार्थी इन महाबिहारो में शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्राने लगे। 
केवल भारत से ही नहीं, श्रपितु चीन, तिव्बत आदि से भी बहुत-से भिक्षु इन महा- 
विहारों मे आये और उन्होंने श्रपनी ज्ञानपिपाप्ता को शान्त किया। ग्रनेक बौद्ध 
विद्वामों को भी इस युग में तिब्बत श्रादि बिदेशों में धर्म के प्रचार व शिक्षा के लिए 
श्रामंत्रित किया गया । ह 
विक्रमशिला और उड्न्तपुर के महाविहारों की स्थापना पाल वंश के राजाहों 
द्वारा की गई थी, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। पर इन राजाहों ने बंगाल में भी 
अ्रनेक महाबिहारों की स्थापना की | राजा धर्मपाल (७६९-८०६ ई०) ने वारेन्द्र 
(राजाक्षाही जिले से) में सोमपुरी नामक एक महाबिहार का निर्माण कराया, जिसके 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता और संस्कृति ३५३ 


अवशेष पहाडपुर नामक स्थान पर उपलब्ध हैं। सोमपुरी का यह महाबिहार ग्यारहवीं 
* सदी तक बहुत उन्‍नत ब समृद्ध दशा में रहा । बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रतीश दीपदूर 
ने यही रह कर झनेक ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में प्रतुवाद किया था । ग्यारहवी सदी 
में जब राजा रामपाल (६७५-१०२६) ने जगदल में एक नये महाबिहार की स्थापना 
कर दी, तब सोमपुरी के महाबिहार का महत्त्व कम हो गया । विभूतिचनद्र, दानशील, 
मोक्षाकर ग्रुप्त, शुभाकर गुप्त झ्ादि कितने ही विद्वानु जगदहल मे हुए, जिन्होंने 
बौद्ध घर्म पर पझनेक दाह्टोनिक ग्रन्थों की रचना की । सोमपुरी भ्रौर जगहुल के अति- 
रिक्त देवीकोट श्लौर पण्डित विहार नाम के दो भ्रन्य विहार भी पाल वश्ी राजाप्रों 
द्वारा बंगाल में स्थापित किये गये । इन महाबिहारों के कारण मध्ययुग में बौद्ध धर्म 
बंगाल में फलता फूलता रहा । 

यद्यपि पालवंशी राजाझो के शासन काल में पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म ने अच्छी 
उन्नति की, पर इस युग में महात्मा बुद्ध के झ्नुयायियों मे यह शक्ति नही रह गई थी, 
कि वे शंकर, रामानुज श्रादि के मुकाबले में अपने घमम का प्रभाव जनता पर स्थिर रख 
सकते । इसी कारण श्रब बौद्ध धर्म कतिपय ऐसे महाबिहारो में ही केन्द्रित रह गया 
था, जिन्हें राजाओं की उदारता के कारण शभ्रपार धन-सम्पत्ति प्राप्त थी, और जिनमें 
हजारो भिक्ष्‌ निवास करते थे । जब ये महाबिहार मुस्लिम श्राक्रान्ताओं के कोपभाजन 
बने, तो बौद्ध पण्डितों स्‍श्रौर भिक्षुत्रों के लिए केवल यह मार्ग रह गया कि वे नेपाल, 
तिब्बत श्रादि जाकर श्राश्रय प्राप्त करें । 

बिहार-बंगाल के समान काश्मीर भी मध्ययग से बौद्ध धर्म का केन्द्र था। 
वहाँ जयेन्द्र-बिहार (श्रीनगर में) और राजबिहार (परिहासपुर मे) नामक दो महा- 
बिहार थे, जो बौद्ध धर्म और शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । ग्यारहवी सदी में इनका 
महत्त्व कम हो गया, भ्ौौर इनका स्थान रत्नगुप्त बिहार और रत्नश्री बिहार नामक 
बिहारो ने ले लिया, जो अनुपमपुर नामक नगर में स्थित थ । बारहवी सदी तक ये 
दोनो बिहार काइ्मीर मे बौद्ध धर्म झौर शिक्षा के प्रधान केन्द्र रहे । दूर-दूर से बहुत- 
से विद्यार्थी इन महाबिहारों मे भी बौद्ध धर्म के अ्नुशीलन श्रौर भ्रध्ययन के लिए श्राते 
रहे, भ्रौर यहाँ के श्रनेक विद्वान्‌ चीन, तिब्बत, मध्य एशिया आदि मे धर्म प्रचार के 
लिए जाते रहे । ६८० ई० में चीन के सम्राट ने काइमीर से दो श्रमणों को अपने देश 
में इस प्रयोजन से झ्रामन्त्रित किया, कि वे बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा 
में अनुवाद करें। इसी प्रकार १००५ ई० में एक प्रन्य काश्मीरी श्रमण को चोन 
शामन्त्रित किया गया । वह न केवल बहुत-से बौद्ध प्रन्थों को चीन ले गया, भ्रपितु बौद्ध 
चृक्ष की एक शाखा को भी चीन में प्रारोपित करने के लिए झपने साथ मे गया । इसी 
प्रकार तिब्बत, मध्य एशिया आदि में भी प्रनेक काश्मीरी भिक्षु बौद्ध धर्मे के प्रचार के 
लिए गये । मध्य युग के काश्मीरी विद्वानों में ज्ञानश्रीमित्र, ब्रह्मश्रीजान, सर्वज्ञश्री रक्षित, 
शाक्यश्री भद्र, भव्यराज शऔर शंकरानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके ग्रन्थों का बौद्ध 
साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

भारत के मध्यदेश झौर दक्षिणी भारत में इस काल में कोई ऐसा प्रदेश नहीं 
था, जिसे बौद्ध धर्म का केन्द्र कहा जा सके । इन प्रदेशों पर गुजेरप्रतिहार, चन्देल, 


३५४ भारतीय संस्कृति का विकास 


गहंड्वाल आदि जिन वंशों ने मध्यकाल में शासन किया, थे बौद्धबर्म के अनुयायी नही” 
थे। जनता पर से भी इस काल में बौद्धधर्म के प्रभाव मे न्यूनता भ्रा गई थी। पर श्रब 
भी मध्यदेश में अनेक ऐसे स्थान थे, जहाँ बौद्ध धर्म भली-भाँति फल-फूल रहा था । 
सारनाथ मध्यकाल में भी बौद्धधर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। पालवंशी राजा महीपाल 
(६७५-१०२६) का एक शिलालेख सारनाथ में मिला है, जिसमे इस राजा द्वारा वहाँ 
के प्राचीन विहारों व स्तूपो के पुनरुद्धार का उल्लेख है | सारनाथ के समान कौशाम्बी 
में भी बौद्धधमं का श्रच्छा प्रचार था। वहाँ के एक निवासी बालादित्य ने ग्यारह॒वीं 
सदी के प्रारम्भ में नालन्दा महाविहार (जो भ्रग्नि द्वारा भस्मसात्‌ हो गया था) का 
जीर्णोडद्धार कराया था । पर इन कतिपय अ्पवादो के अतिरिक्त मध्ययुग में बौद्धघ्म की 
सत्ता के कोई प्रमाण मध्यदेश और दक्षिणी भारत से प्राप्त नही होते । वस्तुत', शैव 
झौर वैष्णव धर्मों के प्रसार के कारण इस युग में बौद्ध धर्म निरन्तर क्षीण होता जा रहा 
था, श्रौर शर्ने. शर्तें: उसका श्रच्त हो गया था । 

जन धर्म---गुजरात भ्रौर राजपुत्ताना मध्ययुग मे जैन धर्म के प्रधान केन्द्र थे । 
गुर्जेर-प्रतीहारों की शक्ति के क्षीण होने पर जो अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये 
थे, उनमे से एक अ्रन्हिलबाडा के चालुक्यों का भी था। इस “चालुक्य' राजवंश का 
संस्थापक मूलराज था, जिसने ६४१ ईस्वी में श्रन्हिलवाडा को राजधानी बना कर 
अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । गुजरात और दक्षिणी राजपूताना के प्रदेश इस 
राज्य के श्रन्तर्गत थे। मूलराज जैन धर्म का प्रनुयायी था और उसने भ्रपनी राजधानी 
अन्हिलबाडा मे मूलबस्तिका नाम से एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था। मूलराज 
के वश मे राजा भीम (१०२१-१०६३) बहुत प्रसिद्ध हुआ | जिस विमलश्ञाह ने झ्राबु 
पंत पर भगवान्‌ आदिनाथ के प्रसिद्ध जैन मन्दिर का निर्माण कराया था, वह भीम 
का ही गन्यतम मन्त्री था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में इसी अ्रध्याय मे भ्रागे चलकर 
विस्तार के साथ लिखा जायेगा। अन्हिलबाडा के चालुक्य राजा जयसिह सिद्धराज 
(१०६३-११४३) श्रौर कुमारपाल (११४३-११७१) जैन धर्म के संरक्षक झौर जैन 
विद्वानों के आश्रयदाता थे । प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचन्द्र ((१०८८-११७२) कुमारपाल 
का समकालीन था, श्रौर उसकी प्रेरणा से इस चालुक्य राजा ने अ्रपने राज्य मे बहुत-से 
जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था । न केवल राजा भ्रपितु गुजरात की जनता भी इस 
युग में जैन धर्म के प्रति भ्रयाध श्रद्धा रखती थी । काठियावाड मे शत्रुअुजय, ग्रिरनार 
श्रादि स्थानों पर जो बहुत-से जन मन्दिर इस समय विद्यमान है, उनका निर्माण चालुक्य 
राजवश के शासन काल मे ही हुआ था । 

प्रन्हिलवाडा के चालुक्यों के समान कल्याणी (दक्षिणापथ) के चालुक्य और 
द्वाससमुद्र के होगसाल राजा भी जैन धर्म के संरक्षक थे । चालुक्य राजा सत्याश्रय 
(६६७ ई०) ने प्रसिद्ध जैन झ्राचायं विमलचन्द्र पण्डितदेव को ग्रुरधारण किया था, 
आर वह उसी के पथप्रदर्शन में अपने शासन काय का सचालन करता था। सत्याश्रय 
झौर उसके उत्तराधिकारियो ने जैन विद्वानों श्रौर जैन मन्दिरों को बहुत-सी जागीरें 
प्रदान की थी। होयसाल बद्य के राजा भी जैन धर्म के प्रति अ्रगाध श्रद्धा रखते थे & 
झनेक शिलालेखों मे इन राजाहं द्वारा जैन मन्दिरों को दिये गये दान-पुण्य का उल्लेख 


पूर्व-मध्य युग की सम्यता धौर संस्कृति ३५४. 


मिलता है । इसमें सन्देह नहीं, कि गुजरात, दक्षिणी राजपूताना और माइसूर के प्रदेशों 
में मध्य काल में जैन धर्म श्रच्छी उन्नत दद्ा में था । 

बंष्णव धर्म---भागवत वैष्ण धर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इस विषय 
पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। गुप्त सम्नाटो के शासन काल मे इस धर्म की बहुत 
उन्नति हुई थी, श्रौर उस ने भारत के प्रमुख धर्म का स्थान प्राप्त कर लिया था। 
मध्य युग में जहाँ बेष्णव धर्म का श्र अ्रधिक प्रसार हुआ, वहाँ साथ ही उसके 
मन्तव्यों में भी अ्रनेक परिवर्तन हुए । यह घर्म भक्तिमा्गं का पोषक था। कर्मकाण्ड 
और श्रनुष्ठानों की प्रपेक्षा भक्ति और उपासना को इसमे अ्रधिक महत्त्व दिया जाता 
था। शुग-काल में ही इस प्रकार के मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था, जिनमे 
वासुदेव कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती थी। पर मध्य युग में भागवत घ॒र्म की 
सीधी श्ौर सरल भक्ति प्राडम्बरयुक्त होने लगी। मन्दिरों में स्थापित मूर्तियों के 
साज-श्गार को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा, और उपास्य देव को सन्तुष्ट करने के 
लिए नाचने और गाने की प्रथा भी शुरू हुई। अ्रब मन्दिरो में स्थापित मूर्तियाँ केवल 
उपलक्षण व प्रतीक मात्र ही नही रह गई, अपितु उन्हे जीवित जागृत देवता मानकर 
उनको स्नान, भोग, साज-श्गार, वस्त्र प्रादि द्वारा सन्तुष्ट करने की प्रथा का भी 
प्रारम्भ हश्ना । कृष्ण के सम्बन्ध में जो अनेक प्रकार की गाथाएँ इस समय भारत में 
प्रचलित हैं, जैसे गोपियो के साथ उनकी क्रीडाएँ, राधा का कृष्ण के साथ सम्बन्ध--- उन 
सब का विकास भी इसी युग में हुआ । भागवत पुराण को मध्य युग (दसवी सदी) की 
ही कृति माना जाता है । भागवत में कृष्ण के जीवनचरित्र का जिस ढंग से वर्णन 
किया गया है, बह महाभारत में विद्यमान कृष्ण की कथा से बहुत भिन्‍नता रखता है | 
कृष्ण की जिस प्रकार की लीलाओ का वर्णन भागवत व ब्रह्मवंबर्त पुराणी भें उपलब्ध 
है, उसका विकास मध्य युग में ही हुआ था । इसके कारण वैष्णव धर्म ने एक ऐसा रूप 
इस काल मे प्राप्त कर लिया था, जो कि पुराने भागवत वैष्णव धर्म से बहुत भिन्‍न 
था । कृष्ण और राधा के प्रेम को लेकर कवि जयदेव ने गीतगोविन्द नाम का जो काव्य 
लिखा था, वह बेष्णव धर्म की इस युग की प्रवृत्तियों का परिचायक है । जयदेव राजा 
लक्ष्मणसन (बारहवी सदी) के समय में हुए थे, और उन्हे सेन वंदा के इस राजा का 
आ्राश्रय प्राप्त था । 

वेष्णव धर्म के विकास में दक्षिणी भारत के भ्राचार्यो श्नौर सनन्‍तों ने विशेष रूप 
से कार्य किया । इन सन्‍्तों को “आलवार” कहते थे । इन्होने भक्ति रस को प्रवाहित 
करने के लिए बहुत-से गीतो का निर्माण किया, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए । 
दक्षिण के वैष्णबों की दुष्टि में इन गीतो का माहात्म्य वैदिक सूक्तों से किसी भी प्रकार 
कम नही है। सर्वसाधारण जनता के लिए कठोर तपस्या और याज्ञिक शअनुष्ठान की 
अ्रपेक्षा भक्ति मार्ग का श्रनुसरण करना श्रधिक सुगम है। सर्वभुणसम्पन्त उपास्य देव 
को भक्ति द्वारा सन्तुष्ट कर झभिलषित फल प्राप्त कर लेते का विचार जनता को बहुत 
झपील करता है। इसीलिए भ्रालवार सन्‍्तो द्वारा प्रवाहित भक्ति-घारा जनता मे बहुत 
लोकप्रिय हुई । 

पर वैष्णव सनन्‍्तो के भक्ति आन्दोलन को दो प्रबल विरोधियों का सामना. 


३५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


करना पडा। कुमारिल भट्ट ते याज्ञिक कर्मकाण्ड के पक्ष में बहुत प्रबलता के साथ 
आवाज उठाई, और यह प्रतिपादित किया कि याज्ञिक प्रनुष्ठान ही स्वर्ग और मोक्ष 
की प्राप्ति के एकमात्र साधन है। शंकराचार्य ने भ्रद्वेतवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
यह सिद्ध किया कि सत्य सत्ता केवल ब्रह्म है, और जीव तथा प्रकृति की कोई पृथक्‌ व 
स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । जगत्‌ मिथ्या भौर ब्रह्म सत्य है, यह ज्ञान ही मोक्षप्राप्ति 
का एक मात्र साधन है। जिस प्रकार हजारों साल पुराना घोर श्रंधकार दीपक के 
प्रकाश से क्षण भर मे दूर हो जाता है, वैसे ही सत्य के ज्ञान द्वारा देर से चला श्राया 
भ्रज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्म और जीव में प्रभेद है, तो भवित से 
कोई लाभ नहीं। शंकराचार्य के अग्राध पांडित्य शोर विलक्षण कतृ त्व के कारण 
वेष्णवों के भक्ति आन्दोलन को बहुत प्राघात लगा । इसीलिए दक्षिणी भारत में भ्रनेक 
ऐसे आ्राचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने दाशंनिकरीति से जीव झौर ब्रह्म की पृथक 
सत्ता को सिद्ध कर वैष्णव घर्म का पक्षपोषण किया। इन श्राचार्यों का प्रयत्न था कि 
भक्ति-मार्ग श्रौर भागवत वैष्णव धर्म को सुदृढ़ दाशनिक श्राधार पर स्थापित कर उसे 
पुष्ट करें। 
इस प्रकार के श्राचार्यों मे सर्वप्रथम नाथमुनि या रंगनाथाचार्य थे। वह दक्षिण 
आरकोट जिले के वीरनारायणपुर के निवासी थे, श्र उनका समय दसंवी सदी में 
माना जाता है। ताथमुनि ने न्यायतत्व भ्रादि अ्रनेक ग्रन्थ लिखकर जहाँ वैष्णव 
सिद्धान्तो की दाशेंनिक व्याख्या की, वहा साथ ही झालवार सन्‍्तो के गीतों को एकत्र 
कर उन्हे रागबद्ध भी किया, और वैष्णव मन्दिरों मे उनके गायन की व्यवस्था की । 
नाथमुनि द्वारा वैष्णव धर्म के उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे “श्रीवेष्णव' कहा 
जाता है। कुमारिल भट्ट श्रौर मन्डन मिश्र जैसे मीमासको ने जिस ढंग से याज्िक 
भ्रनुष्ठानों को मोक्ष के साधन के रूप में प्रतिपादित किया था, नाथमुनि ने उसका 
खण्डन किया । नाथमुनि की शिष्य परम्परा में पुंडरीकाक्ष श्रौर राममिश्र नामक 
झाचाये बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनके पश्चात्‌ थमुनाचार्य (नाथमुनि के पौन्र) वैष्णवों के 
प्रधान आचाये बने । उन्होंने सिद्धित्रय, आगम-प्रामाण्य, गीतार्थसंग्रह श्रादि अनेक ग्रन्थों 
की रचना कर उस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो दर्शन साहित्य में 'विशिष्टाद्वत' 
नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त के मूल प्रवत्तेक यमुनाचार्य ही थे। उन्होने यहू भी 
प्रतिपादित किया, कि भक्तियोग के सम्मुख शानयथोग और कर्मयोग की स्थिति कोई 
पहत्व नहीं रखती । 
यमुनाचार्य के पश्चात्‌ रामानुज (जन्म वर्ष १०१६) हुए, जो विशिष्टाइत के 

प्रत्तिपादक के रूप मे प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार जीव ब्रह्म का एक विशिष्ट 
रूप है, जो ब्रह्म से भिन्‍न है। अपने विशिष्ट रूप में ब्रह्म से प्रथक होने के कारण 
जीवात्मा के लिए यह सम्भव है, कि वह भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सके। प्रपने 
सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए रामानुज ने वेदान्त सार, वेदान्त संग्रह, बेदान्तदीप 
श्रादि अनेक ग्रन्थ लिखे, झौर ब्रह्म सूत्रों तथा भगवदगीता के भाष्य भी किये। रामानुण 
की शिष्य-परम्परा में विष्णुचित्त, वरदाचार्य, वैद्धुटनाथ श्रादि भ्रनेक ग्राचार्य हुए, 
जिन्होंने अ्रपते गुरु के मन्तव्यों को तकंपुर्वक समथित किया । 


पूर्व -मध्ययुग की सम्यता और संस्कृति ३५७. 


श्रीवेष्णब सम्प्रदाय के भ्रतिरिक्त अन्य भी झनेक सम्प्रदायों का वैष्णव धर्मे 
में विकास हुआ । इनमें निम्बार्काचार्य और मध्वाचार्य द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय उल्लेख- 
नीय हैं। निम्बार्काचार्य का समय बारहवीं सदी में माना जाता है। वह तेलगू ब्राह्मण 
थे, पर उनका जीवन प्रधानतया वृन्दावन में व्यतीत हुआ था । उन्होंने भक्ति मार्ग पर 
बहुत जोर दिया, और यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य को उसी ढंग से भगवान्‌ की 
भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि राधा प्रौर भ्रन्य गोपियाँ कृष्ण के प्रति भक्ति व प्रेम 
रखती थीं । उनके मत में जीव भर जगत्‌ ब्रह्म से भिन्‍न भी हैं, और अभिन्न भी | 
वे भ्रभिन्‍न्त इस कारण हैं, क्योंकि वे प्रपनी सत्ता के लिए पूर्णतया ब्रह्म पर निर्मर 
होते हैं । 

तेरहवीं सदी में मध्वाचार्य हुए, जो दक्षिण कनारा जिले में उत्पन्न हुए थे ॥ 
उन्होने जीव को ब्रह्म से सर्वंथा भिन्‍न मानते हुए 'द्वतवाद' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया । वह जीव और जगत्‌ को ब्रह्म से पृथक मानते थे श्यौर यह प्रतिपादित क्वरते 
थे कि ब्रह्म सृष्टि का निमित कारण है, उपादान कारण नही । मध्वाचार्य ने अपने 
सिद्धान्त की पुष्टि में ३७ ग्रन्थ लिखे, जिनमे ब्रह्मसूत्र शौर उपनिषदों पर किये गए 
उनके भाष्य सर्वेप्रधान है । भ्रपने मत का प्रचार करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण भारत का 
अमण भी किया। 

नाथमुनि, यमुनाचार्य, निम्बार्क और मध्वाचाय के प्रयत्न से वेष्णवों को वह 
दार्शनिक श्राधार प्राप्त हो गया, जिसकी उन्हें श्रावश्यकता थी | जब जीव ब्रह्म से 
विशिष्ट या भिन्‍न है, तो उसके लिए भक्ति ही मोक्ष साधन का सर्वोत्तम मार्ग हैं । 
भारत में सर्वत्र इस मत का प्रचार हुआ झौर बहुत-से लोग वेष्णव मन्दिरों मे भगवान्‌ 
की मूर्ति की पूजा और भक्षित के लिए प्रवृत्त हुए । 

शव धर्म---लकुलीश द्वारा किस प्रकार शैव धर्म का प्रारम्भ किया गया था, 
इस विषय पर पिछले एक अ्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। छठी सदी तक दौव 
धर्म का भारत में पर्याप्त प्रचार हो चुका था, और कालिदास, भवधूति, सुबन्धु शौर 
बाणभट्ट जैसे कवि व साहित्यिक शिव के उपासकों में गिने जा सकते थे। भारत से 
बाहर कम्बुज भ्रादि देशों मे भी इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ, झौर दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के क्षेत्र के बृहत्तर भारत के अनेक प्रदेशों के लोग इसके प्नुयायी हुए । 

मध्ययुग में शैव धर्म ही उत्तरी भारत का प्रधान धर्म था। राजपूत वंशों के 
रूप में जो नई राजशक्तियाँ उत्तरी भारत में प्रगट हुई थी, उनके प्रायः सभी राजा 
शव धर्म के प्रनुयायी थे । गुर्ज रप्रतीहार, राष्ट्रकूट, चन्देल, परमार आदि राजवंशों के 
राजा प्रायः इसी धर्म को मानने वाले थे । इस कारण इस युग सें बहुत-से शैव मन्दिरों 
का निर्माण हुग्रा । दक्षिणापथ श्रौर सुदूर दक्षिण के भी बहुत-से राजा शत थे । पूर्वी 
चालुक्य, पूर्वी गंग, काकतीय, चोल, कलचूरि झ्रादि राजवंशो के बहुसंस्यक राजा भी 
इसी धर्म को मानने वाले थे । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मध्ययुग में शैव धर्म का 
भारत में बहुत श्रधिक प्रचार था, और इसे ही हम इस युग का प्रधान घर्म समझ 
सकते हूँ। पर सम्पूर्ण भारत में शैद धर्म का स्वरूप एक सदश नहीं था। जिस प्रकार 
वैष्णब धर्म में विश्षिष्टाद त, द्वत झ्रादि भ्रनेक' सम्प्रदाय थे, वैसे ही शेव धर्म में भी. 


३५८ भारतीय संस्कृति का बिकास 


थे। शैव धर्म का एक रूप काश्मीर में था, जो त्रिक, स्पनद औौर प्रत्यभिन्ना नाम से 
प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय का प्रवर्तेक वसुगुप्त को माना जाता है, जिसके द्वारा 'शिव- 
सूत्र' प्रकाश में भ्राये थे । यह शिवसूत्र ही काश्मीर के शैव सम्प्रदाय का प्रामाणिक 
ग्रन्थ था । इस सम्प्रदाय के अनुसार संसार की परम सत्ता शिव है,जो सृष्टि का न 
केवल निरम्ित्त कारण है, भ्रपितु उपादान कारण भी है । इस दृष्टि से यह दव मत वेदान्त 
के प्रद्देदवाद से मिलता जुलता है, यद्यपि शव दार्शनिक संसार को मिथ्या व माया न 
मानकर यथार्थ रूप से स्वीकार करते है । मध्ययुग में काश्मीर के निवासी प्रधानतया 
शैव धर्म के ही श्रनुयायी थे, यद्यपि वहाँ बौद्ध घर्मं की भी सत्ता थी । 
भारत मे शव धर्म के प्रचार में शंकराचार्य ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया | 
उनका जन्म ७८८ ईस्वी में केरल देश में हुआ था। वेदान्त के भ्रद्व तवाद के प्रवर्तक 
के रूप मे उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर शंकराचार्य केवल दार्शनिक ही 
नहीं; थे, अपितु दैव धर्म के एक प्रमुख आचार्य भी थे। उन्होंने शिव की स्तुति में भ्रनेक 
स्तोन्नों की भी रचता की थी। अपने धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत मे दूर- 
दूर तक यात्राएँ की, और भ्रन्य सम्प्रदायो के श्राचार्यों व पण्डितों को शास्त्रार्थ मे परास्त 
कर हौव धर्म तथा वेदान्त की उत्कृष्टता प्रतिपादित की । शकर की इस दिग्विजय का 
'शंकरदिरिजय' नामक महाकाव्य में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। शकराचार्य 
बहुत कम समय तक जीवित रहे । युव।वस्था में हो उनकी मृत्यु हो गई । पर स्वल्पायु 
में ही उन्होने प्रद्व त सिद्धान्त और शव घर्म के लिए जो कार्य कर दिखाया, वह बस्तुतः 
प्रदभत है। उनके प्रचार का ही यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध धर्म के बहुत-से विद्वान 
पण्डित उनसे शास्त्रार्थ में परास्त होकर सत्य सनातन वैदिक धर्म के ग्रनुयाथी हो गय्रे, 
और सर्व साधारण जनता पर बौद्धों के पाण्डित्थ का जो सिक्का जमा हुश्ला था उसका 
श्रन्त हो गया । शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनो पर चार मठो की स्थापना की, 
जिनसे श्रव तक भी उनकी शिष्य-परम्परा विद्यमान है । यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के 
भ्रनुयायी थे, श्यौर उनके शिष्य उन्हे भगवान्‌ शिव का ग्रवतार मानते थे, पर उन्होंने 
जिस विचारसरणी का प्रतिपादन किया, समन्वय उसका मूल तत्व था। पारमाधिक 
दृष्टि से जगत्‌ को मिथ्या मानते हुए भी वह व्यवहार में उसकी सत्ता को स्वीकार करते 
थे, और यह भी प्रतियादित करते थे कि सब के लिए मोक्षप्राप्ति का एक ही मार्ग 
सम्भव नही है। प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न 
मार्गों का प्रनुसरण कर सकता है । इसी को स्मार्त भावना कहा जाता है, और इसी के 
कारण शंकराचार्य विविध हिन्दू सम्प्रदायों में एक प्रकार का साममण्जरय स्थावित कर 
सकते में समर्थ हुए थे। सब कोई उन्हे जगदमुरु मानते थे, और उन द्वारा स्थापित 
चारो मठों के मठाधीश भ्रब तक भी 'जगद्गुरु शंकराचार्य कहाते हैं । 
मध्ययुग में बहुत-से शिव-मन्दिरों का निर्माण हमला । इनमें भगवान्‌ शिव की 
मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये मूर्तियाँ श्रनेक प्रकार की हैं। शिव के झनेक रूप हैं । 
बह जगत का पालन करने वाला है, झौर अ्रपने भक्तो पर श्नुग्रह भी करता है। यह 
शिव का सौम्य रूप है। शिव सृष्टि का संहार भी करता है। यह उसका उम्र या रोद 
रूप है। बह प्रनेकविध शिल्पों व विद्याओ्रों का प्रवक्ता भी है । वह उमा या पार्वती का 


पूर्व-मध्य युग की सभ्यता भ्रौर संस्कृति श्ध्६ 


'पति भी है । कृष्ण के समान शिव के सम्बन्ध में भी प्रनेक कथाएँ पुराणों में विद्यमान 
हैं। इन सबको लेकर भगवान्‌ शिव की अ्रनेकविध समूर्तियाँ बनायी गईं, और उन्हें शिव- 
मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया गया। इन मूतियों का विशद वर्णन कर सकना यहाँ 
सम्भव नहीं है । पर शिव की सौम्य, उग्र, नटराज श्रादि रूपों में बहुत प्रकार की 
मूर्तियाँ मध्ययुग में बनायी गई, और उनके जीवन की विविध कथाओं को लेकर उन्हें 
शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण किया गया । बाद में जब तन्त्रवाद का शैव धर्म मे प्रवेश हुआ 
तब शिवलिंग भी मन्दिरों मे स्थापित किये गए । वर्तमान समय में भारत में जो शैव 
मन्दिर हैं, उनमें प्रायः शिवलिंग की ही पूजा की जाती है । यह लिग सृष्टि के उस तत्त्व 
को सूचित करता है, जिससे सम्पूर्ण चर जगत का प्रादुर्भाव होता है । 

धैव धर्म मे भी अनेक सम्प्रदाय विकसित हुए । इनमे लिगायत (वीर शैव), 
शैव-सिद्धान्त और शिवाद्व॑त प्रधान है | वीर शैव सम्प्रदाय के प्रवर्तक पाँच झाचारय थे, 
जिनके नाम रेणुक, दारुक, घण्टाकर्ण, धनुकर्ण श्लौर विश्वकर्ण थे। ये ही पञ्चाचार्य के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने केदार (हिमालय मे), उज्जग्रिनी, श्रीशैलमु, रम्भापुरी और 
वाराणसी में पाँच मठों की स्थापना की, जिन द्वारा लिगायत सिद्धान्त का भारत में 
सर्वत्र प्रचार हुआ्आा । इस सम्प्रदाय के इतिहास भे वासव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वासव 
कलचूरि बश्न के प्रतापी राजा बिज्जल (११५६--११६८) का प्रधानमन्त्री था। 
दक्षिणापथ में वीर शव या लिगायत सम्प्रदाय के प्रचार के लिए उसने बहुत काम 
किया। इस सम्प्रदाय के अनुयायी जहाँ क्षिव॒लिग की पूजा करते हैं, वहाँ शक्तिविशिष्टा- 
हत सिद्धान्त का भी प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार शिव का स्वरूप सत्‌ चित्‌ 
झ्रौर आनन्द है, शक्ति शिव से अभिन्न है, गौर जीव शिव का ही एक शअ्रश है । 

शैव-सिद्धान्त सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया सुदूर दक्षिण के तमिल प्रदेशों में 
हुआ । इसके प्रवर्तकी मे माणिक्कवाचकर, भ्रप्पर, सम्बन्धर और सुन्दर सर्वप्रधान' हैं । 
इस सम्प्रदाय के अनुयायी जगत्‌ और जीव की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते है, और शिव 
को चराचर जगत्‌ का स्वामी मानते है। शिवाद्व त सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीकण्ठ थे, जो 
रामानुजाचाय के समकालीन थे । उनके सिद्धान्त के श्रनुसार ब्रह्म जगत्‌ का न केवल 
निर्मित्त कारण है, अ्रपितु उपादान कारण भी है। शिव की शक्तित ही जगत्‌ के रूप से 
झभिव्यक्त होती है। ब्रह्म और शिव एक ही सर्वोपरि सत्ता के सूचक है । 

जिस प्रकार बौद्धों मे वज्तयान सम्प्रदाय प्रकट हुश्रा, वैसे ही शैवों मे पाशुपत 
झौर कापालिक सम्प्रदाय विकसित हुए । वज्ञयान के समान शैव धर्म के ये दोनों सम्प्र- 
दाय भी सिद्धियों में विश्वास रखते थे, श्रौर सिद्ध होने के लिए अनेक गुह्य व रहस्यप्रय 
अनुष्ठानों का प्रतिपांदन करते थे। सात्तवी सदी में जब हवा ए-त्सांग भारत यात्रा के 
लिए झाया, तो बिलोचिस्तान के प्रदेश में पाशुपत्‌ सम्प्रदाय की सत्ता थी। काज्ञी में 
महेश्बर शिव की एक तामख्रमूर्ति प्रतिष्ठापित थी, जो ऊँचाई भें सौ फीट के लगभग 
थी । उस समय काशी पाशुपत-धर्म का मुख्य केन्द्र था और वहाँ बहुत-से मन्दिरों में 
'पशुपति शिव की पूजा होती थी। बज्ञयाती बोद्धो के समान पाशुपत लोग भी यह 
मानते थे कि साधक को जान बूक कर वे सब कार्य करने चाहियें, जिन्हे लोग निन्‍्दनीय 
नअमभते हैं, ताकि साधक कर्तव्य झ्लौर प्रकर्तब्य के विवेक से ऊँचा उठ सके । 


३६० भारतीय संस्कृति का विकास 


कापालिक लोग प्रिद्धि प्राप्त करने के लिए और भी अ्रधिक उम्र व भ्रद्भुत 
उपायों का झ्रवलम्बन करते थे | नरमुण्ड के बने कपाल-पात्र में भोजन करना, शव की 
भस्म को शरीर पर रमाना, निरन्तर मदिरा का पान करना शझ्ौर उसी मे प्रतिष्ठित 
महेदवर की पूजा करना वे गुद्य सिद्धियों की प्राप्ति का साधन मानते थे । मैरव और 
उसकी पत्नी चण्डिका इस सम्प्रदाय के प्रमुख उपास्य देव थे । मध्य युग में इस सम्प्रदाय 
का बहुत प्रचार हुआ, पर इसने कभी शव धम के प्रमुख सम्प्रदाय की स्थिति प्राप्त 
नही की । श्रादि-दंकराचार्य ने इसके विरुद्ध श्रावाज उठायी थी, झौर दौव व वैष्णव 
धर्मों के प्रन्य आाचार्यों के प्रयत्न से यह सम्प्रदाय पौराणिक हिन्दू धर्म में वह महत्त्व 
नही प्राप्त कर सका, जो कि बौढ़ों में वजद्ञयान ने प्राप्त कर लिया था। यही कारण 
है, कि जनता में प्रचलित शव सम्प्रदायों के रूप बहुत उत्कृष्ट प्रकार के थे । काश्मीर 
का शव सम्प्रदाय तन्त्र-मन्त्र श्नौर गुह्य सिद्धियों को महत्त्व न दे कर जप, प्राणायाम, 
घारणा, ध्यान और समाधि पर बल देता था। उत्तरी भारत के विविध राज्यों, 
दक्षिणापथ श्रौर सुदूर दक्षिण में प्रचलित शैव घर्मं का रूप भी ऐसा ही उदात्त था। 

शाक्त सस्प्रदाय---वैष्णव भ्रौर शव धर्मों के समान शाक्त सम्प्रदाय का भी मध्य 
युग में प्रसार हुआ । सुष्टि की सबसे भ्रदुभुत और रहस्यमयी शक्ति बह है, जो उप्रादन 
या प्रजनन करती है। इसी श्रादि शक्ति की उपासना के लिए शाक्तों ने अनेक प्रकार की 
गुह्य साधनाझ्नो का प्रतिपादन किया, जिनमें बलि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शाक्त 
सम्प्रदाय बौद्धों के वत्ञयान के समान ही तन्‍त्र-मन्त्र श्लौर गुह्य क्रियाओ्रों मे विश्वास 
रखता है, और शब्द जाल के श्राडम्बर से ऐसी क्रियाप्नों को भी प्रोत्साहित करता है, 
जिन्हें नेतिकता के प्रतिकूल समझा जा सकता है । 

पर श्ाक्त सम्प्रदाय के सभी अनुयायी उन गुह्य क्रियाओं में विश्वास नही करते, 
जिममें तन्त्र-मन्त्र एवं नैतिकता के विपरीत झअनुष्ठानों का अनुसरण क्रिया जाता है। 
शिव की शक्ति के रूप मे जिस उमा या पावेती की सत्ता पर शैव लोग विश्वास करते 
थे, धीरे-धीरे उसका महत्त्व बढ़ता गया और लोग यह मानने लगे कि संसार की सृष्टि, 
स्थिति श्रौर प्रलय का मूल कारण यह शक्ति ही है। इसीलिए शक्ति की एक पृथक्‌ 
देवी के रूप में पूजा प्रारम्भ हुई | धर्माचार्यों ने श्रवेक रूपो मे इस शक्तिरूप देवी की 
कल्पना की । क्योंकि विवाह से पूर्व उमा कुमारी थी, भ्रतः कन्या या कुमारी के रूप में 
उसकी पूजा की जाने लगी । जहाँ शिव का एक कल्याणकारी रूप है, वहाँ सृष्टि का 
संहार भी वही करता है । शिव के इस मैरव रूप की शक्ति भवानी कहायी, प्रौर महिषा- 
सुरमदिनी, सिहवाहिनी, दुर्गा, चामुण्डा, काली, कराली झ्रादि रूपों मे उसकी कल्पना 
की गई । इस प्रकार शक्ति की देवी रूप से कल्पना कर उसके माहात्म्य में देवीपुराण, 
दुर्गासप्तशती श्रादि अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया गया, और देवी के विभिन्न रूपों की 
पूजा के लिए विविध पूजाविधियों का विकास हुआ । जो देवी दुर्गा के रूप में महिषा- 
सुर जैसे श्रसुरों का संहार करती है, सिंह जिसका वाहन है, जिसके हाथों में खड़्ग 
सहदा अनेक भ्रस्त्र रहते हैं, उसकी पूजा के लिए यदि पशुबलि का भी प्रारम्भ हो, तो 
इसमें प्राश्वयं ही क्या है। मध्य युग में शाक्त सम्प्रदाय बहुत विकसित दक्षा में था, 
झोर देश के विभिन्‍न स्थानों पर देवी के बहुत-से मन्दिर स्थापित किये गए थे, जिनमें 


पुवे-मष्य युग की सभ्यता और संस्कृति ३६१ 


विविध ढंग से उसकी पूजा की जाती थी। शाकत लोग विश्व की मूल या 'आाद्या' 
शक्ति की उपासना करते हैं, भौर यह मानते हैं कि दुर्गा, चामुण्डा, त्रिपुरसुन्दरी श्रादि 
सब देवियाँ इसी 'झाद्या' शक्षित के विभिन्‍न रूप हैं। शक्ति की यह पूजा विविध प्रत्य 
रूपों में श्रन्य सम्प्रदायों में भी पायी जाती है। वैष्णव लोग लक्ष्मी, सीता, राधा श्रादि 
के रूप मे भौर बौद्ध लोग तारा श्रादि के रूप में जिन देवियों की पूजा क रते हैं, ने भी 
दाक्ित के ही विविध रूप हैं । पर श्ाक्त सम्प्रदाय में शक्ति की पूजा का ही प्रमुख 
स्थान है। 


(१२) मध्य युग की कला 


गुप्त बंध के शासन काल तक के वास्तु-कला सम्बन्धी जो प्रवशेष इस समय 
उपलब्ध हैं, उनका परिचय इस इतिहास में यथास्थान दिया जा चुका है। भ्रव हम 
मध्यकाल की कला पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे । कला की दृष्टि से मध्ययुग का 
बहुत महत्त्व है । इस युग की वास्तुकला प्रधानतया बड़े-बड़े मन्दिरों के निर्माण के रूप 
में प्रगट हुई थी । इसके दो कारण थे--पौराणिक धर्म ने जो नया रूप इस काल में 
प्राप्त कर लिया था, उसमे मन्दिरों और उनमें प्रतिस्ठापित की जाने वाली मूर्तियों का 
बहुत महत्त्व था। भागवत, शव, शाक्त व अन्य सम्प्रदायो के भ्रनुयायी राजा तथा श्रन्य 
समृद्ध लोग भ्रपना यह कर्तव्य समझते थे कि विशाल मन्दिरों का निर्माण कर पुष्य 
सञ्चय करें | साथ ही, सदियों से भारत में जो अ्रपूर्व समृद्धि चली भा रही थी, उसके 
कारण इस देश में भपार सम्पत्ति सञ्चित हो गई थी ॥ इस सम्पत्ति का उपयोग श्रब 
वास्तुकला के लिए किया गया । 

मध्ययुग की वास्तुकला को दो भागों में बाटा जा सकता है--भ्रायं और द्रविड़ । 
उत्तरी भारत में इस युग के जो मन्दिर पाये जाते हैं, वे झार्यकला के भ्रनुसार निर्मित 
हैं। इन मन्दिरों में मूति की स्थापना के लिए झ्ाालय बनाये गए हैं, जिनके सम्मुख खुला 
स्थान छोड़ा जाता है जो ऊपर की श्लोर से छता रहता है। इस स्थान से दर्दानार्थी 
देवम्‌ति का दर्शन कर सकते हैं। मन्दिर के चारों झोर प्रदक्षिणा के लिए स्थान रहता 
है, जिसे प्रदक्षिणा-पथ कह सकते हैं । इन मन्दिरों के प्रालय या गमं-गृह की छत ठोस, 
बक्रेखत्मक और छिखररूप होती है, जो नीचे की श्लोर चोड़ी भ्रौर ऊपर की शोर 
छोटी होती जाती है। सबसे ऊपर गोल आमलक रहता है, जिस पर कलझ व ध्वजदण्ड 
स्थापित किये जाते हैं । द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गर्मगृहू का ऊपरी भाग चोकोर तथा 
झनेक मड्जिलों वाला होता है। उपरली मण्जिलें श्पते से नीचे की मण्जिल की 
तुलना में छोटी होती जाती हैं। इससे इन मन्दिरों की छत की श्राकृति पिरामिड के 
सदृश बन जाती है। इस प्रकार भ्राये भौर द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य ग्रन्तर मन्दिर 
के शिखर की रचना में है। साथ ही, द्वविड़ शैली के मन्दिरों में गर्म-गृह के सम्मुख 
भ्रनेक स्तम्मों वाला मण्डप भी बनाया जाता है, भौर मन्दिर के प्रांगण में प्रवेश के 
लिए ऐसे विश्ञाल द्वारों की रचना की जाती है, जिनके ऊपर विविध देवी-देवताशों की 
मूर्तियों से भलडकृत ऊँचे गोपुर रहते हैं। दक्षिणी भारत के मन्दिर प्रायः द्विड़-शैली 
के हैं । 


३६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


उत्तरी भारत के सन्दिर--मध्य युग के उत्तरी भारत के बहुत-से मन्दिरों को 
तु्क और भ्रफगान झाक्रान्ताओ्नों ने नष्ट कर दिया था। तुके शभौर श्रफगान इस्लाम के 
क्रनुयायी थे, और मूतिपूजा के कट्टर विरोधी थे । श्रतः उन्हें मन्दिरों से स्वाभाविक 
विद्वेष था । फिर भी उत्तरी भारत मे मध्य युग के अनेक मन्दिर ग्रब तक सुरक्षित रूप 
में विद्यमान हैं। ये मन्दिर प्रधानतया उड़ीसा, बुन्देलखण्ड, राजस्थान, ग्वालियर और 
मथुरा में हैं । 

उडीसा मे भुवनेश्वर का लिगराज मन्दिर, कोणाक॑ का सूर्य मन्दिर और 
जगन्‍्नाथपुरी का जगनन्‍्ताथ मन्दिर सबसे महत्त्वपूर्ण है। इनमे भी कोणार्क का मन्दिर 
सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है। उसे रथ के श्राकार का बनाया गया है, जिसे शक्तिशाली 
घोड़े खीच रहे हैं। रथाकार मन्दिर के पहिये बहुत विशाल हैं, जिन्हें प्रलकरणों की 
प्रचुरता ने अत्यन्त मनोहर व कलात्मक बना दिया है। इस मन्दिर का निर्माण राजा 
नरसिंह (१२३८ ई०) द्वारा किया गया था, जो उडीसा का प्रतापी राजा था, श्ौर 
जिसने दिल्‍ली के बढते हुए प्रफगान साम्राज्य का सफलतापूर्वक सामना किया था । 
मन्दिरों की दृष्टि से उडीसा में भुवनेश्वर अत्यधिक महत्त्व रखता है, जहाँ ऊचे शिखर 
वाले तीस मन्दिर हैं। इनमे लिंगराज का मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका 
शिखर ऊँचाई में १६० फीट है । इसे ग्यारहवी सदी में बना हुश्रा माना जाता है । 
भुवनेश्वर के सभी मन्दिर वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम हैं; उनके मण्डप, शिखर, 
गोपुर झ्रादि सभी श्रपनी विशेषताएँ रखते हैं । उनका सौन्दर्य श्रौर कलात्मकता वर्णना- 
तीत है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर का निर्माण गगवंशञ के प्रतापी राजा भप्रनन्त 
वर्मन्‌ (१०७८ ई०) द्वारा किया गया था । केवल धामिक दृष्टि से ही इस मन्दिर का 
महत्त्व नही है, श्रपितु वास्तुकला की दृष्टि से भी यह अपना विशेष स्थान रखता है । 
इसका शिखर २०० फीट ऊँचा है । उडीसा के ये मन्दिर अ्रलंकरणों श्रौर मूर्तियों की 
बहुलता के कारण पशनुपम्॒ भ्राकर्षण रखते है । मन्दिर का कोई भी कोना श्रलकरणो से 
शून्य नही छोडा गया है। अनेक मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिन पर श्ाक्त सम्प्रदाय का प्रभाव 
बहुत स्पष्ट है । 

बुन्देलखण्ड के मन्दिरों मे खजुराहों के मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। यह 
स्थान झाँसी से १०० मील के लगभग दक्षिण-पूर्व मे पुरानी छतरपुर रियासत में है । 
खजुराहो के मन्दिर संख्या में तीस है, जिनमें कुछ मन्दिर दौव सम्प्रदाय के है, कुछ 
वेष्णवों के और कुछ जैनो के हैं । इनका निर्माण ६५० ईस्वी से १०५० ईस्बी तक के 
मध्यवर्ती काल में हुआ था, जब कि इस क्षेत्र मे जेजाकमुक्ति के चन्देलवंशी राजाग्रों का 
शासन था । यहाँ के सबसे सुन्दर भ्रोर विशाल मन्दिरो का निर्माण राजा घग (६५०- 
६६६ ई०) द्वारा कराया गया था । इनमे सबसे सुन्दर श्रौर विशाल कन्दर्यनाथ महादेव 
का मन्दिर है, जो ११६ फीट ऊँचा है। इसमे भ्रनेक दशिखर-समूह हैं जो ऊपर की शोर 
निरन्तर भ्रधिक-प्रधिक छोटे होते जाते है। इसके प्रदक्षिणा-पथ्र मे बहुत-से स्तम्भ 
श्रत्यन्त सुन्दर ढंग से निभित हैं, श्रौर मन्दिर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जो 
भ्रत्यन्त मनोहर झलंकरणों से सुसज्जित न हो। इस युग के धर्म में वाममार्ग भौर 
तान्त्रिक तत्त्वों की प्रधानता के कारण इस मन्दिर में बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ भी हैं, 


पुर्व-मध्य युग की सभ्यता झौर सस्कृति ३६३ 


जिनमें काम कला को मूर्तरूप प्रदान किया गया है । मध्य युग से पूर्व भारत की मूत्ति- 
कला में प्रदलीलता का श्रभाव था। झज्भार का प्रदर्शन तब भी मूर्तियों द्वारा किया 
जाता था, पर अइ्लील ढंग से नही । खजुराहो, भुवनेश्वर, 3री श्रादि में विद्यमान इस 
युग के मन्दिरो में श्रगलील मूर्तियों की प्रचुरता है, जो अपने समय की साम्प्रदायिक 
प्रवृत्तियों की द्योतक हैं । खजुराहो मे शव, वैष्णव भ्रौर जैन मन्दिरो का एक साथ होना 
मध्य युग की घामिक सहिष्णुता का भी स्पष्ट प्रमाण है । े 

राजस्थान में भी मध्य युग के अनेक मन्दिर सुरक्षित दक्षा में विद्यमान हैं । 
इनमें सर्वोत्कृष्ट श्राबू पव॑त पर देलवाडा मे स्थित दो जैन मन्दिर हैं, जिनमे से [एक 
का निर्माण ग्यारहवी सदी मे विमलशाह नामक वैश्य ते कराया था। दूसरा मन्दिर 
तरहवी सदी के पूर्वार्ध में बना था, भ्लौर उसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम 
त्तेजपाल था । दोनों मन्दिर संगमरमर के हैं, श्रौर उनमे प्रलकरणो का बाहुल्‍य है । 
संगमरमर की बनी विलक्षण जालियाँ, प्रतिमाएँ, बेलबूटे और नकक्‍्काशियाँ दर्शक को 
झ्राश्चयं भे डाल देती है। जिस कला ने मुगल काल में आगरा के ताजमहल का निर्माण 
किया था, उसका अत्यन्त उन्नत भ्रौर परिष्कृत रूप [इन मन्दिरों मे दप्टिगोचर होता 
है । एक कलाविज्ञ के प्रनुसार इन मन्दिरो में संगमरमर को इस बारीकी के साथ तराशा 
गया है, मानों किसी सुनार ने रेती से रेत-रेत कर प्राभूषण बनाये हो या बुनी हुई 
जालियाँ श्रौर फभालरें पथरा गई हो । वस्तुतः, देलवाडा के ये मन्दिर कला की दृष्टि से 
अत्यन्त उत्कृष्ट हैँ। 

राजस्थान में अन्यत्र भी भ्रनेक स्थानों पर इस युग के मन्दिर विद्यमान हैं । 
भालावाड़ में अनेक ऐसे मन्दिर हैं, जो छोटे होते हुए भी श्रत्यन्त कलात्मक है । इनमें 
शिव मन्दिर सबसे अ्रधिक महत्त्व का है। यह सम्भवतः: दसवी सदी में बना था ॥ 
भालावाड के ये मन्दिर भग्त दशा मे हैं। कुछ में तो भ्रब केवल स्तम्भ, गर्भगृह और 
मण्डप ही शेष रह गये हैं । पर इनके पाश्वों पर पुष्पों, पशुओ और मनुष्यो की झाऊू- 
तियों की श्रृंखलाएँ बडे कलात्मक रूप से उत्कीर्ण की गई हैं, जिन्हे देखकर अ्जन्ता के 
गुहामन्दिरो में उत्कीर्ण मूतियों का स्मरण हो ब्राता है। कोटा नगरी के उत्तर की श्रोर 
३० मील के लगभग दूर चम्बन नदी के तट पर भी इस युग के अनेक मन्दिर विद्यमात्त 
हैं, जिनके गोपुर, मण्डप प्रौर शिखर कला की इष्टि से अनुपम है । इनके स्तम्भो पर 
भी विविध प्रकार की प्रतिमाएँ और लता-पुष्पो की मज्जरियाँ उत्कीर्ण है। कोटा के 
क्षेत्र मे ही रामगढ़ के समीप पहाड़ियों के मध्य में एक शिव मन्दिर है, जो सम्भवतः 
नबी सदी में निर्मित हुआ था । इसके स्तम्भ भी विविध प्रतिमाओ्रों तथा प्रलंकरणो से 
विभूषित हैं। कोटा से लगभग ६० मील दूर विलास नाम की एक उजडी हुई नगरी 
है, जहाँ कितने ही हिन्दू श्रौर जैन मन्दिरों के श्रवशेष विद्यमान है। राजस्थान मे प्रन्यत्र 
भी अनेक स्थानों पर मध्ययुग के बहुत-से मन्दिर भग्न दशा में पाये जाते है, जो जीणे- 
शीर्ण दक्षा में भी श्रपने विलुप्त गौरव का स्मरण दिलाते है। जिस उच्च कला के 
अनुसार इनका निर्माण किया गया था, वह वस्तुत:ः अत्यन्त उत्कृष्ट थी । 

ग्वालियर के किले में तीन भव्य मन्दिर हैं, जिनका निर्माण-काल ग्यारहवीं 
सदी को माना जाता है। इनमें दो सास बहू के मन्दिर कहाते है, और एक तेली का 


३६४ भारतीय संस्कृति का विकास 


सन्दिर। मध्यप्रदेश का विज्वाल क्षेत्र भी मध्ययुग के मन्दिरों और उनके भरतावशेषों 
से परियूर्ण है। इन सबका यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है । जबलपुर के समीप 
भेड़ाधाट में चौंसठ योगिनियों का विशाल मन्दिर है, जिसका व्यास ११६ फीट है । 
रीबा के समीप बैजनाथ नामक गाँव में वैद्यनाथ महादेव का एक मन्दिर है, जो वास्तु- 
कला की दृष्टि से भुवनेदवर के मन्दिरों से मिलता जुलता है । 

मथुरा मे इस समय जो बहुत-से मन्दिर है, वे भ्रायः मध्ययुग के पश्चात्‌ बने 
थे। पर मध्ययुग में भी इस पवित्र नगरी में बहुत-से विशाल व कलात्मक मन्दिरों की 
सत्ता थी, जो तुरक॑ आक्रान्ताश्रो के कोप के कारण नष्ट हो गये । महमूद गजनवी के 
समकालीन लेखक झल-उत्तबी ने मथुरा के इन मन्दिरों के विषय मे लिखा है कि नगर 
के मध्य में एक भत्यन्त उत्कृष्ट विशाल मन्दिर है, जिसकी न नक्‍काशी का छाब्दों द्वारा 
बर्णन किया जा सकता है भौर न सुन्दरता का । यदि कोई इस जैसा मंदिर बनाना चाहे, 
तो उसे दस करोड़ सुवर्ण दीनारें खर्च करनी होंगी श्नौर वह इसे दो सदी से कम समय 
में नहीं बना सकेगा। यहाँ जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं, उनमें से पाँच खालिस सोने की 
बनी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक ऊँचाई मे पाँच गज है । इन मूर्तियों की श्राँखों मे ऐसी 
मणियाँ लगी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत पचास हजार दीनार है । इस मन्दिर 
में चाँदी की बनी हुई भी बहुत सी मृियाँ थी, जिनकी सख्या झ्ललउतबी ने दो सौ 
लिखी है । महमूद गजनवी के भ्ादेश से' इस मन्दिर को भूमिसात्‌ कर दिया गया, और 
उसके सोने, चाँदी, मणि-माणिक्य आदि को गजनी भेज दिया गया । पंजाब, उत्त र- 
प्रदेश, बिहार और बंगाल में मध्ययुग का जो एक भी मन्दिर इस समय सुरक्षित दशा 
में विद्यमान नही है, उसका एकमात्र कारण तुके प्राक्रान्ता्रो द्मरा उनका विनाश है । 
गंगा यमुना के क्षेत्र में हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी श्रादि कितने ही तीथ स्थान हैं, 
जो मन्दिरों से परिपूर्ण हैं। पर इनके वर्तमान मन्दिर मध्ययुग के न होकर श्रर्वाचीन 
काल के हैं। निस्सन्देह, मध्ययुग में इन सब स्थानों पर बहुत-से विशाल व कलात्मक 
मन्दिरों की सत्ता थी, जो तु, भ्रफगान और मुगल सम्राटों द्वारा घ्वंस कर दिये गए 
थे। पर काश्मीर, काँगडा, कुमायूं आदि पावंत्य प्रदेशो और बंगाल के कतिपय स्थानों 
पुर ऐसे मन्दिर श्रब भी विद्यमान हैं, जिनका निर्माण मध्ययुग में हुआ था । 

काइ्मीर के मन्दिर उत्तरी भारत के भ्रन्य मन्दिरों से भिन्‍न प्रकार के हैं। इनमें 
न शिखरों की सत्ता है, और न गौपुरो की । इनमें गर्भगृह के ऊपर एक चपटी छत होती 
है, और इनके स्तम्भों को भी मूर्तियो, प्रतिमाश्रों व लता-पुष्प मज्जरियो द्वारा प्रलंकृत. 
नहीं किया गया । काश्मीर के मन्दिरो में रुद्रेश का मन्दिर सबसे प्राचीन है, जो श्रीनगर 
से पन्द्रह मील की दूरी पर स्थित है । इसका निर्माण सम्भवत: झाठवी सदी में हुआ 
था । काइ्मीर के राजा ललितादित्य (७२५ ई०) और अवन्तिवर्मा (७८४५-८३ ई०) 
प्रत्यन्त प्रतापी थे । उन्होंने अपने राज्य को श्रनेक विशाल व कलात्मक मन्दिरों से 
विभूषित किया । ललितादित्य द्वारा निभित मन्दिरों में मारतंण्ड का मन्दिर श्रत्यन्तः 
प्रसिद्ध है । यह श्रीनगर से पहलगाँव जाने वाले मार्ग पर मटन नामक स्थान पर स्थित 
है । यद्यपि श्रव यह मन्दिर भग्न दशा में है, पर इसके खण्डहर इसके प्राचीन वैभव व 
गौरव का भ्राभास देते के लिए पर्याप्त है। श्रीनगर के समीप, तर्त-सुलेभान तामक 


पूर्वे-मध्य युग की सभ्यता श्ौर संस्कृति ३६५ 


पहाड़ी पर शंकराचार्य का मन्दिर श्रव तक भी विद्यमान है, जिसका निर्माण सम्भवतः 
मध्ययुग में ही हुआ था। राजा श्रवन्तिवर्मा के शासनकाल में श्रवन्तेश्वर के छौव मन्दिर 
का भौर ध्ननन्‍्तस्वामी के वैष्णव मन्दिर का निर्माण किया गया था। ये दोनो मन्दिर 
भी इस समय जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं । 

काइमीर के समान हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल श्रौर कुमायूं में भी मध्य युग के 
बहुत-से मन्दिरों के भग्नावशेष पाये जाते हैं, यद्यपि कुछ मन्दिर श्रच्छी दशा में भी 
हैं । हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले भें मसरूर नामक स्थान पर पनेक मन्दिर विद्य- 
मान हैं, जो प्राठवीं सदी के हैं। इसी प्रकार बैजनाथ (कांगडा) और चम्बा में नर्वीं 
सदी में निर्मित अनेक मन्दिरों की सत्ता है । कुल्लू के बजौरा तामक स्थान पर महादेव 
का एक मन्दिर है, जिसके श्रलंकरण अत्यन्त सुन्दर व कलात्मक हैं ' यह मन्दिर दसवीं 
सदी मे बना था। भ्रलमोडा (कुमार) के क्षेत्र में भी सूर्य और भन्य पौराणिक देवी- 
देवताओं के बहुत-से मन्दिर जीर्ण-शीर्ण दशा भे विद्यमान हैं, जो मध्य युग के हैं । 
उत्तराखण्ड में बदरीनाथ श्र केदारनाथ के प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण भी सम्भवत: 
इसी युग में हुआ था । हिमालय के सुविस्तृत क्षेत्र में जो अ्रनेक पार्वत्य राज्य मध्यकाल 
भे विद्यमान थे, वे प्रायः तुर्क ग्राक्रमणों से बचे रहे । इसीलिए इस प्रदेश के मन्दिरों का 
उस ढंग से विनाश नही हुआ, जैसा कि उत्तरी भारत के समतल प्रदेशों में स्थित मन्दिरों 
का हुआ था । 

मध्य युग में बंगाल मे भी श्रतेक भव्य व विशाल मन्दिरों का प्रवश्य ही निर्माण 
हुआ होगा। पर वे तु व पश्रफगान आकरास्ताशरों के कोप से नहीं बचे रह सके पर 
बर्दवान और बाँकुरा जिलों में कतिपय ऐसे मन्दिर भ्रब भी विद्यमान है, जो मध्य युग 
के हैं। कला की दृष्टि से ये भुवनेश्वर (उडीसा) के मन्दिरों के सहश हैं, यद्यपि भव्यता 
श्रौर श्रलकरण में ये उन से हीन हैं । 

दक्षिणापथ के सन्दिर--मध्य युग के बहुत-से मन्दिर दक्षिणापथ में सुरक्षित 
दशा में विद्यमान हैं। इस क्षेत्र के मन्दिरों को दो भागों में बाँठा जा सकता है, कृष्णा 
श्रोर तुगभद्वा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के मन्दिर और खानदेश व उसके समीपवर्ती 
प्रदेशों के मन्दिर। इन दोनों में कृष्णा-तुंगभद्गा प्रदेश के मन्दिर श्रधिक पुराने 
हैं। ये ऐहोल, पट्टरकल, महाकूटेबवर श्लौर श्रालमपुर नामक स्थानों पर स्थित हैं । 
वास्तुकला की दृष्टि से न ये शुद्ध श्राय (नागर) शैली के हैं, और न द्रविड़ शैली के । 
इनमें दोनों शैलियों का सुन्दर रीति से सम्मिश्रण हुआ है | ऐहोल (जिला बीजापुर) 
और पद्टदकल (जिला बादामी) में कुल मिलाकर ७० मन्दिर हैं, जिनमें से अनेक पर्याप्त 
सुरक्षित दशा में है। इन तथा दक्षिणापथ के भ्रन्य मन्दिरों का विशद रूप से वर्णन कर 
सकता इस ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि ये मन्दिर 
प्रधानतया शैव शौर वैष्णव सम्प्रदायों के है, और इनका निर्माण-काल दसबवी झौर 
ग्यारह॒वी सदियों में माना जाता है । श्रलंकरण श्र कला की दृष्टि से यद्यपि ये खजु- 
राहो और भुवनेश्वर के सन्दिरों के समकक्ष नहीं है, पर श्रार्य प्लौर द्रविड़ शैलियों के 
सम्मिश्रण के कारण इनका अ्रपना विज्षेष महत्त्व है । 

अ्रजन्ता के गुहा मन्दिरों का उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जा चुरा है। यद्यपि 


३६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


इनका निर्माण गुप्तकाल मे प्रारम्भ हो चुका था, पर इनमे से बहुसंख्यक गुहाप्रों का 
निर्माण मध्य युग में ही हुआ था । 

मध्य युग के गुहा-मन्दिरों मे सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण एलोरा में स्थित है । यह 
स्थान प्रान्ध्र प्रदेश के औरज़ाबाद तगर से सोलह मील की दूरी पर है। यहाँ एक 
भ्रच्छी लम्वी पहाड़ी को काट-काट कर मन्दिरो के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 
है | ये मन्दिर संख्या में तीस के लगभग है, और इतका सम्बन्ध हिन्दू, बौद्ध ओर जैन 
तीन धर्मों के साथ है। ऐलोरा के गुहा-मन्दिरों में सब से विद्याल और भव्य कैलाश- 
मन्दिर है, जिसे प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (७६०-७७५ ईस्वी) ने बनवाया था। 
यह मन्दिर ऊँचाई में १६० फीट है, श्रौर एक ही चढद्रान को काटकर बनाया गया है । 
इसमें कही भी शिलाझ्रो व पत्थरों को जोडा नहीं गया है, भौर चूने-मसाले व कील 
झ्ादि का प्रयोग नही हुआ है । एक ही चट्टान को काट कर उसी से छत, द्वार, भरोखे 
खिडकियाँ, स्तम्भ, तोरण, मण्डप, शिखर, गरमंगृह श्रादि सब को बना दिया यया है। 
मनुष्य के परिश्रम, धैर्य और कला का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र मिल सकता दुर्लभ 
है | यह बात और भी अधिक अ्रद्भुत है, कि यह मन्दिर दुमजिला है । बिना किसी 
भी जोड के केवल चद्रान को तरास कर दुमंजली इमारत बना लेना एक ऐसा विल- 
क्षण शिल्प है, जिसे देखकर दर्शक मुग्ध रह जाता है । इस मन्दिर के चारो ओर की 
पहाडियो को काटकर श्रनेक विश्राम-गृह भी बनाये गए है । मन्दिर के स्तम्भों पर अनेक 
प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की गई है, द्वारो पर मनोहर लता-पुण्प मञझजरियाँ बनायी गई है, और 
शिखर को विविध्र पौराणिक कथाग्नरो को मूतत रूप देने वाली प्रतिमात्रो से विभूषित 
किया गया है । तोरण के दोनो ओर एक-एक हाथी बनाया गया है। सम्पूर्ण मन्दिर में 
कला की दृष्टि से कही कोई भी दोष या कमी नही है। उत्कीर्ण की हुई मू्तियाँ सजीव 
हैं । इस मन्दिर के सम्बन्ध मे एक विदेशी कलाविज्ञ की यह सम्मति उल्लेखनीय है-- 
“कैलाश के मन्दिर से बढ़कर ससार भर में कला का कोई भी नमूना नही है । एथन्स 
का पेन्थिप्रोन, रोम का सैण्ट पीटर्स का चर्च, और लन्दन का सैण्ट पॉल का गिरजा 
बनाना विज्ञान और परिश्रम का कार्य है, पर हम यह जानते है कि इनका निर्माण कैसे 
प्रारम्भ हुआ, कैसे भ्रागे बढा झ्ौौर कैसे पूर्ण किया गया। चाहे कितने ही मनुष्यों ने 
काम किया हो, उन्होंने चाहे कितनी ही उमग से अपना काये किया हो श्र चाहे 
कितने ही साधन उनके पास हों, पर जब हम यह विचार करते है कि एक ऊँची चढ्रान 
को धीरे-धीरे तरास कर एक ऐसे मन्दिर का रूप प्रदान किया गया, जिसमें बरामदे है, 
सीढ़ियाँ है, अ्नगिनत प्रतिमाएँ हैं और संगतरासी का इतना भ्रधिक कार्य है, तो हमारा 
सिर चकराने लगता है, भ्रौर यह कार्य ग्रविश्वसनीय प्रतीत होने लगता है।” कैलाश- 
मन्दिर में उत्कीर्ण प्रतिमात्रो द्वारा जो पौराणिक कथाएँ भ्रकित की गई हैं, उनमें 
शिव-पावती का विवाह, इन्द्र-इन्द्राणी की मूर्तियाँ श्र राबण द्वारा कैलाश का उत्तो- 
लन उल्लेखनीय है। रावण का कैलाश-उत्तोलन बहुत ही श्रोजस्वी व भावपूर्ण: कृति है। 
इस रृश्य में रावण कलाभ को उठा रहा है, भयत्रस्त पावंती शिव के विशाल भुजदण्ड 
का सहारा ले रही हैं, उसकी सखियाँ भाग रही हैं, शिव भ्रचल खड़े हैं श्रौर भ्पने चरणो 
से कैलाश पर्वत को दबा कर रावण के परिश्रम को विफल कर रहे है ।, 


पूर्व -मध्य युग की सभ्यता झौर संस्कृति ३६७ 


अट्टानों को काटकर बनाये गए मन्दिर दक्षिणाषथ में प्न्यत्न भी विद्यमान 
हैं | बम्बई से छः मील दूर घारापुरी नामक द्वीप में दो पहाडियों के ऊपर के भाग को 
काट कर मन्दिर झौर मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। ये ही आजकल एलिफेण्टा केव्स 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण श्राठवी सदी में हुआ था । ऐलिफेण्टा के गुहा- 
मन्दिरो में विद्यमान प्रतिमाशं मे महेश्वर की त्रियूति, क्षिव-ताण्डव श्रौर शिव-पा्वेती- 
विवाह की मूर्तियाँ भ्रत्यन्त भव्य भोर कलात्मक हैं। महेश्वर की भूति के मुखमण्डल 
पर श्रपूर्व प्रशान्त गम्भीरता है, श्रौर शिवताण्डव नृत्य की मूर्ति में पावेती के झात्म- 
समर्पण का भाव भ्रत्यन्त सुग्दर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। ऐलिफैण्टा के गुहा- 
मन्दिरों के सच्श श्रन्य भी श्रनेक मन्दिर दक्षिणापथ में विद्यमान हैं, जो सब मध्य युग 
की ही क्ृतियाँ हैं । 

विशाल चट्टानों को काट-काट कर मन्दिरों ओर मूर्तियों को बनाने को परम्परा 
इस युग में केवल भारत तक ही सीमित नही रही । सुदूर दक्षिण-पूर्वी एशिया के बृहत्तर 
भारत से भी इस युग मे इसी शैली के विशाल मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ, 
जिनका उल्लेख हम इस इतिहास के एक पिछले श्रध्याय में कर चुके हैं। इसी काल 
में श्रांककोर वाट और ग्रगकोर थाम के कलात्मक व विशाल मन्दिर बने, जो मध्ययुग 
की भारतीय कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

दक्षिणी भारत के सन्दिर--दक्षिणी भारत के मध्ययुग के मन्दिर श्रधिक 
सुरक्षित दशा में है। वहाँ बुतशिकन (मूर्तिमंजक) मुसलिम आाक्रान्ताशों का भ्रधिक 
प्रकोप नहीं हुआ था । पललव वंश के राजाप्ी ने सुदूर दक्षिण में ग्रनेक विशाल मन्दिरों 
का निर्माण कराया था। राजा महेन्द्र वर्मा (६००-६२५ ई०) श्रौर उसके पुत्र नरसह- 
वर्मा (२२५-६५० ई०) ने काञची नगरी के सामने समुद्र तट पर विशाल चट्टानों 
को तरसवा कर जो मन्दिर बनवाये थे, वे “रथ' कहाते हैं। इन्हें संसार की भ्रदभुत 
वस्तुओं में मिना जा सकता है। इस प्रकार के रथ-मन्दिरों मे सप्त रथसमृह 'सात 
पेगोडा' के नाम से विश्व-विख्यात हैं। इन सप्त-रथों के नाम घर्मेराज रथ, भीम रथ 
श्रादि है। ये मन्दिर एक ही चट्टान को तरास कर बनाये गये है, और इनमे कहीं भी 
जोड नही है। इनमे जो मूर्तियाँ है, वे भी श्रत्यन्त विशाल है, श्रौर एक ही चट्टान को 
तरास कर बनायी गई है। रथ-मन्दिरो के समान ये मूर्तियाँ भी श्रत्यत्त ग्राश्चयंजनक 
है । गंगा को प्रथिवी पर झ्रवतरित करने वाले भगीरथ की मूति €८ फीट लम्बी शौर 
४३ फीट चौडी चट्टान को काट कर बनायी गई है। परिश्रम व साधना के कारण 
ककालमात्र प्रवशिष्ट भगी रथ गंगा को स्वर्ग से भूतल पर लाने के लिए तप कर रहे 
हैं, श्रौर संसार उनकी तपस्या से चमसक्ृत है। यह दृश्य वहुत ही भावपूर्ण तथा सजीव 
है | काअ्ची नगरी के समीप समुद्र तट पर स्थित मामल्लपुरम्‌ मे विद्यमान ये रथमंदिर 
ध्रौर मूर्तियाँ पल्‍लव राजाश्ों की शभ्रमर कीति है । 

सातवी सदी में पल्‍लव राजाओं ने मामल्लपुरम्‌ में जिस वास्तुकला का प्रारम्भ 
किया था, दक्षिणी भारत के अन्य शिल्पियों ने उसका अनुकरण किया । झआाठवी सदी 
में एल्लोरा के गुहामन्दिरों ने भ्रत्यन्त उज्ज्वल व समुन्तत रूप प्राप्त किया, जिसका 
शर्वेत्कृष्ट उदाहरण कैलाश का मन्दिर है । 


३६८ भारतीय संस्कृति का विकास 


पतलव राजाप्रों के समय में ही दक्षिणी भारत में ऐसे मन्दिरों का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ, जिन्हें चट्टानों को तरास कर न बना कर चिताई द्वारा बनवाया जाता 
था। ऐसे मन्दिरों में नर्रसहवर्मन्‌ द्वितीय (६६५-७२२ ६०) द्वारा बनवाया हुमा 
वह मन्दिर सर्वप्रथम है, जो मामल्लपुरम्‌ में ही समुद्र तट पर स्थित है। बाद में राजा 
राजसिह पल्‍लव ने श्रपती राजघानी काञची (काञ्जीवरम्‌) में कैलाशनाथ भ्ौर वैकुण्ठ 
पेरुमल के सुन्दर कलात्मक मन्दिरों का निर्माण कराया, जो द्रविड़ वास्तुकला के 
प्रारम्भिक रूप के उत्कृष्ट उदाहरण है । 

पल्‍लव बंद के शजाझों के बाद चोल राजाओो ने दसवी सदी में वास्तुकला के 
विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होने जो मन्दिर बनवाये, वे सब द्रविड़ वास्तुकला 
के चरम विकास को सूचित करते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ राजराज (६£८५-१०१२ ई०) 
द्वारा बनवाया हुआ शिव मन्दिर है, जो तंजोर में श्रव भी विद्यमान हैं। इसका विमान 
या शिखर १४ मंजिल का है, और ऊँचाई में १६९० फीट है। इसके ऊपर एक ही 
शिलाखण्ड का भीमकाय गुम्मद है। तंजोर का यह विशाल शिवमन्दिर नीचे से ऊपर 
तक मृतियों और अलंकरणों से विभूषित है। चोल राजाओ्रो के ये मन्दिर न केवल 
विशाल हैं, अपितु साथ ही झत्यन्त भव्य व कलात्मक भी है। उन्हें श्र॒लंकृत करने के 
लिए जिस सूक्ष्म तक्षण का उपयोग किया गया है, वह वस्तुत- अनुपम है । 

राजराज का उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल प्रथम (१० १२-१ ०४४) था, जिसने 
चोल साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। उसने दिग्विजय 
करते हुए गगा तट के प्रदेश को जीत कर श्रपने प्रधीत किया था । गंगैकोण्ड चोल- 
पुरम्‌ नाम से उसने एक नई राजधानी बनायी थी, जहाँ उसने भ्रपने पिता का भ्रनुकरण 
कर एक विज्ञाल मन्दिर का भी निर्माण कराया था । दुर्भाग्यवश यह मन्दिर इस समय 
सुरक्षित दशा मे नही है, पर भग्न व जीणे-शीणं रूप में भी यह भ्रपने महान्‌ निर्माता 
के वैभव को स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है । 

चोल साम्राज्य के ह्वास काल मे भी अनेक मन्दिरों का निर्माण हुग्ना, जिनमें 
ऐरावतेश्वर और त्रिभुवनेश्वर के मन्दिर उल्लेखनीय है । ये दोनों तंजोर जिले में हैं । 
चोल युग के परवर्ती भाग की कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपुरम्‌ की प्रधान 
रूप से निभित करना है। इन मन्दिरो के प्रवेश द्वार पर जो गोपुरम्‌ बनाये गये है, वे 
ऊंचाई मे मन्दिर के शिखर की अपेक्षा भी श्रधिक ऊँचे हैं। साथ ही, इस समय मंदिर 
के साथ ऐसे विशाल मण्डपो का भी निर्माण शुरू किया गया, जिनमे बहुत-से स्तम्भ 
होते हैं। मध्ययुग की समाप्ति (१२०० ई०) के बाद दक्षिण में मदुरा, श्रीरंगमु और 
रामेशव रमु श्रादि मे जो विशाल मन्दिर नि्ित हुए, उनमे द्रविड वास्तुकला की विशे- 
पताओो का पूर्ण विकास हुआ्लना, और झ्ति विशाल ग्रोपुरम्‌ श्रौर मण्डपों का निर्माण 
किया जाने लगा। मदुरा के एक मण्डप में ६८४ स्तम्भ हैं; जिन सब पर भ्ृत्यन्त 
भव्य तक्काशी वी गई है। इस प्रकार के मन्दिरों के निर्माण का सूत्रपात मध्ययुग में ही 
हो गया था । 

द्वारसमुद्र के होयसाल वंशी राजाओं ने भी वास्तुकला के विकास में अच्छा 
कतृ त्व प्रदशित किया था। माइयूर राज्य में इन राजाओं द्वारा बनवाये हुए प्रमेक 


पूर्व-मध्य युग की सभ्यता झौर संस्कृति ३६६ 


मन्दिर विद्यमान हैं, जो वर्गाकार न होकर तारक की भ्राकृति के हैं। इनकी कुसियाँ 
५-६ फीट ऊँची हैं, शौर इनके शिखर पिरामिड के समान होते हुए भी ऊँचाई में 
बहुत भ्धिक नही हैं। होयसाल राजाओं के मन्दिरो में सबसे प्रसिद्ध होयलेश्वर का 
मन्दिर है, जो द्वारसमुद्र या हालेविद में स्थित है। इस मन्दिर की कुर्सी या चबूतरा 
६ फीट ऊंचा है, जिसे बड़े-बडे शिलाफलकों द्वारा पाटा गया है । इन पर नीचे से 
ऊपर तक ग्यारह अ्लंक रण पट्टिकाएँ हैं, जो लम्बाई मे ७०० फीट हैं श्रौर सारे मन्दिर 
को घेरे हुए है। इनमें हाथियों, सिहों भौर श्रन्य पशुपक्षियों की प्रतिमाएँ उत्की्ण हैं । 
ये प्रतिमाएँ संख्या में कितनी झ्धिक है, यह इसी से जाना जा सकता है कि सबसे 
निचली भ्रलंकरण पट्टिका पर दो हजार हाथी बनाये गये हैं जो सब महावतों भौर 
भूलों के साथ हैं । इनमें से कोई भी दो हाथी एक दूसरे से नही मिलते हैं। शिल्पियों 
ने कितने धैयें श्रौर परिश्रम से इन्हे उत्कीर्ण किया होगा, इसकी कल्पना सहज में ही 
की जा सकती है । 

दक्षिण के चालुक्य राजाश्ों ने भी बहुत-से मन्दिरों का निर्माण कराय्रा था। 
इनकी शैली न पूर्णतया आय (नागर) है, श्रौर न द्रविड़ । ये उस शैली से नि्िय हैं, 
जिसे शिल्पज्ास्त्र के प्राचीन ग्रन्थो मे वेसर शैली कहां गया है और जो झ्ार्य तथा द्रविड़ 
दोनो शैलियों का मिश्रण है । 

मूतिकला--गुप्त युग मे भारत की मूतिकला झपने विकास की चरम सीमा 
को पहुँच गई थी। मध्ययुग मे इस कला में कोई विशेष उन्नति नही हुईं शर्नेः शने: 
मृतियों के निर्माण में सौन्दर्य और कलात्मकता कम होने लगी, और धामिक भावना 
प्रबलता प्राप्त करने लगी । मध्ययुग मे विविध देवी देवताओं की ऐसी प्रतिमाएँ बनायी 
जाने लगी, जिनमे देवताश्रों का सामर्थ्य प्रगट करने के लिए उनके बहुत-से हाथ आदि 
बनाये गए और उन में विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखे गये। यही कारण है 
कि इस युग की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से भ्रधिक उत्कृष्ट नही मानी जाती । पर फिर 
भी इस युग में श्रनेक ऐसी प्रतिमाएँ बनी, जो मूर्तिकला की उत्कृष्ट उदाहरण है। 
श्रवण बेलगोला (माइसूर) की पहाडी पर गोमतेश्वर की जो विशाल मूर्ति है, वह दसवीं 
सदी के झन्त मे निर्मित हुई थी । यह मूर्ति ५७ फीट ऊँची और २६ फीट चौडी है, 
झौर एक ही शिलाखण्ड को तरास कर बनायी गई है । जिस पत्थर से इसे तरासा गया 
है वह भ्रत्यन्त कठोर झौर काले रंग का है। मूर्ति के विविध श्रद्ध सुब्यवस्थित और 
सही श्रनुपात मे हैं। गोमतेशवर की इस मूर्ति की मुख मुद्रा शान्त व गम्भौर है। 
उस पर शान्ति और गम्भीरता के साथ-साथ श्राकर्षक मन्द मुसकान भी है। इसका 
निर्माण गंग वंश के एक राजा के मन्‍्त्री चामुण्डराय ने कराया था। श्रवण बेलगोला 
जैनो का एक श्सिद्ध तीर्थ है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों यात्री इस मूर्ति के दर्शन व पूजा के 
लिए जाते है। निर्माण की कठिनता झ्लौर कल्पना की विज्ञालता की इृष्टि से यह मूर्ति 
अ्रद्धितीय है । 

मध्ययुग की बहुत-सी मूत्तियाँ खजुराहो, राजस्थान, माइसूर, मंद्रास झादि 
राज्यों के मन्दिरों में विद्यमान हैं। इनके सम्बन्ध में कतिपय निर्देश इसी प्रकरण में 
ऊपर दिये भी जा चुके हैं। पर कतिपय मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ 


३७० भारतीय संस्कृति का विकास 


उपयोगी होगा । नटराज शिव की बहुत-सी धातु-प्रतिमाएँ दक्षिणी भारत में उपलब्ध 
हैं, जो कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट श्ौर भव्य हैं। ताण्डव नृत्य करते हुए शिव 
का जैसा सजीव श्रंकन इन मूर्तियों में किया गया है, वह वस्तुत: श्राइचर्यजनक है । 
राजस्थान की भमृत्तियों में शाहाबाद (कोटा) मे उपलब्ध शेषशायी विष्णु की मूति 
अद्भुत व मनोहर है । 

मध्य युग की बहुसंख्यक प्रतिमाएँ देवी देवताओं के साथ सम्बन्ध 'रखत्ती हैं । 
पर कत्तिपय प्रतिमाएँ ऐसी भी है, जिनका धर्म था उपासना के साथ सम्बन्ध नहीं है। 
भुवनेदवर से प्राप्त एक मूर्ति भे किसी नारी को पत्र लिखते हुए बचाया गया है। 
भुवनेश्वर में ही बच्चे को प्यार करती हुई एक नारी की मूर्ति भी मिली है । ये दोनों 
मूर्तियाँ ग्यारहवी सदी की हैं। खजुराहो के मन्दिर पर भी एक ऐसी स्त्री की प्रतिमा 
उत्कीर्ण हैं, जो पत्र लिख रही है । 

यह स्वीकार करना होगा कि मध्य युग में मूतिकला मे प्रगति न हो कर कुछ 
हास ही हुआ । इसका कारण सम्भवतः यह है, कि इस युग के शिल्पी मृतियों का 
निर्माण करते हुए श्रपनी प्रतिभा और कल्पना की भ्रपेक्षा ज्ञास्त्र-वचनों को श्रधिक 
महत्त्व देते थे। शास्त्रो के प्रनुसार देवताग्रों के शरीर मानव-शरीर से भिन्‍न प्रकार के 
होते है । उनके कान मानव कानो से बढ़े होते है, श्ाँखें कानो के समीप तक फनी हुई 
होती है, और हाथ घुटनों से नीचे तक पहुँचते है । मध्ययुग के मूर्तिकारों ने देवी- 
देवताओं की मूतियों का निर्माण करते हुए इन्ही धारणाओ को दृष्टि मे रखा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि इस काल की मूर्तियों मे वह झ्राकर्षण व सौन्दर्य नही पाया जाता 
जो कि गुप्त युग की मूलियों मे है । 

चित्रकला---भारत की प्राचीन चित्रकला का सर्वोत्क्रृष्ट रूप श्रजन्ता के गुहा- 
मन्दिरों की भित्तियों पर दिखायी देता है । मध्य युग मे भित्ति-चित्रों की परम्परा में 
भी ह्वास ही हुआ । जिस प्रकार के दिव्य व मनोरम चित्र प्रजन्ता की भित्तियों पर 
चित्रित है, वैसे अन्यत्र कही नहीं है। एलोरा के कैलाश मन्दिर ब भ्रन्य मन्दिरों की 
भित्तियों पर जो चित्र है, वे नवी सदी या उससे पूर्व के काल में ही चित्रित किये गये 
थे। इनका चित्रण अझ्जन्ता की परम्परा के प्रनुसार ही हुआ है । 

सुद्दूर दक्षिण के मन्दिरों की भित्तियों को भी अवश्य ही नानाविध चित्रों से 
विभूषित किया गया था। श्रनेक मन्दिरों मे इनके चिन्ह श्रब तक भी उपलब्ध हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद मे जब इन मन्दिरों की मुरम्मत की गई, तो पुराने चित्रो 
को मिटा कर उनके स्थान पर नये चित्र बनाये गये । इसी कारण इन मन्दिरों की 
भित्तियो पर चित्रो की अनेक सतहे विद्यमान है । 

मध्ययुग के अनेक ऐसे ग्रंथ इस समय उपलब्ध है, जो ताम्रपत्रों, तालपत्नों भौर 
कागज पर उत्कीर्ण व लिखित हैं। इन्हे भी प्रतेकविध चित्रो से विभूषित किया गया 
है जिनसे इस काल की चित्र कला का कुछ परिचय प्राप्त हो जाता है । पर ऐसी पुस्तकें 
न केवल संख्या में बहुत कम है, अपितु मध्ययुग के अन्तिम भाग की हैं । 


बीसवाँ अध्याय 
दक्षिणी भारत की संस्कृति 
(१) दक्षिणी भारत की प्राचोन संस्कृति 


यद्यपि दक्षिणी भारत का राजनीतिक इतिहास उत्तरी भारत से पृथक्‌ रहा है, 
पर सांस्कृतिक इतिहास के सम्बन्ध मे यह बात नही कही जा सकती । जहाँ तक भार- 
तीय संस्कृति के विकास का प्रइन है, दक्षिणी भारत ने उसमे पूरा-पूरा सहयोग दिया 
है | दक्षिणी भारत के बहुसंख्यक निवासी द्रविड जाति के है । ऐतिहासिको का मत है, 
कि द्रविड लोग भारत के पुराने निवासी है, और आर्यों के प्राने से पूर्व वे इस देश में 
अपनी सभ्यता के विकास में तत्पर थे। वर्तमान समय मे मुख्य द्रविड भाषाएँ तेलगर, 
तमिल, कनन्‍्नड और मलयालम है । इन भाषाश्रो को बोलने वाले लोग ही द्रव्रिड जाति 
के माने जाते है। उत्तरी भारत का इतिहास प्रार्य जाति का है, और दक्षिण का 
इनिहास प्रधानतया द्रविण जाति का है। द्रविड लोगो मे तमिल लोग सर्व-प्रधान है, 
श्रौर उन्होने ही प्राचीन समय मे द्रविड सस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया था । 

कुरल--द्र विड सस्कृति बहुत प्राचीन है, पर उसका जो साहित्य इस समय में 
उपलब्ध होता है, वह मौ्य-युय से अधिक पुराना नही है। तमिल-साहित्य का सबसे 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुरल' है, जिसका लेखक तिरुवललुबर था। उसका काल दूसरी सदी ई० 
पू० में माना जाता है। कुरल एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमे १२३ परिच्छेद है । धर्म, 
भ्र्थ, काम और मोक्ष सभी विषयो पर इस ग्रन्थ में विभद रूप से विचार किया गया 
है । राजनीति-सम्बन्धी विषयों का भी इसमे समावेश है। कुरल के झनुझीलन से उस 
उच्च सभ्यता का सुचारु रूप से परिचय मिलता है, जिसका प्राचीन तमिल लोगों ने 
विकास किया था। तप्रिल साहित्य मे कुरल का दतना मान है, कि उसके रचयिता 
तिझ्वल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है । अ्रनेक भारतीय पश्रौर विदेशी भाषाओं 
मे इस ग्रन्थ का धनुवाद भी हो चुका है। 

संगस--त मिल साहित्य का विकास उन शिक्षा-केन्द्रों मे हुआ था, जो 'संगम' 
नाम से प्रसिद्ध हैं । तमिल भअनुभ्ुति के प्रनुसार प्राचीन समय में तीन संगम हुए थे । 
ग्रीस के इतिहास भे जो महत्त्व एथन्स को एकेडमी का है, वही तमिल इतिहास में इन 
संगमो को प्राप्त है। पहले दो संगमो का इतिहास प्राय: अ्रप्राप्य है, झौर उनमे जिस 
ज्ञान व साहित्य का विकास हुआ था, वह भी श्रव उपलब्ध नहीं है। पर तीसरे संगम 
के सम्बन्ध से हमे बहुत कुछ परिचय प्राप्त है। यह संगम मदुरा में स्थित था, झ्लौर 
ऐतिहासिकों के श्रनुसार इसका काल ५०० ईस्वी पूर्व से ५०० ईस्वी तक था । इसके 
सदस्यों की संख्या ४६ थी, भ्रौर इतने ही राजाओ्ो (पाड्य देश के राजाओं) का संरक्षण 
भी इसे प्राप्त हुआ था । संगम के सम्मुख विविध विद्वान, कवि ओर साहित्यिक श्रपनी 


रे७र भारतीय संस्कृति का विकास 


रचनाझो की प्रस्तुत किया करते थे, और संगम द्वारा स्वीकृत होने पर ही उनकी 
साहित्य में स्थान प्राप्त होता था। अनुश्रुति के प्रनुसार ४४६ कवियों ते श्रपनी रचनाएँ 
इस संग्रम के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की थी | तिरुवल्लुवर द्वारा रचित जिस 'कुरल' 
का हमने भ्रभी उल्लेख क्रिया है, वह भी संगम के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था, भौर चहाँ 
उसे सम्मानपूर्वक स्वीकृत किया गया था। कुरल के श्रतिरिक्त संग्रम द्वारा स्वीकृत भ्रन्य 
भी झनेक तमिल ग्रंथ इस समय उपलब्ध है । इनमे तीन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, पत्यु- 
पाततु, एत्त्थोकई भर पडिनेन्किल्कनककु । इन ग्रन्थों मे भ्रनेक कवियों के विविध काव्यों 
का संप्रह है, भ्लौर साहित्यिक हृष्टि से इन सभी को उच्चकोटि का माना जाता है | 
संगम द्वारा स्वीकृत साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन तमिल साहित्य में प्रत्य भ्रनेक 
काव्य और ग्रथ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व को तमिल साहित्य का 
सुवर्णीय-पुग माना जाता है । इस काल मे भ्रनेक महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें पाँच 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके नाम निम्नलिखित है--शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई, जीवक- 
वचिन्तामणि, वलयपति ओर कुण्डलकेशी । इस समय इनमे से पहले तीन ही प्राप्तव्य हैं, 
और इन्हें साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का माना जाता है । 
समाज संगठन-- तमिल लोगो की प्राचीन सम्यता भौर सस्कृति के सम्बन्ध में 
इस प्राचीन तमिल साहित्य से बहुत-सी उपयोगी बातें जानी जा सकती है। इसका 
निर्माण उस काल मे हुश्रा था, जब कि उत्तरी भारत के श्रार्यों के साथ द्वविडों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। पर फिर भी इसके प्रनुशीलन से प्राचीन शुद्ध 
तमिल संस्कृति के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है | प्राचीन तमिल 
लोग मुख्यतया कृषिजीबी थे, श्र खेती द्वारा ही प्रपना निर्वाह किया करते थे | इस 
कारण तमिल जनता का बडा भाग कृषकों का ही था। कृषक श्रेणी के तीचे श्रम- 
जीवियो की एक श्रन्य श्रेणी थी, जिसे 'कुडीस” कहते थे । कुडीस श्रेणी चार वर्गों में 
विभक्त थी, पागान, तुडियन, परयन और कदम्बन । इस श्रेणी के लोग कृषकों की जमीन 
पर मजदूरी करके ही अपना निर्वाह किया करते थे | सम्भवत', इन्ही से श्रागे चलकर 
तमिल जनता के उस वर्ग का विकास हुआ्ना, जिसे श्रछत समझा जाता रहा है । कृषको 
श्लौर श्रमजीबियो के अ्रतिरिक्त उत्त समय तमिल देश में बढ़ई, लुहार, जुलाहे भ्रादि 
शिल्पियो की भी सत्ता थी, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत हीन नही मानी जाती थी । 
बाद में उत्तरी भारत के प्रार्य ब्राह्मणो ने दक्षिण में प्रवेश किया, और उनके 
कारण तमिल देश के समाज-संगठन में परिवत्तेन आना प्रारम्भ हुप्रा । प्रार्यों के प्रवेश 
से पूर्व द्रविड लोगो में वर्ण-व्यवस्था व जातिभेद का अ्रमाव था, और वहाँ चातुबेष्य॑ 
की सत्ता नहीं थी। उत्तरी भारत से जो प्राय ब्राह्मण दक्षिण में गये, वे विद्या, ज्ञान 
श्रौर तप की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट थे । वे एक उच्च संस्कृति का सन्देश लेकर दक्षिण 
में झ्राये थे । इसलिए वहाँ के समाज मे उन्होने प्रतिष्ठित व उच्च पद प्राप्त कर लिया, 
झौर वहाँ का समाज “ब्राह्मण” श्ौर “ब्राह्मणेतर' विभागों मे विभक्त हो गया। पर 
भायों के चातुवृण्य का विकास दक्षिण मे कभी भी उस प्रकार से नहीं हुआ, जैसा कि 
उत्तरी भारत में था । इसी कारण तमिल प्रदेश मे क्षत्रिय और वैश्य वर्गों का श्रभाव 
है, भौर वहाँ का समाज ब्राह्मण भौर शूद्र वर्गों में ही विभकक्‍त है। 


दक्षिणी भारत की संस्कृति ३७३ 


धर्म---झायों के सम्पर्क के कारण तमिल तथा भ्रन्य द्रविड़ लोगों ने वैदिक धर्म 
को भी झ्पना लिया था। इसीलिए उनके प्राचीन साहित्य द्वारा किसी ऐसे घर्म का 
परिचय नहीं मिलता, जिसका कि ये लोग प्रार्यों के सम्पर्क से पूर्व प्रनुसरण करते हों + 
तमिल-साहित्य की रचना उन्हीं लोगों द्वारा हुई थी, जो कि उत्तरी भारत के वैदिक, 
बौद्ध, जैन भादि धर्मों को श्रपना चुके थे । पर ऐतिहासिकों का मत्‌ है कि द्रविड लोग 
शुरू में अतेक देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे, और भपने मृतकों की समाधियों 
का भी निर्माण करते थे । ऐतिहासिकों के अनुसार भ्ार्य लोगो ने द्रविड़ों के श्रनेक देवी- 
देवताश्रों की पूजा को भी अपने धर्म मे सम्मिलित कर लिया। शिव की पूजा हिन्दू 
धर्म मे विशेष महत्व रखती है। प्ननेक विद्वानों के मत मे श्रार्यों ने शिव की पूजा 
द्रबिडों से ही ग्रहण की थी । प्राचीन द्रविडों में शिव की पूजा प्रचलित थी, और जब 
झाये लोग उनके सम्पर्क में झ्राये, तो उन्होंने भी शिव को प्ृपता लिया । इसी प्रकार 
कातिकेय और गणेश की पूजा का प्रवेश भी झआार्यों मे द्रविड़ो द्वारा ही हुआ । पर ये सब 
विषय विवादग्रस्त है | द्रविडो के मूल धर्म का क्या स्वरूप था, यह अभी निश्चित रूप 
से नही कहा जा सकता । 


(२) आये संस्कृति का दक्षिणी भारत में प्रवेश 


महषि ध्गस्त्य--दक्षिणी भारत में झ्ायं-संस्क्ृति का प्रवेश मह॒थि भ्रगस्त्य द्वारा 
हुआ था । पौराणिक और तमिल साहित्य में इस ऋषि के सम्बन्ध में श्रनेक कथाएँ पायी 
जाती है। भगस्त्य-सम्बन्धी तमिल झनुश्रुति यह है कि प्राचीन समय में कैलाश पव॑त 
पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ । इस प्रवसर पर सब लोकों के लोग उपस्थित 
हुए । दक्षिणी भारत के लोग भी शिव और पार्वती के विवाह को देखने के लिये गए । 
बहुत-से लोगों के एक स्थान पर एकत्र हो जाने का परिणाम यह हुआ, कि पृथ्वी का 
सन्तुलन नष्ट होने लगा । इस पर लोगों ने शिव से प्रार्थना की कि किसी ऐसे तेजस्वी 
व्यक्ति को दक्षिणी भारत में भेजने की कृपा करें, जिसके तेज से श्राकृष्ट होकर लोग 
दक्षिण मे भी झाबाद हो । लोगों की प्रार्थना सुनकर शिव ने ऋषि प्नगस्त्य को ग्रादेश 
दिया कि वह दक्षिण में जाएँ। शिव के ग्रादेश के भनुसार श्रगस्त्य प्रपनी पत्नी लोपा- 
मुद्रा के साथ दक्षिणी भारत में गया, और वहाँ ताम्रपर्णी नदी (टिनवेली जिले में) के 
उद्गम स्थान पाडिकई पर्वत को अपने निवास के लिए चुना । तमिल भाषा सीखकर 
झगस्त्य ने उसका एक व्याकरण भी तैयार किया। इसे तमिल भाषा का प्रथम व्या- 
करण माना जाता है, यद्यपि वतंमान समय में यह उपलब्ध नही है । कहते है, कि इस 
व्याकरण से १२,००० सूत्र थे । 

ऋषि झगस्त्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाएं संस्कृत-साहित्य में भी विद्य- 
मान हैं। इन कथाओं के प्रनुस्तार अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर उसे सुखा दिया 
था | सम्भवतः, यह कथा इस तथ्य को सूचित करती है कि विशाल नदियाँ झौर समुद्र 
प्रगस्त्य के मार्ग में बाधक नहीं हो सके थे, भौर वह इनको पार करता हुझा सुदूर 
दक्षिण में इस प्रकार सुविधापूर्बक जा पहुंचने मे समर्थ हुआ था, मानो उसके मार्ग कीः 
सदियों और समुद्र का जल सूख गया हो । इसमें सन्देह नहीं, कि पुरानी अनुश्रुति के 


३७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


अनुसार दक्षिणी भारत मे प्रार्यों का विस्तार करने वाला प्रथम साहसी व्यक्ति ऋषि 
अगस्त्य ही था, और उसी के पदचिन्हों का प्नुसरण कर बाद मे श्रन्य बहुत-से पाये 
लोग दक्षिण मे झपने उपविवेश बसाने में समर्थ हुए थे । दक्षिणी भारत के लोग भ्रब 
तक भी श्रगस्त्य को बहुत आदर की इष्टि से देखते है, भ्ौर भ्रपने साहित्य, काव्य श्रौर 
व्याकरण का प्रारम्भ उसी से मानते है। प्रगस्त्य का समय क्‍या था, 'हस विषय में 
कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | पर वैदिक युग के पिछले क्राल में 
उसका समय मानना श्रनुचित न होगा, क्योकि उसकी गणना भी भारतीय श्रार्यों के 
प्रतिष्ठित और प्राचीन ऋषियो मे की जाती है । 

रामचन्द्र और दक्षिणी भारत--ऋषि श्रगस्त्य द्वारा दक्षिणी भारत मे श्रार्यों के 
प्रवेश की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, बाद के ऋषियों और मुनियों ने उसे जारी रखा। 
विध्याचल पव॑त माला के दक्षिणी प्रदेश प्राचीन समय मे प्रनेक महाकान्तारो से परिपूर्ण 
थे, जिनमे दण्डकारण्य मुख्य था। झाय ऋषि इनमें अपने आश्रम बनाने में तत्पर थे, 
श्रौर वहाँ के मूल निवासियों से अपनी रक्षा करने की समस्या मदा उनके सम्मुख रहा 
करती थी। श्रयोध्या के राजा दशरथ से ऋषि विश्वामित्र ने प्रनुरोध किया था, कि 
अपने कुमार राम और लक्ष्मण को राक्षसों से ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करने के लिए 
भेज दे । विश्वामित्र की प्रार्थना को स्वीकार कर राम और लक्ष्मण इसके लिए गये 
भी थे। बाद में कैकेयी के पड्यत्र द्वारा जब राम को वनवास मिला, तो वे सीता श्रौर 
लक्ष्मण के साथ दक्षिणी भारत में गये, ग्रौर लंका के रावण को परास्त कर उन्होंने 
सुदूर दक्षिण मे श्रार्यों के प्र भाव व प्रभुत्व को स्थापित किया । रामायण की कथा दक्षिण 
में श्रार्यों के विस्तार को ही सूचित करती है । 

दक्षिण में श्रायं संस्कृति का विस्तार--अगस्त्य सबंश विविध ऋषि-मुनियों प्रौर 
राम जसे राजाओं के प्रयत्न से दक्षिणी भारत में झारयों का निरन्तर प्रवेश होता गया 
श्रौर चौथी सदी ईस्वी पूर्व तक यह दक्शा झा चुकी थी, कि दक्षिण के द्रविड़ लोग प्रार्यों 
के प्रभाव में भली-भाँति श्रा गये थे । इसीलिए रामायण मे पांडय देश की राजधानी 
मदुरा का वर्णन मिलता है, श्रौर संस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन (चौथी सदी 
ई० पू०) ने चोल और पाण्ड्य राजाञ्रो का उल्लेख किया है। अज्ञोक (तीसरी सदी 

० पू०) ने सुदूर रक्षिण के चोल, पाण्ड्य, केरल झौर सातियपुत्र राज्यों मे ध्मेंविजय 

की नीति का प्रयोग किया था । इसी काल में आचाये उपगुप्त ने झ्नेक बौद्ध भि्षश्रों 
को इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था । बौद़ों से पूर्व जैनमुनि भी 
दक्षिण में श्रपने धर्म का प्रचार करने के लिए तत्पर हो चुके थे । 

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखता चाहिए कि जैनो और बौड़ों से बहुत 
पहले ही श्रार्य ब्राह्मण दक्षिणी भारत को अपने सास्क्ृतिक प्रभाव में ला चुके थे, यद्यपि 
इनका कोई ऐसा वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है, जिसे ऐतिहासिक स्पष्ट से प्रामाणिक कहा 
जा सके । मदुरा के संगम द्वारा स्वीकृत पुस्तकों पर सस्कृत भाषा और श्रार्यों के 
विचारो का प्रभाव इस नात का स्पष्ट प्रमाण है, कि बौद्धों भौर जैनों से बहुत पूर्व 
द्रविड़ प्रदेश आयं-सम्यता और संस्क्ति के प्रभाव में प्राने प्रारम्भ हो चुके थे । 

दक्षिणी भारत मे श्रार्यों की संस्कृति का जो प्रवेश हुआ, वह पूर्णतया शातिमय 


दक्षिणी भारत की संस्कृति ३७५ 


था । यह कारें प्रधानतया ऋषि-मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। उत्तरी 
भारत के किसी प्राय राजा ने प्राचीन काल में ग्रपनी सेना लेकर दक्षिण के द्वविड 
राज्यों को जीता हो, भ्रौर विजय द्वारा प्रपने प्रमुत्त की स्थापना की हो, इसका कोई 
वृत्तान्त हमे ज्ञात नहीं है। इसके विपरीत इस बात के भ्रनेक प्रमाण विद्यमान हैं, कि 
बहुत-से श्राय॑ ब्राह्मण दक्षिण मे दूर-दूर तक गए, भर उन्होने इन प्रदेशों में अपने धर्म 
और संस्कृति का प्रचार किया। अभ्रशोक के समय के बौद्ध-भिक्षुप्रो के समान उससे पहले 
के श्रायें ऋषि-मुनि भी शातिमय उपायों से ही वहाँ श्रपने सांस्कृतिक प्रभाव को 
स्थापित करने मे तत्पर रहे थे | अपने ज्ञान भर चरित्र की उत्कृष्टता के कारण ही 
इन श्रार्यों ने दक्षिणी भारत के समाज मे प्रतिष्ठित व उच्च स्थान प्राप्त कर लिया 
था। पर बौद्ध-काल तक श्रार्यों के कोई राज्य दक्षिणी भारत में स्थापित नही हो पाये 
थे । इसीलिए बौद्धकाल के सोलह महाजनपदो में श्रवन्ति (मालवा) से दक्षिण का कोई 
जनपद श्रन्तर्गत नही है । 


(३) आर्यों का दक्षिणी भारत की संस्कृति पर प्रभाव 


राजनी तिक प्रभाव--यद्यपि बौद्ध काल तक विन्ध्याचल के दक्षिण में श्रार्यों का 
कोई राज्य स्थापित नहीं हुआ्रा था, पर चौथी सदी ईस्वी पूर्व से दक्षिण के प्रदेश भी 
आार्यो के राजनीतिक प्रभाव में भ्राने शुरू हो गये थे । मौर्य साज्नाज्य के सस्थापक 
चन्द्रगुप्त का शासन दक्षिणी भारत में विस्तृत नहीं था। पर उसके उत्तराधिकारी 
बिन्दुसार ने दक्षिण के सोलह राज्यो को जीतकर अपने श्रधीन किया था। सुदूर दक्षिण 
में चोल, पाण्ड्य, केरल श्र सातियपुत्र के चार राज्य ही ऐसे बचे थे, जो मौयें 
साम्राज्य के भ्रन्तर्गत नहीं हुए थे श्रशोक ने भी इन्हे जीतकर श्पने भ्रधीन नही किया, 
भौर इनकी धर्म-विजय से ही सतोष कर लिया । यद्यपि दक्षिणी भारत पर मौर्यो का 
शासन देर तक कार्यम नहीं रह सका, पर इसमे सन्देह नहीं कि एक बार श्रार्यों की 
अधीनता मे श्रा जाने के कारण इन प्रदेशों पर आरयों का राजनीतिक प्रभाव श्रवध्य 
स्थापित हो गया । मौर्यों को शक्ति के क्षीण होने पर जो अनेक नवीन राज्य दक्षिण में 
कायम हुए, उनमें से भ्रन्यतम राज्य सिमुक (२१० ई० पू०) द्वारा स्थापित आान्ध्र- 
सातवाहन बंद का था। सातवाहनो के शिलालेख ब्राह्मीलिपि में उत्कीर्ण है, और 
उनकी भाषा भी सरकृत और प्राकृत है। उसका राज्य विन्ध्याचल के दक्षिण और 
उत्तर दोनों श्रोर विस्तत था । 
सातवाहन बंश की शक्ति के क्षीण होने पर दक्षिणापथ (दक्खन) मे जो अनेक 
तये राज्य स्थापित हुए, वे भी प्रार्यों की संस्कृति से प्रभावित थे । इन राज्यों से प्रन्य- 
तम इक्ष्वाकुबंध का भी था, जिसका शासन कृष्णा श्रौर गोदाबरी नदी के मुहानों के 
क्षेत्र मे स्थित था। झ्रान्ध्र देश के इस इक्ष्वाकुबश का प्रयोध्या के प्राचीन इक््वाकुबंश 
के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पर इसमें 
सन्देह नहीं, कि यह इक्ष्वाकुबंश (तीसरी सदी ई०) और इसके समकालीन दक्षिणापथ 
के प्ल्य राजवंद श्रार्यों की संस्कृति से प्रवद्य प्रभावित थे । 


३७६ भारतीय संस्कृति का विकास 


चालुक्यों भर राष्ट्कूटों द्वारा बाद में (छठी सदी से शुरू कर) जो झनेक राज्य 
दक्षिणापथ में कायम हुए, उन पर तो श्रार्यों का प्रभाव भ्ौर भी श्रधिक स्पष्ट है । इन 
बंशों के राजाशों के शिलालेख संस्कृत में हैं, भौर घ॒र्मं तथा संस्कृति की इष्टि से उनमें 
झौर उत्तरी भारत के राजाओं में भेद कर सकना सुगम नही है । 

राजनीतिक दृष्टि से प्रार्यों का प्रभाव केवल दक्षिणापथ के राज्यों तक ही 
सीमित नहीं था । सुदूर दक्षिण के राज्य भी श्राययं संस्कृति से प्रभावित हुए थे। कांची 
(काजीवरम्‌) के पल्‍लव राज्य पर श्रार्यों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। पल्‍लव वश द्वारा 
घासित प्रदेश पहले श्रान्ध्र-सातवाहन साम्राज्य के श्रन्तर्गत थे । सातवाहनों की शक्ति 
के क्षीण पड़ने पर काची में पल्‍लव वंश के राज्य का प्रारम्भ हुआ । पल्‍लव वंश के 
राजा आयें संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित थे। इस वंश के संस्थापक्क बप्पदेव ने अग्निष्टोम, 
बाजपेय और प्रश्वमेघ यज्ञों का श्रनुष्ठान कर अ्रपनी शक्ति का उत्कर्ष किया था, और 
तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदियों द्वारा सिड्न्चत प्रदेश में भ्रपने स्वतन्त्र शासन को स्थापित 
कर काची फो अभ्रपनी राजधानी बनाया था। पल्लवों के शासनकाल में काची नगरी 
झ्ाय॑ सम्यता का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। वहाँ बहुत-से ब्राह्मण परिवारों का निवास था जो 
संस्कृत के भ्रष्ययन-अ्रध्यापन में तत्पर रहते थे । पल्‍्लबबंश के राजाशों के शिलालेख 
भी संस्कृत भाषा में ही उत्कीर्ण कराये गये थे । पल्‍लव बंश का शासन कई सदियों तक 
कायम रहा, शौर इस काल मे काची झायं-संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया । 
कांची संस्कृत भाषा के श्रष्ययन के लिए प्रसिद्ध था, भौर वहाँ के विद्वविद्यालय की 
दक्षिणी भारत में वही स्थिति थी, जो उत्तरी भारत में नालन्दा की थी । 

भाषा पर प्रभाव---भारयों ने दक्षिणी भारत की द्रविड़ भाषाओ्रों को भी प्रभा- 
बित किया । इसी कारण इन भाषाझरों मे संस्कृत के शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये 
जाते हैं। तेलगू, कन्नड भौर मलयालम्‌ का साहित्य संस्कृत शब्दों से परिपूर्ण है, भौर 
तमिल मे भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है । तेलगू, कन्‍्नड़ भौर मलयालम की 
वर्णमाला भी वही है, जी संस्कृत (देवनागरी) की है, यद्यपि इनकी लिपि सस्कृत की 
देवनागरी लिपि से भिन्न है । तमिल की वर्णमाला संस्कृत के समान नही है, पर उसमें 
भी संस्कृत के भ्नुसरण में ध्वन्यात्मक श्रक्षरों का प्रयोग किया जाता है । 

धर्म पर प्रभाव--घर्मं के क्षेत्र में तो झ्रायों ने दक्षिणी भारत के द्रविड़ लोगों 
को बहुत ही भ्रधिक प्रभावित किया है। वर्तमान समय मे द्रविड़ों का धर्म श्रार्यों के 
धर्म से किसी भी प्रकार भिन्‍न नहीं है। प्राचीन काल का भी जो साहित्य द्रविड़ 
भाषाओं में मिलता है, वह उनके किसी पृथक धर्म को सूचित नही करता । इसका 
झभिप्राय यही है, कि बहुत समय पूर्व जब द्रविड भाषाओं के साहित्य का विकास 
प्रारम्भ हुआ था, द्रविड़ लोग प्रायों के घामिक प्रभाव में श्रा चुके थे। उन्होंने भ्रायों 
के वैदिक धर्म को प्रपता लिया था, श्रौर उनके अपने धर्म की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं 
रह गयी थी | उत्तरी भारत के झ्ार्यों के समान दक्षिण के द्रविड़ लोग भी यज्ञों का 
पनुष्ठान करने लग गये थे, झ्ौर वेदों के प्रामाण्य में विद्वास रखते थे । जब उत्तरी 
भारत में बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ, तो दक्षिण में भी उनका प्रचार हुप्रा 
झौर बहुत-से द्रविड़ लोग इन धर्मों के भ्रनुयायी हो मये । बौद्ध धर्म के 'ह्वास के कारण 


दक्षिणी भारत की संस्कृति ३७७ 


जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुप्ला, तो दक्षिण के लोगों ने अ्रनेक अरंक्षों में उसका नेतृत्व 
भी किया। वैदिक हिन्दू धर्म में मक्ति-प्रान्दोलन के प्रवर्तक मुख्यतया दक्षिण के लोग 
ही थे। इस विषय पर हम इसी श्रध्याय में गश्रागे चलकर प्रकाश डालेंगे । 


(४) दक्षिणी भारत हारा भारतीय संस्कृति का विकास 


श्रायं संस्कृति को भ्रपना कर दक्षिणी भारत के निवासियों ने उसके विकास के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया । भारत के सभी प्रमुख धर्मों के विकास में दक्षिणी 
भारत के विद्वानों और धर्माचार्यों का प्रमुख कतृ त्व रहा है। इसी प्रकार मूर्ति-निर्माण 
कला, वास्तु कला, संस्कृति, चित्रकला भ्रादि के विकास में भी दक्षिणी भारत ने महत्व 
का कार्य किया। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास की मुख्य घारा से पृथक्‌ 
रहते हुए भी दक्षिणी लोग भारतीय संस्कृति के विकास में उत्तरी भारत के लोगों से 
पृथक नहीं रहे । धर्म श्रादि के विविध क्षेत्रों में जो कार्य उन्होंने किया, उस पर प्रकाश 
डालना भ्रावश्यक है। 

पेव-घमं---तमिल साहित्य के अनुशीलन से सूचित होता है, कि सुदूर दक्षिण 
में बहुत प्राचीन काल से शैव घर्म का प्रचार रहा है। मदुरा के संगम द्वारा स्वीकृत 
प्राचीन तमिल साहित्य में शिव को सबसे बड़ा देवता माना गया है। जिस शिव के 
तीन नेत्र होते हैं, और जो भपने जटा-जूट में चन्द्रमा को धारण करता है, जिसका 
कंठ नील होता है, परशु जिसके हाथो में रहता है, उम्रा जिसकी सहचरी है, और जिस 
शिव ने भ्रगस्त्य ऋषि को दक्षिण भेजा था, प्राचीन तमिल लोग प्रधानतया उसी के 
उपासक थे । केवल साहित्य द्वारा ही तमिल देश में शैव धर्म के प्रचार की सत्ता प्रमा- 
णित नही होती, भ्पितु पुरातत्व विषयक अवशेष भी इसके प्रमाण हैं । मद्रास प्रान्त भें 
शुडिमिल्लम्‌ नामक ग्राम मे एक शिवलिंग विद्यमान है, जिसे दूसरी सदी ई० पु० का 
माना जाता है । यह लिग पचि फीट ऊँचा है, और इसके एक पाइवे में दो मुजाशों 
वाली शिव की प्रतिमा भी बनायी गई है । इसी प्रकार की श्रनेक भ्न्य प्राचीन शिव- 
प्रतिमाएँ भी दक्षिणी भारत में उपलब्ध हुई हैं । 

पल्‍लव (छटी सदी ई० ५०) और चोल राजाझों (दसची सदी ई० ५०) के 
शासन काल में दक्षिणी भारत में शव घर्मं का विशेष रूप से विकास हुआ । पललव 
राजा महेन्द्रव्मनु (६००-६३० ई० प०) पहले जैन धर्म का अनुयायी था। भरनुश्नुत्ति 
के ध्रनुसार उसने जैन होते हुए भ्रन्य धर्मों के प्रनुयायियों पर अत्याचार भी किये थे । 
पर प्रप्पर नामक छाव श्राचार्य के सम्पर्क मे आकर महेन्द्रवर्मन्‌ ने शव धर्म को स्वीकार 
कर लिया, श्लौर उसकी संरक्षा में कांची नगरी शव घर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बद गई + 
उसने पश्रपने राज्य में बहुत-से शैव मन्दिरों का निर्माण कराया, और उसके उत्तराधि- 
कारियों ने भी शैव धर्म के उत्कर्ष में बहुत सहायता दी । बाद के प्रायः सभी पल्‍लव 
राजा शैव धर्म के ही अनुयायी थे । 

छठी सदी में दक्षिणी भारत में शव धर्म का जो विशेष रूप से प्रचार प्रारम्भ हुआ, 
उसका मुख्य श्रेय उन शैव सन्‍्तों को है, जिन्हें 'नायन्भार' कहते हैं । ये नायन्मार पण्डित 
या विद्वानु न होकर भक्त व सन्त थे, जो भ्रपने सुललित मीतों द्वारा सर्वताधारण जनता 


३७८ भारतीय संस्कृति का विकास 


में शिव की भक्ति का प्रचार किया करते थे । जनता इनके गीतो को सुनकर भक्ति-रस 
में डूब जाती थी, भौर शिव की पूजा के लिए तत्पर होती थी । तमिल देश के इन शव 
नायल्मारों में अप्पर (६४०-६८१ ई०) सम्बन्दर (६४४-६६ ०), मणिवकवाचकर 
(६६०-६६२) भौर सुन्दरर (७१० ई०) सबसे प्रसिद्ध हैं। इन तथा भअन्य नायन्मार 
सनन्‍्तो के गीतों का बाद में संग्रह किया गया, जो न केवल शैव-साहित्य में बहुत ऊँचा 
स्थान रखते हैं, भ्रपितु तमिल भाषा के साहित्य मे भी जिनका बहुत गौरव पूर्ण स्थान 
है | दक्षिण भारत के शैव इनका वेदों के समान ही श्रादर करते हैं । 

जैन धर्म---जैन धर्म का प्रादुर्भाव उत्तरी बिहार में हुआ था, पर धीरे-धीरे 
बहू कलिंग, दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण मे भी फैल गया । माइसूर के गगवशी' राजा 
जैन धर्म के प्नुयायी थे, भर उनके शिलालेखों मे जैन मन्दिरों श्रौर मुनियों को दिये 
गए दानो का उल्लेख है। बनवासी (उत्तरी माइसूर) से कदम्ब वंशी राजा भी जैन थे । 
चालुक्यो के राज्य में भी जैन धर्म का ग्रच्छा प्रचार था, और इसीलिए अनेक चालुक्य 
राजाप्रों ने जेन मन्दिरों को उदारतापूर्वक दान दिये थे । जैन साहित्य के श्रनेक महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ कन्नड़ भाषा में लिखे गये थे। इस समय भी कन्नड भाषा में जैत-साहित्य 
बहुत बड़े परिमाण में उपलब्ध है । इसका कारण यही है कि गंग, कदम्ब श्रौर चालुक्य 
वंशों के शासन काल में दक्षिणाप्रथ श्रौर माइसूर मे जैन धर्म का बहुत प्रचार रहा, 
और इन प्रदेशों के निवासियों ने जैन धर्म के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

सुदूर दक्षिण में काँची नगरी भी जैन-धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी | पत्लव बंद 
के प्रनेक प्रारम्भिक राजा जेन धर्म के अनुयायी थे। काँची के सिहवर्मन्‌ नामक पलल्‍लव 
राजा के शासनकाल में सर्वेतन्दी नाम के जैन पण्डित ने 'लोक विभाग” संज्ञक एक ग्रन्थ 
लिखा था, जो प्राकृत भाषा में है। कुन्दकुन्द नाम का प्रसिद्ध दिगम्बर श्राचार्य भी 
काँची का ही निवासी था। उसी के प्रभाव के कारण शिवकुंमार महाराज नाम के 
काँची के राजा ते जैन धर्म को स्वीकृत कर लिया था । 

सुदूर दक्षिण में जैन लोगों का घामिक संगठन 'मूल संघ” कहाता था । बाद में 
इसके झ्रधीन अनेक “गणों' की स्थापना हुई, जिन्होंने तमिल प्रदेशों में जैन धर्म के 
प्रचार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार 
होने के कारण ही वहाँ भ्रनेक प्राचीन जैन मन्दिर भौर बहुत-सी जैन प्रतिमाएँ उपलब्ध 
होती हैं । 

जब शैव सन्त नायन्मारों श्रौर वेष्णव सन्त श्रालवारों ने शिव और विष्णु की 
भक्ति का दक्षिणी भारत मे प्रचार प्रारम्भ किया, तो जैन धर्म का प्रभाव कम होने 
लगा, शौर धीरे-घीरे इसके अ्रनुयायियों की संख्या सर्वथा नगण्य रह गई। 

वंष्णव धर्म--बौद्ध श्रौर जैन धर्मों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जब वैदिक धर्म 
का पुनरुत्थान हुन्ना, तो उत्तरी भारत के समान दक्षिण में भी शैव श्रौर वैष्णव धर्मों का 
प्रचार होने लगा। जिस प्रकार शव धर्म में नायन्मार सन्त हुए, वैसे ही विष्णु की भक्ति 
का प्रचार करने का कार्य भी उन भक्त सन्‍्तों ने किया, जिन्हे आलवार कहते हैं। ये 
झालवार तमिल देश में ही हुए थे, और इन्होंने तमिल भाषा मे ही विष्णु की भक्ति के 
गीत बनाकर जनता को भक्तिरस का आस्वादन कराया था। इनका काल पाँचवी सदी 


दक्षिणी भारत की संस्कृति ३७९ 


से माना जाता है। ये वैष्णव भक्त स्वंसाधारण जनता में ही उत्पन्न हुए थे, और उसी 
में अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। वैष्णव धर्म मे भक्ति को जो प्रमुख स्थान 
प्राप्त है, उसका प्रधान श्रेय इन प्रालवार सन्‍्तों को ही है। भागवत पुराण के भ्नुसार 
*भक्ति' का प्रादुर्भाव दक्षिणी भारत में ही हुआ था । श्रनेक विद्वानों के अनुसार स्वयं 
आगवत पुराण की रचना भी दक्षिण में ही हुई थी । 
झालवार सन्‍तो के गीतों को तमिल देश के वेष्णव वेदों के समान ही झ्रादरणीय 
समभते हैं । ये गीत भक्ति-रस के अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण हैं। श्रालवार सन्‍्तों ने 
पाँचवी सदी मे प्रपना कार्य प्रारम्भ किया था, जो प्राय: बारहवी सदी तक जारी रहा। 
दर्शन शास्त्र का विकास--दक्षिणी भारत मे नायन्मार पश्लौर आालवार भक्तों 
द्वारा शिव और विष्णु की भक्ति का जो आन्दोलन प्रचलित था, बौद्ध झौर जैन धर्म 
उसके विरोध में खडे नहीं रह सके । पर इस भक्ति झ्रान्दोलन को दो ग्रन्य विरोधों का 
सामना करना पडा, जो वैदिक हिन्दू धर्म के अन्य सम्प्रदायो द्वारा उपस्थित किये गए 
थे। इनका एक विरोध कुमारिल भट्ट द्वारा हुआ, जो प्रसिद्ध मीमांसक हुए हैं । वे वेदों 
के कर्मकाण्ड मे विश्वास रखते थे और याजिक अनुष्ठान की ही मुक्ति का मार्ग मानते 
थे | उनका काल श्राठवी सदी के आरम्भ मे माना जाता है। उनके प्रभाव के कारण 
भक्ति झ्ान्दोलन को बहुत धक्का लगा, और विद्वन्मण्डली का ध्यान वैदिक कर्म काण्ड के 
प्रति आकृष्ट हुआ । भक्ति प्रान्दोलन के मार्ग में दूसरी बाघा शंकराचार्य ने उपस्थित 
की । शंकर श्रद्वैतवाद के प्रबल समर्थक थे झौर जीव की ब्रह्म के पृथक सत्ता को स्वी- 
कार नही करते थे। भक्ति के लिए भक्त की भगवान्‌ से पृथक सत्ता का होना श्रनिवाय 
है । यदि भक्त और भगवान्‌ एक ही हों, तो भक्ति करने की झ्रावश्यकता ही नही रह 
जाती । शंकराचार्य दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न हुए थे, भौर उनका काल नवीं सदी 
में माना जाता है। प्रगाघ पाण्डित्य भर भ्रनुपम॒ तर्क द्वारा उन्होने प्रद्देतवाद का सम- 
थैन किया, और बौद्ध व जैन घर्मो का दाक्षनिक आधार पर विरोध किया । यद्यपि 
शंकराचार्य के प्रयत्नो से वेदिक हिन्दू धमे के पुनरुत्यान में बहुत सहायता मिली, पर 
साथ ही उनके सिद्धान्त भक्ति श्रान्दोलन के मार्ग मे बाधक भी हुए । 
इसी का यह परिणाम हुझा कि दक्षिणी भारत में ही अझनेक ऐसे दार्शनिक 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि जीव झौर ईश्वर में भेद को दाशेनिक प्राधार पर प्रतिपादित 
करने का प्रयत्त किया । इन दार्शतिकों में सब्वेप्रथम नाथमुनि थे। इनका काल दसवीं 
सदी के अ्रन्तिम भाग में था । नाथमुनि ते न केवल आलवार भक्तों के गीतों का संग्रह 
किया, अ्रपितु साथ ही वैष्णव सिद्धान्तों की दाशंनिक व्याख्या भी की । वैष्णव धर्म के 
इतिहास में नाथमुनि का स्थान बहुत महत्त्व का है। मन्दिरों में विष्ण की मृत्ति के 
सम्मुख भक्ति के गीतों के गायन की परम्परा को प्रारम्भ करने का कार्य उन्होंने ही 
पहले-पहल संगठित रूप से किया था । नाथमुनि के उत्तराधिकारियो में यमुनाचा्य और 
रामानुजाचाय॑ (ग्यारहवीं सदी के श्रन्त में) बहुत प्रसिद्ध हुए। रामानुज ने शंकराचार्य 
के भ्रढ्व तवाद के भुकावले में विशिष्टाद तवाद का प्रतिपादन किया । इस मत के झनु- 
सार जीव और जगत्‌ ईश्वर के ही दो प्रकार हैं, जीव ईश्व्रर का ही एक विशेषण या 
'विश्षिष्ट रूप है। शंकरावाये के भट्ट तवाद में जीव झौर ब्रह्म की अभिन्‍्तता के कारण 


८० भारतीय संस्कृति का विकास 


भक्ति को कोई स्थान नहीं था। पर रामानुज के दाशंनिक सिद्धान्त के अनुसार जीव 
ईइबर का ब्िशिष्ट रूप होते हुए भी उससे पृथक्‌ सत्ता रखता है। इसलिए जीव ईइवर 
की भक्ति कर सकता है । 

रामानुज के बाद दक्षिणी भारत में भन्य भी अनेक ऐसे दाशनिक हुए, जिन्होंने 
जीव झौर ईइ्वर में भेद सिद्ध कर भक्ति मार्ग की उपादेयता का प्रतिपादन किया | 
इनमे मध्वाचार्य (तिरहवी सदी) मुख्य हैं। उनके मत में जीव और ईश्वर दो पृथक्‌ 
सत्ताएँ हैं। इसीलिए उनके मत को “वतवाद' कहा जाता है। यदि जीव ईइ्वर से' 
सर्वथा भिन्‍न है, तो मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग का आश्रय लेना सर्वंधा उचित है। 
रामानुज और मध्वाचार्य ने वैष्णवों को अपने भक्ति-मार्ग के लिए समुचित दाशेनिक 
ध्राधार प्रदान कर दिया, और उनके प्रयत्न से इस मार्ग की बाधाएँ दूर हो गईं । 

इसी युग में दक्षिणी भारत में ही निम्बार्काचायं भी हुए, जिन्होंने श्रीकृष्ण के 
रूप में विष्ण की पूजा पर विशेष बल दिया। गोपियों भ्रौर राधा के प्रेम को भ्रादर्श 
बनाकर उन्होंने कृष्ण के प्रेम का प्रतिपादन किया और वृन्दावन को अपने प्रचार कार्य 
का केन्द्र बनाया । आ्रागे चलकर निम्बार्काचार्य का यह मत बहुत लोकप्रिय हुआ, झौर 
वैष्णव धर्म के इसी रूप का उत्तरी भारत मे विस्तृत रूप से प्रचार हुँश्रा । 

दक्षिणी भारत के लोगों ने किसी नये धर्म का प्रारम्भ नही किया था । उन्होंने 
झार्यों के उन्हीं धर्मों श्रौर दाशंनिक सम्प्रदायों को अ्रपनाया था, जिनका प्रादुर्भाव उत्तरी 
भारत में हुआ था। पर उनके विकास में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। शैव 
झौर वैष्णव घर्मों का जो रूप झ्राजकल विद्यमान है, उसके विकास में दक्षिणी भारत 
का बहुत महत्त्वपूर्ण कतृ त्व है। इसी प्रकार षड़दर्शनो की जो विचार-परम्परा इस 
समय भारत मे प्रचलित है, उसके अनेक प्रसिद्ध श्राचाये दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न 

एथे। 

ह कला--दक्षिणी भारत में कला के क्षेत्र में जो भ्रसाधारण उन्नति हुई, उसका 
निरदर्शन पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है। मन्दिर निर्माण की होली दक्षिण में 
उत्तरी भारत से भिन्‍न है, पर जहाँ तक चित्रण कला ओर मूर्ति कला का सम्बन्ध है, 
उनके लिए दक्षिण में भी उन्ही देवी-देवताश्ों श्रौर पौराणिक गाथाझों का ग्राश्रय लिया 
शया हैं, जिनका विकास प्राय जाति द्वारा किया गया था, श्रौर जो भारत में सर्वत्र 
एकसदृश हैं । 

भारतीय संस्कृति का विदेशों सें प्रसार--बुहत्तर भारत के विकास के सम्बन्ध 
मे हम पहले लिख चुके हैं । दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए 
दक्षिणी भारत का कु त्व बहुत महत्त्व का था। चोल राज्य के राजा बड़े प्रतापी थे, 
उन्होने भ्रपनी सामुद्रिक सेना के उत्कर्ष १र विशेष रूप से ध्यान दिया था। चोल बंदी 
राजा राजराज प्रथम (६८५ ई०) ने न केवल सिहल द्वीप पर झ्राक्रमण किया था, 
झपितु लक्कवीव झौर मालदीव नामक द्वीपो की भी विजय की थी। उसके उत्तरा- 
घिकारी राजेन्द्र प्रथम (१०१२-१०४४) ने सिहल द्वीप को जीतकर अपने साम्राज्य में 
सम्मिलित कर लिया था, झौर बंगाल की खाड़ी को पारकर पेगू (बरमा में) के राज्य 
की भी विजय की थी । चोल सम्राटों ने समुद्र पार के राज्यों को जीतकर उनपर भी: 


दक्षिणी भारत की संस्कृति ३८१ 


अपना शासन स्थापित किया था, और इस प्रकार इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के 
प्रसार के लिए प्रनुपम कार्य क्रिया था। चोल राजा जो समुद्र पार अपनी शक्ति का 
उत्कर्ष कर सके, उसका कारण यही था कि दक्षिणी भारत के लोग बहुत प्राचीन काल 
जहाजों के निर्माण भौर समुद्रयात्रा में विशेष तत्परता प्रदर्शित किया करते थे । दक्षिण- 
'पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो अनेक भारतीय उपनिवेश बसाये गये, उनमें दक्षिणी भारत 
का भी महत्त्वपूर्ण भाग था | भारतीय संस्क्ृति के विकास के लिए दक्षिण के लोगों का 
यह गौरवपूर्ण कार्य था । 


(५) भारतीय संस्कृति को दक्षिणी भारत को देन 


दक्षिणी भारत के द्रबिडों के सम्पर्क में आकर श्रायं जाति ने श्रपने घर्म और 
बिचारो में प्रनेक नये तत्वों को प्राप्त किया था। जब किन्‍्ही दो जातियों या संस्कृतियों 
का परस्पर सम्पर्क होता है, तो उनका प्रभाव एक-दूसरे पर अवश्य पड़ता है । प्राचीन 
वैदिक युग के प्रार्य जिन देवी-देवताग्रो की पूजा करते थे, बाद में उनका स्थान पश्रत्य 
देवताओं ने ले लिया । ऋग्वेद के प्रधान देवता ग्रग्नि, इन्द्र, मित्र और वरुण हैं। 
ऋग्वेद के बहुसंख्यक सूक्‍त इन्ही देवताश्नों की स्तुति में बताये गये थे । पर बाद मे इन 
देवताओं का स्थान शिव और विष्णु ने ले लिया | विष्णु की पूजा भी राम भौर कृष्ण 
के रूप में की जाने लगी, जिन्हे विष्णु का अ्रवतार माना जाता है। ऐतिहासिको का 
मत है कि प्रार्यों मे शिव की पूजा का जो महत्त्व बढा, वह द्रविड़ लोगों के प्रभाव का 
ही परिणाम था। सिन्धु घाटी के निवासी, जिन्हें अ्रनेक ऐतिहासिक द्रविड जाति का 
ही मानते है, प्युपति शिव के पूजक थे । साथ ही, वे एक मातृ-देवता की भी पूजा करते 
थे, जिसे वे प्रकृति की प्रजनन गक्ति का प्रतीक मानते थे । प्राचीन तमिल साहित्य में 
शिव की पूजा का विशेष रूप से उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति भी दक्षिणी 
भारत में ही पाई गई हैं। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर ऐतिहासिको ने यह परि- 
णाम निकाला है, कि प्रत्यन्त प्राचीन काल में द्रविड़ लोगों ने प्रार्यों के धर्म को विशेष 
रूप से प्रभावित किया था| प्रजनन शबित के प्रतीक योनि श्ौर लिग की पूजा जो 
भ्रार्यों में प्रचलित हुई, और शिव को जो बे प्रधान देवता मानने लगे, वह द्वविड़ लोगों 
के सम्पर्क का ही परिणाम था । शिव के गणों के रूप में जिन विविध देवताझों की पूजा 
आर्यों में प्रारम्भ हुई, उसका कारण भी यही था कि भारत के मूल निवासी इन विविध 
देवी-देवताशों की पुजा किया करते थे । समन्वय की प्रवृत्ति के कारण श्ायों ने इनकी 
पूजा को भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया था । 

केवल श्रत्यन्त प्राचीन काल में ही नहीं, भ्रपितु बाद में भी दक्षिणी भारत ते 
मारतीय संस्कृति को श्रनेक प्रकार से प्रभावित किया। दक्षिण के द्रविड़ लोग श्रार्यों के 
धर्म को स्वीकार कर चुके थे। उनकी भाषा संस्कृत के पठन-पाठन को भी उन्होंने 
प्रारम्भ कर दिया था। संस्कृत ने उनकी द्रविड़ भाषाओं को भी प्रभावित किया था ॥ 
एक प्रकार से द्रविड़ लोग शभाय॑ संस्कृति के रंग में रंग गये ये । पर श्रार्यों की इस 
संस्कृति को भी दक्षिणी लोगों ने अ्रनेक प्रकार से प्रभावित किया । भारतीय संस्कृति 


३८२ भारतीय संस्कृति का विकास 


पर दक्षिण के थे प्रभाव निम्नलिखित हैं-- 

(१) भक्षित ध्रान्दोलन--अन्धक-वृ ष्णि सघ में वासुदेव कृष्ण ने जिस भागवत 
सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया था, वह याज्ञिक कर्मकाण्ड की प्रपेक्षा विष्णु की भक्ति को 
झधिक महत्त्व देता था| वैदिक मर्यादा की कायम रखते हुए भागवत लागों ने भारत 
के प्रात्तीन वैदिक धर्म में प्रनेक सुधार किये थे । बौद्धों भ्ौर जैदों के समान भागवत 
लोग भी विष्णु या भगवान्‌ के सगुणरूष को महत्त्व देते थे, और मन्दिरों मे ईश्वर की 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा किया करते थे। यद्यपि भक्तिन्‍तत्व का प्रारम्भ 
उत्तरी भारत में भागवत लोगो हारा किया जा चुका था, पर दक्षिण के तायन्मार भर 
झालवार भक्त संतो ने उस पर विद्योष रूप से जोर दिया, झ्लौर उनके श्रान्दोलनों के 
कारण भारत के धर्म मे भक्ति-तत्त्व का विशेष रूप से विकास हुआ्ला। इन सन्तों के 
सम्बन्ध मे इसी अध्याय भे ऊपर लिखा जा चुका है। भक्ति के इस आन्दोलन का 
प्रभाव केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु उत्तर में भी उसका 
प्रसार हुआ । पद्मपुराण में भक्ति के सम्बन्ध मे लिखा है कि “उसका जन्म द्रबिद देश 
में हुआ था, कर्णाटक में उसकी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में उसे स्थिति प्राप्त हुई भ्रौर 
गुजरात में झ्राकर वह बूढी हो गई ।” इससे स्पप्ट है, कि मध्यकालीन भारत मे जो 
भक्ति भ्रान्दोलन विशेष रूप से प्रचलित हुआ, उसका प्रारम्भ और विकास दक्षिणी 
भारत में ही हुआ था। वही से वह उत्तरी भारत में गया। वर्तमान समय के हिन्दू 
धर्म मे कृष्ण की पूजा का बहुत महत्व है। क्रष्ण राधा से प्रेम करते है, श्रौर गोपियों 
से घिरे रहते है। राधा के साथ कृष्ण की पूजा की जो परम्परा भारत मे प्रारम्भ हुई, 
उसका सूत्रपात दक्षिणी भारत के ही एक आचार्य द्वारा किया गया, जिनका नाम 
निम्बाकाचार्य (बारहवी सदी) था। उन्होंने वृन्दावन को केन्द्र बनाकर कृष्ण भक्ति के 
इस नये रूप का प्रचार किया। 

वैष्णव सम्प्रदाय के समान जैव सम्प्रदाय को भी दक्षिणी भारत ने प्ननेक प्रकार 
से प्रभावित किया । नायस्मार भक्तो ने शैबों मे भी भक्ति का सूत्रपात किया । उत्तरी 
भारत के शव लोग योग-साधनाप्रो द्वारा सिद्धि प्राप्त करने को बहुत महत्त्व देते थे । 
दक्षिण के शव नायन्मार सन्‍्तो के कारण भक्ति-मार्ग के अनुयायी बन गये थे । दक्षिण 
में ही शव धर्म के एक नये सम्प्रदाय का आरम्भ हुआ, जिसे वीर शव या लिगायत कहते 
हैं। इसका प्रारम्भ बारहवी सदी में हुआ था, और इसका प्रवतेक बासव नामक व्यक्ति 
था, जो कलचूरी वंश के राजा बिज्जल का प्रधानमंत्री था। वीर दैव सम्प्रदाय के 
भ्रनुयायी सुधारवादी थे, और बाल-विवाह के विरोधी तथा विधवा-विवाह के समर्थक 
थे। कर्णाटक श्रौर महाराष्ट्र में इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ । कर्णाटक के लोग भ्रव 
तक भी इसके भ्नुयायी है । 

(२) दार्दनिक विचारघाराशों क। विकास--भारत मे जो विविध दार्शनिक 
सम्प्रदाय प्रचलित हुए, उनका उल्लेख इस इतिहास मे यथास्थान किया जा चुका है । 
छः झ्रास्तिक (वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करने वाले) दर्शनों के भ्रतिरिक्त बौद्धों 
झौर जैनों ने भी अपने दर्शनो का विकास किया था । भारत के दाश्शनिक सिद्धान्तों के 
विकास में दक्षिण के लोगों ने अ्रसाधारण कतृ त्व प्रदर्शित किया । भद्वेतवाद के प्रबल 


दक्षिणी भारत की संस्कृति ३८३ 


समर्थक शंकराचाये दक्षिण में ही उत्पन्न हुए थे। विशिष्टादतवाद के प्रवत्तेक रामानुजा- 
चार्य प्रौर दैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य का जन्म भी दक्षिणी भारत में ही हुझा 
था। भीमांसा दर्शन द्वारा वैदिक कमंकाण्ड का समर्थन करने वाले कुमारिल भट्ट भी 
दक्षिणी ही थे। वत्तंमान समय में भारत में दर्शनो का जो पठन-पाठन प्रचलित है, 
उसमे इन दार्शनिक श्राचार्यों की क्ृतियों का बहुत सम्मानपूर्ण स्थान है। तक द्वारा 
बौद्धों भौर जैनों के सिद्धान्तो का खण्डन कर झआस्तिकता की स्थापना में दक्षिण के 
श्राचार्यों ने बड़े महत्त्व का कार्य किया । 

(३) धामिक संरठन--सघों की स्थापना कर बौद्धो और जैनों ने धामिक 
संगठन बनाने के कार्य मे अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया था। बौद्धों का संघ “चातु- 
दिश्' माना जाता था, झौर सर्वत्र भिक्षु-संघों श्रौर भिक्षुणी-संघों की सत्ता थी । जैनों 
ने भी श्रपने सघों व गणों का सगठन किया था, जिनमें जैन मुनि बडी संख्या मे निवास 
करते थे। वैदिक हिन्दू धर्म के भ्रनुयायियो श्लौर उनके साधु सनन्‍्यासियों के कोई संगठन 
पहले विद्यमान नही थे। पर दक्षिण के धर्माचार्यों द्वारा हिन्दू घर्म के भी घामिक संगठन 
स्थापित किये गये । इस क्षेत्र में शकराचार्य का कार्य बहुत भ्रधिक महत्त्व का था। 
बोद्ध सघ के समान शंकर ने सनन्‍्यासियो के सघ सगठित किये, और इसके लिए चार 
केन्द्रों को चुना, जो उत्तर में बद्रीनाथ मे (हिमाचल क्षेत्र के उत्तराखण्ड में), पश्चिम में 
द्वारिका में, पूर्व मे पुरी मे श्र दक्षिण में शूगेरी मे है। इनमे शंकराचाय ने श्रपने 
चार मठ स्थापित किये, जो उनके सिद्धान्तों के प्रचार और हिन्दू घम्म के पुनरुद्धार में 
बहुत सहायक हुए। हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदायो के मठो को साव॑भौम रूप से संगठित 
करने की परम्परा शंकराचाये सब्श दक्षिणी श्राचार्यों द्वारा ही श्रारम्भ की गई । शंकर 
के समान रामानुजाचर्य श्रौर मध्वाचाय झ्रादि ने भी भारत के विविध प्रदेशों मे अपने 
सठ कायम किये, और यह प्रक्रिया मध्यकाल के सन्‍्तों द्वारा भी जारी रही । 

(४) कला का विकास--दक्षिणी भारत में मन्दिर निर्माण, मूर्तिकला पश्ौर 
चित्रकला आदि के क्षेत्र मे जो अ्रसाधारण उन्नति हुई, उसका उल्लेख पिछले श्रध्याय 
में क्रिया जा चुका है। जिस प्रकार के विशाल गुहा मन्दिर दक्षिणी भारत मे बने, जिस 
प्रकार उन्हे सुन्दर चित्रों द्वारा भ्लंकृत किया गया, बडी-बडी चट्टानों को काटकर जिस 
प्रदार के विशाल मन्दिरों का निर्माण किया गया, जिस प्रकार विजश्ञालकाय मूर्तियाँ 
वहाँ बनाई गयी, वैसा उत्तरी भारत में नही हुआ । निःसन्देह, यह दक्षिण के लोगो की 
प्रतिभा का ही परिणाम था, कि उन्होने भारत की कला को विकसित करने मे इतना 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

दक्षिणी भारत के ये मन्दिर न केवल पूजा के लिए प्रयुक्त होते थे, श्रपितु साथ 
ही जनता के सार्वजनिक जीवन के भी वे केन्द्र होते थे । मन्दिरों के विजश्ञाल मण्डपों में 
सार्वजनिक सभाएँ, धाभिक कीतेन झौर कथा, नाटक झ्रादि भी हुआ करते थे । मन्दिरों 
के साथ पाठशालाएँ भी होती थी, और बड़े मन्दिरों को इन पाठशालाओो ने तो 
विद्यापीठो का रूप भी प्राप्त किया हुआ था । 

(५) विदेशों के साथ सम्बन्ध--पाइचात्य देशों के साथ भारत का किस प्रकार 
घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन काल में विद्यमान था, इस विषय पर पिछले एक अश्रष्याय में 


24 भारतीय संस्कृति का विकास 


भ्रकाश डाला जा चुका है। न केवल स्थल मार्ग से अ्रपितु समुद्र के मार्ग से भी भारत 
के लोग दूर-दूर देशों में व्यापार, उपनिवेश-स्थापना झौर धर्म प्रचार के लिए आया- 
जाया करते थे | समुद्र मार्ग द्वारा भारत ने विदेशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया, 
उसका भुख्य श्रेय दक्षिणी भारत को ही है। रोमन साम्राज्य के साथ दक्षिणी भारत 
का जो व्यापार था, उसी के कारण मवुरा श्रादि दक्षिण के अनेक नगरों से रोमन 
सिक्के बहुत बड़ी संख्या में बतेमान समय में भी उपलब्ध हुए हैं। रोमन साम्राज्य में 
दक्षिणी भारत में उत्पन्‍्त मिर्च मसालों और विविध प्रकार के रत्नों की बहुत माँग 
थी। पश्चिमी देशो के साथ दक्षिणी भारत का सम्बन्ध कितना घनिष्ठ था, इसका 
झनुमान अजन्ता की भ्रन्यतम शुफा (संख्या १) में चित्रित उस चित्र से किया जा सकता 
है, जिसमें कि पशिया के राजा खुसरो द्वितीय और उसको रानी शिरोन का चित्र प्रंकित 
किया गया है। इसी गुफा के एक भश्रन्य चित्र में पक्षिया के राजा द्वारा चालुक्य राजा 
पुलकेकी द्वितीय की सेवा में भेजे गये दूत-मण्डल का चित्र चित्रित है। भ्रब, पर्शिया 
आदि पदिचिमी देशों मे भारत के ज्ञान-विज्ञान का जो प्रवेश हुप्ला, उसमें भी दक्षिणी 
भारत के लोगों का बहुत कतु त्व था ६ 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति और धर्म का जो प्रचार हुआ, भौर 
वहाँ जो अनेक उपनिवेश भारतीयो ने बसाये, उनमें भी दक्षिणी भारत के लोगो ने 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। दक्षिण के लिए यह स्वाभाविक भी था, क्‍योंकि वहाँ के 
राजा झपनी सासमुद्रिक शक्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहते थे । काँची के पल्‍लव वंश 
के राजाओो का दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बुज, चम्पा झ्रादि राज्यों के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध था। इन राज्यो में भी शैव धर्म का प्रचार था, और यह शैव धर्म प्रायः उसी 
ढंग का था, जैसा कि दक्षिणी भारत में प्रचलित था । कम्बुज और चम्पा में उपलब्ध 
संस्कृत शिलालेख उसी लिपि में उत्कीर्ण है, जिसमे कि काँची के पलल्‍लव राजाश्रो के 
लेख हैं। इनकी वास्तुकला भी पलल्‍लवों की कला से मिलती-जुलती हैं। इनमें मन्दिरों, 
राजप्रासादों और मूर्तियों के जो भी भ्रवशेष मिले है, वे दक्षिणी भारत की शैली के 
अनुसार ही निमित हैँ ! इसी प्रकार धुमात्रर, जावा और मलाया के शैलेन्द्र साम्राज्य 
के सम्राटो का भी दक्षिणी भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, और वे झपनी सांध्कृतिक 
प्रेरणा वही से प्राप्त करते थे। उनके संस्कृत शिलालेखों की लिपि भी वही है, जो 
प्राचीन काल में दक्षिणी भारत मे प्रयुक्त होती थी । इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशों में 
भारतीय संस्कृति के प्रसार ओर उनके साथ सम्बन्ध विकसित करने के कार्ये में दक्षिणी 
भारत की देन बहुत ही महत्त्व की है । 


इक्कीसवाँ अ्रध्याय 
भारत में इस्लाम का प्रवेश 
(१) अरबों का आक्रमण 


सातवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जब उत्तरी भारत में सम्राट हर्षवर्धन का 
शासन था, प्ररब के इतिहास मे एक नये युग का प्रारम्भ हो रहा था। भरब के इस 
नवयुग के प्रवर्तंक हजरत मुहम्मद थे। वे केवल घर्म-सुघारक ही नही थे, श्रपितु श्ररब 
के राष्ट्रीय नेता भी थे। उन्होने भ्रब को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। प्रपने 
जीवनकाल (५७०-६३२ ई०) मे मुहम्मद ने भ्ररब में राष्ट्रीय एकता स्थापित कर दी 
थी, झौर उनके उत्तराधिकारी खलीफाश्रों के समय में श्ररव की शक्ति पश्चिम में 
झटलाटिक सागर तक झौर पर्व में सिन्ध नदी और पामीर की पर्वतमाला तक जिस्तृत 
हो गयी थी। झरब का यह श्राकस्मिक उत्कर्ष संसार के इतिहास मे धत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है । मुहम्मद की मृत्यु के केवल दो साल बाद ६३४ ईस्वी मे भ्ररब सेनाश्रों 
ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को बुरी तरह से परास्त किया, और पश्चिमी एशिया के 
सीरिया, दमास्कस, जैरुसलम भ्रादि प्रदेशों पर खलीफा का आधिपत्य स्थापित हो 
गया। ६३७ ईस्वी में प्ररबो ने ईरान के सुविस्तुत साम्राज्य को परास्त किया, भौर 
शीघ्र ही उत्तर-पुर्व की झोर बढ़ते-बढ़ते वे चीन की सीमा तक पहुँच गये। सातवीं 
सदी के उत्तराध में उन्होंने पश्चिम मे दूर-दूर तक विजय की । मिस्र पर कब्जा कर 
उन्होंने एलेग्जेण्ड्रिया के सुविख्यात पुस्तकालय का ध्वंस किया, श्रौर सम्पूर्ण उत्तरी 
अफ्रीका को जीतते हुए वे जिबराल्टर के जलडमरू-मध्य को पार कर स्पेन पहुँच गये। 
स्पेत उनके सम्मुख नहीं टिक सका, भौर भ्ररब की सेनाएँ पिरेनीज की पर्वंतमाला तक 
जा पहुंची । श्राठवी सदी के प्रारम्भ तक यह दद्ा भ्रा गई थी, कि पिरेनीज की पर्वत- 
माला से पामीर की पर्वतमाला तक सुविस्तीर्ण भूखण्ड पर भरबों का झ्राधिपत्य था। 

सिन्ध की विजय--अरब-साम्राज्य की शक्ति की यह दशा थी, जब कि ७१२ 
ईस्वी में खलीफा के झन्यतम सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्राक्रमण 
किया । सिन्ध में उस समय कोई ऐसा एक शक्तिशाली राजा नही था, जो विश्वविजयी 
अरब सेनाओं का सफलतापंक मुकाबला कर सकता। सिन्ध के छोटे-छोटे राजा भ्ररबों 
से परास्त हो गये, श्लौर भारत के इस प्रदेश पर मुहम्मद बिन कासिस का झआाधिपत्य 
'स्थापित हो गया । यह बात बस्तुतः महत्व की है, कि इस समय भश्ररब सेनाएं सिन्ध से 
भागे बढ़कर भारत के भ्रन्य प्रदेशों को प्रपती प्रधीतलता में नहीं ला सकीं । खलीफा की 
झोर से जो शासक सिन्ध में नियुक्त थे, उनका यह निरन्तर प्रयत्व रहा कि वे भारत 
में भौर धागे बढकर अ्रपनी शर्ति का विस्तार करें। पर गुजर-प्रतीहार झौर चालुक्य 
राजाओं ने रब सेनाझों का मुकाबला करने में श्रदूमुत पराक्रम प्रदर्शित किया । भरब 


३८६ भारतीय संस्कृति का विकास 


लोग जो मुलतान झ्रौर सिन्‍्ध से श्रागे नही बढ सके, उसका एकमात्र कारण इस युग के 
भारत के राजवंशों की सैन्यशक्ति ही थी । 

अरबों का शासन--भारत के राजनीतिक इतिहास में भ्ररब श्राक्रमण का 
अधिक महत्त्व नही है, क्योकि इससे इस देश के इतिहास की मुख्य घारा में कोई विशेष 
परिवतन नही हुआ था । पर सिन्ध झौर मुलतान के जिन प्रदेशों पर श्राठवी सदी में 
झरब लोग भ्रपना शासन स्थापित करने मे समर्थ हुए, उनमें उनके शासन का क्‍या 
स्परूप था, यह बात महत्त्व की है-- 

(६) भ्रब-विजेताओं ने हिन्दुओं के धर्म मन्दिरों को नष्ठ करने और उनमें 
संखित सम्पत्ति को लूटने मे जरा भी संकोच नहीं किया । धार्मिक इष्टि से प्ररव लोग 
असहिष्णु थे, और काफिर हिन्दुओं के घर्मे को सहत कर सकना उनके लिए सुगम नहीं 
था । इसीलिए उन्होंने हिन्दुओं पर श्रत्याचार किये । 

(२) पशिया आ्रादि जिन अन्य देशो पर अरबों ने आक्रमण किया था, इस्लाम 
के मुवाबले में वहाँ के लोग अपने धर्म की रक्षा करने में प्रसमर्थ रहे थे । जिस प्रकार 
सूखे जंगल में दावानल बात की बात में फैल जाता है, वैसे ही मिस्र, ईरान आदि देशो 
में इस्लाम का प्रसार हो गया था। इन देशों के पुराने धर्मों मे इतनी शक्ति नहीं थी, 
कि वे इस्लाम के विरुद्ध श्रपनी रक्षा कर सकते | पर सिन्ध और मुलतान के हिन्दू 
अरबो द्वारा प्राकरान्त होने पर अपने घर्म की रक्षा करने में समर्थ रहे । मुसलिम धर्म 
को न अपनाने के कारण उन्हें जजिया कर देना पडता था । जो कोई मनुष्य इस्लाम 
को प्रपना ले, उसे जजिया देने की भ्रावश्यकता नही होती थी । हिन्दुप्नों और मुसलमानों 
के पारस्परिक मुकदमों का फेसला सुसलिम-कानू न के अ्रनुसार काजी लोगो द्वारा किया 
जाता था, जिसके कारण हिन्दू सदा नुकसान में रहते थे। पर फिर भी सिन्ध श्ौर 
मुलतान के लाखो हिन्दू जो श्रपने धर्म पर दृढ़ रहे, यह उनकी जीवनी-शक्ति और धर्म- 
प्रेम का परिचायक है । 

(३) सिन्ध और मुलतान की विजय के कारण भ्ररब लोगो का झ्राधिपत्य ऐसे 
प्रदेशों पर स्थापित हो गया था, जिनके निवासी सम्यता और संस्कृति के क्षेत्र में प्रपने 
शासकों की श्रपेक्षा अधिक उन्‍तत थे। इसी कारण प्ररबों ने श्रपने शासन में ब्राह्मण 
कर्मचारियों को प्रथम स्थान दिया, और उन्ही की सहायता भर सहयोग से वे शासन- 
कार्य मे सफल हो सके । 

भारत से सम्पर्क का परिणाम--सिन्ध भौर मुलतान की विजय से प्ररब के 
खलीफाझ्नो का सम्पर्क एक ऐसी जाति से हो गया था, जो उस युग मे ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में शिरोमणि थी। दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र, अध्यात्मचिन्तन 
श्रादि सभी विषयों में श्राठवी सदी के भारतीय श्ररबों की श्रपेक्षा बहुत भ्रधिक उस्वत 
थे। श्ररत्रों ने शीघ्र ही इस तथ्य को अनुभव कर लिया, शोर बगदाद के खलीफाप्रों ने 
भारत के इस ज्ञान से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया । खलीफा मन्सूर (७५३- 
७७४ ई०) ने भारत से भ्रनेक विद्वानों श्रौर ज्योतिषियों को बगदाद बुलाया, और 
उनकी सहायता से ब्रह्मगुप्त श्रादि विद्वानों के अनेक ग्रन्थों का अरबी में प्रनुवाद कराया | 
खलीफा हारूँ रसीद (७८६-८०६ ई०) के शासन-काल में बहुत-से भारतीय गणितज्ञ,, 


भारत में इस्लाम का प्रवेश ३८७ 


ज्योतिषी श्लौर वैद्य बगदाद बुलाये गये, धझौर बहुत-से भारतीय ग्रन्थों को ग्ररबी-भाषा 
में श्रनूदित किया गया। खलीफा हार रकश्षीद के दरबार में बरमक नामक वजीर 
खानदान का बहुत प्रभाव था । इस खानदान के लोग बल्ख के निवासी थे, और उनके 
पुरखा वहाँ के बौद्ध विहार के प्रदाधिकारी रह चुके थे । यद्यपि श्रब उन्होने इस्लाम 
को स्वीकार कर लिया था, पर मध्य एशिया और भारत के बौद्ध व प्रन्य विद्वानों से 
उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसीलिए उन्होंने भारत के श्रनेक विद्वानों को बगदाद में 
निमंत्रित किया, झौर उन्हें सम्म(नपूर्ण पद प्रदान किये | श्ररव के इतिहास की दृष्टि 
से यह बात बहुत श्रधिक महत्त्व की थी । इस युग में श्ररबों में अनुपम जीवनी शक्ति 
थी । भारत से गणित, ज्योतिष और चिकित्साशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने इन 
विषयो में भ्रदूभत उन्‍नति की । प्रसिद्ध ऐतिहासिक एच० जी० वेल्स के अनुसार मब्य- 
युग मे जब यूरोप मे सर्वत्र अ्रविद्यान्धकार छाया हुआ था, ज्ञान का दीपक केवल अरब 
में ही प्रकाआ कर रहा था। श्ररब में जान का जो यह दीपक प्रकाशित हुआ, उसका 
प्रधान कारण उसका भारत के साथ सम्पर्क ही था। गणित, ज्योतिष श्रादि का जो 
जान झरवो ने भारत से प्राप्त किया, उसे अरबों से यूरोपियन लोगो ने सीखा | मध्य- 
युग के भ्रन्त में यूरोप में जो विद्या का पुन.जागरण हुआ, उसमे सिसली, स्पेन भ्रौर 
दक्षिणी इटली का अरबो से घनिष्ठ सम्पर्क एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 
प्रब-शक्ति का ह्ास--आउठवी सदी के प्रारम्भ मे सिन्ध और सुलतान के 
प्रदेश विशाल श्ररब॒ साम्राज्य की अ्रधीनता में झ्रा गये थे। पर गुज॑र-प्रतीहा र राजा 
नागभट्ट के पराक्रम के कारण ग्ररब लोग भारत मे भ्रधिक श्रागे लही बढ सके | ८छड़े 
ईस्वी में सिन्ध के अरब शासक इसम्नाँ बिन मूसा ने एक बार फिर भारत विजय का 
प्रयत्त किया, और दक्षिण-पूर्व में कच्छ के ऊपर श्राक्रमण किया । पर कन्नौज के प्रतापी 
गुजरप्रतीहार सम्राट्‌ मिहिरभोज ने उसे परारत कर भ्रबो की महत्त्वाकाक्षात्रो का सदा 
के लिए अन्त कर दिया । इस बीच मे अरब की खलीफत में भी निर्बंलता झ्ानी शुरू 
हो गई थी, श्रौर खलीफाग्ो के लिए यह सम्भव नही रह गया था, कि वे अपने सा म्राज्य 
के सुदू रबर्ती भारतीय प्रदेशों पर श्रपता नियस्त्रण रख सके । परिणाम यह हुआ, कि 
सिन्ध झ्ौर मुलतान के प्रदेशों में विविध भ्ररब जयासक स्वतन्त्र हो गये श्रौर पारस्परिक 
संघर्ष मे अपनी शक्ति को क्षीण करने लगे । दसवी सदी के भ्रन्त में जब तुर्को ने भारत 
पर प्लाक्रमण शुरू किये, सिन्ध श्लौर मुलतान के भ्नरब-शासकों की स्थिति छोटे-छोटे 
स्थानीय राजाप्ो (झ्मीरो) की रह गयी थी, श्र भारत के राजनीतिक जीवन मे 
उतका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था । 


(२) तुर्कों के आक्रमण 


सातवीं-प्राठवी सदियों में प्ररबों ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, 
धीरे-धीरे उसमे क्षीणता के चिह्न प्रगट होने लग गये थे । जिस प्रकार विज्ञाल गुप्त- 
साम्राज्य हृणों के ग्राक्रमणों का मुकाबला करते-करते क्षीण हो गया था, वैसे ही 
सुविस्तीण अरब-साम्राज्य पर भी उत्तर और पुर्व की ओर से निरन्तर प्राक्रमण होते 
रहते थे, और उनसे अपनी रक्षा करने भे प्ररव लोग अपने को प्रसमर्थ पाते थे । दसवीं, 


३८८ भारतीय संस्कृति का विकास 


सदी में प्ररब साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हुआ, झ्ौर उसके भग्तावशेषों पर झतेक 
नये राज्य कायम हुए । इन राज्यों में तु्कों द्वारा स्थापित गजनी के राज्य का भारतीय 
इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। तुके लोग अरबों के मुकाबले में प्रसम्य थे । इसी 
कारण धरबों के सम्पर्क में झाकर उन्होंने उनके धर्म भौर संस्कृति को झपना लिया 
था । गजनी के तुके-राज्य का संस्थापक ग्लप्तगीन था, झौर उसने दसबी सदी के मध्य 
भाग मे भ्रपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। अ्रलप्तगीन के बाद उसका पुत्र 
सुबुक्तरीन (६७७ ई० प०) गजनी का राजा बना । उसने प्पने तुकं-राज्य के उत्कर्ष 
के लिए भारत पर अनेक आक्रमण किये। इस समय उचर-पश्चिमी भारत जयपाल 
नामक राजा के शासत में था, जिसकी राजधानी सिन्ध नदी के तट पर स्थित श्रोहिन्द 
नगरी थी । जयपाल हिन्दूसाही वंश का था, और वतंमान समय के झ्रफगानिस्तान के 
भी कतिपय प्रदेश (प्राचीन पश्चिमी-यान्धार जनपद) उसके राज्य के प्रन्तगंत थे । तुर्के- 
भाकानता का मुकाबला करने के लिए जयपाल ने प्रन्य भारतीय राजाझों की भी सहा- 
यता प्राप्त की । खुरंम नदी के तट पर तुर्क और भारतीय सेनाप्नों में युद्ध हुआ, जिसमें 
सुबुक्ततीन की विजय हुई । इस विजय के कारण धिन्‍्ध नदी के पर्चिम के उत्तर- 
पश्चिमी भारत पर तुर्कों का अ्रधिकार स्थापित हो गया । 

महूसूद गजनबी--€६७ ईस्वी से सुबुक्तगीन की सृत्यु के बाद महमूद गजनी 
का सुलतान बना । उसने गजनी के तुर्क॑ साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा 
दिया, और श्पने राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर कई बार झ्ाक्रमण किये । 
दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़ तक और पूर्व में मथुरा श्ौर कन्नौज तक महमूद ने 
विजययात्राएँ की, और उत्तर-परिचमी सीमाप्रान्त, पश्चिमी पंजाब और सिन्ध अब 
मुसलिम शासकों की अधीनता में चले गये। महमूद के उत्तराधिकारी निर्बल थे। उनके 
शासनकाल में गजनी का साम्राज्य क्षीण होना शुरू हो गया, और तुर्कों के लिए यह 
सम्भव नहीं हुश्ना, कि वे पश्चिमी पंजाब से आगे बढकर भारत में अपनी शक्ति का 
विस्तार कर सकें । 

ग्यारहवीं सदी के छुरू में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किये थे। 
इसके बाद लगभग दो सदी तक भारत पर किसी विदेशी आक्ान्ता ने आक्रमण नहीं 
किया । बारह॒वी सदी के अन्त (११६१ ईस्वी) में एक बार फिर अफगानिस्तान के क्षेत्र 
से मुसलमानों ने भारत पर हमले शुरू किये, और शहाबुद्दीन गौरी ने उत्तरी भारत के 
अच्छे बड़े प्रदेशों को जीतकर झ्रफगान सल्तनत की नीव डाली । पर लगभग दो सो 
साल तक भारत इस्लाम के झ्ाक्मणो से बचा रहा ॥ 


(३) इस्लाम का हिन्दू-जाति से प्रथम सम्पर्क 


विदेशी तथा विधर्मी लोगों का श्राक्रमरण भारत के लिए कोई नयी बात नहीं 
थी। झरबों और तुकों से पहले भी झनेक विदेशी जातियों ने विजेता के रूप में भारत 
में प्रवेश किया था। यवन (ग्रीक), शक, युदशि, पारथथियन, कुशाण, हुण श्रादि कितनी 
ही जातियों ने भारत के अनेक प्रदेशों की विजय कर वहाँ अपने राज्य स्थापित किये 
थे। राजनीतिक इष्टि से ये जातियाँ चाहे विजयी रही हों, पर धर्म, सम्यता भौर 


भरत भें इस्लाम का प्रवेश इंबह' 


संस्कृति के क्षेत्र में ये भारतीयों द्वारा परास्त हो गई थीं। श्रनेक यवन राजा्रों ने 
भारत के सम्पर्क में झ्राकर बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्मों को श्रपता लिया था । शक, युइशि, 
हुण आदि भारत में ग्राकर पूर्णरूप से भारतीय बन गये थे । बहुत पुराने समय से भारत 
में 'ब्रात्यस्तोम” यज्ञ की परिपादी थी, जिससे इन सब ब्रात्य जातियों को आर्यों ने अपने 
घ॒र्म व समाज में सम्मिलित कर लिया था, और भारत में बस जाने के बार ये जातियाँ 
इस देद् के लिए विदेशी नहीं रहीं । इन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, साहित्य और संस्कृति 
को पूरी तरह से श्रपना लिया था । 

भारत के इतिहास में यह पहला भ्रवसर था, जबकि प्ररब और तुर्के लोग भारत 
में प्रविष्ट होने के बाद भी इस देश के समाज का अंग नहीं बन सके । साथ ही, यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है, कि प्ररव भर तुक लोगों को भी हिन्दुओं को अपने रंग में 
रंग सकने में वह सफलता नही हुई, जो उन्हें प्नन्य देशों में हुई थी । श्ररब साम्राज्य 
के उत्कर्ष काल में जहाँ कही भी अरबो का आधिपत्य स्थापित हुआ, वहाँ की जनता 
ने पूर्णरूप से प्ररब के धर्म, सम्यता भौर संस्कृति को झपना लिया। प्राचीन मिस्र की 
यूनानी संस्कृति और प्राचीन ईरान की भ्रपनी' उच्च सस्कृति मुसलिम अरबो के सामने 
नही टिक सकी । पर भारत में मुसलमानों को वह्‌ सफलता नहीं मिली, जो उन्हें मिन्र 
भौर ईरान में प्राप्त हुई थी । इस स्थिति के क्या कारण थे ? 

(१) इस युग में इस्लाम से भ्रदभुत जीवनी शक्ति थी ।॥ वह एक नई महत्त्वा- 
कांक्षा को लेकर भ्पनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था। मुसलमानों से पूषे यबन, शक, 
कुशाण, हुण श्रादि जिन जातियों ने भारत में प्रवेश किया था, वे किसी ऐसे जीवनपूर्ण 
धर्म की प्नुयायी नहीं थी, जो अपने को भ्रन्य सब धर्मों की भ्रपेक्षा उत्कृष्ट समझता 
हो । मुसलमान एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, मूर्ति-पूजा से उन्हें उत्कष्ट घृणा 
थी, मूर्तियों का भंजन करने में वे गौरव झनुभव करते थे । इस युग के मुसलमान धर्मों 
के समन्वय और सामंजस्य को महत्त्व नही देते थे । इस्लाम का प्रयत्न था, कि बह 
सम्पूर्ण विश्व को आत्मसात्‌ कर ले । उसकी दृष्टि में सब मनुष्य एक बराबर थे, बश्च्तें 
कि वे इस्लाम को स्वीकार कर लें । मुसलमान बन जाने के बाद ऊँच-नीच, छूत-भ्रछृत 
झौर स्वामी-दास का भेद-भाव नही रह जाता था। भारत के जाति-भेद-प्रधान हिन्दु- 
धर्म के मुकावले में इस्लाम की यह विशेषता बड़े महत्त्व की थी। इस देश के शाद्रों 
और श्रन्य नीच समझे जाने वाले लोगों के लिए भ्रपनी स्थिति को ऊँचा बनाने का यह 
झनुपम झ्वसर था । हिन्दू धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर लेने मात्र से 
वे शूद्र या भ्रछृत की हीन स्थिति से ऊंचा उठाकर शसक श्रेणी मे सम्मिलित हो सकते 
थे। इस कारण मुसलमानों को भारत मे अपने धर्म के प्रसार का भ्रच्छा भ्रवसर प्राप्त 
था। वे क्यों भ्रपने धर्म को छोड़कर शव, वैष्णव या बौद्ध धर्म को श्रपनाते ? इसमे 
सन्देह नही, कि इस युग के हिन्दू धर्म में सामंजस्य व समन्वय की प्रवृत्ति विद्यमान 
थी । उनके लिए यह स्वाभाविक था, कि वे शभ्रबों भौर तुकों के 'झल्लाह' को भी 
विष्णु व शिव का ही रूप मान लेते, भौर रसूल भुहम्मद को भी कृष्ण तथा बुद्ध के 
समान ईश्वर का प्रन्यतम भ्रवतार । 'प्रल्लोपनिषद्‌' की रचना इसी प्रवृत्ति का परिणाम 
थी । पर इस्लाम का अल्लाह 'लाशरीक' था, भ्रौर शिरकत को मुसलमान लोग बहुत 


३६० भारतीय संस्कृति का विकास 


बड़ा कुफ्र समभते थे । इस दशा में यह कैसे सम्भव था, कि विश्व भर को अपने दायरे 
में ले भ्राने के लिए उत्सुक मुसलमान हिन्दू धर्म मे अपने को विलीन कर सकते । 

(२) जहाँ एक शोर इस्लाम मे श्रपूर्व जीवनी शक्ति थी, वहाँ दूसरी झ्लोर हिन्दू- 
धर्म में क्षीणता आ गयी थी। वज्ञयान, वाममार्ग आदि सम्प्रदायों के विकास के कारण 
भारत के धर्मों का स्वरूप इस प्रकार का हो गया था, कि उनमे लोकहित और मानव- 
कल्याण की भावना का अन्त होकर गुद्य सिद्धियों की प्राप्ति की उत्कण्ठा प्रबल हो 
गयी थी । धर्म का सामूहिक प्रयोजन भी कुछ है, यह विचार इस युग के भारतीय धर्मों 
में बहुत क्षीण हो गया था। जाति-भेद के विकास के कारण इस देश का जनसमाज 
बहुत-से छोटे-छोटे विभागों मे विभक्त हो गया था। जब भारत के उच्च वर्ग के लोग 
अपने धर्म के प्रनुयायी निम्न वर्ग के लोगो से ही पथकृत्व अनुभव करते थे, तो उनसे 
यह आशा कंसे की जा सकती थी, क्रि वे मुसलमानों को अपने समाज का अ्रग बना 
सकें | किसी समय भारत के धर्मों में भी पतितपावनी शक्ति विद्यमान थी । भगवान्‌ 
विष्णु के स्मरण व पूजा से शक, यवन, हूण भ्रादि 'पापयोनि' जातियाँ प्राचीन समय 
में अपने को पवित्र कर सकती थी । पर विष्णु की यह पावनी शक्ति इस युग के 
वेष्णबों की दृष्टि मे लुप्त हो चुकी थी। घर्म के 'लोकहितकारक' क्ियात्मक रूप को 
श्राँखों से श्रोकल कर हिन्दू धर्म के नेता इस समय या तो गुह्य सिद्धियो की साधना में 
तत्पर थे, और या यथार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने और भक्ति द्वारा भगवान्‌ को 
रिभाने में प्रयत्तशील थे । कुछ विचारकों ने इस समय शुद्धि द्वारा तुर्को को श्रात्मसात्‌ 
करने का प्रयत्त भी किया । पर इस प्रयत्न के पीछे वह प्रेरणा नहीं थी, जो विदेशी 
व विधर्मी लोगो को अपना श्र्ध बना लेती है। अरबों भ्ौर तुर्कों के रूप में जो नयी 
व्रात्य' या 'पापयोति' जातियाँ इस समय भारत में प्रविष्ट हुई थी, उन्हे अपने में लीन 
कर सकने में हिन्दू जाति श्रसमर्थ रही । 

जो बात धर्म के सम्बन्ध में हुई, वही भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में भी हुई। 
जब तुर्कों ने शुरू में भारत पर आ्राक्रमण किया, तो उन्हें यह आवश्यकता भ्रनुभव हुई, 
कि अपने सिक्‍कों पर वे संस्क्ृत-भाषा का प्रयोग करें । वे यह ग्राशा नहीं करते थे, कि 
किसी विदेशी भाषा के सहारे वे भारत में श्रपने शासन को चला सकेंगे । महमूद गजनवी 
के चाँदी के सिक्कों पर यह लेख पाया जाता है---“पअ्रव्यक्तमेक मुहम्मद भ्रवतार नृपति 
महमूद भ्रय टंको महमूदपुरे घटे हतो जिनायन संवत्‌” इसका अर्थ है “एक भ्रव्यक्त 
(ला इला इल्लिल्लाह) मुहम्मद भ्रवतार (मुहम्मद रसूल इल्लाह) राजा महमृद, यह 
टंका महमूदपुर की टकसाल में पीटकर बनाया गया, जिन (हजरत) के प्रयन (भामने- 
हिजरुत) का संवत्‌ ।” केवल महमूद ने ही नहीं, अ्रपितु अ्रफगान सुलतानों ने भी शुरू 
में प्रपने सिक्कों पर संस्कृत-भाषा का प्रयोग किया था । ऐसे एक टंके पर 'स्री महमूद 
साम' नागरी अक्षरों मे भ्रंकित है, और साथ में बैठे हुए नन्‍्दी की प्रतिमा है। भ्रफगान- 
युग के एक भ्रन्य टंके पर लक्ष्मी की मृति के साथ “श्रीमद मीर मुहम्मद साम' शब्द 
अंकित है । पर मुसलिम शासकों की यह प्रवृत्ति देर तक कायम नही रही । शीघ्र ही, 
उन्होंने अपने सिक्कों पर से था शासन-सम्बन्धी भ्रन्य कार्यों से संस्कृत-भाषा और देव- 
नागरी लिपि को दूर कर दिया। वे हिन्दुशों के साथ किसी भी प्रकार की एकता 


भारत में इस्लाम का प्रवेश ३६१ 


स्थापित कर सकने में असमर्थ रहे । उन्होंने पशियन भाषा और पशियन लिपि का 
आरत में उपयोग किया, शौर हिन्दुओ्नों व मुसलमानों की दुनिया एक दूसरे से सर्वथा 
पृथक होती गयी । भारत के इतिहास में यहु बात बहुत महत्त्व की है । इसी कारण 
जब बारहवी सदी के श्रन्त मे प्रफगान-आझाक्तान्ताझ्ो ने भारत के श्रच्छे बड़े भाग को 
जीतकर अपने अघीन कर लिया, तो इस देश के लिए उनका शासन विदेशी शामन के 
सहश था । दिल्‍ली के भ्रफगान सुलतान अपने शासन के लिए या तो अपने सजातीय 
सरदारों और सैनिकों पर निर्भर करते थे, और या उन भारतीयों पर, जिन्‍्होने कि 
इस्लाम को स्वीकार कर लिया था । मुगल बादक्षाहों में त केवल ग्रकबर और जहाँगीर 
की, भ्रपितु श्रौरंगजेब तक की द्क्ति का मुख्य श्राधार राजपूत सैनिक थे, जो हिन्दू-धर्म 
का हढ्तापूर्वक श्रनुसरण करते थे । पर अ्रफगान युग में यह बात नहीं थी। इस काल 
में मुसलमानों की एक प्ृथक्‌ श्रेणी थी, जो अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को इृढ़ता- 
पू्वेक पकड़े हुए थी, और जिसका इस देश की सर्वेसाधारण जनता के साथ कोई 
विशेष सम्पर्क नहीं था । पर यह बात भी अ्रसम्भव थी, कि भारत में स्थिर रूप से बस 
जाने के बाद भी तुर्कों और प्रफगानों पर इस देश की सभ्यता और सस्कृति का कोई 
अ्रसर न पडता, या इस्लाम के रूप मे जो एक नया धर्म इस देश में प्रविष्ट हुआ था, 
वह भारत के जीवन और विचार-प्रवाह को प्रभावित किए बिना रह जाता । मुसलमानों 
श्रौर हिन्दुओं के इस सम्पर्क द्वारा क्या परिणाम उत्पन्न हुए, इस प्रइन पर हम अगले 
एक श्रध्याय भे विशद रूप से विचार करेगे । पर पहले यह श्रावश्यक है, कि भारत में 
मुसलिम शासन के स्थिर रूप से स्थापित होने के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जाए, 
क्योंकि श्नरबों झौर तु्कों के श्राक्रमणो के बाद भी इस देश की राजशक्ति मुसलमानों 
के हाथों में नही चली गयी थी । ग्यारहवी और बारहवी सदियों मे भारत का बहुत 
बडा भाग मुंसलिम आधिपत्य से मुक्त था, और इस देश की प्रधान राजद्ाक्ति उन 
राजपुृत राजवशों के हाथों मे थी, जो विविध प्रदेशों मे पूर्ण स्वतन्त्रता के साय शासन 
करते हुए भ्रपने-श्रपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील रहते थे । 


(४) तुर्क-अफगान सल्तनत की स्थापना 


तुके सुलतान महमूद ने गजनी को राजधानी बनाकर जिस विद्याल व बे भव- 
पूर्ण साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे उसके निबंल उत्तराधिकारी सुव्यवस्थित रूप 
से कायम रख सकने में अ्रसमर्थ रहे थे । गजनी के उत्तर मे एक छोटा-सा राज्य था, 
जिसे गोर कहते थे । तुर्क सुलतानों की निर्बलता से लाभ उठाकर ११५० ई० में गोरी 
के झफगान सरदार भलाउद्दीन ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया, और स्‍झवसर पाकर 
गजनी को भी जीत लिया । गजनी का शासन करने के लिए उसने श्रपने भाई शहाबुद्दीन 
गोरी को नियत किया, जो बाद में वहाँ का स्वतन्त्र सुलतान बन गया । शहाबुद्दीन 
गोरी ने पहले उत्तर-पश्चिमी भारत से तुर्कों के शासन का श्नन्त किया, झौर फिर पजाब 
से श्रागे बढ़ दिल्ली श्र कन्नौज के चौहान ध्लोर गहड्वाल राजाधों को परास्त करने 
मे समर्थ हुआ । यह प्रथम भ्वसर था, जब इस्लाम के झनुयायी विदेशी प्राक्ान्ता ठेठ 


३६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


उत्तरी भारत को अपने आधिपत्य में लाने में समय हुए थे। कन्नौज की पराजय से 
काशी तक के भ्रदेश पर छ्षहाबुद्दीन गोरी का भ्रधिकार हो गया था । 

शहाबुद्दीन गोरी ने भारत के भ्रपने वविजित' प्रदेश का शासन करने के लिए 
अपने प्रन्यतम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियत किया, जो १२०६ में दिल्ली में 
स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगा। पर भ्रफयानों की भारत-विजय कन्‍्तोौज भौर काशी 
को अ्रधिकृत कर लेने के साथ ही समाप्त नहीं हो गयी थी । ११६७ ईस्वी में प्रन्यतम 
झफगान सेनापति मुहम्मद बिन बख्त्यार खिलजी ने काशी से श्रागे बढकर मगध झौर 
बंगाल पर श्राक्रमण किया, और इनके निर्बल राजा मुसलिम आक्ान्ताप्रों से अ्रपने 
राज्यों की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे । मगघ झौर बंगाल के समान बुन्देलखण्ड 
पर भी १२०३ मे भ्राकरमण किया गया, भौर कालिन्जर के सुदृढ़ दुर्ग की जीत कर इस 
प्रदेश को भी प्रफगान-सल्तनत में शामिल कर लिया गया । 

१२०६ में जब कुतुबुद्दीन दिल्ली के राजासहासन पर श्ारूढ़ हु्ना, तो प्रायः 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत अ्रफगानों के भ्राधिपत्य में भ्रा चुका था। १२०६ से १५२५ तक 
तीन सदी से भी भ्रधिक समय तक भारत में तुर्के-प्रफगानों का शासन रहा। 

भारतीय इतिहास के इस प्रफगान-युग को दो भागो में विभक्त किया जा सकता 
है । पहला भाग १२१० से १३५० तक था, जबकि दिल्ली के सुलतान भारत के विविध 
प्रदेशों की विजय में तत्पर रहे । इस युग के सुलतानों की यह झाकाक्षा थी, कि वे 
दुर-दूर तक विजय यात्राएँ कर अपने साम्राज्य का विस्तार करें, श्रौर विजित नगरों 
को लूटकर भपने राज्यकोष को पूर्ण करें । देवगिरि, वारड्भल भ्रादि से लूटे हुए घन से 
दिल्‍ली का राजकोष परिपूर्ण हो गया था, और सुलतान व उनके दरबारी इस धत को 
भोग-विलास मे स्वेच्छापूर्वक उडा सकते थे । १३५० के लगभग ध्रफगान-युग के द्वितीय 
भाग का प्रारम्भ हुआ, जबकि दिल्‍ली की सल्तनत के भ्रनेक प्रान्तीय शासकों ने विद्रोह 
कर श्रपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर ली । 

पन्द्रहवी सदी के शुरू में भारत की राजशक्ति का जो स्वरूप विकसित हो गया 
था, उसे सक्षेप में इस प्रकार सूचित किया जा सकता है, कि दिल्‍ली के भ्रफगान 
सुलतानो की शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी, श्लौर उनकी स्थिति उनकी अ्रधीनता से 
भुक्त हुए बहमनी राज्य, गुजरात व मालवा के मुसलिम शासकों के मुकाबले में बहुत 
कम थी । दिल्ली के सुलतानों की अपेक्षा बंगाल, जौनपुर, माण्डू, प्रहमदाबाद और 
दोलताबाद के सुलतान शझ्रधिक द्क्तिआली और वेमवपूर्ण थे। इन विविध मुसलिम 
राजशक्तियों के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के विजयनगर राज्य भौर राजपूताना के विविध 
राजपूत राज्यों का इस युग मे निरन्तर उत्कर्ष हो रहा था, और मेवाड़ के राणा उत्तरी 
भारत के किसी भी मुसलिम घुलतान की श्रपेक्षा भ्रधिक शक्तिशाली थे । गुजरात भौर 
मालवा के मुसलिम सुलतानो के साथ निरन्तर संघर्ष कर मेवाड के राणाझों ने प्रपनी 
शक्ति को बहुत बडा लिया था। सोलहवीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों ते भारत में झपने 
विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना की, भौर मुगलों के साथ भारत के इतिहास में एक नए 
युग का प्रारम्भ हुआ | 


बाईसवाँ अध्याय 
तुर्क-अफगान युग का भारत 


(१) शासन-व्यवस्था 


तुर्क-प्रफगान-पुग-- १२१० से १५२५ ई० तक के काल को हमने भारतीय 
इतिहास का 'तुर्क -प्रफगान युग” कहा है । पर तुर्कों भौर प्रफगानों के झ्नतिरिक्त बहुत-से 
भारतीय भी इस युग की मुसलिम शासक-श्रेणी के अ्रंग बन गए थे, क्योंकि उन्होंने 
इस्लाम को स्वीकार कर लिया था । इस्लाम में विदेशी झौर विधर्मी लोगों को झ्ात्म- 
सात करने की धनुपम क्षमता थी । भारत की पुरानी शासक व सैनिक श्रेणियों के कुछ 
लोगो ने भी मुसलिम प्राक्रान्ताझों के सम्पर्क में भ्राकर इस्लाम की दीक्षा ले ली थी । 
धलाउदीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर तुके या भ्रफगान न होकर विशुद्ध 
भारतीय था, जिसने इस्लाम को प्रंगीकार कर लिया था। गुजरात में स्वतन्त्र मुसलिम 
सल्तनत को स्थापित करने वाला राजवंश प्राचीन तक्षक क्षत्रिय जाति का था, जिसके 
प्रधान पुरुषों ने फीरोज तुगलक के समय में इस्लाम को अ्रपना लिया था। बहमनी 
राज्य का संस्थापक हसन गंगू भी भारतीय था, जो पहले एक ब्राह्मण कुल की सेवा 
में नियुक्त था। यदि इस इष्टि से देखा जाए, तो इस युग की मुसलिम शासक-पश्रेणी 
केवल तुर्कों श्लौर अफगानों तक ही सीमित नहीं थी, मुसलिम धर्म को भ्रपनाने वाले 
बहुत-से भारतीय भी उसके अ्रंग बन गए थे । 

राजसत्ता का स्वरूप---इस युग के मुसलिम सुलतान पूर्णतया निरंकुश भौर 
स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई भी संस्थाएँ व सभाएँ 
इस युग में विद्यमान नहीं थी । सुलतान की इच्छा ही कानून मानी जाती थी, श्रौर 
न्याय-सम्बन्धी बातों मे भी उसका निर्णय सर्वोपरि होता था। इस्लाम का प्रादुर्भाष 
धरब में हुआ था, भ्ौर वहाँ की राजसत्ता को 'सम्प्रदायतरन्त्र! (॥60078०५) कहा जा 
सकता है । हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकारी जहाँ भरब साम्राज्य के भ्रधिपति थे, 
बहा साथ ही इस्लाम के प्रधान धर्माधिकारी भी थे। सम्राट और पोप दोनों के पद 
रब के खलीफाओों में मिलकर एक हो गए थे । प्ररव साम्राज्य के पतन के बाद जब 
विभिन्‍न स्वतन्त्र मुसलिम राज्यों की स्थापना हुई, तो उनके शासक यद्यपि राजनीतिक 
इृष्टि से अ्रपने राज्य में स्वतन्त्र थे, पर धार्मिक दृष्टि से वे खलीफा की सर्वोच्च सत्ता 
को स्वीकार करते थे। भारत में जब भ्ररबों (आठवीं सदी में) और तुक्कों (दसवीं सदी) 
ते अपने राज्य कायम किये, तो उनके राजा भी खलीफा के घामिक प्रभुत्व को मानते 
थे। सम्पूर्ण मुसलिम संसार एक है, श्रौर उसका भ्रधिपति खलीफा है, यह विचार 
मुसलिम जगत्‌ में बहुत प्रबल था। पर भझ्रफगान युग के मुसलिम सुलतानों ने इस 
विचार के विपरीत भ्राचरण किया, और प्रपवादस्वरूप कतिपय सुलतानों के श्रतिरिक्त 
अत्य सबने अ्रपने नाम से, खुतबा पढ़वाया । मुसलिस लोग तमाज के समय जहाँ भल्लाह्‌ 


३६४ भारतीय संस्कृति का विकास 


और रसूल का स्मरण करते थे, वहाँ साथ ही खलीफा के प्रति भी प्रपनी भक्ति प्रकट 
करते थे । खुतबे में खलीफा का स्मरण इस भक्ति का प्रमाण माना जाता था । खलीफा 
के स्थान पर अपने नाम से खुतबा पढवाकर दिल्ली के मुसलिम सुलतानों ने श्पनी 
शक्ति श्रौर सत्ता का सर्वोच्च रूप प्रकट किया था। जिन सुलतानों ने खूतबे में 
खलीफा को स्थान दिया, उनमे श्रल्तमश, झलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक 
के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । ये सुलतान बहुत शक्तिशाली थे, श्रौर भारत के 
बाहर के मुसलिम जगत्‌ के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । पर इन सुलतानों में भी 
यह भाव विद्यमान था, कि राज्य मे उनकी शक्ति सर्वोपरि है, और वे प्रल्लाह की 
इच्छा के अनुसार ही भ्रपनी सल्तनत का हासन करने के लिए नियुक्त हुए है | मुहम्मद 
तुगलक की अनेक उपाधियों भें एक 'सुलतान-जिलाह-उल्लाह' भी थी, जिप्तका भ्र्थ 
भगवान्‌ की छाया या प्रतिमूर्ति है। निःसन्देह, इस युग के सुलतान अपने को पृथ्वी 
पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, श्रौर श्रपनी शक्ति पर किसी अश्रन्य का प्रंकुश 
स्वीकार करने के लिए उद्यत नही थे । 

सुलतानों पर प्रंकुश---पर झ्रफगान युग के मुसलिम सुलतान झ्रधिकल रूप से 
स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं थे। उनक्री शक्ति को मर्यादित करने वाले तत्त्व 
निम्नलिखित थे :-- 

(१) उनकी शक्ति का मुख्य भ्राधार सैनिक वर्ग था। अतः सैनिक नेताप्रों 
की इच्छा की वे पूर्णदया उपेक्षा नही कर सकते थे। अ्रफगान-सुलतानो को इस देश 
की ऐसी बहुसंख्यक जनता पर शासन करना था, जिसमें भ्रभी वीरता और स्वातन्व्य- 
आवना का सर्वथा लोप नहीं हो गया था । इस भारतीय जनता को संनिक छाक्तित द्वारा 
ही अपने वद्य में रखा जा सकता था। अतः दिल्ली की सल्तनत में सैनिको और उनके 
नेताओं का बहुत महत्व था। सुलतान उनकी सम्मति की उपेक्षा कर शझपनी सत्ता 
को कायम नहीं रख सकता था । 

(२) दिल्‍ली के सुलतान उलमा लोगों के प्रभाव में थे, और &सस्‍्लाम के कानून 
के अनुसार ही शासन करने का प्रयत्न करते थे। झ्रफगान आ॥राकान्ताभो ने एक ऐसे देश 
को जीतकर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी जनता इस्लाम की इृष्टि में 
काफिर या विघर्मी थी । भ्रपने सैनिकों मे उत्साह का संचार करने झ्ौर उन्हे श्रफगान 
सल्तनत की रक्षा के लिए अपने जीवन की बलि दे देने की प्रेरणा का सर्वोत्तम उपाय 
यह था, कि उनमें यह विचार कूट-कूटकर भर दिया जाए, कि दिल्‍ली की सल्तनत 
इस्लामी राज्य है, जिसका नेतृत्व उलमाझ्ो के हाथों मे है, भौर जिसका उद्देश्य इस्लाम 
का उत्कर्ष है। यही कारण है, कि भ्रफगान-युग के मुसलिस शासक उलमाों के भादेक्षों 
का पालन करते थे, और इस्लाम के कानूत को सर्वोपरि मानते थे । उलमाप्मों के प्रभाव 
में रहना अफगान सुलतानों के लिए एक श्निवार्य भश्रावश्यकता थी । इसीलिए प्राय: 
सभी भ्रफगान सुलतानो ने उलमाओ्ों का झ्ननुसरण किया, और उन द्वारा प्रतिपादित 
शरायत कानून के प्ननुसार राज्य के शासन का प्रयत्न किया । 

झलाउद्दीन खिलजी जेसे प्रतापी सुलतान ने राज्यविषयक मामलों में उलमाधों 
के हस्तक्षेप और प्रभाव को प्नुचित समका । उसका कथन था कि राज्य में सुलतान 


तुर्क-अफगान युग का भारत ३६४ 


की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए । एक बार उसने काजी मुघिसुद्दीन से प्रश्व किया, 
कि देवबगिरि की लूट में जो श्रपार सम्पत्ति मैंने प्रधिगत की थी, शरायत के प्ननुसार 
बह मेरी वैयक्तिक सम्पत्ति है, या वह राजकोष में जानी चाहिए। काजी का उत्तर 
था, कि यह सम्पत्ति सुलतान ने सेनिको की सहायता से प्राप्त की है, श्रकेले नही, श्रतः 
इस पर सुलतान का वैयक्तिक स्वत्व नहीं हो सकता | इस उत्तर से अलाउद्दीन बहुत 
ऋद्ध हुआ, पर काजी मुघधिसुद्दीत ने बिना किसी भय के शरायत के कानून का प्रति- 
पादन किया । यद्यपि अलाउद्दीन काजी के विचार से सहमत नहीं हुआ, पर उसने 
उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया | श्रपने व्यवहार में वह पूर्णतया स्वेच्छा- 
चारी था, और उसने अपनी समझ के प्नुसार जो कुछ उचित समभा, वही किया । 
पर उलमा प्रौर काजी लोगो का प्रत्यक्ष विरोध करने की शक्ति अलाउद्दीन जैसे उदृण्ड 
सुलतान में भी नहीं थी । उलमाओं का विरोध करने में मुहम्मद तुगलक ने श्रधिक 
साहस से काम लिया । उसने न्याय के सम्बन्ध में काजियो द्वारा दी गयी व्यवस्थाझ्रों 
की उपेक्षा की, और प्रननेक ऐसे झ्ादेश दिये, जो उलमाझ्नरो की दृष्टि में झरायत के 
विरुद्ध थे । परिणाम यह हुआ, कि उलमाओ ने उसके खिलाफ साजिश की, और उसे 
ग्रपत्ती योजनाओ्रो में सफल नहीं होने दिया । सैनिक नेताझ्रो की वद्वर्तिता और 
उलमाश्नो का प्रभाव--ये दो ऐसी शक्तियाँ थी, जो श्रफगान-सुलतानो की स्वेच्छाचारिता 
पर प्रंकुश का कार्य करती थी । 

(३) दिल्‍ली के सुलतानों मे उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नही था । 
सुलतान की मृत्यु के वाद कौन व्यक्ति दिल्‍ली की राजगद्दी पर ग्रारूढ हो, इसका निश्चय 
निम्नलिश्वित बातों को सम्मुख रखकर किया जाता था--(क) मृत सुलतान ने किस 
व्यक्ति को अ्रपना उत्तराधिकारी नियत किया था । (ख) उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन है। 
(ग) उसके पुत्रों व कुटुम्ब के श्रन्य मनुष्यों में कौन सबसे झ्िक योग्य है। पर इन 
इष्टियो से नये सुलतान का निर्णय उन सैनिक नेताओ्नों प्रौर श्रमीर-उमराम्रों द्वारा किया 
जाता था, जिनको सत्ता सल्तनत मे सर्बेप्रधान थी । इसी कारण कोई ऐसा व्यक्ति 
सुलतान-पद को प्राप्त नही कर सकता था, जिसे हाक्तिशाली सैनिक नेताओ्रों और 
भ्रमीर-उमराश्रों का सहयोग व समर्थन प्राप्त न हो । इसीलिए सल्तनत के उत्तराधिकार 
के सम्बन्ध में प्राय: झगड़े होते रहते थे, श्रौर जो व्यक्ति इस सघर्ष में सफलता प्राप्त 
कर राजसिहासन पर श्रारूढ़ होता था, वह भ्रपने सहायक व पक्षपाती सैनिक नेताप्ों 
की उपेक्षा कर पूर्णरूषप से निरंकुश हो सकने में श्रसमर्थ रहता था। 

राजकरमंचारी बर्ग---राज्य के सर्वोच्च प्रधिकारी को 'बजीर' कहते थे । शासन 
के सब विभागों पर इस बजीर का नियन्त्रण होता था। शासन के मुख्य विभाग 
निम्नलिखित थे--( १) दीवाने-प्रज या अपीलो का विभाग । (२) दीवाने-रिसालत या 
सैन्य विभाग । (३) दीवाने-इन्शा या पत्र-व्यवहार विभाग । (४) दीवाने-बन्दगान या 
सुलामो का विभाग । (५) दीवाने-कजाए-ममालिक या न्‍्याय-विभाग । (६) दीवाने- 
भ्रमीर कोही या कृषि-विभाग । (७) दीवाने-मुस्तख राज या राजकीय प्राय को वसूल 
करने बाला विभाग । (5८) दीवाने-खेरात या धर्मार्थ व्यय करने वाला विभाग । (६) 
दीवाते-इस्तिकाक या पेंशन विभाग । इन नौ विभागों के भ्रतिरिक्‍त गुप्तचर, डाक और 


३६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


टकसाल के भी प्ृथक्‌ विभाग थे, जिन सबकी व्यवस्था के लिए विविध राजकर्मचारियों 
की नियुक्ति की जाती थी । इन विविध विभागों के श्रधिकारी राज्य में बहुत ऊँचा 
स्थान रखते थे, झौर एक वजीर को छोड़कर श्रन्य सब राजकर्मचारियों के भुकाबले में 
उनकी स्थिति ऊँची मानी जाती थी । इनके श्रतिरिक्त राज्य के भ्रन्य प्रमुख कर्मचारी 
ओर पदाधिकारी निम्नलिखित होते थे-- (१) मुस्तौफी-ऐ-ममालीक या झ्राडिटर-जनरल 
जिसका कार्ये राजकीय व्यय को नियन्त्रित रखना होता था। (२) मुश्रिफे-ममालीक, 
जिसका कार्य राजकीय झ्राय का हिसाब रखता श्ौर उसे वसूल करने की सुव्यवस्था 
करना होता था। (३) खजान्ची । (४) अ्रमीरे-बहर या जलशक्ति का श्रष्यक्ष । (५) 
बख्शी-ए-फोज या सेना को वेतन देने का प्रधान अधिकारी । (६) काजी-उल-कजात 
या प्रधान न्यायाधीश, जो मुफ्तियों की सहायता से शरायत के श्रनुसार न्याय की 
व्यवस्था करता था । 

प्रास्तीय श्लौर स्थानीय शासन---ह्ासन की सुविधा के लिए झफगान सल्तनत 
झनेक प्रान्तों में विभक्त थी, जिनकी संख्या सल्तनत के विस्तार के प्रनुसार घटती 
बढ़ती रहती थी ॥ प्रफगान सल्तनत के ग्रधिकतम विस्तार के समय उसके प्रान्तों की 
संख्या चौबीस थी । इनके प्रान्तीय शासकों को “नायब सुलतान” कहते थे । अपने-अपने 
क्षेत्र में इन नायब सुलतानों की स्थिति दिल्‍ली के सुलतान के ही सदृश होती थी, और 
इनकी दाक्ति के कारण केन्द्रीय सुलतान का प्रत्यक्ष शासन दिल्‍ली व उसके समीपवर्ती 
प्रदेशो तक ही सीमित रहता था । सुदूरवर्ती प्रान्तों के नायब सुलतान अवसर पाते ही 
स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करते थे, जिसके कारण केन्द्रीय सुलतान को उन्हें वश में 
लाने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहना पडता था । प्रान्त के उपविभागों का शासन 
“मुकता' या “झ्ामिल' नामक पदाधिकारियो के हाथो में रहता था। प्रान्तों के झौर 
छोटे उपविभागों के शासक 'शिकदार' कहाते थे । नायब सुलतान अपने प्रान्तीय शासन 
का खर्च भ्रपने प्रान्त से ही कर आ्रादि द्वारा प्राप्त करते थे, श्रोर खर्चे चलाकर जो बचे, 
उसे केन्द्रीय राजकोष में भेज देते थे । नायब सुलतानों की भ्रपनी पृथक सेनाएँ होती 
थी, जिन्हें दिल्ली का सुलतान भपतनी विजय-यात्राओं शोर युद्धों के लिए प्रयुक्त कर 
सकता था । 

भ्रफगान सल्तनत में बहुत-से ऐसे प्रदेश भी थे, जिन पर पुराने समय के हिन्दू 
राजवंशो का शासन था। ये हिन्दू राजा सुलतान को अपना भ्रधिपति मानते थे, भौर 
उसे बाषिक कर, मेंट व उपहार भ्रादि द्वारा सन्तुष्ट करते रहते थे । भ्रफगान विजेताझों' 
के लिए यह सम्भव नहीं था, कि सब हिन्दू-राजवंशों का मूलोच्छेद कर उन द्वारा 
शासित प्रदेशों को सीधे श्रपने शासन में ले झआएँ। इन हिन्दू-राजाझों की स्थिति 
झफगान साम्राज्य में सामन्‍्तों के सह थी । 

पिछले एक भ्रध्याय में हम ग्राम-पंचायतों का उल्लेख कर चुके हैं, जिनके 
कारण मध्यकाल में जनता की स्वतन्त्रता सुरक्षित थी। ये ग्राम-पंचायतें इस युग में भी 
नष्ट नही हुई थीं। भफगान सुलतानों ने ग्रामों के स्थानीय स्वशासन में हस्तक्षेप का 
कोई प्रयत्न नहीं किया । इसीलिए सर्वताधघारण जनता पर उनके झ्ाधिपत्य का कोई 
विज्येष श्रसर नहीं हुआ । झफगान आक्रमण से पूर्व भी भारत के विविध राजवंश झापस, 


तुके-भफगान युग का भारत ३६७ 


सें संघ करते रहते थे, भौर दूर-दूर तक विजय-यात्राएं कर श्रपने उत्कर्ष का प्रयत्त 
करते थे | जन-साधारण की इष्टि मे ये विजय-यात्राएँ एक आ्राँघी व तुफान के समान 
होती थीं, जिनके कारण बहुत-से लोगों को प्रपनी जान व माल से हाथ धोना पड़ 
जाता था। युद्ध में विजयी होकर जो कोई राजवंश उनके प्रदेश पर श्राधिपत्य कर 
ले, उसे नियमित रूप से कर देना वे अभ्रपना स्वाभाविक कतंव्य समभते थे। श्रब 
विजययात्रा करने वाली राजशक्तियों मे एक प्रन्य ऐसी शक्ति शोर भ्रा सगयी थी, जो 
विदेशी व विधर्मी थी । उसको भी सर्वसाधा रण जनता ने प्रायः उसी दृष्टि से देखा, 
जिससे कि वे परमार, चालुक्य, गहड्वाल, पाल आ्रादि को देखती थी। ग्रामसंस्थाओरों 
के कारण भ्रभी तक भी सर्वसाधारण लोग श्रपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की 
स्वयं व्यवस्था करते रहे, और इसलिए उनकी स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं 
भ्राया । जो बहुत-से बड़े-बड़े नगर भ्रफगान सल्तनत की शअघीनता में थे, उनका शासन« 
प्रबन्ध कोतवाल और मुहतर्तिब नामक कर्मचारियों के हाथों से रहता था । कोतवाल 
नगर में शान्ति धौर व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था, झ्ौर मुहृतसिब का काम 
नागरिक प्रबन्ध करना समझा जाता था । 

परामझ-सभा--नयद्यपि श्रफगान सुलतान पृर्णरूप से स्वेच्छाचारी झौर निरंकुश 
थे, पर वे समय-समय पर अपने श्रमीर-उमराप्रों और सैनिक नेताग्नों से परामश करते 
रहते थे | इसके लिए श्रनेक परामशे-सभाएँ थी, जिनमें 'मजलिसे-खलवत' प्रधान थी । 
इस सभा मे सल्तनत के प्रधान राजकमंचारी, सैनिक नेता और बड़े श्रमीर-उमरा 
उपस्थित होते थे, और महत्वपूर्ण मामलों पर सुलतान को परामर्श देते थे । पर मजलिस 
का सदस्य होने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था | सुलतान जिस किसी व्यक्ति 
को उचित समझे, परामशे के लिए इस सभा में बुला लेता था। मजलिस के सदस्य 
जो परामर्श दें उसे मानना न मानना सुलतान की श्रपनी इच्छा पर निर्मर करता था। 
इसके श्रतिरिक्त “बारे खास” श्रोर “बारे-प्राम' नाम की पझ्रन्य सभाएँ भी इस युग में 
थी, जो मुगल काल के दीवाने-खास झ्लौर दीवाने-प्राम के समान स्थिति रखती थीं । 
बारे-खास में सल्तनत के प्रमुख खान, अमीर श्लौर मलिक सम्मिलित होते थे, और 
“बारे-झ्राम' में सबंसाधारण जनता सुलतान की सेवा में अपने प्रार्थना-पत्र भ्रादि उपस्थित 
कर सकती थी । न्याय-सम्बन्धी भ्रजियाँ भी 'बारे-प्राम' मे ही पेश की जाती थी, और 
सुलतान वही पर उनका निर्णय करता था । 

राजकीय भय के साधन--प्रफगान सुलतानों की झ्राय-व्यय-सम्बन्धी नीति 
सुसलिम विधान-शास्त्र के हनफी सम्प्रदाय के अनुसार निर्धारित की जाती थी । इस 
कारण उनकी राजकीय झाय के प्रधान साधन निम्नलिखित थे---( १) खराज---हिन्दू 
सामन्‍्तों व जागीरदारों द्वारा प्रदान किया जाने बाला भूमि-कर । (२) खालसा या 
राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली श्रामदती । (३) अपने सैनिक प्रफसरों और प्रन्य 
राजकर्मचारियों को दी गयी उत जागीरों की भ्राय का एक निरवचय भाग, जो कि इन 
राजपुरुषो को जन्म भर के लिए या कुछ निश्चित वर्षों के लिए प्रदान की जाती थीं । 
(४) जजिया कर, जो हिन्दुप्लों पर लगाया जाता था, झौर जिस कर को वसूल करने के 
बदले में मुसलिम शासक भ्रपनी मुसलिम-भिन्‍न प्रजा के जान-माल की रक्षा करने को 


३९८ भारतीय सस्कृति का विकास 


उद्यत होते थे । (५) युद्ध भे प्राप्त हुई लूट । (६) चरागाह, सिंचाई के हल हिन्द 
प्रादि पर लगाये गए अनेक प्रकार के कर | जजिया के प्रतिरिक्त श्रन्य हा का कक 
भौर मुसलमानों पर समान रूप से लगते थे। जजिया मुस्लिम शासन क॑ भी के के 
थी। मुस्लिम विधान-शास्त्र के श्रनुसार यह माना जाता था, कि मुसलिम शेड 
हिन्दू श्रादि भ्न्य धर्मों के लोग तभी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं, जबकि वे छत 
माल की रक्षा के बदले से एक अतिरिक्त कर राजा को प्रदान करें। कोई भी गैरमुस- 
लिम हस्लाम को स्वीकार कर अपने को जजिया कर से मुक्त कर सकता था । 
स॑निक संगठन---प्रफगान सल्तनत की शक्ति का मुख्य श्राधार उसकी सेना रा । 
'अतः सेना के सगठन का इस युग में बहुत अधिक महत्त्व था । दिल्‍ली के सुलताने "पं 
मेना के प्रायः सभी सँनिक मुसलिम थे, जो या तो झफगान, तुके आदि उन जातियों के 
भे, जिनकी सहायता से शहाबुद्टीन गौरी ने इस देश पर अपना आ्राधिपत्य स्थापित किया 
था, और गा उन भारतीय क्षत्रियों मे से थे, जिन्होने इस्लाम को ग्रहण कर लिया था । 
कतिपय हिन्दू सामत्तो व जागीरदारों की सेतायें भी श्रफगान सेना से शामिल रहती 
थी, पर ऐसे सैनिको की सख्या वहुन कम थी । दिल्ली की केन्द्रीय सरकार की सेना के 
श्रतिरिक्त प्रान्नीय नायब सुलतानों की भी शअ्रपनी सेनाएँ होती थी, जो जहाँ प्रान्तीय 
क्षेत्र मे जाति और व्यवस्था कायम रखने का काम करती थी, वर्हाँ साथ ही नये प्रदेशों 
की विजध में या किसी विद्रोही सामस्त के साथ संघर्ष मे सुलतान की सहायता भी 
करती थी। सेना के मुख्य विभाग पदाति, अव्वारोही और गजारोही होते थे । बाहूद 
का प्रयोग अभी तक थुरू नही हुआ था, इसलिए तोपखाने का सेना में कोई स्थान नहीं 
7 पर इस भ्रकार के कुछ यान्त्रिक उपकरण इस युग तक आ्राविष्कृत हो चुके थे, जिनसे 
शत पर पत्थर आदि फेके जा सऊते थे। 
प्रमोर-उभ्तरा--अफगान सल्तनत के शामन में प्रमीर-उमरा लोगों का बहुत 
महत्व था। सेन्य-सचालन, शासन-अवन्ध, और सुलतान को परामर्श देने का कार्य 
इन्ही के हाथो में था । इतना ही नहीं, कोई नया सुलतान तभी दिल्‍ली के राजसिहासन 
पर आ्रारृढ हो सकता था, जबब्ि, अ्रमीर-उमरगगग्रो का सहयोग व समर्थन उसे प्राप्त हो। 
युलतान बन जाने पर भी कोई व्यक्ति इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि 
श्रमी र-उमरा विद्रोह कर उसके काये को कटिन बनाने की क्षमता रखते थे । ये प्रमीर- 
उमरा पबानतया तुके और अ्रऊगान जातियों के थे । पर मिस, ईरान, भ्ररब, प्रबीसी- 
बिया ्रादि झरन्ध मुगलिम देशो से भी वहुत-से साहगी व्यक्ति इस युग में भारत प्रा 
गये थे, श्रौर उन्होने दिल्ली की सल्तनत में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिए थे । भारत 
के पुराने राजवच्ो के जिन कुलीन लोगो ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे भी 
उस नई मुसलिम कृलीन श्रेणी के प्रजज बन गए थे। मलिक काफुर इसी प्रकार का 
व्यक्ति था | पर यह 22 में रखना चाहिए, कि अफगान-युग की कुलीन श्रेणी पूर्णतया 
)जाइश रहर्त अफगान सन्तनत की गक्ति के लिए जहाँ सहायक होती 
थी, वहाँ साथ ही इससे श्रव्यवस्था प्रौर अ>जकता के उत्पन्न होने मे भी मदद मिलती 
थी । कोई भी प्रतापी व उद्दष्ड प्रकृति का व्यक्ति अफगान शासन मे प्रकस्माद महत्त्व 


तुर्क-प्रफयान युग का भारत ३६६ 


प्राप्त कर सकता था, झौर सेनिह नेताग्रों व श्रमीर-उमराधों का सहयोग प्राप्त कर 
भ्रपना उत्कर्ष कर लेता था । 


(२) आर्थिक दक्षा 


इस युग के मुसलिम लेखकों ने अफगान सुलतानों के शासन के जो दृत्तान्त लिखे 
हैं, उनमें भ्रमीर-उमराझ्ो के षडयन्त्रों प्लोर राजदरबार के ऋगडों का ही विशद रूप से 
उल्लेख है । फिर भी इस युग की भ्राथिक व सामाजिक दश्चा के विषय में इस सम्बन्ध में 
जो निर्देश प्रसंगवश कही-कही भा गये हैं, उनके श्राधार पर इस युग के जीवन का 
धुन्वला-सा चित्र उपस्थित कर सकना सम्भव है । 

भारत का वैभव--प्रादीन काल में भारत के विविध राजवज्ञों ने जो श्रपार 
घन-सम्पत्ति एकत्र की थी, तुर्क श्रफगान आकान्ताओ्रों ने उसे दिल खोलकर लूटा था | 
महमूद गजनवी की लूट का वृत्तान्त फरिव्ता सद्श मुसलिम लेखकों ने विदशदरूप से 
लिखा है । कन्नौज, नगरकोट, सोमनाथ आ्रादि की लूट से श्रनन्त सम्पत्ति महमूद गज- 
नवी ने प्राप्त की थी, श्रौर उसी से उसने अ्रपनी राजधानी गजनी को समृद्ध व वेभव- 
पूर्ण बनाया था। ग्रफगान सुलतानो ने भी देवगिरि श्रादि प्राचीन राजघानियों को लूट 
कर अपार धन प्राप्त किया था, यद्यपि उसे वे भारत से' कही विदेश में नही ले गये थे । 
श्रफगान सुलतानो के सम्मुख श्रपनी श्राथिक समस्या को हल करने का सबसे सीधा श्रौर 
सरल उपाय यही था कि वे किसी स्वतन्त्र राज्य पर श्राक्रमण कर उसे लूटे, और लूट 
से प्राप्त घन का उपयोग श्रपनी सैन्य शक्ति को बढाने के लिये करे । यही कारण है, कि 
इस युग के सुलतानो ने अपने साम्राज्य की आ्थिक उन्नति पर कोई विशेष ध्यान नहीं 
दिया । लूट और राजकीय करो से उन्हे श्रच्छी ग्रामदनी प्राप्त हो जाती थी, और यह 
उनकी सेना तथा दर्थार के खर्च के लिये पर्याप्त होती थी । 

झफगान आ्रधिपत्य की स्थापना के कारण भारत की सर्वसाधारण जनता के 
आ्राथिक जीवन में विशेष भ्रन्तर नही प्राया था। प्राचीन झौर मध्य युगों मे भारत के 
शिल्पी, व्यवसायी और व्यापारी झपने संगठनों में संगठित थे, और माल की उत्पत्ति 
तथा विक्रय अपने संगठनों द्वारा निर्धारित नियमों के पग्रमुसार किया करते थे, यह पहले 
लिखा जा चुका है। भ्रफगान-युग में भी ये संगठन (श्रेणी श्रौर निगम) कायम रहे । 
जिस प्रकार पझ्रफगान आ्राधिपत्य के कारण ग्राम-सस्थाओं की स्थिति मे कोई अन्तर नहीं 
श्राया, वैसे ही आर्थिक श्रेणियों श्लौर निगमों की स्वतन्त्र सत्ता भी उसके कारण नष्ट 
तहीं हो पाई । इसीलिए इस युग में भी भारत का व्यावसायिक झौर व्यापारिक जीवन 
पुराने समय के प्राथिक संगठनों में केन्द्रित रहा, श्रौर शिल्पी तथा कर्मकर लोग पूवबत्‌ 
ही भ्रपना कार्य करते रहे, और सुलतानों ने इन संगठनों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं किया । पर एक विशाल सल्तनत की स्थापना हो जाने के कारण श्रब दिल्‍ली का 
महत्त्व बहुत बढ गया था, भ्रौर उसमे निवास करने वाले प्रमीर-उमराशों व भ्रन्य घनी- 
मानी पुरुषों की झ्रावश्यकताश्ो को पूर्ण करने के लिए विशेष अध्यवसाय की श्रावश्यकता 
थी । साथ ही, युलतानों को अ्रपनी विश्ञाल सेनाप्नों के लिए वस्त्र और प्स्त्र-शस्त्र 
श्रादि की भी प्रचुर मात्रा में झ्रावश्यकता रहती थी, जिसकी पूति के लिए उन्होंने 


०० भारतीय संस्कृति का विकास 


विदेष रूप से उद्योग किया। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में बहुत-से कारखाने खुलवाये, 
जिनमें भ्रच्छी बडी संख्या मे कारीगर लोग काये करते थे। राज्य द्वारा स्थापित हुए 
रेशमी कपड़ो के कारखानों मे ४००० जुलाहे काम करते थे, जिनसे तैयार हुमा रेशमी 
वस्त्र राजदरबार व शमी र-उमराझ्रों के काम श्राता था । 
भारतीय इतिहास का भ्रफगान-युग भ्रशान्ति, भ्रव्यवस्था झौर प्रराजकता का 
काल था । युद्धों और विद्रोहों के कारण इस युग में शाति श्रौर व्यवस्था नष्ट हो गयी 
थी | इसीलिए इस युग में भारत को झ्नेक दु्भिक्षों का सामना करना पड़ा। जला- 
लुद्दीन फीरोज खिलजी (१२६०-१२६९६) के झासनकाल में प्रनाज की इतनी कमी हो 
गयी थी, कि दिल्ली मे भ्रन्न का भाव ७॥ जीतल प्रति मन से बढ कर ४० जीतल प्रति 
मन हो गया था। शिवालिक की उपत्यका तक के लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर प्रन्त 
की खोज में दिल्ली श्राने लगे, और वहाँ भी भोजन प्राप्त करने में प्रसमर्थ होकर 
झात्महत्या द्वारा श्रपने जीवन का अन्त करने लगे। मुहम्मद तुगलक के समय में भी 
इसी प्रकार का अकाल पडा, श्रौर बहुत-से नरनारी भूख से तडप-तडप कर प्राण देने 
के लिए विवश्ञ हुए । प्रलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक जैसे वैभवशाली सुल- 
तानो ने जनता की दुर्भिक्ष से रक्षा करने के लिए अनेक प्रयत्न किये, पर उनके प्रयत्न 
केवल दिल्‍ली और उसके समीपवर्ती प्रदेश तक ही सीमित रहे । देश को अकाल से 
बचाने में उन्हें कोई विशेष सफलता नही हुई । 
इस युग के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी श्रनेक निर्देश उपलब्ध होते हैं । 
समुद्रमार्ग द्वारा इस काल में चीन, मलाया, ईरान, श्ररव और यूरोप के साथ भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था । इब्नबतुता शौर मार्को पोलो ने भारत के भ्रमेक 
बन्दरगाहो का उल्लेख किया है, जिनमे विदेशों के व्यापारी भ्रपना माल बेचने श्रौर 
भारतीय माल का क्रय करने के लिए एकत्र हुआ करते थे । कालीकट और भडौच के 
बन्दरगाह इनमे प्रमुख थे । भारत से जो माल श्रन्य देशो में बिकने के लिए जाता था, 
उसमे वस्त्र, श्रफीम, भ्रन्‍्न, नील भर मसाले प्रधान थे । विदेशों से बिकने के लिए पाने 
वाले पण्प में घोड़े श्रौर खच्चर मुख्य थे, जिनका सैनिक दृष्टि से बहुत उपयोग था । 
स्थलमार्ग द्वारा भारत का मध्य एशिया, ईरान, तिव्वत प्रौर भूटान के साथ व्यापारिक 


सम्बन्ध था, झ्ौर घोडो, खच्चरों तथा ऊँटो के काफिलो द्वारा भारत और विदेशों के 
व्यापारी माल का आदान-प्रदान किया करते थे। 


(३) सामाजिक दश्ञा 


अफगान-युग में भारत के समाज के दो प्रधान वर्ग थे 


द्ल्ली ] # मु लम हिर 
दिल्‍ली के सुलतान सैनिक अफसरो और शासक वर्ग को मिथ मुसलिम और हिन्दू । 


५0028 3 रपफ में कोई प्राथंना-पत्र लेकर उपस्थित होता था, तो हाजिब लोग 
लाकर कहते थे 'हादाक ग्रत्लाह' या भगवान्‌ तुम्हे सनम पर ले प्राये ।! अजिया 


तुके-प्रफगान युग का भारत डण्र 


कर के कारण हिन्दुप्नों को सदा यह झनुभूति बनी रहती थी, कि सल्तनत में उनकी 
स्थिति हीन है, और वे अपनी जान व माल के लिए मुसलिम शासकों की कृपा पर 
निर्भर हैं। यदि कोई हिन्दू प्रपने धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर ले, 
सो मुसलमानों की इष्टि में यह बात बड़ें गौरव की होती थी। वे कुफ़ का अंत कर 
सद्धमं का प्रचार करने में गये प्रनुभव करते थे । 
पर हिन्दू लोगों में स्वाभिमान झ्ौर भ्रात्मगौरव के भाव नष्ट नहीं हो गये ये । 
संख्या की इृष्टि से वे मुसलमानों की अपेक्षा बहुत भ्रधिक थे। इसी कारण वे समय- 
समय पर विद्रोह द्वारा प्रपने रोष को प्रगट करते रहते थे। शअलाउद्दीन खिलजी जैसे 
प्रतापी सुलतानों ने इस बात का यत्न किया, कि हिन्दुओं की स्थिति को बिलकुल हीन 
कर दें। वे अनुभव करते थे, कि जब तक हिन्दू लोग सम्पन्न रहेंगे, उनमें हीनभावना 
का पूर्ण रूप से विकास नहीं होने पायेगा । इसी तथ्य को इष्टि में रखकर ग्रलाउद्दीन 
ने हिन्दुओं को सर्वया निधन भौर भवश बना देने का प्रयत्त किया। भारत के प्राय: 
सभी किसान इस समय हिन्दू थे । मुसलिम लोगों को हल चलाने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं थी, क्योकि सेना झ्लौर शासक वर्ग के पद उनके लिए खुले हुए थे। प्रलाउद्दीन ने 
व्यवस्था की, कि किसान प्रपनी पेदावार का ५० प्रतिशत कर के रूप में प्रदान किया 
करें । उपज का आ्राघा भाग राज्य को प्रदान कर देने के बाद किसानों के पास इतना 
अन्न नहीं बच पाता था, जिससे कि वे पश्रपता और अपने परिवार का पेट भर सकते । 
भारत के प्राचीन राजा उपज का छठा भाग किसानों से बलि रूप में ग्रहण करते थे । 
छठे भाग के मुकाबले में उपज का आ्राघा भाग कर के रूप में लेकर अलाउद्दीन ने हिन्दुओं 
की ग्राथिक दशा को बहुत ही दयनीय बना दिया था। उसने यह व्यवस्था भी की थी, 
कि हिन्दुओ के चरागाहो भ्रौर मकानों पर भी टैक्स लगाये जाएँ। केवल किसानो से 
ही नही, श्रपितु भूमिपतियों से भी ध्लाउद्दीन ने सख्ती से कर वसूल करनते शुरू किये, 
जिसका परिणाम यह हुआ, कि चौधरी, मुकहम आ्रादि उच्च वर्ग के हिन्दू लोगों की 
स्थिति इतनी हीन हो गयी कि प्रब वे न भ्रच्छे वस्त्र पहन सकते थे, न शस्त्र घारण कर 
सकते थे और न सवारी के लिए धोडे ही रख सकते थे | भ्रफगान सुलतानो की इस 
नीति के कारण उच्च वर्ग के हिन्दू भी इतने गरीब व असहाय हो गये, कि उनकी 
महिलाओं को मुसलिम घरों में नोकरी करने के लिए विवश होना पड़ा । इस युग के 
मुसलमान हिन्दुओं की इस दु्दंशा को देखकर सन्तोष अनुभव करते थे । बरानी-जैसे 
लेखक ते भ्रभिमान के साथ लिखा है, कि हिन्दुओं की दशा इतनी हीन हो गयी है, कि 
से सिर उठाकर नहीं चल सकते और उनके घरों में सोना-चाँदी या सिक्‍के का नाम भी 
दोष नहीं बचा है। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इस हीन दक्षा में भी हि्दू लोग 
झपते धर्म पर दृढ़ रहे, और उन्होंने सांसारिक उत्कर्ष व सुख के लिए अपने धर्म का 
परित्याग नहीं कर दिया। 
अफगान सल्तनत में दास-प्रथा का बहुत प्रचार था। सुलतान और उसके 
अमीरउमरा बहुत बड़ी संख्या में दास रखा करते थे। पलाउद्दीन के दासों (बन्दल्ाने- 
खास) की संख्या ६०,००० थी, और फीरोजशाह तुगलक के दासों की संख्या 
२,००,००० के लगभग थी। इस युग के नायद सुलतान भौर ध्रमीर-उमरा भी बहुत- 


४०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


से दासों को खरीदकर श्रपने पास रखा करते थे। सैनिक सेवा, राजसेवा श्रौर मल 
सेवा--सब प्रकार के कार्य दास लोग करते थे। बहुत-से दास श्रच्छे योग्य व हक 
थे, और अपनी योग्यता के कारण श्रच्छी उन्नति भी कर लेते थे। योग्य दा पे 
दासता से मुक्त कर बडे पदों १२ नियुक्त कर देता इस युग कं कर लीड 
कुतुब॒ुद्दीन ऐवक और मलिक काफर जैसे लोग शुरू मे दास ही थे, पर श्रप ० 
प्रतिभा और योग्यता के बल पर वे सुलतान तथा प्रधान सेनापति के पदों पर पहुँच 
गये थे। इस युग के दासो में भारतीयों की संख्या बहुत अ्रधिक थी। युद्ध में परास्त 
सैनिको को कद कर या जीते हुए नगरो के नर-तारियों को बन्दी बनाकर गुलाम के 
रूप मे बेच देना इस यूग में सवंथा उचित माना जाता था ॥ सुन्दरी स्त्रियों की दासी- 
रूप में भ्रच्छी कीमत वसूल होती थी | इस युग के दास-हट्टों में केवल भारतीय गुलाम 
ही नहीं बिकते थे, भ्रपितु चीन, तुकिस्तान, ईरान झ्रादि दूरवर्ती देशों के गुलामों का 
भी उनमे क्रय-विक्रय हमझ्मा करता था। 
लूट द्वारा प्राप्त धन के कारण ग्रफगान-युग के मुसलमानों मे श्रनेक प्रकार की 
बुराइयाँ उत्पन्त हो गयी थी। अल्तमश, बलवन झौर अ्रलाउद्टीन सहह सुलतानो के 
समय में तुक॑ं, अफगान तथा भश्रन्य मुसलमानों में श्रपूर्व साहस और उत्साह था । उन्होंने 
युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में श्रपने राज्य की स्थापना की थी । बहुसख्यक हिन्दुओं 
के विरोध में वे अ्रपनी सत्ता को तभी कायम कर सकते थे, जब वे ग्रनुषम वीर हो । 
पर देवगिरि आ्ादि समृद्ध नगरो की लूट द्वारा इतनी अपार सम्पत्ति दिल्‍ली की सह्तनत 
को प्राप्त हो गयी थी, कि उसके उपभोग के कारण मुसलिम लोग भोग विलास में 
बुरी तरह में फस गये थे। बडे-बडे सैनिक नेता व शासक लोगो को धन की कोई कमी 
नही थी, श्रौर सर्वसाधारण मुसलमानों के लिए 'खानकाह' खुले हुए थे, जिनमें वे 
आवश्यक भोजन और भ्रन्य वस्तुप्रो को बिता मूल्य के प्राप्त कर सकते थे। इस स्थिति 
में मुसलमानों को न खेती करने की झ्रावश्यकता थी, और न किसी शिल्प के प्रनुसरण 
की । उनमे जो योग्य होते, वे सैनिक और राजकीय पद सुगमता से प्राप्त कर लेते थे । 
जो ग्रग्रोग्य होते, वे लानकाही' की कृपा से मजे में पश्रपना निर्वाह कर सकते थे ४ 
कमाई के लिए उन्हें किसी प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता नही थी। इस दशा का 
परिणाम यह हग्ना, क्रि मुसलमानों में एक प्रकार का निकम्मापन विकसित होने लगा, 
भ्ौर वे मदिरापान, यूतक्रीडा श्रादि से श्रपने समय और शक्ति को नष्ट करने लगे + 
इस्लाम की दृष्टि में मदिरा सेवन अनुचित है, इसलिए प्नतेक सुत्तानों ने उनके विरुद्ध 
पअनचक प्रकार के उपायो का प्रयोग किया। पर भोग-विलास की प्रवृत्ति मुसलमानों में 
इतनी भ्रधिक बढ़ गयी थी, कि वे इस बुराई से बच सकते में भ्रसमर्थ रहे। नाच-गान 
व भ्रन्‍्य भ्रामोद-प्रमोद मे मस्त रहने के कारण धीरे-धीरे मुसलिम वर्ग का बल निरन्तर 
क्षीण होता गया । 
इस युग मे स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कुछ बातें उल्लेखनीय 
है । परदे की प्रथा इस समय उत्तरी भारत में भली-भाँति विकसित हो गयी थी, झौर 
2225 के ।स्दे मे ही रहती थी। अफगान युग से पहले भी भारत 
न्‍ ' +र उसकी सत्ता केवल उच्च वर्म की स्त्रियों में ही थी ५ 


तुर्क-प्रफगान युग का भारत ४०३ 


मुसलिम शासन में इस प्रथा का बहुत प्रसार हुआ । बाल-वियाह भी इस युग की एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है । उद्ृण्ड मुसलिम सैनिकों व राजकर्मचारियों के भय से हिन्दू 
लोग बचपन में ही प्रपती बालिकाशों का विवाह करने लगे, तांकि माता-पिता शीघ्र ही 
कन्यादान का पुष्य प्राप्त कर निश्चिन्त हो जाएं। सती-प्रथा भारत में पहले भी 
विद्यमान थी । इस युग में भी उसकी सत्ता के अनेक प्रमाण मिलते है। स्त्रियाँ प्रायः 
अशिक्षित होती थी, पर इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें स्त्रियाँ उच्च शिक्षा- 
प्राप्त और सुसंस्कृत थीं। इब्नबतूता ने भारत-यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है, कि 
जब वह हनौर पहुँचा, तो उसने वहाँ १३ ऐसे विद्यालय देखे, जिनमें बालिकाएं शिक्षा 
ग्रहण करती थी । इसी नगर में बालकों के विद्यालयों की संख्या २३ थी। 


(४) हिन्दू और मुस्लिम संस्क्रतियों का सम्पर्क 


इसमें सन्देह नहीं, कि प्रफगान युग मे हिन्दू और मुसलिम दो पृथक्‌ वर्ग थे । 
पर जब दो विभिन्‍न धर्मों और संस्क्ृतियों के लोग देर तक एक साथ निवासत्त करते हैं, 
तो उन पर एक-दूसरें का प्रभाव पडना भ्रवश्यम्भावी हो जाता है। हिन्दू सम्यता श्रौर 
संस्कृति की दृष्टि से बहुत ऊँचे थे। यद्यपि उनकी राजशक्ति मुसलिम झ्ाक्रान्ताओों द्वारा 
पराभूत हो गयी थी, पर इससे उनकी संस्कृति की उत्कष्टता नष्ट नहीं हुई थी । जब 
मुसलिम विजेता स्थायी रूप से भारत में श्राबाद हो गये, तो स्वाभाविक रूप से वे 
भारत के योगियों, सन्‍्तो, धर्माचार्यों, विद्वानों श्नौर शिल्पियों के सम्पर्क मे भ्राये, और 
वे उनसे प्रभावित हुए बिना नही रह सके । इसी प्रकार इस्लाम के रूप मे जो नया 
धर्म इस देश में प्रविष्ट हुआ था, उनमे अपूर्व जीवन्ी-शक्ति थी । वह भी इस देश के 
पुराने धर्म को प्रभावित किये बिना नही रहा। हिन्दू श्रौर मुसलिम संस्कृतियों के इस 
सम्पर्क ने जो परिणाम उत्पन्न किये, उनका भारत के इतिहास में बहुत महत्त्व है। इसी 
से भारत की वह आ्राधुनिक संस्कृति प्रादुर्मत हुई, जिस पर अनेक अंशो में मुसलिम धर्म 
का प्रभाव विद्यमान है। पर इस प्रसंग मे यह ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली की 
अफगान सल्तनत के क्षेत्र मे हिन्दू श्रोर मुसलिम संस्कृतियों को एक-दूसरे के निकट में 
श्राने का वैसा श्रवसर नही मिला था, जैसा कि गुजरात, मालवा, जौनपुर, दौलताबाद 
और बंगाल के मुसलिम राज्यों में मिला । चौदह॒वी सदी के उत्तराधे मे स्थापित इन 
विविध सल्तनतो में तुकं-प्रफगानों का वह महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था, जो कि दिल्ली की 
केन्द्रीय सल्तनत मे था। इन प्रान्तीय सल्तनतों के शासन में हिन्दू कर्मचारियों का बड़ा 
माग था, भर इनके सुलतान तथा भ्रन्य प्रमीर-उमरा हिन्दुओं के बहुत निकट सम्पर्क 
मे थे। इसी कारण श्रहमदाबाद, माण्डू, लखनौती श्रादि मे हिन्दू श्रौर मुसलिम संस्कृतियों 
को एक-दूसरे को प्रभावित करने का सुवर्णावसर प्राप्त हुआ था । 

जिन साधनों से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में श्राये, वे 
निम्नलिलित थे :--- 

(१) यद्यपि दिल्ली की सत्तनत में सब उच्च पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति 
की जाती थी, पर भूमि-कर झादि करों को वसूल करने के लिए जो कमंचारी पुराने 
समय से परम्परागत रूप में चले भरा रहे थे, उनके सहयोग के बिना सुलतानों का काम 


है भारतीय संस्कृति का विकास 


नही चलता था। जब भारत में श्नग्नेजों का शासन स्थापित हुप्रा, तो हि कमिदनर, 
कलेक्टर, जज, सेनापति श्रादि सब उच्च राजकीय पदो पर भंग्रेज भ्रफसरों की नियुक्ति 
की गयी; पर पटवारी, कानूनगो, पेशकार झ्रादि छोटे राजकर्मंचारी भारतीय ही रहे। 
कुछ इसी प्रकार की स्थिति दिल्‍ली की श्रफगान सल्तनत में भी थी। उच्च मुसलिम 
राजपदाधिकारी छोटे हिन्दू कर्मचारियों के सहयोग से ही भूमिकर वसुल करते थे, और 
इस प्रकार उनके निकट सम्पर्क में श्राने का अवसर प्राप्त करते थे । 

(२) चौदहवीं सदी के उत्तरार्ध में जौनपुर, लखनौती, माण्डू, श्रहमदाबाद 
झौर दोलताबाद को राजधानी बनाकर जो विविध सल्तनते स्थापित हुई थीं, उनमे 
हिन्दू और मुसलमानों का सम्पर्क भर भी भ्रधिक घनिष्ठ था । इन सल्तनतो भें उच्च 
राजकीय पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति की गयी, भौर शासन-सूत्र का संचालन बहुत- 
कुछ उन्ही के हाथो मे रहा | मालवा (माण्ड्‌) की सल्तनत में चन्देरी का राजा मेदिनी 
राय भ्रोर उसके मित्र सर्वोच्च राजकीय पदों पर कार्य करते थे । बंगाल के सुलतान 
हुसेनशाह ने पुरन्दर, रूप श्र सनातन श्रादि कितने ही हिन्दुओं को उच्च राजकीय 
पद दिये। बहमनी सल्तनत में भी बहुत-से हिन्दू उच्च पदों पर नियुक्त थे, श्ौर बीजापुर 
की भ्रादिलशाही मे तो सब राजकीय कार्य शुरू भे मराठी भाषा में ही किया जाता 
था। इ्नाहीम भादिलशाह को उसकी प्रजा 'जगत्‌गुर' कहती थी। काबमीर के सुलतान 
जैतुल भाब्दीन ने धर्म के विषय मे उसी नीति को ग्रपनाया था, बाद में भ्रकबर ले झपने 
विज्वाल साम्राज्य मे जिसका भ्रनुसरण किया । इस युग के विजयनगर राज्य के हिन्दू 
राजा भी मुसलिम सेनापति श्रौर सतिकों को अपनी सेना मे नियुक्त करने में संकोच 
नही करते थे । इस प्रकार शासकीय क्षेत्र मे हिन्दुओं श्लौर मुसलमानों को एक-दूसरे के 
सम्पर्क में ध्राने का अ्रवसर प्राप्त होता था । 

(३) इसमे सन्देह नही, कि शुरू मे मुसलमानों ने श्रपने पर्म का प्रचार करने 
के लिए शस्त्र-श्षक्ति का प्रयोग किया था। पर भारत जैसे विश्ञाल देश मे जहाँ वीर 
लोगो की कमी नहीं थी, तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार कर सकना सुगम 
नहीं था। जो काम सुसलिम आक़ान्ताह्रो की तलवार नहीं कर सकी, उसे सम्पन्न 
करने के लिए श्रनेक पीर, श्ौलिया व धर्मप्रचारक तत्पर हुए; श्रौर उनकी घमंनिष्ठा, 
उच्च जीवन भ्रौर सदृपदेश जनता को अपने प्रभाव में लाने में बहुत श्रंश तक सफल 
है । यद्यपि बहुसंख्यक हिन्दुओं ने इस्लाम को नही अपनाया, पर वे मुसलिम सन्‍्तों 
भौर पीरो के प्रभाव मे आये बिना भी न रह सके । इसीलिए इस युग में भ्रनेक ऐसे 
अब के मे हे अति हिलुपो की भी श्रद्धा थी, घोर जिनके सदुपदेशों का 
हक के भी श्रानन्द श्रनुभव *रते थे। इसी प्रकार मुसलिम लोग भी 

$ गी, सन्त-महात्माओरो और दाश्षनिक्ों के प्रभाव मे श्राये, भौर उनके प्रति 


श्रद्धा रखने लगे । वैष्णव भक्तो द्वारा भक्ति को जो भन्दाकिनी में 
- न इस युग में प्रवाहित 
रही थी, श्रनेक मुसलमानों ने भी उसमे स्वान कर शान्ति लाभ की । के 


तुके-भफगान युग का भारत ४० 


नहीं होता । यही कारण है, जो इस युग में अनेक मुसलिम स्त्रियाँ भी सती प्रथा का 
पझनुसरण करतों थी, और नये मुसलिम बने हुए लोग पृर्ववत्‌ ही हिन्दू योगियों भौर 
साधु-सन्‍्तों का प्लादर करते थे। इन नव-मुसलिमों के सम्पर्क में श्राने वाले तुके व 
अफगान लोगों को भी भारत की पुरानी परम्परा से परिचय प्राप्त करने का अवसर 
मिलता था | 

हन सब कारणों से हिन्दू और मुसलमान जिन क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट 
सम्पर्क में श्राये, वे निम्नलिखित थे--कला, भाषा, साहित्य झ्यौर घर्म । हम इन चारों 
पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विचार करेंगे। धर्म के क्षेत्र मे हिन्दू मुसलिम सम्पर्क का जो 
परिणाम हुआ, वह भारत के इतिहास में बहुत झ्रधिक महत्त्व रखता है। भ्रतः उस पर 
हम एक पृथक्‌ प्रध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


(५) वास्तु कला 


हिन्दू और मुसलिम सम्पर्क का सबसे प्रत्यक्ष श्रौर स्थुल रूप वह वास्तुकला है, 
जिसका इस युग में विकास हुआ, ध्लौर जिसे ऐतिहासिकों ने “इण्डो-मुसलिम' या “पठान 
कला का नाम दिया है। मुसलिम शासन की स्थापना से पूर्व वास्तु-कला भारत में भ्रच्छी 
उन्नत दक्षा में थी। इसी प्रकार जिन तुर्को व प्रफगानों ने भारत पर भझ्राक्रमण कर 
यहाँ भ्रपना झधिपत्य स्थापित किया था, वे भी भ्रपनी विशिष्ट वास्तु कला का विकास 
कर चुके थे । दसवी सदी तक अभ्ररब-साम्राज्य बहुत उन्नत दशा को प्राप्त हो चुका था, 
भर भ्ररब, मिस्र, ईरान भादि मुसलिम देशों की संस्कृतियों के सम्मिश्रण के कारण 
वहाँ एक ऐसी वास्तु-कला का विकास हो गया था, जो भारत की वास्तु-कला से बहुत 
भिन्‍न थी। महमूद गजनवी ने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर गजनी को बहुत- 
सी सुन्दर इमारतों बज मसजिदो से सुशोभित किया था, जिनके निर्माण में भारतीय 
शिल्पियों का भी बडा हाथ था। भारत की लूट से महमूद ने केवल प्रपार धन-सम्पत्ति 
ही प्राप्त नही की थी, प्नपितु हजारों शिल्पी भी बहू अपने साथ गजनी ले गया था। 
इन शिल्पियों ने गजनी की इमारतों में जहाँ मुसलिम कला को दंष्टि में रखा, वहाँ 
साथ ही भवन-निर्माण के भारतीय प्रादर्शों श्लरौर विधियों का भी प्रयोग किया | इसीलिए 
जब भारत में तुकों व श्रफगानों का शासन स्थापित हुआ, तो इस देश के ये नये शासक 
भारतीय वास्तु-कला से सर्वथा भ्रपरिचित नही थे। उन्होंने दिल्ली प्रादि में जो नई 
इमारतें बनवाईं, उनके निर्माण के लिए उन्होंने मारतीय शिल्पियों से ही काम लिया । 
इन शिल्पियों के लिए यह झसम्भव था, कि वे भ्पने परम्परागत कला-सम्बन्धी श्रादर्शों 
को भुलाकर एक विदेशी कला का प्रयोग कर सर्के | इसी कारण प्रफगान युग की इमारतें 
भारत की परम्परायत वास्तु-कला के अनुरूप हैं, श्लौर इसीलिए हेजल जैसे कलाविज्ञ 
में यह प्रतिपादित किया है, कि शरीर झ्रौर झ्लात्मा' दोनों इष्टियों से इस युग की 
वास्तु-कला विशुद्ध रूप से भारतीय व प्रार्य है। यद्यपि फर्ग्यूसन सच झनेक ऐतिहासिकों 
ने इस युग की वास्तु-कला को “पठान” नाम दिया है, पर इस तथ्य से इन्कार नहीं 
किया जा सकता, कि भ्रफगान युग की बहुसंख्यक इमारतें प्राचीन भारतीय वास्तु-कला 
से बहुत भ्रधिक प्रभावित हैं, और सर जान मार्शल सदृश भनेक ऐतिहासिकों ने इस 


४०६ आरतीय सस्कृति का विकास 


तथ्य को स्वीक्रार भी किया है। यदि दिल्ली को सल्तनत को द्‌ष्टि से भ्रोभल कर 
जौनपुर, माण्डू, भ्रहमदाबाद झ्ादि प्रान्दीय सल्तनतो की इमारतों को इंष्टि मे रखा 
जाय, तब तो हिन्दू कला का प्रभाव भौर भी स्पष्ट हो जाता है । 
भारत का प्रथम मुसलिम सुलतान कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके समय में जो 
इमारतें बनी, उनमे कुतुब मीनार और कुतुब मसजिद सर्वेश्रधान हैं। ये दोमों दिल्‍ली 
के समीप महरौली मे स्थित है। इस स्थान पर प्राचीन समय में एक विशाल हिन्दू- 
मन्दिर था, जिसके मध्यभाग में सम्राट्‌ चत्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा एक विष्णु- 
ध्वज स्थापित किया गया था । चन्द्रगुप्त का यह विष्णुध्वज (लोहे को विशाल स्तम्भ) 
भ्रब तक वहाँ विद्यमान है, और इस प्राचीन विष्णु मन्दिर का स्मारक है। कुतुब 
मसजिद का निर्माण इसी मन्दिर को श्राधार बना कर किया गया था, श्रौर उसकी 
दीवारों पर भ्रब तक भी हिन्दू-मूर्तियाँ सुरक्षित है। कुतुब मीनार के निर्माता के सम्बन्ध 
में ऐतिहासिकों में मतभेद रहा है। श्रनेक ऐतिहामिको ने प्रतिपादित किया है, कि यह 
मीनार चौहान राजा पृथिवीराज या उसके किसी पूर्वज ने श्रपनी विजयो को स्मृति 
को स्थिर रखने के लिए 'विजय-स्तम्भ' के रूप मे बनवाई थी। बाद में कुतुब॒ुह्दीन ऐबक 
ने इसके श्रनुकरण में एक नई मीनार का निर्माण शुरू कराया, पर वह उसे पूर्ण नहीं 
कर सका । यह दूसरी मीनार भ्रब तक भी प्रपूर्ण दशा में विद्यमान है। जिन युक्तियों 
के झ्राधार पर कुतुब मीनार को मध्य हिन्दू-युग की कृति बताया गया है, उनका उल्लेख 
करना यहाँ सम्भव नही है । पर बहुसख्यक ऐतिहासिक यही मानते हैं, कि २४२ फीट 
ऊँची यह विशाल मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बननी शुरू हुई थी, शौर सुलतान 
अल्तमश के शासत-काल में बनकर तंयार हुई थी । बिजली के श्राघात से फीरोजशाह 
तुगलक के समय में इसकी उपरली मजिल टूट गयी थी, जिसके स्थान पर इस सुलतान 
ने दो छोटी मजिलो का निर्माण करा दिया था। कुतुबुदीन ऐबक के समय की भ्रन्य 
इमारतों में प्रजमेर की 'अढाई दिन का फोपडा' नाम की मसजिद भी बड़े महत्व की 
है। यह भी भ्रल्तमश के समय मे बनकर तैयार हुई थी। महरौली की क्रुतुब मसजिद 
के समान इसका निर्माण भी एक पुराने हिन्दू-मन्दिर के प्राधार पर ही किया गया था। 
कुतुबुद्दीन के शासन-काल में भ्रल्तमश बदायूँ का सूबेदार था। वहाँ उसने 'हौजे शम्भी' 
श्रौर 'शम्शी ईदगाह' का निर्माण कराया। दिल्‍ली का सुलतान बनने के बाद भी 
अल्तमश ने बदायूं का ध्यात रखा, श्रौर १२२३ ईस्वी में वहाँ की प्रसिद्ध 'जामा 
मसजिद को निर्माण रायां | प्रफगान युग की ये ही इमारते सबसे प्राचीन है । 
अर गत पल इक गत अल हु 
५४ / ब्न्त कर उनकी राजघानियो से जो भ्रपार सम्पत्ति झलाउद्दीन 


ने प्राप्त की, उसके कुछ अ्रण का उपयोग उसने इमारतों के निर्माण के लिए भी किया । 
इनमें सीरी का किला, हजार सितून महल, श्रलाई दरवाजा हौज-प्लाई झौर हौजे- 
खास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि इस समय ये सुरक्षित दा मे नहीं ह पर 
इनके भम्नावश्षेषो से प्रलाउद्दीन की वास्तुकृतियो का श्राभास लिया जा सकता हे 
अलाउद्दीन लिलजी के समय भे ही ग्रजमेर मे 'निजामुद्दीन श्लौलिया की दरगाह' का 


निर्माण हुआ । ये सब “इण्डो-मुसलिम' वास्तु कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विशेषतया, 


तुके-अफगान युग का भारत ४०७ 


महरौली की कुतुब मसजिद मे प्रलाउद्दीन द्वारा निर्मित प्रलाई दरवाजा कला की दृष्टि 
से श्नुपम है । 

तुगलक-बंश के शासन काल में जो इमारनते बनीं, वे सौन्दर्य श्रौर कला की 
हृष्टि से उतनी उत्कृष्ट नहीं हैं, जितनी कि इससे पूर्वकाल की हैं। उनमे झलंकरण 
की अ्रपेक्षा सादगी श्लौर गम्भीरता श्रधिक है। दिल्‍ली के समीप तुगलकाबाद नगरी 
इसी युग में स्थापित हुई थी । उसके पास में विद्यमान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा 
बहुत सुन्दर माना जाता है । तुगलक वंश के सुलतान फीरोजशाह को वास्तु-कला से 
बहुत प्रेम था। उसने अपने नाम से फीरोजशाह की स्थापना की, जिसके भग्नाव्रशेष 
अब तक भी दिल्ली के चौगिद के प्रदेश मे विद्यमान हैं। फतहाबाद औ॥और हिसार फी रोजा 
नाम के दो प्रन्य नगर भी उसने बसाये, श्रौर गोमती नदी के तट पर जौनपुर नामक 
नगर की नींव डाली, जो श्रागे चलकर एक स्वतन्त्र सल्तनत की राजधानी बना। 
फीरोजशाह तुमलक को प्राचीन काल के पुरातत्त्व-सम्बन्धी श्रवशेषों मे मी बहुत 
दिलचस्पी थी । इसीलिए सम्राट भ्रशोक के दो प्रस्तर-स्तम्भों को भ्रम्बाला और मेरठ 
जिलों से वह दिल्‍ली ले झाया था, जो झब तक भी वहाँ विद्यमान है। लोदी और 
सेयद-वंशों के क्षासन काल में भी अनेक मकबरी श्रोर मसजिदो का निर्माण हुआ, 
जिनमें सुलतान सिकन्दरशाह्‌ लोदी का मकबरा झ्ौर 'मोठ की मसजिद' सबसे 
भ्रसिद्ध है । 

पर दिल्ली के सुलतानो के मुकाबले मे जौनपुर, अहमदाबाद, लखनौती, माण्ड्‌ 
झ्रोर दौलताबाद के सुलतानों ने नये राजप्रासादो, मकबरो और मसजिदों के निर्माण 
में श्रधिक कर्तृ त्व प्रदर्शित किया । यद्यपि राज्य विस्तार की इृष्टि से ये प्रान्तीय सुलतान 
दिल्‍ली के सुलतानो की भ्रपेक्षा हीन थे, पर सम्यता झोर सस्क्ृति के क्षेत्र में ये उनसे 
बहुत बढ़े-चढ़े थे। जौनपुर के शरकी सुलतान जहाँ साहित्य और ज्ञान के प्रेमी थे, 
वहाँ उन्होने श्रपनी राजधानी को सुन्दर इमारतों से विभूषित करने पर भी बहुत ध्यान 
दिया । शरकी सुलतानो की बहुत-सी क्ृतियाँ श्रब॒ तक भी जौनपुर में विद्यमान हैं, 
जिनमें सुलतान इग्राहीम (चौदहवी सदी का भअ्रन्तिम चरण) द्वारा निर्मित भ्रताला 
मसजिद श्रौर सुलतान हुसनशाह की जामा मसजिद बहुत प्रसिद्ध हैं। अ्रताला मसजिद 
को इस थुग की सर्वेश्रेष्ठ वास्तु-कृतियों मे गिना जाता है, और इसमे सन्देह नहीं, कि 
उसके निर्माण में पुरानी हिन्दू वास्तु-कला का उत्कृष्ट रूप से प्रदशेन किया गया है । 
इस मसजिद पर हिन्दू-प्रभाव इतना भ्रधिक है, कि सामान्य मसजिदों के समान इसमे 
ऊँची मीनारों तक को स्थान नहीं दिया गया । जौनपुर की ये मसजिदें पुराने समय के 
हिन्दू-मन्दिरों के ही रूपान्तर हैं, यद्यपि इनके निर्माण का प्रयोजन किसी देवप्रतिसा का 
प्रतिष्ठापन नही था । जौनपुर की लाल दरवाजा मसजिद का स्वरूप तो हिन्दू-शैली से 
बहुत्त प्रघिक समता रखता है । 

बंगाल के मुसलिम सुलतानो ने भी अपने मकबरों, मसजिदों और प्रासादों का 
निर्माण कराते हुए भारत की पुरानी वास्तु-कला का झनुसरण किया था। इसीलिए 
इन पर हिन्दू-शली का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से विद्यमान है। बंगाल में इस घुग की 
जो कृतियाँ भ्रब तक सुरक्षित हैं, उनमें १३६८ में निमित प्रदोता मससजिद, १४४३ 


४०८ भारतीय संस्कृतिं का विकास 


ईस्वी के लगभग बनी छोटा सोना मसजिद झोर १५२६ मे बनी बड़ा सोना मसजिद 
सर्वप्रधान हैं। प्रसिद्ध कलाविज् फर्ग्यूसन के अनुसार बड़ा सोना मसजिद बंगाल की 
सर्वेश्रेष्ठ वास्तु-कृति है । 
गुजरात के सुलतानो ने मसजिदो श्रौर मकबरों के निर्माण पर बहुत झधिक 
श्रम किया था। इस्लाम के प्रवेश से पूर्वें गुजरात में जैन-धर्म का विशेष रूप से प्रचार 
था । इसीलिए जब वहाँ के मुसलिम सुलतान नई इमारतों के निर्माण में प्रवृत्त हुए, तो 
उन्होंने जिन शिल्पियो को इमारत बनाने का कार्य सुपुर्द किया, वे जैन मन्दिरों के 
निर्माण का अनुभव रखते थे । इसीलिए जब उन्होने मुसलिम सुलतानों के भ्रादेश के 
प्रनुसार मसजिदों का निर्माण किया, तो वे अपने परम्परागत श्रम्यास को भुला नहीं 
सके । भ्रहमदाबाद नगर की स्थापना सुलतान भ्रहमद शाह (१४११-१४४१) द्वारा की 
गयी थी। उसने अपनी राजधानी को भ्नेक प्रासादो श्र मसजिदों से विभूषित किया, 
जिनके निर्माण के लिए न केवल पुराने हिन्दू भौर जैन मन्दिरों के भग्नावश्षेषों का प्रयोग 
किया गया, भ्रपितु उनकी वास्तु-कला का भी अनुसरण किया गया। गुजरात के 
सुलतान तक्षक क्षत्रिय थे, जिन्होंवे इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। घर्मं-परिवर्तंन 
के बाद भी वे भ्रपनी भारतीयता को नहीं छोड़ सके थे। इसी कारण उनकी कृतियों 
पर हिन्दू कला का प्रभाव भशौर भी भ्रधिक है। श्रहमदाबाद की इमारतों में तीन 
दरवाजा और जामा मसजिद श्रेष्ठ हैं, जो इस युग की इण्डो-मुसलिम वास्तु-कला के 
उत्कृष्ट उदाहरण है । 
मालवा के सुलतानों ने भी अश्रपनी राजधानी माण्ड को श्रनेक इमारतों से 
विभूषित किया । उनकी कृतियों मे जामा मसजिद, हिडोला महल, जहाज महल, 
हुअगशाहू का मकबरा और बाजबहादुर व रूपमती के राजप्रासाद बहुत प्रसिद्ध हैं । 
दक्षिणी भारत में बहमनी राज्य श्रौर उसके भग्नावशेयों पर स्थावित हुई 
शाहियो के सुलतानो ने भी भ्रमेक प्रकार की इमारतो के लिए उत्साह दिखाया । इनकी' 
वास्तु-कला में भारतीय तत्त्व के अतिरिक्त ईरानी, तुर्क भौर मिस्री तत्त्व भी पर्याप्त 
पा मे विद्यमान है। इसका कारण यह है, कि इन देशो के अनेक साहसी और सुयोग्य 
0: 0272: बहमनी हक के राजदरबारों मे आते रहे, झौर वहाँ उनको 
थे। पर इसमे सन्देह 25 । है कक 38 वास्तु-कला के विशेषज्ञ 
श, कि बहमनी राज्य की वास्तु-कला पर भी भारतीय हिन्दू- 


कला की श्रमिट छाप है, और वहाँ की अनेक हु कं 
सपान्तर मात्र हैं। के मसजिद तो प्राचीन हिन्दू-मन्दिरों के 


(६) संगीत और चित्रकला 


, संगीत--बास्तु-कला के भ्रतिरिक्त सगीत के क्षे हर मानों 
सम्पर्क ने अ्रनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न का अर ह 25 य 2288 के 
३४४३४ काल में श्ररव लोगो ने संगीत पर ध्यान नहीं दिया था, क्‍योंकि इस्लाम में 
४ का बहुत स्थान नही था । पर श्रागे चलकर जब ईरान आदि देश्षों मे इस्लाम 

प्रसार हुआ, तो उस धर्म में श्रनेक ऐसे सम्प्रदाय विकसित हुए, जो भक्ति भौर 


तुर्क-प्रफगान युग का भारत ४०६ 


भावना को महत्त्व देते थे, श्रौर भगवान्‌ की पूजा के लिए संगीत का भी उपयोग करते 
थे। भारत के मुसलमानों ने भी कव्वाली और खयाल के रूप में अपने मकबरों में 
संगीत का प्रारम्भ किया। संगीत के ये प्रकार भारत के लिए नये थे, पर बाद में 
भारतीय संगीताचार्यों ने इन्हे प्री तरह से श्रपना लिया, और ये भारतीय संगीत के 
महत्त्वपूर्ण अंग बन गये । 

अफगान युग में संगीत-कला की जो उन्नति हुई, उसका मुख्य श्रेय जौनपुर के 
शरकी सुलतानों को प्राप्त है। वहाँ के सुलतान इन्नाहीम झाह (१४०९-३७) श्रौर 
हुसैनशाह (१४५७-७६) के दरबारों में ही संग्रीत के उस प्रकार का सूत्रपात हुझ्ना, 
जिसे 'खयाल' कहा जाता है। इब्राहीम के शासनकाल में बहादुर मलिक नाम के एक 
राजपुरुष ने संगीत को नवजीवन प्रदान करने के लिए एक महान्‌ सम्मेलन का भश्रायोजन 
किया, जिसमे विविध प्रदेशों के संगीताचार्य एकन्र हुए । भारतीय संगीत के सम्बन्ध मे 
जो प्रनेक बाते विवादग्रस्त थी, उन सब पर विचार करके इस सम्मेलन द्वारा 'संगीत- 
शिरोमणि' नाम के ग्रन्थ का निर्माण हुआ । 

खित्र-कला---भअफगान युग में भारतोय चित्रकला कौ उस शैली का विकास 
हुआ, जिसे “राजस्थानी शैली' कहते है। इसका विकास राजपूताना श्रौर गुजरात के 
प्रदेशों में पन्‍द्रहवी सदी में हुआ था । इस शैली के पधनुसार इस थुग मे जिन चित्रों का 
निर्माण हुमा, उनका प्रधान प्रयोजन कृष्ण और राधा के सनातन प्रेम का चित्रण 
करना है। क्रृष्ण श्लौर राधा को निमित्त बनाकर इस युग के चित्रकारों ने पुरुष श्रौर 
स्त्री के प्रेम का बहुत सुन्दर रूप से चित्रण किया है। साथ ही, नायिका भेद, रामायण 
श्रौर महाभारत के विविध कथानक, नल दमयन्ती की कथा, रागमाला और बारहमासा 
आदि के रश्य भी राजस्थानी शैली द्वारा बहुत सजीब रूप में भ्रंकित किये गये हैं । इन 
खित्रों में विविध प्रकार के चटकीले रग्रो का उपयोग किया गया है, और इनके लिए 
कागज का प्रयोग किया गया है । इन चित्रो के रंग बहुत आकर्षक और भडकीले हैं । 

गुजरात का प्रसिद्ध सुलतान महमूद बेगडा (१४५१-१५११) कला का संरक्षक 
झौर कलाबन्तों का प्राश्रयदाता था । उसकी संरक्षा में चित्रकला की राजस्थानी शैली 
की श्रच्छी उन्‍नति हुई। इसी काल में काइमीर का शासन जैनुल श्राब्दीन नामक 
मुसलिम शासक के भ्रधीत था। वह भी कला का बडा प्रेमी था । सगीत और चित्रकला 
दोनो की ही उन्नति पर उसने विशेष रूप से ध्यान दिया 


(७) भाषा ओर साहित्य 


शुरू में जब तुर्कों भौर भ्रफगानों ने भारत में भ्रपना शासन स्थापित किया, 
तो उन्होने संस्कृत झौर प्राकृत भाषाओ्रों का श्रपने सिक्‍कों पर उपयोग किया। यदि 
बाद के मुंसलिम शासक भी यही करते, तो मुसलमानों के लिए भारत के जनसमाज 
का अंग बन जाना अधिक कठिन न होता। पर झ्रफगान युग के मुसलमान अपने को हिन्दुओं 
से पृथक्‌ समभते थे, और भपने को उनमें मिला देने के लिए तैयार नही थे। इसी कारण 
उन्होंने पशियन को भ्रपनी राजभाषा बनाया। श्रंग्रेजी शासन के युग मे जो स्थिति श्रंग्रेजी 
की थी, बही प्रफगान सल्तनत के काल में परशियत की थी । श्रफगान सुलतान प्रपने 


४१० आरतीय संस्कृति का विकास 


राजकीय श्रादेशों में परशियन का प्रयोग करते थे, और प्रपने सिक्‍के भी इसी भाषा में 
अंकित कराते थे । पर यह होते हुए भी यह सम्भव नही था, कि वे इस देश की भाषा 
की स्वंथा उपेक्षा कर सकते, क्योकि वे स्थायी रूप से भारत में बस गये थे । इस युग 
मे भारत के जनसाधारण की भाषा हिन्दी थी, जिसमे साहित्य का निर्माण भी प्रारम्भ 
हो चुका था । प्रनेक तुर्क-प्रफगानो ने हिन्दी को भ्रपनाया, भ्लौर उसमे कविता की रचना 
भी की । इस प्रकार के लोगों मे अभ्रमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। उन्होंने तेरहवी सदी के उत्तरार्ध मे श्रपनी रचना प्रारम्भ की थी, श्रौर बलबन, 
अलाउद्दीन खिलजी भौर कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के वह समकालीन थे । वे पशियन के 
अ्रकाण्ड पण्डित थे, और इस भाषा मे उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ श्रौर काव्य लिखे थे । पर 
अमीर खुसरो ने अपने भावों को व्यक्त करने लिए केवल पशियन भाषा का ही उपयोग 
नहीं किया । उन्होने हिन्दी (खडी बोली और ब्रजभाषा) मे भी कविताएँ लिखी, प्रौर 
उनके कुछ उदाहरण श्रब तक भी उपलब्ध हैं। इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय के अभ्रतेक 
सन्‍्तों ने भी श्रपने विचारों का जनसाधारण मे प्रचार करने के लिए हिन्दी-भाषा का 
आश्रय लिया । इनमे कुतबन (पन्द्रहवी सदी का उत्तरार्ध), मंकन (सोलहवी सदी का 
पूर्वाध) और मलिक मुहम्मद जायसी (सोलहवीं सदी) के नाम विशेष रूप से' उल्लेख- 
नीय है । जायसी हिन्दी के बहुत प्रसिद्ध कत्रि हुए हैं, और उन्होंने 'पदमावत” नाम के 
एक विद्याल महाकाव्य की रचना की थी। इसी प्रकार के भ्रन्य भी शभ्रनेक मुसलिम 
सन्त और कवि हुए, जिन्होंने प्रपती रचनाश्रों के लिए हिन्दी-भाषा को श्रपनाया, और 
उसमें सुन्दर कविता का सृजन किया । इन कवियों और विद्वानों के कारण हिन्दू भौर 
मुसलमान एक-दूसरे के बहुत समीप प्रा गये थे । 

उदूं -भाषा--हिन्दी-भाषा की जो शैली “उर्दू नाम से प्रसिद्ध है, उसका सूत्रपात 
अफगान युग में ही हो गया था । तुर्क श्रौर श्रफगान शासक राजकीय कार्य में परशियन 
का उपयोग करते थे। भारत के जनसाधारण की भाषा में परशियतल भ्रौर झ्नरबी 
शब्दों का सम्मिश्रण होने से जो नई भाषा विकसित हुई, उसीका नाम उर्द है। इसे 
समभ सकना भारतीयों के लिए श्रधिक कठिन नहीं था, क्योंकि इसका व्याकरण पूर्ण 
रूप से भारतीय था । मुसलिम शासको के सम्पर्क से उन्होंने बहुत-से पर्शियन प्रौर 
अरबी शब्दों को अपना लिया था, स्‍श्लौर इस नई भाषा को लिखने के लिए पर्शियन 
लिपि का ही उपयोग किया था । पर उर्दू भारत के लिये विदेशी भाषा नही थी, क्योंकि 
उसके ८० प्रतिशत से भी भ्रधिक शब्द भारत के जनसाधारण की भाषा से लिये गए 
थे। उर्दू भाषा का विकास इस युग के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है, क्योंकि 
इसके कारण हिन्दू श्रौर मुसलमान एक-दूसरे के बहुत समीप भरा गये थे, और उनका 
भेद बहुत कुछ दूर हो गया था । 

हिन्दी-भाषा---इसी प्रसंग में हमें हिन्दी-भाषा के विकास झौर साहित्य के 
विषय में भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये, क्योंकि बहू इस युग के जनसाधारण की भाषा 
थी। प्राचीन समय में भारत की भाषा संस्कृत थी, और राजा व विद्वान्‌ उसी का प्रयोग 
करते थे । यद्यपि छठी सदी ई० पु० में सवंसाधारण जनता प्राकृत और पालि भाषाएँ 
बोलती थी, पर विद्वान्‌ कवि और राजा संस्कृत को ही प्रयुक्त करते थे। महात्मा 


तुक्के-प्रफान युग का भारत ' ४११ 


बुद्ध ने श्रपनी शिक्षाह्रों का जनता में प्रचार करने के लिए पालि भाषा को अपनाया, 
झौर इसीलिए बौद्ध त्रिपिटक का निर्माण पालि में ही हुझा । भ्रशोक जैसे बोद्ध-स म्राट्‌ 
ने झ्पनी राजाज्ञाओ के लिए पालि भाषा का आश्रय लिया, क्‍योंकि वह अपने आदेशों 
को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए उत्सुक था। मौय॑ युग के बाद जब वैदिक धर्म 
का पुनरुत्यान हुआ, तो साथ ही संस्कृत भाषा का भी एक बार फिर उत्कर्ष हुआ। 
पर क्योंकि उस समय सर्वेसाधारण लोगों की भाषा प्राकृत थी, भ्रतः अनेक कवियों ने 
उसमें भी अपने काव्य लिखे, श्रौर सातवाहन पश्रादि झ्नेक राजवंशों द्वारा प्राकृत को 
संरक्षण भी प्राप्त हुआ । भाषा कभी एक रूप में स्थिर नही 'रहती, उसमें निरन्तर 
विकास होता रहता है। भारत की भाषा में भी निरन्तर व्रिकास हो रहा था, श्र 
एसी से प्रनेक प्रपश्रंश भाषाप्नों का निर्माण हुआ । इन श्रपभ्रंश भाषाओं में भ्र्यतम 
भाषा हिन्दी थी, जिसका विकास झाठवी सदी ईस्वी में ही प्रारम्भ हो गया था । 
यद्यपि इस युग के पण्डित, विद्वानु, कवि झौर राजा अपने कार्यो के लिए इस अप श्रंश 
भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, पर अ्रनेक बौद्ध सन्‍्तों ने झ्पने विचारो का प्रचार करने 
के लिए इसे भ्रपनाया। इनमें प्राचार्य सरह या सरोवज्ञ का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिकों के प्रनुसार इनका समय श्राठवी सदी के लगभग था, और 
ये बज्ञयान (बौद्ध-धर्म का श्रन्यतम सम्प्रदाय) के सुप्रसिद्ध 'सिद्ध/ थे। आठवीं सदी में 
ही हिन्दी ने श्रपने उस रूप को श्रनेक भ्रंशों मे प्राप्त कर लिया था, जिसमें श्रागे चल- 
कर बहुत-से कवियों ने अपने काव्यो की रचना की । सरह के समान अन्य भी कितने 
ही वज्यानी सिद्धो ने हिन्दी मे अपने उपदेश किये, और जनसाधारण की इस भाषा 
को भ्रपने मन्तव्यों के प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त किया । वज्ञयानी सिद्धों के समान नाथ- 
पंथ के सन्‍्तों ने भी हिन्दी-भाषा को प्रपनाया, श्रौर गोरखनाथ जैसे झ्ाचायों ने इसी 
भाषा में अपनी 'साखियाँ' या 'बानियाँ लिखी । गोरखनाथ के समय के विषय में बहुत 
मतभेद है | कुछ विद्वान्‌ उन्हे नवी सदी में हुआ मानते हैं, श्रौर कुछ बारह॒वी सदी में । 
वज्ययान भौर नाथपंथ की परम्परा का भारत के भ्रन्य सम्प्रदायो ने भी अनुसरण किया 
कौर मुसलिस सूफी संत भी इस परम्परा को भ्रपताये बिना नही रह सके । परिणाम यह 
हुप्रा, कि जिस समय मे मुसलिम शासन स्थापित हुझ्ना, हिन्दी इस देश में न केवल 
जनसाधारण की भाषा थी, शभ्रपितु विविध धर्म-प्रचारक भी पश्पने उपदेशों झौर काब्यों 
के लिए इसी का उपयोग करते थे । 

बारहयी सदी के प्रन्त में जब भारत पर मुसलमानों के ध्राक्रमण प्रबल रूप से 
प्रारम्भ हुए, तो इस देश के राजवंशो व सेनिकों के सम्मुख एक नई समस्या उत्पन्त 
हुई। उन्हें भ्रव एक विदेशी व विधर्मी शक्ति का मुकाबला करना था, और इसके लिए 
उनमें प्रनुपम शौर्य व साहव का संचार करने की श्रावश्यकता थी। इसी कारण इस 
समय उस काव्य-परम्परा का प्रादुर्भाव हुमा, जिसे “वीरगाथा काव्य” कहा णाता है। 
दसवीं सदी के भ्रन्त में तुर्कों के भ्राक्रमणों के समय में ही इन बीर काव्यों का निर्माण 
प्रारम्भ हो गया था, धौर 'खुमान रासो' शौर 'बीसल देव रासो' जैसे काव्यो की रचना 
हुई थी । पर अफगान युग मे इस प्रवृत्ति ने बहुत जोर पकड़ा, श्लौर चन्द बरदाई, भट्ट 
केदार, मधुकर कवि, जगनिक श्र श्रीधर जैसे कवियों ने प्रनेक उत्कृष्ट वीर काब्यों 


४१२ भारतीय सस्क्ृति का विकास 


की रचना की । इन कवियों के काव्य इस युग की हिन्दी में थे, भौर इनके कारण 
जनता में बीर भावना के प्रादुर्भाव मे बहुत सहायता मिली थी। पर इन बीर काव्यों 
के कारण वह ऐतिहासिक प्रक्रिया रुकी नही, जिसका प्रारम्भ 83208 के झाक्र- 
भणों से हुआ था । जीघ्र ही भारत के बडे भाग पर मुसलिम प्राक्राताशों का झाधिपत्य 
स्थापित हो गया श्र इस देश की क्षात्रधक्ति के क्षय के साथ ही वीर काव्यों का भी 
श्रत हो गया । राजपूताने के वीर राजवद्यों के श्राथय मे रहने वाले भाट और चारण 
लोग बाद में भी वीरता के गीतो का सृजन करते रहे, पर हिन्दी की मुख्य काव्य-घारा 
का रुख परिवर्तित हो गया, और उसमे उस भक्ति-रस का प्रवाह शुरू हुआ, जो एक 
सतप्त ब पीडिस जनसमाज को शान्ति और सन्तोष का सन्देश देता है । 

पर यह स्पष्ट है, कि भ्रफगान युग मे भारत की मुख्य साहित्यिक भाषा हिन्दी 
थी । इसीलिए मुसलमान भी उसके प्रभाव में श्राये बिना नही रह सके । उन्होने भी 
अपनी साहित्यिक प्रतिभा को प्रभिव्यक्त करने के लिए उसे श्रपनाया, शभ्ौर सर्वताधारण 
लोगों के सम्पर्क में श्राने के उद्देश्य से पर्शियन शब्दों से मिश्रित एक ऐसी हिन्दी-भाषा 
का उपयोग शुरू किया, जो झ्रागे चलकर उर्दू नाम से हिन्दी की ही एक पृथक्‌ व स्वतंत्र 
शैली बन गयी । 

दक्षिणी हिन्दी या उब्‌--भ्रफगान युग में उत्तरी भारत मे जिस साहित्य का 
विकास हुभ्ाा, वह या तो धार्मिक था और या वीर काव्यों के रूप में था । इस साहित्य 
के लिए उन श्रनेक भाषाओश्रो का उपयोग किया गया था, जो उस युग में सर्वसाधारण 
की भाषाएँ थी । उत्तरी भारत के नाथपथी साधुप्रो ने श्रपनी बानियाँ जिस भाषा में 
लिखी, उसे 'सधुक्कडी' कहा जाता है। साधु सत भारत के सब प्रदेशों मे भ्रमण करते 
रहते थे, इस कारण उनकी भाषा मे उत्तरी भारत के प्रायः: सभी प्रदेशों के शब्द 
सम्मिलित हो गये थे । उसे किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं कहा जा सकता। सघु- 
क्कडी भाषा के झ्तिरिक्त अफगान युग में प्रधानतया राजस्थानी श्रौर ब्रजभाषाम्रों में 
साहित्य का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा का उपयोग मुख्यतया वीर-काव्यो के लिए 
हुआ, और ब्रजभोौषा का भक्ति रस की कविताओं के लिए। दक्षिणी भारत में भक्ति 
की जिस लहर का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्तरी भारत मे जब वह श्राई, तो वृन्दावन उसका 
प्रधान केन्द्र बना, श्लौर वहाँ की भाषा (ब्रजभाषा) को ही भक्त सतों ने झपने गीतो के 
लिए प्रयुक्त किया | पर भ्रफगान सल्तनत की राजधानी दिल्‍ली के श्लास-पास के प्रदेशों 
की भाषा 'कौरवी' थी, जिसे खडी बोली भी कहा जाता है। दिल्‍ली के तुर्क-प्रफगान 
शासक इस कौरवी भाषा के ही सबसे अ्रधिक सम्पर्क मे आये, और इसी मे खसरो झादि 
ने कविताओं का भी निर्माण किया । इसी में पर्शियन और अरबी जब्दो के सम्मिश्रण 
से उस भाषा का विकास हुआ, जो बाद में “उर्द! नाम से प्रसिद्ध हुई । पर दिल्‍ली के 
सुलतानो के संरक्षण में इस कौरवी या खडी बोली में साहित्य का श्रधिक विकास नही 
हो सका । इसका कारण यह था, कि दिल्‍ली के दरबार में तुकं-प्रफगान मुसलमानों की 
प्रधानता थी और वे पांशयन भाषा में ही अपना कार्य किया करते थे। पर उत्तरी 
भारत के मुसलमानों ने जब दक्षिणापथ मे अपने शासन का विस्तार किया, और वहाँ 
मुसलिम शासन के श्रनेक केन्द्र कायम हुए, तो वहाँ विदेशी तुकं-झफगानों की संख्या 


तुर्क-प्रफगान युग का भारत ४१३ 


इतनी प्रधिक नहीं थी, कि वे पशियन भाषा को अपने राज्य-कार्य के लिए प्रयुक्त कर 
सकते । उत्तरी भारत के ये मुसलमान दिल्ली के प्रास-पास के प्रदेश की कौरवी भाषा 
को दक्षिणापथ में ले गए, झ्लौर वहाँ के मुसलिम दरबारों में इसी भाषा ने प्राधान्य प्राप्त 
किया । यही कारण है, जो दक्षिण के झनेक मुसलमानों और मुगल शासकों के संरक्षण 
में 'हिन्दवी' भाषा के साहित्य का विकाप्त हुआआ | दक्षिण में विकसित हुई कौरवी भाषा 
के इस नये रूप को 'हिन्दी' और “उर्दू' दोनों कहा जा सकता है। इसका व्याकरण श्रौर 
शझाब्दकोश कौरवी या खडी बोली के थे, पर इसमें पर्शियन शौर अरबी शब्दों का भी 
सम्मिश्रण रहता था । इस नई भाषा का विकास दक्षिणापथ के जिन मुसलिम सुलतातो 
के दरबार में विशेष रूप से हुम्ना, उनमें इब्राहीम झादिलशाह (१५७६-१६२६), 
मुहम्मद कुली कुतुबशाह (१५८०-१६१२) श्रौर मुहम्मद कुतुबशाह (१६१२-२५) के 
नाम उल्लेखनीय हैं । बाद में पर्शियन-मिश्वित कौ रवी भाषा का विक्रास उत्तरी भारत 
के मुसलिम शासको के दरबारो में भी होते लगा, और इस प्रकार हिन्दी भापा की एक 
नवीन शैली भली-भाँति विकसित हो गयी ॥ 

बंगाली साहित्य--अफगान सुलतानों के आश्रय मे भारत की प्रान्तीय भाषाओं 
को भी प्रोत्साहन मिला। बगाल के सुलतान नसरतशाह (१५१८ ईस्बी) ने महामारत 
का बंगाली मापा में प्रनुवाद कराया ॥ प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने सुलतान नसरतशाह 
और घियासुद्दीन महमूदशाह (१५३३ ई०) की बहुत प्रशंसा की है, और उन्हें बगाली 
भाषा का सरक्षक कहा है। इसी युग मे कृतिवास ने बगाली भाषा मे रामायण की 
रचना की, जिसका बगाल मे प्राय. वही स्थान है, उत्तरी-भारत में जो तुलसीकृत रामा- 
यण का है । कृत्तिवास को बंगाल के सुलतानों का आश्रय प्राप्त था। सुलतान हुसैन- 
गाह (१४६३ई०) के संरक्षण मे मालाघर बसु ने भागवत का बगाली भाषा में झ्नुवाद 
किया, और इस उपलक्ष्य मे सुलतान ने उसे 'गुणराजखाँ' की उपाधि से विभूषित किया। 
हुसैनशाह के सेनापति परागल खाँ ने महाभारत का एक अन्य अनुवाद बगाली भाषा में 
कराया, जो कार्य कवीन्द्र परमेश्वर ने सम्पन्न किया। परागल खाँ के पुत्र चूती खाँ ने, 
जो कि बंगाल के सुलतात के प्रधीन चटगाँव का सूबेदार था, महाभारत के अश्वमेध 
पर्व का श्रीकर नन्‍दी द्वारा बंगाली अनुवाद कराया । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस 
युग के सुलतान, विशेपत॒या बगाल, गुजरात भ्रादि के प्रान्तीय सुलतान, भारत की 
प्रान्तीय भाषाओं के भी संरक्षक थे । 

इस युग में संस्कृत भाषा में भी अ्रनेक पुस्तके लिखी गयीं । पर यह कार्य प्रायः 
उन प्रदेशों में हुआ, जहाँ श्रमी मुभलिम शासन स्थापित नही हुआ था। 


तेईसवाँ अध्याय 
हिन्द-धर्म की नवीन जाणति 
(१) भारत के विविध धर्म और इस्लाम 


इस्लाम से सम्पर्क होने पर भारत के पुराने हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार 

हुआ । एक विदेशी व विधर्मी जाति से परास्त हो जाना मारत के लिए एक भ्रसाघा- 
रण घटना थी । मुस्लिम प्राक्रमण से पूर्व मी भारत पर विदेशी लोगों के भाक्रमण हुए 
थे, पर या तो श्राक्रान्ता इस देश मे स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित करने में 
भ्रममर्थ रहे थे, प्रौर या इस देश मे बसकर वे यहाँ की सम्यता और संस्कृति के रग में 
ही रंग गये थे । यवन, शक, पाधियन, कुशाण और हँण ग्राक्रान्ता मारत में अपनी 
राजशक्ति को कायम करने मे आशिक रूप से सफल हुए, पर भारतीयों के सम्पर्क से 
वे पूर्णतया मारतीय बन गये। उन्होने इस देश की माषा, सम्यता, धर्म श्लौर संस्कृति 
को भ्रपना लिया । पर तुर्को और भ्रफगानो के रूप मे जिन नवीन हूँणों ने मारत में 
भ्रपने राज्य स्थापित किये थे, वे एक ऐसे धर्म के अनुयायी थे, जिसमे अपूर्व जीवनी 
शक्ति थी, और जो सम्पृर्ण मानव समाज को आत्मसात्‌ करने की महस््वाकाक्षा रखता 
था । मनुष्यमात्र की समता और ईब्वर तथा रसूल पर हृढ विश्वास ऐसे तत्त्व थे, जो 
इस नये धर्म को अनुपम शक्ति प्रदान करते थे । इन्ही के कारण मिन्न, सीरिया, ईरान 
प्रादि के पुराने धर्म इस्लाम के सम्मुख नही टिक सके । मुसलमान कहते थे, जो कोई 
मनुष्य अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आएगा, उसमे ऊँच-नीच का भेद नहीं रहेगा । 
श्रल्लाह श्रौर रसूल पर विश्वास मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख प्रदान करेगा, 
पर बहिंश्त का हार भी उसके लिये खुल जायगा । भारत में इस्लाम का प्रवेश होने पर 
देश के घामिक नेताश्रो के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ । क्‍या वज्यान 
श्रौर शाक्त सम्प्रदायों की गुह्य साधनाओ्रो, मीमासको के कर्मकाण्ड श्र प्रद्वेतवादी 
स्मार्तों के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा इस्लाम का यह मार्ग (अल्लाह श्रौर रसूल मे विश्वास) 
अधिक क्रियात्मक नहीं है ? यह तो स्पष्ट ही था, कि इस्लाम को स्वीकत करके मनुष्य 
इहलोक से श्रपना श्रभ्युदय कर सकता था । उसे जजिया कर देने की आ्रावश्यकता नही 
रहती थी, श्रौर राजकीय सेवा का मार्ग भी उसके लिए खुल जाता था । यदि वह नीच 
जाति का या पअछूत हो, तो इस्लाम की दीक्षा लेकर वह “पापयोनि' न रहकर 'पाक' 
बा कल पहल ला मा 
कर सकता है । सर्वसाधारण लोगों की दृष्टि में नि'- 


श्रेयस, स्वर्ग या बहिइ्त का यह उपाय वाममा्गियों की गुह्य साधनाओं व सीमांसको 
के कमंकाण्ड की अपेक्षा किसी भी प्रकार हीन नही था । 


हिन्दू-धर्म की नवीन जागृति ४१५ 


यदि इस युग के हिन्दू धर्म में जीवनी शक्ति, कल्पना व चिन्तन का अ्रभाव होता, 
तो इस्लाम के सम्पर्क के कारण उसकी भी वही गति होती, जो ईरान, मिस्र झ्रादि के 
पुराने धर्मों की हुई थी । बिजली की लहर निर्बल मनुष्य के जीवन का भ्न्त कर देती 
है, पर उन मनुष्यों में वह जीवन का संचार करती है, जिनमें भ्रभी शक्ति का भ्रधिक 
क्षय नहीं हो चुका होता । इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दू धर्म में तवजीवन का संचार हुआ । 
इस्लाम उसे नष्ट नहीं कर सका, क्योकि उसकी दाक्ति का सर्वथा ह्वास नहीं हो गया 
था। उसके सम्पर्क से हिन्दू धर्म में नवीन जागृति का प्रादुर्भाव हुआा । 


(२) मध्य युग के भारतीय धर्म 


इससे पूर्व कि हम हिन्दू धर्म की इस नवीन जागृति पर प्रकाश डालें, यह उपयोगी 
होगा कि इस्लाम के प्रवेश के समय भारत के विविध धर्मों की जो दशा थी, उसका 
श्रत्यन्त संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर दें । 

बोद-धर्म--बा रहवी सदी में बौद्ध-धर्म भारत से प्रायः नष्ट हो चुका था। पूर्वी 
भारत (मगध झौर बंगाल) में प्रभी इस धर्म की सत्ता थी, पर वह प्रधानतया बड़े-बड़े 
बिहारों मे ही केन्द्रित था, जिनमे हजारों भिक्ष निवास करते थे । इस युग के प्रायः सभी 
बौद्ध वच्ञयान के अनुयायी थे, जो रहस्यमयी क्रियाप्रो और गुह्य साधनाओो मे विश्वास 
रखते थे । जनसमाज के हित की इन्हे जरा भी चिन्ता नही थी | वज्ञयानी बौद्ों के 
भनुकरण में पौराणिक हिन्दू घर्म मे भी वाममार्ग का विकास हो गया था, जो वजद्रयात 
के समान ही गुह्य साधनाझ्रो मे विश्वास रखता था । 

याज्ञिक क्मंकाण्ड--कुमारिल भट्ट द्वारा यज्ञो के प्रति पुनः विश्वास उत्पन्त 
करने का प्रयत्त किया गया था, और प्रनेक मीमासक तर्क द्वारा याज्षिक भनुष्ठानो के 
वेज्ञानिक रूप का प्रतिपादत करते थे । पर मीमासकों का कममंकाण्ड-प्रधान धर्म सर्व- 
साधारण जनता में लोकप्रिय नही हो सकता था, क्योंकि याज्ञिक भ्रनुष्ठान व्ययसाध्य 
थे, श्रोर केवल सम्पन्न लोग ही उनका भ्रनुसरण कर सकते थे । 

स्मात॑ ध्मं--शंकराचाये ने भारत मे एक नये घामिक आन्दोलन का प्रारम्भ 
किया, जिसके दार्शनिक अंश को 4ेदान्त' श्रौर साधना के भ्रंश को 'स्मात्त मार्ग” कहते 
थे। वेदान्त के भ्रनुसार संसार मे केवल ब्रह्म ही सत्य है, भ्रन्य सब मिथ्या है । ब्रह्म 
सत्य, शुद्ध, सत्‌, चित्‌ शोर आनन्द रूप है। जीव ब्रह्म के भ्रतिरिक्त अन्य कुछ नही है, 
और इन्द्रियों से प्रतीयमान यह संसार मिथ्या है--यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही 
वस्तुत: मोक्षप्राप्ति है । किन्तु इस ज्ञान साधना के लिए श्रावश्यक है, कि मनुष्य वेददास्त्र 
द्वारा विहित वर्णाश्षम धर्म का भली-भाँति पालन कर श्रपने भ्रन्त:करण को शुद्ध करे। 
यह झावश्यक नहीं, कि यह जृद्धि एक ही जन्म से कीजा सके । इसके लिए प्रनेक 
जन्मो व निरन्तर भ्रम्यास की भ्रावश्यकता होगी । 

जेत-धर्म--बौद्ध (वज्ञयान), शाक्त (वाममार्ग) और पौराणिक (स्मात्त) धर्मों 
के भ्रतिरिक्त जैन धर्म भी इस युग मे भारत के कुछ प्रदेशों में विद्यमान था, और उसके 
धर्माचार्य भी समय के प्रवाह से श्रछृते नही रह सके थे। जैनों में भी देबसेन (दसवीं 
सदी) झौर मुनि रामसिह (ग्यारहवी सदी) भ्रादि कितने ही ऐसे धर्माचार्य हुए, जिन्होंने 


४१६ भारतीय संस्कृति का विकास 


कि शंकराचार्य के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर “ज्ञान' की उपयोगिता पर बल दिया । 
उन्होंने कहा, कि मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान के उस एक अग्निकण को श्रपना ले, 
जो प्रज्वलित होकर पाप पुण्य को क्षण भर में भस्म कर देता है। विषय-सुखो का 
उपभोग करता हुआ्आा भी मनुष्य अपने मन को इस ढग से ढाल सकता है कि इन विषय- 
सुखों का कोई प्रभाव उसके मन पर न पडे । इस युग के श्रन्य धर्माचार्यों के समात जैन 
लोग भी सत्य ज्ञान और मन की साधना पर बल देते रहे । 

सहुअयान--इस युग में एक श्रन्य सम्प्रदाय भी प्रचलित था, जिसे 'सहजयान' 
कहते है । वजच्ञयानियों के समान सहजयान के अ्रनुयायी भी साधना को महत्त्व देते थे, 
भौर वे ऐसी साधनाओ्रो का प्रतिपादन करते थे, जिनके द्वारा चित्तवृत्तियो का निरोध 
किया जा सके | साधना के लिए गुरु की सहायता अनिवार्य थी। गुरु अपने शिष्य की 
चित्तवृत्ति की परीक्षा करके उसके भ्रनुसार ही उसे विशेष प्रकार की साधना का उपदेश 
देता था। जो साधक गुरु द्वारा श्रादिष्ट मार्ग का भ्रनुसरण कर श्रपने उद्देश्य मे सफल 
हो जाए, उसे 'मिद्ध/ मान लिया जाता था। वज्जयान द्वार जिस ढ़ग की ग्रन तिक श्रौर 
पतन की ओर ले जाने वाली गुह्य साधनाग्रों को सिद्धि के तिए प्रावश्यक माना जाता 
था, सहजयान ने उसके विरुद्ध ग्रावाज उठाई, और चित्तशुद्धि द्वारा साधना के मार्ग 
पर चलने का उपदेश दिया | पर सभी सिद्ध एवं साधक सहजयानी साधु आचरण की 
पवित्रता व चित्त शुद्धि के श्रादर्ण को क्रिया मे परिणत नहीं कर सके । साधना की 
आड में वे भी अनेक ऐसी क्रियाग्रों को अपनाते रहे, जिन्हे नैतिकता के प्रनुकूल नही 
माना जा सकता । सहजयानी लोग भी श्रनेक प्रकार की गुह्य साधनाओं से विश्वास 
रखते थे, भ्रोर वित्तशुद्धि के लिए हठयोग की अनेकविध क्रियाएँ किया करते थे। 
उनका धर्म भी सर्वसाधारण जनता के लिए न होकर कतिपय साधकों व सिद्धों तक 
ही सीमित था | 

नाथयोगी सम्प्रदाय--इस युग मे उत्तरी भारत में नाथयोगी सम्प्रदाय का 
बहुत प्रचार था। इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी शैव धर्म के थे, और योगेश्वर शिव को 
अपना झ्रादर्श मानकर योग साधना में तत्पर रहा करते थे । ग्रनुश्ति के अनुसार इस 
सम्प्रदाय के प्रादि प्रवत्तंक 'प्रादिनाथ' शिव थे । पर इनका वृतान्त उपलब्ध नही है, 
यद्यपि नाथयोगी साधुओं मे इनके सम्बन्ध मे अनेक कथाएँ प्रचलित है । इस सम्प्रदाय 
के ऐमे गुरु, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक रूप से जिनकी सत्ता को स्वीकार किया 
जो सकता है, गुरु गोरखनाथ थे । पर उनके कान के विषय में भी ऐतिहासिको में 
बहुत मतभेद है । कोई उन्हे झठवी सदी का मानता है, तो कोई बारहवी सदी का । 
सम्भवत:, उनके काल को ग्राठवी-नवी सदी मे रखा जा सकता है। समय के समान 
उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध मे भी अनेक मत हैं। प्रव तक जो खोज हुई है, उसके 
उनके धरम का प्रचार हुग्रा पर हर ह की 8 आय राज, शत मी 
पेनाग भ्रादि भ्रन्य प्रदेशों हि भी उनके मन्तव्यो हक 2 2908 के 
भी भ्रवतार माना जाने लगा, और मम मम 

लगा, और उनके विषय में यह समझा जाने लगा कि सत्तयुग 


हिन्दू-धर्म की नवीन जागृति ४१७ 


में उन्होंने पेशावर में, श्रेतायुग में गोरखपुर में, द्वापर में हुरमुज में भ्ौर कलियुग में 
गोरखमण्डी में प्रवतार ग्रहण किया था । 

ताथ थोगी सम्प्रदाय के प्रधान गुरु यद्यपि गोरखनाथ हुए, पर उनके अतिरिक्त 
अन्य भी अनेक गुरु इस सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा में हुए, जिनमें जालसन्धरनाथ, 
चौरंगीनाथ, चुणकरनाथ, प्रथ्वीनाथ आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनकी 'बाणियाँ 
इस सम्प्रदाय के साधुओं में अब तक भी प्रचलित हैं, भ्रौर गोरखनाथ की रचनाएँ तो 
प्रकाशित भी हो चुकी है । भ्रन्य नाथ गुरुओ की फुटकर रचनाएँ भी इस समय पुस्तक 
रूप में उपलब्ध हैं । 

गोरखनाथ के दार्शनिक सिद्धान्त वेदान्त के सदश हैं । पर शंकराचार्य के समान 
वे केवल ज्ञान मार्ग को पर्याप्त नही समझते । उनका विश्वास था, कि जब तक शरीर 
व उसकी इन्द्रियों को वश में नहीं किया जाता, और चिन्तवृत्तियों का पूर्णतया निरोष 
नही होता, तब तक मनुष्य कदापि अपने उद्देश्य (आत्मज्ञान) को प्राप्त नही कर सकता। 
इसी लिए उन्होंने योग साधना का उपदेश किया, और योग साधना के लिए हठयोग 
का भी प्रतिपादन किया। ग्रुरुगोरखनाथ शरीर और मन दोनो की शुद्धि को बहुत 
महन्व देते थे, और इसके लिए विविध यौगिक श्रासनो और संयत जीवन का उपदेश 
करते थे। उन्होने दूर-दूर तक अपने मन्तव्यों का प्रचार किया, श्रौर बहुत-से लोग उनके 
अनुयायी हो गये । उनके द्वारा प्रवन्तित नाथयोगी सम्प्रदाय की झनेक शाखाएं अब तक 
भी विद्यमान हैं, जिनमे सत्यनाथ पन्थ, धर्मनाथ पन्‍थ, रामनाथ पन्थ, लक्ष्मणनाथ पन्थ 
आदि मुख्य हैं। इत विविध पन्थो का प्रादुर्भाव गोरखनाथ की शिष्य परम्परा द्वारा ही 
किया गया था । नाथयोगी सम्प्रदाय का एक मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले 
में है, जहाँ इसका एक समुद्ध मठ भी है । इस सम्प्रदाय के साधु कनफटे भी कहाते हैं, 
क्योकि वे अपने कानों की फाडकर उनमें बड़े-बड़े छेद कर लेते हैं । 

ग्यारहवी और बारहवी सदियो मे दक्षिणी भारत मे भक्ति का आन्दोलन प्रबल 
हो रहा था, यह हम पिछले एक भ्रध्याय मे लिख चुके हैं। यह श्रान्दोलन शव श्रौर वैष्णव 
दोनों सम्प्रदायो मे था। इसी लिए दक्षिणी भारत मे भ्रनेक ऐसे भक्त सन्त उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने कि शिव श्रौर विष्णु की भक्ति पर जोर दिया । इस आन्दोलन के कारण 
दक्षिणी भारत में इस युग के शैव धर्मों मे भी यौगिक साधनाशों का स्थान शिवभक्ति 
ने ले लिया था, पर उत्तरी भारत की दशा इससे सर्वथा भिन्‍त थी। वहाँ शैव धर्म का 
जो रूप प्रचलित था, उसमे अरब तक भी योग साधना का ही महत्त्व था। नाथयोगी 
सम्प्रदाय जिस प्रकार शरीर भौर चित्त की गृद्धि के लिए भ्रनेकविघ योग-क्रियाप्रो का 
प्रतिपादन करता था, लोग उसी का झनुसरण किया करते थे । 

काइमीर का दहोव सम्प्रदाय--इस युग में काइमीर मे हैव धर्म का एक श्रन्य 
सम्प्रदाय प्रचलित था, जिसके प्रवर्त्तक वसुगृुप्त नाम के ध्राचार्य थे । इनका समय नवीं 
सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। इस सम्प्रदाय के भ्नुयायी भी अपनी शारीरिक, 
मानतिक, व स्राध्यात्मिक उन्‍नति के लिए योग साधना का ही आश्रय लेते थे | पर 
इनकी साधना में गुह्य उपायों को विश्वेष स्थान प्राप्त नही था। ये लोग मन्त्रों के जप, 


डंश्द भारतीय संस्कृति का विकास 


प्राणायाम, घारणा, ध्यान, समाधि तथा पूजा को भ्रधिक महत्त्व देते थे । इसी कारण' 
इनमें वाममार्ग व बज्भयान की प्रवृत्तियाँ कमी बलवती नहीं हुईं । 
अन्य शैव सम्प्रदाय--पर उत्तरी भारत के सभी दौव सम्प्रदाय काइ्मीरी दवों' 
के समान नैतिक जीवन बिताने के पक्षपाती नही थे । शव धर्म मे ऐसे भी अनेक सम्प्र- 
दायो की सत्ता थी, जो वज्ययानी बौद्धों के समान गुह्य साधनाग्रो द्वारा सिद्धि प्राप्त 
करने मे विश्वास रखते थे। इस प्रकार के सम्प्रदायो मे कापालिक, कालसुख भौर 
पाशुपत सम्प्रदाय सुख्य थे । कापालिक और कालमुख साधु कपाल या नरमुण्ड को पात्र 
के ख्प में प्रयुक्त करते थ्रे, शव की भस्म शरीर पर रमाते थे, हाथ भे त्रिशल धारण 
करते थे, मदिरा का सेवन करते थे झौर मदिरा पात्र में ही प्रतीयमान महेश्वर की पूजा 
किया करते थे । पाशुपत लोग भी वज्ञयानी बौद्धों के समान यह मानते थे, कि कत्तंव्य- 
भकत्तंव्य और खाद्य-अखाद्य के विवेक से ऊपर उठने के लिए साधक को उन सब कार्यों 
को करना चाहिए, जिन्हे साधारणतया निनन्‍्दनीय माना जाता है । 
बेष्णव धर्म--बौद्ध, जैन श्रौर शैव धर्मो के साथ-साथ वैष्णव धर्म भी इस युग 
में प्रचलित था। गुप्तवश के शासन काल मे वैष्णव धर्म उत्तरी भारत का प्रधान धर्म 
था । पर ऐसा प्रतीत होता है, कि सातवी सदी व उसके बाद के काल में उत्तरी भारत 
में शव श्र वज्ञयान धर्मों का भ्रधिक प्रचार हो गया था । ये दोनों घमे योग क्रिया्रों 
श्र गुह्य साधनों पर जोर देते थे, और भक्ति व पूजा का इनकी इप्टि में विशेष महत्त्व 
नही था। पर फिर भी उत्तरी भारत से वैष्णव धर्म का सवंथा लोप हो गया हो, यह 
बात नही थी। दस युग मे भी वैष्णव धर्म की सत्ता कायम थी, यद्यपि उसका अधिक 
प्रचार दक्षिणी भारत मे ही था। उत्तरी भारत मे जो लोग गुछह्य साधनाओ व योग- 
क्रियाओं को महत्त्व नही देते थे, वे स्मार्स घ्म के अनुयायी थे। ये स्मात्ते लोग यथार्थ 
जान को मोक्ष-प्राप्ति का साधन मानते थे, और विविध देवी देवताओं में समन्वय करने 
की प्रवृत्ति रखते थे | वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भ्रत्त'करण की गद्धि करना इनकी 
जीवन-साधना का मुख्य रूप था । डर 
ह॒ भक्ति-मार्ग--जिस समय उत्तरी भारत भें साधना और ज्ञान पर जोर देने 
वाले इन विविध सम्प्रदायो का विकास हो रहा था, दक्षिणी मारत के विविध धर्माचार्य 
भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करने मे तत्पर थे । भक्तिमार्ग भारत के लिए नवीन नही था। 
प्राचीन समय मे अन्धक-वृष्णि-सघ के क्षेत्र मे वासुदेव कृष्ण द्वारा जिस मागवत धर्म 
हा 8 हर कं 22२ 0808:04480 20 क्ति को अधिक महत्त्व देता था । 
म्प्से स्थान दिया का था। यही ४ रण ५ है शिखा मा कर ९ या मात 
ग्रुत सम्राट अश्वमेघ यज्ञ का भी बा है “से मर अंक 58 
हा शा बह कर है पा 8०३8 है सातवीं सदी मे वद्ञयात सम्प्रदाय 
या तो साथना को प्रधान स्थान मो है 02000 28% के हा 
महत्वर्ण स्थान नहीं था। बह 2238 था, या ज्ञान को । भक्ति का उसमें बहुत 
गाकर मत में भी भक्ति को विशेष स्थान कि न 27000: 5२05 
भारत में भ्रनेक ऐसे सन्त हुए, जो भक्ति है हि 5 42030 700 कै 
हुए, भाग का प्रतिपादन करते थे, और विष्णु की 


हिन्दू-धर्म की जागृति ४१ 


भक्ति को ही मोक्ष का एक मात्र साधन मानते थे। इन सन्‍्तों को झालवार कहा जाता 
था । इन आलवारों ने भगवान्‌ की भक्ति में जो अनेक गीत बनाये, उसका संग्रह बाद 
में 'प्रबन्धम्‌! ताम से किया गया, जिसे वैष्णव मक्त लोग बहुत झादर की दृष्टि से देखते 
हैं। झालवारों के बाद भ्रनेक ऐसे झ्ाचार्य दक्षिणी भारत में उत्पन्न हुए, जिन्होंने भक्ति- 
मार्ग को दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्ट किया। शंकराचाये के भ्रद्वतववाद भ्ौर बौढों के 
विज्ञानवाद व घुन्यवाद में ईश्वर झौर पग्रात्मा की पृथक्‌ सत्ता की गुंजाइश नही रहती 
थी, और इन मतों को स्वीकार कर लेने पर जीव के लिए भक्तिमागं का अनुसरण 
करना निरथेक हो जाता था। इसलिए रामानुचार्य जैसे श्राचार्यों ने विदिष्टादईत व 
द्वैतवाद का प्रतिपादन कर भक्ति मार्ग को दार्शनिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया । 
दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्टि पाकर दक्षिणी भारत में भक्तिमार्ग की बहुत उन्नति हुई, 
धौर प्रनेक श्राचायोँ ने उत्तरी भारत मे भी इसके प्रचार का प्रयत्न किया। 

हिन्दू-धर्म में नई जागृति का सृत्रपात--बारहवी सदी के भश्रन्त में जब भारत 
में मुसलिम राजसत्ता की स्थापना प्रारम्भ हुई, तो देश की' घामिक दशा का यही रूप 
था । इस्लाम के प्रवेश के कारण यह प्रावश्यक हो गया था, कि इस देश के धामिक 
नेता हिन्दू धर्म को एक ऐसा रूप प्रदान करें, जो मुसलिम शासकों झौर धर्म प्रचारकों 
से हिन्दु-धर्म की रक्षा कर सके । यही कारण है, कि इस युग में प्रनेक ऐसे सन्‍्त-महात्मा 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने जाति भेद का विरोध करते हुए यह प्रतिपादित किया, कि भगवान्‌ 
की दृष्टि मे न कोई मनुष्य नीच है, श्रोर न कोई उच्च । प्रपने गुण, कर्मी, सदाचार व 
भक्ति द्वारा ही कोई मनुष्य ऊँचा पद प्राप्त कर सकता है । साथ ही, इन सं त-महात्माशओं 
ने यह भी प्रतिपादित किया, कि ईश्वर पतिपावन है, भक्ति द्वारा प्रसन्‍न होता है, भक्त 
का उद्धार करने के लिए उसकी सहायता करता है, और भगवान्‌ तक पहुँचने के लिए 
गुरू का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । इस्लाम के समान इस युग के भारतीय घामिक 
आन्दोलन भी ईश्वर पर हृढ विष्वास, उसकी भक्ति और गुरु (रसूल) के महत्त्व पर 
बल देने लगे, श्लौर उन्होंने भगवान्‌ के एक ऐसे रूप को जनता के सम्मुख उपस्थित किया, 
जो दुष्टों का दलन करने श्लौर साधु लोगो का परित्राण करने के लिए मानव तन 
बारण करने मे भी संकोच नही करता । इस श्रष्याय से हम भारत के इन नये धामिक 
प्रान्दोलतो पर भी प्रकाश डालेंगे, क्योकि इनके कारण हिन्दू धर्म इस्लाम के आ्राक्रमण 
से झपनी रक्षा करने में समर्थ हुआ था, श्रौर उसमे एक ऐसी नयी जागृति उत्पन्न हो 
गयी थी, जो श्रनेक श्रंशो मे इस्लाम को भी श्रपने प्रभाव मे ले श्राई थी । 


(३) इस्लाम ओर भारत 


जिस इस्लाम के प्रवेश के कारण भारत के धामिक नेताझो के लिए यह भ्राव- 
इयकता हो गया था, कि वे भ्रपने धर्म को एक ऐसा रूप दें, जो मुस्लिम शासकों भौर 
धर्म-प्रचारकों से हिन्दू धर्म की रक्षा कर सके, उसके स्वरूप पर कुछ अधिक विस्तार सेः 
प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 

भारत में इस्लाम का प्रथम प्रवेश--विशाल अरब साम्राज्य के संगठित होने 
पर ७१२ ई० में एक प्रब के सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिन्ध प्रान्तः 


४२० भारतीय संस्कृति का विकास 


पर भी ग्राक्रमण किया था, और उसे जीतकर शअ्रपने भ्रधीन कर लिया था। उत्तरी 
भारत भे दस्लाम का पदापंण इसी समय से हुआ । पर दक्षिणी भारत में इस्लाम का 
प्रवेश इससे पूत्र ही हो चुका था | भारत का पश्चिमी देशो से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत 
पुराना है। भारत के व्यापारी पश्चिमी देशो में दूर-दूर तक समुद्री मार्ग द्वारा प्राया जाया 
करते थे झौर पश्चिम के व्यापारी भी श्रच्छी बडी संल्या मे भारत आते थे | भरबो के 
उत्कर्ष के काल मे भारत के सामुद्रिक व्यापार मे प्ररब व्यापारियों का महत्त्व बहुत 
बढ़ गया था। इस देश मे इस्लाम का प्रवेश सबसे पूर्व इन अभ्ररब व्यापारियों द्वारा ही 
हुआ । ६३६ ई० मे श्ररव के मुस्लिम व्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्र-तट पर भाने 
लगे, और उनके सम्पर्क में श्राकर मलाबार के मोपला लोगों ने इस्लाम को स्वीकार 
करना भी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रक्रार स्पष्ट है कि अरबो द्वारा सिन्ध की विजय से 
पहले भी भारत मे इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, श्रौर दक्षिणी भारत के समुद्र-तट 
के लोग इस नये धर्म को भ्रपनाने लग गये थे । बाद में इस क्षेत्र मे इस्लाम का प्रचार 
झौर भी तेजी के साथ हुम्मा । नवी सदी के उत्तरा््ध मे मलाबार का राजा चैरामन 
पेर्मल था। अरब व्यापारियों के सपम्कं से वह भी इस्लाम के प्रभाव मे भ्रा गया, और 
उसने भ्रपने राज्य में मुस्लिम धर्म प्रचारकों को सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान बी । 
दसवी सदी के प्रारम्भ होने तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर भी इस्लाम का प्रचार 
प्रारम्भ हो गया था, श्रौर बहुत-से मुस्लिम पीर व झ्ौलिया इन क्षेत्रों मे श्रपने घ॒र्म का 
प्रसार करते के कार्य में तत्पर हो गये थे । 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि महमूद गजनवी के श्राक्रमण से पूर्व भी भारत के प्रनेक 
प्रदेशों में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। सिन्ध और दक्षिण के समुद्र-तट के प्रदेश 
उस युग मे ऐसे क्षेत्र थे, जहाँ मस्जिदो की मीमारें एक नये धर्म की सत्ता की सूचना 
दिया करती थी । सहिष्णुता की भावना भारतीय सस्कृति की एक भ्रनुपम विशेषता 
रही है। इसी कारण भारत के राजाओं ने इस्लाम के प्रति भी उदारता भर सहिष्णुता 
की नीति का ही अनुसरण किया। 
मूफी सम्प्रदाय--जो श्रनेक मुस्लिम पीर श्रौर श्रौलिया भारत के कतिपय 
क्षेत्रो मे इस्लाम का प्रचार करने में तत्पर थे, उनमे सूफी लोग प्रधान थे । सूफी सम्प्रदाय 
के प्रादुर्भाव में अनेक ऐसे धर्मों के मस्तव्यो का महत्त्वपूर्ण हाथ था, जिनकी सत्ता इस्लाम 
से पहने भी थी। अर से प्रादु्मूंत होकर जिन देशो में इस्लाम का प्रसार हुआ, उनमें 
हक बेरदुष्ट्े श्र ईमामसीह के धर्मो का प्रचार था। ये धर्म भारत के बौद्धों और 
हन्दुप् को विचारसरणी और दार्शनिक प्रणाली से भनेक श्रशो में प्रभावित हुए थे, यह 
पहले लिखा जा चुका है। जिन लोगो ने इस्लाम को स्वीकार किया, वे उसकी उपासना 
और उसके साथ मनुष्य के सम्बन्ध के बारे मे भ्रपने विचार रखते थे, और ये विचार 
उनमें बहुत बद्धमूल थे। बौद्धों की, साधना और हिन्दू योगियों की योगक्रियाओं से उन्हें 
भली-भाति परिचय था । इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि उनके विचारों 


और विश्वासों का इस्लाम पर भी प्रभाव पडे | बौद्ध लोग निर्वाण को मानव जीवन का 


भन्तिम लक्ष्य मानते थे, और उसकी प्राप्ति के लिए भ्रष्टांगिक झआरर्य मार्ग का प्रतिपादन 
करते थे। उनके प्रभाव के कारण 


। इस्लाम में भी एक ऐसे सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुप्रा, 


हिन्दू-बर्म की नवीन जागृति ४२१ 


जिसने कि 'फना” को मानव जीवन का भझ्नन्तिम लक्ष्य माना, और उसकी प्राप्ति के लिए 
एक ऐसे “तरीके” का प्रतिपादन किया, जो बौढ़ों के भ्रष्टागिक मार्ग से मिलता जुलता 
है । भारत के योगी उन चमत्कारो में विश्वास रखते थे, जिन्हे योग साधन द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । इस्लाम के इस नये प्म्प्रदाय ने भी 'करामात' या 'मोजजा' को 
अपने मन्तव्यों में स्थान दिया । इस्लाम का यह सम्प्रदाय 'सूफी' कहाता है, श्रौर इस पर 
भारतीय विचार-धारा के प्रभाव को प्राय: सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है । इसीलिए 
श्री हुमाय॑ कबीर ने लिखा है कि सूफी मत का श्राधार कुरान से था, पर भारतीय 
विचार-घारा ने इस पर श्रत्यन्त गम्भीर प्रभाव डाला है । 

सूफी सम्प्रदाय का प्रारम्भ कब शौर किस प्रकार हुश्ला, यह स्पष्ट नही है । 
कुछ लोग तो इसे इस्लाम से भी पहले का मानते हैं, श्रौर कुछ के अ्रनुसार इसका प्रारम्भ 
भी हजरत मुहम्मद द्वारा ही हुप्ना था । पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना झ्रधिक सगत 
होगा कि जब प्ररब से बाहर इस्लाम का प्रचार हुआ, तो वहाँ के लोगों मे प्रचलित 
विचारों और विश्वासों के प्रभाव के कारण ही इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, शौर 
अनेक ऐसे पीरो (साघुओ्नों) ने, जो मुसलमान होते हुए भी बौद्ध, हिन्दू व ईसाई विचार- 
धाराओं से प्रभावित थे, इस सम्प्रदाय का विकास किया । कद्गर मुसलमान इन सूफी पी रो 
को काफिर समझते थे, और इनके विचारो को इस्लाम के प्रतिकूल मानते थे। इसी 
कारण अनेक सूफी पीरो को प्राणदण्ड भी दिया गया। अपने विचारों के लिये शहीद 
होने वाले सूफी पीरो में मंछूर-उल-हल्लाज (दसवी सदी) का नाम उल्लेखनीय है । वह 
ईश्वर और जीव में झ्रभेद मानता था, शौर इसी कारण उसके विचार कट्टर मुसलमानों 
को सह्य नही थे । मुस्लिम देशों में सूफी सम्प्रदाय के फकीरो ब पीरो के प्रति सहिष्णुता 
की नीति के न बरते जाने का एक परिणाम यह हुश्रा, कि बहुत-से-ऐसे फकीर भारत 
झादि देशो में श्राने लगे। इस देश के निवासी धर्म के मामले में बहुत सहिष्ण थे, 
सब सम्प्रदायों के साधु-महात्माश्रों का श्रादर करने का उन्हें चिरकाल से श्रम्यास था । 
इसीलिए सूफी फकीरो ने भारत को श्रपने धममंप्रचार का क्षेत्र बनाया, श्रौर उन्हे अपने 
कार्य मे सफलता भी मिली । 

भुस्लिस प्रचारकों का भारत में कार्य--उत्तरी भारत में ग्यारहवी सदी मे 
मुस्लिम फकीरो और पीरों ने झ्रपना काये प्रारम्भ किया। इस काल में भारत की 
राज-शक्ति राजपूत राजवंशो के हाथों मे थी। मुस्लिम राजवशो की स्थापना अ्रभी 
इस देश में नहीं हुई थी । इस कारण मुस्लिम फकीरों को किसी भी प्रकार से राजन॑तिक 
दाक्ति का सहारा प्राप्त नही था। पर क्योकि ये फकीर व पीर ऊँचे चरित्र के थे, भौर 
साथ ही प्रनेक प्रकार की साधनाप्रों में भी तत्पर रहते थे, भ्रत: इन्हे प्रपने प्रचार कार्य 
में भ्रच्छी सफलता प्राप्त हुई । इस युग तक भारत के हिन्दुग्रों में संक्रीण जाति प्रथा का 
विकास हो चुका था, और जनता के एक भ्रच्छे बडे भाग को हीन समझा जाने लगा था । 
भरत. इस दलित वर्ग के लोगो को अपना अनुयायी बनाने में मुस्लिम फकीरो को श्रच्छी 
सफलता मिली । ग्यारहवी सदी में शेख इस्माईल झौर प्रब्दुल्ला यमनी नाम के फकीर 
भारत में धर्म के प्रचार के लिए भ्राये, और बारहूवी सदी के प्रारम्भ में नून सतागर 
ईरानी ने गुजरात के झछूत हिन्दुओं को इस्लाम का पनुयायी बनाया। तेरहवीं 


हइरर भारतीय संस्कृति का विकास 


सदी के घुरू में ही दिल्ली तुर्क-प्रफगान सल्तनत की स्थापना हो गयी थी। इस समय से 
मुसलिम पीर और फकीर भ्रध्िक बडी संख्या में भारत झाने लगे भौर प्रचार कार्य में 
तत्पर हुए । इन मुसलिम फकीरों द्वारा भारत में इस्लाम के प्रचार में बहुत सहायता 
जमिली । 
बल प्रयोग हारा इस्लाम धर्म का प्रसार--पर यह समभना ऐतिहासिक इृष्टि 
से सत्य नहीं होगा, कि भारत में इस्लाम का प्रचार केवल पीरो श्लौर फकीरों द्वारा 
शातिपूर्वक ही हुआ | यह सच है कि जब तक इस देश मे तुक-अफगान प्राक्रांताओं का 
भ्राधिपत्य स्थापित नही हो गया था, मुसलिम पीर व फकीर शांतिमय उपायों से ही 
भपने धर्म का प्रचार करने मे तत्पर रहते थे । पर जब शहाबुद्दीन गोरी के भ्राक्रम्णों 
के कारण भारत मे तुर्क-प्रफगान सल्तनत कायम हो गयी, तो इन विदेशी व विधर्मी 
शासको ने बल का प्रयोग करके भी भारत की जनता को इस्लाम का अनुयायी बनाने 
का प्रयत्न किया । पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि जिन मुसलमान 
आकाताओ्रों ने भारत में अपने शासन की स्थापना की थी, वे अरबो के मुसलिस श्राद्शों 
से बहुत कुछ परे हट चुके थे । तु लोग सम्यता की दृष्टि से भ्ररबों की तुलना में बहुत 
पिछड़े हुए थे, और उनके स्वभाव मे बर्बरता बहुत पर्याप्त थी। सभ्यता में पिछड़े हुए 
तुर्को ने पहले बौद्ध धर्म को अ्रपनाया, श्रौर फिर अरबो के सम्पर्क में श्राकर इस्लाम 
को । पर धर्म परिवर्त्तन के कारण उनके स्वभाव में विशेष परिवत्तन नही हुआ । बौद्ध 
धर्म को स्वीकार कर उन्होंने न श्रशोक की नीति को अपनाया, पर न मुसलमान 
बनकर मुहम्मद के श्रादर्शों को । इसलिए जब उन्होंने भ्रपनी राजशक्ति का विस्तार 
करते हुए भारत पर झ्राक्रमण किया, तो यहाँ के निवातियों पर भयंकर प्रत्याचार 
किये, श्रौर उन्हें अपने धर्म का अनुयायी बनाने के लिये बल का भी प्रयोग किया । 
तुर्क-प्रफगान सुलतान भारत मे इस्लाम के प्रचार के लिये इस कारण भी प्रयलतलशील 
थे, क्योकि इस देश की जनता का सहयोग वे तभी प्राप्त कर सकते थे, जबकि यहाँ 
इस्लाम की शक्ति बढे । भारत की जिस राजशक्ति को परास्त कर उन्होंने इस देश मे 
प्रपना शासन स्थापित किया था, वह श्रभी पूर्णतया नष्ट नही हुई थी । विविध राजपुत 
राजवश शअ्रभी विद्यमान थे, भारतभूमि वीरो और सँनिको से विहीन भी नही हुई थी । 
पुराने क्षत्रिय राजा फिर से अपनी राजशक्ति का उद्धार करने के लिये उत्सुक थे । इस 
दशा में तुके शासन भारत में तभी स्थायी हो सकता था, जबकि इस देश के लिवासियों 
का एक बर्गे इस्लाम को स्वीकार कर मुस्लिम सुलतानों के शासन का सहायक बन जाए। 
5सी लिए तुके-अफगान सुलतानों ने अपनी हिन्दू प्रजा पर जजिया कर लगाया, और 
जो लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें उन्हें सम्मानित करने व राजकीय पद प्रदान 


करने की नीति को प्पनाया। सम्भवत., राजनीतिक दृष्टि से उस युग में बह बात 
सवंथा अनुचित नही कही जा सकती थी। 


। / इसे बात पर विचार करने की हमे 
थे वरयकता नहीं। धर्मपुस्तको की व्याख्या के सम्बन्ध मे धर्माचार्यों प्लौर विद्वानों के 


विविध मत हुआ्रा ही करते हैं। हजरत मुहम्मद ने चाहे अपने अनुयायियों को तलवार 


हिन्दू-बर्म की तवीन जागृति ४२३ 


द्वारा विधियों के विरुद्ध जिहाद करने का पभ्रादेश न दिया हो, पर यह ऐतिहासिक 
तथ्य है कि बाद के मुस्लिम घर्माचार्यों के श्ननुसार दो प्रकार के देह होते थे । जिन 
देशों के निवासी मुसलमान हों, उन्हें वे 'दासल-इस्लाम” (शांतिमय देश) कहते थे, झौर 
जहाँ इस्लाम का प्रचार न हो, उन्हें वे 'दास्ल-हरब' (युद्धस्थली) समभते थे । बाद के 
मुस्लिम घर्माचार्यों का मत था कि दारुल-हरब के खिलाफ जिहाद करना और उनको 
जीत कर इस्लाम के भण्डे के नीचे ले भ्राना मुसलमामों का धामिक कर्त्तेव्य है । जिहाद 
की यह भावता मुस्लिम राजाझो में विद्यमान थी, इस ऐतिहासिक तथ्य से इन्कार कर 
सकना सम्मव नही है । मुहम्मद की शिक्षाएँ इसके विपरीत थीं या नही, कुरान में 
जिहाद का मूल शअ्रभिप्राय इससे भिन्‍न है, और सच्चा इस्लाम किसी पर जबरदस्ती 
करने का उपदेश नहीं देता, इन बातो पर धार्मिक व सैद्धातिक दृष्टि से मतभेद की 
गुजाइद है। पर यह निःसंदिग्ध है कि बहुत-से मुसलम्गान राजाप्नों ने जिहाद का यही 
पअ्भिप्राय माता कि विधभियो को इस्लाम के भण्डे के नीचे ले श्राना और सर्वन्न मुमलिम 
घमं का प्रचार करना उनका पवित्र कत्तंव्य है। ऐसा करते हुए वे इस्लाम के सच्चे 
मन्तव्यों से दूर हुट गये थे या नही, इस प्रइन पर धर्माचार्य तर्क-वितर्क कर सकते हैं पर 
इतिहास के साथ इसका विशेष सम्बन्ध नही है । 
हमे यह स्वीकार करना होगा, कि जिन तु्क-प्रफगान श्राक्रांताप्रो ने भारत पर 
ग्राक्रमण कर इस देदा में भ्रपना शासन स्थापित किया, उनमे जिहाद की भावना विद्य- 
मान थी, पश्रौर वे जिहाद का यही प्रभिष्राय समभते थे कि भारत के विधर्मी निवासियों 
को बल का प्रयोग कर अपने धर्म का भ्रनुयायी बना लें | पर साथ ही यह भी तथ्य है, 
कि तुके-प्रफगान शासन की स्थापना के समय भारत में जो लूटमार हुई, झाक्राँताश्रों 
द्वारा जनता पर जो धोर अत्याचार किए गये, जिस प्रकार मन्दिरों श्रौर मूर्तियों को 
त्ोडा गया--उस सब का उद्देश्य केवल धामिक ही नहीं था। इसमे झाक़ांताश्रों की 
घन-लिप्सा भी एक महत्त्वपूर्ण कारण थी । थुद्धों द्वारा जब किसी देश की विजय की 
जाती है, तो झाक्रान्त देश के लोगों को अनेकविध कष्टों को सहना ही पड़ता है । भारत 
के लोगो को तुर्क श्राक्रमण के समय जिन भयंकर कष्टों को सहना पड़ा, उनके लिए 
इस्लाम को उत्तरदायी ठहराना कदापि उचित नही कहा जा सकता। इसमें झाक्रांताओं 
की साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी पध्राकांक्षाएँ एवं घनलिप्सा घामिक भावना की तुलना में 
कही भ्रधिक महत्त्व की बातें थी, यह भी सर्वेथा निविवाद है । 
इस्लाम और हिन्दू धर्म में सम्पर्क--बारहवी सदी के भ्रन्त में तुके-प्रफगानों 
के झ्राक़मणों के कारण भारत की हिन्दू जनता को दो प्रकार से इस्लाम का सामना 
करना पड रहा था । एक झोर सुस्लिम पीर श्रौर फकीर शॉतिमय उपायो से अपने 
धर्म के प्रचार में तत्वर थे, झौर दूसरी शोर तुर्क-प्रफगान झाकान्ता बल का प्रयोग 
कर जनता को इस्लाम का झनुयायी बना रहे थे । इस दक्षा में हिन्दू-धर्म अपनी रक्षा 
तभी कर सकता था, जब उससें नवजीवन का संचार हो । इस प्रसंग में यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि ईजिप्ट, ईरान, और प्रफगानिस्तान भ्रादि के लोग इस्लाम के मुकाबले 
भें झपने पुराने धर्मों की रक्षा करने में भ्रसमर्थ रहे थे। ईरान का जरदुष्ट्र धर्म इस्लाम 
की बाढ़ में बह गया था । मध्य एशिया के विविध देशों में कभी बौद्ध धर्म का प्रचार 


डरे४ भारतीय संस्कृति का विकास 


था, यह वात झब केवल पुरातत्त्व-सम्बन्धी झवजेषों से ही ज्ञात होती है। ईजिप्ट के 
पुराने निवासी जिन देवी देवताग्रो की उपासना करते थे, उनका परिचय भी हमे केवल 
खुदाई द्वाग प्राप्त सूत्तियों से ही मिलता है । पर भारत का पुराना हिन्दू धर्म श्रव तक 
भी जीवित है। मलाया, इण्डोनीशिया श्रादि के जो प्रदेश पहले बृहत्तर भारत के क्षेत्र 
में थे, उनके पुराने हिन्दू और बौद्ध लोग भी इस्लाम का मुकाबला करने मे असमर्थ रहे। 
पर मुस्लिम फकीरो के साधनामय चमत्कार और तु्क-प्रफगान विजेताशो का बलप्रयोग 
भी भारत से हिन्दू धर्म को नष्ट कर सबने में समर्थ नही हो सके । भारत की जनता 
के एक भाग को वे मुसलमान अ्रवध्य बना सके, पर इस्लाम को स्वीकार कर लेने वाले 
लोगों वी संख्या बहुत कम रही । इसका कारण यही है कि इस युग में बहुत-से ऐसे 
सन्त महात्मा भारत में उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दू धर्म मे नवजीवन का संचार किया, 
श्रौर जिनके प्रयत्नों द्वारा हिन्दू धर्म मे नई जागृति उत्पन्न हो गयी । इसी जागृति का 
यह परिणाम हुप्रा, कि हिन्दू लोग इस्लाम के मुकाबले मे श्रपने धर्म की रक्षा कर सकने 
में समर्थ हुए । 


(४) नये धामिक आन्दोलन 


मध्य काल के श्रन्त मे भारत मे जो नये धामिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उन्हे 
स्थूल रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है--(१) वे जो भगवान्‌ की भक्ति पर जोर 
देते थ, ग्रौर ईश्वर के सगुण रूप का प्रतिपादन करते थे। (२) दूसरे वे जो ईश्वर के 
निर्गुण रूप का प्रतिपादन कर ज्ञान और साधना द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार का उपदेश 
देते थे । 

इनमे से पहले प्रकार के (भक्ति प्रधान) आ्रान्दोनन का सूत्रपात दक्षिण भारत 
के तायन्मार श्रौर आालवार भक्त संतो द्वारा हुआ था । इन सन्‍्तो का उल्लेख पिछले 
भ्रध्यायो किया जा चुका है। भक्ति की जो धारा सुदूर दक्षिण से शुरू हुई थी, वह 
तेरहवी सदी में महाराष्ट्र पहुँची, और बाद में उत्तरी भारत में उसका प्रवेश हुभ्रा । 
वेष्णव लोग पहले भी भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, पर तुर्के-प्रफगान युग में दक्षिण के 
समान उत्तरी भारत में भी बहुत-से ऐसे सन्त महात्माओ्रो का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने 
सर्वमाधारण जनता को भक्ति के रस में निमग्न कर दिया । इन सन्‍्तो के कारण पुराने 
वैष्णव श्रौर शैव धर्मो के स्वरूप में बहुत परिवर्तन श्राया । 

ईंइवर के निर्गुण रूप का प्रतिपादन करने वाले सन्‍्त मख्यतया उत्तरी भारत 
में हुए । साधना प्रौर ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का जो विवार चिरकाल से भारत 
मे चला आ रहा था, नाथयोगी सम्प्रदाय के साधुप्रो से उसे बहुत बल मिला था। यह 
सम्प्रदाय ईश्वर के निर्गुण रूप का ही प्रतिपादन करता था, और साधना का उपदेश 
देता था । इसलिए यह स्वाभाविक था कि उत्तरी भारत के बहुत-से सन्‍्तों पर इस 
विचारधारा का प्रभाव पड़े । पर यहे ध्यान मे रखना चाहिये कि इस युग में ईश्वर के 
भगुण भ्रौर निर्गुण रूपो का प्रतिपादन करने वाले सन्‍्तो मे कोई विरोध नही था | उतकी 
स्थिति परम्पर विरोधी सम्प्रदायों के समान नहीं थी। जो सन्त ईइ्बर की भक्ति पर 
जोर देते थे, वे साथ ही ज्ञान और साधना की उपयोगिता को भी स्वीकार करते थे + 


हिन्दू-धर्मं की नवीन जागृति ४२५ 


भेद यही था, कि कुछ महात्मा भक्ति को प्रधिक महत्त्व देते थे, शौर दूसरे ज्ञान व 
साधना को । शंकराचार्य के समय में भारत में जिस स्मात्तं भावना का विकास हुश्ना था, 
उसके कारण भ्रब यह विचार प्रबल हो गया था, कि विविध देवी-देवताझ्ो मे प्रभेद है, 
शोर पूजा-पाठ, भक्ति श्रादि के विविध प्रकारो द्वारा जिन सर्वोचक्ष्य शक्तियो की उपासना 
की जाती है, वे एक-दूसरे से भिन्‍त न होकर एक ही भगवान्‌ को सूचित करती हैं । 

तुर्क-प्रफपान युग मे भारत में जो बहुत-से सन्त-महात्मा उत्पन्त हुए, और 
जिनके प्रयत्तों से हिन्दू घर्म में नवजीवन का सचार हुश्रा, श्रब हम उनका सक्षेप से 
उल्लेख करेगे । 

ज्ञानदेव--भक्ति की जो घारा सुदूर दक्षिण से प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई थी, 
वह धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढने लगी, और इस्लाम के आक्रमणों द्वारा उत्पन्न परि- 
स्थितियों में उसने बहुत उपयोगी कार्य किया । तेरहवी सदी के श्रन्त में महाराष्ट्र के 
पढ़रपुर नामक स्थान को केन्द्र बनाकर एक नये वैष्णव सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे 
'बाराकरी' कहते हैं। इस सम्प्रदाय के प्रनुयायी कृष्ण की “विट्ठडल भगवान्‌” के रूप 
में पूजा करते थे, और उनकी पूजाविधि मे भक्ति श्रोर कीत्तेन का प्रधान स्थान 
था। अद्वंतवाद में विष्वास रखते हुए भी वाराकरी सम्प्रदाय के लोग भक्तिमार्ग का 
प्रतिपादन करते है । इसके प्रवत्तंको में सन्त ज्ञानदेव सर्व-प्रधान थे । उन्होंने गीता पर 
ज्ञानेश्वरी नाम का भाष्य मराठी भाषा में लिखा, जिसमे इस सम्प्रदाय के मन्तव्यों को 
दाशनिक ढंग से प्रतिपादित किया गया है। ज्ञानदेव को गुरु गोरखनाथ की नाथयोगी 
शिष्य-परम्परा में सम्मिलित किया जाता है। इसका कारण यह है कि उनके विचारों पर 
उत्तरी भारत के ज्ञानमार्ग का भी प्रभाव था। वस्तुत', जानदेव ने ज्ञान और भक्ति में 
बड़े सुन्दर ढंग से समन्वय किया, और अपने शिष्यो को यह उपदेश दिया कि वे ईश्वर 
के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर भक्त द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें | ज्ञानदेव 
का समय तेरहवी सदी के उत्तराद्ध में माना जाता है । 

नामदेख--ज्ञानदेव के समय में ही महाराष्ट्र में एक अ्रन्य सन्त उत्पन्न हुए, 
जिनका नाम नामदेव (१२७०-१३५० ई०) था। इन्होने दक्षिण भौर उत्तर भारत में 
दूर-दूर तक यात्राएँ की, भौर जनता को अपने मार्ग का उपदेश दिया । मराठी भाषा 
मे विरत्तित प्रभड्री के भ्रतिरिक्त इनकी हिन्दी रचनाएँ भी प्रचुर संख्या मे मिलती है । 
नामदेव सगुण भक्ति मार्ग के श्रनुयायी थे, यद्यपि बाद में ज्ञानदेव के संग के कारण 
नाथपन्ध के प्रभाव मे श्रा गये थे । इस समय भारत के बहुत-से प्रदेशों मे नाथपन्थी 
योगियों के मत का प्रचार था, जो अन्तर्मुख साधना द्वारा सर्वेग्यापक निर्गुण ब्रह्म के 
ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते थे। ज्ञानदेव के सम्पर्क मे आकर सन्त नामदेव 
का भुकाव भी योगियों के मार्ग की श्रोर हो गया । यही कारण है, कि उनकी रचना 
में भक्ति मार्ग द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना और ज्ञान व साधना द्वारा निर्गुण बह्म का 
साक्षात्कार--दोनों ही प्रकार के विचार पाये जाते हैं । 

महाराष्ट्र मे सन्‍त नामदेव ने मगवान्‌ की भक्ति व प्रेम की जो घारा प्रवाहित 
की, अनेक मुसलमान भी उससे प्रभावित हुए, और वे उनके शिष्य बन गये। यह स्वेधा 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि नामदेव के भक्िति-मार्ग के लिये न मन्दिरों की भब्रावश्यकता 


४२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


थी, श्लौर न मस्जिदों की । उनकी दृष्टि में हिन्दू भ्रौर मुसलमान सब एक समान थे । 
जिसे सत्य ज्ञान हो, वही उनकी दृष्टि में उत्कृष्ट था। जिस प्रकार के विचार भागे 
चलकर उत्तरी भारत में संत कबीर ने प्रगट किये, प्रायः वेसे ही उनसे कुछ समय पूर्व 
महाराष्ट्र मे सन्‍त नामदेव ने भ्रभिव्यक्त किये थे। धीरे-धीरे ये ही विचार सम्पूर्ण भारत 
में व्याप्त हो गये, और इनके कारण भारत के विविध धर्मों के स्वरूप मे बहुत कुछ 
परिवर्तन झा गया । 

स्वामी राप्तानन्द--भारत मे इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू धर्म मे जो नवीन 
जागृति हुई, उसका श्रेय श्रनेक भ्रंशो में स्वामी रामानन्द को है। ये रामानुजाचार्ये 
की शिष्य-परम्परा मे थे, भ्रौर पन्द्रहवी सदी के श्रन्तिम भाग में हुए थे। इनके समय मे 
दिल्‍ली का सुलतान सिकंदर लोदी था, जिसका शासन काल १४८६ से १५१७ ईस्बी 
तक था । “श्रीरामार्चन पद्धति' नामक पुस्तक मे रामानन्द ने अपनी पूरी गुरु-परम्परा 
दी है | उसके अनुसार वे रामानुजाचार्य के बाद १४वी शिष्य-पीढी में हुए थे । उनके 
गुरु राघवानन्द काशी मे निवास करते थे, और उन्ही से इन्होने दीक्षा ग्रहण की थी । 
रामानुजाचार्य व उनकी शिष्य परम्परा के लोग बेकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु के उपासक 
थे, और उन्ही की भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। रामानन्द ने भक्ति के इस मार्ग 
में एक नये तत्त्व का समावेश किया । उन्होंने भगवान्‌ की भक्ति के लिये वैकुण्ठवासी 
अ्रगोचर विष्णु के स्थान पर मानव शरीर धारण कर राक्षसों का सहार करने वाले 
विष्णु के ब्रवतार राम का आ्राश्रय लिया, और उन्ही के प्रेम व भक्ति को मोक्ष का 
साधन माना। राम भ्रौर कृष्ण को विष्णु का प्रवतार मानने का विचार इस युग से पूर्व 
भी भारत में विद्यमान था। पर राम के रूप मे ही विष्णु की भक्ति करने के विचार 
के प्रवर्तक स्वामी रामानन्द ही थे। सम्भवत., विष्णु के भ्रवतारों की पूजा पहले भी 
भारत में प्रचलित थी, पर रामानन्द ने राम की भक्ति को इतना महत्त्वपूर्ण रूप प्रदान 
किया, कि वही हिन्दू धर्म का प्रधान तत्त्व बन गई । 

रामानन्द से पूर्व॑ रामानुज-सम्प्रदाय मे केवल द्विजातियो को ही दीक्षा दी 
जाती थी, पर रामानन्द ने रामभक्ति का द्वार सब जातियो के लिये खोल दिया। 
भक्तकाल के अनुसार उनके प्रधान शिष्य निम्नलिखित थे-- प्रनन्तानन्द, सुखानन्द, 
सुरसरानन्द, नरह॒यनिन्‍्द, भवानन्द, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रंदास, पद्मावती भ्रौर 
सुरसरी । इन बारह शिष्यो मे से कबीर जाति के जुलाहे थे, और सेन नाई । रैदास 
जाति के चमार थे । नीची समझी जाने वाली जातियो के लोगो को झ्पनी शिष्य- 
मण्डली में सम्मिलित करना वैष्णव आ्राचार्यों के लिये एक नई बात थी। इस्लाम के 
#वेश के कारण हिन्दू धर्म को जो एक जबरदस्त धक्का लगा था, और उसमे जो एक 
नयी स्फूर्ति उत्तन्‍्न हुई थी, यह उसी का परिणाम था। अपने मन्तव्यो का प्रचार 
करने के लिए स्वामी रामानन्द ने बौद्धो के भिक्षु सच के समान साधुम्रों के एक नये 
दल का सगठन किया, जो वैरागी कहाते है। वैरागी साधुझो का सम्प्रदाय झब तक भी 
विद्यमान है, झौर अयोध्या व चित्रकूट उसके प्रधान केन्द्र है । 

"नव “स्वामी रामातत्द के समय में ही बगाल में एक प्रस्तिद्ध वैष्णव सन्त 
हुए, जिनका नाम चैतन्य था । उनका समय १४८५ से १५३३ तक था। वे नदिया के 


हिन्दू-धर्म की नवीन जागृति डर२७ 


एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, झौर चौबीस वर्ष की श्रायु मे सांसारिक जीवन का 
परित्याग कर उन्होने अपना सब ध्यान हरि की भक्ति में लगा दिग्रा था। वे हरि या 
विष्णु के कृष्णावतार के उपासक थे, श्रौर कृष्ण भक्ति को ही मोक्ष-प्राप्ति का साधन मानते 
थे। कृष्णदास कविराज ने 'चैतन्य चरितायृत” ग्रन्थ मे उनकी जीवनी को विशद रूप 
से लिखा है। उनके श्रनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम ही मानव-जीवन की परम साधना है। 
कृष्ण की भक्ति में वे ऊंच-नीच के भेद-भाव को कोई स्थान नही देते थे। उनका एक 
शिष्प्र हरिदास जाति से भ्रछत था | हरिदास ने एक बार चैतन्य से कहा, कि वे उस्ते 
स्पर्श न करें, क्योकि वह अछूत है । इस पर चैतन्य आावेश में आ गये । प्रेम के आवेश 
मे उन्होंने हरिदास को छाती से लगा लिया, और उससे कहा--तुम्हारा यह शरीर मेरा 
श्रपना है, इसमें एक ऐसी प्रात्मा का निवास है, जो प्रेम और समर्पण की भावना से 
परिपूर्ण है, तुम्हारा यह शरीर एक मन्दिर के समान पवित्र है। चैतन्य श्रपने शिष्यों 
को उपदेश करते थे, कि वे प्रेम की वेदी पर अभ्पने सर्वस्व को भ्रपंण कर दें। इसीलिए 
ब्राह्मण और शूद्र, हिन्दू और मुमलमान---सब उनके सदेश को भक्ति के साथ सुनते थे 
धौर उनके अनुकरण में श्रपती जाति व धर्म के भेद को भूल जाते थे । 
कबी र---रामानन्द के शिष्यों मे कबीर सर्वेप्रधान थे । उनकी जाति, जन्म, 
कुल भ्रादि के सम्बन्ध मे कोई निश्चित मत स्थिर नही किया जा सका है। हिन्दू लोग 
उन्हें हिन्दू मानते हैं, श्रौर मुसलमान उन्हे मुस्लिम धमभाते है। इस युग की धाभिक 
प्रवृत्तियों ने हिन्दुप्नों श्रौर मुसलमानों को किस श्रंश तक एक-दूसरे के समीप ला दिया 
था, कबीर इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। इस सम्बन्ध में सब एक मत है, कि उनका 
जन्म जुलाहा कुल में हुआ था और काशी मे उन्होंने श्रपने जीवन का श्रच्छा बडा भाग 
व्यतीत किया था । कंबीर का सुख्य कार्य यह था, कि उन्होने हिन्दुश्लो और मुसलमानों 
के बीच की गहरी खाई को पाटने तथा इन दोनो धर्मो में समन्वय भश्रौर सहयोग की 
भावना को विकसित करने का प्रयत्न किया । हिन्दू श्रौर मुसलिम घ॒र्मो के बाह्य भेदों, 
रूढ़ियो श्रौर श्राडम्बरो की उपेक्षा कर उन्होंने इन धर्मों की श्रांतरिक एकता को प्रति- 
पादित किया । 
कबीर रामानन्द के शिष्य थे, जो राम की भक्ति पर बल देते थे । पर इस युग 
को बहुसंस्यक भारतीय जनता नाथपन्थियो के प्रभाव के कारण भक्ति मार्ग से विमुख थी, 
आर ऐसी ग्रंतःसाधना को महत्त्व देती थी, जिसमे प्रेमतत्त्व का प्रभाव था। ये नाथपथी 
लोग भगवान्‌ को निर्गुण रूप मे देखते थे और निर्मुण व निराकार ब्रह्म के लिए भक्ति 
का विधय बन सकना सम्भव नही था । रामानन्द के शिष्य होते हुए भी सन्त कबीर 
पर नाथपंथी सम्प्रदाय का प्रभाव था । इसीलिए उन्होंने राम या कृष्ण के रूप में 
भगवान्‌ को उपासना न करके निर्गुण व निराकार रूप मे ही उसकी पूजा की । पर यह 
करते हुए उन्होने प्रेम भार्ग को श्रपनाया, और वैष्णव भक्तों के समान निर्गुण भगवान्‌ 
से प्रेम करने श्लौर उसकी भक्ति का उपदेश दिया । इस प्रकार कबीर द्वारा प्रतिपादित 
मत नाथपंथी योगियों और रामानन्द के भक्ति-मार्ग का सुन्दर समन्वय था । अपने गुरु 
रामानंद के समात कबीर भी राम के उपासक थे, पर उनके राम धनुर्धारी सीतापति 
राम न होकर ब्रह्म के पर्याय भात्र थे। जिस प्रकार कबीर ने नाथपथी सम्प्रदाय के 


४२८ भारतीय संस्कृति का विकास 


निर्गुण ब्रह्म की प्रेम द्वारा उपासना करने का उपदेश दिया, वैसे ही इस युग के श्रन्य 
संतो का प्रनुसरण कर उन्होने ऊँच-मीच झौर हिन्दु-मुस्लिम के भेद-भाव को भी दूर 
करने का प्रयत्त किया । उनकी दृष्टि मे ग्रल्लाह और राम में या करीम और केशव में 
कोई भेद नही था। 

इस्लाम का सूफी सम्प्रदाय प्रेम के जिस मार्ग का उपदेश करता था, वह कबीर 
की निर्गण भक्ति के मार्ग से बहुत भिन्‍न नही था। मुसलमानों का अल्लाह वैष्णवो के 
विप्ण के समान राम व कृष्ण के रूप में मानव-शरीर को धारण नहीं करता । उसका 
स्वरूप. नाथ-पथियों के निर्गुण ब्रह्म से बहुत भिन्‍न नहीं है। यदि सूफी इस निर्गुण 
प्रल्लाह के प्रति प्रेम कर सकते थे, तो हिन्दू अपने निर्मुण निराकार भगवान्‌ के प्रति 
प्रेम या भक्ति क्यो नहीं कर सकते | कबीर के उपदेशों से हिन्दू श्रौर मुसलमान एक- 
दूसरे के बहुत समीप श्रा गये थे, श्रौर इसीलिए उनकी शिष्य मण्डली में श्रव तक भी 
हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो विद्यमान है, और उनको मृत्यु होने पर दोनो ने उनके शव 
पर दावा किया था। 

गुरु नानक--जिस समय वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश मे स्वामी रामानन्द 
हिन्दू धर्म मे नवीन जीवन का सचार करने मे व्याप्त थे, प्राय. उसी समय पजाब में 
एक महान्‌ संत सुधारक अपना कार्य कर रहे थे, जिनका नाम गुरु नानक था। नानक 
का जन्म लाहौर से ३० मील दूर तलवडी नामक ग्राम मे १४६६ ईस्वी मे हुआ था । 
उनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात है, पर उनका यहाँ उल्लेख करने की! 
आवश्यकता नही । गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए उनका ध्यान भगवान्‌ की ओर 
श्राकृष्ट हुआ, और वे सासारिक सुख को लात मारकर भगवान्‌ का साक्षात्कार करने 
के लिए प्रवृत्त हो गए। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण भारत की यात्रा की, और 
भारत से बाहर मक्का भी गये । उनकी इप्टि मे हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद न 
था। यात्रा करते हुए जब वे हन्द्वार श्राये, तो उनके सिर पर मुसलमान कलंदरो की 
पगडी थी, झ्रौर मस्तक पर हिन्दुओं की भाँति टीका लगा हुआ था। उनकी वेश-भूषा 
को देखकर यह कोई नहीं समझ सकता था, कि वे हिन्दू है या मुसलमान है । उनके दो 
शिष्य सदा उनके साथ रहा करते थे, जिनमे एक भुसलसान था। वे न हिन्दुश्नो श्र 
मुसलमानों में कोई भेद करते थे, भ्रौर न ऊँची तथा नीची जातियो मे । गुरु नानक ने 
जी नया पथ शुरू किया था, वह हिन्दू धर्म और इस्लाम का समनन्‍्वयात्मक पंथ था $ 
उस युग को भ्रदेत्ति का यह मूर्तिमान्‌ रूप था। 
है रंदास--स्वामी रामानन्द के शिप्यो मे रंदास भी एक थे, जो जाति के चमार 
थ। इन्ही से उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे “र॑दासी” कहते है। चमार जाति 
के लोग प्राय. इसी मत के अनुयायी है। यद्यपि ये प्रछत जाति में उत्पन्न हुए थे, पर 
इनकी भक्ति से श्राइृष्ट होकर बहुत-से ब्राह्मण और द्विज भी इनको दण्डवत्‌ किया 
दर हर धागा के आरके सा लिया जा है 
पता बुक 28 हर थे वै हम क धर्म में जात-पाँत की उपेक्षा करने की जो 
यायी और सजाती का एक धन पक 0 गत, और ० के तय 

से लोग एक पृथक पथ के रूप मे परिवर्तित हो गये । पर रैदास जैसे 


हिन्दू-घर्म की नवीन जागृति ४२६ 


अछत कुलों में उत्पन्न सन्‍्तो का ब्राह्मणो तक से पूजा जाना इस युग की धामिक जागृति 
का प्रिचरायक अवश्य है । 

इस युग में भ्रन्य भी बहत-से ऐसे सनन्‍्त-महात्मा हुए, जिन्होंने जात-पाँत के भेद- 
भाव की उपेक्षा कर मनुष्यों की एकता और भक्ति-मार्ग का उपदेश दिया । महाराष्ट्र के 
सन्त नामदेव के शिष्य चोखमेला जाति के महार थे । महार लोग श्रछत माने जाते है। 
जब्च सन्त चोखमेला पंढरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर का दर्शन करने के लिये गये, तो उसके 
ब्राह्मण पुरोहितों ने उन्हे मन्दिर मे प्रविष्ट होते से रोका । इस पर उन्होने कहा-- 
ईद्वर अपने बच्चों से भक्ति पश्लौर प्रेम चाहता है, वह उनकी जाति को नही देखता । 
रंदास, चोखमेला, नानक, कबीर झ्ादि सन्‍्त जो नई प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म में उत्पन्न कर 
रहे थे, उसने इस धर्म से नवजीवन का संचार करने में बढा महत्त्वपूर्ण काये किया। 
ग्रागे चलकर तुलसी, मीराबाई आ्रादि ने सन्‍्ती की इस परम्परा को झौर झागे बढाया । 
इन पर #म यथास्थान प्रकाश डालेंगे । 


(५) इस्लाम पर हिन्दू धर्म का प्रभाव 


यह गअसम्भव था, कि भारत मे प्रवेश करने के बाद इस्लाम पर इस देश वी 
धार्मिक परम्पराश्नों का कोई अमर न पडता । तु्के भर अफगान श्ाक्रान्ताश्रों ने भारत 
में बसकर इस देश की स्त्रियों से विवाह किये थे । यद्यपि उन्होने अपनी पत्नियों को 
मुस्लिम धर्म में दीक्षित कर लिया था, पर वे अपने परम्परागत सस्कारो को छोड नही 
सकती थी। मुसलिम शासको के प्रभाव से जिन बहुत-से हिन्दुओं ने इरलास को स्वीकार 
कर लिया था, वे भी प्रपनी रूढियों व धामिक विश्वासो को तिलाजलि नहीं दे सकते 
थे। इसी कारण भारत के मुसलमान श्ररब श्रादि अन्य देशों के मुसलमानों से बहुत 
भिन्‍न थ, श्औौर उन पर भारतीय धर्मों का प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष था । 

भारत मे आकर इस्लाम ने श्रनेक नये तत्त्वो को ग्रहण किया । मूततिपूजा के 
कट्टर विरोधी होते हुए भी भारत के मुसलमानों ने शीतला श्रादि देवियों की पूजा करने 
में सकोच नही किया । शीतला (चेचक) से बचने के लिए भारत मे शीतला माता की 
पूजा की प्रथा प्रचलित थी । भारत की स्त्रियों में इस देवी के प्रति विश्वास का सस्कार 
बद्धमूल था । जब उन्होने तुर्क व अफगान लोगो से विवाह कर इस्लाम को स्वीकार कर 
लिया, तब भी वे अपने इस विश्वास का निराकरण नहीं कर सकी । मुस्लिम होकर 
भी उन्होंने शीतला की पूजा को जारी रखा, और उनके विदेशी पति श्रपती पत्नियों के 
रुख को बदल सकने में असमर्थ रहे । बंगाल के मुसलमान काली, धमंराज, वेद्यनाथ 
श्रादि श्रनेक देवी-देवताश्रों की पूजा करते थे । भारत के लोगो मे प्रकृति की विविध 
शक्तियों को देवी-देवता के रूप मे देखने की परम्परा थी। वे नदी पर्वत श्रादि के 
अधिप्ठातू देवताश्नों की कल्पना कर उनकी पूजा बिया करते थे। इस्लाम पर भी भारत 
की इस परम्परा का प्रभाव पडा, झौर मुसलमानों ने ख्वाजा खिद्ञ के रूप में नदियों के 
अधिष्ठातृ देवता की और जिन्दा गाजी के रूप मे सिहवाहिनी देवी के प्रेमी देवता की 
कल्पना कर डाली । भारत के मुसलमान पीरो के मजारों की पूजा करने के लिए भी 
भ्रवृत्त हुए । श्रपने पीरो व सन्‍्तों के मजार बनाकर उन्होंने वहाँ उसे करने शुरू किये, 


४३० भारतीय संस्कृति का विकास 


जिनमें हिन्दुश्नों के देव-मन्दिरों के समान नृत्य श्रौर गान होता था, झौर पुष्प प्रादि 
द्वारा मजार की पूजा की जाती थी। यह परम्परा रब तक भी भारत के मुसलमानों में 
विद्यमान है, श्रौर इसके कारण भारत का इस्लाम श्ररब के अ्रसली इस्लाम से भ्रनेक 
अंशो मे भिन्‍न हो गया है । हि 
इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय पर भी भारत के वेदान्त शौर भक्ति मार्ग का पर्याप्त 
प्रभाव पडा । सफी सम्प्रदाय बहुत पुराना है, और इसके पीरो प्रौर फकीरो ने इस्लाम 
के प्रचार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कायं किया था। भारत में सूफी सम्प्रदाय का प्रवेक्ष 
ग्यारहवी सदी के अ्रन्तिम भाग में हुआ था, जबकि अबुल हसन हुज हुज्विरी नामक 
सूफी पीर ते गजनी से भारत झाकर प्रपना कार्य शुरू किया । भारत के सूफी पीरों मे 
सबसे प्रसिद्ध मुहनुद्दीन विश्ती (तेरहवी सदी) थे, जिनकी दरगाह अजमेर मे विद्यमान 
है, और जो मुसलमानों का बहुत बडा तीर्थ है। इस दरगाह पर प्रतिवर्ष मेला लगता 
है, जिसमे मुसलमानों के श्रतिरिक्त बहुत-से हिन्दू भी शामिल होते है । यहाँ हमे ग्रन्य 
प्रसिद्ध सूफी पीरो का परिचय देने की प्रावश्यकता नही है। पर उल्लेखनीय बात यह 
है, कि इन लोगो ने हिन्दू-परम्परा को अनेक बातो को अपनाया । भारत मे भ्राने से 
पूर्व ही सूफी लोग प्रेम-साधना में विश्वास करते थे। पर भारत श्रा कर वे नाथयोगी 
सम्प्रदाय के सम्पर्क में श्राये, भर उससे प्रभावित होकर उन्होने भ्रनेक यौगिक क्रियाश्रों 
को अपनी साधना में समाविप्ट किया। रामानुजाचाय॑ के विशिष्टाहल से प्रभावित 
होकर उन्होने जीव के ईश्वर के प्रति भक्ति करने के मार्ग को अपनाया, श्रौर इस प्रकार 
सूफी सम्प्रदाय ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया, जो भारत के 'निर्गण मार्ग” के 
भ्रनुयायियों के. लिए कोई अपरिचित बात नहीं थी । कबीर सदृश सन्‍्त जिस ढग की 
भक्ति और उपासना का प्रतिपादन करते थे, उसको “निर्गण मार्ग” कहते है। मुस्लिम 
सूफियों के प्रेम-मार्ग मे और कबीर के निर्गण पन्‍थ में बहुत समता थी । सूफी पीरों ने 
अपने मन्तव्यों वो सर्वसाधारण जनता को समझाने के लिए जि प्रेम-कथाग्रो का 
आश्रय लिया, वे भारत की अपनी कथाएँ थी, श्रौर इस देश मे चिरकाल से प्रचलित 
थी । मनृष्यो के साथ पशु, पक्षी श्रौर वनस्पति को भी सहानुभूति-सूत्र मे बद्ध दिखाकर 
एक सर्वव्यापी जीवनशक्ति का आभास देना भारत की प्राचीन प्रेम कथाश्रो की प्रनुपम 
विशेषता है। मनुष्य के दुख से पश्ु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं, प्रौर. पुष्प-पत्र भी 
उनका साथ देते है--इस कल्पना को इस देश के कथा-लेखको ने श्रपनी आँखों से 
झ्ोभल नहीं किया था। स्‌फो लोग जब इस देश में अपन सम्प्रदाय का प्रचार करने में 
प्रवृत्त हए, तो उन्होंने भारत की सभी प्रकार की कथाओं का प्रयोग किया और उनके 
प्रावीर घेर ईव्वर-प्रेम दा सन्देश दिया । यही कारण है, कि भारत के सर्वेसाधारण 
लोगो को मुस्लिम पीर व फकीर बहुत बेभाने प्रतीत नही होते थे, भ्रौर के उन्हे श्रद्धा 
श आदर की इष्टि से देखते थे । हिन्दू लोगो में जो मुस्लिम पीरो के मजारो की पूजा 
भारम्भ हुईं, उसका यही मूल कारण था । 
ण॑ं मर अर पक; के मल शोर एक-दूसरे के समीप शभ्राने का एक महत्त्व- 
हम यह हुआ, कि झनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रारम्भ हुआ, जिनके भनुयायी 
हिन्दू औ्रैर मुसलमान दोनो थे । इन सम्प्रदायों में 'सत्यपीर' के उपासक प्रमुख थे 
मुल्त थ। 


हिन्दू-धर्म की नवीन जागृति ४३१ 


धंगाल का सुलतान हुसैनशाह (१४६३-१५१८) इस सम्प्रदाय का प्रवत्तेक था। भागे 
घलकर मुगल काल में सतनामी भौर नारायणी नामक दो भ्रन्य ऐसे सम्प्रदाय प्रारम्भ 
हुए, हिन्दू श्रौर मुसलमान जिनके समान रूप से झ्नुयायी थे। पर पन्द्रहवी सदी के 
प्रन्त में 'सत्य पीर' के रूप में हिन्दू और मुसलमानों के एक उभयनिष्ठ देवता का प्रादुर्भाव 
इस युग की हिन्दु-मुस्लिम समन्वय की प्रवृत्ति का उत्तम उदाहरण है। 

हिन्दुओं झौर मुसलमानों में ऐक्स की यह प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती गयी । 
तेरहवी सदी में प्रफग्रात ग्रुग के प्रारम्भिक काल में हिन्दुश्नों भौर मुसलमानों के दो 
सर्वथा पृथक्‌ वर्ग थे । पन्द्रहवी सदी के श्रन्त तक इस स्थिति में बहुत परिवर्तन झा गया 
था । मुगल काल में इत दोनों सम्प्रदायो मे समन्वय की भावना को और भ्रधिक बल 
मिला | श्रकबर जैसे बादशाह के प्रयत्न से हिन्दू श्रौर मुसलमान एक-दूसरे के और 
भ्रधिक समीप झा गये । पर श्रौरगजेब की कट्टर मुसलिम नीति ने इस प्रवृत्ति को श्राघात 
पहुँचाया । इसी कारण श्रनेक हिन्दू शक्तियाँ दिल्‍ली की मुगल बादशाहत के विरुद्ध 
उठ खडी हुईं, और उन्होने मुस्लिम शासन को निर्बल कर विविध हिन्दू राज्यों की 
स्थापना की । 


(६) हिन्दू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव 


इस्लाम के सम्पर्क के कारण हिन्दू-धर्म में भी कतिपय नई प्रवृत्तियों का प्रारम्भ 
हुआा--- 

(१) दक्षिणी मारत के लिगायत सम्प्रदाय के अनुयायी जाति भेद मे विश्वास 
नही रखते, तलाक श्रौर विधवा विवाह की भ्रनुमति देते है, मुर्दों को जलाने के बजाय 
दफनाते है, सबके साथ खा-पी सकते है, भ्ौर श्राद्ध व पुनर्जन्म मे भी विश्वास नहीं 
रखते । ये सब बाते ऐसी हैं, जिन्हें इस्लाम का प्रभाव कहा जा सकता है। यद्यपि ये 
भारत के लिए प्रर्णतया नवीन नहीं थी, क्योंकि बौद्ध और जैन लोग जाति-भेद के 
विरोधी थे, श्रौर तलाक तथा विधवा विवाह का विधान भी. प्राचीन शास्त्रों मे पाया 
जाता है, और भारत के श्रनेक संन्‍्याभी सम्प्रदायों मे शवों को गाड़ने को भी प्रथा थी, 
पर लिगायत सम्प्रदाय ने जिस ढग से इन सब बातों को श्रपने मन्तव्यों मे समाविष्ठ 
किया, उसे यदि इस्लाम के सम्पर्क का परिणाम माना जाए, तो अनुचित नहीं होगा । 

(२) इस युग में प्रादुर्भूत हुए सभी धामिक झान्दोलनो ने जात-पाँत को अनुचित 
माना । रामानन्द जैसे महात्मा के शिष्यों मे सभी जातियो के व्यक्ति सम्मिलित थे, 
चेतन्य प्रछूत समझे जाने वाले लोगों को भी गले लगाते थे, नावक की दृष्टि मे हिन्दू 
ओर मुसलमान में कोई भेद नहीं था। भारत के धर्माचार्यों मे यह भ्रवश्य एक नई 
प्रवृत्ति थी। यद्यपि बौद्ध लोग बहुत पुराने समय से जातिभेद के विरुद्ध प्रावाज उठाते 
रहे थे, पर मध्यकाल में हिन्दू धर्म का जो रूप था, उसमें जातिभेद को बहुत महत्त्व 
दिया जाता था । शंकराचायं द्वारा प्रतिपादित स्मार्त धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रति- 
पादन करता था, और सब लोगों को अपने-अ्रपने वर्ण-धम पर इृढ रहने का उपदेश देता 
था। परन्तु श्रफगान युग के भारतीय सन्‍्तों की प्रवृत्ति इससे बहुत भिन्‍न थी। मुसल- 
मानों द्वारा भारत में जिस नई संस्कृति का प्रवेश हुआ था, उसमें जातिभेद या वर्णभेद 


ड३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


को कोई स्थान था हो नही । इस दशा मे यदि भारत के सन्‍्तों ने मनुष्यमात की समा- 
नता भरोर जातिभेद की उपेक्षा के विचार को इस्लाम से ग्रहण किया ही, तो आश्चर्य 

| रे 
५५७ हर कम युग के हिन्दू सन्‍त पूजा पाठ झऔर कर्मकाण्ड के बाह्म भ्राडम्बर 
को भी मिरर्थक मानते थे । मध्य युग मे हिन्दू धर्म का जो स्वरूप था, उसमे धामिक 
कर्मकाण्ड व पूजा-पाठ का बहुत महत्व था । इसके विपरीत इस्लाम की पूजा विधि 
बहुत सरल थी । तुकं-प्रफगान युग के सन्‍्तो ने भी कर्मकाण्ड झौर पुरोहितो के प्रमुत्व 
का विरोध कर हरि के भजन का उपदेश दिया, जिसे कुछ प्रंश तक इस्लाम के सरल 
रूप का प्रभाव माना जा सकता है । ु 

(४) इस्लाम के सम्पर्क से जहाँ हिन्दू धर्म मे अनेक सुधारवादी सर का 
प्रारम्भ हप्रा, वहां साथ ही कतिपय ऐसी प्रवृत्तियाँ भी उततन्‍्न हुईं, जिनके कारण हिन्दू 
धर्म की रूढियों को झौर ग्रधिक दृढ करने का प्रयत्न किया गया । इन प्रवृत्तियों के 
प्रतिपादक यह समभते थे कि यदि प्रत्येक वर्ण के श्राचरण-सम्बन्धी नियमों को कठोर 
बना दिया जाए, तो हिन्दू धर्म का रूप एक ऐसे दुर्ग के समान हो जायगा, जिसे भेद 
सकना इस्लाम के लिए सम्भव नहीं रहेगा। सम्भवतः, इसी प्रयोजन में वुह्लूकभह्ट, 
नीलकण्ठ, कमलाक रभट्ट और हेमाद्रि ने इस युग में स्मृतियों पर जो नई टीकाएँ लिखी, 
उनमे स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्ण-घर्म तथा भाचार के नियमों की अधिक कठोर 
रूप में व्याख्या की गई । 

सामाजिक जोवन पर प्रभाव--इस्लाम के कारण भारत के सामाजिक जीवन 
पर भी प्रभाव पडा । यह प्रभाव निम्नलिखित रूपों में प्रगट हुआझ्ला-- 

(१) प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियों में परदे को प्रथा का अभाव था। पर 
इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दुओं में भी परदे की प्रथा का प्रतर॒लन हुआ । इससे पूर्व कुलीन 
राजकुलों की महिमाएँ ही 'ग्रसूर्यम्पशँ्या' हुआ करती थी । पर झ्ब स्वंस।धारण लोग 
भी स्त्रियों को परदे मे रखने के लिए प्रवृत्त हुए । 

(२) बाल-विवाह की प्रथा का प्रारम्भ भी इसी युग में हुआ । तुर्क-अ्रफगान 
आक्राता भारतीय कन्याग्रो का बलात्‌ अपहरण करने मे सकोच नहीं करते थे। इस 
दशा में बहत-सें माता-पिता यह उपयोगी समभने लगे, कि श्रपनी कन्याश्रों का बचपन 
में ही विवाह कर कन्यादान के पुण्य को प्राप्त कर ले, श्रौर कन्या की जिम्मेदारी से 
भी बच जाएँ। मुस्लिम सम्पर्क के कारण ही भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रारम्भ हुई । 

(३) प्राचीन काल में भारत में दास प्रथा की सत्ता अ्रवश्य थी, पर इस देश 
में दास प्रथा का वह रूप नही था, जो पाश्चात्य देशो मे था, श्रौर न ही यहाँ बहुत 
बडी सख्या मे दास रखते का रिवाज था। तुकं-प्रफगानों में दास प्रथा बहुत प्रचलित 
थी । इसी कारण इस युग मे दास प्रथा का जोर बहुत बढ़ गया, और सुलतान व उनके 
मामन्त बहुत बडी सख्या में दास रखने लगे । जहाँ भारत के निवासियों को बडी संख्या 


मे गुलाम बनाया भया, वहाँ साथ ही तुकिस्तान, ईरान झ्ादि से भी दासों को लाकर 
भारत में उनका क्रग्र-विक्रय होने लगा । 


चौदहवाँ श्रध्याय 
तुक-अफगान युग के हिन्दुराज्य 


(१) विजयनगर साम्राज्य 


भारतीय इतिहास के ग्रन्थों मे प्रायः बारहवी सदी के बाद का इतिहास जिस 
ढंग से लिखा जाता है, उससे पाठकों के मन पर यह प्रभाव पडता है, कि इस काल में 
भारत में भ्रफगान एवं तुर्क जातियो के मुसलमानों का आ्राधिपत्य स्थापित हो गया था । 
यह सत्य है, कि बारहवी सदी के श्रन्त में उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन का सूत्रपात 
हो गया था, और कुतुबुद्दीन ऐवक, बलवन तथा झलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी व 
महत्वाकाक्षी सुलतानो ने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ कर श्रपनी शक्ति का विस्तार 
किया था। पर साथ ही यह भी भ्रसंदिग्ध है, कि इस युग में भारत के श्रनेक प्रदेशों पर 
विविध हिन्दू राजवंशों का आ्राधिपत्य विद्यमान था। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा 
जाए, तो यह स्वीकार करना होगा कि दिल्‍ली के तुके-प्रफगान सुलतान श्र जौनपुर, 
माण्डू, भ्रहमदाबाद श्रादि के प्रान्तीय सुलतान सब मिलकर भी भारत के श्राधे से श्रधिक 
प्रदेश को अपने शासन में नही ला सके थे । भारतीय इतिहास का ग्रनुशीलन करते हुए 
इस तथ्य को स्पष्ट रूप से भ्रपने सम्मुख रखना चाहिए । इस युग के विविध हिन्दू 
राज्यों में भारतीय इतिहास की वही धारा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही थी, जो हमे 
पूब-मध्य काल (सातवीं से बारहवी सदी तक) में दृष्टिगोचर होती है। सम्यता, सस्कृति 
व धर्म के क्षेत्र मे इस युग के ये हिन्दू राज्य भारत की प्राचीन परम्परा को कायम रखे 
हुए थे । ये राज्य निम्नलिखित थे---(१) विजयनगर, (२) उडीसा, (३) कामरूप या 
झसम, झौर (४) मेवाड या राजपूताना । क्योकि नेपाल भी सास्कृतिक दृष्टि से भारत 
का ही प्रंग है, अत: उसे भी इस युग के हिन्दू राज्यो के प्रन्तगंत किया जा सकता है । 

विजयनगर - भ्रफगान युग के हिन्दू राज्यो में विजयनगर सबसे प्रधान था । 
१३३६ ईस्वी में रथापित यह राज्य चार सदी से भी भ्रधिक समय तक स्थिर रहा, और 
इसके कारण कृष्णा नदी के दक्षिण का भारत मुस्लिम आाधिपत्य से बचा रहा । यह 
राज्य शितना वेभवशाली था, इसका अनुमान कतिपय विदेशी यात्रियो के विवरणों द्वारा 
किया जा सकता है। इटालियन यात्री निकोलो कोन्ति १४२० ई० में विजयनगर 
आया था। उसने इस नगरी के सम्बन्ध में लिखा है --“इस नगरी की परिधि ६० मील 
है । इसकी प्राचीर पर्वंत-श्रुद्भला के साथ लगी हुई है, इस कारण इसका विस्तार और 
भी अधिक हो गया है | नगर में नब्बे हजार ऐसे पुरुष हैं, जो शस्त्र धारण करने योग्य 
है। इसका राजा भारत के भ्रन्य सब राजाप्नो की प्रपेक्षा श्रधिक शक्तिशाली है।” 
अब्दुल रज्जाक्‌ नाम का एक पशियन यात्री १४४२ ईस्वी मे विजयनगर झाया था। 
उसने इसके सम्बन्ध में लिखा है --“यह देश इतना समृद्ध श्ौर भ्ाबाद है, कि संक्षेप 


४३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


में इसका वर्णन कर सकता अ्रसम्भव है ! राजा के कोश में कितने ही ऐसे कमरे हैं, जो 
सुवर्ण से भरे हुए है। सोने को पिघलाकर एक बडा ढेर बना दिया गया है। राज्य के 
सब निवासी चाहे उच्च श्रेणी के हो या नीच वर्ग के, यहाँ तक कि बाजार के शिल्पी 
तक भी अपने कानों, भुजाओ, गले भर उंगलियो में श्राभूषण धारण करते हैं ।” डोमित्गो 
हाएस नाम के पोतुंगीज यात्री ते विजयनगर का वर्णन करते हुए लिखा है--/इस राज्य 
के राजा के पास बहुत श्रधिक कोश है । उसके सैनिक श्रौर हाथी भी संख्या में बहुत 
भ्रधिक हैं **। विजयनमर मे प्रत्येक देश और जाति के लोग प्रचुर संख्या में है, क्योकि 
यह व्यापार का बहुत बडा केन्द्र है। विविध प्रकार के रत्नों श्रौर विशेषतया हीरों का 
वहाँ बहुत लेन-देन होता है ।"''**' "व्यापार की भ्रधिकता के कारण इसके बाजार 
लदे हुए बलों से सदा परिपूर्ण रहते है।” एदोदों बाबोसा नामक यात्री ने सोलहबी सदी 
के शुरु मे विजयनगर के विषय में लिखा था--/यह नगर व्यापार का बड़ा महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र है। भारत मे उपलब्ध हुए हीरे, पेगू के रूवी, चीत झौर एलेग्जण्डिया के रेशमी वस्त्र, 
प्रौर मलाबार के चन्दन, मि्े, मसाले, काफूर भ्रौर मुइक यहाँ के व्यापार की प्रधान 
वस्तुएँ है ।” विदेशी यात्रियों के इन उद्धरणों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि विजय- 
नगर बहुत ही समृद्ध तथा उन्नत राज्य था, और विदेशी प्राक्रमणों के भय से मुक्त 
होकर इसके राजा ग्रपने देश की समृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रयत्तशील थे । 
शोसन-व्यवस्था--विजयनगर राज्य का शासन प्राचीन चोल राज्य की पर- 
म्वरा के अनुरूप था । राज्य में कूटस्थानीय व मूर्थन्य स्थान राजा का था, जो क्ाह्मणों 
व श्रन्य जातियो के मत्रियों के पगमर्ग के ग्रनुसार देश का शासन करता था । राज्य 
की मत्रिपरियद्‌ के सदस्यों णी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी । मंत्री किसी एक 
जाति के नहीं होते थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैव्य तीनों ही द्विजातियों के योग्य पुरुषों 
की राजा भत्री पद पर नियुक्ति करता था । पर राज्य की समृद्धि और शक्ति राजा 
की अपनी योग्यता पर ही निर्भर करती थी । इसीलिए राजा कृष्णदेव राय [मृत्युकाल 
१५३० ईस्ब्ी) ने अ्रपनी पुस्तक 'आमुक्‍्तमाल्यदा' में राजा के सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
प्रादर्भ का प्रतिपादन क्रिया था --मुर्धाभिषिक्त राजा को सदा धर्म को हृप्टि मे 
असकर शासन कर चाहिए । राजा को इस प्रकार के व्यक्तियों को प्रपना सहायक 
वनाना चाहिए, जो दष्डनीति मे प्रवीण हो । उसे इस बात का पता लगाने में सदा 
“तक रहना चाहिए, क्रि शज्य में कहां ऐसी खाने है, जिनसे बहुमूल्य धातुएँ उपलब्ध 
हो सफती है । ड्मे जतता से कर वसूल करते हुए मुदु नीति का प्रनुसरण करना 
चार्शिय और उममसे अपने गन्न्रो को शकित द्वास कुचल देने की क्षमता होनी चाहिए । 


उर अपनी प्रजा को रक्षा व पालन करते मे ममर्थ होना चाहिए, प्रौर जनता वी 
णदेव राय के ये विचार भारत के 


धणसररता से बचाना चाहिए ।” नि सन्देह, राजा क्र्ष 
प्राचीन राजम्ञास्त्र के प्नुकून थे और विजयवंगर के अनेक राजा इन्हीं के भ्रनसार 


शासन करने का प्रयत्न भी करते थे । 
.. गगन की सुविधा डे लिए विजय्रयगर राज्य को छः प्रान्तों (राज्य, मण्डल या, 
दा में विभक्त किया गया था । इनके भ्रातीय शासको को 'नायक' कहा जाता था । 

यक-प 
द पर प्राय, सजकुल के पुरुषो की ही नियुक्ति की जाती थी । प्रान्तों (मण्डलों) 


तुके-प्रफगान युग के हिन्दू राज्य ४३४ 


के झनेक उपविभाग थे। तमिल क्षेत्र में इन उपविभागों को कोट्रमू, नाडू, परुरू और 
ग्राम कहते थे । कर्णाटक क्षेत्र मे इनके नाम वेण्ये, नाडू, सीम और ग्राम थे। प्राचीन 
काल की ग्राम-संस्थाएँ इस युग में भी विद्यमात थी, झौर ग्राम-सभाओ्ो द्वारा स्वे- 
साधारण जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की स्वयं व्यवस्था करती थी 
ग्रामो श्रौर नगरों मे शिल्पियो की "श्रेणियाँ ओर व्यापारियों के “निगम इस युग में 
भी संगठित थे, और स्थानीय स्वशासन की इन विविध संस्थाग्रो के साथ सम्पर्क रखने 
के लिए राजा की ओर से एक पृथक्‌ कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'महा- 
नायकाचार्य' कहते थे । 

विजयनगर राज्य में भूमिकर को 'षिस्ट' कहते थे, जो स्पष्टत: संस्कृत के पड- 
भाग का श्रपश्र श है। भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार उपज का छठा भाग भूमि- 
कर के रूप में वसूल किया जाता धा। सम्भवत , इसी प्रथा का अनुसरण विजयनगर 
में भी किया गया था । भूमिकर की वसूली के लिये भूमि को तीन वर्गों में बाँठा गया 
था, सिंचाई वाली भूमि, सूखी भूमि और उद्यान व जंगल । इन तीन प्रकार की भूमियों 
के लिए भूमिकर की दरे श्रलग-प्रलग थी, श्रौर किस खेत से कितना कर वसूल किया 
जाए, यह स्पप्ट रूप से निश्चिचत कर दिया जाता था। 

विजयनगर के सैनिक विभाग को 'कदाचार' कहते थे, और इसके भ्रध्यक्ष को 
'दण्डनायक' कहा जाता था । पदाति, प्रश्वारोही, गजारोही और उष्ट्रारोही--ये चार 
प्रकार के संनिक दण्डनायक की अ्रधीनता में होते थे । बहुसख्यक सेना 'भृत' होती थी, 
जिसके सैनिक भृति या वेतन से झाकृप्ट होकर ही सेना मे भरती होते थे । यही कारण 
है, कि विजयनगर की सेना में बहुत-से मुस्लिम सैनिको ने भी प्रवेश कर लिया था । 

राजा के भ्रधीन विविध प्रान्तों के जो 'नायथक' थे, उनको बहुत श्रधिकार प्राप्त 
थे । उनकी स्थिति श्रर्धस्वतन्त्र राजाश्रो के समान थी । उनकी श्रपनी पृथक सेनाएँ 
हांती थी, श्रौर प्रपने क्षेत्र से राज्य-कर को वसूल करना श्रौर न्याय-व्यवस्था का 
सचालन करना उन्ही का कार्य होता था। यही कारण है, कि सोलहवी सदी के उत्तरार्ध 
में विजयनगर राज्य मे प्रान्तीय स्वतन्त्रता की प्रवृति ने जोर पक्रड़ा, भौर प्रनेक प्रान्तीय 
नायको ने अपने पृथक्‌ राजवंश स्थापित करने का उद्योग छुरु किया। विजयनगर 
राज्य के पतन में प्रान्तीय नायकों की यह प्रवृति एक महत्त्वपूर्ण कारण थी । 

साहित्य और कला--भारत के सांस्कृतिक इतिहास में विजयनगर राज्य का 
बहुत महत्व है, क्योकि साहित्य श्लौर कला के क्षेत्र में वहाँ प्राचीन हिन्दू-परम्परा 
प्रक्षुणण रूप से कायम रही । विजयनगर के राजाझ्रो से सरक्षण पाकर संस्कृत, तेलगरू, 
तमिल झौर कन्‍्नड भाषाओं ने बहुत उन्नति की झ्ौौर उनमें उत्कृष्ट साहित्य का 
निर्माण हुआ । वेदों का प्रसिद्ध भाष्यपार सायण चौदह॒वी सदी मे हुआ था, झौर 
विजयनगर राज्य की स्थापना में उसने बहुत सहायता की थी । ससस्‍्कृत वाडः मय में 
सायणाचार्य का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। चारो बेदो का भाष्य कर उन्होने बेदिक 
संहिताओोों को भली-भाँति समझ सकना बहुत सुगम बना दिया है। वर्तमान समय के 
विद्वान्‌ बेदों का श्रष्यपयन करते हुए सायण-भाष्य का ही प्राश्नय लेते है। सायण के भाई 
माघव का भी संस्कृत साहित्य में बहुत उच्च स्थान है । वे विजयनगर राज्य के 


४३६ भारतीय संस्कृति का विकास 


संस्थापक बुक्क के मन्त्री थे, श्रौर उन्होंने 'पाराशरमाधवीय” नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी, जिसे हिन्दू-विधान-शास्त्र विषयक पुस्तकों में बहुत श्रादर की दृष्टि से देखा 
जाता है । विजयनगर की भनेक रानियाँ साहित्य के क्षेत्र में बहुत का स्थान रखती 
थीं। इनमे 'मधुराविजयमु' की लेखिका गंगादेवी श्रौर 'वरदम्बिकापरिणयम्‌' की लेखिका 
निरुमलम्बादेवी के नाम विशेष रूप रो उल्लेखनीय है। विजयनगर के प्रसिद्ध राजा 
कृष्णदेवराय का काल न केवल राजबक्ति के उत्कषं की इप्टि मे बहुत महत्त्व का है, 
श्रपितु साहित्य श्रौर ज्ञान के विकास के लिए भी वह सुवर्णीय युग के सदक्ष है। कृष्ण- 
देव राय स्वय भी एक उत्कृष्ट विद्वानू, कवि व सगीतज्ञ था, और उसकी राजसभा में 
बहुत-से विद्वान्‌ श्र कवि आश्चय प्राप्त किये हुए थे। जिस प्रकार सम्राट चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के 'नवरत्न! प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कष्णदेव राय की 
राजसभा के 'अष्टदिग्गज' प्रसिद्ध हैं। तेलगू साहित्य में इन अप्टदिग्गजो का बहुत ऊँचा 
स्थान है। इनमें सर्वप्रधान पेहुत नाम का कवि था, जिसकी कृतियाँ तेलगू साहित्य में 
बहत श्रादर की दृष्टि से देखी जाती है! कृष्णदेव राय की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध 
आमुक्तमान्यदा' है, जो उसने तेलग भाषा में लिखी थी। टसमें सन्देह सही, कि 
विजयनगर के राजाश्रों की सरक्षा में दक्षिणी भारत ने साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में 
बहुत उन्नति की । इस युग में उत्तर भारत में मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था, 
श्रौर सुलतानो की सरक्षा में पशियन साहित्य की उन्नति हो रही थी । पर दक्षिणी 
भारत में विजयतगर के राजा सस्क्ृत और दक्षिणी भाषाओं के सरक्षक थे, और उनके 
समय को शान्ति व समृद्धि से लाभ उठाकर भारत के अनेक विद्वान्‌ श्रौर कवि नवीन 
साहित्य के सुजन में तत्पर थे । 
साहित्य के समान बला के क्षेत्र मे भी विजयनगर राज्य ने बहुत उन्नति की 
थी । विजयनंगर इस समय नप्ट हो चुका है, पर उसके भग्नावधष उसके प्राचीन गौरव 
का झ्राभास देते के लिए अब तक भी विद्यमान है। क्ृष्णदेवसय के समय में निर्मित 
हजार मन्दिर इनमे सर्वप्रधान हे । प्रसिद्ध कलाविज्ञ लौगहल्ट के अनुसार इस समय 
जितने भी हिन्दू मन्दिर विद्यमान है, उनमे कला की हप्टि से यह मन्दिर सबसे अ्रधिक 
महत्वपूर्ण व निर्दोप है। इसी प्रकार विजयनगर का विट्ठलस्वामी मन्दिर वास्तुकला 
का एक गअ्रत्मन्त उत्कृष्ट उदाहरण है । 
धामिक सहिष्णुता-प्राचीन भारतीय परम्परा का श्रनुसरण करते हुए विजय- 

नगर के हिन्दू गजा सब धर्मों व सम्प्रदायो को समान हृप्टि से देखते थे । न केवल 
गैंव, बौद्र, वैष्णव प्रौर जैन श्रादि प्राचीन भाग्तीय धर्मों के प्रति, अपितु ईसाई, यहूदी 
व इस्लाम अल देशी: धर्मो के प्रति भी थे गजा सहिष्णुता व उदारता की नीति का 
का नी शक "ता ने लिया है. कि विचार के दा ने सब लोगो 
आदमी अंक राह मे री सह कसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी 
धर्म का अनुसरण कर राहत है। वहाँ य। हक हम मत (कअक8, 
यहूदी हो या मुसलमान । विज है ैह पूछा जाता, कि तुम हिन्दू हो या ईसाई, 
ही अुतलमान | विजयनगर के राजाओं की धामिक सहिष्णता की नीति की 

+ ईपी जग के ईसाई व मुसलमान राजाप्रो की धामिक नीति से तुलना की जाय, 


तुर्क-प्रफगान युग के हिन्दू राज्य ४३७ 


तो उनका भेद स्वयं स्पष्ट हो जायगा | घशमिक सहिष्णुता की नीति के कारण ही 
विजयनगर के राजाओं ने पोर्तृगीज लोगों को श्पने राज्य के समुद्र तट पर बसने श्ौर 
व्यापार को विकसित करने की शझनुमति दी, यद्यपि इन यूरोपियन लोगो ने उसका 
दुस्पयोग करने मे सकोच नहीं किया । 

सामाजिक दक्ञा-- विदेशी यात्रियो के वृत्तान्तो से सूचित होता है, कि विजय- 
नगर राज्य में स्त्रियों की दशा बहुत उन्‍नत थी। राजन तिक, सामाजिक पश्लौर साहित्यिक 
जीवन में उनका स्थान बहुत ऊँचा था । विजेयनगर की जिन अनेक रानियो ने उत्कृष्ट 
साहित्य की रचना की, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर यह बात ध्यान 
देने योग्य है, कि इस राज्य की स्त्रियाँ मल्लविद्या, शस्त्र-संचालन श्रादि में भी कुशल 
होती थी । नूनिज नामक विदेशी यात्री ने लिखा है, कि विजयनगर के राजा की सेवा 
में ऐसी भी स्त्रियाँ है, जो कुश्ती करती है, और जो फलित ज्योतिष एवं भविष्यज्ञान 
में भी प्रवीण है। राजा की सेवा में बहुत-सी ऐसी स्त्रियाँ नियुक्त हैं, जो सब हिसाब- 
किताब रखती है, और राज्य की घटनाओं को लेखबद्ध करती है। उसकी सेवा में 
ऐसी स्थत्रियाँ भी हैं, जो सगीत व बाद्य मे अत्यन्त कुशल है । उसकी अपनी रानियाँ 
भी सगीत में प्रवीण है। इतना ही नही, राजा के श्रन्त:पुर में न्‍्याय-प्रतीहार श्रादि 
के पदों पर भी स्त्रियाँ नियुक्त हैं, जो श्रपने कार्य को योग्यत्ता के साथ सम्पादित 
करती है | स्त्रियो की ऐसी उच्च स्थिति होने पर भी विजयनगर राज्य मे सती की 
प्रथा विद्यमान थी, और विधवा होने पर बहुत-सी स्त्रियाँ पति के साथ चिता पर 
बैठकर श्रपने को भस्म कर देती थी । 

विजयनगर राज्य में मांस भक्षण का बहुत प्रचार था। गाय व बेल को वहाँ 
भ्रवध्य माना जाता था, और उनके मास को खाने का निषेध था | नूनिज ने विजय- 
नगर के राजाग्रो के भोजन के सम्बन्ध में लिखा है, कि वे सब प्रकार की चीजों का 
भक्षण करते है । केवल गाय और बैल वे नही खाते, क्योकि इन्हे वे अ्रवध्य समभते हैं, 
श्ौर इनकी पूजा करते है। भेड, बकरा, सुप्र र, खरगोश, मुर्गा, बत्ततन, कबूतर आदि 
तो उनके लिए खाद्य है ही, पर साथ ही वे चूहे, बिल्ली श्रौर छिपक्रली को खाने में 
भी एतराज नहीं करते । बाजार में पशु-पक्षी जीवित रूप में बिकते है, ताकि उन्हें 
खामे के लिए खरीदने वाले लोगो को प्रपनी खाद्य वस्तु के सम्बन्ध में किसी भी भ्रम 
की गुञज्जाइश न रहे । यद्यपि विजयनगर के राजा कट्टर हिन्दू थे और वैष्णव घर्म के 
प्रति भी श्रद्धा रखते थे, पर मास-भक्षण के वे विरोधी नही थे । यज्ञों मे पशु हिसा भी इस 
समय दक्षिणी भारत में प्रचलित थी । विजयनगर में 'नौ दित' का एक उत्सव मनाया 
जाता था, जिसमे बहुत बडी संख्या में पशुग्रो की बलि दी जाती थी । इस उत्सव के 
भ्रन्तिम दित २५० भेसो और ४५०० बकरो की बलि दी जाती थी । इन पशुझ्रो की 
बलि चढ़ाते हुए यह ध्यान भें रखा जाता था, कि एक ही ब्राघात से उनका सिर घड़ 
से अलग हो जाय । 

झाधिक दशा- विजयनगर राज्य के शिल्पी और व्यापारी “्रेणियों' और 
“निगमो' मे संगठित थे, झौर अपने श्राथिक सगठनों के नियमो का पालन करते हुए 
ही' प्राथिक उत्पादन किया करते थे । पर इस राज्य की भ्राथिक दशा के सम्बन्ध में 


डश्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


सबसे प्रधिक उल्लेखनीय बात इसका विदेशी व्यापार है। अब्दुल रज्जाक नामक लेखक 
से लिखा है, कि विजयनगर राज्य मे ४०० बन्दरगाह थे, जिनमें सर्वप्रधान कालीकट 
था। अपने विविध बन्दरगाहों से विजयनगर के व्यापारी बरमा, श्ररब, ईरान, दक्षिणी 
अफ्रीका, भ्रबीसीनिया और पोर्तृगाल तक व्यापार के लिए आया-जाया करते थे, भौर 
इन देशो के व्यापारी भी भ्रच्छी बडी संख्या मे दक्षिणी भारत श्राते थे। सामुद्रिक 
व्यापार के क्षेत्र मे विजयनगर राज्य ने श्रच्छी उन्नति को थी | भारत से बाहर जाने 
वाले पण्य मे वस्त्र, चावल, लोहा, शोश, खाड श्रौर मसालो को प्रधानता थी, श्रौर जी 
पण्य विदेशों से इस राज्य मे बिकने के लिये श्राता था, उसमे घोडे, मोती, ताम्बा, पारा, 
चीनी रेशम श्र मृगो की मुख्यता थी। विजयनगर राज्य की नौ-सेना शक्ति भी कम 
नहीं थी, भ्रोर विविध प्रकार के जहाजो का निर्माण भी वहाँ होता था । 

विजयनगर की मुद्रा पद्धति मे सुवर्ण, रजत और तामञ्न का उपयोग किया जाता 
था, और उसके सिक्‍को पर विविध देवताओं की प्रतिमाएँ अकित रहती थी । कस्तुप्रों 
का मूल्य बहुत कम था, इस कारण लोगों को श्रपने निर्वाह के लिए विशेष कठिनाई 
नहीं होती थी । सामान्यतया, लोग समृद्ध और सुखी थे । 


(२) अन्य हिन्दू राज्य 


उड़ोसा--स्वतन्त्र उड़ीसा-राज्य का सस्थापक श्रनन्तवर्मा चोड़ गंग (६०७६- 
११४८) था। जिस समय भारत पर प्रफगान आ्राक्ान्ताओं के आक्रमण शुरू हुए, उड़ीसा 
का राज्य अच्छा शक्तिशाली हो चुका था, और उसका विस्तार उत्तर में गगा के मुहाने 
से शुरू कर दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहाने तक था | कृतुबुद्दीन ऐबक के समय में 
अ्रफंगातों की सत्ता मगध और बगाल मे स्थापित हो गयी थी । श्रत, यह स्वाभाविक 
था, कि बंगाल के मुस्लिम शासक उड़ीसा पर भी आ्राक्रमण करें और उसे जीतकर 
अ्पत्री अधीनता में लाने के लिए प्रयत्नशील हो । पर उड़ीसा के स्वतन्त्र हिन्दू राजाश्रो 
ने उनका मुकाबला करने मे अद्मत वीरता प्रदर्शित की, झौर ग्रनेक बार प्राक्रमण करके 


भी मुसलिम प्राक्रान्ता उड़ीसा को जीत सकते मे असमर्थ रहे। मुसलमानों को परास्त 


करने वाले इन हिन्दू राजाओ्रो में नर्राभह प्रथम (१२३८-१२६४८) का नाम विशेष रूप 


से उल्लेखनीय है। १४३४ ईम्वी तक नर सिह प्रथम के उत्तराधिकारी स्वतन्त्र रूप से 


उड्दीमा का शासन करते रहे । ये राजा गगवश्ञ के थे। चौदहवी सदी के उत्तराइ में 
इनकी शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गयी थी । 


१४२४ ई० में गगवध के भ्न्त के साथ उड़ीसा से हिन्दू शासन का प्नत्त नहीं 


हे! गया। गंगवज्ञ का ग्रन्त कर उड़ीसा मे नग्रे राजवंश की स्थापना करने वाला राजा 
कपिलिस्द (१४३४-१४७०) था, जिसने एक बार फिर अपने राज्य को उत्कर्ष की चरम 
जमा तक पहुँचा दिय्रा । कपिलेन्द्र ने बगाल औ्ौर बहसनी राज्य के मुललि ः नो 
हे 2६ युद्धों भें परास्त दिया । एक बार तो उसकी स्रेनाएँ बहमनी गम 
शंनाग्री के व, द् हि | 
हे ह रा व्ग्ग्ता ह्ई बीदर तक भी श्रा पहुँची । बहमनी सुलतानों की शक्ति 
न्‍ कपिलेन्द्र की सेनाओ्रो ने बड़ा कतें त्व प्रदशित किया । कॉपलेस्द्र ने 


वि जे 'ज्य बे शे किये 
सेनगर राज्य के साथ भी अनेक शुद्ध किये, और अपने राज्य की दक्षिणी सीमा को 


तुर्क-प्रफगान युग के हिन्दू राज्य ४३६ 


गोदावरी के दक्षिण मे कावेरी नदी तक विस्तृत कर दिया । कपिलेन्द्र के उत्तराधिकारी 
भी शअ्रच्छे शक्तिशाली थे, और बहमनी सल्तनत तथा विजयनगर राज्य से निरन्तर युद्ध 
करते हुए श्रपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ रहे थे । उडीसा का यह स्वतन्त्र हिन्दू 
राज्य १५६८ ईस्वी तक कायम रहा। 

उड़ीसा के हिन्दू राजा संस्कृत और तेलयू भाषा के प्रेमी थे, और उनके संरक्षण 
में इन भाषाओ्रों के साहित्य ने बहुत उन्‍नतति की । जगन्‍्नाथपुरी के प्रसिद्ध मन्दिर का 
निर्माण अनन्तवर्मा चोडगग के शासनकाल मे शुरू हुआ था, और राजा नुसिह प्रथम 
ने उसे पूर्ण कराया था । कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर भी इसी राजा की कृति थी। 
उड़ीसा के इन हिन्दू राजवशों के उल्लेख का प्रयोजन यह प्रदर्शित करना है, क्रि 
अफगान युग मे उड़ीसा के रूप में एक ऐसा स्वतन्त्र हिन्दू राज्य पूर्वी भारत में विद्यमान 
था, जिसके राजा गत्यन्त शक्तिशाली थे, और जो प्राचीन हिन्दू परम्परा का अनुसरण 
करते हुए विद्ञाल मन्दिरों का निर्माण कराने स्‍न्‍्लौर संस्कृत-साहित्य को प्रोत्साहित करने 
में तत्पर थे । 

मेबाइ--गझ्ला उद्दीन खिलजी के समय (चौदहवी सदी के प्रथम चरण) में क्‍्रफ- 
गान आकान्ताओो ने राजपुताना को अपने अधीन करने का किस प्रकार प्रयत्न किया, 
इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पर उन्हे अपने उद्देश्य मे सफलता प्राप्त नहीं 
हुई । कुछ समय के लिए प्रधान राजपूत दुर्गों को श्रपने अ्रधिकार मे रख कर भी 
मुसलिम आकान्ता इस प्रदेश को श्रपने भ्राधिपत्य में लाने में भ्रसमर्थ रहे । मेवाड के 
राणाग्रो के नेतृत्व में विविध राजपूत राजबश संगठित हुए, और उन्होने न केवल 
अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्रत(पूर्वक शासन किया, अपितु गुजरात, मालवा और दिल्‍ली 
के सुलतानों के साथ संघर्ष कर श्रपने प्रधिपत्य का विस्तार भी किया । मेवाड़ के इत 
राणाप्रो मे हम्मीर भ्रत्यन्त शक्तिशाली एवं महत्त्वाकाक्षी था श्लौर उसके उत्तराधिकारियों 
में कुम्भा (१४३६ ई०) बडा प्रतापी हुआ । गुजरात श्लौर मालवा के मुसलिम सुलतान 
इस समय अ्रपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे। कुम्भा ने उनके साथ बहुत-स युद्ध 
किसे, और एक बार तो मालवा की सल्तनत की राजघानी माण्डू पर भी उसने कब्जा 
कर लिया। मेवाड़ की रक्षा के लिए उसने बत्तीस दुर्गों का निर्माण कराया, जिनमें 
कुम्भलगढ़ का किला सबसे प्रसिद्ध है । मुस्लिम सुलतानो को परास्त करने के उपलक्ष 
में उसने एक विशाल जयस्तम्भ या कीतिस्तम्भ का निर्माण कराया, जो उस युग 
की राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्तम्भ चित्तौडगढ में श्रब तक 
विद्यमान है, श्रौर संसार के सर्वोत्तम कीति-स्तम्भों मे इसकी गणना की जा सकती 
है। राणा कुम्भा केवल अनुपम विजेता और योद्धा ही नहीं था, भ्रपितु कवि और 
सगीतप्रेमी भी था । 

राणा कुम्मा के उत्तराधिकारियो के सम्बन्ध मे यहाँ कुछ भी परिचय दे सकना 
सम्भव नहीं हैं। उसके वश में राणा सांगा (सग्रामसिह) ने मेवाड की शक्ति का 
झौर अधिक उत्कर्ष किया, भौर सोलहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में जब मुगल 
बिजेता बाबर ने भारत पर श्राक्रमण किया, तो वही उत्तरी भारत की प्रधान राज- 
दाक्ति था । 


४४० भारतीय संस्कृति का विकास 


कासरूप व प्रसम--अफगान युग के प्रारम्भ में श्रसम और पूर्वी बंगाल में 
झनेक छोटे-छोटे हिन्दू राज्य थे, जो श्रापस मे सघर्ष करते रहते थे । मगध शोर बगाल 
को अ्रपनी अधीनता में ले आने वाले अफगान प्ाकान्ता पूर्व दिशा में और श्रागे बढ़कर 
इन हिन्दू-राज्यों को अपनी अ्धीनता में ला सकने में श्रसमर्थ रहे, और इन हिन्दू राज्यों 
की स्वतन्त्र सत्ता कायम रही । पन्द्रहवी सदी के प्रारम्भिक भाग मे इन राज्यो में श्रन्यतम 
कामत-राज्य श्रपने उत्कर्ष मे समर्थ हुआ, भ्ौर वरतमात क्चविहार के दक्षिण में स्थित 
कामतापुर को राजधानी बनाकर कामत राजा ने भ्रपनी शक्ति को बहुत बढा लिया। 
१४६८ में इस राज्य का स्वामी नीलाम्बर था । बंगाल के सुलतान श्रलाउद्दीन हुसैन- 
शाह ने उस पर आक्रमण क्या, और नीलाम्बर उससे अपने राज्य की रक्षा करने में 
असमर्थ रहा । पर मुसलिम लोग असम पर देर तक शासन नही कर सके । विश्वसिह 
नाम के एक वीर पुरप ने झ्ीत्र ही उसे मुसलिम झाधिपत्य से मुक्त किया, और १५१५ 
के लगभग कचबिहार को राजधानी बनाकर श्रपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। 
विश्वभिह द्वारा स्थापित यह हिन्दू राज्य १६३६ ईस्वी तक कायम रहा । इस समय 
भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और मुगल बादशाह 
सुदूर पूर्व के इस प्रदेश को भी अपने झाधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। पर सम्पूर्ण 
भ्रमम मुगलों की अश्रधीनता भें नहीं आ गया था । तेरहवी सदी में श्रहोम नाम की एक 
मगोल जाति ने उत्तर की तरफ से असम पर श्राक्रमण किया था, श्रौर उसके उत्तर- 
पूर्वी प्रदेश पर अ्रपना श्राधिपत्य स्थापित कर लिया था । जिस समय प्रसम के पश्चिमी 
प्रदेश पर कामतापुर के राजाओ्रो और विश्वसिह के उत्त राधिकारियों का शासन था, 
उसके पूर्वी प्रदेश पर अहोम लोगो के स्वतन्त्र राज्य की सत्ता थी। भारत में झ्राकर 
अहोम लोगो ने हिन्दू धर्म भ्रौर भारतीय सस्क्ृति को श्रपना लिया था, इसीलिए उन्हे 
श्रौर उनके राज्य को सब दृष्टियों से हिन्दू समझा जा सकता है। मुसलिम प्राक्रान्ताशों 
ने उन्तर-पूर्वी श्रसम के अ्रहोम राज्य को भी अपनी अ्रधीनता मे लाने का प्रयत्न किया, 
पर उन्हे सफलता नहीं मिली । मुगल सम्राटो के शासन काल से भी इस राज्य की 
स्वतस्त्र सत्ता कायम रही । भारत के जो कतिपय प्रदेश मुगलो के शासन मे प्लाने से 
बच रहे, उनमे अहोम राज्य भी एक था। 


पच्चीसवाँ अध्याय 
भारतीय इतिहास का मुगल युग 


(१) सुगल साम्राज्य 


मंगोल भ्राफ़्मण---बा रहवी सदी के श्रन्तिम वर्षों में शहाबुद्दीन गौरी की श्रफगान 
सेनाओं ने भारत पर आक्रमण किया था| सोलहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में मुगल 
ग्राक्नान्ता बाबर ने भारत की विजय की । शहाबुद्दीत गौरी और बाबर के बीच मे सवा 
तीन सौ वर्षों का अन्तर था। इस सुदीर्घ काल में भारत विदेशी आक्रमणों से प्रायः 
मुक्त रहा । इस काल में चगेज खाँ और तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण अवश्य किये, 
पर उन्होंने इस देश पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्त नही किया । पर 
सोलहवी सदी के प्रारम्भ मे तैमूर के वशज बाबर ने भारत को झ्ाक्रान्त किया, और 
वह यहाँ स्थायी रूप से अपना राज्य कायम करने मे सफल हुआ । 

१५३० ई० में बाबर की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय उस द्वारा स्थापित 
साम्राज्य पश्चिम में ग्राम नदी से लेकर पर्व मे बंगाल की खाडी तक, झौर उत्तर में 
हिमालय से लेकर दक्षिण मे मालवा तक विस्तृत हो गया था । बाबर के साथ भारतीय 
इतिहास के मुगल युग का प्रारम्भ हुआ । मुगल बादशाहों मे ग्रकबर सबसे प्रसिद्ध है। 
बस्तुत., मुगल साम्राज्य का संस्थापक श्रकबर ही था । 

१५५६ ई० में श्रकबर के राजगद्टी पर श्रारूढ होने के समय मुगलों का शासन 
केवल उन्तर-पश्चिमी भारत, पंजाब, दिल्ली श्रौर श्रागरा तक ही सीमित था । भारत 
में अपने भ्राधिपत्य का विस्तार करने के लिए भ्रकबर ने बहुत-से युद्ध किये । उसे दो 
राजशक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना था, श्रफगाव श्ौर हिन्दू राजपूत । प्रफगानों श्रौर 
राजपूतों के जो प्रवेक राज्य इस समय भारत के विविध प्रदेशों में स्थापित थे, उन्हें 
परास्त किये बिना झ्रकबर भारत में अपने श्राधिपत्य का विस्तार नहीं कर सकता था। 
पर साथ ही उसके लिए यह भी सुगम नहीं था, कि वह भ्रफगान और राजपूत दोनों 
राजशक्तियो का एक साथ मुकाबला कर सके । श्रफगानों झ्ौर मुगलों का घर्मं एक था, 
पर धर्म को एकता उन्हे मित्र बना सकते में असमर्थ रही । इस स्थिति में अकबर का 
ध्यान राजपूतों की झोर गया, जो वीरता, साहस झ्रादि गुणो में संसार की किसी भी 
जाति से कम तही थे। श्रकबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना करते हुए राज- 
पू्तों का सहयोग प्राप्त करने का यत्न किया, श्लौर इसमें वह सफल भी हुआ । इसी 
लिए उसने राजपूतों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उनके साथ मैत्री की। सबसे 
पूर्व जयपुर के राजा भारमल ने अभ्रपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया । 
इसके बाद भ्रन्य भी भ्रनेक राजपूत राजाझोों ने श्रकबर के साथ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित 


ड४र२ भारतीय सस्कृति का विकास 


किये | शभ्रकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य मे ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान किये, और 
उनकी सेना की सहायता से ही भारत के बडे भाग की विजय रे । नि'सन्देह, भ्रकबर 
की यह नीति बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण थी । इसी के कारण वह भारत में भ्रपना स्थिर शासन 
स्थापित कर सका था । यद्यवि प्राय सब राजपूत राजाप्रो ने श्रकबर के साथ मेल कर 
लिया था, पर मेवाड के राणा किसी भी प्रकार मुगलो के साथ मैत्री करने श्रौर अकबर 
को भ्रपना अ्रधिपति मानने के लिए तैयार नहीं हुए । राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड 
के राजपूतो ने मुगलों के विरुद्ध सघर्ष को जारी रखा। पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
राणा प्रताप के अतिरिक्त अन्य सब राजपृत राजा अकबर की नीति से सन्तुप्ट थे, और 
उन्होंने स्वेच्छापर्वक उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था । पश्पने छोटे-छोटे 
राज्यों के स्वतन्त्र शासक होने की अपेक्षा उन्हे विशाल मुगल साम्राज्य के उच्च 
पदाधिकारी, सूवेदार व सनापति होने मे अधिक गौरव अनुभव होता था, और वे 
यह भी भली-भाँति समझते थे, कि मुगलो की शक्ति उन्हीं की सहायता और सहयोग 
पर निर्भर है। 

श्रकबर ने हिन्दुओं के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया । उससे पूर्व 
मथुरा, हरिद्वार, अयीष्या, प्रयाग, काशी भ्रादि हिन्दू तीर्थों की यात्रा करने के लिए 
श्राने वाले तीर्थैयात्रियों पर एक विशेष कर (तीथ्थयात्रा-कर) लगाया जाता था। श्रकबर 
ने उसे हटा दिया । १५६४ में उसने हिन्दुओं से जजिया-कर वसूल करना भी बन्द कर 
दिया । इस कर से राज्य को करोडो रुपये की श्रामदनी थी । पर अपनी हिन्दू प्रजा को 
सस्तुष्ट रखने के लिए भ्रकबर ने इस झ्रामदनी की परवाह नहीं की । जजिया-कर को 
हटा देने से मुगल साम्राज्य की हिन्द श्रौर मुसलिम प्रजा मे कोई भद नहीं रह गया । 
यह बात भारत के इतिहास में बहुत महत्त्व रखती है । तुर्क-प्रफगान युग में भारत में 
मुसलिम वर्ग का शासन था। पर शभ्रब अकबर ने अपने साम्राज्य मे एक ऐसे शासन 
की नीव डाली, जो किसी सम्प्रदाय विशेष थ्रा किसी विज्विष्ट वर्ग का न होकर सब 
जातियो व धर्मों का सम्मिलित शासन था । उसने अपने राज्य में ऊँचे-ऊँचे पदो पर 
हिल्दुओं को नियत किया । राजा टोडरमल उसका दीवान व अर्थसक्तिव था । राजा 
भगवानदास और मानसिह उसके सबसे बडे सेनापति थे। प्रफगानिस्तान जैसे मुसलिम 
प्रदेश का शासन करने के लिए उसने मानसिह को नियुक्त किया था । इसी प्रकार बगाल 
श्रादि अन्य अनेक सूबो के शासक भी इस युग में हिन्दू लोग थे, जिनकी नियुक्ति सुबेदार 
के रूप में प्रकबर द्वारा की गयी थी। इस सब का परिणाम यह हुआ, कि भारत में 
मुगलो के दासन का स्वष्टप पूर्ण रूप से 'राप्ट्रीय' हो गया । 

प्रवबर के बाद जहाँगीर और शाहजहाँ ने दक्षिणी भारत में मुगलो के प्रभुत्त्व 
का विस्तार करने के लिए तिरस्तर सधर्ष किये। इस काये में गजपूती की सहायता 
उन्हें प्राप्त थी, श्रौर अपने शासन मे इन बादणाहों ने प्राय. उसी राष्ट्रीय नीति का 
प्रनुभरण किया, जिसका सूत्रपात अकबर द्वारा कि 


। गा या गया था। शाहजहाँ का उत्तरा- 
घिकारी श्रौरगजब था। उसने अकबर की नीति का परित्याग कर भारत को एक 
इस्लामी +ज्य के रूप मे परिणत क 


रने का प्रयत्न किया । मुगल साम्राज्य की नींव 
राजपूतो और हिन्दुप्ने की सहायता और सहानुभूति पर रखी गयी थी। झौरंगजेब ने 


भारतीय इतिहास का मुगल युग ४४३ 


इसी पर कुठाराधात किया । इस्लाम के सिद्धान्तों के श्रनुसार भारत के शासन-सूत्र 
का संचालन करने के उद्देश्य से जो कार्य औरगजेब ने किये, उनमे मुख्य निम्नलिखित 
थे :--- (१) हिन्दुओं पर फिर से जजिया-कर लगाया गया। (२) हिन्दू मन्दिरों को 
तोड़ने की श्राज्ञा जारी की गयी । काशी मे विश्वनाथ, गुजरात मे सोमनाथ और मथुरा 
में केशवराय के मन्दिर उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। वे सब औरंगजेब की ग्राशा से तोड 
दिये गये । अश्रन्य भी बहुत-से मन्दिर गिराये गये। (३) व्यापार, व्यवसाय श्रादि मे 
हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद किया गया । यदि मुसलिम व्यापारी से ढाई प्रतिशत 
कर लिया जाता था, तो हिन्दू व्यापारी से पाँच प्रतिशत कर वसूल करने की व्यवस्था 
की गयी । इसका प्रयोजन यह था, कि हिन्दू व्यापारी श्राथिक लाभ के लालच से इस्लाम 
को स्वीकार कर ले। (४) जो हिन्दू इस्लाम की दीक्षा ले लेते थे, उन्हे इनाम दिये 
जाते थे। उनक्रा जुलूस निकाला जाता था। उन्हे राज्य में ऊंचा पद मिलता था। 
“मुसलसान हो जाओ और कानूनगो बन जाओ ---यह उस समय एक कहावत-सी बन 
गई थी । (५) यह श्राज्ञा प्रचलित की गयी, कि हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप से अपने 
उत्सव श्रौर त्यौहार न मना सके । (६) हिंन्दुओ को उच्च राजकीय पदों से हटाकर 
उनके स्थान पर मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति को अझ्रपनायथा गया। (७) 
दिल्ली के राजदरबार में जो अनेक हिन्दू रीति रिवाज प्रविष्ट हो गये थे, उन सब को 
बन्द कर दिया गया । 

झौरगजेब की इस हिन्दू-विरोधी नीति का परिणाम मुगल-साम्राज्य के लिए 
बहुत बुरा हुआ । हिन्दुओं की जो शक्ति अब तक मुगलो के लिए सहारा बनी हुई थी, 
वह अब उनके विरुद्ध उठ खडी हुई । हिन्दुओं ने औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किये, 
उनमे मुख्य निम्नलिखित थे -- (१) मथुरा के समीप जाटों ने विद्रोह कर दिया । 
बीस साल तक जाट लोग निरत्तर मुगलो के विरुद्ध संघर्ष करते रहे । (२) नारनौल 
के समीप सतनामी सम्प्रदाय के श्रनुयायियों ने विद्रोह किया । इस विद्रोह को श्ञान्त 
करने में ग्रीरगजेब की सेनाओ्रों को विकट कठिनाइयो का सामना करना पड़ा | (३) 
पजाब में सिक्‍्खो के गुरु तेगबहादुर ने औरगजेब की नीति का विरोध किया । बादशाह 
के खिलाफ बंगावत फंलाने के अपराध में बड़ी ऋरता के साथ गुरु तेगबहादुर का वध 
किया गया । गुरु के वध का हाल जानकर सिक्‍खों मे सनसनी फैल गयी । वे अपने गुरु 
की हत्या का बदला लेने के लिए उठ खडे हुए । इस समय सिक्‍खो में एक वीर पुरुष 
का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उन्हे संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर 
दिया । यह महापुरुष गुरु गोविन्द सिह थे । उनके प्रयत्न से सिक्‍्ख लोग एक प्रबल 
सैनिक शक्ति (खालसा) बन गये, श्ौर मुगलो के विरुद्ध सघर्ष के लिए तत्पर हुए । 
(४) राजपूताना में दुर्गादास राठौर के नेतृत्व मे राजपुतो ने विद्रोह का भण्डा खडा 
किया । चौथाई सदी के लगभग तक राजपृत लोग मुगलो के विरुद्ध संघर्ष करते रहे । 
मेवाड के राणा राजसिह ते भी इस संघर्ष में दुर्गादास का साथ दिया । कुछ समय के 
लिए ऐसा प्रतीत होने लगा, कि राजपूताना को अपने झाधिपत्यथ में रख सकता औरंग- 
जेब के लिए सम्भव नही रहेगा । मुगल बादशाह ने राजपूतों को परास्त करने के लिए 
जो भी सेनाएँ भेजी, वे प्रायः झपने प्रयत्न में श्रसफल रहीं । प्न्त में श्रोरगजेब को 


'डडड भारतीय सस्कृति का विकास 


राजपूतो के साथ सन्धि करने श्रौर उन्हे सन्तुष्ट करने के लिए विवश होना पडा ॥ 
(५) दक्षिणी भारत में शिवाजी ने मराठा राज्य की नीव डाली, जिसका उद्देश्य मुसलिम 
शासन का अन्त कर हिन्दू राजशक्ति का पुनरुद्धार करता था । 
मुगल-साम्राज्य की जो नीति अ्रकबर ने निर्धारित की थी, उसके तीन प्रधान 
तत्त्व थे---( १) शासन को किसी घर्मं या वर्ग की शक्ति पर झ्राश्चित न रखकर सम्पूर्ण 
राष्ट्र पर आश्रित रखना । (२) हिन्दुश्रो के सहयोग व सहानुभूति को प्राप्त करना । 
(३) सम्पूर्ण भारत को एक शासन की अधीनता मे लाना | औरगजैब की हिन्दू-विरीधी 
नीति के कारण उसके समय में पहले दो तत्त्वों का श्रन्त हो गया था । पर तीसरे तत्त्व 
को क्रिया में परिणत करने के प्रयत्न में औरंगजेब ने कोई कसर नहीं उठा रखी । 
शाहजहाँ के शासन काल में दक्षिणापथ में मुगल सत्ता का बहुत विस्तार हुआ था। 
अहमदतगर पर मुगलो का श्रधिकार हो गया था, और बीजापुर की भ्रादिलश्ञाही 
तथा गोलकुण्डा की कुतुबशाही ने शाहजहाँ के प्राधिपत्यथ को स्वीकार कर लिया था । 
पर श्रौरंगजेब इन शाहियो द्वारा अ्धीनता स्वीकृत कर लेने की बात को पर्याप्त नहीं 
समझता था | इन शाहियों के सुलतान शिया सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और औरगजेब 
सुन्‍्नी था । उसकी दृष्टि में शिया लोग भी विधर्मी थे ! श्रपने साम्राज्य के विस्तार वी 
श्राकाक्षा शर विधर्मी शिया शासन का अन्त कर देने की अभिलापा से उसने एक बड़ी 
सेना को साथ लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया | उसके शासनकाल के पिछले पच्चीस 
वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत हुए । आखिर, श्रौरंगजेब गोलकुण्डा और बीजापुर की स्वतत्र 
सल्तनतो का श्रन्त कर उन्हें अपने साम्राज्य के श्रन्तर्गत करने मे सफल हुआ । दक्षिण 
में श्रौरगजेब ने केवल गोलकुण्डा श्रौर बीजापुर का ही अन्त नही किया, श्रपितु उसकी 
ग्रधिक द्क्ति मराठों के साथ सघषं करने मे व्यतीत हुई । 
मराठों का श्रम्युदय--औरगजेब के शासन काल की एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
घटना मराठा शक्ति का अ्रम्युदय है। श्रफगान युग में हिन्दुशों मे घामिक पुनर्जागरण 
की जो लहर चल रही थी, उसका उल्लेख हम पिछले एक श्रध्याय मे कर चुके है । 
इसी लहर के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र मे भी अश्रनेक ऐसे सन्त-महात्मा उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने मराठा लोगों मे नवजीवन का संचार किया । महाराष्ट्र के इन सस्‍न्‍्तों में 
तुकाराम, रामदास, वामनपण्डित और एकनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। समर्थगुरु रामदास 
सतरहवी सदी भे हुए थे। उन्होने न केवल मराठो के धामिक विचारों में जीवन और 
स्फूति उत्पन्न की, श्रपितु उनका ध्यान श्रपने देश और जाति के प्रति भी आक्ृषष्ट किया। 
रामदास ने महाराष्ट्र मे वह राष्ट्रीय लहर चलाई, जिसने मराठों मे आत्मसम्मान भर 
राष्ट्रीय उत्क्ष की भावना को जागृत किया । वे उपदेश करते थे, कि “जो मराझे है, 
उत सब को मिलाकर एक कर दो । महाराष्ट्रीय धर्म की वृद्धि करो । धर्म के लिए 
बलि देने को तत्पर रहो | धर्म के शत्रुओं का सहार करो ।” 
... रामदास जैसे महात्माओं के कारण मराठो मे नवजीवन भर संगठन तो उत्पन्त 
हक कि मेक से महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उन्हें एक 
१६२७ ई०) था । शिवाजी ने कस हवस सवा गा 02686 00.2 2 पे 
कस प्रकार स्वतन्त्र मराठा राज्य की नीब डाली, और 


भारतीय इतिहास का मुगल युग ड४भ्‌ 


अठारहवीं सदी के पूर्वार्थ मे पेशवाञ्रो के नेतृत्व मे सराठे किस प्रकार भारत की प्रमुख 
राजशक्ति बन गये, इसका वृत्तान्त लिखने की प्रावद्यकता नही है । इतना निर्देश कर 
देना ही पर्याप्त है, कि बालाजी बाजीराव (१७४०-१५६ १) के शासन काल में मराठा 
साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गया था, और दिल्ली का मुगल 
बादद्याह मराठों के हाथों मे कठपुतली के समान हो गया था । 

मुगल साम्राज्य का छास--प्रौरगजेव की हिन्दू विरोधी नीति के कारण 
मुगल शासन के राष्ट्रीय रूप का श्रन्त हो गया था, भर राजपूत, सिक्‍्ख, मराठे श्रादि 
विविध हिन्दू राजशक्तियाँ मुगल आधिपत्य का अन्त कर श्रपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
दारने मे तत्पर हो गयी थी। इस काल में भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो 
गई थी, भ्ौर इस देश में अ्रनेक राज्य स्थापित हो गये थे, जो परस्पर लडने मे व्यापृत 
रहते थे । 

अ्ठारहवी सदी के उत्तराद्ध मे! भारत की राजशक्ति जिन विविध जातियों व 
“जवजश्ो के हाथो में थी, उनका निर्देश इस ढग से किया जा सकता है :-- 

(१) मुसलिम-- (क) दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासत था, पर उनकी 
शक्ति बहुत क्षीण दशा मे थी। (ख) अवध मे एक पृथक्‌ व स्व॒तन्त्र मुसलिम राजवंश 
की स्थापना हो गयी थी, जो नाममात्र को मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकृत करता 
था । (ग) बगाल के सूवेदार भी मुसलिम थे, पर क्रियात्मक द॒प्टि से वे स्वतन्त्र थे । (घ) 
दक्षिणापथ (दक्खन) के सूबे का शासन अ्रठारहवी सदी के शुरू में निजामुलमुल्क के 
सुपुर्दे किया गया था, जो मुगल बादशाह की निबेलता से लाभ उठाकर स्वतन्त्र रूप से 
श्राचरण करने लगा था। चौथ शोर सरदेशमुखी प्रदान कर मराठों को मन्तृष्ट रखते 
हुए दकब॒न का यह निजाम श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखे हुए था । 

(२) मरा5ठ--शिवाजी द्वारा मराठा शक्ति का प्रादुर्भाव किया गया था, और 
पेणवाग्रो ने उसे भ्रत्यधिक विकसित किया था। श्रठारहवी सदी के मध्य भाग मे 
मराठो की शक्ति उत्कर्ष की चरम सीमा को पहुँच चुकी थी, श्रौर १७६१ के बाद भी 
ग्वालियर, नागपुर, इन्दौर, बडौदा व महाराष्ट्र मे उनके स्वतन्त्र ब शक्तिशाली राज्य 
कायम थे । अपने 'स्वराज्य' के श्रतिरिक्त बहुत-से 'मुगलिया' प्रदेशों पर भी मराठो 
का आधिपत्य था, जिनसे कि वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे । 

(३) राजपृत--मुगल बादणाहत के उत्कपषं-काल में भी राजपुताना के राजपूत 
राज्य अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे । मुगल सेनाओ् के सेनापति 
एवं विभिन्‍न सूबों के सूबेदारों के रूप मे राजपूत राजाओं की शक्ति व वैभव मे बहुत वृद्धि 
हो गयी थी । श्रौरगजेब के बाद राजपूताने के विविध राजा क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र 
हो गये थे, श्र मुगल बादशाहत की राजनीति में खुलकर भाग लेने लगे थे । 

(४) सिक्ख--ओोरगजेब के शासनकाल में ही गुरु गोबिन्दर्सिह के नेतृत्व में 
सिक्‍खो ने अपना सैनिक सगठन बना लिया था। १७६१ में पानीपत के रणक्षेत्र मे 
मराठों के परास्त हो जाने पर पंजाब में अपनी राजशक्ति के विकास का उन्हे ग्रनुपभ 
अवसर मिला, और १७६७ में अरहमदशाह भ्रब्दाली को परास्त कर उन्होंने पंजाब में 


डंडे भआरतीय सस्कृति का विकास 


अपने अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिए । श्रठारह॒वी सदी के अ्रन्त तक सिक्‍्ख पंजाब 
की प्रधान राजदक्ति बन चुके थे । 

(५) जाट--अटठारहवी सदी के मध्य तक दिल्‍ली श्रौर श्रागरा के समीपवर्ती 
प्रदेशों में जो अनेक छोटे-छोटे जाट राज्य स्थापित हो गये थे, १६७१ में मराठों के 
परास्त हो जाने के बाद उन्हे भ्रपने उत्कर्ष का सुवर्णीय भ्रवसर प्राप्त हुआ । सूरजमल 
नाम के वीर नेना के नेतृत्व में उन्होंने आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, श्रलीगढ, 
इटावा, मेरठ, रोहतक, फरु खनगर, मेवात, रेवाडी, गुडगाँव श्रौर मथ॒रा के प्रदेशों पर 
श्रधिकार कर लिया, श्रौर भरतपुर को राजधानी बनाकर श्रपने स्वतन्त्र राज्य की 
स्थापना कर ली । अठारहवी सदी के उत्तराद्ध मे जाटों का यह राज्य भी भारत की 
प्रधात राजशक्तियों में श्रन्यतम था । 

भारत की यह राजनीतिक दशा थी, जब कि भग्रेजों ने इस देश में अपने उत्कर्प 
का प्रारम्भ किया। इस विदेशी राजशक्ति को यहाँ श्रपने आधिपत्त्य को स्थापित करने 
मे जो सफलता हुई, उसका प्रधान कारण यही था, कि औरगजेब के बाद मुगल- 
साम्राज्य खण्ड-ख़ण्ड होना शुरू हो गया था, और इस देश मे कोई एक ऐसी प्रवल 
राजशक्ति नहीं रह गयी थी, जो इन विदेशी व विधर्मी लोगो से भारत की रक्षा करने 
में समर्थ दो सकती । 


(२) मुगल-युग को विशेषताएँ 


मुगल यूग की कतिपय ऐसी विशेषताएं है, जिन्हे द॒प्टि में रखना इस काल की 
सस्कृति को समभने के लिए उपयोगी है--- 

(१) शक्तिशाली केन्द्रीय द्ासन--ससार के विविध देशों के मध्यकालीन 
इतिहास की यह बविश्येषता रही है, कि सामन्‍्त पद्धति के कारण देश में शान्ति और. 
व्यवस्था का अभाव होकर अराजकता की प्रवृत्तिया जोर पकडती रही है। गुप्त साम्राज्य 
* पतन के बाद भारत से भी इसी प्रकार के मध्ययुग का प्रारम्भ हो गया था, जब कि 
देश में कोई एसा राजा नही हुआ, जो विविध राजवशो और सामन्तो को पूर्णतया 
अपना वज्ञवर्नी बनाकर ज्ञान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ रहा हो । सातबी 
सदी से बारहवी सदी तक के हिन्दू राजा निरन्तर आपस में लडते रहे, और विजय- 
यात्राझ्नो द्वारा देश में अराजकता उत्पन्त करते रहे । तेरहवी, चौदहवी श्रौर पन्द्रहवी 
सदियों में श्रफगान सुलतानों के शासन काल में भी यही दशा रही । पर मुगल सम्राटो 
के शासन काल में इस स्थिति मे परिवर्तन श्राया, और कम से कम विन्ध्याचल के 
उन्र के प्रदेशों में एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित हो गया । 

शो पर शासन करते 2 
है 4 कक ा मा में लड़ते रहते थे । पर अकबर 
गये थे। अपने छोटे-छोटे राज्यो मे र दे न्त्र 0 “कक अंक पक 0 कक 
परम प्वतन्त्र राजा के समान शासन करने की श्रपेक्षा वे 
“जार में भ्नसबदार के रूप भे जीवन व्यतीत करना भ्धिक 


भारतीय इतिहास का मुगल युग ४४७ 


सम्मानास्पद समभने लगे थे। मध्य काल की सामन्तपद्धति का हास होकर श्रब यह 
स्थिति आ गयी थी, कि पुराने उम्र ब स्व॒तन्त्रताप्रिय राजा श्रौर सरदार मुगल दरबार 
में अ्रमीर-उमरात्रो के रूप में प्रदब-कायदे के साथ खड़े होने को गौरव की बात मानने 
लगे थे । झब इनकी स्थिति केवल अपनी तलवार पर प्राश्चित न रहकर बादशाह की 
कृपा दृष्टि पर निर्मर हो गयी थी । 

(२) राष्ट्रीय शासन--मुगल बादशाहों का शासन किसी सम्प्रदाय या जाति- 
विशेष का शासन नही था । वह सच्चे भ्र॒र्थों में 'राष्ट्रीय शासन था, जिसमे हिन्दुओं 
श्रौर मुसलमानों को समान रूप से उन्‍नति का अवसर था । 

(३) उदारतापूर्ण शासन--मुगल-दरबार के वैभव श्रौर समृद्धि से प्राकृष्ट 
होकर बहुत-से विदेशी लोग इस समय भारत में श्राते रहे, श्रौर मुगल बादशाहों ने 
उन्हें उदारतापुर्वक अ्रपने दरबार व शासन-प्रबन्ध में स्थान दिया । विशेषतया, परशिया, 
मिस्र, अरब झ्ादि मुसलिम देशो के बहुत-से विद्वानु व वीर इस युग मे भारत भ्राए और 
उनके सम्पर्क में यहाँ के ज्ञान व सैनिक शक्ति की वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिली । 

(४) बिदेक्षी व्यापार में दृद्धि-- भारत में एक सुब्यवस्थित शासन की स्थापना 
के कारण इस देश के विदेशी व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई, और स्थल व जल दोनों 
मार्गों से भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत हुआ । इस युग में भारत का विदेशी 
व्यापार केवल मुस्लिम देशो तक ही सीसित नहीं रहा, श्रपितु पोर्तगीज, डच, फ्रेच, 
ब्रिटिश आदि यूरोपियन लोग भी व्यापार को इप्टि मे रखकर भारत श्ाने-जाने लगे । 
मुगल बादशाह इन यूरोपियन व्यापारियों का स्वागत करते थे, श्लौर इन्हे व्यापार- 
विषयक सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे । 

(५) राष्ट्रीय एकता--भारत मे राष्ट्रीय एकता के विकास में मुगल-साम्राज्य 
ने बहुत सहायता पहुँचाई । हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी इस युग मे भारत की प्रधान 
भाषा बन गयी। उत्तरी भारत के बडे भाग मे समझी व बोली जाने वाली हिन्दी भाषा 
मे पशियन शब्दों का समावेश होने से इस युग मे एक ऐसी भाषा का विकास हुग्ना, जो 
न केवल उत्तरी भारत मे सर्वत्र प्रयुक्त होने लगी, अपितु मुस्लिम विजेता जिसे दक्षिणी 
भारत में भी अपने साथ ले गये । इस भाषा का प्रादुर्भाव अफगान युग में ही हो चुका 
था। पर मुगलकाल मे इसका विशेष रूप से विकास हुआ । इस राष्ट्रीय भाषा को 
पशियन लिपि मे लिखने पर उर्दू कहते थे, श्लौर नागरी लिपि मे लिखने पर हिन्दी । 
पर इसे हिन्दू और मुसलमान समान रूप से प्रयोग मे लाते थे । दक्षिण में कितने ही 
मुसलमान कवियों ने इसमे काव्य की रचना की, और भप्रब्दुरेहीम खानखाना जैसे मुसल- 
मान कवि (अकबर के समय मे) ने इसमे कितनी ही कविताएँ बनाई । 

(६) शान्ति शौर व्यवस्था का युग--मुगलो के शासन में भारत में जो शान्ति 
और व्यवस्था कायम हुई, उसके कारण इस देश की बहुत समृद्धि हुई। कला, भवन- 
निर्माण, संगीत, साहित्य, कविता, धर्म श्रादि सभी क्षेत्रों मे इस समय भारत ने अझसा- 
घारण रूप से उन्‍नति की । 


छब्बीसवां अध्याय 
मुगल युग का भारत 


(१) शासन-व्यवस्था 


भारत के इतिहास में मुगल युग को शासन-व्यवस्था का बहुत अधिक महत्त्व 
है । इस काल मे देश का शासन जिस ढंग से संगठित हुआ था, उसके श्रतेक तत्त्व ब्रिटिश 
थुग में भी कायम रहे, और भ्रब तक भी उसके अवश्षेप विद्यमान है । शहरो के कोतवाल, 
मालगुजारी वसूल करने वाले तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी उस युग का स्मरण 
दिलाने के लिए पर्याप्त है, जबकि भारत में मुगलो का शासन था । 

मुगल-युग की शासन-व्यवस्था का निर्माण भ्रकबर के समय मे हुआ्ला था | यद्यपि 
मुगलो के पहले दो बादशाह बाबर और हुमायूँ थे, पर वे अ्रपने राज्य को सुव्यवस्थित 
रूप में नही दे सके थे, क्योकि उनका श्रधिकाश समय युद्धो में और भारत में श्रपना' 
आआधिपत्य स्थापित करने में ही व्यतीत हो गया था। पर अकबर से भी पूर्व शेरशाह 
सूरी ने दिल्ली को हुमाय॑ की ग्रधीनता से मुक्त कर जब उत्तरी भारत में श्रपने 
साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसने अपने शासन को सुसंगठित और सुव्यवस्थित 
करने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया । भेरणशाह सूरी ने मालगुजारी वसूल करते 
व विविध राजकर्मचारियों द्वारा देश के शासन को जिस व्यवस्था का सूत्रपात किया 
था, श्रागे चलकर प्रकबर ने उसी को विकसित किया । अत' मुगल शासन पद्धति को 
अनेक अशो में शेरशाह द्वारा स्थापित व्यवस्था का ही विकसित रूप मानता चाहिये । 

शासन क्षा स्वरूप--मुगलो द्वारा स्थापित शासन-पद्धति के स्वरूप को भली- 


भाँति समभने के लिए उसकी निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान मे रखना भ्रावश्यक 
ज्ै 


६ रा 


(१) मुगल झाक्रान्ता भारत के लिए विदेशी थे । वे धर्म स मुसलमान थे, और 
पश्िया तथा अरब के शासन-सम्बन्धी सिद्धान्तों से भली-भाँति परिचित थे । पर उनके 
लिए यह सम्भव नही था, कि भारत की शासन-सम्बन्धी परम्पराभ्रों की सर्वथा उपेक्षा 
कर मुस्लिम सिद्धात्तो के श्रनुसार इस देश का शासन कर सकते । इसलिए उनकी 
शौसन-व्यवस्था मुसलिम राज्य के सिद्धान्तों और भारत की परम्परागत शासनविधि 
के समन्वय का परिणाम थी। भारत मे ग्राम-संस्थाओं झौर शिल्पियों व व्यापारियों 
के आरथिक सगठनो (श्रेणी और निगम) का बहुत महत्त्व था। अफगान युग से भी 
न्थानीय स्वशासन की इन परम्परागत संस्थाझो का विनाश नही हुआ था । मुगल युग 
मे भी ये पूर्ववत्‌ कायम रही, भ्ौर सवेसाधारण जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने बालि 
भामलो का पुरानी परम्परा के अनुसार स्वयं शासन करती रही । भारत की विविध 


मुगल युग का भारत ४४8 


जातियो व विरादरियो मे जो कानून व प्रथाएँ पुराने समय से चली श्रा रही थी, मुगलों 
ने उनमे हस्तक्षेप नही किया । उत्तराधिकार, विवाह, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध श्रादि सामा- 
जिक मामलों के वे कानून ही कायम रहे, जो विविध जातियो मे चिरकाल से चलें प्लाते 
थे। पर केन्द्रीय शासन श्रौर विविध सूबों के शासन की व्यवस्था करते हुए मुगल बाद- 
शाहों ने उस शासन-विधि को अपनी दृष्टि मे रखा, जो ईरान, ईराक, मिस्र श्रादि 
मुसलिम देशों मे विद्यमान थी, और जिससे वे भली-भाँति परिचित थे । 

(२) मगल-शासन का स्वरूप सैनिक था । उसकी सत्ता सैन्य-शक्ति पर प्राश्नित 
थी । भ्रत प्रत्येक उच्च पदाधिकारी के लिए यह झनिवायें था, कि सेना मे उसका उच्च 
स्थान हो । ये कर्मचारी 'मनसबदार' कहाते थे। मनसब मुगल-सेना का एक ग्रोहदा' 
होता था, और राज्य के प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह आवश्यक था, कि सना में बह 
श्रपना श्रोहदा (मनसब्) रखे । इन मनसबदारों के दसहजारी, पॉचहजारी, हजारी 
आदि कितने ही वर्ग थे। सबसे छोटा मनसबदार दस सैनिको का नायक होता था, 
और सबसे वडा दस हजार सैनिकों का | राज्य के दीवान, बख्छशी, काजी, महतसिद 
आदि सब उच्च पदाधिवारी सेना मे भी 'मनसबदार' की स्थिति रखते थे । केवल बड़े 
पदाधिकारी ही नही, अ्रपितु राज्य के मुनीम आदि छोटे कर्मचारी भी मुगल सेना में 
ओोहदा रखते थे । विविध कोटि के इन मनसबदारो के लिए यह श्रावश्यक था, कि वे 
अपनी स्थिति के अनुसार सनिको व घडसवारों की एक निश्चित सख्या अपने अधीन 
रखे, और अपने वेतन से उनका खर्च चलाएँ । मनसबदारों को वेतन या तो नकद 
मिलता था, और या उसके बदले में उन्हे जागीर दे दी जाती थी, जिसकी झ्ामदनी से 
वे अ्रपना और अपने सनिको का खर्च चलाते थे । 

(३) मूगल सरकार जनता के हित और कल्याण के लिए शिक्षणालय तथा 
अस्पताल आदि खुलवाना अपने कार्यक्षेत्र सं बाहर की बात समझती थी। इस युग 
में ससार के विविध देशो के राजा देश में शान्ति स्थापित रखना और बाह्य श्राक्रमणो 
से उसको रक्षा करना ही अ्रपना प्रधान कत्तंव्य समभते थे। उनके राज्य-शासन का 
स्वरूप पुलिस स्टेट' के सरश था | जनता के हित व कल्याण के लिए जिस प्रकार के 
उपायो का अ्रवलम्बन करना श्राजकल के राज्य अपना कर्तव्य समभते है, वसा इस युग 
में नही समझा जाता था । ये काये या तो इस युग के धामिक सम्प्रदाय करते थे, झौर 
या सम्पन्न व्यक्ति । मुगल-बादशाहों ने भी शिक्षा, साहित्य श्रादि को प्रोत्साहन देने के 
लिए धन का उदारतापूर्वेक व्यय किया । पर इनका यह कार्य राजा व बादशाह की 
स्थिति मे न होकर एक सम्पन्न य घनी व्यक्ति की स्थिति मे ही था । इस युग के श्रन्य 
सम्पन्न पुरुषों के समान मुगल बादशाहो ने भी विद्वानों औ्ौर साहित्यिको का संरक्षण व 
प्रोत्साहन किया । पर यह करते हुए उन्होने इस कार्य को भ्रपना राजकीय कत्तंव्य नही 
समझा । बादशाह की स्थिति में वह श्रपना प्रधान कत्तंव्य यही समझते थे, कि देश की 
आमभष्यन्तर व बाह्य शत्रुओ्रों से रक्षा करे, और सेना की सहायता से अपने आधिपत्य के 
क्षेत्र का विस्तार करने में तत्पर रहें । 

(४) मुगल बादशाह पूर्णतया निरकुश झभौर स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति 
को मर्यादित करने के लिए कोई ऐसी सभाएँ व भ्न्य संस्थाएं नही थी, जो उनकी 


४५० भारतीय संस्कृति का विकास 


इच्छा पर अंकुश रख सकती । इसमे सन्देह नहीं कि राज्य-कार्य में उतकी सहायता 
करने के लिए मन्त्रियो की सत्ता थी, और दीवाने-खास मे उपस्थित अभ्रमीर-उमरा और 
मनसबदार लोग उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श दे सकते थे। पर इस परामशे को 
मानता न भानना राजा की अपनी इच्छा पर निर्भर था। यही कारण है, कि अझ्रकबर 
ने हिन्दुओं के प्रति जिस नीति का अनुसरण किया, औरंगजेब ने उसे भ्रामूल-चूल 
परिवर्तित कर दिया । पर साथ ही यह भी ध्यान मे रखना आवश्यक है, कि बादशाह 
की निरंकुचता की एक सीमा भी थी। वह ऐसी नीति का अनुसरण नहीं कर सकता 
था, जो उसके मनसबदारो की स्वंथा ग्रस्वीकार्य हो । इसी कारण श्रकबर को “दीने- 
इलाही' के प्रचार मे सफलता नहीं हुई, और इसीलिए औरगजेब की हिन्दू-विरोधी 
नीत्ति ने मुगल-साम्राज्य को खण्ड-खण्ड कर दिया । 

(५) इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार राजा न केवल अपने राज्य का स्वामी 
होता है, भ्रपितु साथ ही मुसलिम धर्म का श्रधिपति भी होता है । इसी लिए हजरत 
मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा जहाँ ग्ररब साम्राज्य के स्वामी थे, वहाँ साथ ही 
सम्पूर्ण मुम॒लिम जगत्‌ के भी प्रधान थे। राजा और पोप दोनो के पद उनमे एकीभूत 
हो गये थे | साथ ही, मुसलिम विधान-शास्त्र के अनुसार यह भी भ्रावश्यक है, कि राजा 
शरायत के अनुसार शासन करे । मुसलिम राज्य में राजा मूसलिम प्रजा का शासक 
होता है । गैर-मुसलिमों की सत्ता या तो मुसलिम राज्य स्वीकार ही नही करता, या 
उनके जान-माल की रक्षा के बदले मे उनसे एक विद्येष कर वसूल करता है, जिसे 
जजिया कहते हैं। इसी लिए तुकं-प्रफगान युग में हिन्दुओं को जजिया कर देना पइता 
था । पर अकबर, जहाँगीर और जाहजहाँ ने मसलिम राज्य के इस सिद्धान्त की 
उपेक्षा की, और शासन के क्षेत्र भे हिन्दुओ और मुसलमानों के भेद को दूर कर दिया। 

(६) जिस प्रकार मुगल बादशाह राज्य-शासन के सर्वोच्च श्रधिकारी थे, वेसे 
ही न्याय के क्षेत्र मे भी उनकी सत्ता सर्वोपरि थी । वे श्रपनी इच्छा के श्रनुसार 'शासन' 
(राजाजा) जारी करते थे, श्रौर उनका पालन करना सम्पूर्ण प्रजा के लिए पश्रावश्यक 
था । विवादग्रस्त बातो का गअन्‍्तिम निर्णय राजा द्वारा ही किया जाता था, श्ौर काजी 
आदि विविध न्याय-सम्बन्धी श्रधिकारियों के निर्णयों के विस्द्ध बादशाह की श्रदालत 
मे अपील वी जा सकती थी । दीवाने-ग्राम मे जनता को यह अवसर मिलता था, कि 
बह बादशाह का सेवा मे अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर सके । जहाँगीर ने झ्रागरा के किले 
मे स्थित शाहबुर्ज से लेकर यमुना के किनारे तक एक जजीर लटकवा दी थी, जिसके 
सिरे पर घष्टियाँ बंधी (ई थी। कोई भी व्यक्ति इस जजीर को खीचकर बादशाह 
का ध्यान अपनी अर्जी की ओर आकृप्ट कर सकता था। पर मुगल काल का राजा 
आयप्रिय हो या नही, यह भी उसकी अपनी इच्छा श्रौर प्रवृत्ति पर ही निर्मर था। 
का 
की विशेष आवश्यकता नही होती थी हे , है 80858 0६ 
आन सकी हे पे हक ग्रामो, श्राथिक सगठनो झौर बिरादरियो 

स्सेयु वद्यमान थी, और ब। 


निर्णय उन्हें हे हुसंख्घक मामलों का 
व उत्हां द्वारा होता था । जिन मामलों को आ्राजकल दीवानी (सिविल) कहः 


मुगल युग का भारत ४४१ 


जाता है, वे राजकीय न्यायालयों में बहुत कम पेश होते थे। उनका निर्णय प्राय 
जनता की अपनी पंचायतों द्वारा ही होता था । फौजदारी के मामले और मुसलिम प्रजा 
के मामले काजी की अ्रदालत में पेश होते थे, और प्रायः उन्ही के बारे मे बादशाह की 
सेवा में श्रज॑ं की जाती थी । 

(७) यद्यपि राज्य के आरथिक जीवन में सरकार कोई विशेष दिलचस्पी नहीं 
रखती थी, पर अपनी ग्ननेक प्रकार की श्रावश्यकताञ्रो की पूर्ति के लिए उसकी शोर 
से बहुत-से कारखाने खुले हुए थे, जिनमे बहुत-से शिल्पी और कर्मकर एकत्र होकर बड़े 
पैमाने पर आर्थिक उत्पत्ति का कार्य करते थे। मनसबदारों को साल मे दो बार बाद- 
शाह की ओर से खिलत (पोशाक) दी जाती थी, श्रौर इन मनसबदारो की सख्या 
११,००० से भी भ्रधिक थी । इतने मनसबदारों के लिए खिलत तैयार करना साधारण 
बात नहीं थी । ये पोशाक राजक्रीय कारखानो में ही तैयार की जाती थी। इस प्रकार 
के कारखाने श्रफ्गान-युग मे भी विद्यमान थे। कस्त्रो के भ्रतिरिक्त भ्रनेक प्रकार के अस्त्र- 
गस्न्र श्रादि भी राजकीय कारखानों में तैयार होते थे, जिनका संचालन बादशाह द्वारा 
नियुक्त दारोगा द्वारा किया जाता था। इस युग की सरकार के विविध कार्यो मे इन 
कारखानो का सचालत पअ्नच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था । 

सरकार के विभाग--मुगल बादशाहुत में सरकार के प्रधान राजपदाधिकारी 
निम्नलिखित थे, जो श्रपने-प्रपने विभाग के मुख्य अध्यक्ष होते थे--(१) दीवान-- 
राजकीय ग्राय को प्राप्त करना और उसका हिसाब रखता दीवान का कार्य होता था। 
बादशाह के बाद राज्य मे उसकी स्थिति सबसे ऊँची होती थी । (२) खानसामा--यह 
राजकीय अन्‍न्तःपुर व दरबार का प्रधान अधिकारी होता था। प्राचीन भारत मे जो 
स्थान 'प्रान्तवंशिक' का था, वही मुगल काल मे खानसामा का था । अकबर के गन्त'पुर 
में ५००० के लगभग स्त्रियाँ थी, जो सब उसकी विवाहित पत्नियाँ नहीं थी। यही 
दक्षा श्रन्य मुगल बादशाहो के ग्रन्त पुरो की भी थी । इतने विशाल पग्न्त पुरो की 
सुध्यवस्था के लिए एक पृथक्‌ सरकारी विभाग की सत्ता अनिवार्य थी । यही कारण है, 
कि इस युग मे खानसाम। की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण थी । (३) बख्शी--सेना के खर्च 
का हिसाब रखना और विविध मनसबदारों को नियमित रूप से वेतन आआरादि प्रदान 
करना बरुशी का कार्य था। (४) काजी--यह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता 
था। (५) सदर-उस्‌-सदूर-- धामिक सस्थाझों को जो सहायता बादशाह की तरफ से 
दी जाती थी, या उसकी ओर से गरीबो व श्ननाथों के पालन के लिए जो खर्च होता 
था, उसकी व्यवस्था करना सदर-उस्‌-सदूर का कार्य था । (६) मुहतसिब--जनता के 
नेतिक कार्यो पर नियन्त्रण रखना इस अ्रधिकारी के विभाग के अ्रधीन था । इन छ. 
मुख्य पदाधिकारियों के अ्रतिरिक्त (७) दारोगा-ए-तोपखाना और (८) दारोगा-डाक- 
चौकी नामक दो श्रन्य उच्च पदाधिकारी भी थे, जो राज्य मे भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखते थे, यद्यपि उनकी स्थिति पहले छ. भ्रधिकारियो की तुलना में हीन मानी 
जाती थी । 

मुगल-युग के श्रन्य उच्च राजपदाधिकारी निम्नलिखित थे---(१) टकसाल का 
दारोगा, जिसका काम मुद्रा-पद्धति की व्यवस्था करना श्रौर सिक्‍को को ढलवाना होता 


है 2.6 आरतीय सस्कृति का विकास 


था। (२) मीर-माल, जिसकी स्थिति वर्तमान समय के लाड्ड प्रिवी सील' के सहृश 
होती थी । (३) मुस्तोफी या आडिटर-जनरल । (४) नाजिरे-बुयुनात या सरकारी 
कारखानो का दारोगा । (५) मुशरिफ, जो भूमिक्र विभाग का सचिव होता था । 
(६) मीर-बहरी या नौसेनाध्यक्ष । (७) मीर-बर्र या जगलात के महकमे का भ्रध्यक्ष । 
(८) वाकाए नवीस--राज्य मे जो कुछ घटनाएँ घटित हो रही हैं, उन सबसे बादशाह 
को भ्रवगत कराना इस पदाधिकारी का काम होता था। (&) मीर-प्रज॑--यह जनता 
के प्रार्थनापत्र बादशाह की सेवा मे उपस्थित करता था। (१०) भीर-मजिल या क्वार्टर- 
मास्टर-जनरल । (११) मीर-तोजक---इसका कार्य शाही दरबार के साथ सम्बन्ध रखने 
वाली विविध विधियों व कायदों के यथावत्‌ भ्रनुसरण व पालन की व्यवस्था कराना 
होता था । मुगल बादशाहत के केन्द्रीय शासन में ये ही राजकर्मचारी सर्वप्रमुख होते 
थ, जो अपने कार्यों के लिए केवल बादशाह के प्रति ही उत्तरदायी होते थे, शौर तभी 
तक अपने पदो पर रह सकते थे, जब तक कि बादशाह का विश्वास उन्हे प्राप्त रहे । 
फैन्द्रीय सभाश्रों का श्रभाव-- मुगल वादगाहो के शासन में कोई ऐसी केन्द्रीय 
सभाएँ नही था, जिनसे परामश लेना बादशाह के लिए अनिवार्य हो । पर वह श्रपनी 
इच्छा के प्रतुसार मन्त्रियो श्रोर राज्य के मनसबदारा स समय-समय पर परामशे करता 
रहता था। उनके परामर्श को बादशाह स्वीकार करे या नहीं, यह उसकी इच्छा पर 
ही निर्भर था। अ्रफगान-युग के बारे-खास और बारे-प्राम के समान दीवाने-खास और 
दीवाने-आ्रम मुगल-युग मे भी विद्यमान थे। दीवाने-आ्राम मे बादशाह सर्वसाधारण 
जनता के प्रार्थना-पत्रो पर विचार करता था, और दीवाने-खास मे वह राज्य के उच्च 
पदाधिकारियों से परामर्श करता था। दीवाने-खास में कौन लोग उपस्थित हो और वे 
किस क्रम से किस जगह पर बैठे, इन सब बातो के सम्बन्ध मे विशद रूप से नियम बने 
हुए थ। पर ये सस्थाएँ बादझ्ाह की निरकुशता व स्वेच्छाचारिता को किसी भी रूप 
से नियच्त्रित नही कर सकती थी । मुगल-युग के राजा पूर्ण रूप मे 'एकतन्त्र' व 
/कराट' होते थे । 
..._ बादशाह की सर्वोच्च सत्ता--मुगल-युग के बादशाह न केवल शासन के क्षेत्र 
में सर्वोच्च सत्ता रखते थे, पर धर्म की दृष्टि से भी उनका बहत ऊँचा स्थान था। 
इजाम के सिद्धान्तों के अतुसार मुसलिम लोग उन्हे अपना 'खलीफा' भी मानते थे, 
और उन्ही के नाम से 'खुतबा' भी पढा जाता था । अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह 
न ग्रपन का भारत के सब लिवासियों का धर्मंगुरु बनाने का भी प्रयत्न किया था। 
5७ प्रनेक उपाधियों में 'जगतृ-गुरु भी एक थी । जिस प्रकार लोग प्रातःकाल सूयं 
के दे्शन का है, या अन्य देवी देवताओं के दर्शन करके शपने कार्य को प्रारम्भ करते 
>ाम आह मर हक हम ्क विद्यमान था, उसके दर्शन करना भी 
बादशाह सूर्योदय के दो घड़ी बाद जप रे दा के भरोले पर खड़ा होकर 
के चीच के विशाल मैदान मे इसी कक  देशन देता था, र बहुत-से लोग भरोले 
दशेतो का पुण्य लाभ हो सके |. अल रु का 8 डक क 
गया था, जिसके अनुयायी बादशाह का 2 एक ऐसा भी सम्प्रदाय संगठित हो 
रू न किये बिना न भोजन ही खाते थे, और न 


मुगल युग का भारत ४४३ 


पानी ही पीते थे । इस सम्प्रदाय को 'दर्शनिया' कहते थे । मुगल बादशाहो के अतुल 
प्रताप के कारण लोगों ने उनके प्रति देवत्व भावना का विकास कर लिया था। प्राचीन 
युग के रोमन सम्राटों के समान भ्रकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ जैसे बादशाह अपने 
को “देवी” मानने लगे थे । यही कारण है, कि जहाँगीर की मलका ने भी “जगत्‌- 
गुसाइनी' की उपाधि धारण कर ली थी । 

प्रफगान-युग में विविध प्रान्तो के नायब सुलतान प्राय” वही स्थिति रखते थे, 
जो दिल्‍ली के सुलतान की होती थी । पर मुगल-युग मे बादशाह की स्थिति प्रान्तीय 
सबेदारो की तुलना में बहुत ऊँची मानी जाती थी। बादशाह को कतिपय ऐसे विशेषा- 
घिकार प्राप्त थे, जो साम्राज्य के किसी भी सूबेदार, सिपहसालार या अधीनस्थ राजा 
को प्राप्त नही थे। इनसे से कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख करना उपयोगी है-- 
(१) राजमहल के भरोख्ले पर खडे होकर प्रजा को दर्शन देने का अ्रधिकार केवल बाद- 
शाह को था। (२) हथेली को जमीन से छुआने के बाद फिर साथे पर लगाकर जी 
'तसलीम' की जाती है, वह केवल बादशाह के प्रति ही की जा सकतो थी, किसी श्रन्य 
व्यक्ति के प्रति नहीं । (३) जब बादशाह यात्रा के लिए चलता था, तो नगाड़े बजाये 
जाते थे । इसी प्रकार जब बादशाह दरबार मे हाजिर होता था, तो दमदमा बजाया 
जाता था। नगाड़ा श्रौर दमदमा केवल बादद्ाहु के लिये ही बज सकते थे । (४) किसी 
सूचेदार को यह अधिकार नही था, कि वह किसी व्यक्ति को कोई उपाधि या खिताब 
दे सके । यह अधिकार केवल बादशाह को प्राप्त था। (५) जब बादशाह सवारी पर 
चलता हो, तो कोई आदमी उसके साथ सवारी पर नही चल सकता था । यदि बादशाह 
पालको पर हो, तो उसका लडका घोड़े पर चढ सकता था। पर शअन्य सब लोगों के 
लिए पैदल चलना श्रावश्यक था । यह अधिकार केवल बादशाह को ही प्राप्त था । 
मनसबदार व राजा यदि सवारी पर जाते हो, तो अन्य लोग भी सवारी का प्रयोग कर 
सकते थे । (६) विकलाग करने की श्राज्ञा देने का अ्रघिकार केवल बादशाह को था | 
(७) हाथियों की लडाई केवल बादशाह के सामने ही कराई जा सकती थी । मनसबदारों 
को यह अधिकार नही था, कि वे आमोद-प्रमोद के लिए हाथियों को लडा सके । इसी 
प्रकार की भ्रन्य अनेक बातो के कारण मुगल-युग मे बादशाहो की स्थिति श्रन्य सब लोगो 
की अपेक्षा बहुत भ्रधिक ऊँची बनी हुई थी, क्योकि सर्वंसाघारण लोगो की इष्टि मे इन 
बातों का बहुत महत्त्व था । 

आ्रान्तीय शासन-- मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य 
को बारह सूबों मे विभक्त किया था । उसकी मृत्यु के समय तक मुगल सूबों की सख्या 
१२ से बढ़कर १५ हो गयी थी, क्योकि कंतिपय नये प्रदेश साम्राज्य की अ्रधीनता में 
भरा गये थे । इन पन्द्रह सूबों के नाम निम्नलिखित थे--श्रागरा, इलाहाबाद, श्रवध, 
दिल्‍ली, लाहौर, मुलतान, काबुल, भ्रजमेर, बंगाल, बिहार, भ्रहमदाबाद, मालवा, बरर, 
खानदेश और भ्रहमदनगर । जहाँगीर के समय मे मुगल सूबों की संख्या १७ हो गयी, 
झोर जब श्रौरंगजेब के समय में सुगल-साम्राज्य चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर गया, तो 
उसके सूबो की संख्या २१ तक पहुँच गयी । भुगल साम्राज्य के सूबों का शासन करने 
के लिए जो पदाधिकारी नियत किये जाते थे, उन्हें 'नाजिम', 'सूबेदार', 'सिपहसालार', 


४५४ भारतीय संस्कृति का विकास 


व 'साहिब-सूबा' कहते थे। क्योंकि सूबे का निजाम पझपने क्षेत्र की मुगल-सेना का 
प्रधान सेनापति भी होता था, श्रत. उसे सिपहसालार भी कहा जाता था। वाजिम या 
सूबेदार अपने सूबे के शासन श्रौर सेना दोनो का अधिपति होता था। उसके श्रधीन 
भी अनेक राजपदाधिकारी होते थे, जिनमे प्रमुख दीवान, बख्शी, काजी, सदर और 
वाकयानवीस थे । इन पदाधिकारियों की सूबे मे वही स्थिति थी, जो केन्द्रीय शासन 
मे इन्ही नामों के पदाधिकारियों की होती थी | सूबेदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा 
की जाती थी। 

नाजिम या सूवेदार का प्रधान कार्य अ्रपने सूबे मे शान्ति और व्यवस्था स्थापित 
रखना समझा जाता था। मुगल बादशाहत का स्वरूप 'पुलिस राज्य' के सदृण था, 
प्रत. सूबेदारों से यही आशा की जाती थी, कि वे अपने क्षेत्र की झ्राम्यन्तर और बाह्य 
शत्रुओं से रक्षा करे । सार्वजनिक हित के कार्यों के प्रति इस युग के शासक उपेक्षावृत्ति 
रखते थ, भरत. सूबेदार भी इन बातों की श्रोर कोई ध्यान नही देते थे । यदि वे 
विद्वानों को झाश्रय देते, श्रौर ज्ञान, साहित्य श्रादि के सवर्धन के लिए कोई कार्य करते 
थ, तो उसे वे श्रपनी वैयक्तिक स्थिति मे ही करते थ । सूबदारों के अधीन अनेक फौज- 
दार होते थे, जो सूबे के विभिन्‍न विभागों में श्ञान्ति श्रौर व्यवस्था कायम रखने का 
कार्य करते थ। 

मुगलों के शासन का प्रभाव मुख्यतया नगरो तक ही सीमित था, क्योंकि गाति 
और व्यवस्था स्थापित करने की झ्रावश्यकता विज्येप रूप से वही पर होती थी । ग्रामों 
बा प्रबन्ध पुराने युग से चली श्रा रही ग्रामसस्थाओं के ही हाथो मे था, और उनके 
कारण सर्वेसाधारण जनता को मुगल-गासको के सम्पर्क में श्राने का बहुत कम झ्वसर 
मिलता था । जमीन की मालगुजारी देने के सम्बन्ध मे किसानो का जिन कर्मचारियों से 
सम्पर्क होता था, उनके विषय से हम इसी अध्याय में श्रागे चलकर प्रकाश डालेंगे । 

सेन्‍्य संगठन--मुगल युग की सना के चार विभाग मुख्य थे-- घुडसवार सेना, 
पदाति रोना, तोपखाना और नौसेना । इनके ग्रतिरिक्त हाथियो और ऊँटो के दस्ते भी 
होते थ, जो विशेष परिस्थितियों मे प्रयोग में लाये जात थे। सेना में सर्वप्रधान स्थान 
बुटसबारों का था। इसी लिए विविध वर्गों के मससबदारों के लिए यह आवश्यक था, 
कि वे घोड़ो की एक निश्चित सख्या अपने पास रखे, जिन्हे प्रावदयकतानुसार राज्य 
के लिए प्रयुक्त क्रिया जा सके | तोपखाने का भारत भे प्रवेश बाबर के समय में दशा 
था, और मुगल वादशाहो ने उसकी उन्नति पर बहुत ध्यान दिया था । औरगजेब के 
समय तक मुगल-मेना में तोपधाने का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था, श्र युद्ध 
पर ये तोपो का विज्षेप रुप से प्रयोग होने लगा था । तोपखाने के सब कर्मचारियों 
इसके लिए एक पृथक्‌ विभाग था, जिसके प्रधान प्रवि का को है लय 
श्सके कार्य निस्‍्नलिखित थे. (१ ) नदियों के हर ह 3 आर लिक कक 
नौकाओ्रो का निर्माण क हर हे उलड सा सब मेहर को 
कह कच्दाना, (२) युद्ध के काम प्लानेवाले हाथियों को पार उतारने 
के लिए विशेष प्रकार की नौकाएं ३) मल्लाहो को जि 08 

: बनवाना, (३) मल्लाहो को भरती करना और उन्हे 


भुगल युग का भारत 3. 


नौकानयन सिखाना, (४) नदियों का निरीक्षण करना, श्लरोर (५) नदियों को पार करने 
के लिए घाटों पर कर को वसूल करना । इसके ग्रतिरिक्त राज्य के पास ऐसे भी जहाज 
थे, जिनसे समुद्र यात्रा की जा सकती थी । पूर्वी बगाल में ढाका में मुगलों ने ७६८ 
ऐसे जहाज तैनात किये हुए थे, जो सब प्रकार के शअस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे | इन 
जहाजो का प्रयोजन यह था, कि भ्रराकान के लोगो के ग्राक्रमणों से वगाल के समुद्रतट 
की रक्षा की जा सके । सम्भवत', इसी प्रकार के जहाजी बड़े मुगल-साम्राज्य के पश्चिमी 
समुद्रतट पर भी रखे गये थे, यद्यपि मुगल-सेना मे जगी जहाजो का स्थान बहुत महत्त्व- 
पूर्ण नही था । इस युग में स्थल सेना का महत्त्व भ्रधिक था, और मुगलो को श्रपने 
साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसी की अधिक प्रावश्यकता भी पड़ती थी। इसी लिए 
मीर-बहरी का प्रधान कार्य नदियों के पार उतरने योग्य नौकाओं की व्यवस्था करना 
ही होता था, क्योंकि अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने व उसका विस्तार करने 
के लिए नदियों को पार करना बहुत आवश्यक था । 

धृडसवार और पदाति सेनाओं का संगठन मनसबदारों के अधीन था । मनसव 
के सम्बन्ध में हम पहले भी लिख चुके है। मनसब का श्रभिप्राय है, पद या सेवा । सबसे 
छोटा मनसब दस संतिको का होता था, श्रौर सबसे बड़ा दस हजार का। दस श्रौर दस 
हजार के बीच में मनसबदारों के ३२ वर्ग थ, और प्रत्येक मनसबदार से यह झ्राशा की 
जाती थी, कि वह सैनिकों झौर घोडो की एक निश्चित सख्या सदा श्रपने पास तयार 
रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कार्य के लिए उनका उपयोग किया जा सके । 
मुगल-युग मे इस प्रकार के मनसबदारों को कुल सख्या ११,५०० थी, जिनमे से ७५०० 
को अपने व अपने अधीनस्थ सेनिको के खर्च के लिए वेतन मिलता था, और जैेप ४००० 
को वेतन के बदले में जागीरे दी गई थी, जिनकी श्रामदनी से वे भ्रपना खर्च चलाते 
थे । पर सब सनसबदार अपने लिए नियत किये गये सैनिकों व घोडी को अवश्य ही 
अपने पास तैयार रखते हो, ऐसा नहीं था । बहुत-से मनसबदार इस विषय मे प्रमाद भी 
करते थे, और प्रपने वेतत व जागीर की आमदनी का उपयोग अपने वैयक्तिक सुख के 
लिए करने मे भी सकोच नही करते थे । अ्रकबर ने इस सम्बन्ध मे अनेक व्यवस्थाएँ 
की थी । उस द्वारा एक आज्ञा यह प्रचारित की गयी थी, कि प्रत्येक मनसबदार अपने 
सैनिकों का बाकायदा रजिस्टर रखे, जिसमे सैनिक का नाम, उसके बाप का नाम कौम, 
जन्मस्थान व वेयक्तिक पहचान श्रादि सब बाते दर्ज हो । इसी प्रकार उसके पास जो 
घोड़े हो, उन्हें भी दाग कर रखा जाय, ताकि जरूरत पडने पर निरीक्षण करने में कठि- 
नाई न हो। इन प्राज्ञाओ्रों के बावजूद भी मनसबदार लोग प्राय, अश्रपने कत्तंव्य में 
शिथिलता करने से बाज नहीं आते थे । 

यद्यपि मुगल-साम्राज्य की शक्ति का प्रधान भश्राधार उसको सेना थी, तथापि 
इस युग के सैन्य-संगठन को सर्वथा निर्दोप नही कहा जा सकता | युद्धतीति के सम्बन्ध 
मे सब सँमिक एक नियन्त्रण का अनुसरण नही करते थे । धर्म, जाति व प्रदेश के अनु- 
सार संनिकों में बहुत भेद हो जाता था | साथ ही, सैनिक लोग अपने को बादशाह की 
सेवा में नियुक्त न समककर अपने मनसबदार का सेवक समभते थे । इस दृष्टि से मुगल- 
दैना मध्य-काल की सामन्त पद्धति की सेना से बहुत भिन्‍न नही थी । बड़े-बड़े मनसबदार 


डफ्द भारतीय संस्कृति का विकास 


परस्पर ईर्ष्या रखते थे, श्रौर प्रवसर पडने पर आपस मे युद्ध करने व राजगद्ी के किसी 
एक उम्मीदवार का पक्ष लेकर उसकी सहायता करने में भी संकोच नही करते थे । 
इस दशा में सैनिक भी ग्रपने मससबदार की तरफदारी करते थे, और मुगल सेना के 
विविध भ्रग आपसी युद्ध भे ही व्याप्त हो जाते थे। अकवर के बाद जब मुगलों का 
वैभव बहुत बढ गया, तो उनकी सेना मे भोग-विलास को प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी। मुग्ल 
सेना जब युद्ध के लिए चलती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई नगर एक स्थान 
से दूससे स्थान पर चल पडा हो । जहाँ सेना का पडाव पडता था, एक नगर-सा बस 
जाता था । हजारो खेमे व तम्बू गड जाते थे, जिनमे बड़े मनसबदारों के तम्बू रेशम के 
होते थे । नतंक, वादक, गायक और तमाशा दिखाने वाले सेना के साथ-साथ चलते थे। 
छावनी मे भी मनसबदारों को रूपाजीवाशो और गणिकाग्रो के बिना चैन नहीं पडती 
थी । यही कारण है, कि शिवाजी की मराठी रोनाओ्रों का मुकाबला करने में प्रतापी 
सुगल सम्राट्‌ झ्रसमर्थ रहे । 

पुलिस---नगरों मे शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए कोतवालो की 
नियुक्ति की जाती थी। आइने-अकबरी के भ्रनुसार कोतवाल के कर्त्तव्य निम्नलिखित 
थ---(१) चोरों को पकडना, (२) तोल और माप के उपकरणों को निय्रन्त्रित रखना, 
झौर इस बात का ख्याल रखना कि व्यापारी लोग ग्राहकों से मुनासिब कीमत लें, 
(३) रात के समय शहर के बाजारों, गलियों और मार्गो पर पहरे का इन्तजाम करना; 
(४) शहर के निवासियों का अपने रजिस्टर मे उल्लेख करना, श्रौर बाहरी श्रादमियों 
पर निगाह रखना, (५) शहर की गलियो, रास्तो और मकानों का रिकाई रखना; 
(६) खूफिया पुलिस की नियुक्ति करना, जिसका काम शहर के गुण्डो पर निगाह रखना, 
नागरिको के भ्राय-व्य थ का पता करना, और पडोस के ग्रामो के मामलों पर दृष्टि रखना 
होता था, (७) जिन मृते-लोगो का कोई वारिस न हो, उनकी सम्पति पर कब्जा 
कर लेना और उसका हिसाब रखना, क्योकि लावारिस सम्पत्ति का मालिक राज्य हो 
जाता था। (८) गाय, बैल, भेस-मे से, घोडे श्रौर ऊँट के वध को रोकना; मुगल-युग 
मे प्राय गोवध का निषेध था । (६) किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध सती होने 
के लिए विवश किये जाने पर उसे सती होने से रोकना । निःसन्देह, सुगल-युग के 
कोतवालो के ये कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण थे, श्रौर इन्हे सम्पन्न करते हुए उन्हें बहुत सतर्क 
होने की आवश्यकता होती थी । 

देहात में शान्ति श्रौर व्यवस्था रखने के लिए मुगल-युग मे पुलिस का कोई 
विशेष प्रबन्ध नही था। प्रास्तीय सूवेदारों की श्रधीनता मे झ्ननेक फौजदार उस युग में 
भी नियुक्त श्र, पर फीजदारों का कार्य केवल यह था, कि अपने क्षेत्र में विद्रोह न होने 
दे। चोर-डाकू श्रादि से जनसाधारण की रक्षा करने का कार्य इस युग में भी ग्राम- 


सस्थाओ्रों के ही हाथों मे था, श्रौर वे ही ग्रामो की श्राल्तरिक सुव्यवस्था के लिए 
उत्तरदायी थी । 


कानून झौर न्याय-व्यवस्था--जिन ग्रथों मे झा 
सत्ता होती है, उस प्रकार के कानून 
समय पर बादश्षाहो की श्रोर से भ्रने 


जकल के राज्यों मे कानून की 
मुगल काल में विद्यमान नहीं थे। यद्यपि समय- 


के 'शासन' (राजाज्ञा) जारी किये जाते थे, प्रौर 


मुगल युग का भारत ४५७ 


उनकी स्थिति कानून के सहश होती थी, पर इस प्रकार के कानूनों की संखपा बहुत कम 
थी । मुगल-युग मे विवाद-ग्रस्त मामलों का निर्णय जिन कानूनों के अनुसार किया 
जाता था, उन्हे हम निम्नलिखित भागो में विभक्त कर सकते है--(१) बादशाह द्वारा 
जारी की गयी राजाज्ञाएँ। (२) शरायत कानून--क्योकि न्याय का कार्य प्रधानतया 
काजियो के सुपुर्द था, श्रत: वे न्याय करते हुए शरायत के कानून को दृष्टि मे रखते थे । 
कुरान श्रौर हृदीसो मे जो नियम प्रतिपादित हैं, काजियों के विचार के अनुसार वे सत्य 
व सनातन कानून होते थे, भौर न्याय-कार्य में वे उन्ही का उपयोग करते थे । मुसल- 
सानो के आपसी मुकदमो मे तो शरायत का कानून इष्टि मे रखा ही जाता था, पर जिन 
मुकदमो में एक पक्ष हिन्दू और दूसरा पक्ष मुसलिम हो, उनमे भी शरायत के कानून 
का ही प्रयोग होता था | (३) हिन्दुओ के परम्परागत कानून--जिन मुकदमों मे वादी 
झौर प्रतिवादी दोनो हिन्दू हो, उनका निर्णय करते हुए काजी लोग हिन्दुओ के चरित्र 
झौर व्यवहार (परम्परागत कानून) को दृष्टि मे रखते थे । पर ऐसा करना उनके लिए 
श्रनिवाये नहीं था । काजी लोग जो कुछ भी उचित समभें, वही वे करते थे । उनके 
न्याय कार्य को मर्यादित करने के लिए वर्तमान समय के जाब्ता-दीवानी और जाब्ता- 
फौजदारी के ढंग के कोई विधान उस समय विद्यमान नही थे । कोई भी मनुष्य काजी 
के फैसले के खिलाफ बादशाह की सेवा में ग्रपील कर सकता था । अ्रपीलो को सुनने 
झौर उनका निर्णय करने के लिए एक पृथक महकमा था, जिसमे मीर-प्र्ज के श्रधीन 
भ्रनेक पदाधिकारी होते थे । महत्त्वपूर्ण मामलों का निर्णय बादशाह स्वय भी करता था, 
श्रौर जब बादशाह विजय-यात्रा पर या अन्य किसी कार्य से राजधानी के बाहर हो, तब 
भी मीरग्र्ज का महकमा उसके साथ-साथ रहता था । 

न्याय विभाग के प्रधान ग्रधिकारी को 'काजी-उल्‌-कजात' कहते थे। यह 
अ्रधिकारी साम्राज्य के विविध सूबो की राजधानियों भे प्रान्तीय काजियो की नियुक्ति 
करता था। काजी के न्यायालश्र मे तीन कमंचारी होते थे--काजी, मुफ्ती शौर मीर- 
अ्दल । काजी का यह कार्य था, कि वह मामले की जाँच करे । मुफ्ती मुसलिम कानून 
का प्रतिपादन करता था, श्रौर यह बताता था कि शरायत के प्रनुसार मामले का क्‍या 
फैसला होना चाहिये । मीर-प्रदल काजी की जाँच धौर मुफ्ती द्वारा की गई कानून- 
सम्बन्धी व्याख्या के प्रनुसार फैसला लिखने का कार्य करता था । काजी की शअ्रदालत 
में दीवानी और फौजदारी दोनो प्रकार के मुकदमे पेश होते थे। हिन्दुओं के पारस्परिक 
विवादों का निर्णय भी इसी अदालत द्वारा किया जाता था ॥ यह झ्राशा की जाती थी, 
कि काजी लोग निष्पक्ष, न्‍्यायत्रिय और ईमानदार हो, पर क्रिया मे सभी काजी इत 
गुणो से युक्त नही होते थे । 

पर इस प्रसंग में यह ध्यान मे रखना चाहिये कि काजियो की श्रदालतें केवल 
साम्राज्य और सूबों की राजधानियो मे ही थीं । अन्य नगरो मे इन श्रदालतो का प्रायः 
झभाव था। बाद में मुगल बादशाहों ने अन्य बड़े नगरों मे भी काजी नियुक्त किये । 
पर छोटे नगरो श्र ग्रामों मे काजियो की अ्रदालतें कभी कायम नही हुई । इन स्थानों 
पर न्याय का काये इस युग में भी ग्राम-पंचायतों के हाथो में ही रहा, जो स्थानीय 
परम्परागत कानूनों के भ्रनुतार मामलों का निर्णय करने में तत्पर रहती थी । 


ऊप्र्८ आरतीय संस्कृति का विकास 


(२) सालगुजारी 


मुगल-साम्राज्य की राजकीय आमदनी का प्रधान स्लोत मालगुजारी या भूमि- 
कर था । इसे वसूल करने के लिये जो व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय मे शुरू हुई थी, 
अकबर ते भली-भाँति उप्ते विकसित किया । जमीन का यथोचित बन्दोबस्त करने भ्रौर 
उससे व्यवस्थित रूप से मालगुजारी वसूल करने की जो पद्धति श्रकबर के समय में 
शुरू हुई, उसका प्रधान श्रेय राजा टोडरपल को है, जो पहले सहायक दीवान के पद 
पर नियत था, धौर बाद मे प्रकबर का मुख्य दीवान बन गया था। भारत के इतिहास 
में टोडरमल द्वारा शुरू की गयी इस व्यवस्था का महत्त्व बहुत श्रधिक है, क्योकि बाद में 
ब्रिटिश लोगों ने भी उसे श्रनेक अ्रशों में श्रपनाया । मालगुजारी बसूल करने के लिए 
इस समय जमीन को चार वर्गों में विभक्त किया गया--(१) पोलज--जिस जमीन 
पर प्रतिवर्ष बेती होती हो, और जो कभी परती न पडती हो, उसे पोलज कहते थे । 
(२) परती--जिस जमीन की उपज-शक्ति को कायम रखने के लिये उसे कभी-कभी 
खाली छोड देना ग्रावश्यक हो, उसे 'परती' कहते थे । (३) छाचर--यह बह जमीन 
होती थी, जो तीन या चार साल तक बिता खेती के पडी रहे । (४) बजर--जो जमीन 
पाँच साल या अधिक समय तक खाली रहे, उसे बजर कहते थे । जमीन को इन चार 
वर्गों में विभक्त कर यह अ्रन्दाज किया जाता था कि पोलज और परती जमीनो की 
श्रौसत पैदावार क्या होती है । इसके लिये प्रत्येक किसात की जमीन को तीन भागों मे 
बाँटा जाता था, बढ़िया, मध्यम और घटिया । यदि बढिया जमीन से प्रति बीघा २० 
मन, मध्यम से १५ मन और धटिया जमीन से १० मन पैदावार मानी जाये, तो उस 
किसान की झ्ोसत पैदावार १४५ मन प्रति बीघा मान ली जाती थी । यह थिद्धान्त तय 
कर लिया गया था, कि प्रत्येक किसान से उसकी ग्लोसत पेदावार का तिहाई हिस्सा 
मालगुजारी के रूप मे वसूल किया जाएगा । जो उदाहरण हमने लिया है उसके श्नुसार 
किसान को पाँच मन प्रति बीघा के हिसाब से मालगुजारी देनी पडती थी । पर माल- 
गुजारी की मात्रा को तय करते हुए यह भी ध्यान मे रखा जाता था, कि किसान झपने 
खेतों मे कौन-सी फसल बोता है । उसे यह हक था, कि मालगुजारी चाहे नकद दे भौर 
चाहे फसल के रूप मे । नकद मालगरुजारी की मात्रा क्या हो, यह विछले दस सालो मे 
पसल की जो कीमते रही हो, उनके आधार पर तय किया जाता था। टोडरमल से 
पहले नकद सालगुजारी तय करते हुए चालू कीमत को ही इष्टि मे रखा जाता था । पर 
इसमे अनेक दिक्‍्कते पेश झाती थी। भ्रतः टोडरमल ने यह व्यवस्था की थी, कि पिछले 
दस सालो की कीमतो को ध्यान मे रखकर नकद मालगुजारी तय कर दी जाये, श्रौर 
दस सालो के लिये वही मात्रा कायम रहे । दस साल बीत जाने पर जमीन का नया 
बन्दोबस्त होता था, जिसमे पैदाबार भ्रौर कीमतो की घटाबढी को दृष्टि में रख कर 
मालगुजारी की मात्रा तय की जाती थी। 
जमीन की पैमाइश के लिये प्रकबर के समय मे एक नये माप को प्रयुक्त किया 


जया, जिसे 'इलाही गज' कहते थे । यह ३३ इच के करीब 
होता था | पहले जमीन 
को मापने के लिये रस्सी का प्रयोग किया जाता था । अभ्रकब्र के समय में कु स्थान 


मुगल युग का भारत ४५६ 


पर जरीब का प्रयोग शुरू हुआ, जिसे बास के टुकड़ों को लोहे के छल्‍लो से जोडकर 
बनाया जाता था । श्राज तक्र भी जमीन की पैमाइश के लिये भारत में जरीब इस्तेमाल 
की जाती है, यद्यपि श्राजकल की जरीब लोहे की होती है। जरीब से जमीन दी पैमाइश 
करके यह तय किया जाता था, कि किसान कितनी जमीन पर खेती करता है। फिर 
यह निश्चित होता था, कि उसकी जमीन पोलज, परती, छावर या बजर---किस प्रकार 
की है। फिर उसकी ओंसत पैदावार का हिसाब करके उस पर मालगुजारी की मात्रा 
नियत की जाती थी | जमीन के बन्दोबस्त की इस पद्धति को 'जब्ती' कहते थे । बिहार, 
इलाहाबाद, मुलतान, श्रवध, आगरा, मालबा, लाहौर श्रौर दिल्ली के सूबों में इसी 
पद्धति के अनुसार जमीन का बन्दोबस्त किया गया था । बाद में गुजरात और श्रजमेर 
के सूबो के अनेक प्रदेशों में भी इस पद्धति का अनुसरण किया गया । पर इसके गति- 
रिक्त बन्दोबस्त के ग्रन्थ कई तरीके भी मुगल युग में प्रचलित थे । उनका हम यहाँ 
उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विशेष महत्त्व नही था । 

मालगुजारी को वसूल करने के लिये मुगल बादशाहत के सूबेदार अपने अधी- 
नसथ विविध राजकर्मंचारियों की सहायता लेते थे | सूबे में शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखने के लिये नाजिम या सूबंदार के श्रधीन ग्रनेक फौजदार होने थे । पर 
मालगुजारी को वसूल करने की इृष्टि से सूबे को अनेक विभागों मे विभवत किया जाता 
था, जिन्हें सरकार श्र परगना कहते थे। प्रत्येक सूबे मे बहुत-से सरकार होते थे, 
और प्रत्येक सरकार में बहुत-से परगने । परगना बहुत-से ग्रामो से मिलकर बनता था। 
मालगुजारी को वसूल करने का काम पटवारी और मुकद्दम नाम के दो कर्मचारी करते 
थे, जो राजकीय सेवा में न होकर ग्राम-संस्थाओ के अधीन होते थे । प्राचीन-युग के 
“ग्रामणी' को ही इस युग में 'मुकहम” कहा जाने लगा था। पटवारी उसके श्रधीन होता 
था, श्र खेती की पैमाइश का हिसाब रखकर जमीन से मालगुजारी वसूल करता था। 
राज्य के सबसे निम्न श्रेणी के कमंचारी कारकुन कहाते थे, जो खेतो की पै॑माहश करने 
और उनकी पैदावार का हिसाब रखने का काम करते थे । कारकुनो द्वारा तैयार किये 
गये हिसाब के आधार पर कानूनगो भमालगुजारी की मात्रा निर्धारित करता था। प्रत्येक 
ग्राम से कितनी मालगरुजारी वसूल होनी है, यह निश्चित करना कानूनगो का ही काम 
था, जो भ्रपने भ्रधीन कारकुनो द्वारा प्रत्येक ग्राम के खेतों की पैमाइश कराता था और 
उनमे पेदा होने वाली फसल का हिसाब रखता था । कानूनगो द्वारा निर्धारित की गयी 
मालगुजारी की रकम को वसूल करता ग्राम के मुकह्रम और पटवारी का काम था, 
जो मालग्रुजारी की रकम को पोद्दार के पास जमा करा देते थे । पोहार उन खजाचियो 
को कहते थे, जो राज्य की श्लोर से मालगुजा री व श्रन्य राजकीय करों को जमा करने 
और राज्यकोष मे पहुंचाने के लिये नियुक्त थे । मालगुजारी की वसूली के लिये प्रत्येक 
सूबा श्रनेक सरकारों में विभक्‍त था, यह ऊपर लिख चुके है। 'सरकार' के राज- 
कमंचारी को 'ग्रालमगुजार' कहते थे, जिसका प्रधान कार्य श्रपने क्षेत्र की राजकीय 
आमदनी को समुचित रूप से बसूल किये जाने की व्यवस्था करना था । प्रत्येक सरकार 
के प्रधान नगर में 'फौजदार' भी होते थे, पर उनका मालगुजारी वसूल करने के साथ 


४६० भारतीय संस्कृति का विकास 


कोई सम्बन्ध नहीं होता था । उनका मुख्य कार्य यही था, कि वे श्रपने क्षेत्र में शान्ति 
झौर व्यवस्था को कायम रखें। 

इसमे सन्‍्देह नही, कि पैदावार का तीसरा भाग मालगुजारी के रूप मे बसूल 
करने की व्यवस्था करके मृगल-सम्राटो ने भारत की उस प्राचीन परम्परा का उल्लंघन 
किया था, जिसके श्रनुसार उपज का केवल 'षड़्भाग' भूमिकर के रूप मे लिया जाता 
था । इससे किसानों मे श्रवश्य ही श्रसन्‍्तोष उत्पन्न हुआ होगा । पर प्रकबर भ्रादि सभी 
मगल बादशाहो ने यह भी यत्न किया था, कि जो श्रनेक प्रकार के श्रन्य कर ग्रामो व 
नगगे से वसूल किये जाते है उन्हे अब न लिया जाये। श्रफगान-युग मे इन करों की 
मात्रा बहत बढ गयी थी, भ्रौर ये 'प्रबवाब' कहाते थे । औरगरजब ने राजाज्ञा द्वारा जिन 
प्रववाब करो को नष्ट करने का भ्रादेश दिया, उनमे से कतिपय का यहाँ उल्लेख करना 
उपयोगी है । ये श्रववाव निम्नलिखित थे--( १) मछली, सब्जी, गोबर के उपले, पेडो 
की छाल भ्रौर पत्ते, बाँस श्रौर ईंधन, तेल, घडे श्रौर कसो रे, तमाखू झादि के क्रय-विक्रय 
पर वसूल किये जाने वाले कर | (२) जमीन को रहन पर रखने, जायदाद को बेचने 
श्रौर इमारत के मलवे को वेचने पर लिये जाने वाले कर । जब कोई आ्रादमी अ्रपनी 
जायदाद बेचता था, तो कानूनगो उससे ढाई प्रतिशत के हिसाब से अ्रबवाब वसूल करता 
था| मलवा बेचने एर एक हजार ईंट पीछे तीन टका अ्बवाब लिया जाता था । (३) 
राहदारी-कर, जो विविध मार्गों पर पहरे के इन्तजाम का खर्च चलाने के लिये वसूल 
किया जाता था । (४) बाजार में जमीन पर बैठ कर शाकसब्जी, फल, कपडा आदि 
बेचने वाले लोगो से खाली जमीन को इस्तेमाल करने के लिये वसूल किया जाने वाला 
महसूल । (५) कर्ज की रकम को भ्रदालत द्वारा वसूल कराने पर राजकमंचारी लोग 
प्रायः रकम का चौथाई भाग 'शुकराना' के रूप से वसूल कर लेते थे । (६) मल्‍्लाही 
टेक्स, जो नदियों के नौका द्वारा पार करने पर लिया जाता था । (७) तोल और माप 
के विविध उपकरणों पर सरकारी मोहर लगाते समय वसूल किया जाने वाला कर। 
(८) जमीन की चकबन्दी करते हुए जनता से वसूल किया जाने वाला कर । (€) जब 
किसी इलाके भे कोई नया राजकर्मचारी नियुक्त होकर श्ाता था, तो प्रपने इलाके के 
व्यापारियों से पेशकश (मेट-उपहार) प्राप्त करता था इसी प्रकार के श्रन्य बहुत-से 
कर मुगल-साम्राज्य के विविध कर्मचारी जनता से वसूल करते थे, जिनके कारण सर्व- 
साधारण लोग सदा परेशान रहते थे । मुगल सम्रादो ने यत्न किया, कि इन अबवाबो 
को नष्ट कर दे । इसीलिये उन्होंने मालगुजारी की मात्रा 'बड्भाग' से बढाकर पैदा- 
वार का तीसरा हिस्सा नियत कर दी, ताकि उससे श्रामदनी बढ जाने पर सरकार को 
अबवाब वसूल करने की भ्रावश्यकता न रहे । पर अपने इस उद्देश्य में मुगल-सम्राट्‌ 
सफल नही हो सके, क्योकि उनके श्रधीनस्थ कर्मचारी सब प्रकार के उचित-प्रनुचित 


उपायो से भ्रपनी श्रामदनी की वृद्धि के लिये उत्मुक रहते थे, श्रौर बादशाह की प्राज्ञा 
को उपेक्षा करने मे भी संकोच नही करते थे । 


मुगल युग का भारत 4६१ 


(३) सामाजिक दशा 


मुगल काल के ऐतिहासिको ने पशियन भाषा में जो इतिहास लिखे है, उनमें 
मुगल बादशाहों की विजय-यात्राश्रों, उनके राजदरबारों और श्रन्त.पुर के पड्यस्त्रो का 
विशद रूप से उल्लेख है । उनके अ्नुशीलन से इस युग की सामाजिक व झथिक दत्ञा 
के सम्बन्ध मे विशेष परिचय नहीं मिलता । पर इस काल में अनेक यू रोगियन यात्री 
भारत में व्यापार और अमण श्रादि के लिये आये, और उन्होंने मुगल-साम्राज्य का 
जी वृतान्त लिखा है, उससे हमे इस युग की सम्यता और सम्कृति के सम्बन्ध में अनेक 
महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात हो सकती है। 

मुगल काल का सामाजिक जीवन सामन्‍्त-पद्धति पर आश्वित था, जिसमे 
बादशाह का रथान क्टस्थानीय ब मूर्घन्य था । बादशाह की स्थिति जन-समाज में सर्वोच्च 
थी । उसके बाद उन अमीर-उमराझो का स्थान था, जो विविध श्रेणी के मनसब प्राप्त 
कर रा|ज्य-्शासन और समाज में उच्च पद प्राप्त किये हुए थे। इन अमीर-उमरावों को 
ग्नेक ऐस विश्वपाधिकार प्राप्त थे, जिनके कारण इनकी स्थिति सर्वसाधारण जनता से 
सर्वथा भिन्‍न हो गयी थी। ये प्रमीर उमरा बडे आराम के साथ जीवन व्यतीत करते 
थे, और भोग विलास में स्वाहा करने के लिये इनके पास घन की ढोोई कमी नहीं होती 
थी । बादशाह का भ्पना जीवन भी बहुत श्रनियन्त्रित श्रौर विलासपूर्ण होता था, और 
भ्रमी र-उमरा लोग अपने-अपने क्षेत्र मे अपने मनसब के अनुसार बादशाह का अनुकरण 
करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समभते थे। न केवल मुगल बादशाह के, अपितु 
अमीर-उमराभ्नों के भी बडे-बडे हरम (अन्तःपुर) होते थे, जिनमे मैकडो हजा। स्त्रियाँ 
निवास करती थी । श्रकबर के हरम में ५००० स्त्रियाँ थी, जिनके भोजन-ग्राज्छादन 
व विलास-सामग्री का प्रबन्ध करने के लिये एक पृथक्‌ विभाग था। बादणाह के 
उदाहरण का अनुकरण कर प्रमीर-उमरा भी बहुत-सी स्त्रियों, नतेकियों और पेंशलरूपा 
दासियो को अपन हरम में रखते थे, और उन पर दिल खोलकर खर्च करते थे | बादशाह 
व भ्रमीर-उमराश्नो को ओर से बहुत-सी दावते सदा होती रहती थी, जिनमें सुरागान 
और सुस्वादु भोजन के अ्रतिरिक्त नाच-गान भी हुआ करता था। मुगल बादशाहूत में 
'मनसब' वशक्रमानुगत नहीं होती थी । यह श्रावश्यक नही था, कि पॉच-हजारी का 
लड़का भी पिता की मृत्यु के वाद पाँचहजारी पद को प्राप्त करे । यही दक्षा उन जागी रो 
के सम्बन्ध मे थी, जो बादशाह की ओर से मनसब का खर्च चलाने के लिये किसी 
मनसबदार को दी जाती थी। इसका परिणाम यह था, कि प्रमीर-उमरा ग्रपनी जागीर 
व मनसब को अपनी वंयक्तिक आमदनी का साधनमात्र समभते थे, और इस आमदनी 
को मौज बहार में उडा देने में ही अपनी भलाई मानते थे । सुन्दर पोशाक, उरकृष्ट 
सुरा, पघड्रस भोजन, भोग-विलास, नृत्य-गायन व द्यूत-क्रीडा आदि में वे रुपये को पानी 
की तरह बहाते थे। धननोश्वयं की प्रचुरता ने उन्हे श्रालसी और विलासी बना दिया 
था । मोरलेण्ड ने हिसाब लगाकर बताया है, कि पाँचहजारी मनसबदार की मासिक 
श्राय १८००० रुपये थी, श्रौर एकहजारी मनसबदार की ५००० रुपये मासिक । यह 
आय उस खर्च को निकालने के बाद थी, जो मनसबदार को अपने पद के प्रनुरूप सैनिक 


४६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


प्रौर घोडे आदि को रखने के लिए करना पड़ता था। इस युग में वस्तुओं का मूल्य 
इतना कम था, कि जीवन के लिये श्रावश्यक वस्तुओं के क्रय मे यह रकम खचे ही नहीं 
हो सकती थी | इस दशा में यदि विविध मनसबदार अपनी प्रचुर श्राय को ऐशो-इशरत 
में व्यय कर, तो यह सर्वंधा स्वाभाविक ही था । 
अमी र-उमरा झौर सर्वसाधारण जनता के बीच की एक मध्य श्रेणी का विकास 
भी इस युग में हो गया था, जिसमे निम्त वर्ग के कमंचारी, व्यापारी और समृद्ध शिल्पियों 
को अ्न्तग्गंत किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य के कारण भारत मे जो शान्ति श्रौर 
व्यवस्था स्थापित हो गयी थी, उसमे यह सर्वथा स्वाभाविक्र था, कि देश के श्राभ्यन्तर 
श्रौर बाह्य व्यापार का भली“भाँति विकास हो । बड़े-बड़े नगरो मे निवास करने वाले 
व्यापारी एक स्थान के माल को दूसरे स्थान पर बेचकर श्रच्छी रकम पैदा कर लेते 
थे, पर वे जानवूभकर अपना रहन-सहन सादा रखते थे, क्योकि नगरों के कीतवालों 
का एक कार्य यह भी था, #ि वे लोगो की श्रामदनी और खर्च का पता करते रहे। 
व्यापारियों को सदा यह भय बना रहता था, कि कही राजकर्मंचारी उनके रहन-सहन 
से उनकी आमदनी का अन्दाज न कर ले, और फिर उचित-प्रनुचित उपायों से रुपया 
प्राप्त करने का यत्न न करें। इसीलिये वे बहुत सादे तरीके से रहते थे | बनियर ने 
लिखा है, कि व्यावारी लोगो की प्रामदनी चाहे कितनी भी क्यों न हो, वे अत्यन्त मित- 
व्ययिता से खर्च करते थे । यही दशा समृद्ध शिल्पियो की भी थी, जिन्हे कि मुगल-काल 
के वैभव के कारण अपने शिल्प से श्रच्छी खासी शझ्रामदनी प्राप्त करने का अवसर मिल 
गया था । बन्दरगाहो में सिवास करन वाले झ्नेक ऐसे व्यापारी भी इस युग में थे, जो 
विदेणी व्यापार के कारण अत्यन्त धनी हो गये थे । ये श्रमीर-उमराग्रों के समान बिलास- 
मय जीवन बिताते थे। इन्हे राजकर्मचारियों का विशेष भय भी नही था, क्योकि 
प्रनेक मनसबदार समय-समय पर इनसे मेंट-उपहार और कर्ज प्राप्त कर इनसे सन्तुष्ट 
रहते थे । 
अ्रमीर-उमरा व मध्य श्रेणी की तुलना में स्वंसाधारण जनता की दशा पब्रत्यन्त 
हीन थी । इस श्रेणी मे किसान, कर्मकर और शिल्पी लोग शामिल थे, जो अ्रपनी 
आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकने योग्य श्रामदनी को सुगमता के साथ प्राप्त नही कर 
सकते थे । इनको तन ढकने के लिये कपडा भी कठिनता से प्राप्त हो पाता था । रेशमी 
व ऊनी कपड़ों का प्रयोग तो इनकी कल्पना से भी परे था। सर्वसाधारण जनता की 
दशा के सम्बन्ध में कतिपय यूरोपियन यात्रियों के विवरणों में बहुत भ्रच्छा प्रकाश पडता 
है। फ्रासिस्की पत्सेश्मत नामक यात्री ने जहाँगीर के समय में भारत की यात्रा की थी । 
उसने लिखा है कि इस देश की जनता मे तीन वर्ग ऐसे है, जो नाम को तो स्वतस्त्र 
है, पर जिनकी दशा गलामो से बहुत भिन्‍न नहीं हे। ये वर्ग मजदूरों (कर्मकरो), 
चपरासियों, नौकरों और छोटे दूकानदारो के है। पल्सेश्नत॑ के श्रमुसार मजदूरों को बहुत 
कम वेतन दिया जाता था। राजकर्मचारी उनसे स्वेच्छापूर्वक बेगार ले सकते थे । 
अधीर-उपरों व राजकमंचारी लोग जिस मजदूर को चाहे, काम के लिये बुला सकते 
कृ उन्हे क्या वेतन दे, यह उनकी भ्रपनी इच्छा पर निर्भर 


मुगल युग का भारत डरे 


था । मजदूर व नौकर लोग उनसे स्वेच्छापुर्वक वेतन व मजदूरी तय नहीं कर सकते 
थे। छोटे दूकानदारों को भी अ्रमीर-उमराशों और मनसबदारों का भय सदा बना 
रहता था। शक्ति-सम्पन्न राजकर्मंचारी बाजार भाव से कम कीमत पर उनसे माल 
खरीदते थे, श्रौर कीमत की प्राप्ति के लिए वे उनकी कृपा पर ही निर्मर रहते थे । वे 
जानबूककर गरीबी का जीवन बिताते थे, क्योकि वे सदा राजकमंचारियो की लूट व 
शोषण से डरते रहते थे । 

पर इस सब विवेचन से यह नहीं समझना चाहिये, कि मुगल-काल मे सववे- 
साधारण जनता की दशा बहुत खराब थी । कीमतो की कमी के कारण इस युग मे 
मनुष्य बहुत कम खच् में श्रपना निर्वाह कर सकता था । झ्ननेक प्रकार के श्रबवाबो का 
श्रन्त कर मुगल-स'म्राटो ने मालगृजारी की मात्रा पैदावार के एक तिहाई हिस्से के रूप 
में निर्धारित कर दी थी, जिसे प्रदान करने के बाद किसान निश्चिन्त रूप से उपज के 
दो-तिहाई भाग को अपने ख्च के लिए प्रयुक्त कर सकता था । जमीदारी प्रथा उस युग 
में नही थी। जमीन तीन प्रकार की होती थी--खालसा, जागीर और सगयूरघाल । 
जिन जमीनों पर बादशाह का स्वामित्व था, उन्हें खालसा कहते थे। मनसबदारो को 
बेतन के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी, उसे जागीर कहते थे। सयूरघाल जमीन 
वह थी, जो किसी विशेष प्रयोजन से' राज्य की श्रोर से किसी व्यक्ति को मुफ्त में दी गयी 
होती थी । इस तीनो प्रकार की जमीनो पर किसात को उपज के तृतीयाश से अभ्रधिक 
कर प्रदान करने की आवश्यकता नही थी । शेष से वह अपना निर्वाह भली-भाँति कर 
सकता था । 

सुरापात की इललत स स्वंसाघारण लोग मुक्त थे। केवल धनी व अमीर- 
उमरा लोग ही सुरा के व्यसनी थे । टेरी नामक यूरोपियन यात्री ने।लखा है, कि लोग 
मदमस्त अवस्था में कभी दिखाई नही देते, यद्यपि शराब प्रचुर परिमाण में उपलब्ध 
है । लोगो का भोजन बहुत सादा होता था, ओर वे विदेशियो के प्रति भद्गता का 
व्यवहार करते थे । बाल-विवाह इस युग मे भली-भाँति प्रचलित हो चुका था। देल्ला- 
वाल नामक एक यात्री ने दो बालकों के विवाह का वर्णन किया है, जिन्हे घोडे पर 
सहारा देकर बिठाया गया था, और बरात में भी जिन्हे सहारा देकर घोडे पर ले जाया 
गया था| झ्कबर ने इस बात का प्रयत्न किया था, कि बाल-विवाह की प्रथा बन्द हो । 
उसकी राजाज्ञाओ्रों मे मे एक यह भी थी, कि रजस्वला होने से पूर्व किसी कन्या का 
विवाह न हो सके । उसने दहेज-प्रथा, बहु-विवाहु और निकट सम्बन्धियों के विवाह 
को रोकने के लिये भी ग्रादेश दिये थे । पर श्रकबर को अपने इन प्रयत्नों में कहाँ तक 
सफलता हुई थी, यह कह सकना कठिन है । पेशवाश्नो ने भी विवाह के सम्बन्ध में श्रनेक 
ऐसे आदेश जारी किये थे, जिनका उद्देश्य पारिवारिक सम्बन्ध को निर्दोष बनाना था। 
पर यह्‌ स्पष्ट है, कि मुगल काल मे बाल-विवाह श्रौर दहेज प्रथा भली-भाँति विकसित 
हो चुकी थी | विधवा-विवाह को इस युग में ग्रच्छा नही माना जाता था, यद्यपि महा- 
राष्ट्र की ब्राह्मण-भिन्‍्न जातियों और उत्तरी भारत के जाटा में यह प्रचलित था । 
विधवाप्रो के सती हो जाने की प्रथा भी इस युग में प्रचलित थी । अनेक मुगल सम्राटो 
ने इसे रोकने व मर्यादित करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नही हो सके । नगरो के 


डंच४ड भ(रतीय संस्कृति का विकास 


कोतवालों का एक कतंव्य यह भी था, कि किसी विधवा को वे उसकी इच्छा के विरुद्ध 
सती न होने दे | विविध हिन्दू जातियो में अपने कुलीन होने का विचार भी इस युग 
में भली-भाँति विकसित हो गया था, और कुलीन समर्भे जाने वाली जातियाँ अन्य लोगो 
को अपने से हीत समभने लगी थी । 

फलित ज्योतिष मे इस युग के हिन्दू और मुसलमान--दोनों का समान रूप 
से विध्वास था। विजय-यात्रा के लिये प्रस्थान करते हुए था कोई नया कार्य प्रारम्भ 
करते हुए लोग शकुन का विचार करते थे । पीरो, फकीरो और साधुग्रों के प्रति जनता 
में श्रद्धा का भाव था। टेवनियर ने लिखा है, कि इस देश मे ५,००,००० मुसलिम 
फकौर और १२,० ०,००० हिन्दू साधु है, जो जनता से भिक्षा प्राप्त कर अ्रपना निर्वाह 
करते है। टेबनियर की दी हुई सख्याएँ कहाँ तक सही है, यह निश्चय कर सकना कठिन 
है, पर बत्तमान भारत के साधुओं को इृप्टि में रपते हुए इनको सही न मानने का कोई 
कारण नही है । हिन्दुओं की नेतिक दशा बहुत उन्‍तत थी । ठेवनियर ने उनके विपय 
में लिखा है, कि “हिन्दू लोग नैतिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है । वैवाहिक जीवन में 
वे अ्रपनी स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहते है, श्रोर उनके साथ घोखा नहीं करते । उनमे 
व्यभिचार या अनेतिकता बहत कम पाई जाती है।” पर मुसलिम प्रमीर-उमराग्रो का 
जीवन इस ढंग का नहीं था । वे अपने वेयक्तिक जीवन मे नैतिकता के आदर्शों का वहु 
कम पालन करते थे । 


(४) आथिक दशा 


बाबर श्रौर हुमाय॑ के समय की आधिक दशा के सम्बन्ध में हमे अधिक परिचय 
नही है। बाबरनामा में बादणाह बाबर के काल की आशिक दशा के विपय में जो 
कुछ लिखा है, अनेक ऐतिहासिक उसे प्रामाणिक नहीं मानते। सी प्रकार गुलबदन 
वेगम के हुमायूँवामा में उब्लिखित विवरण को भी विश्वास-योग्य नहीं माना जाता । 
उसके भ्रनुसार झ्रकबर के जन्मस्थात श्रमरकोट मे चार बकरियोाँ एक रुपये मे खरीदी 
जा सकती थी, और अन्य वस्तुओं की कीमने भी इसी प्रकार से अत्यधिक सस्ती थी। 
पर भ्रकबर के समय की आधिक दणशा पर जहाँ झ्राइने-प्रकबरी से बहुत प्रकाश पड़ता है, 
वहाँ इस काल के यूरोपियन यात्रियों के विवरणों से भी इस सम्बन्ध में बहुन-सी बाते 
ज्ञात हाती है । बाद के भुगल बादशाहों के शासन-क्राल के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त 
करने के भी श्रनेक विश्वसनीय साधन ऐतिहामिकों के पास विद्यमान है। इस काल में 
प्रोपियन व्यापारियों ने अपनी कोडियाँ समद्र तट के नगरो में स्थायित कर ली थी, 
और उनके रिक्रार्डो से मुगल युग के प्राथिक जीवन के विषय में बहुत प्रामाणिक जान- 
फारी प्राप्त की जा सकती है । हु 
गर- मुगल युग में भारत के श्रनेक नगर बहुत समृद्ध थे । फिच नामक यू रो- 
268 यात्री ने १५८५ से लिखा था--"प्रागर श्रौर फतहपुर दो बहुत बडे नगर है । 
े दा भे से प्रत्येक विज्ञालता और जनसख्या को इप्टि से लण्डन की अ्रपेक्षा बहुत बडा 
कर बह दशा हा हा बट बीज है। रन दी भा के 
ड़ के हैए इलने भनुष्य मार्ग में मिलते हैं, कि यह 


मुगल युग का भारत ४६५ 


प्रतीत होता है मानो हम बाजार में घूम रहे हो ।” पंजाब के विपय में टैरी ने लिखा 
है---/“यह एक विज्ञाल श्रौर उपजाऊ सूबा है | इसका प्रधान नगर लाहौर है, जो बहुत 
बडा है, झौर जनसंख्या व सम्पत्ति दोनो दृष्टियों से श्रत्यन्त समृद्ध है। व्यापार के 
लिये यह भारत के सबसे बडे नगरो में से एक है ।” १५८१ में मोसरात ने लाहौर के 
विषय मे लिखा था, कि “यह नगर यूरोप व एशिया के किसी भी श्रन्य नगर की 
तुलना में कम नही है ।” झ्रागरा, फतहपुर सीकरी और लाहौर के समान बुरहानपुर 
(खानदेश), भ्रहमदाबाद (गूजरात), बनारस, पटना, राजमहल, बर्दवान, हुगली, ढाका 
श्रीर चटगाँव भी मुगल-युग मे अत्यन्त समुद्ध नगर थे। 

मुद्रा पद्धति--मुगल-युग की मुद्रा-पद्धति को स्थायी व नियमित रूप देने के 
लिये अकबर ने बहुत उद्योग किया । १५७७ ई० में उराने अब्दुस्समद शिराजी को 
टकराल का दारोगा बनाया, जिसके अधिकार में दिल्ली की टकसाल दे दी गयी । इस 
तरह के दारोगा लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना आदि की टकसालो के लिये भी 
नियत फिये गये । यह व्यवस्था की गयी, कि इन विभिन्‍न टकसालों में जिन सिक्‍को का 
निर्माण हो, वे तोल, आकार और घातु-शुद्धता आ्रादि की दृष्टि से एकसह्श हो । अ्रकबर 
के सिक्‍को में कपया और दाम प्रमुख थे। रुपया चाँदी का होता था, और उसका वजन 
१७४ ग्रेन या ११ माणा के लगभग था । एक रुपग्रे मे ४० दाम होते थ, जिन्हे पैसा 
भी कहते थे । दाम या पैसे का वजन ३२३ ग्रेन था । आजकल के पैसे के मुकाबले में 
यह बहुत भारी होता था, और इसके निर्माण के लिये ताम्बे का प्रयोग किया जाता था। 
दाम या पैसे के उपविभाग को जीतल कहते थे । एक पैसा २५ जीतल के बराबर होता 
भा | अ्रकबर ने चाँदी का एक ग्रन्य सिक्‍क्रा भी जारी किया था, जिसे 'जलाली' कहते 
थे। यह आकार में चौक्ोर होता था। श्रकबर के समय मे जो मुद्रापद्धति जारी की 
गयी, वही थोडे-बहुत अदल-बदल के साथ सम्पूर्ण मुगल युग में कायम रही । 

कीमले--झाइने-अकबरी में बहुत-सी वस्तुझ्रो की कीमतें दी गयी है, जो मुगल- 
युग को श्राथिक दशा को जानने के लिये बहुत सहायक है । इनमे से कुछ का उल्लेख 
करना उपयोगी होगा । श्रकबर के समय में गेहूँ का भाव १२ दाम श्रति मन था। अन्य 
वस्तुओं का भाव प्रति मन निम्नलिखित प्रकार था--जौं ८ दाम, चना १६॥ दाम, 
बढ़िया चावल २० दाम, घटिया चावल ११ दाम, बाजरा ८ दाम, मूंग १८ दाम, आटा 
२२ दाम, घी १०४५ दाम, तेल ८० दाम, दूश्र २५ दाम और चीनी १२८ दाम । शक्कर 
का भाव ५४ दाम प्रति मन और उडद को दाल १६ दाम प्रति मन थी। नेड १३ 
रुपये मे खरीदी जा सकती थी, और गाय का मूल्य १० रुपया था | बकरे का मास 
६५ दाम प्रति मन के भाव से बिकता था । इस प्रसंग मे यह ध्यान मे रखना भ्रावश्यक 
है, विः प्रकवर के समय का मन वर्तमान समय के २५ सेर के बराबर होता था | यदि 
भ्रकबरी रुपये को वर्तमान समय के रुपये (जिसका वजन १२ माशा होता है) के बराबर 
मान लिया जाय, तो विभिन्‍न वस्तुग्रो के मूल्य इस प्रक्नार होगे-- गेहूँ १ रू० की ८३ 
सेर, बाजग १ ० का १२५ सेर, उडद या मूंग की दाल १ रु० की ५६ सेर, घी १ 
रु० का € सेर, दूध १ रु० का ४० सेर, बकरे का मास १ रु० का १५ सेर, और चीनी 
१ रु० की ८ सेर। वर्तमान समय की कीमतों से तुलना करके यह भली भाँति समझा 


४६६ भारतीय सस्कृति का विकास 


जा सकता है, कि भ्रकबर के समय में सवंसाधारण जनता के उपयोग की सब वस्तुएं 
बहुत भ्रधिक सस्ती थी । पर कीमतों के सस्ती होने के साथ-साथ इस युभ में मजदूरी 
की दर भी बहुत कम थी । मामूली मजदूर की मजदूरी इस समय दो दाम प्रति दिन 
और मिस्त्री, राज, बढई भ्रादि की मजदूरी ७ दाम प्रति दिन थी । यदि गेहूँ की दृष्टि 
से देखा जाय, तो प्रकबर के समय मजदूर भ्रपती देनिक मजदूरी से सवा चार सेर के 
लगभग गेहूँ खरीद सकता था। मिस्त्री, बढई आदि तो अपनी मजदूरी से १३ सेर के 
लगभग गेहूँ प्रतिदिन प्राप्त कर सकते थे । सस्ती कीमतो के कारण इस युग के लोगो 
को अपना गुजारा करने मे विशेष कठिनाई नहीं होती थी । मजदूरी को दर कम होते 
हुए भी लोग प्रसन्‍न व सन्तुप्ट थे। एडवर्ड टैरी के प्रनुसार “सम्पूर्ण देश में खाद्य पदार्थों 
का बाहुल्य था'*'और बिना किसी कठिनाई के सब लोग रोटी खा सकते थे ।” इसमे 
सन्देह नही, कि मुगलयुग में सर्वसाधारण जनता झ्राथिक दृष्टि से बहुत दुर्देशाग्रस्त नही 
थी, श्रौर वह प्रपने लिये प्रावश्यक वस्तुएँ सुगमता से प्राप्त कर लेती थी । 

दुर्भिक्ष-मुगल-युग मे भारत को अ्ननेक दुशभिक्षों का सामना करना पडा । 
आगरा और बियाना के समीपवर्ती प्रदेशों मे १५५५-५६ में एक भयकर दुश्भिक्ष पडा, 
जिसका वर्णन करते हुए बदायुनी ने लिखा है--लोग मानव माँस को खाने मे तत्पर हो 
गये और दुभिक्ष से पीडित नर-नारियों की दशा को आ्राँखो से देख सकना सम्भव सही 
रहा, और यह सम्पूर्ण प्रदेश एक रेगिस्तान के समान दिखाई देने लगा। १५७३-७४ 
में गुजरात में दृ्भिक्ष पडा, जिसके साथ ही एक भयकर महामारी भी फैल गयी । 
१५६५ में लेकर १५६८ तक एक बार भारत को पुन दुर्भिक्ष का सामना करता पडा, 
श्रौर नरमास तक का भक्षण करने मे लोगो ने सकोच नहीं किया । इस दृ्िक्ष मे अनेक 
नगरो के बाजार लाजशो से पट गये थे, और लाशों को दफना सकना भी सम्भव नही 
रह गया था। इब तीन दुभिक्षो मे से एक बाबर के समय मे हुआ, एक हुमायूँ के समय 
में श्रौर तीसरा अकबर के रामय में । जहाँगीर के शासनकाल में भारत को किसी दुभिक्ष 
का सामना नहीं करना पडा । पर झाहजहाँ के समय में दक्खन श्रौर गुजरात भें एक 
बार फिर दुभिक्ष पडा, जिसका वृतान्त एक डब व्यापारी ने इस प्रकार लिखा है--- 
“गलियों मे श्र्ध॑मृत दशा में पडे हुए लोगो को दूसरे लोग मार डालते थे, और मनुष्य 
मनुष्य का सक्षण करने के लिये तत्पर हो गये थे । मनुष्यों के लिये गलियों व मार्गों पर 
चल सकता कठिन हो गया था, क्योकि उन्हे सदा यह भय बना रहता था कि कोई उन 
पर ग्राक्षमण न कर दे ।” 

सुगल युग में दु्भिक्षों का प्रधान कारण यह था, कि इस काल मे भारत की 
अधिकाण भूमि देवमातृका थी । नहरो व कुओ से सिचाई का कोई विज्ञेप प्रबन्ध नहीं 
था । यदि किसी साल वर्षा न होती, तो फसल नष्ट हो जाती और जनता के लिये 
भोजन प्राप्त कर सकना कठिन हो जाता । इस युग से आवागमन और माल की 
दुला: का वंसा प्रबन्ध नहीं था, जो रेल, मोटर आ्रादि के कारण श्राजकल के जमाने मे 
है। ग्रतः यदि गुजरात में अकाल पडता, तो पंजाब या बंगाल से वहाँ अनाज पहुँचा 


सेव ना सुगम नहीं होता था। दुभिक्ष की भयंक्रता का यही प्रधाव कारण था । 


शिल्प श्ौर उपवसाय--मुगल-युग मे भारत के आथिक जीवन का प्रधान भ्राधार 


सुगल युग का भारत ४६७- 


खेती थी । बहुसंख्यक लोग खेती द्वारा अ्रपना निर्वाह करते थे । पर प्रनेक व्यवसाय व 
शिल्प इस युग मे विकसित हो चुके थे, शर भारत मे तैयार हुए यूती व रेशमी कपडों 
और भ्रन्य अनेक पदार्थों की न केवल इस देश के सम्पन्त लोगों मे अपितु विदेश्ञों मे 
भी बहुत माँग थी । यह ध्यान मे रखता चाहिये, कि यूरोप में भी श्रभी व्यावसायिक 
क्रान्ति नहीं हुई थी । भारत के समान इंगलेड और फ्रांस के कारीगर भी अठारहवी 
सदी के प्रारम्म तक यानन्त्रिक शक्ति की सहायता के बिना छोटे-छोटे उपकरणों से ही 
आ्थिक उत्पत्ति किया करते थे, और बडे कल-कारखानों का बिकास इस समय तक नही 
हुआ था । यदि अठारहवी सदी के पूर्वार् तक के व्यावसायिक जीवन को रष्ट में रखा 
जाय, तो भारत फ्रास या इग्लेण्ड से किसी भी प्रकार कम नहीं था, और इस देश में 
तैयार हुए माल को देश-विदेश मे सवंन्न श्रत्यन्त शादर की दृष्टि से देखा जाता था । 
भारत के इस युग के व्यवसायों में वस्त्र-व्यवसाय सर्वप्रधान था। गुजरात, 
खानदेश, जौनपुर, बनारस, पटना आदि इस व्यवसाय के केन्द्र थे, और बंगाल में जिम 
ढंग का महीन सूती कपडा बनता था, वह ससार में अपनी तुलना नही रखता था । 
उडीसा से पूर्वी बगाल तक का सारा प्रदेश कपड़े के कारखानो से छाया हुआ था, और 
ऐसा प्रतीत होता था, कि मानो यह सब प्रदेश वस्त्र-निर्माण का एक विशाल कारखाना 
हो । विभेषतया, ढाका का जिला महीन मलमल के लिये सत्र प्रसिद्ध था। फ्रासिस्को 
पत्सेश्नत के अनुसार पूर्वी बंगाल के सोनारगाँव और चाबासपुर मे सब लोग वस्त्र- 
व्यवसाय द्वारा ही' अपना निर्वाह करते थे, और बहाँ तेयार हुम्ना कपडा अपनी खूबियों 
के कारण अत्यधिक विख्यात था । बनियर ने लिखा है, कि बगाल मे सूती श्रौर रेशमी 
कपड़ा इतना अ्रधिक होता है, कि उसे न केवल बगाल व मुगल-साम्राज्य का, अपितु 
सब पडोसी देशो व यूरोप तक का, इस पण्य के लिये विशाल भण्डार समझा जा सकता 
है । वस्त्र-व्यवसाय के साथ-साथ कपड़े की रंगाई और छपाई का शिल्प भी इस देश में 
बहत उन्नत दक्णा में था । टेरी के अनुसार सूती कपड़े को रंगकर या बिना रगे ही इस 
प्रकार सुन्दरता के साथ छापा जाता था, कि पानी द्वारा रंग व छपाई को उतार सकना 
किसी भी तरह सम्भव नहीं रहता था। भारत की छीट संसार के बाजारो में स्वंत्र 
दिखाई देती थी, गौर सब देशों के धनी लोग बडे शौक से उसे क्रय करते थे | सूती 
कस्त्रो के समान रेशमी कपडो का भी प्रधान केन्द्र बंगाल ही था । टेबनियर के यात्रा- 
विवरण के ग्राधार पर मोरलैण्ड ने लिखा है, कि बगाल मे २५,००,००० पौण्ड वजन 
के लगभग का रेणम प्रतिवर्ष तैयार होता था, जिसमे से ७,५०,००० पौण्ड रेशम डच 
लोग खरीद कर यूरोप भेज देते थे, श्रौर शेष बंगाल व भारत के अन्य सूबो में बुनाई 
के लिये प्रयुक्त किया जाता था । इस रेशम का कुछ भाग स्थलमार्ग द्वारा मध्य एशिया 
को भी जाता था । रेशमी कपड़ा बुनने की खट्डियाँ बंगाल के आतरिक्त लाहौर, आगरा, 
गजरात आदि में भी थी । इसीलिये इन प्रदेशों के व्यवसायी बगाल के रेशम को क्रय 
करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। अकबर ने शाल और गलीचे के व्यवप्ताय को भी 
प्रोत्साहन दिया था। काइ्मीर के अ्रतिरिक्त लाहौर और आगरा भी इस व्यवसाय के 
श्रच्छे महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे । शाल और गलीचों के साथ-साथ शनेक प्रकार के ऊनी वस्त्र 
ब कम्बल भी इन स्थानों के कारखानों में तैयार होते थे । 


डद्द भारतीय संस्कृति का विकास 


मुगल-युग के भ्रन्य व्यवसायों में नौका-निर्माण श्लौर शोरे का कारोबार विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । विशाल मुगल-साम्नाज्य मे नदियों को पार करने के लिये और 
विशेषतया सेनाप्रों की नदियों के पार उतारने के लिये नौकाग्नी का बहुत महत्त्व था । 
साथ ही, इस युग मे व्यापार के लिये भी गगा जँसी नदियाँ बहुत काम श्राती थी। जल- 
मार्ग द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सस्ता पडता था। इन 
सब प्रयोजनो के लिये जो नौकाएँ जरूरी थी, वे सब भारत में ही बनती थी । बगाल की 
खादी के समीपवर्ती प्रदेशों की अ्रराकाती लोगों व सामुद्रिक डाकुश्रो से रक्षा करने के 
लिये मुगल काल में एक जहाजी बेडा भी था, यह हम पहले लिख चुके है । ये जहाज भी 
भारत के शिल्पियों द्वारा ही तैयार किये जाते थे । शोरे का उपयोग बारूद के निर्माण 
के लिये होता था । मुगल-युग में बारूद का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, 
करत मुगलों के तोपखाने के लिये श्रावश्थ्रक बारूद का निर्माण करने के प्रयोजन से 
छोरे की बहुत माँय रहती थी । डच और इंग्लिश व्यापारी भी भारत से शोरा खरीद 
कर अपने देशो को भेजते थे और वहा उसे बारूद के लिये प्रयोग में लाया जाता था। 
इस कारण झोरे का व्यवसाय भी इस युग में अच्छी उत्तत दशा में था । 
विदेशी व्यापार--मुगल-युग मे विदेशों के साथ व्यापार स्थल और जल--दोनो 
मार्गों से होता था । विदेशी व्यापार के दो स्थल-मार्ग प्रधान थे । एक मार्ग लाहौर से 
काबुल को जाता था, और दूसरा मुलतान से कन्धार को । सामुद्विक व्यापार के लिये 
अनेक बन्दरगाह भारत के समुद्र तट पर विद्यमान थे, जिनमे सिन्ध का लाहौरी बन्दर, 
गुजरात के सूरत, भडौच और कैम्बे, रत्नगिरि के तटवर्ती बसीन, चौल और दाभौल, 
मलाबार के कालीकट और कोचीन, और पूर्वी समुद्र तट के सात्तगाँव, श्रीपुर, चटर्गाँव, 
सोनारगाँव, नेगापटम और मछलीपटम बन्दरगाह विशेष रूप से उल्तेखनीय है । इनके 
अतिरिक्त पश्चिमी समुद्र तट वा गोग्रा बन्दरगाहु भी इस समय अश्रच्छी उन्नत दशा में 
था, जो पोर्तृगीज व्यापारियों का महत्वपूर्ण केन्द्र था। इन बन्दरगराहे से भारत का 
माल विदेशों मे भ्रौर विदेशी माल भारत मे विक्रय के लिये झ्राता था । राज्य की ओर 
से इस माल पर महसूल लिया जाता था, जिसकी मात्रा सोना-चाँदी पर दो प्रतिशत 
और अन्य सब प्रकार के माल पर सादे तीन प्रतिशत थी । यूरोपियन देशों के बहत-से 
व्यापारी इस युग में व्यापार के लिये भारत गाने जाने लगे थे, और इसके कारण भारत 
के विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत अधिक बढ गई थी । मुगल बादशाहों की यह नीति 
थी, कि सोना-चाँदी भारत से वाहर न जाने पाए, और विदेशी व्यापारी जो माल इस 
देश गे खरीदे, उसकी कोमत बे सोना-चॉँदी में ग्रदा किया करे । इसीलिये यूरोपियन 
व्यापारियों को भारत का माल प्राप्त करने के लिए सोना-चाँदी अपने साथ लाना पडता 
था। जा माल बिक्री के लिये भारत से बाहर जाता था, उसमे विविध प्रकार के सूती 
दे रेशमी वस्त्र, मिचे-मसाल, नील, प्रफीम और झऔषधि मुख्य थे। भारत में बिकने 
आने वाले विदेशी माल में सोता, चाँदी, घो डे, धातुएँ, हाथी दाँत, मूँगें, अम्बर, मणि- 
माणिक्य, सुगन्धि आदि प्रधान थे । विदेशी व्यापार के कारण इस देश के बन्दरगाहो 


में निवाप करने वाले व्यापार बहुत समृद्ध हो गये थे, और भारत के वैमव में भी इससे 
"हुत्त सहायता मिली थी । 


सताईसवां अध्याय 
मुगल युग का साहित्य, कला, धर्म ओर जीवन 


(१) शिक्षा 


शिक्षणालय----जिस प्रकार झ्राजकल राज्य की ओर से शिक्षणालयों का सचालन 
व नियन्त्रण होता है, वैसा प्राचीन व मध्यकाल मे नहीं होता था । इस काल मे शिक्षा का 
कार्य धामिक सस्थाप्रो के ग्रधीन था, श्रौर मन्दिरों व मस्जिदो के साथ श्रनेक इस प्रकार 
के विद्यालय स्थावित थे, जिनमे विद्यार्थी साधारण व उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे | बौद्ध- 
युग में जिन विहारों व महाविहा रो की स्थापना हुई थी, वे श्रब नष्ट हो चुके थे। उनका 
स्थान भ्रब मन्दिरों श्रोर मस्जिदों के साथ सम्बद्ध शिक्षा-सस्थाओं ने ले लिया था। हिन्दू- 
मन्दिर हिन्दू-धमं, दार्शनिक चिन्तन श्रौर भारतीय सस्क्रति के केन्द्र थे, झौर मस्जिदों में 
पशियन भाषा, कुरान व श्रन्य मुसलिम धर्मंग्रन्थों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी । 
इन धार्मिक शिक्षणालयों का खर्च जहाँ जनता द्वारा दिये जाने वाले दान से चलता था, 
वहाँ मुगल बादशाह व उनके बडें-बडे मनसबदार व श्रमीर-उमरा भी इन्हे भ्राथिक 
सहायता व जागीरें प्रदान करते थे और उनकी झ्रामदनी से इनका खर्च भली-भाँति पूरा 
हो जाता था। मुगल बादशाहो ने मस्जिदो के साथ विद्यमान 'मकतवोी' की दिल खोलकर 
सहायता की, प्लौर विद्वानों के सरक्षण व सहायता में भी उन्होंने बहुत उदारता 
दिखाई । 

सैयद मकबर श्रली ने भ्रपनी तवारीख मे बाबर के विषय मे लिखा है, कि 
बादशाह बाबर ने मकतबो व शिक्षणालयो की उन्नति पर बहुत ध्यान दिया, और 
उसकी सरकार के श्रन्यतम विभाग शुहरते-प्राम का एक कतंव्य यह था, कि वह शिक्षा- 
संस्थाओं की उन्नति की व्यवस्था करे | यद्यपि हुमायूं का भ्रधिकाश समय युद्धो में व्यतीत 
हुआ, पर उसे भूगोल और ज्योतिष का बहुत शौक था । पुस्तको का वह बड़ा प्रेमी था, 
भ्रौर युद्ध यात्रा के समय भी वह बहुत-सी पुस्तकों को प्रपने साथ रखता था। उसने 
दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की, श्र पुराने किले मे शे रश्ाह द्वारा निर्मित प्रमोद- 
भवन को पुस्तकालय के रूप मे परिणत किया । भ्रकबर के समय में मुगल साम्राज्य 
पूर्णतया व्यवस्थित हो गया था । इस कारण बादशाह मकतबो झौर मदरसों की उन्नति 
पर विशेष ध्यान दे सका। फतहपुर सीकरी, भ्रागरा व भ्रन्य प्रनेक नगरों मे उसने 
मदरसे खुलबाये, जिनमे विविध मुसलिम विद्वान्‌ शिक्षण के कार्य मे व्यापृत रहते थे 
झकबर ने यह भी व्यवस्था की, कि इन मदरसों में हिन्दू विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर 
सकें । जहाँगीर परशियन श्रौर तुर्की भाषाझ्नरों का विद्वान्‌ था। उसने यह भ्रादेश जारी 
किया, कि जिस किसी धनी मनुष्य का कोई वारिस न हो, उसकी सम्पत्ति पर राज्य का 


४७० भारतीय संस्कृति का विकास 


अधिकार हो जाय, और इस सम्पत्ति का उपयोग मकतबो श्रोर मदरसों की मरम्मत के 
खर्च के लिये किया जाए । 'तारीखे-जॉजहाँ' मे जहाँगीर के विषय में लिखा है, कि जो 
मदरसे वर्षों से उजड़े पड़े थे श्रौर जिनमे पशु भी निवास करने लगे थे, बादशाह की 
कोशिश से वे सब भ्रध्यापको और विद्या्थियों से परिपूर्ण हो गये । शाहजहाँ को भो 
विद्या और ज्ञान से बहुत प्रेम था। वह अपना कुछ समय नियमित रूप से विद्याध्ययन मे 
व्यतीत करता था, और उसने दिल्ली मे एक नये मदरसे को स्थापना की थी । दार-उल- 
बका नाम का एक पुराना मदरसा इस समय बिल्कुल उजडी हुई दशा मे था। शाहजहाँ 
ने उसका भी जीर्णोद्धार करवाया । शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह अरबी, परशियन 
और संस्कृत का पण्डित था। उसने उपनिषद्‌, भगवद्‌-गीता, योगवासिष्ठ श्रादि अनेक 
संस्कृत ग्रन्थो का स्वय पशियन भाषा में अनुवाद किया, श्रौर सूफी सम्प्रदाय सम्बन्धी 
अनेक मौलिक ग्रन्थ भी लिखे। औरगजब स्वय भ्रच्छा विद्वानु था। पर उसकी सब 
शक्ति मुगल-साम्राज्य का विस्तार करने श्लौर राज्यशासन को मुस्लिम सिद्धान्तों के 
अनुरूप बनाने मे ही लग गयी । वह अपने साम्राज्य मे शिक्षा की उन्नति की ओर 
ध्यान देने मे असमर्थ रहा, यद्मपि उसने इस्लाम की वृद्धि और मुस्लिम धर्मशास्त्रो के 
अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिये अ्रनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये । 
मुसलिम बादशाहो के शासनकाल में विद्यमान विविध मकतबो और मसजिदो 
मे बहुत-से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे | यह शिक्षा प्रधानतया पशियन और अरबी 
भाषाओं और कुरान प्रादि मुसलिम धर्म-ग्रन्यों की ही होती थी । इसी प्रकार हिन्दू- 
मन्दिरों में सस्कृत और हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन होता था | गणित, ज्योतिष, 
चिकित्सा थास्त्र आदि वेज्ञानिक विषयों की पढाई का भी इनमें प्रबन्ध था, पर ये विपय 
भी धामिक साहित्य के अंग-छप मे ही पढाये जाते थे | शिल्त की शिक्षा के लिये विद्यार्थी 
प्राय उस्तादो (आ्राचार्यों) की सेवा मे उपस्थित होते थे, जिनके पास वे शागिर्द 
(प्रन्तेवासी) के रूप भे निवास करते थे । पर मस्जिदो श्रौर मन्दिरों के साथ सम्बद्ध 
शिक्षण-सस्थाओं से लाभ उठाने का ग्रवसर सर्वसाधारण जनता को बहुत कम मिलता 
था, भ्रौर इस युग के बहुमख्यक लोग प्राय निरक्षर ही होते थे । बड़े घरो के लड़को 
के समात उनकी लडकियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थी । बादशाह के हरम और अमी र- 
उमरावो के घरो को स्त्रियाँ जहाँ सगीत, कला आदि मे निपुण होती थी, वहाँ साथ 
ही शिक्षित होने का भी प्रथत्त करती थी। यही कारण है, कि मुगल-युग में हमे भ्रनेक 
० न गण श उ पापा “लए ना हम मर 
हुमायं का चरित्र लिखा है । हुमाय॑ आती ओ हे 3 की 2 के 
में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमे मे कतिपय हे कक हे रे हक कर 
प्रेयसी मलिका न्रजहाँ ओर शाहजहाँ की कक) अल हे जहर | 
यी । मुगल खानदान की अन्य सुशिक्षित अधिनियम "किक अं ड है 46 
ञ जहाँनारा श्रौर जेबुन्लिसा के नाम 


विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ये सब स्त्रियाँ 
् अरबी शभ्ौर फारसी पर 
थी, झोर विद्या व ज्ञान से उन्हें बहुत प्रेम था । र श्रधिकार रखती 


मुगल युग का साहित्य, कला, धर्म प्लौर जीवन ४७९ 


(२) साहित्य 


पश्ियन साहित्य--मुगल युग के साहित्य में पशियन प्रन्धों का स्थान बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इस युग के पशियन साहित्य को तीन भागों मे वाँटा जा सकता है-- 
(१) इतिहास व जीवन चरित्र, (२) प्रनुवाद ग्रन्थ और (३) काव्यग्रन्य । ऐतिहासिक 
ग्रन्थो में मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित तवारोबे-अल्फी, अरवुल फजल द्वारा लिखित श्राइने- 
अ्रकबरी और अ्रकबर नामा, बदाउनी द्वारा लिखित मुन्तलाब-उत्‌-तबारीख, निजाम- 
उद्दीन प्रहमद द्वारा विरचित तबकाते-प्रकबरी, फैजी सरहिन्दी द्वारा लिखित भ्रकब रनामा 
और अब्युल बकी द्वारा लिखित मग्नासीरे-रहीमी ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। मुगल युग 
का सबसे प्रसिद्ध पशियन लेखक झबुल फजल था, जो अकबर का परम मित्र और सहायक 
था। वह न केवल ऐतिहासिक था, अपितु साथ ही एक सुसस्कृत कवि, प्रालोचक प्ौर 
विद्वानु भी था। उसकी आइने-प्कबरी का अ्रकबर के समय का ज्ञान प्राप्त करने के 


लिये उतना ही महत्त्व है, जितना कि मौय॑ चन्द्रगुप्त के समय के लिये कौटलीय प्रथे- 
शास्त्र का है। 


मुगल बादशाहो ने अ्रनेक सस्क्ृत ग्रल्थो का परशियन भाषा मे पझ्नुवाद कराने के 
लिये भी प्रयत्न किया । श्रकबर के आदेश से महाभारत के बहुत-से भागों का पर्शियन 
में अनुवाद हुआ, और इन्हे “रज्म-नामा' नाम दिया गया। महाभारत का यह अनुवाद 
मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया था, जो कि पशियन के साथ-साथ संस्कृत के भी 
पण्डित थे । १५८६ में बदाउनी ने रामायण का पशियन मे श्रनुवाद किया। हाजी 
इब्बाहीम सरहिन्दी ने भ्रथवंवेद को श्रौर फेजी ने लीलाबती को परशियन भाषा मे अनदित 
किया । लीलावती गणित का प्रसिद्ध भौर प्राचीन ग्रन्थ है । इसी प्रकार मुकम्मल खाँ 
गुजराती ने ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थ 'ताजक' का और मौलाना शाह मुहम्मद शाहबादी 
ने काश्मीर के इतिहास का पशियन में भ्रनुवाद किया। अकबर की प्रेरणा से भ्रनेक 
ग्रीक श्लोर श्ररबी पुस्तक भी पशियन मे अ्रनूदित की गयी । इसमें सन्देह नही, कि 
बादशाह अकबर के सं रक्षण मे परशियन साहित्य की बहुत उन्नति हुई | जहाँ उसमे अनेक 
मोलिक पुस्तकें लिखी गयी, वहां भ्रन्य भाषाश्रो की झ्नेक महत्त्वपूर्ण पुस्तके अनुवाद 
द्वारा भी उसमे समाविष्ट हुईं । अकबर की संरक्षा मे जिन भनेक कवियों ने परशियन 
भाषा में काव्य-रचना की, उनमे फेजी, गिजली, मुहम्मद हुसैन नजीरी और सैयद 
जमालुद्दीन उर्फी का बहुत ऊँचा स्थान है । 

पश्ियन भाषा के जो श्रनेक विद्वान्‌ व साहित्यिक जहांगीर के राजदरबार की 
शोभा बढाते थे, उनमें गियास बेग ननकीब खाँ, मुतमिद खाँ, निम्रामतुल्ला श्रौर भ्रब्दुल 
हक देहलवी सर्वप्रधान है । इस काल के ऐतिहासिक ग्रन्धों में मुआ्लासीरे-जहाँगीरी और 
जुब्दुत्तवारीख विशेष प्रसिद्ध हैं । 

अपने पिता श्रौर पितामह के समान शाहजहाँ भी विद्वानो का संरक्षक व आश्रय- 
दाता था। उसके झाअ्य मे निवास करने वाले ऐतिहासिको ने जो अनेक इतिहास-प्रन्थ 
लिखे, उनमे श्रब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा और इनायत खां द्वारा 
लिखित शाहजहाँनामा बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ के दृत्तान्त श्रौर इस युग के भारत 


४७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के ये ही मुख्य साधन है । दाराशिकीह ने जिन अनेक 
संस्‍्कृत पुस्तको का पशियन भाषा में अनुवाद किया था, उनका उल्लेख हम इसी प्रकरण 
मे ऊपर कर चके है। औरंगजेब को शिक्षा और साहित्य से विशेष प्रेम नही था । न 
उसे संगीत का शौक था, और न कला व कविता का । इतिहास लेखन के भी वह विरूद्ध 
था। फिर भी उसके समय में पशियन भाषा मे अनेक इतिहाव-पग्रन्थ लिखे गये, जिनमे 
मिर्जा मुहम्मद काजिम का श्रालमगीरनामा, मुहम्मद साकी का मश्नासीरे-प्राल मगी र, 
सुजानशाय खजत्री का खुलासात्तृत्तवारीख, भीमसेन का नुइकाए-दिलकुशा झ्ौौर ईश्वरदास 
का फतूहाते-प्राल मगीरी बहुत महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार ब्रिटिश युग मे बहुत-से हिन्दू 
झ्रौर मुसलमान श्रग्नेजी की योग्यता प्राप्त कर इस विदेशी भाषा मे ग्रन्थ प्रणयन करने 
के लिये प्रवृत्त हुए, वैसे ही मुगल शासन में श्रनेक हिन्दुओं ने भी पशियन भाषा का 
अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, श्रौर उनके लिखे हुए पर्थियन भाषा के ग्रन्थ भाषा 
श्रौर शैली की दृष्टि भे बहुत उत्कृष्ट कोटि के है । इस युग में राजकीय कार्यो के लिये 
परशियन भाषा का ही उपयोग होता था, और इसी कारण उच्च व सम्पन्न वर्ग के हिन्दू 
इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशीन रहते थे । 
औरगजेब के शासनकाल के प्रन्तिम भाग में मुगल साम्राज्य मे प्रव्यवस्था और 
झ्ररगजकता छा गयी थी । उसके उत्तराधिकारी निर्बेल थे, और वे मुगल बादशाहत को 
प्रक्षण्ण रखने में असमर्थ रहे । औरंगजेब के बाद भारत की प्रधान राजशरक्ति मुगलों 
के हाथो से निकलकर मराठों के हाथों में श्रा गयी । यही कारण है, कि पिछले मुगल 
बादशाहो के समय में पथियन साहित्य का भ्रधिक विकास नहीं हो सका । 

हिन्दी-साहित्य--हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मुगल-युग को 'सुवर्णीय काल' 

माना जाता है। इसमे सन्देह नहीं, कि मुगल-साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत 
मे जो शान्ति और सुव्यवस्थित शासन कायम हो गया था, उससे लाभ उठाकर श्रनेक 
प्रतिभाशाली कवि इस युग में हिन्दी काव्य-साहित्य के विकास में तत्पर हुए । हिन्दी 
भाषा का यह साहित्य प्रधानतया धामिक था । श्रफगान युग मे हिन्दू धर्म में जो नई 
चेतना उत्पन्न हुई थी, उसके कारण सर्वंसाधारण जनता में नवजीवन का संचार हो 
गया था। स्वामी रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्य भ्रादि सन्‍्त-महात्माओ्रों ने भारत के 
धामिक क्षेत्र मे जो नई लहर चलाई थी, वह निरन्तर जोर पकड़ रही थी, और उससे 
प्रभावित होकर तुलसी सूर आ्रादि कवियों ने एक ऐसी भक्तिमयी धारा का प्रवाह शुरू 
किया, जिससे भारत की सर्वसाधारण जनता ने बहुत शान्ति और सान्‍्त्वना प्राप्त की । 
ठुलसी, सूर श्रादि कवियों का इस युग के धामिक इतिहास में बहुत भ्रधिक 

महत्त्व है, क्योंकि उन्होंने अपने घामिक विचारों के प्रतिपादन के लिये ही काव्य के 
साधन का उपयोग किया था। उनके धामिक विचारों पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश 
जी पक व जैसे व्यक्ति केवल सन्त महात्मा व घमंसुधारक ही नही थे, 

भपितु महाकवि भी से ; उनके काव्य हिन्दी साहित्य मे बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं । 
निरल्‍तर पुष्टि पा रही थी, तुलसीदास से पपरम्परा द्वारा रामभक्ति की जो परम्परा 
? उसे बहुत बल मिला। यद्यपि तुलसी का 


मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म और जीवन ४७३ 


झक बर के साथ कोई परिचय नहीं था, श्लौर उन जैसे सन्त को बादशाह के सम्पर्क व 
संरक्षण की कोई श्रावश्यकता भी नही थी, तथापि इस युग के श्रनेक प्रतिष्ठित व समर्थ 
पुरुषों का ध्यान उनकी शोर श्राकृष्ट हुआ, जिनमें प्रब्दुरेहीम खानखाना झौर राजा 
मानसिह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । अब्दुरहीम खानखाना या “रहीम से 
उनकी समय-समय पर दोहों में लिखा-पढी होती रहती थी, और इसके प्रति वे बहुत 
झादर का भाव रखते थे । तुलसीदास हिन्दी के सबसे बडे महाकवि हुए हैं, श्रौर उनके 
रामचरितमानस, विनय-पत्रिका आदि काव्य हिन्ही-साहित्य के भ्रमोल रत्न हैं । तुलसी- 
रचित काव्य-पग्रन्थों में बारह प्रसिद्ध हैं, जिनमें पाँच बड़े और सात छोटे हैं। रामचरित- 
मानस को केवल काव्य के रूप में ही नहीं पढा जाता, सर्वं साधारण जनता की दृष्टि में 
वह एक धर्मग्रन्थ की भी स्थिति रखता है। इसमे सन्देह नही, कि राजाप्रों के राज- 
महनों प्रौर गरीबी के भोंपडों मे रामचरितमानस का समान रूप से प्रादर है, प्रौर 
इस एक ग्रन्थ ने उत्तरी भारत की जनता को कितना श्रधिक प्रभावित किया है, उतना 
सम्भवत' प्रन्य किसी पुस्तक ने नही किया । 

तुलसी के समान ही राम की भक्ति का प्रतिपादन करने वाले प्रनेक प्रन्य सन्‍्त- 
कवि इस युग में हुए, जिनमें नाभादास, हृदयराम श्लौर प्राणचन्द चौहान के नाम 
उल्लेखनीय हैं। पर श्रफगान युग के वैप्णव श्राचार्यों ने विष्णु की भक्ति केवल “राम 
के रूप में ही शुरू नही की थी । पुरुषोत्तम कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उन्होंने 
कृष्ण-भक्ति की भी लहर चलाई थी । क्ृष्ण-भक्ति शाखा के भी बहुत-से सनन्‍्त-कवि इस 
युग में हुए, जिनमें सबसे प्रधान स्थान सूरदास और मीराबाई का है। सूरदास जी 
बाबर, हुमायूं श्रौर श्रकबर के समकालीन थे, झौर मुगल बादशाहो के सम्पके व संरक्षण 
में आए बिना ही वे एक ऐसी काव्यधारा का सृजन कर रहे थे, जिसमें स्नान कर श्राज 
तक भी करोडो नर-नारी श्रपने को घन्य मानते है। सूरदास की कविता में श्रपूर्व माधुयें 
है, ग्रौर उनका एक-एक पद हत्तन्त्री को भकृत कर देने की क्षमता रखता है । कृष्ण 
की भक्ति में जिस ढंग के पदो का उन्होने निर्माण किया, वे हिन्दी-साहित्य के उज्ज्वल 
रत्न हैं । मीराबाई मेडतिया के राठोर रटनसिह की पुत्री थी, और उदयपुर के महाराणा 
के कुमार भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था । विवाह के कुछ समय बाद ही बे 
विधवा हो गयी, और उन्होने श्रपना सब ध्यान कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। वे 
सोलह॒वी सदी के मध्य भाग में हुई थी, शौर उनके गीत भ्राज तक भी जनता में बहुत 
लोकप्रिय हैं । कृष्ण-भक्ति मार्ग के श्रन्य कवियों में कृष्णास, परमानन्ददास, चतुर्मुज- 
दास, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, हरिदास, रसखान, प्रुवदात शोर श्रीभट्ट के नाम 
उल्लेखनीय हैं। ये सब कवि मुगल युग में हुए थे, और इन्होंने कृष्ण की भक्ति मे जो 
पद बनाए थे, वे झ्राज तक भारत के भक्त समाज में आदर का स्थान रखते हैं । इनमें 
रसखान का एक विशेष स्थान है, क्योकि ये जन्म और धर्म से मुसलिम होते हुए भी 
कृष्ण के परम भक्त थे। हिन्दुधों के भक्तिमा्गं से मुसलिम लोग भी जिस प्रकार प्रभावित 
हो रहे थे, रसखान इसके उत्तम उदाहरण है । 

हिन्दी काव्य का विकास इस युग मे केवल सम्त कवियों द्वारा ही नहीं हुआ, 
क्रपितु मुगल बादशाहों और उनके प्मीर-उमराधों के भाश्रय में भी भ्रभेक ऐसे कवि 


४७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


हुए, जिन्होंने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्ये किया । 
इनमें सर्व॑प्रधान स्थान भ्रव्दुरंहीम खानखाना का है। वह बैरम खाँ का पुत्र था, और 
अ्रकबर के समय के सबसे बडे अमीर-उमराग्रो मे से एक था। भ्रव्दुरंहीम श्ररबी, 
पशियन भौर संस्कृत का प्रकाण्ड पष्डित था, और श्रनेक विद्वानों व कवियों का झाश्रय- 
दाता था। परशियन के प्रतिरिक्त हिन्दी मे भी उसने कविता की । हिन्दी जानने वाला 
कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो रहीम के दोहो से भ्रपरिचित हो । मुगल दरबार में आ्राश्रय 
पाने वाले भ्रन्य कवियों मे नरहरि, टोडरमल और बीरबल के नाम उल्लेखनीय हैं । 
अकबर के दरबार मे नरहरि का बडा मान था और बादशाह ने उन्हे “महापात्र' की 
उपाधि से विभूषित किया था । रुक्मिणी-मगल, छप्पयनीति, कबित्त-सं ग्रह आदि श्रनेक 
पुस्तकों की इन्होंने रचना की । गंग अकबर के दरबारी कवि थे, श्रौर रहीम इन्हे बहुत 
मानते थे । कहते है, कि भ्रब्द्ु॒ रहीम खानखाना ने उनके एक छप्पय से प्रसन्‍न होकर 
उन्हें छत्तीस लाख रुपये दे डाले थे । अ्रकबर के दीवान टोडरमल हिन्दी मे कबिता भी 
करते थे, और वे सस्क्ृत के भी विद्वान थे। भ्रकबर के परम सखा बीरबल द्वारा 
विरचित अनेक हिन्दी कविताये भी इस समय मिलती हैं। मुगल-साम्राज्य के वास्तविक 
संस्थापक अकबर के समग्र में हिन्दी भाषा का इतना अधिक प्रचार था, कि बहुत-से 
मुसलमान भी हिन्दी में कविता करने लग गये थे । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भ्रब्दुरंहीम 
खानखाना का उल्लेख ऊपर हो चुका है । भ्रकबर को स्वयं भी हिन्दी कविता का शौक 
था, धौर श्रनेक ऐसे कवित्त भ्रव तक भी विद्यमान हैं जिन्हे 'साहि भ्रकब्बर' का बनाया 
हुश्ना माना जाता है । हो सकता है, कि इन्हे बादशाह के नाम से उसके किसी दरबारी 
कवि ने बना दिया हो । पर इसमे सन्देह नहीं, कि अकबर हिन्दी का सरक्षक था, प्रौर 
उसके श्राश्नय मे भ्रमेक हिन्दी कवि अपना निर्वाह करते थे। इस काल मे प्न्य भी अनेक 
मुसलमान कवियों ने हिन्दी मे कविता की । आलम अ्रकबर के समकालीन थे, जिन्होंने 
'माधवानल काम कंदला' नाम की प्रेम-कहनी दोहा-चौपाइयो में लिखी थी । इसी 
प्रकार जमाल, कादिर भर मुबारक स्‍ादि भ्नेक मुसलमानो ने इस काल मे हिन्दी में 
काव्य-रचना की । ये सभी कवि भक्ति-माग के अनुयायी नही थे, और न इनकी कविता 
का उद्देश्य धामिक विचारो का प्रतिपादन ही था । ये कवि रस की प्रभिव्यक्ति के लिये 
काव्य की रचना करते थे, भोर इसमे सन्देह नही कि कला की दृष्टि से इनकी रचनाझो 
में बहुत सौन्दय है । 
काव्य के विकास के साथ-साथ हिन्दी में भ्रनेक ऐसे लेखक व कवि भी उत्पन्न 
होन शुरू हुए, जिन्होने कि सस्कृत के भ्रनुकरण मे हिन्दी मे भी भ्लकार य्रम्थो की रचना 
की । इस प्रकार के साहित्यिको मे केशवदास सववप्रधान हैं। ये भी प्रकबर के सम- 
५3६ थे, भौर प्रोरछा तरेश महाराजा रामसह के भाई इन्द्रजीर्तासह की राजसभा 
3 है आन प्रात था। भोरछा का राज्य इस समय मुगलों के अ्रधीन था, झौर 


उसके राजा की स्थिति मुगलो के सामन्‍्त के सरश थी। केशवदास ससस्‍्कृत के पण्डित थे, 


झौर हिन्दी मे भी उन्होने संस्कृत की द्ास्त्रीय साहित्यिक पद्धति का अनुसरण किया । 
उन्होने अलंकारों पर “कविश्रिया' झौर रस पर 'रसिक प्रिया' लिखी । इनके अ्रतिरिक्त 
कतिपय काव्य-प्रन्थ भी उन्होंने लिखे, जिनमें प्रलंकार धादि की प्रचुरता है। सेनापति 


मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म और जीवन ४७४ 


नाम के एक अन्य कवि भौ सतरहवी सदी में हुए, जिनका हिन्दी काव्य-साहित्य मे अ्रच्छा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुगल-युग के बहुत-से हिन्दू श्रौर मुसलमान श्रमीर-उमरा भी 
बादशाहो के समान ही साहिंत्य-प्रेमी थे, और कवियों का संरक्षण व प्रोत्याहन करता 
गौरव की बात समभते थे । विशेषतया, राजपूत राजाओं ने हिन्दी कवियों व साहित्यिको 
को प्राश्रय देने में बहुत उत्साह दिखाया। केशवदास के समान इस युग के श्रन्य अनेक 
कवियों ने भी राजपुत राजाओं के दरबार में आश्रय पाकर निश्चिन्तता के साथ साहित्य- 
सृजन का कार्य किया । 

झ्रकबर के काल के बाद हिन्दी के जो कवि हुए, उनमे बिहारी लाल, महाराज 
जसवन्तसिह, मतिराम, भूषण और घन झानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं ) ये सब कवि 
सतरह॒वीं सदी में या भ्रठारहवी सदी के प्रारम्मिक भाग में हुए थे । अकबर के समय में 
हिन्दी कवियों ने जो श्रपूर्व प्रतिभा प्रदर्शित की थी, बह बाद के कवियों में नहीं पायी 
जाती । पर इसमे सन्देह नहीं, कि सम्पूर्ण मुगल-युग में हिन्दी साहित्य निरन्तर उन्नति 
करता रहा । प्रौरंगजेब जैसे धर्मान्ध मुसलिम बादशाह से यह झ्ाशा नही की जा सकती 
थी, कि श्रकबर के समान वह भी हिन्दी कवियों का श्रादर करता । पर उसकी हिन्दू- 
विरोधी नीति के कारण भारत मे जो विद्रोह की भावना प्रादुर्भुत हुई, वह भूषण जैसे 
कवियों के काव्य मे प्रगट हुई, और शिवाजी जैसे वीर द्वारा उन्हें प्रोत्ताहन व संरक्षण 
प्राप्त हुआ । 

दक्षिणापथ में भी बहुत-से कवि इस युग में हुए, जिन्होने हिन्दी मे काव्य रचना 
की । ये कवि प्राय: सब मुसलमान थे। दक्षिण की भाषा हिन्दी नहीं थी । पर वहाँ 
मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था। शासक व सैँतिक के रूप में जो बहुत-से मुसलमान 
व हिन्दू इस युग में उत्तरी भारत से दक्षिण में गये, उनकी भाषा हिन्दी ही थी । इसी 
कारण उन्होने परशियन शब्दों से मिश्रित हिन्दी भाषा में कविता की | इन मुसलिम 
कवियों की भाषा को उर्दू और हिन्दी दोनों ही समझा जा सकता है, पर उसमें श्राजकल 
की उर्दू के समान ध्ररबी व पशियन शब्दों की भरमार नही है । 

बंगाली साहित्य--महांप्रभु चेतन्य द्वारा बगाल में भक्तित को जिस लहर का 
प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख हम पिछले एक श्रध्याय में कर चुके हैं । वैष्णव धर्म 
से प्रभावित होकर मुगल-थुग में बंगाल मे अनेक ऐसे साहित्यिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
नवीन साहित्य का सृजन किया । क्ृष्णदास कविराज (जन्मकाल १५३१६०) ने इसी 
युग में चेतन्य-चरितामृत नाम से महाप्रभु का जीवन-चरित्र लिखा । इस काल के वैष्णव- 
साहित्य मे वृत्दाववदास (जन्म काल १५०७ ई०) का चेतस्य-भागवत, जयानन्द (जन्म- 
काल १५१३ ई०) का चैतन्य-मंगल, त्रिलोचनदास (जन्म १५२३ ई०) का चैतन्यमंगल 
और नरहूरि चक्रवर्ती का भक्ति-रत्ताकर विशेष महत्त्व रखते हैं । इसी काल में अनेक 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बंगाली भाषा में झनुवाद भी किया गया। इन अनुवाद-प्रन्थों 
में काशी राम दास की महाभारत और सुकुन्दराम चक्रवर्ती की कवि-कंकणचण्डी उल्लेख- 
नीय हैं। मुकुन्दराम चक्रवर्ती द्वारा विरचित इस पुस्तक का बंगाल में वही स्थान है, 
जो कि उत्तरी भारत में तुलसीक्ृत रामचरितमानस का है । 


४७६ भारतीय संस्कृति का विकास 


(३) धर्म 


तुलसी ध्ौर रामभक्ति की लहर--अफगान युग में हिन्दू-धर्म में नवजागृति 

की जो लहर शुरू हुई थी, मुगल काल में उसे श्रौर श्रधिक बल मिला स्वामी रामा- 
नन्द द्वारा राम भक्ति की जो परम्परा प्रारम्भ की गयी थी, तुलसीदास ने उसे जन- 
साधारण तक पहुँचा दिया । भारतीय इतिहास में तुलसी का महत्त्व एक महाकवि के रूप 
मे उतना नही है, जितना कि एक नवीन धामिक लहर को जनसाधारण तक पहुँचाने 
वाले धर्म-प्रचारक व सुधारक के रूप मे है। श्राज उत्तरी भारत की बहुसंख्यक जनता 
संस्कृत भाषा से श्रनभिन्ञ होने के कारण वेदशास्त्रों के मर्म से परिचित होने के लिये 
बेद, ब्राह्मणग्रन्थ व उपनिषद्‌ प्रादि का श्रध्ययन करने में भ्रसमर्थ है। पर इस कारण 
उसे भारतीय धर्म की प्राचीन विचारसरणी से भ्रपरिचित रहने की आवश्यकता नहीं है । 
राम के चरित्र को निमित्त बनाकर तुलसीदास ने “रामचरित मानस” मे उस सब ज्ञान को 
सरल भाषा में लिख दिया है, जो वेद-शास्त्र मे विद्यमान है । उपनिषदों का श्रध्यात्म- 
बाद, दर्शनो का तत्त्वचिन्तन श्रौर पुराणो की गाथाएं---ये सब रामचरितमानस मे 
उपलब्ध हैं; श्रोर वे भी ऐसी सरल भाषा में जिसे कि सर्वथा निरक्षर व्यक्ति भी सुगमता 
के साथ समझ सकता है। हिन्दू धर्म, सभ्यता, सस्कृति श्रौर विचारसरणी मे जो कुछ 
भी उत्कृष्ट तत्तत है, तुलसी ने रामचरितमानस मे उन सबका भ्रत्यन्त सुन्दर रूप मे 
समावेश कर दिया हैं। मध्यकालीन यूरोप भे क्रिश्चियन लोग बाइबिल का श्रध्ययन 
लैटिन भाषा में किया करते थे। लेटित सर्वेसाधारण लोगो की भाषा नही थी | इसलिए 
केवल सुशिक्षित पादरी ही ग्रपने धर्म ्रन्थो के उपदेशों को जान सकने का प्रवसर प्राप्त 
कर सकते थे। मध्य काल के श्रन्त मे जब प्रोटेस्टेण्ट भ्रान्दोलन शुरू हुश्ना, तो उसके 
नेताग्रो ने बाइबल का लोकभाषाओ्रो मे अ्रनुवाद किया, ताकि लेटिन से श्रपरिचित सर्व- 
साधारण लोग श्रपने धर्म के मान्य ग्रन्थ का भ्रनुशीलन करने में समर्थ हो। तुलसीदास 
जी ने यही कार्य हिन्दू धम्ं-शास्त्रों के सम्बन्ध में किया । उन्होंने वेद-शास्त्रो का प्रनुवाद 
तो नहीं किया, पर उन सब के तत्त्व व सार को स्वतन्त्र रूप से सरल कविता में इस 
ढंग से भ्रभिव्यक्त किया, कि सवंसाधारण जनता के लिये श्रपने धममं के सिद्धान्तो व 
श्राख्यानो को जान सकना बिलकुल सुगम हो गया । धामिक क्षेत्र में तुलसी का यह 
कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। पर उनका कार्य केवल यही तक सीमित नही था। उन्होने 
विष्णु के ग्रवतार भगवान्‌ राम को एक ऐसे रूप मे जनता के सम्मुख रखा, जो धनुष 
बाण हाथ में लेकर राक्षसों का सहार करने मे तत्पर था। बासुरी बजाकर भक्तों के 
हम कक लेने वाले कृष्ण का रूप उन्हे श्राकृष्ट नही करता था । उनका मस्तक उस 
(रे स्ठुत भुकता था, जो हाथ में धनुष बाण धारण करता है। उस युग की 
सचार हु । जो हिन्दू जाति भ्रफगान हुई, हे! जनता मे वीरता और भ्राशा का भी 
“युग में तुक व भ्रफगान विजेताञ्रों से निरन्तर 


श्राक्ान्त होती रही थी, और निरन्तर पराजयो के कारण जिसमें हीन भावना उत्पन्न 


हो गयी थी, वह श्रव धनुष-बाण की सहायता से राक्षसों के हाथ मे पड़ी हुई सीता का 





सुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म और जीवन ४७७ 


उद्धार करने वाले राम को झपना आदश मानकर नये जीवन औौर स्फूत्ति से परिपूर्ण हो 
गयी, श्रौर उसने मुगल साम्राज्य में वह स्थान प्राप्त कर लिया, जो उसके लिये उपयुक्त 
था। पश्रत्याचारी व अ्रधामिक रावण का नाश करने वाले राम के वीर शौर पुनीत 
चरित्र को जनता के सम्मुख रखकर तुलसीदास ने कहा-- 
“राम राज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम सदा विजयी हैं' 

इस सन्देश से--राम के सदा विजयी होने की बात से हिन्दू जाति में नवीन 
उत्साह का सचार हुआ, और वह भारत मे श्पना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिये 
कटिबद्ध हो गई ! 

कृष्ण भक्ति--सोलहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में रामानुजाचार्य की शिष्य- 
परम्परा के भ्रन्यतम ग्राचार्य श्री वल्लभाचार्य ने वृन्दावन को अपना केन्द्र बनाकर कृष्ण 
के पुरुषोत्तम रूप की भक्ति की जो लहर चलाई थी, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके 
है । वल्लभाचार्य के श्रनुसार श्रीकृष्ण ही परवब्रद्गा है, भ्रौर सब गुणों से सम्पन्न होने के 
कारण वे पुरुषोत्तम कहाते हैं। श्रानन्द की पू्णे भ्रभिव्यक्ति कृष्ण के इसी पुरुषोत्तम रूप 
में होती है, श्रौर इस रूप में जो लीलाये वे करते हैं, वे भी नित्य हैं। मगवान्‌ कृष्ण 
की नित्य लीला मे श्रपने को आत्मसात्‌ कर देना ही मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट गति है । 
बललभाचार्य ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवद्धंत पबेत (वृन्दावन में) पर एक 
विद्ञाल मन्दिर का निर्माण कराया, जो कृष्ण की भक्ति का प्रधान केन्द्र बन गया । 
वल्लभाचार्य के बाद वृन्दावन व प्रन्यत्र श्रनेक ऐसे क्ृष्णभक्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने कृष्ण 
की भक्ति को जन-साधारण मे प्रचारित करने के लिये बहुत-से सुन्दर पदो की रचना 
की । इनमे “अ्रष्टछाप' के कवि सर्वप्रथम है । वललभाचाये के बाद उनके पुत्र विट्ठल- 
नाथ जी उनकी गही के स्वामी बने थे । उन्होने ऋष्ण के भक्‍त श्राठ सर्वोत्तम कवियों को 
चुतकर 'अष्टछाप' की स्थापना की । ये श्राठ कवि निम्नलिखित थे--सु रदास, कुम्भन- 
दास, परमानन्ददास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भूजद।[स और ननन्‍्ददास । 
इनमें सूरदास का स्थान सर्वोच्च है, श्रौर उन्होंने कृष्ण की भक्ति का जनता मे प्रसार 
करने के लिये श्रपने गीतो द्वारा जो अनुपम कार्य किया, वह भी बस्तुत: अद्वितीय है। 
ये सब कवि भ्रकबर के समकालीन थे, श्रौर इनके भक्ति-गीतो से न केवल हिन्दू भ्रपितु 
मुसलमान भी बहुत भ्रधिक प्रभावित हुए थे। यही कारण है, कि सम्पूर्ण मुगल काल में 
बहुत-से ऐसे कवि होते रहे, जो अ्रपने मधुर गीतों द्वारा जनता में कृष्णभक्रित की भावना 
का सचार करते रहे । 

सिक्‍ख धर्म-- प्रफगान युग में हिन्दू धर्म में नव-जागृति की जो लहर प्रारम्भ 
हुई थी, उसमें गुरु नानक का स्थान बहुत महत्त्व का था। नानक की दृष्टि मे हिन्दू 
और मुसलमान एक समान थे, और उनकी शिक्षा को सब लोग समान रूप से ग्रहण कर 
सकते थे । नानक के अनुयायी सिक्‍्ख (शिष्य) कहाते थे । उतकी शिष्य परम्परा में दस 
गुरु हुए, जिनमे भ्रन्तिम गुरु गोविन्द सिंह थे । शुरू के सिक्ख गुरुझ्नों का रूप प्रायः उसी 
ढंग का था, जैसा कि रामसानुजाचाये व रामानन्द श्रादि की शिष्य परम्परा के झ्राचार्यों 
का था । पर धीरे-धीरे सिक्‍ख पन्य में परिवर्तन झ्लाना शुरू हुआ्ला, झर वह केवल एक 
शाभिक सम्प्रदाय ही न रह कर एक राजनीतिक शक्ति भी बन गया । जहाँगीर के समय 


४७८ भारतीय संस्कृति का विकास 


में सिक्‍खो के गुरु अर्जुनदेव थे । जब राजकुमार खुसरो (जहाँगीर का जेब पुश्न) अपने 
पिता के बिरुद्ध विद्रोह कर लाहौर जा रहा था, तो गुरु श्र्जुनदेव ने उसे श्राश्नय प्रदान 
किया । इस बात पर जहाँगीर बहुत नाराज हुआ, और जब खुसरो के सहायकों को 
भयंकर दण्ड दिये गये, तो श्रर्जनदेव भी मुगल बादशाह के कोप के शिकार बने ॥ उन पर 
जुर्माना किया गया, श्रौर जब उन्होने जुर्माना देने से इन्कार किया, तो उन्हें मुत्युदण्ड 
दिया गया । गुरु श्र्जुनदेव समभते थे, कि उनके पास जो कुछ भी सम्पत्ति है, वह पन्‍्थ 
व ईदइवर की है, उसे वे जुर्माना भ्रदा करने के लिये प्रयुक्त करने का कोई अ्रधिकार 
नही रखते । इस घटना ने सिक्‍ख धर्म के इतिहास में भारी परिवर्तन किया, क्योकि 
सिक्ख लोग अपने ग्ररू की हत्या को सहन नहीं कर सके । उन्होने श्रपने को संगठित 
करना शुरू किप्रा, और इम प्रकार वे धामिक सम्प्रदाय के साथ-साथ एक राजनीतिक 
दक्िति भी बन गए। 

सिक्‍लो के नर गुरु तेगबहादुर थे, जो औरगजेब के समकालीन थे । औरगजेब 
किस प्रकार हिन्द विरोधी नीति का आश्रश्न लेकर हिन्दुप्तो पर जजिया लगाने और 
उनके मल्दिरों को गिरवाने के लिये प्रयत्तनशील था, इसका उल्लेव हम पिछले एक 
अ्रध्याय में कर चुके है! गुरु तेगबहादुर ने श्लौरगजेब की इस नीति का विरोध किया । 
जब बादशाह को यह बात मालूम हुई, तो उसे बहुत क्रोध श्राया । गुरु तेगबहादुर को 
दिल्‍ली बुलाया गया, और उन पर यह श्रभियोग लगाया गया, कि उन्होने बादशाह के 
विरद्व बगावत फैलायी है । तेगबहादुर के सम्मुख दो विकल्प पेश किये गये, या तो वे 
इस्लाम को स्वीकार कर ले, श्रन्यथा उन्हे प्राण-दण्ड दिया जाएगा । तेगबहादुर ने दूसरा 
विकल्प चुना । बड़ी करता के साथ दिल्‍ली मे उनका वध किया गया । गुरु के कत्ल का 
हाल जानकर सिक्‍खों मे सनसनी फैल गयी। वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के 
लिये उठ खड़े हुए । एक छोटे से घामिक सम्प्रदाय के लिए यह सुगम नहीं था, कि वह 
इक्तिगाली मुगल बादशाह का सामना कर सकता । पर इस समय सिक्‍्लों में एक महा- 
पृ०प उत्पन्त हुआ, जिसने उन्हें भली-भाँति संगठित कर एक प्रबल वाक्ति के रूप में 
परिणव कर दिया। यह महापुरुष गुरु गोविन्द मिह थे, जो सिक्‍खो के दसवे व पश्रन्तिम 
गुरु थे । गोविन्द सिह ने सिक्‍्खो को एक प्रबल सैन्य शक्ति बना दिया। वह कहा 
करते थे--“चिडियो से में बाज लडाऊँ, तो गुरु गोविन्द सिह कहाऊँ ।” सचमुच उन्होंने 
पंजाब की चिडियो को बाज के साथ लडने के योग्य बना दिया । उन्होने प्रत्येक सिक्ख 
के लिये पाँच कक्‍कों का धारण करना आवश्यक कर दिया । पाँच कक्‍के ये थे---क था, 
कच्छ, कडा, केश और कृपाण । इनका उद्देश्य यह था, कि सिक्‍्ख सिपाहियों की तरह 
रहे और सँतिक कार्य को गौरव की बात समझें । 

गुरु गोविन्दर्सिह राजाप्रों के समान रहते थे । पर मुगल-साम्राज्य के सम्मुख 
उनकी शक्ति कितनी कम है, इसका भी उन्हे ज्ञान था। इसनिए उन्होंने पंजाब के 
पहाडो को अपना केन्द्र बनाया, श्रौर समय-समय पर वहाँ से निकलकर मुगल छावतियों 
0 आजम करने शुरू किये । मुगलो ने गुरु गोविन्दर्सिह व उनके 'खालसा' को कुचल 
लने के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखी । युरु के दोनो लडके पकड़े गये, भर उन्हे 
इस्लाम स्वीकार करने के लिये कहा गया । पर वे इसके लिये तैयार नहीं हुए । इस पर 


मुगल-युग का साहित्य, कला धर्म और जीवन ४६ 


उन्हे जीते-जी दीवार में चुनवा दिया ग्रया, पर वे घर्म से डिगे नहीं। झौरंगजेब की मृत्यु 
तक गोविन्द्सह ने मुगलो के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा । औरंगजेब की मृत्यु 
के बाद जब मुगल साम्राज्य की क्षक्ति क्षीण होने लगी, तो सिक्‍खो को शपने उत्कर्ष का 
भ्रपूर्व अवसर हाथ लगा । गोविन्दसह सिक्‍सयो के भ्रन्तिस गुरु थे। उन्होंने भ्रपने बाद 
के लिये कोई गुरु निश्चित नहीं किया था। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि भविष्य में प्रन्थ- 
साहब ही सिक्‍खो के गुरु का कार्य करे। ग्रन्थ साहब में सिक्‍ख-गुरुओ की वाणियाँ 
संगृहीत है । गुरु गोविन्दर्सिह ने धामिक दृष्टि से जहाँ प्रन्थ साहब को प्रपना उत्तरा- 
घिकारी नियत किया, वहाँ सिक्‍खों का सैनिक नेतृत्व उन्होने बन्दा को सौंप दिया । 
बन्दा बैरागी सम्प्रदाय का था, तथा युद्ध-विद्या ओर सैन्य सचालन मे भब्रत्यन्त निपुण 
था | उसने गोविन्दर्सिह के लड़कों की हत्या का बदला लेने के लिये सरहिन्द पर हमला 
किया, और वहाँ के फौजदार को परास्त कर सरहिन्द पर कब्जा कर लिया । इसी नगर 
में गोविन्दर्सिह के पुत्रों को जीते-जी दीवार में चुनवाया गया था। सर्रहिद पर कब्जा 
करने के बाद भी बन्दा बहादुर निरन्तर मुगलों से सघर्ष करता रहा | मुगल बादणाहों 
को उसके कारण झ्ननेक सकटो का सामना करना पडा। भ्रन्त मे सन्‌ १७१६ में बादशाह 
फरुंंखसियर उस गिरफ्तार करने में सफल हुआ । बन्दा का बडी निर्दयता के साथ वध 
किया गया, और अन्य भी बहुत-से सिक्खो को कत्ल किया गया | पर इन अत्याचारो 
से सिक्‍ख दबे नहीं। उनकी शक्ति निरल्त्र बढती ही गयी । अन्त मे नादिरशाह भश्रौर 
प्रहमदशाह अब्दाली के श्राक्रमणो के कारण जब पजाब में मुगलों की शासन-शक्ति 
अ्रस्त-व्यस्त हो गयी, तो सिकयो ने पजाब मे अपने अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये। 

भारत के श्राधुनिक इतिहास में सिक्‍ख पन्‍थ का महत्त्व बहुत श्रधिक है । 
श्रफंगान-युग मे जो अनेक सन्त व धर्म-सुधारक उत्पन्त हुए थे, उनमे भ्रकेले गुरु नानक 
ही ऐसे थे, जिनकी शिष्य परम्परा श्रागे चलकर एक ऐसे पन्‍्थ के रूप में परिवर्तित हो 
गयी, जिसमे अ्पूर्वे जीवनी भक्ति है। रामानन्द, वल्लभाचार्य और चेतन्य की शिष्य- 
परम्परा ने प्रपने श्रनुयायियो को चाहे कितनी ही शक्ति प्रदान की हो, पर उसके कारण 
उनके सम्प्रदाधो मे उस ढग के नवजीवन का संचार नही हुआ, जैसा कि सिक्‍ख पतन्‍्थ 
में हुआ । जात-पाँत व ऊँच-नीच के भेद का विरोध झ्रादि बातों पर नानक और रामा- 
ननन्‍्द एक दुष्टिकोण रखते थे | पर रामानन्द व वल्लभाचारय्य श्रादि भक्तिमार्गी भ्राचार्यों 
के भ्रनुयायी इनसे ऊपर उठने मे उस श्रश मे सफल नही हुए, जैसे कि नानक के श्रनुयायी 
सिक्‍ख लोग हुए । सिक्‍्ख पन्थ प्राचीन हिन्दू-धर्म का एक ऐसा परिष्कृत रूप है, जिसमे 
उन बुराइयो को कोई स्थान प्राप्त नही है, जो कि प्राचीन हिन्दू घर्म मे देर से विकसित 
हो रही थी । पर यह बात अफगान-युग में प्रादुर्भूत हुए भ्रन्य हिन्दू-सम्प्रदायों के सम्बन्ध 
मे नहीं कही जा सकती । 

दीने-इलाही---चिरकाल तक देश से एक साथ निवास करने के कारण हिन्दुओनो 
झोर मुसलमानों मे एक दूसरे के निकट सम्पर्क मे आने की जो प्रवृत्ति ग्रफगान-युग 
में प्रारम्भ हुई थी, मुगल-काल में वह्‌ बहुत प्रधिक जोर पकड गयी। श्रकबर धर्म के 
मामले में बहुत सहिंष्णु था, और उसकी सहिष्णुता की नीति का जहाँगीर श्लौर 
शाहजहाँ से भी भ्रनुसरण किया था। इन मुगल बादशाहों ने हिन्दुओं के साथ बैवाहिक 


डं८० भारतीय संस्कृति का विकास 


सम्बन्ध स्थापित किये थे, और इनकी हिन्दू रानियाँ विवाह के बाद भी अपने धर्म पर 
दृढ़ रही थी । यह स्वाभाविक था, कि इतका असर मुगल बादशाहो पर पड़ता। अकबर 
की घामिक नीति पर जहाँ उसकी हिन्दू पत्नियों का झसर हुआ, वहाँ साथ ही शेख मुबारक 
झौर उसके पुत्र अब्दुल फजल और फंजी के विचारों का भी उस पर प्रभाव पडा। 
ये सूफी सम्प्रदाय के थे, भर धामिक दृष्टि से बहुत उदार विचार रखते थे। इनके ससर्गे 
से प्रकबर के विचारों मे परिवर्तन श्राना शुरू हुआ, और इनके परामश्ञे से श्रकबर ने 
झपनी राजधानी फतहपुर सीकरी में एक इबादतखाने (पूजागृह) का निर्माण कराया । 
प्रति वृहस्पतिबार को यहाँ एक सभा होती थी, जिसमे हिन्दू, जैन, पारसी, यहुदी, 
ईसाई, शिया, सुल्नी भ्रादि विविध सम्प्रदायो के विद्वानू धामिक विषयो पर विचार करते 
थे। प्रकबर स्वयं इस सभा में सभापति का आसन ग्रहण करता था, और विविध 
धर्माचार्यों के विचारो का ध्यानपूर्वक श्रवण करता था। विविध धर्मों के विद्वानों के 
विचारो को सुनते के कारण अकबर के धामिक विश्वासों मे बहुत परिवतंन श्राया, और 
इस्लाम के प्रति उसका विश्वास शिथिल होने लगा। 
जिन विविध आचार्यों के सम्पर्क में आने के कारण श्रकबर के धार्मिक विचारों 
में परिवर्तन झाना शुरू हुआ, उनमे से कतिपय के नाम उल्लेखनीय है । हिन्दू-धर्म का 
श्रकबर के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले विद्वानों मे पुरुषोत्तम और देवी प्रधान थे । 
देवी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम, महामाया श्रादि के वास्तविक स्वरूप का श्रकबर 
को उपदेश दिया, झ्ौौर वह बहुधा उससे धर्मचर्चा किया करता था। जैन-घर्म का 
अकबर के सम्मुख प्रतिपांदन करने वाले आचार्य हीरविजय सूरि, विजयसेनसूरि, 
भानुचन्द्र उपाध्याय श्रौर जिनचन्द्र थे । १५७८ के बाद कोई-न-कोई जैनाचाय सदा 
श्रकबर के दरबार मे रहा करता था। हीरविजय के उपदेणो से प्रभावित होकर भ्रकदर 
ने कुछ निश्चित तिथियों मे पशुहिसा का भी निषेध कर दिया था। पारसी धर्म के 
श्राचार्य दस्तूर मेहरजी राना ने अकबर को जरदुष्ट्र के धर्म का उपदेश किया था, और 
उसी के प्रभाव के कारण अकबर ने सूर्य की पूजा प्रारम्भ की थी, जो पारसियों की 
उपास्य प्रग्ति का सबसे ज्वलन्त व प्रत्यक्ष रूप है। ईसाई धर्म से परिचय प्राप्त करने के 
लिये अकबर ने गोआा से पोर्तगीज पादर्यो को भ्रपने दरबार में निमन्त्रित किया था । 
पर इस युग के ईसाई पादरी हिन्दुओ, जैनियों श्रौर पारसियो के समान सहिष्णु नहीं 
थे। उन्होने श्रकबर के दरबार मे श्राकर कुरान श्रौर पंगम्बर पर इस ढंग से प्राक्षेप 
शुरू किये, कि मुसलिम लोग उनसे बहुत नाराज हो गये । सिक्‍्ख गुरुप्तो के प्रति भी 
प्रकबर की बहुत श्रद्धा थी, झौर वह उनकी वाणियो को बडे झ्रादर के साथ सुनता था| 
विविध धर्मों के श्राचार्यों की शिक्षाओं को श्रवण कर अकबर ने इस बात की 
कोशिश की, कि एक ऐसे नये घ॒र्म का विकास किया जाए, जिसमे सब धर्मों की श्रच्छी- 
प्रच्छी बातो का समावेश रहे । इस नये धर्म का नाम दीने-इलाही रखा गया । भ्रकबर 
का दीने-इलाही का प्रवत्तंक भोरजुद बना । इस धर्म का मुख्य सिद्धान्त यह था, कि 
मन हम हक उसका पेंगम्बर है। मनुष्यों को सत्य-असत्य का निर्णय करते 
औ लाही हे हो रा ॥ 2 चाहिए भौर किसी पर अन्धविश्वास नही रखना चाहिए । 
यी मसि-अक्षण से परहेज करते थे, और पशु-हिंसा को पाप मानते 


मुयल-युग का साहित्य, कला, धर्म झौर जीवन डंढ १ 


थे। अकबर प्रात:काल के समय सूर्य को नमस्कार करता था, और श्रर्ति को देवी शक्ति 
का प्रत्यक्ष रूप समझता था। उसके बहुत-से दरबारी दीने-इलाही के अनुयायी बन गए, 
पर ऐसा करने में उनका प्रधान हेतु बादशाह को प्रसन्‍न करना ही था । वे इस नए 
धर्म के सिद्धान्तों से आआकृष्ट होकर इसके अनुयायी नही बने थे । यही कारण है, कि यह 
धमं देर तक नही चल सका, और भ्रकबर के साथ इसकी भी समाप्ति हो गई। यद्यपि 
दीने-इलाही सम्प्रदाय ने भारत में श्रपना कोई स्थिर प्रभाव नही छोड़ा, पर वह इस 
युग की धामिक प्रवृत्तियों का मूर्ते रूप था। सदियों से एक साथ निवास करते हुए हिन्दू 
ग्रौर मुसलमान एक-दूसरे के इतने समीप श्रा गए थे, कि दीने-इलाही जैसे धर्म का 
विकास सम्भव हो सका था । यदि जहाँगीर और शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह को 
मुगल साम्राज्य के राजसिहासन पर प्रारूढ होने का प्रवसर मिलता, तो हिन्दू धर्म ग्नोर 
इस्लाम के सामजस्य की इस प्रवृत्ति को और अधिक बल मिलता । पर दुर्भाग्य से 
झ्ौरंगजेब के बादशाह बन जाने के कारण यह प्रवृत्ति निबंल पड ययी, भ्ौर उसकी हिन्दू- 
विरोधी नीति के कारण हिन्दू लोग मुगल बादशाहत के खिलाफ उठ खडे हुए ॥ 

धासिक सहिष्णुता और समन्वय की प्रवृत्ति---अफगान युग के सत्य-पीर 
सम्प्रदाय के समान मुगल युग मे भी ग्रनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने 
हिन्दुओं और मुसलमानों मे एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये सम्प्रदाय 
सतनामी ओर नारायणी थे । नारायणी सम्प्रदाय के भ्नुयायी हिन्दू प्रौर मुसलमान दोनों 
थे, भ्रौर वे पूर्व की श्लोर मुख करके दिन में पाँच बार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के नामो 
में अल्लाह को भी अन्तगंत करते थे, झौर श्रपने मुर्दों को जलाने के बजाय जमीन में 
गाडा करते थे। इसी युग के एक साधक प्राणनाथ ने एक नया ग्रान्दोलन चलाया, 
जिसमे जातिभेद, मूर्तिपूजा और ब्राह्मणो के प्रभुत्व का खंडन किया जाता था। प्राणनाथ 
शुजरात का निवात्ती था, भौर हिन्दू मुसलमान दोनों उसके झनुयायी थे । उससे दीक्षा 
लेने वाले व्यक्ति को हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो के साथ बैठकर भोजन करना पडता 
था । प्राणनाथ कहता था, कि हिन्दू प्रौर मुसलमान सबका एक धर्म व एक ईमान होना 
चाहिए । 

मुगल-युग की ये प्रवृत्तियाँ यदि जोर पकड़ती रहती, तो भारत मे हिन्दू मुमलिम 
समस्या उत्पन्न ही न हो पाती। पर औरंगजेब के समय के बाद ये प्रवृत्तियाँ निर्बल 
होती गयीं, भोर हिन्दुओं व मुसलमानों भे सामजस्य की प्रक्रिया बहुत कुछ रुक गई । 
ब्रिटिश युग मे भारत के विविध धर्मों मे जो जागरण हुआ, उसके कारण तो यह प्रक्रिया 
एकदम समाप्त हो गई, भौर हिन्दू व मुसलमान बहुत कुछ उसी प्रकार दी वर्गों मे विभक्त 
हो गए, जैसे कि तुर्क-प्रफगान युग के प्रारम्भ में थे । 


(४) वास्तु कला 
जिस भ्रकार पफग़ान-युग में प्रादु्मृंत हुई घामिक जागृति और साहित्यिक 
उन्नति की प्रक्िया मुगल युग में भी जारी रही, उसी प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र मे प्राचीन 
भारतीय कला प्रौर मुसलिम कला के सम्पर्क से विशाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण की 
जो शैली प्रफगान-युग में प्रारम्भ हुई थी, मुगलकाल में वह निरन्तर विकास को प्राप्त 


डंपर भारतीय सस्कृति का विकास 


करती रही | यही कारण है, कि मुगल-युग की इमारतों पर हिन्दू श्रौर मुसलिस कलाझो 
के सम्मिश्रण का प्रभाव स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है। औरंगजेब को छोडकर 
प्रन्य सब मुसलिम बादशाह वास्तु-कला के प्रेमी थे, श्रौर उनके संरक्षण मे भ्रनेक सुन्दर 
इमारते इस देश में निर्मित हुई | धार्मिक कट्टरता के कारण औरंगजेब कला का विरोधी 
था, और उसकी शक्ति का उपयोग निर्माण की बजाय विनाश के लिए अधिक हुप्रा 
था । उसने बहुत-से मन्दिरो को भूमिसात्‌ तो किया, पर किसी उत्कृष्ट इमारत के निर्माण 
की ओर ध्यान देने की आवश्यकता उसने कभी झ्नुभव नही की । मन्दिरों को गिरवाकर 
जो अनेक मस्जिदे उसने बनवाई, वे वास्तु-कला की दृष्टि से अ्रधिक महत्त्व की नहीं है। 
बाबर--बाबर बहुत कम समय तक भारत में शासन कर सका था । पाँच साल 
के लगभग के स्वल्प शासन काल में भी उसका ध्यान वास्तु-कला की शोर भ्राक्ृष्ट हुआ | 
उसने कान्‍्स्टेन्टिनोपल से द्विल्पियों को इस उद्देश्य से भारत तिमन्त्रित किया, कि वे 
यहाँ आकर नई शली के अनुमार मस्तजिदो व अन्य इमारतों का निर्माण करे । उन 
दिनो कानटेन्टिनोपल वास्तु-कला का महत्वपूर्ण केन्द्र था, और वहाँ के श्रनेक शिल्पी 
अपनी विशिष्ट शैली के अनुसार भवन निर्माण में तत्पर थे। पर भारत की क्िन्‍्ही भी 
इमारतों पर कान्स्टेन्टिनोपल की वास्तु-कला का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रत 
यह कह सकना कठिन है, कि बाबर सुदूर तुर्की से वास्तु-शिल्वियों को भारत बुलाने की 
भ्रपतती योजना को क्रियान्वित करने मे सफल हो सका था । पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
बाबर ने अनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण कराया था, जिनमें इस समय केवल तीन 
ही विद्यमान है । पानीपत की काबुली बाग मसजिद, सम्भल की जामा मसजिद श्र 
भ्रागरा के पुराने (लोदी) किले मे विद्यमान मसजिद बावर के समय की ही क्ृतियाँ है । 
पर इनके अ्रतिरिक्त आगरा, धोलपुर, ग्वालियर, वियाता और सीकरी में भी उसने 
अनेक इमारते बनवाई थी, जिनका उल्लेख बाबरनामा मे किया गया है । दुर्भाग्यवश, 
ये इमारते ग्रव नप्ट हो चुकी है । 
हमायूं--हमायूं के समय की केवल दो मसजिदे इस समय विद्यमान हैं। उनमें 
स्‌ कक आगरा में है, और दूसरी हिसार जिले के फतहाबाद कस्बे मे । इन इमारतो पर 
पशियन वास्तु-कला वा प्रभाव स्पप्ट रूप से विद्यमान है । हुमायूं के शासनकाल के मध्य 
में ही अफगान नेता भेरशाह का दिल्‍ली पर आधिपत्य स्थापित हो गया था । इस कारण 


हुमायूं इमारतों के बनाने पर विदेष ध्यान नही दे सका । पर इस युग की वास्तु-कला 


के इतिहास में शेरशाह का स्थान बहुत महत्त्व का है। दिल्‍ली के पुराने किले में जो 
मसजिद है, बहू श्रौर इस किले की प्राचीर के श्रनेक भाग शेरशाह की ही कृतियाँ है। 
बिहार के जिले मे सहसराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा है, जो इण्डो- 
भुसलिम वास्तु-कला का अस्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताज- 
महल और सहसराम के इस मकबरे में कई दृष्टियों में समता है। 

अकबर--अकबर का शासनकाल जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के लिए सुवर्णीय 
उग था, चैसे ही वास्तु-कला की इष्टि से भी वह सुवर्णीय था। प्रकबर को वास्तु-कला 
का बहुत शौक था, ्रौर जैसा कि प्रबुल फजल ने लिखा है, पत्थर और मिट्टी के इन 
'परिधानों' का श्रायोजन करने से वह स्वयं भी बहुत दिलचस्पी लेता था । भ्रकबर की 


मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म और जीवन ४७ 


वास्तुकृतियाँ संख्या मे बहुत अधिक है । कितने ही किलो, प्रासादो, बुर्जों, सरायो, 
मदरसों झ्ौर जलाशयों का उसने निर्माण कराया । उसके समय की वास्तु-कला में हिन्दू, 
जैन, पशियन भ्रादि विविध कलाओ्ो का बहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुझ्ा है । जिस प्रकार 
चमे के मामले में श्रकबर समन्वय श्रौर सामञजस्य की नीति का समर्थेक था, श्रौर हिन्दू 
धर्म के अनेक तत्त्व उसने झपना लिए थे, वैसे ही वास्तुकला के क्षेत्र में भी उसने समन्वय 
की नीति को प्रपनाया, और प्राचीन भारतीय कला का उदारतापुर्वक उपयोग किया । 
अकबर के समय की सबसे पुरानी इमारत हुमायूं का मकबरा है, जो दिल्ली में श्रव॒ तक 
भी विद्यमान है। यह १५६४ में बनकर तैयार हुआ था | कला की दृष्टि से यह भार- 
ततीयता के उत्तने समीप नहीं है, जितना कि पशियन कला से प्रभावित है । पर इसमे 
रगीन टाइलो का प्रयोग नही हुझ्मा है, जो कि परशियन शैली की महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है । उसके बजाय इसमें भारतीय शैली के प्ननुसार संगमरमर पत्थर का उदारतापूर्वेक 
उपयोग किया गया है । रणथम्बोर की विजय से वापस लौटते हुए प्रकबर ने १५६६ में 
फतेहपुर सीकरी की नीव डाली, जो बाद में कुछ समय तक मुगलो की राजधानी भी 
रहा । यह नगर श्रब तक भी विद्यमान है, यद्यवि मुगल-युग मे इसके विशाल प्रासाद 
प्राय: गैर-प्रावाद ही पडे रहे, भर अब भी बे भूतो वी नगरी के सहृश प्रतीत होते हैं ! 
फतह॒पुर सीकरी की इमारतों में सबसे प्रसिद्ध जामा मस्जिद और वुलन्द दरवाजा है। 
बुलन्द दरवाजे का निर्माण अ्रकबर ने दक्षिण की विजय के उपलक्ष मे करवाया था, और 
नि सन्‍्देह यह भारत का सबसे ऊँचा व विशाल विजय-द्वार है। ऊँचाई में यह १६७ 
फीट है, श्रौर वास्तु-कला की दृष्टि से प्रत्यन्त उत्कृष्ट है। फतहपुर सीकरी की भ्रन्य 
इमारतों में राजा बीरबल का प्रसिद्ध सोनहरा मकान, ख्वान्रगाह, दीवाने-खास और 
इबादतखाता विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । यद्यपि ये इमारते बहुत अ्रधिक विशाल 
नहीं है, पर सौन्दर्य श्रौर कला की दृष्टि से ये सचमुच श्रनुपम है। इन्ही को दृष्टि मे 
रखकर ऐतिहासिक स्मिथ ते फतहुपुर सीकरी के विषय में लिखा है, कि यह तगर प्रस्तर 
द्वारा निर्मित एक काव्य के समान है, जो कि अपना सानी नहीं रखता । श्रकबर को 
इमारतों में सबसे महत्त्वपूर्ण सिकन्दरा का मकबरा है। इसका निर्माण झ्कबर ने शुरू 
कराया था, श्रौर जहाँगीर के समय मे यह पूर्ण हुआ । इसे बौद्धविहा रो के नमूने पर 
बनाया गया है । शुरू मे इसका जो नक्शा तैयार किया गया था, उनके अनुसार इसका 
गुम्बज संगमरमर पत्थर का श्ौर इसके अन्दर की छत सोने की होनी चाहिए थी । 
यदि ऐसा कर दिया जाता, तो नि.सन्देह बादशाह झ्रकबर का यह मकबरा सौन्दर्य मे 
झद्वितीय हो जाता । पर इसके बिना भी यह अत्यन्त सुन्दर श्रौर कलात्मक है, झौर 
भ्रकबर जैसे महान्‌ सम्राट के भ्रनुरूप है। फतहपुर सीकरी के बाद अ्रकबर ने श्रागरा 
को अपनी राजधानी बनाया, और वहाँ के निवास के लिए लाल किले का निर्माण 
कराया, जिसके प्रासाद व दीवाने-प्राम भौर दीवाने-खास वस्तुत: दर्शनीय है | ध्रागरा 
के किले के प्रासाद को 'जहाँगीर महल' कहते हैं, जिसे कि हिन्दू वास्तुकला के अनुसार 
बनाया गया है । फतहपुर सीकरी, श्रागरा श्रौर सिकन्दरा की इन इमारतो के अ्रतिरिक्त 
झकबर ने इलाहाबाद शभ्ौर लाहौर मे भी बहुत-सी इमारतें बनवायी थी । विलियम 
पफिन्द ने लिखा है, कि इलाहाबाद के महल के निर्माण में चालीस साल लगे, भौर उसमे 


है भारतीय संस्कृति का विकास 


पाँच हजार से बीस हजार तक शिल्पी व मजदूर चालीस वर्षों तक निरन्तर काम करते 
रहे । श्रागरा के किले के समान लाहौर मे भी ग्रकबर ने एक विशाल किले का निर्माण 
कराया था । 
जहाँगीर---जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था, भ्रौर उसने वास्तु-कला 
की शोर विशेष ध्यान नहीं दिया। यही कारण है, कि उनके समय में भ्रधिक इमारतें 
नही बन पाई । पर उसकी मलिका न्‌रजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था, भौर 
उसने अपने पिता इतिमादुद्दौला का जो मकबरा श्रागरा मे बनवाया, वह सौन्दयय झौर 
कला की इष्टि से वस्तुतः अनुषम है। यह मकबरा संगमरमर से बनाया गया है, और 
इसकी शैली राजपूत है । उदयपुर मे गोलमण्डल नाम का मन्दिर इसी शैली के प्रनुसार 
१६०० ई० के लगभग बना था । इतिमादुद्दौल्ला के मकबरे के निर्माण में इसी मन्दिर 
का अनुसरण किया गया । जहाँगीर का मकबरा लाहौर में रावी के पार बना हुभ्रा है, 
जिसका निर्माण भी नूरजहाँ ने कराया था। यह मकबरा भी कला की दृष्टि से अनुपम 
है । यद्यपि जहाँगीर ने इमारतो के निर्माण में विशेष दिलचस्पी नही दिखाई, पर बागों 
झौर उद्यानों का उसे बहुत गौक था। काइमीर में डल भील के तट पर स्थित सुन्दर 
उद्यान श्रौर प्रजमेर में भ्रभातागर के घाट उसके प्रकृति-सौन्दर्य प्रेम के ज्वलन्त 
उदाहरण है । 
शाहजहाँ--मुगल बादशाहों मे वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का स्थान 

सर्वोच्च है। उस द्वारा नि्ित प्रामाद, दुर्ग, उद्यान, मसजिद श्रादि झागरा, दिल्ली, 
लाहौर, काबुल, कान्धार, काश्मीर, भ्रजमेर, अहमदाबाद, मुखलीसपुर भ्रादि कितने ही 
स्थानों पर श्रब तक भी विद्यमान हैं। इन सबके निर्माण भे कितना खर्च हुश्रा होगा, 
इसका भ्रन्दाज कर सकता सुगम नही है | पर यह निश्चित है कि इनके लिए दशाहजहाँ 
ने करोड़ों रुपये खर्चे किये होगे। शाहजहाँ की वास्तु-कृतियों मे सबसे महत्त्वपुर्ण श्रागरा 
का ताजमहल है, जिसे उसने श्रपनी प्रियतमा मुमताजमहल के विरविश्राम के लिए 
उनवाया था। मुमताजमहल की मृत्यु सन्‌ १६३० भें हुई थी, भर इसी समय शाहजहाँ 

ने इस विश्वविश्यात मकबरे का निर्माण शुरू करो दिया था | इसके लिए जहाँ बादशाह 

ने भारत के कुशल शिल्पियों को नियत किया था, वहाँ साथ ही पशिया, अरब, तुर्की 

भादि से भी प्रनेक शिल्पियो को झमन्त्रित किया था । ताजमहल के निर्माण का कार्य 

अधानवधथां उस्ताद ईसा के सुपुर्दे था, जिसे १००० रू० मासिक वेतन दिया जाता था। 

स्पेन के एक पादरी मानरीक ने १६१४ ई० भे आगरा की यात्रा की थी। उसने 

लिखा है, कि ताज की रूपरेखा जरोनियो बरोनियो नामक एक इटालियन शिल्पी ने 

तेयार की थी। इसी के श्राधार पर अनेक ऐतिहासिको ने यह्‌ प्रतिपादित किया है, 

कि ताज की कल्पना यूरोपियन शिल्पयो के दिमाग से उत्पन्न हुई थी। स्मिथ के श्रनुसार 

ताजमहल यूरोपियन पभौर एगियन प्रतिभा के सम्मिलित प्रयत्न का परिणाम है। पर 
बहुसख्यक ऐतिहासिक इस बात को स्वीकृत नही करते। 


रा उनका कथन है, कि जरोनियो 
बरानियों की मृत्यु १६४० मे हो चुकी थी, प्रौर पादरी मानरीक को उससे मिलने 
हो अवसर कभी प्राप्त नही हुआ था । भ्रत: उसने जो सुनी-सुनायी बात श्रपते यात्रा- 


विवरण में लिखी है, उसको प्रामाणिकता सदिग्ध है ' मुसलिम लेखक ताजमहनत्न को 


मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म श्रोर जीवन डंघ५ 


उस्ताद ईसा की कल्पना व प्रतिभा का परिणाम बताते हैं, भौर सम्भवत: यही बात 
ठीक भी है। पर यह भ्रसम्भव नहीं, कि ताजमहल के निर्माण में कतिपय यूरोपियन 
शिल्पयों का सहयोग भी प्राप्त रहा हो । इस युग में बहुत-से यूरोपियन यात्री, पादरी 
झौर कलाविज्ञ लोग भारत में श्राने लगे थे, और मुगल दरबार के साथ उनका घनिष्ठ 
सम्पक था। पर ताजमहल की कला में कोई ऐसा तत्त्व नही है, जिसे विदेशी या 
यूरोपियन समझा जा सके । सहसराम मे विद्यमान शेरशाह के ध्रकबरे की शैली ताज 
से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है, और सगमरमर की जिस ढंग की जालियाँ ताज की 
प्रनुपम विशेषता है, वे राजपुताने के भ्रनेक पुराने मन्दिरों मे भी पाई जाती है। पर यह 
निःसन्दिग्ध है, कि ताजमहल मुगल-युग की वास्तु-कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है, श्रौर 
सैकडो वर्ष बीत जाने के बाद इस बीसवी सदी में भी वह संसार भर के कलाप्रेमियों के 
लिये आश्चयं की वस्तु है । 

ग्राजकल की पुरानी दिल्‍ली (शाहजहानाबाद) भी शाहजहाँ की ही कृति है । 

हाँ उसने लाल किले श्रौर जामा मसजिद को निर्माण कराया, जो सौन्दर्य की दृष्टि 

से श्रनुपम श्राकर्षण रखते है। लाल किले की मोती मसजिद, दीवाने-प्राम, दीवानेखास 
झादि इमारते शाहजहाँ के सौन्दर्य श्रौर कला-प्रेम की परिचायक है। यद्यपि विशालता 
की दृष्टि से ये श्रकबर के समय की इमारतों का मुकाबला नही कर सकतीं, पर सौन्दर्य 
की दृष्टि से ये अनुपम है, भौर विविध प्रकार के श्रलकारों द्वारा इन्हे इस ढंग से 
विभूषित कर दिया गया है, कि इन्हे प्रस्तर द्वारा निर्मित श्राभूषण समझा जा सकता 
है । गाहजहाँ ने ग्रलकारमपी वास्तुकला द्वारा पृथ्वी पर बहिश्त (स्वर्ग) को उतारने का 
स्वप्न लिया था, और इसमे उसे सफलता भी प्राप्त हुई | इसी लिये उसने दिल्ली के 
लाल किले मे बने हुए दीवाने-खास पर परशियन भाषा का एक पद उत्कीर्ण करवाया 
था, जिसका श्रर्थ है, कि “यदि पृथ्वी पर कही बहिश्त है, तो वह यहाँ है, केवल यहाँ है, 
भन्यत्र कही नही है 

ओरंगजेब--शाहजहाँ की मृत्यु के बाद मुगल-बुग की वास्तु-कला मे ह्वास 
प्रारम्भ हो गया । औरंगजेब को ललित कलाओशो का जरा भी शौक नहीं था, श्रौर 
इस्लाम के श्रादर्शों का प्रनुसरण कर वह सादगी में विश्वास रखता था। इसी लिये 
प्रपते पूर्वजों के समान उसने किन्‍्ही विशाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण का प्रयत्न 
नहीं किया । दिल्‍ली के लाल किले में उसने श्रपने निजी प्रयोग के लिये संगमरमर की 
एक मसजिद का निर्माण करवाया था, जो श्रब तक भी विद्यमान है, पश्रौर उसके सादे 
मिजाज का परिचय देती है। काशी में विश्वताथ के सन्दिर को भूमिसात्‌ करा के उसी 
के भग्नावशेषो पर उसने एक मसजिद का निर्माण कराग्रा था, जो इस मुगल बादशाह 
की घधर्मान्धता का जीता-जागता प्रमाण है। लाहौर की बादशाही मसजिद भी ग्रौरगजेब 
की ही कृति है । 

औरंगजेब के बाद मुगल-साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, श्रौर उसके उत्तरा- 
घिकारी मुगल बादशाह इतने समृद्ध व वैभवपूर्ण नहीं थे, कि वे वास्तुकला पर ध्यान 
दे सकते । पर मुमल-साम्राज्य के भग्नावशेष पर जो प्रनेक हिन्दू व मुसलिम राज्य इस 
युग में कायम हुए, उनके राजाओं व नवाबों ने भवन-निर्माण की प्रक्रिया को जारी 


४८६ भारतीय संस्कृति का विकास 


रखा । प्रमुतसर का सुवर्ण-मन्दिर (अ्रकाल तख्त और गुरुद्वारा), लखनऊ के इमामबाडे 
और हैदराबाद की श्रालीशान इमारतें इसी युग मे निर्मित हुईं । 
मन्दिर श्लौर मृतियाँ--जब भारत मे मुसलमानों का शासन मली-भाँति स्थापित 
हो गया, तो इस देश में मूतिकला का विकास सम्भव नहीं रह गया। मुसलिग लोग 
मृतिपुजा के विरोधी थे, श्रौर दुतणिकन (मूतिभजक) होना गौरव की बात समभते थे । 
इस दशा भें यह सम्भव नही था, कि भारत के कारीगर नये मन्दिरो का निर्माण करने 
आर उनमें प्रतिष्ठापित की जाने वाली मूर्तियों को गढने में प्रवृत्त हो सकते । इस युग 
की मूर्तिकला पत्थर पर विविध श्राकृतियों या बेलों व फूलो के निर्माण में ही प्रगट हुई, 
प्रौर प्राचीन काल तथा मध्य काल मे जिस ढग से विशाल मन्दिरों और मूर्तियों का 
निर्माण होता था, वह श्रब प्राय. बन्द हो गया । 
पर फिर भी भ्रकबर जैसे उदार व सहिप्णु बादशाहों के शासनकाल में श्रौर 
ऐसे प्रदेशी में जहाँ मुसलिम शासन नही था, मुगल युग मे भी हिन्दुओं के भ्रनेक मन्दिरो 
श्रौर मूतियों का निर्माण सम्भव हो सका । पन्द्रहवी सदी मे मुगलो की सत्ता के स्थापित 
होने से कुछ समय पूर्व राजस्थान मे महाराणा कुम्मा ने अनेक विद्ञाल मन्दिर बनवाये, 
जिनमे कुम्भस्वामी विष्णु का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के भ्ललकरण बहुत 
उत्कृष्ट ढंग के है। महाराणा कुम्भा ने गुजरात विजय के उपलक्ष में एक विशाल 
विजय-स्तम्भ का भी निर्माण कराया था, जो कि ऊँचाई मे ११२ फीट है । 
भारत में मुगल सत्ता के स्थापित हो जाने पर सोलहबी सदी मे महाराजा 
मार्नामह ने वृन्दावन में गोविन्ददेव का विशाल मन्दिर बनवाया । इसी काल में महाराज 
बीर्साधह देव ने श्रोरछा में चतुर्मज मन्दिर का निर्माण कराया, जिसमें वैष्णव सन्दिरों 
के शिखर के झाग एक गुम्बद भी बनाया गया है। 


(५) चित्रकला और संगीत 


खित्रकला--वास्तुकला के समान चित्रकला मे भी मुगल-पुग मे बहुत उन्नति 

हुई | मुगलो की चित्रकला का उद्भव पशिया मे हुआ था । पर परशिया के स्रोत से जो 
चित्रकला मुगलो द्वारा भारत मे प्रविष्ट हुई, वह विशुद्ध पशियन नहीं थी । जब मगोल 
लोगों ने पशिया को जीतकर उसे श्रपने साम्राज्य मे मिला लिया, तो वे झपने साथ एक 
ऐसी चित्रकला को उस देश में ले गए, जो बौद्ध, बैक्ट्रियन भौर मंगोलियन प्रभाव के 
सम्मिश्रण का परिणाम थी । पशिया में भ्राने पर पशियन तत्त्व भी इसमें सम्मिश्रित हो 
गया श्र पश्चिया के तैमूर वश्ी शासको के संरक्षण मे इसका निरन्तर विकास होता 
रहा । मुगल विजेता बाबर तैमूर के वंश का था । तैमूर के सभी वंशज चित्रकला के 
प्रेमी थे । विशेषतया, हीरात के शासक हुसैन बकरा के सरक्षण मे इस कला का 
« अमाधारण रूप से विकास हुआ । उसके आश्रय मे बिहजाद नाम का विख्यात चित्रकार 
रहता था, जिसको गणना ससार के सर्वोत्कृष्ट कलावन्तों में की जाती है। बिहजाद ने 
चित्रकला के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसमे पशियन, चीनी, बौद्ध प्रादि 
कलाग्रो के सर्वोत्कृष्ट तत्त्तों का श्रत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण किया गया था। 
बिहजाद की कला से बाबर भली-भाँति परिचित था, भौर जब उसने भारत में प्रपना 


मुगल-युग का साहित्य, कला, घर्म भौर जीवन ४७ 


शासन स्थापित किया, तो इस कला का भारत में भी प्रवेश हुआ । उसके समय के श्रनेक 
ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियो को इस कला के पझ्ननुसार चित्रित किये गये चित्रों द्वारा 
विभूषित किया गया । ऐसी भ्रनेक प्रतियाँ इस समय भी उपलब्ध होती हैं । 
बाबर के समान हुमायूं भी चित्रकला का प्रेमी था। शेरझाह द्वारा परास्त 
होने के कारण वह भारत छोड कर पशिया चले जाने के लिए विवद्ञ हुप्रा था। पशिगप्रा 
के शाह तहमास्प के पाप्त रहते हुए भी वह भ्रनेक चित्रकारों के सम्पर्क मे झाया, भ्रौर 
उनकी कला से बहुत प्रभावित हुआ । भारत लौटने पर वह सैयद श्रली तबरीजी और 
झ्वाजा अब्दुस्समद नामक दो चित्रकारों को अपने साथ ले झ्राया, जो कि बिहजाद 
द्वारा स्थापित चित्रकला-सम्प्रदाय के अनुयायी थे । इन परशियन चित्रकारों को उसने 
'दास्ताने श्रमी र-हमजा' नामक ग्रन्थ को चित्रित करने का कार्य सुपुर्दे किया । इन दो 
चित्रकारो द्वारा चित्रित की गयी वह पुस्तक शभ्रब तक भी सुरक्षित दशा में विद्यमान 
है । हुमाय न केवल चित्रकारों का संरक्षक था, श्रपितु स्वयं भी चित्रकार था। उसने 
अपने पुत्र अ्रकबर को भी इस कला की शिक्षा दी थी । 
सैयद अश्रली तबरीजी और ख्वाजा पग्रव्दुस्समद भारत मे ही स्थिर रूप से बस 
गये थे। हुमाय धौर भ्रकबर के राजदरबार मे निवास करते हुए वे भारत के चित्रकारो 
के सम्पर्क में भी आये, और इस निकट सम्पर्क के कारण चित्रकला की उस शैली का 
विकास हुप्ना, जिसे “मुगल शेली' कहा जाता है | इसमें बिहजाद की नवीन शैली भ्ौर 
भारत की परम्परागत प्राचीन शैली का श्रत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण हुप्रा, भ्रौर 
मुगल युग मे वह निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही । भ्रकबर के शासन-काल में इस 
शैली की बहुत उन्नति हुई । साहित्यिकों प्रौर कवियों के समान चित्रकारों को भी 
श्रकबर ने अपने दरबार में प्राश्नय दिया था । हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों ही धर्मो के 
चित्रकार उसके संरक्षण में रहते हुए श्रपनी-प्रपनी कला का चमत्कार प्रदर्शित करने के 
लिये तत्पर थे । इस युग के प्रमुख चित्रकारो में प्रब्दुस्समद, सैयद भ्रली तबरीजी, 
फरु खबेग, दसवन्त, बसावन, सावलदास, ताराचन्द और जगन्नाथ के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। अब्दुस्समद झौर सेयद श्रली पशियन थे, जिन्हें हुमायूँ प्रपने साथ 
भारत लाया था । उन्ही के द्वारा भारत में बिहजाद की कला का प्रवेश हुप्ना था । 
भारतीय चित्रकारों मे दसवन्त जाति से कहार था, पर चित्र-कला की उसमें भ्रपु्व प्रतिभा 
थी। जब वह बालक ही था, भ्रकबर का ध्यान उसकी प्रतिभा की श्रोर झ्राकृष्ट हुप्रा, 
झौर उसकी शिक्षा के लिए भ्रब्दुस्समद को नियत किया गया । इस पशियन कलाकार 
के तत्त्वावधान मे दसबन्त की प्रतिभा का खूब विकास हुआ, झ्लौर उसने इतनी उन्नति 
की, कि वह भ्रपने युग के सबसे महान्‌ कलावन्तो में गिना जाने लगा। हिन्दू कला में 
बिहजाद-कला के तत्त्वों का समावेकश्ञ कर उसने झपनी प्रनुपम प्रतिभा का परिचय दिया । 
भ्रकबर के संरक्षण में जो चित्रकार इस ललितकला की उन्नति करने में तत्पर थे, उनकी 
सख्या सेकड़ों में थी। इनमें भी सौ चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे, श्लौर सतरह कलाकार तो 
ऐसे थे, जिन्हे श्रपनी कला का उस्ताद माना जाता था। यह बात घ्यान देने योग्य है, 
कि इन सतरह उस्तादों में तेरह हिन्दू थे। भ्बुल फजल ने इनके सम्बन्ध में लिखा है, 
कि ये हिन्दू चित्रकार इतने उच्चकोटि के हैं, कि संसार भे मुश्किल से ही कोई इनकी 


है भारतीय संस्कृति का विकास 


समकक्षता कर सकता है। भ्रकबर के युग के चित्रकार हस्तलिखित पुस्तकों को चित्रित 
करने, प्रासादो की दीवारों को विभूषित करने और वस्त्र व कागज पर चित्र बनाने में 
झ्रपती कला को प्रभिव्यक्त करते थे | भ्रकबर के भ्रादेश का पालन कर उन्होने चंगेज- 
नामा, रायायण, नलदमयन्ती, कालियदमन श्रादि विविध प्रसिद्ध पुस्तकों को चित्रों द्वारा 
विभूषित किया । हुमायूँ द्वारा स्थापित पुस्तकालय में इस प्रकार की सैकड़ों पुस्तकें 
संगृहीत थी, जिन्हे कि भ्रकबर के आ्राश्नय मे रहने वाले चित्रकारों ने विविध प्रकार के 
सुन्दर व कलात्मक चित्रों से सुशोभित किया था । जब भ्रहबर ने फतहपुर सीकरी और 
श्रागरा को प्रपती राजधानी बनाया, तो ये चित्रकार भी उसके साथ-साथ वहाँ गये, 
झौर वहाँ भी उन्होने श्रपने कायं को जारी रखा। इसमे सन्देह नहीं, कि श्रकबर को 
चित्रकला से ग्रत्यधिक प्रेम था। उभका विचार था, कि चित्रकार श्रपती कला द्वारा 
ईश्बर की दाक्ति को श्रभिव्यक्त करता है । वह अपनी कला द्वारा विविध रगो से जिस 
जीवित-जागृत जगत्‌ की सृष्टि करता है, उसमें भगवान्‌ की शक्ति की ही अभिव्यक्ति 
होती है। श्रकबर के समय के ग्नेक मुसलिम धर्माचायं कला के विरोधी थे, पर 
चित्रकारों की कला का चमत्क्रार देखकर उनकी भी आँखें खुल गयी थी । 
प्रकब्बर के समान जहॉगीर भी चित्रकला का प्रेमी था। उसके संरक्षण मे जिन 
चित्रकारों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमे झ्रागा, रजा, अ्रवुल हसन, मुहम्मद नादिर, 
मुहम्मद मुराद, उह्ताद मन्सूर, विशनदास, गोवर्धन श्रौर मनोहर के नाम उल्लेखनीय 
है । जहाँगीर ने श्रपने दरबार में बहुत-से चित्रकारो को ब्राश्नय दिया था, श्रौर यदि 
कसी अन्य चित्रकार की कलाकृति को उसके सम्मुख लाया जाता था, तो वह उसे 
अच्छा ऊंचा मूल्य देकर क्रय कर लेने मे गौरव अनुभव करता था। चित्रकला से उसे 
इतना अधिक प्रेम था, कि वह प्रत्येक चित्र का ध्यान-पूर्वक निरीक्षण करके उसके गुण- 
दोषो का विवेचन करता था, भौर यह पहचान भी रखता था, कि कोई चित्र किस शैली 
के अनुसार और किस चित्रकार द्वारा निर्मित है। 
शाहजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था, पर चित्रकला का उसे श्रधिक शौक 
नहीं था। इसी कारण उसने दरबार के प्राश्नश्र भे रहने वाले चित्रकारों की संख्या में 
बहुत कमी कर दी थी, और श्रतेक सुप्रसिद्ध कलाकार राजाब्य न मिलने के कारण 
बेरोजगार हो गये थे | मुगल-दरबार से निराश होकर इन कलावन्तों ने राजपुताने के 
विविध राजाओ और हिमालय के पाव॑त्य प्रदेशों के राजाओं का भ्राश्नय लिया, भ्रौर 
हाँ जाकर चित्रकला की उन शैलियों का विकास किया, जिन्हें 'राजपूत-शैली' भौर 
'पहाडी शैली' कहते हैं। शाहजहाँ के समय में चित्रकला की मुगल-शैली का ह्वास शुरू हो 
गया, और उसके स्थान पर राजपूत आ्रादि शैलियाँ उन्नति करने लगी। पार्सी ब्राउन 
नामक कलाविज्ञ ने ठीक ही लिखा है, कि मुगल चित्रकला की श्रात्मा जहाँगीर के साथ 
ही मृतश्राय हो गयी थी। शाहजहाँ को वास्तु-कला, भवन-निर्माण श्रौर मणिमाणिक्य से 
बहुत भ्रधिक प्रेम था। राजदरबार के शिष्टाचार को वह बहुत महत्त्व देता था । इसलिए 
कलावन्तो को उसके सम्पर्क मे झाने का विशेष श्रवसर नही मिलता था । 
के 2232 रिआ राजदरबार का ऐश्वर्य ही था। इसी 
! परदों व बहुमूल्य वस्त्राभुषणों को भपने 


मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म श्रौर जीवन ४८8 


चित्रों मे भ्रंकित करने पर विशेष ध्यान देते थे। वे प्रपने चित्रों में रंगों का इतने 
कलात्मक रूप से प्रयोग करते थे, कि उनके चित्रों को देखकर यह प्रतीत होने लगता था, 
मानो उनमे रंगों के स्थान पर मणि-माणिक्यों का प्रयोग किया गया है । चित्रकला के 
प्रति शाहजहाँ की उपेक्षा का यह परिणाम हुआञ्ला, कि कलावन्त लोग ऐसे चित्रों का निर्माण 
करने मे प्रवृत्त हुए, जो कि छोटे राजाप्रों प्रौर सम्पन्त जनों को श्राकृष्ट कर सके । 
प्रकबर, जहाँगीर भौर शाहजहाँ के समय मे चित्रों का व्यवसाय प्रायः नहीं होता था । 
चित्रकार लोग केवल बादशाह धौर बड़े श्रमी र-उमराश्रों की रुचि को दृष्टि में रखकर 
ही चित्र बनाते थे। १र शाहजहाँ की उपेक्षा श्रौर भ्रौरंगजेब की कला-द्वेंषिता के कारण 
चित्रकार लोग श्रब ऐसे चित्र बनाने के लिये प्रवृत्त हुए, जिन्हे सर्वताधारण लोग भी 
खरीद सके । यही कारण है, कि भअ्रठारहवी सदी में भारत में चित्रों का बाकायदा 
व्यवसाय शुरू हो गया, और बहुत-से चित्रकार सम्पन्न लोगों की रुचि को दृष्टि मे 
रखकर चित्रों के निर्माण मे तत्पर हुए । 

संगीत कला---वास्तु-कला और चित्र-कला के समान संगीत कला की भी मुगल- 
युग मे बहुत उन्‍नति हुई । लेनपूल के श्रनुसार प्रत्येक मुगल शाहजादे से यह भ्राद्या की 
जाती थी, कि वह संगीत में भी प्रवीण हो । बाबर को संगीत का बहुत शौक था । 
हुमाय के दरबार मे प्रति सोमवार व बुधवार को सगीतज्ञ एकत्रित होते थे, श्लौर बादशाह 
उनके गीतो को बडे शौक के साथ सुनता था । १५३५ ई० मे जब उसने माण्ड्‌ की 
विजय की, तो बहुत-से कैदी उसके हाथ लगे। इन कीदियों के वध की श्राज्ञा देते समय 
जब उसे मालूम हुआ, कि कैदियों मे बच्चू नाम का एक गायक भी है, तो उसने उसे 
झपने पास बुलाया । उसके सगीत को सुनकर वह इतना प्रसन्‍न हुआ, कि उसने उसे 
अपने दरबार में स्थान दे दिया । सूरबंशों श्रकगान सुलतान भी सगीत के प्रेमी थे । 
प्रादिलशाह सूरी एक भगत के सगीत पर इतना मुग्ध था, कि उसने उसे दसहजारी का 
सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था। अकबर के दरबार मे तो कितने ही संगीतज्ञों ने 
झाश्रय प्राप्त किया हुआ था । प्रबुल फजल के श्रनुसार उसके संरक्षण मे रहने वाले 
संगीताचार्यों की सख्या ३६ थी, जिनमे भारतीयों के श्रतिरिक्त पशियन, तूरानी श्ौर 
कश्मीरी संगीतज्ञ भी थे। इनमे सबसे प्रधान स्थान मियाँ तानसेन का था, जो ग्वालियर 
के निवासी थे । वे हिन्दू-कुल मे उत्पन्व हुए थे, पर मुसलमानों के सम्पक्क में श्राने के 
कारण उन्होने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। ग्वालियर मे उनकी कबर भ्रब तक 
विद्यमान है, जिसे प्राजकल के सगीतज्ञ भी भश्रपने लिये ती्थे-स्थान मानते हैं। तानसेन 
भारत का सबसे प्रसिद्ध गायनाचार्य हुआ है, भ्रौर उसके राग व रागनियों श्राज तक भी 
भारत मे सर्वेत्र प्रचलित हैं। अ्रकबर के समय के प्रन्य संगीतज्ञों में मालवा के बाज- 
बहादुर का नाम भी उल्लेखनीय है, जो हिन्दी काव्य प्लौर संगीत का विशेषज्ञ था । 
जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी सगीतज्ञो को झ्ाश्रथ दिया, भौर उनके समय में भी इस 
बला की बहुत उन्नति हुई। पर औरगजेब ललित कलाश्रों का कट्टर शत्रु था। उसने 
सगीत के विरुद्ध श्राज्ञा जारी की थी, दिल्ली के लोगों ने जिसके विरुद्ध रोष प्रगट करने 
के लिये संगीत का एक जनाजा भी निकला था। झौरंगजेब की नीति के कारण 
कलावन्तो को मुगल दरबार का भ्राश्नय मिलना बन्द हो गया, और चित्रकारों के समान 


४६० भआरतीय संस्कृति का विकास 


संगीतज्ञ भी राजपुत राजाओं व झन्य श्रीमत्त लोगो का श्राश्चय प्राप्त करने के लिये 
विवश हुए । मुगल-साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर जो भ्नेक मुसलिम व हिन्दू 
राज्य भारत में कायम हुए थे, उनकी राज-सभाओं में सगीतशों को भी आश्रय प्राप्त 
हुआ था । 


(६) भारतीय संस्कृति को मुगल-युग की देन 

मुगल-युग की सस्कृति झौर सम्यता के विविध प्रंगो पर प्रकाश डालने के बाद 
अब इस बात की विशेष आवश्यकता नही रह गयी है, कि भारतीय ससस्‍्क्ृति को मुगलों 
की देन के विषय पर प्रथक्‌ रूप से विचार किया जाय ॥ पर उपसहार के रूप मे इसका 
संक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा । 

(१) भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना में मुंगल-शासन से बहुत 
सहायता मिली । धाभिक श्र सास्कृतिक दृष्टि से भारत एक देश है, पर राजनीतिक 
क्षेत्र मे केवल चन्द्रगुप्त मौयं, भ्रशोक और गुप्तवशी सम्राट्‌ ही इस देश के बड़े भाग 
को एक शासन की अधीनता मे लाने मे समर्थ हुए थे। गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद 
भारत मे प्रकेन्द्रीमाव (डीसेण्ट्र लिजेशन) की प्रवृत्तियाँ फिर बलवती हो गयी थी। 
६०० से १२०० ई० तक भारत बहुत-से छोटे-बडे राज्यों मे विभक्त रहा | मुगलो ने 
भारत के बहुत बडे भाग पर अपना शासन स्थापित कर एक बार फिर उसमें राजनीतिक 
एकता की स्थापना की, और उस राष्ट्रीय एकता के लिये मंदान तेयार कर दिया, 
जिसका चरमोत्कर्ष ब्रिटिश युग में हुआ । 

(२) राजनीतिक एकता की स्थापना के साथ-साथ मुगलो के शासन मे इस 
देश की सास्क्ृतिक एकता के विकास में भी बहुत सहायता मिली । मुगल शासन का 
प्राय: सब कार्य पशियन भाषा में होता था। सरकार के साथ सम्बन्ध रखने वाले हिन्दू 
व मुसलमान सब पशियन भाषा का भ्रध्ययन करते थे । साम्राज्य के सब सूबो का शासन 
एक पद्धति से होता था, भ्रौर सब जगह बादशाहों की झ्राजाएँ समान रूप से लागू होती 
थी। साम्राज्य मे शान्ति शौर व्यवस्था के स्थापित होने के कारण भारत का पान्तरिक 
व्यापार भी निरन्तर उन्‍तति कर रहा था, शोर विविध प्रदेशों के लोगो को व्यापार व 
तीर्थयात्रा आदि द्वारा एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का झ्रवसर मिलता था। 
राज्य के कमंचारियो की बहुधा एक सूबे से दूसरे सूबे मे बदली होती रहती थी । सैनिक 
लोग तो उत्तर से दक्षिण मे व दक्षिण से उत्तर में प्राय: आते-जाते ही रहते थे । इन 
सब बातो का परिणाम यह हुआ, कि भारत के विविध प्रदेशों के लोगो को एक-दूसरे के 
या सम्पर्क मे प्राने का प्रवसर मिलता रहा, और उनमे एकता की ग्रनुभूति उत्पन्न 
हुई । 

के (२) एक स्थान से दूमरे स्थान पर भ्रमण करने वाले सन्त-महात्माश्रो और 
फकीरों ने एकता की श्रनुभूति मे भश्रौर श्रधिक सहायता की । दक्षिण के वल्लभाचाय॑ 
किक कम मत 
अजोलम पीरों झौर फकीरो का हा 32080: पक कह 
स्वेत्र समान रूप से आदर होने लगा। धर्म, 


मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म श्रौर जीवन ४६१ 


वास्तुकला, चित्रकला, सगीत श्रादि सब क्षेत्रों में इस युग में समन्वय और एकता की 
प्रवृत्तियों को बल मिला । 

(४) मुगल बादशाहो का पशिया और श्रन्य मुसलिम देशो से घनिप्ठ सम्पर्क 
था | इसी कारण बहुत-से विद्वान्‌ व कलाबन्त इस युग मे विदेशों से भारत आते रहते 
थे, श्ौर उनके ज्ञान व कला से इस देश को बहुत लाभ पहुंचता था। भारत के सम्पर्क 
में आकर मुसलिम देशो को इस देश के साहित्य, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा-श्ास्त्र ग्रादि 
का भी परिचय प्राप्त हुभ्रा, श्रौर धीरे-धीरे भारत का यह ज्ञान पदिचमी एशिया के परे 
यूरोप तक भी पहुँच गया । विदेशी व्यापार द्वारा भी भारत का विदेशों से सान्निध्य 
स्थापित हुआ । स्थल-मार्गों द्वारा भारत का श्रन्य देशों के साथ कितना व्यापार होता 
था, इसका झनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि जहाँगीर के शासनकाल मे अकेले 
बोलान के दरें से १४,००० ऊंट प्रतिवर्ष माल से लदकर भारत से बाहर झ्ाया-जाया 
करते थे । विदेशी व्यापार की इस प्रचुरता के कारण भारत का विदेशों के साथ घनिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित होने मे बहुत मदद मिली । 

(५) हिन्दी भाषा के विकास, इस्लाम और हिन्दू-धमें मे सामीप्य, वास्तुकला, 
चित्रकला और संगीत के क्षेत्रों मे मुगल-युग मे जो कार्य हुआ, उसका उल्लेख विशद 
रूप से पहले किया जा चुका है। निःसन्देह, इन क्षेत्रों मे मुगल-युग की देन बहुत 
महत्त्वपूर्ण थी । 

(६) भारत की वेश-भूषा, रहन-सहन और खान-पान पर भी मुगल-युग का 
प्रभाव बहुत स्पष्ट है । हिन्दी, बगला, मराठी श्रादि भारतीय भाषाओ्रों मे पशियन और 
अरबी भाषाओ के बहुत-से शब्द इस युग में प्रविष्ट हुए, और धीरे-धीरे वे भारतीय 
भाषाओं के ही अंग बन गये । पर्शियन लिपि के प्रयोग के कारण भारत मे एक नई 
लिपि का प्रचलन हुग्ना, जो धीरे-धीरे उत्तरी भारत की एक प्रधान लिपि बन गयी । 
हिन्दी को लिखने के लिए भी इस लिपि का प्रयोग शुरू हुआ और इसके कारण हिन्दी की 
एक पृथक शैली ही विकसित हो गयी, जिसे “उर्दू” कहते है । हिन्दुओ के विवाह जैसे 
पवित्र सस्कार में भी भश्रब सेहरा और जामा का प्रयोग होने लगा, जो मुसलमानों की 
देन हैं। भारत की पोशाक मे पायजामा, शेरवानी ग्रादि ऊा प्रवेश हुश्रा, श्रौर हिन्दू लोग 
भी इन्हे नि.संकोच रूप से प्रयुक्त करने लग गये । मुगल बादशाहो के सब दरबारियों 
की पोशाक एक-सी होती थी, प्रौर राजपुत आदि उच्च पदाधिकारी व मनसबदार भी 
उसी ढंग को पोशाक पहनते थे, जैसी कि इस युग के मुसलमानों द्वारा धारण की जाती 
थी। शिवाजी तक की पोशाक मुसलिम भ्रमीर-उमराप्रो की पोशाक के सदश थी । 
ग्रामोद-प्रमोद के तरीकों में भी इस युग में परिवर्तन हुआ । बाज द्वारा पक्षियों का 
शिकार करना, बटेरें लडाना, ताश खेलना और इसी प्रकार की भ्रन्य अ्रनेक बाते इस 
काल मे मुगलों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुई । हिंकमत व यूनानी जचिकित्सा-पद्धति भी 
मुसलमानो द्वारा ही भारत में झ्रायी, श्रौर कितने ही हिन्दू भी इसे सीखने के लिए प्रवृत्त 
हुए । यूनानी चिकित्सा प्राचीन भारतीय श्रायुर्वेद से श्रननेक अ्ंशो मे भिन्‍न हैं। सुगल 
युग मे इसका भारत में बहुत प्रचार हुआ। वर्तमान समय की अनेक भारतीय मिठाइयाँ 
भी इसी काल में भारत में प्रविष्ट हुईं । बालूशाही, कलाकन्द, गुलाब जामन, बरफी 


४६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


झादि कितनी ही मिठाइयों के नाम विदेशी हैं, श्ौर सम्भवतः मुसलिम युग से पूर्व के 
भारतीय इनसे भ्रपरिचित थे । 

इस्लाम श्र हिन्दू धर्म के सम्पर्क के कारण मुगल-युग में एक ऐसी संस्कृति 
का प्रादुर्भाव हुश्ला, जो विशुद्ध रूप से न हिन्दू थी, और न मुसलमान । भारत की यह नयी 
संस्कृति हिन्दू और मुसलमान दोनो संस्क्ृतियों के तत्त्वों के सान्निषध्य व सामंजस्य का 
परिणाम थी। वास्तुकला, धमम, भाषा, चिकित्सा, संगीत, वेशभूषा, खानपान झादि सभी 
क्षेत्रों में हिन्दुओं भौर मुसलमानों का यह सम्मिश्रण इष्टिगोचर होता है। भारत के 
लिये श्रब न श्रफगान विदेशी रहे थे, और तन मुगल । इस देश में स्थिर रूप से बस जाने 
के कारण वे पूर्ण रूप से भारतीय बन गये थे, श्लौर उनके धर्म इस्लाम ने भी इस देश 
में झ्राकर एक ऐसा रूप धारण कर लिया था, जो भ्ररब और पशिया के इस्लाम से 
बहुत भिन्‍न था । 


ग्रठाईसवां अध्याय 


ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना 


(१) समुद्र हारा यूरोप का भारत से सम्पर्क 


पन्द्रहवी सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया से बहुत कम परिचय था। 
उस समय समुद्र मे जो जहाज चलते थे, वे चप्पुओं द्वारा खेये जाते थे। दिग्दश क-यन्त्र 
के प्रभाव के कारण मल्लाहो के लिये यह सम्भव नही था, कि वे महासमुद्रो में दूर तक 
श्रा-जा सकें । पन्द्रहवी सदी में इस यन्त्र का यूरोप मे पहले-पहल प्रवेश हुप्ला । चप्पुओ्रों 
के साथ अ्रब पाल का भी जहाजो मे प्रयोग होने लगा । पाल से चलने वाले जहाजो के 
लिये यह सम्भव था, कि दिग्दर्शक यन्त्र की सहायता से झनुकल वायु होने की दशा में 
वे महासमुद्र को पार कर सकें । 

यूरोप भ्रौर एशिया के बीच में व्यापार बहुत प्राचीन काल से चला झ्ाता था। 
इन महाद्वीपों के बीच का मुख्य व्यापारिक मार्ग लाल सागर से ईजिप्ट होता हुआ 
भूमध्यसागर पहुँचता था । एक दूसरा मार्ग पशिया की खाड़ी से बगदाद होता हुआ 
एशिया माइनर के बन्दरगाहो तक जाता था । पहले इन व्यापारिक मार्गों पर अरबों का 
प्रधिकार था । भ्ररब लोग सम्य थे, भ्रौर व्यापार के महत्त्व को भली-भाँति समभते थे । 
पर पन्द्रहवी सदी में तुक लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गये, श्रौर इस कारण एशिया 
झ्रौर यूरोप के मध्यवर्ती व्यापारिक मार्ग रुद्ध होने लगे। सन्‌ १४५३ में जब तुर्क 
विजेता मुहम्मद द्वितीय ने कान्स्टेन्टिनोपल को भी जीत लिया, तब तो यूरोप के लिये 
इन पुराने मार्गों से' व्यापार कर सकना भ्रत्यन्त कठिन हो गया । 

झब यूरोपियन लोगों को एशिया के साथ व्यापार करने के लिये नये मार्ग ढूंढ 
निकालने की चिन्ता हुई | इस काये में पोतृंगाल श्रौर स्पेन ने विद्ेष तत्परता प्रदर्शित 
की । पोर्तृगीज लोगो ने विचार किया, कि भ्रफ़ीका का चक्कर काटकर प्राच्य देशों तक 
पहुँचा जा सकता है । इसी दृष्टि से ग्रनेक पोर्तृगीज मल्लाहों ने समुद्र-तट के साथ-साथ 
यात्रा प्रारम्भ की । झ्ाखिर, १४६८ में वास्कों डी भामा नामक पोर्तुगीज मल्लाह 
प्रफ़रीका का चक्कर काटकर एक नवीन मार्ग से पहले-पहल भारत पहुँचने में समर्थ हुआ, 
श्रौर पोर्तृगीज व्यापारियों ने पूर्वी देक्षों के व्यापार को हस्तगत करने का प्रयत्न प्रारम्भ 
किया । इस व्यापार द्वारा पोर्तुगीज लोग बहुत समृद्ध हो गये, श्रोर उनकी देखादेखी 
झन्‍्य यूरोपियन राज्य भी इसी सामुद्रिक मार्ग से एशिया श्लाने-जाने लगे । हालेंड, फ्रांस, 
ब्रिटेन भादि देशों में पूर्वी व्यापार को हस्तग़त करने के लिये कम्पनियाँ खडी की गयी । 
ये कम्पनियाँ, भारत झादि एशियन देशों के बन्दरगाहों में श्रपती व्यापारी कोठियाँ 
कायम करती थी, झौर प्रधिक-से-प्रधिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का 
उद्योग करती थी । 


४६४ भारतीय संस्कृति का विकास 


सोलहवीं भ्रौर सचनहवी सदियों में भारत मे प्रतापी मुगल बादशाहों का शासन 
था । भ्रत इस काल में यूरोपियन लोग केवल व्यापार द्वारा ही सन्तुष्ट रहे। पोतंगीज 
लोगो के व्यापार का प्रधान केन्द्र भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित गोभ्मा नगरी 
थी, जो मुगल बादशाहो के साम्राज्य से बाहर थी। सुदूर दक्षिण में उस समय किसी 
एक शक्तिशाली भारतीय राजा का शासन नहीं था । पोतंगीज लोगो ने इस स्थिति से 
लाभ उठाया, और केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट न रह कर उन्होने गोश्रा व उसके 
समीपवर्ती प्रदेशों पर झ्पना आधिपत्य भी स्थापित करना शुरू किया । पोर्तृगीजो के 
प्रनुकरण में हालैण्ड, फ्रास और इग्लैण्ड के जिन व्यापारियों ने भारत में व्यापार के 
उहेश्य से ग्राना झुरू किया, वे भी सोलहवी शौर सत्रहवी सदियों में केवल व्यापार से 
ही, सन्तुप्ट रहे । औरंगजेब के बाद जब मुगल-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गयी, श्रौर 
भारत में अनेक छोटे-बडे राज्य कायम हो गये, तो इन यूरोपियन व्यापारियों ने देश 
की राजनीतिक दुर्देशा से लाभ उठाया, और व्यापार के साथ-साथ शअ्रपनी राजसत्ता 
भी स्थापित करनी शुरू की । हा्लेण्ड, फ्रास श्रादि अन्य देशो के मुकाबले में भ्रग्नेज लोग 
भारत में अ्रपना राजनीतिक प्रभत्त्व स्थापित करने मे क्यो और किस प्रकार सफल हुए, 
इस विषय पर प्रकाश डालने की हमे आवश्यकता नही है । उन्‍नीसवी सदी के मध्य भाग 
तक प्राय सम्पूर्ण भारत मे श्रग्रेजो का आ्राधिपत्प स्थापित हो गया था, श्रौर इस देश में 
जो अनेक राजा व नवाब रह गये थे, वे भी श्रंग्रेजो की अधीनता स्वीकृत करने लग गये 
थे। पर भारत की जनता इन विदेशी व विधर्मी शासकों से बहुत असन्तुप्ट थी । अंग्रेज 
गासक अपने गासन को ब्रिटेन की आश्थिक समृद्धि का साधन-मात्र समझते थे | साथ 
ही, वे भारत की पुरानी परम्पराओं और धारमिक विश्वासों की जरा भी परवाह नहीं 
करते थे। इसका परिणाम यह हुप्रा, कि उनके शासन के विरुद्ध भावना इस देश मे 
निरस्तर जोर पकडती गयी । १८५७ भे यह भावना एक राज्यक्रान्ति के रूप में परि- 
वतित हो गयी । पर ५७ की यह राज्यक्रान्ति सफल नही हो सकी | श्रंग्रेज लोग इसे 
कुचलने में समर्थ हुए, और भारत मे प्रग्नेजी शासत की जडे और भी मजबूत हो गयी । 


(२) भारतीय इतिहास का आधुनिक युग 


प्रठारहवी सदी के उत्तरार्ड्ध मे ससार के इतिहास में ग्राधुनिक युग का सूत्रपात 
हुआ । इसका प्रारम्भ यूरोप से हुआ था, जहाँ पहले व्यावसायिक क्रान्ति हुई, श्र 
बाद में राजनीतिक क्रान्ति । श्रठारहवी सदी के पूर्वार्ध मे इगलेण्ड, फ्रास, जर्मनी श्रादि 
यूरोपियन देशो का आर्थिक जीवन प्राय: वैसा ही था, जैसा कि दो हजार पहले सिकन्दर 
व मीजर के जमाने मे था। उस समय यूरोप का किप्तान लकड़ी के हलों से जमीन 
जोतता था, खुरपी से उसकी नलाई करता था, श्रौर दराती से फसल को काटता था । 
कारीगर तकुए व चरखे पर सृत कातते थे, श्लौर लकडी की खड्डियो पर कपडे की 
बुनाई करते थे | लुहार लोग पुराने युग के घन श्रौर हथौडे से श्रपना काम करते ये । 
लकडी की बनी हुईं ग्राडियाँ श्रसबाब ढोने व यात्रा करने के काम झ्राती थी । घोड़े की 
अपेक्षा लेज चलने वाली किसी सवारी का उस समय के यूरोपियन लोगों को परिज्ञान 
नही था । समुद्र को पार करने वाले जहाज चप्पुओं और पाल से चलते थे। उस समय 


ब्रिटिश प्राधिपत्य की स्थापना इश्क 


(प्रठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में) यूरोप का भ्राथिक व व्यावसायिक जीवन प्रायः वैसा ही 
था, जैसा कि भारत, चीन आदि एशियन देशों का था। 

इतिहास के नवयुग का सूत्रपात--पर प्रठारहवी सदी के मध्य भाग झौर उत्तरार्ध 
मे इस स्थिति में परिवर्तन श्राना शुरू हुआ । नये-नये वैज्ञानिक आाविष्कारों के कारण 
यूरोप के श्राथिक जीवन में परिवर्तत आने लगा। इसी को इतिहास में व्यावसायिक 
ऋात्ति' कहा जाता है। इस क्रान्ति का प्रारम्भ अचानक व एकदम नहीं हो गया। 
वस्तुतः, यह धीरे-धीरे विकसित हुई। पर इसके कारण मनुष्य के जीवन में एक मौलिक 
परिवतंन झा गया, और एक नई सम्पता का प्रारम्भ हुआ | व्यावधायिक कान्ति का 
प्रारम्भ इगलैण्ड में हुआ था । वही से शुरू होकर वह न केवल यूरोप मे, अ्रपितु सारे 
संसार मे व्याप्त हो गयी है। जिन वैज्ञानिक प्राविष्कारों ने यूरोप मे व्यावसायिक 
ऋात्ति का सूत्रपात किया, उन्हे तीन भागों मे बाँटा जा सकता है--(१) ऐसे नवीन 
यान्त्रिक आविष्कार, जिनसे मानव-श्रम की बचत हो । (२) जल, कोयला, भाप ग्लौर 
बिजली यान्त्रिक-दशक्ति के काम श्रा सकते है, इस बात का परिज्ञान | (३) रसायन- 
शास्त्र की नवीन प्रक्रियाग्रो का आविष्कार । यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नही है, कि हम 
प्रदारहवी सदी की इस व्यावसायिक क्रान्ति पर विशद रूप से प्रकाश डाल सके । पर 
घ्यात देने योग्य बात यह है, कि व्यावसाथिक क्रान्ति के कारण मानव-समाज के श्राथिक 
जीवन में जो महान्‌ परिवतंत हुगप्रा, वह प्राधुनिक युग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 

अठारहवी सदी के भ्रन्तिम भाग (१७८६) में फ्रास में राज्य-क्रान्ति हुई। इस 
राज्य-क्रान्ति से पूर्व यूरोप के प्रायः सभी देशों मे स्वेच्छाचारी व निरकुश राजाप्रों 
का शासन था, जो अपनी :चछ। को ही कानून मानते थे। इगलैण्ड के स्टुश्नट राजा 
श्रौर फ्रास के वृ्बों वंश के राजा पूर्णतया स्वेच्छाचारी थे, और उनके शासन का स्वरूप 
प्रायः बही था, जो भारत के मुगल बादभाहो का था। यद्यपि इग्लेण्ड मे सतरहवी 
सदी के मध्य भाग में ही राज्य-क्रान्ति के परिणामस्वरूप वध राजसत्ता का प्रादुर्भाव 
हो चुका था, पर भ्रठारहवी सदी की ब्रिटिश पालियामेट जनता का नाममात्र को ही 
प्रतिनिधित्व करती थी । जिसे हम लोकतन्त्रवाद कहते है, उसका ज़िटेन में भी सूत्रपात 
वस्तुत , प्रठारहबी सदी के ग्रन्तिम भाग में और उनन्‍्तीसवी सदी के पूर्वार्ध में ही हुआ 
था। यूरोप के भ्रन्य देशो से तो स्वेच्छाचारी श्रौर निरंकुश शामनों का श्रन्त उन्‍नीसवी 
सदी मे ही हुआ । 

जिस प्रकार व्यावसायिक कान्ति द्वारा यूरोप के आर्थिक जीवन में नवयुग का 
सूत्रपात हुआ, वैसे ही फ्रास की राज्यक्रान्ति ने यूरोप के राजनीतिक जीवन मे एक नए 
युग का प्रारम्भ किया । फ्रास की राज्य-कान्ति द्वारा जो नई प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुई, वे 
लोकतन्‍्त्रवाद और राष्ट्रीयता की थी। भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक परम्परा 
झादि की दृष्टि से जो लोग एक हों, उनका अपना पृथक्‌ राज्य होना चाहिए, और इस 
राज्य में किसी एक राजा या किसी एक कुलीन श्रेणी का शासन न होकर सर्देसाघधारण 
जनता का शासन होना चाहिए, ये विचार ससार के इतिहास में फ्रास की राज्य-क्रान्ति 
की देन हैं । 


४६९ भारतीय संस्कृति का विकास 


व्यावसायिक क्रान्ति और राज्य-क्रान्ति के कारण यूरोप के इतिहास में 'ब्राधु- 
निक युग! का प्रारम्भ हुआ, पर विचार व वैज्ञानिक झ्राविष्कार किसी एक देश व भू-भाग 
तक सीमित नही रह सकते । गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र झादि के क्षेत्रों मे भारत 
ते जो भ्राविष्कार किए थे, वे धीरे-धीरे श्ररव और यूरोप मे फैल गए थे । चीन द्वारा 
भ्राविष्कृत छापाखाना, कागज, दिग्दर्शक यन्त्र आदि की समयान्तर मे भ्रन्य सब देशों ने 
अपना लिया था। इसी प्रकार भ्रठारहवी सदी में व्यावसायिक क्रान्ति भर राज्यक्रान्ति 
के कारण जो नई प्रवृतियाँ प्रारम्भ हुईं, वे केवल यूरोप तक ही सीमित नही रह सकी । 
बीरे-धीरे वे भ्रन्य देशो मे भी फैल गयी, भर संसार के प्रायः सभी देशों में उनके 
कारण झाधुनिक युग का सृत्रपात हुम्ना । 
बारूद का पहले-पहल श्राविष्कार मंगोल लोगों ने किया था। इस आविष्कार 
के कारण मगोल लोगो के हाथ में एक ऐसी शक्ति आ गई थी, जो किसी प्नन्य जाति 
व देश के पास नहीं थी। इसी कारण वे भ्रशान्त महासागर से कैस्पियन सागर तक 
विस्तृत विशाल मगोल साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए थे। श्रठारहवी सदी के नए 
वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण पश्चिमी यूरोप के हाथों मे भी ऐसे साधन आ गए थे, 
जिनसे कि इंग्लैण्ड, फ्रास, हालैण्ड भ्रादि पाइचात्य देश एशिया व भ्रफ़ीका के विविध 
प्रदेशो को भ्रपने ग्राधिपत्य मे लाने में समर्थ हो गए थे । उन्‍नीसवी सदी के मध्य भाग 
तक एशिया के भ्रधिकाश प्रदेश पाइचात्य देशो के प्रभाव व आधिपत्य में भरा चुके थे । 
भारत मे ब्रिटिश लोगों का शासन भ्रठारहवी सदी में ही स्थापित होना शुरू हो गया था, 
झ्यौर १७५७ में प्लासी की लड़ाई के परिणामस्वरूप बंगाल पर प्रंग्रेजी प्रमुत्व कायम 
हो गया था। १८५७ तक पूरी एक सदी भग्रेजो को भारत मे श्रपनी सत्ता स्थापित 
करने के संघर्थ मे लगानी पड़ी । उन्‍्नीसवी सदी के मध्य भाग तक भारत मे पग्रेजी 
राज्य की तीव पर्याप्त रूप से सुदढ हो गई थी । 
भारत में श्राधुनिक युग का प्रारम्भ--शअ्रग्रेजी शासन के परिणामस्वरूप भारत 
के इतिहास में नए युग का प्रारम्भ हुआ, जिसे हमने 'प्राधुनिक-युग' कहा है। जिस 
प्रकार व्यावसायिक क्रान्ति श्रौर राजनीतिक क्रान्ति के कारण यूरोप में एक ऐसे नए युग 
का यूत्रपात हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप झ्राधुनिक यूरोप भध्यकालीन यूरोप से बहुत 
भिन्‍न व बहुत श्रधिक उन्नत हो गया, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन के कारण भारत मे उन 
सब प्रवृत्तियो (व्यवसायिक क्राति, राजनीतिक जागरण, घामिक सुधार झ्रादि) का प्रादु- 
भाव हुआ, जो इस देश में भी नवयुग व श्राधुनिकता को लाने मे समर्थ हुई। यह नहीं 
समभना चाहिए, कि अग्रेजी राज्य के भ्रभाव मे ये नई प्रवृत्तियाँ भारत मे प्रादुर्मुत न 
होती । जापान कभी किसी पाण्चात्य देश के श्रघीन नही रहा । उन्‍नीसवी सदी के मध्य 
भाग में जापान की भी प्रायः वही दशा थी, जो भ्रठारहवी सदी में भारत की थी। पर 
जब जापानी लोगों ने यह अनुभव कर लिया, कि वे श्ञान-विज्ञान प्रादि के क्षेत्र मे पाइचात्य 
पक दा पे हक हैं, वे भ्रपती उन्नति के लिए तत्पर हो गए, और भाघी सदी 
शी से पट हस न न लोगों के सप्तकक्ष बन गए । यह ठीक है, कि राजनीतिक 
राज्यो की सत्ता श्रौर उनके 853 ९५28 0 मिल पक लि 
राजाप्रो के निरन्तर संघर्ष के कारण इस देश के लिए उन्नति- 


ब्रिटिश झाधिपत्य की स्थापना डह७ 


पथ पर शझारूढ होना उतना सुगम नही था जितना कि जापान के लिए था| पर चीन 
में भी किसी विदेशी राजशक्ति का प्रत्यक्ष शासन स्थापित नही हुमा था, वहाँ की राज- 
नीतिक प्रवस्था प्राय: वैसी ही थी, जैसी कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की थी | फिर 
भी चीनी लोग आधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान को श्रपना कर भ्रपनी उन्नति मे समर्थ 
हुए । ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्ञान-विज्ञान व विचार किसी एक देश व जाति 
की सम्पत्ति बनकर नहीं रह सकते । वे वायु के समान होते हैं, जो शीघ्र ही सर्वत्र फैल 
जाते हैं। श्राधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान का प्रादुर्भाव पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआा 
था, बाद मे उसे पूर्वी यूरोप के देशो ने श्रपनाया, श्रौर फिर एशिया मे भी वे प्रसारित 
हो गए । इतिहास का यही क्रम है। यदि भारत पर अंग्रेजी राज्य कायम न भी होता, 
तो भी इस देश में उन ज्ञान-विज्ञानों का प्रवेश हो जाता, जो इंग्लैण्ड और फ्रांस में 
प्रादुमूंत हुए थे, और उनके कारण यहाँ नवयुग व आधुनिकता का भी प्रारम्भ हो जाता 
पर हमे यह स्वीकार करना होगा, कि श्रग्रेजी शासन की स्थापना के कारण पश्चिम के 
ज्ञान-विज्ञान व राजनीतिक प्रधृत्तियों के भारत मे प्रविष्ट होने की प्रक्रिया में सहायता 
अवश्य मिली । श्राज जो भारत व्यावसायिक व राजनीतिक क्षेत्र मे भ्रच्छा महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है, उसका कारण वे प्रवृत्तियाँ ही हैं, जो अग्रेजी शासन के समय मे इस देश 
में बलवती होनी शुरू हो गई थी । अंग्रेज शासकों ने जान-बूक्रकर इन प्रवृत्तियो का 
प्रारम्भ किया हो, यह सत्य नही है । अग्रेजो की झ्राथिक नीति यह थी, कि भारत इंग्लैण्ड 
की झार्थिक समृद्धि का साधनमात्र बनकर रहे । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के वस्त्र- 
व्यवसाय को नष्ट करने का प्रयत्न किया, ताकि इंग्ल॑ण्ड के कारखानो में तैयार हुभा 
कृपडा इस देश में सुगमता के साथ बिक सके । बीसवी सदी के प्रारम्भ तक भ्रग्नेजो का 
यही प्रयत्न था, कि भारत में कल-कारखानों का विकास न होने पाए, श्रौर इस देश 
का आथिक जीवन इस ढंग का बना रहे, जिससे कि इंग्लैण्ड के कारखानो के लिए 
झ्ावश्यक कच्चे माल को सस्ती कीमत पर भारत से प्राप्त करता रहे । पर अप्रेजो की 
इस नीति के बावजूद भी यह सम्भव नही था, कि यूरोप की व्यावसायिक क्रान्ति का 
भारत पर कोई प्रभाव नही पड़ता । इसीलिए उन्‍नीसवी सदी का श्रन्त होने से पूर्व ही 
यहाँ कल-कारखाने स्थापित होने शुरू हो गए, श्रोर बीसवी सदी के शुरू के स्वदेशी' 
प्रान्दोलन ने भारत की व्यावसायिक क्रान्ति को बहुत सहायता पहुंचाई । 

जिटिश शासन के फारण भारत सें झ्राधुनिक युग के सूत्रपात सें सहायता--- 
पर यह निविवाद है, कि भारत मे नवयुग या 'झाधुनिक-युग' के प्रारम्भ होने मे ब्रिटिश 
शासन द्वारा भ्रनेक रूपों में मदद मिली। इसे हम निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट कर 
सकते हैं-- 

(१) ब्रिटिश युग में सम्पूर्ण भारत एक शासन की भ्रधीनता में भरा गया। 
झौरगजेब के बाद मुगल शासन की शक्ति के क्षीण होने पर भारत मे जो बहुत-से छोटे- 
बड़े राज्य स्थापित हो गए थे, उन सबकी स्वतन्त्र सत्ता का श्रन्त कर अंग्रेजो ने भारत 
में एक केन्द्रीय शक्तिशाली सरकार की स्थापना की । इस कारण भारत मे एक सदी 
के लगभग समय तक इस ढंग की शान्ति और व्यवस्था कायम रही, जैसी कि शायद 
मौर्य-युग के बाद कभी नही रही थी । 


डश्द भारतीय संस्कृति का विकास 


(२) अंग्रेजी राज्य के समय में भारत पर कोई ऐसे विदेशी भ्राक्रमण नहीं हुए, 
जो इस देश की शान्ति और व्यवस्था को भग कर सकते । बीसवी सदी के दो महायुद्ों 
के अ्रवसर पर भी भारत विदेशी सेना्रो द्वारा प्राक्रान्त होने से बचा रहा, क्योकि 
अंग्रेजों द्वारा संगठित भारतीय सेना और ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति इस देश की रक्षा 
के लिए जागरूक थी । 

(३) सम्पूर्ण भारत में एक सुव्यवस्थित व सुसंगठित सरकार स्थापित कर 
अग्रेजो ने भारत में वही कार्य किया, जो लुई १४वें जैसे शक्तिगाली राजा ने फ्रांस में, 
हेनरी श्राठवें ने टगलैण्ड मे, फिलिप द्वितीय ने स्पेन मे और पीटर ने रूस में किया था। 
इन राजाओं से पूर्व फ्रास भ्रादि यूरोपियन देशों मे भी बहुत-से छोटे-छोटे राजाश्रों व 
सामन्तो की सत्ता थी, जो निरन्तर युद्धों मे व्यापुत रहते थे। शक्तिशाली केन्द्रीय शासन 
के प्रभाव मे राज्य के अन्दर जान्ति व व्यवस्था कायम नही हो पाती थी । फ्रास मे लुई 
चौंदह॒वें ने विविध सामन्‍्त राजाप्रों को अपना वशवर्ती बनाथा, श्रौर एक सुदुढ़ व 
शक्तिशाली केन्द्रीय गासन की स्थापना की । भारत में अऋबर सदश शक्तिशाली मुगल 
बादशाहों ने भी यही प्रपत्त किया था। यदि प्रौरगजेब अपनी घामिक नीति को परि- 
बतित न करता, तो झायद मुगलो द्वारा सम्पूर्ण भारत में सुदुढ व शक्तिशाली केन्द्रीय 
सरकार की स्थापना हो जाती, और विदेशी राजशक्तियों के लिए टस देश पर अपना 
आधिपत्य कायम करना सम्भव न होता । पर औरगजेब की नीति के कारण श्रठारहवी 
सदी मे भारत में सर्वत्र अ्रव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो गई थी । इस स्थिति 

का अन्त कर सम्पूर्ण भारत में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय सरकार की स्थापना श्रग्नेजो का 
एक ऐसा महत्त्वपूर्ण काये था, जिममे इस देश में नवयुग के सूत्रपात में बहुत अधिक 
सहायता मिली । 

(४) श्रग्रेजी राज्य की स्थापना से भारत में श्रग्नेजी भापा का भी प्रवेश हुआ । 
अग्नेजो ने श्रपनी भाषा को ही सरकारी कार्य के लिए प्रयुक्त किया, और विवश होकर 
उन भारतीयों को अग्रेजी भाषा सीखनी पडी, जो राज्यकाये में ब्रिटिश सरकार के 
सहयोगी बने । अग्रेजी के प्रवेश के कारण उन सब ज्ञान-विज्ञानो व विचारधाराप्रो का 
ख्लोत भारत के लिए खुल गया, जिनका विकास इस युग में इगलैण्ड व यूरोप के पन्य 
देशों में हो रहा था। इससे न केवल भारत की वैज्ञानिक व व्यावसायिक उन्नति मे 
सहायता मिली, अपितु राष्ट्रीयता, लोकतन्त्रवाद, समाजवाद आदि के नए विचार भी 
इस देग मे प्रसारित हुए । ब्रिटिश शासन और अग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण भारत 
का अन्य देशो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्थापित हुप्रा । 

.... (१) अपने शासन को भारत में भली-भाँति स्थापित रखने के लिए श्रग्नेज भी 
मेविक शक्ति पर ही निर्मर करते थे। पर इस सुविशाल देश में शान्ति भौर व्यवस्था 
यम रखने के लिए श्रौर विदेशी श्राक्रमणो से इसकी रक्षा करने के लिए केवल प्रग्रेजी 
मना ही पर्याप्त नही हो सकती थी। प्रग्रेजों ने भारत की विजय भारतीय सैनिकों की 
_ठायता से ही की थी। भारत मे मृत सैनिको को प्राप्त कर सकना उनके लिए बहुत 
सुगम था । इस कारण ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भी अ्ग्नेजों ने भारतीय 
सेनिको को अच्छी बडी सख्या मे भ्रपनी सेना मे भरती किया । धीरे-धीरे भारतीयों की 


ब्रिटिश झाधिपत्य की स्थापना ४86 


एक ऐसी सेता तैयार हो गई, जो शस्त्र-सचालन व युद्ध-नीति के सब शआ्राघुनिक तरीको 
से झवगत थी । श्रग्नेजों का प्रयत्न था, कि यह सेना देश-भक्ति और राष्ट्रीयता की 
भावनाओं से दूर रहे । बहुत समय तक वे श्रपने इस प्रयत्न मे सफल भी हुए। पर 
भारतीय जनता मे शप्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ सेना मे भी देश-भक्ति 
की भावना उत्पन्त होने लगी, और द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) तक यह स्थिति श्रा 
गई, कि अग्रेजो के लिए भारत में अपने आ्राधिपत्य को कायम रखने के कार्य मे भारतीय 
सैनिकों पर निर्मर रह सकना कठिन हो गया । 

ये सब बातें थी, जिन्होंने ब्रिटिश युग में भारत में “आधुनिकता व नवीन युग 
का सूत्रपात करने में सहायता की । इसी प्रसग मे यह भी ध्यान मे रखना चाहिए, कि 
भारत में मध्य-काल का अन्त होकर ग्राधुनिक युग का प्रादुर्भाव पूर्णतया उस ढंग से' नहीं 
हुआ, जैसा कि यूरोप में हुआ था । यूरोप में नवयुग की स्थापना में निम्नलिखित प्रवृत्तियों 
ने सहायता पहुँचाई थी -- 

(१) विद्या का पुन.जागरण (रिनेसास)--तेरहवी सदी से ही यूरोप मे अ्रनेक 
ऐसे विचारक् उत्पन्न होने शुरू हो गाए थे, जो ईसाई चर्च के प्रमाणवाद के विरुद्ध थे, 
और जो बुद्धि-रवातन्त्य व वैज्ञानिक विधि से सत्य की खोज के पक्षपाती थे। रोजर 
बेकन (१२१०-१२६२) सदुश अनेक विचारकों ने इस बात पर जोर देना शुरू किया 
था, कि हमे पुरानी लक्षीर का फकीर न होकर ग्रपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए । 
सत्य को जानने का यह साधन नहीं है, कि हम प्राचीन धर्म-प्रन्यों को कठस्थ करें, 
व उनके शब्दार्थ पर बहस करते रहे । इसके लिए हमें अपने दिमाग को प्रमाणवाद 
से मुक्त कर वैज्ञानिक परोक्षणो के लिए तत्वर होना चाहिए। बुद्धि-स्वातन्त्य के इसी 
ग्रान्दोलन के परिणाम-स्वरूप यूरोप के ग्रनेक विचारक परीक्षणो द्वारा सत्य की खोज 
के लिए प्रवृत्त हुए्‌॥ कोपनिकस (१४७३-१५४३) और गेलेलियो (१५६४-१६४२) 
जैसे व्यक्तियों ने परीक्षणो द्वारा प्रनेक ऐमे भन्‍्तव्योी का खण्डन किया, जो ईसाई धर्म - 
ग्रन्थों पर आश्चित थे । ईसाई चर्च ने इन स्व॒तन्त्र विचारकों को कडे से कड़े दण्ड दिए, 
पर इन सब अत्याचारो के बावजूद भी यूरोप मे बुद्धि-स्वातन्त्य और वैज्ञानिक खोज की 
प्रवृत्ति रुकी नहीं, और धीरे-धीरे यूरोप के लोगो ने उन वेज्ञानिक तथ्यों का पता कर 
लिया, जिनके कारण संसार में नवयुग का प्रारम्भ हुआ । 

(२) पन्द्रहवी सदी मे यूरोप में घामिक सुधारणा (रिफर्मेशन) का आ्रान्दोलन 
शुरू हुआ, जिसके कारण ईसाई चर्च का ग्राधिपत्य बहुत कुछ शिथिल हो गया, और 
ईसाई धर्म में प्रनेक ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, जिनमें नवचेतना और ग्रनुपम स्फूति थी। 

(३) बुद्धि-स्वातन्त्य श्रौर वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्तियों के कारण श्रठारहवी 
सदी में व्यावसाथिक क्रान्ति का सूत्रपात्र हुझ, जिसने यूरोप के झ्राथिक व सामाजिक 
जीवन में ऋन्तिकारी परिबतेन किये । 

(४) इंगलिश राज्यक्रान्ति (सत्रहवीं सदी) और फ्रास को राज्यक्रान्ति 
(अठारहवीं सदी) ने यूरोप में लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियों को जन्म 
दिया, जिनके कारण सर्वसाधारण जनता को सामाजिक जीवन प्रौर राजनीत्ति मे 
समुचित स्थान प्राप्त करने का सुश्रवसर मिला । 


५०० आरतीय संस्कृति का विकास 


भारत के इतिहास में नवयुग का सूत्रपात होने में न इतना समय लगा, भौर न 
ये सब प्रवृत्तियाँ भिन्‍न-भिन्‍न कालो मे ही प्रगट हुई । श्रग्रेजो के श्राधिपत्य के कारण 
प्रकस्मात्‌ ही भारत का सम्पर्क एक ऐसे देश के साथ हो गया, जो ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र 
में ससार का शिरोमणि था, और जो व्यावसायिक उन्नति और लोकतन्त्र शासन में 
प्रत्य देशों का प्रग्रणी था। इसीलिये विद्या के पुर्जायरण भ्रोर धाभिक सुधारणा से पूर्व 
ही यहाँ यातायात के साधनों में उन्नति प्रारम्भ हो गयी । १८५३ मे भारत मे रेलवे 
का प्रयोग शुरू हो गया, श्ौर नई व पक्की सडको के निर्माण द्वारा स्थल मार्गों में बहुत 
उन्नति हुई । नई-तई नहरें निकालकर जमीन की सिंचाई प्रारम्भ की गयी, जो कृषि 
की उन्नति में सहायक हुई । रेलवे, पोस्ट-प्राफिस, तार श्रादि के प्रयोग से भारत के 
आधथिक जीवन में परिवर्तन श्राने लगा, भ्रौर बाद मे वस्त्र, लोहा, कोयला, जूट आदि 
के कारखानों द्वारा व्यावसायिक क्रान्ति के चिह्न भी इस देश मे प्रकट होने लगे । 

श्रग्नेजी शिक्षा के प्रवेश के कारण भारतीयों ने अनुभव किया, कि हम लोग ज्ञान- 
विज्ञान के क्षेत्र भे पाइचात्य देशों की तुलना मे बहुत पीछे रह गये हैं ॥ इस अनुभव ने 
दो प्रवृत्तियों को जन्म दिया--कुछ विचारक यह सोचने लगे, कि पाइ्चात्य देथो ने 
परीक्षणो द्वारा जिन तथ्यों का पता किया है, वे प्राचीन भारतीयो को ज्ञात थे । सूर्य 
स्थिर है, पृथ्वी उसके चारो झ्लोर घूमती है, विधिघ नक्षत्र, तारा, ग्रह भ्रादि ग्रुरुत्वाकषंण 
के कारण ही अपनी-ग्रपनी जगह पर स्थित है--ये सब वैज्ञानिक तथ्य वेद-शास्त्रो मे 
प्रतिपादित है। भ्रतः यूरोप के नये ज्ञान-विज्ञान को सीखना किसी नये तथ्य को श्रवगत 
करना नही है, अपितु विस्मृत व उपेक्षित सत्यों की श्लोर फिर अपने ध्यान को भ्राकृष्ट 
करना है । प्रन्य विचारको ने सोचा, कि हमे अपनी सब शक्ति को पादचात्य ज्ञान-विज्ञान 
को भ्रवगत करने में ही लगाना चाहिये । पुराने श्ास्त्रो को कण्ठस्थ करने व उनके 
भ्रनुशीलन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देने से कोई विशेष लाभ नही है। दोनो 
प्रकार के विचारकों के चिन्तन का परिणाम एक सह ही हुप्ला । भारत में नये ज्ञान- 
विज्ञान को सीखने की प्रवृत्ति बल पकड़ने लगी, झौर प्रमाणवाद का श्रन्त होकर 
बुद्धि-स्वातन्व्य की श्रोर लोगो का ध्यान झाकृष्ट हुआ । भारत के विविध धर्मों व 
सम्प्रदायो में सुधार की प्रवृत्ति भी इस समय शुरू हुई, भौर ब्रह्म-समाज, श्रार्य-समाज 
प्रादि के रूप मे भ्रनेक ऐसे नये धामिक आ्रान्दोलनों का प्रादुर्भाव हुप्ना, जिनका उद्देश्य 

धम के क्षेत्र मे सुधार करना था। इन नये धामिक भश्रान्दोलनो के कारण भारत की पुरानी 
सामाजिक रूढियो व परम्पराप्नों मे भारी परिवतंन हुआ, भौर पुराने सिद्धान्तो व 
मन्तव्यों की इस ढग से व्याख्या प्रारम्भ हुई, जो नवयुग की विचारधारा के अनुकूल है । 
भारत एक राष्ट्र है, उसका अ्रपना स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये, झौर इस राज्य का 
शासन लोकतन्‍्त्रवाद के श्रनु सार होना चाहिये, ये विचार भी इस युग में विकसित हुए, 
भर इनके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन का श्रन्त कर स्वराज्य की स्थापना के लिये 
प्रान्दोलन शुरू हुआ । महात्मा गाघी जैसे नेताप्रों के नेत॒त्व भें सवंसाधारण जनता मे 
स्व॒राज्य की भावना ने इतना प्रबल रूप घारण कर लिया, कि अग्रेजों के लिये भारत 


९ शासन कर सकना कठिन सम्भव नही रहा, और १६४७ में भारत ब्रिटिश शासन से 
स्वतन्त्र हो गया । 


उनतीसवाों अध्याय 
भारत का नव-जागरण 


(१) नवोन शिक्षा 


भारतोय इतिहास के ब्रिटिश युग की एक मुख्य विशेषता यह है, कि इस काल 
में देश मे नव-जागरण का प्रारम्भ हुआ | संसार के प्रायः सभी देशों में मध्यकाल 
“प्रन्धकार का युग था, जिसमे मानव-समाज विविध प्रकार की रूढ़ियों मे फंसा हुआ 
था, और मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग न कर शास्त्रीय 
प्रमाणवाद पर निर्मर रहता था । ब्रिटिश युग से पूर्व भारत में भी यही दशा थी । इस 
दशा का अन्त कर नवयुग का प्रारम्भ करने से वह नवीन शिक्षा बहुत सहायक हुई, 
जिसका सृत्रपात ब्रिटिश शासन द्वारा ही भारत मे हुआ था । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा शिक्षा के प्रयत्न---प्रठारहत्रीं सदी के मध्य भाग में 
जब बगाल पर श्रग्रेजो का प्राधिपत्य स्थापित हुआ्ना, तो वहाँ शिक्षा के प्रधान केन्द्र वे 
मदरसे और पाठशालाएं थी, जिनका संचालन धर्म-संस्थाझरो द्वारा होता था । इनमें 
मुख्ययता भ्ररबी, फारसी भ्रौर संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी । गणित, इतिहास, भूगोल 
झभादि आधुनिक विषयो के पठत-पाठव की उनमे कोई भी व्यवस्था नही थी। पुराने 
धर्मश्षास्त्रो और प्राचीन भाषाओं के ग्रंथो मे जो कुछ ज्ञान उपलब्ध था, विद्यार्थी केवल 
उसे ही प्राप्त कर सकते थे । शुरू-शुरू मे जब बंगाल पर शग्रेजों का शासन स्थापित 
हुआ, तो उन्होने भी नवीन शिक्षा-पद्धति पर कोई ध्यान नही दिया। भ्रग्रेज लोग समझते 
थे कि भारतीयों के लिए वही शिक्षा-पद्धति उपयुक्त है, जो परम्परागत रूप से इस 
देश मे चली झा रही है | अरबी, फारसी व सस्कृत के अध्ययन से ही इस देश के लोगो 
का काम चल सकता है, उन्हें नये जञान-विज्ञान को सीखने की कोई भ्रावश्यकता नही हैं । 
प्रठारहवी सदी में इंगलेड में भी शिक्षा का कार्य प्रधानता ईसाई चर्च के ही हाथो में 
था श्र झाक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज सदुश विश्वविद्यालयो मे भी ग्रीक और लेटिन के प्रध्ययन 
को ही अझ्रधिक महत्त्व दिया जाता था । इसलिए १७८१ में वारेन हेस्टिग्स ने कलकत्ता 
में जिस मदरसे की स्थापना की, उसमे अ्ररबी श्लौर फारसी के उच्चतम अध्ययन 
का प्रबन्ध किया गया । १७८४ में सर विलियम जोन्स ने 'एशियाटिक सोसाइटी आफ 
बगाल' का संगठन किया, जिसका उद्देद्य भारत के प्राचीन ज्ञान का भ्रनुशीलन था । 
१७६२ मे जोनाथन डंकन द्वारा काशी में संस्कृत कालेज कायम किया गया। ये तीनों 
सस्‍्थाएं प्राचीन ज्ञान के श्ननुशीलन के लिए ही स्थापित की गई थो। पअ्रठारहवी सदी 
के भ्रन्त तक भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस बात पर कोई ध्यान नही दिया, कि सर्व- 
साधारण जनता को शिक्षित करने झौर यूरोप में प्रादुर्मृत हुए नवीन ज्ञान से भारतीयों 
को परिचित कराने के सम्बन्ध में भी सरकार का कोई कतेव्य है । 


प्र०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


ईसाई सिशनरियों के शिक्षणालय--यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी 
नवीन शिक्षा के सम्बन्ध मे सवेथा उदासीन थे, पर ईसाई पादरियों का ध्यान इस 
की और झ्राकृष्ट हुआ । उनका ख्याल था, कि भारत मे ईसाई धर्म का प्रचार करने 
के लिए अंग्रेजी शिक्षा बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए श्रठारहवी सदी के 
उत्तराधे मे उन्होंने मद्रास प्रान्त मे अ्रनेक शिक्षा-सस्थाप्रो का प्रारम्भ किया । १७६२ 
में विलियम करो नाम का पादरी कलकत्ता श्राया, और उसके प्रयत्न से बंगाल में अनेक 
स्कूल स्थापित हुए । वहाँ अग्रेजी भाषा की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध था, और उनमे 
पढने वाले विद्याथी श्रग्रेजी के साथ-साथ गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान भ्रादि 
भ्राधुनिक विषयो की शिक्षा भी प्राप्त कर सकते थे। विलियम कैरी के प्रयत्न से पहले- 
पहल बंगाली भाषा मे बाइबल का भ्रनुवाद हुआ, झौर बंगाल की इस लोकभाषा में 
गद्य-साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ । 
हिन्दू कालिज की स्थापना--ईसाई पादरियों के अनुकरण में अनेक विचार- 
दील व देशभक्त भारतीयों का ध्यात भी नवीन शिक्षा की श्रोर भ्राकृष्ट हुग्रा, श्रौर राजा 
राममोहन राय व उनके साथियों के प्रयत्न से कलकत्ता में हिन्दू कालिज को स्थापना 
हुई । यही कालिज आगे चलकर 'प्रेसीडेन्सी कालिज' के नाम से विख्यात हुझा । 
सरकारी शिक्षा का प्रारम्भ--ईसाई पादरियों और राजा राममोहन राय सदुश 
भारतीयों के प्रयत्त से भारत में नवीन शिक्षा के लिये जो रूचि उत्पन्न हो रही थी, 
सरकार उसकी उपेक्षा नही कर सकती थी । अंग्रजी शासको ने भी शिक्षा के प्रशत पर 
विचार किया । पर भारत मे शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इस विषय पर अग्रेज विचारको 
मे मतभेद था । बहुसख्यक प्रग्रेजो का यह विचार था, कि भारत के लिये सस्कृत, 
अ्ररबी व फारसी की शिक्षा ही भ्रधिक उपयुक्त है, और सरकार को उसी के लिए 
अ्रपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। पर मैकाले सद॒ुश अनेक विचारक यह 
प्रतिपादित करते थे, कि शासन कार्य की सुविधा के लिए यह झ्ावश्यक है, कि कुछ 
भारतीय अग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजो की विचारसरणी से भी भली-भाँति परिचित हों । 
इस विद्याल देश में शासन का कार्य चलाने के लिए बहुत-से भारतीय कर्मचारियों का 
सहयोग भी शभ्रावश्यक होगा, श्रौर ये तभी अपना कार्य भली-भाँति कर सकेगे जबकि 
अग्रेजी भाषा व इगलिश सस्थाओ्ं से ये भली-भाँति परिचित होगे । शुरू में पहला 
मत अधिक प्रबल रहा, और इसी कारण उन्नीसवी सदी के प्रथम चरण तक सरकार 
की शोर से शिक्षा-सम्बन्धी जो भी प्रयत्न हुए, उन सबका उद्देश्य भारत को प्राचीन 
भाषाओं और उनके साहित्य का श्रध्ययतत ही था। पर बाद में जब ब्रिटिश शासन 
श्रधिक विस्तृत हो गया, तो झावश्यकता से विवश होकर सरकार की श्ोर से अनेक 
ऐसी शिक्षा-सस्थाएं भी स्थापित की गई, जिनमे अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ प्राधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। १८५७ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की 
स्थापना की गई, जो ब्रिटिश युग की प्रथम भारतीय यूनिवर्सिटी थी । १८५७ झौर 
१८८७ के बीच के त्तीस वर्षों मे बस्बई, सद्रास, लाहौर भौर इलाहाबाद भे चार नई 
र्‌ “अध्यापन्त का «बन्ध किया गया। साथ ही, बहुत से 


भारत का नवजागरण ५०२ 


स्कूल व कालिज भी इस काल में स्थापित किये गए, जिनके द्वारा भारतीयों को नवीन 
ढग की शिक्षा प्राप्त करने का सुवर्णीय भ्रवसर प्राप्त हुप्रा ) 

इस प्रसग मे यह भी ध्यान मे रखना चाहिए, कि प्नग्रेजो द्वारा शुरू की गई 
इस नवीन शिक्षा का लाभ मुख्यतया मध्य श्रेणी ने ही उठाया, क्योकि इससे उन्हें 
अपने जीवन की उन्नति का श्रवसर प्राप्त होता था। अग्रेज शासको को सरकार का 
संचालन करने के लिए ऐसे कर्मचारियों की श्रावश्यकता थीं, जो उनकी भाषा को 
समभते हो, श्लौर छोठे राजकीय पदो को सम्भालकर उनके आरादेशों को क्रिया में 
परिणत करने की सामथ्यं रखते हों । अग्रेजी शिक्षा-प्राप्त कोई भी नवयुवक इस समय 
सुगमता से नौकरी प्राप्त कर सकता था। लोग इस नई शिक्षा का यही लाभ समभते थे, 
कि इसे प्राप्त कर उन्हे श्रपने योगक्षेम का साधन प्राप्त हो जायगा । मैकाले सदश अग्रेज 
शिक्षा-विज्ञ भारतीयों को शिक्षा देने का यही प्रयोजद समभते थे । 

वे भारत मे ऐसे शिक्षित लोगो की एक नई श्रेणी उत्पन्न करने के लिए 
उत्सुक थे, जो रग मे तो काले हो, पर भापा, विचार, मानसिक चिन्तन, वेश-भूषा व 
रहन-सहन की दृष्टि से अग्रेजो के सदुश हो । इसमे उन्हे सफलता भी प्राप्त हुई और 
शुरू-शुरू मे जिन भारतीयों ने प्रग्नेजी शिक्षा प्राप्त की, वे अग्रेजी बोलने, श्रग्नेजो की 
तरह रहने झौर अपने विदेशी शासको का सब प्रकार से अनुकरण करने मे गौरव 
अनुभव करने लगे। कुलीन वर्ग के वे लोग, जो ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व 
राजशक्ति के प्रयोग मे हाथ बठाते थे, श्रग्रेजी शिक्षा को प्रच्छी निगाह से नही देखते 
थे । इसलिए उन्होने इन नई शिक्षा-सस्थाओ से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया । 
घामिक सकीर्णता व कट्टरता के कारण मुसलमानों को भी इस नई शिक्षा के श्रति कोई 
रुचि नहीं थी । परिणाम यह हुम्ना, कि भारतीय जनता के ये वर्ग श्रग्रेजी शिक्षा के 
लाभो से वचित रह गये ॥ 

नबीन शिक्षा का विकास--ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शिक्षा के विषय मे लार्ड 
मेकाले के मत को स्वीकार कर लिया था, अतः १८३५ ई० के बाद भारत मे अग्रेजी 
शिक्षा का तेजी के साथ विकास प्रारम्भ हुआ । १८३५-३६ में सरकार की ओर से २३ 
सरकारी स्कूल खोले गये, जिनमे श्रग्नेजी भाषा की शिक्षा को प्रधान स्थान दिया 
गया था, श्रौर शिक्षा का माध्यम भी अग्रेजी को ही रखा गया था। १८४२ मे ऐसे 
स्कूलो की सख्या ५१ हो गई, और १८५५ में ११५१। १८५७ में कलकत्ता मे भारत 
के पहले भ्रग्नेजी विश्वविद्यालय को स्थापना हुई, श्रोर इस वर्ष का अन्त होने से पूर्व 
ही मद्रास और बम्बई में भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए । १८८५७ तक भारत में पाँच 
विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे, श्रौर देश भे अ्रग्नेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले 
विद्याथियो की सख्या २५ लाख से भी प्रधिक हो गई थी । स्कूल विभाग की शिक्षा 
को सुसगठित करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कमीशनो की नियुक्ति 
की गई, जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार पर विशेष रूप से जोर दिया । १८७२ 
ई० में नियुक्त किये गये हप्टर कमीशन ने यह सिफारिश की, कि प्रारम्भिक शिक्षा के 
असार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और पअग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ भारतीय भाषाप्रो 


प ०४ भारतीय संस्कृति का विकास 


की उन्नति का भी यत्न किया जाना चाहिए । जो लोग भ्रपने व्यक्तिगत प्रयत्न से नई 
शिक्षा-सस्थाएँ खोलें, उन्हे सरकार की झोर से उदारतापूर्वक ग्राथिक सहायता देने की 
सिफारिश भी हण्टर कमीशन द्वारा की गई। १६१० ई० में केन्द्रीय भारत सरकार के 
प्रधीन एक पृथक्‌ शिक्षा विभाग खोला गया, जिसके द्वारा भारत मे शिक्षा प्रसार के 
लिए बहुत उपयोगी कार्य हुआ । प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६) के बाद जब भारत के 
विविध प्रान्तो मे प्रान्तीप स्वशासन की झ्ाशिक रूप से स्थापना की गई, तो शिक्षा 
का विषय उन मन्त्रियों के हाथों मे दिया गया, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
के प्रति उत्तरदायी थे । इन मंत्रियों ने शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया । इसी 
कारण १६१७ से १६२२ तक के पाँच वर्षो मे भारत मे विष्वविद्यालयों की सख्या ५ से 
बढकर १४ हो गई, झौर पटना (१६१७), वाराणसी, (१६१७) हैदराबाद, (१६१८) 
लखनऊ, (१६२०), भ्रलीगढ (१६२१०), दिल्‍ली (१६२२) झादि मे भ्रनेक विश्वविद्यालय 
स्थापित हुए । शिक्षा प्रसार के साथ-साथ भारत में कालिजो और विश्वविद्यालयों की 
सख्या मे भी निरन्तर वृद्धि होती गई । १६९५२ ई० तक भारत में कुल मिलाकर ३० 
विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे, श्रौर उनसे सम्बद्ध कालिजों की सख्या तो सैकडो 
में थी। 

उच्च शिक्षा के साथ-साथ माध्यमिक श्र प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर भी 
सरकार ने ध्यान दिया । इसके लिए सब प्रान्तो में पृथक्‌-प्रथक्‌ शिक्षा-विभागों का समठन 
किया गया, श्रौर प्राय. सब बड़े नगरो में हाई स्कूलों श्रोर इन्टरमीडिएट कालिजों की 
स्थापना हुई | प्रारम्भिक स्कूल तो प्रायः सभी नगरो, कस्बो श्रौर बड़े गाँवों में कायम 
किये गये । इन शिक्ष णालयों में शिक्षा का क्या ढग हो, कौन-कौन से विषय पढाये जाएँ, 
झोर इन पर सरकारी नियंत्रण का क्‍या स्वरूप हो--इन प्रश्नों पर विचार करने के 
लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने समय-समय पर अनेक कमीशनो श्र कमेटियो 
की नियुक्तित की, जिनकी सिफारिशों के श्रनुसार शिक्षा पद्धति में अनेक महत्त्वपूर्ण 
सुधार भी किए गये । 

भारत में नवीन शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा ही नही 
हुआ । सुशिक्षित भारतीय जनता का ध्यान भी शिक्षा की समस्या की श्रोर गया, और 
विविध धामिक सम्प्रदायों तथा समाजो ने भ्रपनी-भ्रपनी शिक्षा-संस्थाएँ खोलकर शिक्षा- 
प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया । यूरोप के ईस्ताई पादरी भारत मे श्रपने धर्म के 
प्रचार के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे । शिक्षणालयो को वे धर्म प्रचार का महत्त्व- 
पूर्ण साधन समभते थे । इसीलिए भठारहवी सदी मे भी ईसाई पादरियों ने भारत में 
भ्रनेक विद्यालयों की स्थापता की थी। उननीसवीं सदी में इन ईसाई शिक्षा-संस्थाश्रों 
की संख्या में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई, और भारत के प्रायः सभी बडे नगरो मे ईसाइयों 
द्वारा कालिज और स्कूल कायम किए गए। इन शिक्षणालयो मे शिक्षा प्राप्त करने वाले 
विद्यार्थी जहाँ अग्रेजी भाषा, पादचात्य ज्ञान-विज्ञान और नवीन विचारों से परिचय 
प्राप्त कर लेते थे, वहाँ साथ ही ईसाई धर्म के प्रभाव से भी वे वचित नही रहते थे । 
झनेक देशभक्त भारतीयो ने श्रपने देश मे ईसाई धर्म के इस बढ़ते हुए प्रभाव को हानि- 
कारक समझा, झौर उन्होंने ऐसे शिक्षणालयो कौ स्थापना पर ध्यान बिया, जिनमे नवीन 


भारत का नवजागरण ५०२५, 


शिक्षा के साथ-साथ भारतीय धर्मों श्रौर सस्कृति का वातावरण हो | राजा राममोहन 
राय ने इसी उद्देश्य से १८१६ ईस्वी में हिन्दू कालिज की स्थापना की थी । उन्‍नीसवी 
सदी मे भारत मे जो नए धामिक आन्दोलन चले, उन सबने शिक्षा के प्रसार की ओर 
ध्यान दिया। इसी कारण शझ्रायं समाज ने दयानन्द ऐग्लो-वैदिक कालिजो और आ्राय॑ 
विद्यालयों की स्थापना शुरू की, श्रौर सनातनधर्म सभा आदि हिन्दू सस्थाग्रो द्वारा 
अनेक सनातन धर्म कालिजों व हिन्दू कालिजो को कायम किया गया । अलीगढ़ का 
ऐग्लो-ओरियण्टल कालिज भी इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। भारत के इतिहास में 
उन्‍नीसवी सदी नवजागरण की सदी थी। हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, जैन झ्ादि सभी 
धर्मो मे इस काल में नई चेतना उत्पन्न हो रही थी । इसी कारण इन सब धामिक 
सम्प्रदायों की श्रोर से बहुत-से कालिज व स्कूल इस युग में स्थापित किए गए, जिनमे नए 
ज्ञान-विज्ञानो की शिक्षा के साथ-साथ अपने धारमिक वातावरणो को उत्पन्त करने का 
प्रयत्न भी किया जाता था। भारत में नवीन शिक्षा के विकास पर विचार करते हुए 
यह बात ध्यान मे रखने योग्य है, कि शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न सरकार द्वारा किया 
गया, उससे कही भ्रधिक प्रयत्न उन विविध धाभिक व सामाजिक संस्थाश्रों द्वारा हुआ, 
जिनकी स्थापना भारत में नई जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई थी । बहुत 
से धनी व सम्पन्त लोगों ने भी शिक्षणालय कायम करके श्रपने धत का सदुपयोग किया, 
श्रौर उनके प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा के विकास में बहुत श्रधिक सहायता मिली । 
इन सब बातो का यह परिणाम हुआ, कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण ऋत्ति का सूत्रपात हुआ । देश के युवक पुराने ढग की सस्‍्कृत, फारसी व 
अरबी की शिक्षा की श्रपेक्षा अग्रेजी भाषा श्रौर नए ज्ञान-विज्ञानों को अधिक महत्त्व देने 
लगे, श्रौर उनके विचारो में क्रान्तिकारी परिवर्तन श्राना शुरू हु्ना । 
श्रग्नेजी शिक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया--यद्यपि भारत में अग्नेजी शिक्षा का तेजी के 
साथ विकास हो रहा था, पर ऐसे विचारकों की भी कमी नहीं थी, जो नई शिक्षा को 
देश के लिए हानिकारक समभते थे । उन्हे नए ज्ञान-विज्ञान से कोई विरोध नही था। 
पर वे यह पसन्द नहीं करते थे, कि भारतीय बालको को भ्रग्रेजी भाषा के माध्यम से 
शिक्षा दी जाए। उनका विचार था कि श्रग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन पर श्रधिक 
जोर देने के कारण भारतीय यूवकों मे हीनता की भावना उत्पन्न होती है, वे श्रपने देश 
की संस्क्रति को तुच्छ समभने लगते है, और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में गौरव 
झनुभव करने लगते है । यह बात धर्म श्ौर राष्ट्रीयता दोनों के लिए विघातक है। इसी' 
लिए उचनीसवी सदी के अन्तिम वर्षों मे महात्मा मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) द्वारा 
गुरुकुल कांगडी की स्थापना की गई, जिसमे जहाँ संस्कृत श्रोर वैदिक साहित्य के अध्ययन 
को प्रमुख स्थान दिया गया, वहाँ साथ ही हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा नए ज्ञान-विज्ञान 
की शिक्षा की भी व्यवस्था' की गई । बीसवी सदी के प्रारम्भिक वर्षों में श्री रवीन्द्रनाथ 
टेगोर ने बोलपुर मे 'शान्ति निकेतन' की स्थापना की, जो १६२१ ई० मे विश्वभारती 
यूनिवर्सिटी के रूप में परियतित हो गया । टंगोर द्वारा स्थापित यह शिक्षा-संस्था भो 
गुरुकुल कागडी के समान भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र है, प्रौर उच्च शिक्षा भी 
वहाँ बंगाली भाषा में दी जाती है । शान्तिनिकेतन और गुरुकुल के झनुकरण में अनेक 


प्रू०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


अन्य 'राष्ट्रीय' शिक्षणालय बीसवी सदी के प्रथम चरण में कायम हुए, जिन्होंने अंग्रेजी 
को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने से इन्कार किया । 

महात्मा गाधी के नेतृत्व में जब १६२१ ई० में असहयोग श्रान्दोलन का प्रारम्भ 
हुआ, तो सरकारी शिक्षणालयो का बहिष्कार भी राष्ट्रीय कार्यक्रम मे सम्मिलित किया 
गया । इस समय भारत मे काशी विद्यापीझ, जामिया मिल्लिया, विहार विद्यापीठ, 
तिलक विद्यापीठ, नेशनल कालिज लाहौर श्रादि ग्ननेक शिक्षा-संस्थाएँ कायम हुई, 
जिनमे भारतीय भाषाओं के माध्यस द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई । ये सब 
संस्थाएँ उस प्रतिक्रिया का परिणाम थी, जो अग्रेजी झिक्षा के विरुद्ध भारत में प्रारम्भ 
हुई थी । 

घीर-धीरे इस तथ्य को भारत के शिक्षाशास्त्रियों ने स्वीकार कर लिया, कि 
अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देना जहाँ राष्ट्रीय इष्टि सं हानिकारक है, वहाँ विद्या- 
थियो के मानसिक विकास में भी इसके कारण बाधा पहुँचती है । पहले हाई स्कलो में 
शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया, और अब बह समग्र भी 
श्रा चुका है, जबकि कालिजो में भी शिक्षा श्रौर परीक्षा के लिए भारतीय भाषाग्रो को 
माध्यम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इसके कारण जहाँ नवीन शिक्षा का एक 
बहुत बडा दोष श्राशिक रूप से दूर हो गया है, वहाँ सर्वसाधारण जनता मे शिक्षा के 
प्रसार भे भी इससे बहुत सहायता मिल रही है । 

नवीन शिक्षा के परिणाम--(१) अग्रेज शासकों ने भारत में नई छिक्षा का 
सूत्रपात चाहे किसी भी उद्देश्य से किया हो, पर यह सम्भव नही था कि अ्ग्नेजी साहित्य 
के विचारों का भारतीयों पर कोई प्रभाव न पडता । उन्‍नीसवी सदी के मध्य भाग तक 
इंग्लैण्ड मे लोकतन्त्रवाद और जन-साधा रण के अभ्रधिकारों के आन्दोलन अच्छा प्रबल 
रूप धारण कर चुके थे । १८३२ के सुधार कानून (रिफार्म एक्ट) द्वारा इंग्लैण्ड मे वोट 
के अधिकार को अ्रधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया। १८३८ में इग्लैण्ड मे 
दास प्रथा का भ्रत्त करने के लिए कानून बनाया गया । १८३८ मे इंग्लैण्ड मे चाटिस्ट 
आन्दोलन ने जोर पकडा, और जनता लोकतन्‍जवाद की स्थापना के लिए उतावली हो 
उठी ॥ १७८६ भ्ौर १८३० मे फ्रास को केन्द्र बनाकर राज्यक्रान्ति की जो लहरे यूरोप 
में प्रादुर्भूत हुई थी, इग्ल॑ण्ड की जनता शौर श्ंग्रेजी साहित्य को उसने प्रभावित किया, 
श्र अग्रेजी भाषा में इस प्रकार के साहित्य की रचना शुरू हुई, जो स्वतन्त्रता ध्रौर 
लोकतन्त्रवाद की भावनाओं से श्रनुप्राणित था। अग्रेजी भाषा द्वारा इस साहित्य का भी 
भारत मे प्रवेश हुश्ना, भोर इस देश के भ्रंग्रेजी पढ़े-लिसे लोग अपने देश की सामाजिक 
व राजनीतिक दुर्देशा को भ्रनुभव करने लगे । उन्‍नीसवी सदी के उत्तराद्ध में जब भारत 
में भ्रनेक विश्वविद्यालय कायम हुए, तो उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जहाँ 
प्राधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान से परिचय प्राप्त करने में समर्थ हुए, वहाँ साथ ही उन्हें 
उन विचार-धाराप्रों का भी ज्ञान हुआ, जो इस युग में इंग्लैण्ड व यूरोप के प्रन्य देशों 
भे विकसित हो रही थी । भारत को ब्रिटिश शासन की प्रधीनता से मुक्त हो ऋर स्वतन्त्र 
होना चाहिए, झौर इस देश में भी लोकतस्त्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, इस 
विचार के विकास में नई शिक्षा द्वारा बहुत सहायता मिली । 


भारत का नवजागरण प०७ 


इतिहास, भूगोल, गणित, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान, साहित्य श्रादि श्राधु- 
सिक विषयो का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण भारत में एक ऐसे शिक्षित वर्ग का 
विकास हुआ, जिसके लोग जहाँ एक तरफ सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपने वैयक्तिक 
उत्कर्ष के लिए उन्सुक थे, वहाँ साथ ही जो यह भी अ्रनुभव करते थे, कि भारत को 
भी इग्लैण्ड, फ्रास, जमंनी श्रादि पाइचात्य देशों के समान उन्‍तति-पथ पर भआ्रारूढ होना 
साहिए। अपने देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृर्दशा को ये तीब्रता के साथ 
अनुभव करते थे, और इस बात के लिए उत्सुक थे, कि भारत में भी नवयुग का सूत्र- 
पांत हो, और भारतीयों का कार्य केवल ग्रग्नेजी सरकार-रूपी यत्र का पुर्जा बनकर रहना 
ही व रहे, अपितु अपने देश के शासन-सूत्र के संचालन में भी उनका हाथ हो । 

(२) नवीन शिक्षा का शक श्रन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत की 
जनता को अपनी धामिक और सामाजिक दुर्देशा का बोध हुआ | हिन्दू धर्म बहुत पुराना 
है । छठी सदी ईस्वी-पूर्व में वुद्ध, महावीर आदि ने उसमे सुधार करने का प्रयत्न किया 
था, और धामिक सुधारणा के एक नवीन आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था। मुसलमानों 
का शासन स्थापित होने पर पन्द्रहबी श्रौर सोलहवी सदियों में भी भारत में अनेक ऐसे 
सन्त महात्मा उत्पन्त हुए थे, जिर्होने कि इस देश के पुराने धर्म में सुधार कर जनता में 
नवजीवन का सचार करने का प्रयरन किया था। यही प्रक्रिया अरब उन्‍तीसवी सदी मे 
भी हुई, जबकि नवीन श्षिक्षा के कारण राजा राममोहन राय, महादेव गोविन्द रानाडे 
आदि सुधारको ने हिन्द समाज की कुरीतियो का भ्रनुभव कर उसमे सुधार का प्रयत्न 
किया । स्वामी दग्रातन्‍्द, रामकृष्ण परमहम श्रादि ऐसे सुधारक भी इस काल में उत्पन्त 
हुए, जिन्होने कि हिन्दू-धर्म के वास्तविक व उत्कृष्ट रूप को जनता के सम्मुख रखकर 
उसमे नई चेतना व जागृति पैदा करने की कोशिश की । 

(३) भारत की भौतिक और आ्रारथिक उन्नति में भी नवीन ज्षिक्षा ने बहुत 
सहायता पहुँचाई । ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस नवीन शिक्षा का सूत्रपात किया गया था, 
उससे झौद्योगिक प्रौर शिल्प सम्बन्धी शिक्षा, कृषि तथा वन सम्बन्धी शिक्षा और चिफित्सा- 
शास्त्र को भी समुचित स्थान दिया गया था। १६४७ ईस्वी तक भारत में इंजीनियरिंग 
और टेकनोलोजी की शिक्षा देने वाले ५०६ स्कूल और १७ कालिज स्थापित हो गए 
थे, और मनुष्यों व पशुओ्ओो की चिकित्सा की शिक्षा देने वाले २६ कालिज और २० 
स्कूल इस काल तक भारत मे स्थापित कर दिए गये थे । कृषि तथा वन सम्बन्धी शिक्षा 
देने वाले कालिजो की संख्या भी १५ तक पहुँच गई थी । इनके कारण हजारो की सख्या 
में ऐसे सुशिक्षित व्यक्ति तैयार हो गए थे, जो देश की भौतिक उन्नति व लोक-कल्याण 
सम्बन्धी कार्यों को करते के लिए उपयुक्त योग्यता रखते थे। 

(४) नवीन शिक्षा द्वारा जहाँ इतने लाभ हुए, वहाँ उससे कुछ हानियाँ भी 
हुई । भारतीयों में मानसिक गुलामी को विकसित करने में इस शिक्षा द्वारा बहुत 
सहायता मिली। पराधीन जाति के लोग स्वाभाविक रूप से अपने शासकों के सम्मुख 
भ्रपने को हीन समभने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि उन्हे शिक्षा भी ऐसी दी जाए, जो 
उनमें हीन भावना को विकृत्ित करे, तब तो उनमें राष्ट्रीय व जातीय गौरव का 
स्वाभाविक रूप में हास होने लगता है । ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस ढंग की शिक्षा- 


ध्रूछ्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


प्रणाली का भारत में प्रारम्भ किया गया था, उसमें अंग्रेजी भाषा और साहित्य का 
प्रमुख स्थान था। भारतीय भाषाश्रो की उसमें उपेक्षा की जाती थी। शिक्षा का माध्यम 
भी अंग्रेजी को ही रखा गया था | इन शिक्षणालयों मे पढने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा 
की योग्यता को ही विद्वत्ता का मानदण्ड समझते थे, और पाश्चात्य सस्कृति को अपनाने 
में गौरव श्रतुभव करते थे। अंग्रेजी रहन सहन, भ्राचार विचार झौर प्रादर्शों का उनकी 
इप्टि मे बहुत अधिक महत्त्व था | यह प्रवृत्ति भारत की श्रपनी सस्क्रति श्रौर राष्ट्रीयता 
के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई । 

(५) पर नवीन शिक्षा ने बहुत-से देशभक्त भारतीयों का ध्यान श्रपने देश के 
लुप्त गौरव की ओर भी झ्राकृष्ट किया । ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षणालयों 
में संस्कृत भाषा और प्राचीन साहित्य के श्रध्ययत को भी स्थान दिया गया था। संस्कृत 
का प्रध्ययन-अ्रध्यापन पुराने ढग के पंडितो द्वारा भी जारी था, पर वैज्ञानिक विधि से 
उसका प्रनुशीलन नवीन यूनिवर्सिटियो द्वारा ही शुरू किया गया । नए ढंग से प्राचीन 
साहित्य और दर्शन का शअ्रध्ययत कर अनेक युवको में भ्रपने देश की प्राचीन विचारधारा 
के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, और वे भारतीय संस्कृति व श्रादर्शों को पुन- 
रुज्जीवित करने के लिए प्रवृत्त हुए। भारत के प्राचीन इतिहास की शोध को भी नई 
यूनिवर्सिटियों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था । इस कारण भारत के लुप्त इतिहास 
का जनता को ज्ञान हुआ, और वह श्रपने श्रतीत गौरव से प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त कर 
देश की दक्षा को सुधारने के लिए प्रवृत्त हुई । 

(६) स्त्री शिक्षा के प्रचार मे भी नवीन शिक्षा बहुत सहायक हुई | चिरकाल 
तक मुसलिम शासन के अधीन रहने के कारण भारत मे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 
बहुत हीन हो गई थी । ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जिस नवीन शिक्षा का सूत्रपात 
किया गया, उसमें स्त्रियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था। शिक्षा प्राप्त करके 
स्त्रियों को अपनी दुर्दशा का अनुभव हुआ, श्र ऐसे भ्रनेक सामाजिक सुधार-सम्वन्धी 
आन्दोलनो का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका उद्देश्य वालविवाह और परदे की प्रथा का विरोध 
करता, विधवा विवाह का समर्थन करना और स्त्रियो को पुरुषों के बराबर भ्रधिकार व 
स्थिति प्रदान करना था । 


(२) धामिक सुधार के आन्दोलन 


समाज श्रौर धर्म के क्षेत्र मे सुधार के जो विविध श्रान्दोलन उन्‍नीसवी सदी में 
भारत में शुरू हुए, वे सब नवीन शिक्षा के ही परिणाम नही थे। इसमें सन्देह नही, कि 
अ्ग्नेजी भाषा श्रौर पाइ्चात्य साहित्य को पढकर पअनेक सुधारकों ने ऐसे प्रान्दोलनो का 
भी सूत्रपात किया, जिनका उद्देश्य भारत के समाज व धर्म में श्रामूलचूल परिवर्तन 
करना था। पर साथ ही आये समाज सदश अनेक ऐसे श्रान्दोलन भी इस युग में शुरू 
हुए, जो हिन्दू-धर्म की बुराइयो व कुरीतियो को दूर कर सच्चे व सनातन घर्मं की स्थापना 
के लिए प्रयत्लशील थे । हम इस प्रकरण में इन दोनों प्रकार के सुधार झ्ान्दोलनो पर 
अत्यन्त संक्षेप के साथ प्रकाश डालने का यत्न करेगे। 


भारत का नवजागरण ४०६ 


बाहा समाज-- १८२८ ई० में राजा राजमोहन राय ने “ब्राह्म-समाज' नाम से' 
एक नई संस्था की स्थापना की, जिसमें वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे, जो ईश्वर 
में विश्वास रखते हों श्रौर मूर्ति पूजा के विरोधी हो। इस सभा के लिए कलकत्ता में 
एक भवन का निर्माण किया गया, जिसका स्वामित्व ट्ृस्टियों की एक समिति के सुपुद्द 
किया गया था । १८३० में इस भवन के सेल डीड (विक्रग्र-पत्र) का निर्माण करते हुए 
राजा राममोहन राय ने लिखा था, कि नसल, जाति व धर्म का भेदभाव रखे बिना सब 
प्रकार के लोग इस भवन मे आ कर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, और इस 
उपासना के लिए किसी प्रतिमा, मूर्ति व कर्मकाण्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 
१८२० मे स्थापित हुई इस ब्वाह्म सभा से ही ब्राह्म समाज का उद्भव माना जाता है, 
झौर बहुतों का यह विश्वास है कि राजा राममोहन राय ही इस समाज के आादि- 
संस्थापक थे । पर वस्तुत ब्राह्म समाज की स्थापना उनकी मृत्यु के बाद हुई थी । राजा 
राममोहन राय ऑआऑच्तिम क्षण तक अपने को हिन्दू मानते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, 
और उनके द्वारा स्थापित ब्राह्म सभा मे वेद मन्त्रों द्वारा ही ईश्वर की उपासना की 
जाती थी । 

ब्रह्म समाज के वास्तविक सस्थापक श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर (रवीन्द्रनाथ टैगोर 
के पिता) थे। वे १८४३ मे ब्राह्म-प्रान्दोलन मे शामिल हुए, और उनके प्रयत्न से इस 
आन्दोलन ने एक पृथक्‌ समाज व सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया । उन्होने 'तच्व- 
बोधिनी पत्रिका' नाम से एक नवीन पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया, और “महा- 
निर्वाणतत्र' के श्राधार पर एक नई दीक्षा-विधि का निर्माण किया, जिसके प्ननुसार 
ब्राह्म समांज के सदस्यो को दीक्षा दी जानी शुरू की गई। पर देवेन्द्रनाथ टैगोर वेदो में 
विश्वास रखते थे, और उन्ही को सब धर्मों का श्रादि स्रोत मानते थे । कुछ समय बाद 
ब्राह्म समाज मे अनेक ऐसे व्यक्ति प्रविप्ट हुए, जो वेदो की प्रामाणिकता के स्थान पर 
बुद्धि और तर्क को श्रधिक महत्त्व देने के पक्षपाती थे । इनके नेता श्री अक्षयकुमार दत्त 
थे । दत्त महोदय श्रौर उनके साथी वेदो की भ्रपौरुषेयता में सन्देह्‌ प्रकट करते थे, और 
पादचात्य विचार-सरणी के अनुसार सामाजिक सुधार के आन्दोलन को चलाना चाहते 
थे । इन लोगों के कारण धीरे-धीरे ब्राह्मगसमाज हिन्दू धर्म व समाज से दूर हटने लगा, 
झ्रौर उसमे एक पृथक सम्प्रदाय के रूप मे परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
हुआ । सन्‌ १८५७ में श्री केशवचन्द्र सेन ब्राह्मूसमाज में सम्मिलित हुए, और उनके 
कारण इस नए सम्प्रदाय मे नवीन स्फूरति श्रौर उत्साह का सचार हुश्रा । केशवचन्द्र की 
प्रेरणा से बहुत-से ऐसे लोग ब्राह्मयसमाज मे शामिल हुए, जिन्होंने कि सासारिक उत्कर्ष 
व सुख को लात मार कर अपने समाज के सिद्धान्तो के प्रचार मे ही अपने जीवन को 
लगा देने का सकल्प कर लिया था। इन उत्साही लोगो के प्रथत्न का यह परिणाम 
हुआ, कि सतनु १८६५ में भारत के विविध प्रदेशों मे ब्राह्य समाज की ५५ शाखाएँ 
स्थापित हो गई, जिनमें से पचास बंगाल मे, दो उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में, एक 
पंजाब में और एक मद्रास मे थी। केशव चन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने बहुत 
उन्नति की, पर कुछ समय बाद देवेन्द्र नाथ टैगोर से उनका मतभेद हो गया । केशव- 
चन्द्र सेन झौर उनके साथी श्रन्तर्जातीय विवाह श्रौर विधवा-विवाह के पक्षपाती थे, 


४१० भारतीय संस्कृति का विकास 


प्रौर उनका प्रचार करना श्रपना कत्तंव्य समझते थे। उनका यह भी कहता था कि 
यज्ञोपवीत धारण करने वाले पुराने ढग के ब्राह्मण पण्डितो को ब्राह्म-समाज की वेदी से 
उपदेश देने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये लोग “आधुनिकता” के पक्षपाती थे, 
और ब्राह्मगसमाज को एक नवीन ढग का धामिक सम्प्रदाय बना देने के लिए प्रयत्नशील 
थे । देवेन्द्रनाथ टैगोर इस बात से सहमत नही हुए । बे ब्राह्म-समाज को हिन्दू धर्म का 
ही एक अग बनाए रखना चाहते थे । 

केशवचन्द्र सेन और देवेन्द्र नाथ टैगोर के मतभेद ने इतना उम्र रूप धारण 
किया, कि ब्राह्म समाज दो दलो मे विभक्त हो गया। देवेन्द्र नाथ के प्रनुयायियों से 
पृथक्‌ होकर दूसरे दल ने अपना पृथक्‌ सगठन बना लिया । केशवचन्द्र सेन इसके प्रधान 
नेता थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने असाधारण उन्नति की, और देवेन्द्रनाथ टैगोर 
का आ्रादि ब्राह्म समाज' पीछे रह गया। बहुसख्यक ब्राह्म सामाजियो ने केशवचन्द्र सेन 
का साथ दिया । यद्यपि केशवचन्द्र और उनके अनुप्रामी आधुनिकता' के पक्षपाती थे, 
पर वे प्रपने मज्जातन्तुगत सस्कारों से ऊपर नहीं उठ सके । बाद में चेतन्य द्वारा 
प्रचारित भक्ति धारा के प्रवाह में बहकर उन्होने भी सकीर्तन को महत्त्व देना शुरू किया, 
प्रौर ब्राह्म लोग केशवचन्द्र सेन की उसी ढंग से पृजा करन लगे, जैसे कि मध्य-युग मे 
सन्त गुरुओ की पूजा होती थी। प्रगनिश्ञील ब्राह्म समाजियो को यह बात पसन्द नहीं 
झाई। उन्होंने श्रात्दोलन करना शुरू किया, कि ब्राह्म समाज के नियमों को स्पप्ट रूप 
से निर्धारित करना श्रौर उसके सिद्धातों व मन्तव्यो का स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करना 
ग्रनिवाये है। इसके बिना समाज में ऐसे तत्त्व प्रविष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे, जो ब्राह्य 
आन्दोलन के मूल सिद्धान्तों के विपरीत हो । साथ ही, प्रगतिणील ब्राद्म-समाजियो ने 
अ्रनेक ऐसी बातें भी कहनी शुरू की, जो केशवचन्द्र सेन को स्वीकार्य नही थी । वे कहते 
थे, स्त्रियों को भी उसी ढग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर होना चाहिए जैसी 
कि पुरुष प्राप्त करते हैं। स्त्रियों और पुरुषो को स्वतस्त्र रूप से मिलने का अ्रवसर 
मिलना चाहिए, और परदा प्रथा का पूर्ण रूप से श्रन्त कर देना चाहिए। १८७८ ई० 
में केशवचन्द्र सन ने चौदह वर्ष की आयु की श्रपती कन्या का विवाह कुचबिहार के 
महाराजा के साथ कर दिया। ये महाराज कट्टर सनातनी थे | ब्राह्म-समाजियों को 
अपने नेता की यह बात बिल्कुल भी पसन्द नहीं भ्राई । वे उनके विरुद्ध उठ खडे हुए, 
श्रौर प्रगतिशील ब्राह्म-समाजियों ने 'साधारण ब्राह्मसमाज' नाम से एक पृथक संगठन 
बना लिया। 

साधारण ब्राह्य समाज ने श्रागे चलकर बहुत उन्नति की । इसके श्रनुयायी 
सामाजिक सुधार पर बहुत बल देते थे | वे बाल-विवाह के विरोधी थे, विधवा-विवाह 
का समर्थन करते थे, परदे को हटाकर स्त्रियो को उच्च शिक्षा देना परम श्रावश्यक 
समभते थे, श्रौर बहु-विवाह को मानव समाज के लिए प्रत्यन्त हानिकारक मानते थे । 
सब धर्मो के प्रति सम्माद की भावना रखते हुए वे विविध धर्मों के धर्म-प्रन्थों को पढ़ना 
उपयोगी समभते थे, झौर इस प्रकार विश्वबन्धुत्व की भावना को प्रोत्ताहित करते थे। 
विविध जातियों में विवाह सम्बन्ध स्थापित करना और खान-पान विषयक संकीर्ण 
विचारों का विरोध करना भी वे अपना कत्तंव्य समझते थे । इसमे सन्देह नहीं, कि 


भारत का नवजागरण ५११ 


साधारण ब्राह्म समाज के आन्दोलन ने बंगाल में हिन्दु-धर्म की पुरानी रूढ़ियों व कुरी- 
तियो को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी कार्य किया । ईसाई व मुसलमानों को श्रपने 
समाज मे शामिल करने में यद्यपि उन्हें सफलता नही हुई, पर हिन्दू समाज में उन्होंने 
एक ऐसा वर्ग श्रवश्य उत्पन्न कर दिया, जो पुरानी रूढियों का विरोध करके एक उन्नत 
प्रकार का सामाजिक जीवन बिताने का पक्षपाती था । छुरू में बंगाल के सनातनी हिन्दुग्रों 
ने ब्राह्न समाज का बहुत विरोध किया । वे इस समाज के सदस्यों को विधर्मी व विजा- 
तीय समभने लगे । पर धीरे-धीरे उनकी मनोवृत्ति में प्रन्तर आने लगा। शिक्षा के 
प्रसार के साथ-साथ श्रन्य हिन्दुओं ने भी अनुभव किया, कि बाल विवाह बुरी बात है, 
झौर स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह सामाजिक उन्नति के लिए उपयोगी हैं। उन्‍नीसवी सदी 
के उत्तराद्ध में ब्राह्म समाज के मन्तव्य बहुत क्रान्तिकारी माने जाते थे । पर बीसवी सदी 
भे हिन्दू धर्म के प्रायः सभी प्रगतिशील लोग उनका समर्थन करने लगे) इसका परिणाम 
यह ह॒श्रा, कि सुशिक्षित हिन्दुओं और ब्राह्म सामाजियों मे भेद कम होता गया । ब्राह्म- 
समाज के आन्दोलन से हिन्दू-धर्मं मे सुधार की प्रक्रिया को बहुत बल मिला | ब्राह्म लोग 
मू्तिपूजा के विरोधी थे, विविध देवी-देवताम्रो की पूजा का विरोध कर वे एक ईश्वर 
की उपासना का प्रचार करते थे | हिन्दू-धर्म ईश्वर मे विश्वास रखता है, पर साथ ही 
यह मानता है, कि विविध देवी-देवता सर्वशक्तिमान्‌ू भगवान्‌ की विविध शक्तियों के 
प्रतीक है। यह विश्वास हिन्दू-धर्म मे इतना बद्धमूल है, कि बाह्य आन्दोलन इसमें 
शिथ्िलता नहीं ला सका । बगाल के हिन्दू श्राज स्त्री-शिक्षा के पक्षपाती है, बाल विवाह 
के विरोधी है, सामाजिक सुधार के सम्बन्ध मे वे ब्राह्मों के अनेक मन्तव्यों को स्वीकार 
कर चुके हैं, पर विविध देवी-देवताञो के रूप में भगवान की पूजा करने की बात का 
वे त्याग नहीं कर सके । 

प्रार्थना-समाज---राजा राममोहनराय ने धर्म और समाज में सुधार का जो 
आन्दोलन शुरू किया था, उसका प्रभाव महाराष्ट्र पर भी पडा । इसी आन्दोलन से 
प्रभावित हीकर १८५६ ई० में महाराष्ट्र में 'परमहंस-सभा” की स्थापना हुई । पर इस 
सभा को अपने कार्य मे विशेष सफलता नही मिली । केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में जब 
ब्राह्म श्रान्दोलन ने जोर पकडा, तो उसमे प्रभावित होकर १८६७ ई० में महाराष्ट्र मे 
एक नई सस्था की स्थापना की गई, जिसे 'प्रार्थंना समाज' कहते है । महाराष्ट्र के लोगों 
को हिन्दू-धर्म के प्रति प्रगाढ भ्रनुराग था | नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, रामदास आझादि 
सन्‍्तो ने वहाँ की जनता में हिन्दू-धर्म के प्रति श्रद्धा की भावना को बहुत बढा दिया 
था। इस कारण बे ब्राह्म समाज जैसी संस्था के अनुयायी नहीं बन सकते थे, क्योंकि 
इस समाज के लोग श्रपने को हिन्दू समाज से पृथक्‌ समभते थे । पर महाराष्ट्र के लोग 
यह श्रनुभव करते थे, कि हिन्दू-धर्म में प्रनेक सुधार आवश्यक है | अछूतोद्वा र, जाति- 
भेद का विरोध, अन्तर्जातीय विवाह झौर खानपान, स्त्री-शिक्षा, विधवा-विवाह श्रादि 
को वे हिन्दू-जाति की उन्नति के लिए उपयोगी समभते थे । हिन्दू-धर्म के सिद्धान्तों के 
विषय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने व उनमें संशोधन करने की श्रावश्यकता 
प्रार्थना समाज के सदस्यों को अनुभव नहीं होती थी । उनका ध्यान हिन्दुओं की सामा- 
जिक कुरीतियों को दूर करने पर ही केन्द्रित था। इसीलिए उन्होने प्रमेक झनाथालयो, 


५१२ भारतीय संस्कृति का विकास 


विधवाश्रमों और कन्या-पाठशालाशओ्रों की स्थापना की, और अ्छुतों की दशा को सुधा- 
रने के लिए एक “दलितोद्धार मिशन' कायम किया। महाराष्ट्र 4 उसके समीप के 
प्रदेशों में प्राथंता समाज ने बहुत महत्त्वपूर्ण काये किया, भ्रौर उसके प्रयत्न से हिन्दू 
जाति की सामाजिक दक्षा के सुधरने मे बहुत सहायता मिली । इस समाज के प्रधान 
नेता महादेव गोविन्द रानाडे थे, जो ब्रिटिश सरकार की सेवा में न्यायाधीश (जम्टिस) 
के पद पर नियुक्त थे। जस्टिस रानाडे के समाज-सुघार-सम्बन्धी विचार बहुत सुलभे 
हुए थे । उनका मन्तव्य था, कि सामाजिक सुधार के उत्साह में हमें यह नहीं भूल जाना 
चाहिए, कि मनुष्य श्लौर समाज का झपने भूतकाल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 
पुरानी परम्पराञश्रों को एकदम तोड सकना मतलुष्य के लिए सम्भव नहीं होता। ब्रतः 
सुधा रक का यह कत्तंव्य है, कि वह मानव-समाज के भूतकाल को दृष्टि मे रखते हुए और 
उसके मञ्जातन्तुगत संस्कारो तथा पुरानी प्रथाश्रो का भ्रादर करते हुए ही उनमें परिष्कार 
का प्रयत्न करे । 

अ्राय-समाज--प्राचीन हिन्दू-धर्म मे नवजीवन का सचार करने और हिन्दू जाति 
की सामाजिक दशा में सुघार करने के लिए उनन्‍्नीसवी सदी मे जिन विविध आ्रान्दोलनों 
का सूत्रपात हुआ, उनमें श्रा्य समाज का स्थान सबसे श्रधिक महत्त्व का है। जो कार्य 
बंगाल में राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) ने किया, वही उत्तरी भारत में 
स्वामी दयानन्द (१८२४-१८८३) ने किया | दयानन्द काठियावाड के एक ब्राह्मण 
कुल मे उत्पन्न हुए थे। बुद्ध और वर्धमान महावीर के समान उन्हे भी युवावस्था में 
ही सासमारिक जीवन से वैराग्य हो गया था, और वे घर बार का परित्याग कर सत्य की 
खोज में निकल पड़े थे। ईश्वर का क्‍या स्वरूप है, हिन्दू धर्म का वास्तविक रूप क्या है, 
झ्रौर ईश्वर के ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति का क्या साधन है--इन बातों की जिज्ञासा 
को लेकर उन्होने भारत मे दूर-दूर तक अमण किया, बहुत-से साधु-महात्माश्रो व 
विद्वानो का सत्सग किया और श्रनेक प्रकार से तपस्था की । भारत-अ्रमण भे जनता की 
वास्तविक दशा को देखते हुए श्ौर वेदादि प्राचीन धर्मग्रन्यो का झनुशीलन करते हुए 
उन्होने श्रनु भव किया, कि हिन्दू घमं का जो रूप उनन्‍नीसवी सदी के मध्य भाग मे विद्य- 
मान था, वह प्राचीन श्रायं धर्म से बहुत भिन्‍न था । दयानन्द अंग्रेजी भाषा से सर्वेथा 
श्रपरिचित थे । न वे ईसाई मिशनरियों के सम्पर्क में श्राए थे, और न ही उन्हे पाश्चात्य 
साहित्य के श्रध्ययन का भ्रवसर मिला था। केवल वेद शास्त्रो का अभ्रनुशीलन कर वे 
इस परिणाम पर पहुँचे, कि बाल विवाह सर्वथा श्रनुचित है, विशेष परिस्थितियों में 
विधवा विवाह शास्त्र-सम्मत है, और समाज में ऊँच-नीच का भेद-भाव श्रार्यधर्म के 
विपरीत है। जातिभेद उस वर्ण-व्यवस्था का विकृृत रूप है, जिसमे कि गुण, कर्म श्रौर 
स्वभाव के अनुसार मानव-समाज को चार भागों मे विभक्त किया गया था, और प्रत्येक 
मनुष्य को यह झ्वसर था कि वह अ्रपनी योग्यता और गुणो के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आ्रादि वर्ण प्राप्त कर सके | स्त्रियों को पुरुषो के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए ॥ 
छूत भ्रौर भ्रछृत का भेद धर्मे-विरुद्ध है, प्राचीन आये समुद्र को पार कर दूर-दूर तक 
यात्रा किया करते थे, और श्रब भी भारतीयों को श्रपने संकीर्ण विचारों का परित्याग 
कर देश-विदेश की यात्रा करनी चाहिए | ईश्वर एक है, भौर सबको उस एक ईएवर 


भारत का नवजागरण ५१३ 


की ही उपासना करनी चाहिए । मूत्ति पूजा वेदों मे बिहित नही है, श्रौर निराकार ईश्वर 
की प्रतिमा बनाई ही नहीं जा सकती । ईश्वर मानव रूप धारण कर कभी श्रवतार नहीं 
लेता, राम और कृष्ण सदश श्रवतार माने जाने वाले व्यक्ति वस्तुतः महापुरुष थे, 
जिनका हमे उचित झ्रादर तो करना चाहिए, पर उन्हे ईश्वर का श्रवतार नही मानना 
चाहिए । मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म ग्रहण करता है, भ्रत: श्राद्ध द्वारा उसे जल 
या भोजन पहुँचाने का प्रयत्न करना सर्वथा निरथर्थक है | मन्दिरों में मूति पर अध्ये 
चढ़ाना ईश्वर की पूजा का समुचित साधन नहीं है; इसके लिए मनुष्यों को ईश्वर की 
उपासना करनी चाहिए औौर देवी गुणों को अपने श्रन्दर लाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
हिन्दू-धर्म विषयक दयानन्द के ये विचार सचमुच क्रान्तिकारी थे। इनके प्रतिपादन के 
लिए उन्होने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें 'सत्यार्थ-प्रकाश' मुख्य है । वेदों की शिक्षा को 
सवंसाधारण जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होने वैदिक संहिताश्रो का हिन्दी भाषा में 
प्रनुवाद किया । भारतीय इतिहास में यह पहला श्रवसर था, जब कि किसी विद्वान्‌ ने 
'प्रपौरुषेय” और अखिल धर्म मूल” वेदों का लोक-भाषा में भ्रनुवाद करने का उपक्रम 
किया था। दयानन्द की मातृभाषा गुजराती थी, पर उन्होने श्रपनी पुस्तके हिन्दी में 
लिखी, क्योकि वे समभते थे कि हिन्दी-भाषा द्वारा ही वे अपने विचारो को उत्तरी भारत 
की सर्वसाधारण जनता तक पहुचा सकते है। दयानन्द पहले लेखक थे, जिन्होंने हिन्दी में 
बडे-बडे प्रन्थो की रचना की । अपने विचारो व सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए 
उन्होने 'झाय॑समाज' की स्थापना की, जिसकी शाखाए शीघ्र ही भारत के प्रायः सभी 
प्रधान नगरो में कायम हो गयी । दयानन्द ने हिन्दू धर्म की बुराइयो को दूर कर केवल 
सुधार का ही प्रयत्न नही किया, श्रपितु यह भी प्रतिपादित किया कि भ्रन्य धर्मों के 
अनुयायी भी आये रामाज में प्रवेश कर हिन्दू-जाति के श्रंग बन सकते है। प्राचीन समय 
से हिन्दू धर्म मे वह पावनी शक्ति विद्यमान थी, जिसके कारण वह यवत्, शक, हृण ग्रादि 
विदेशी व विधर्मी जातियों को श्रात्मसातू कर सका था । इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू- 
धर्म मे इतनी सकीर्णता भ्रा गई, कि हिन्दू लोग किसी विधर्मी को अ्रपने अन्दर लीन नहीं 
कर सकते थे। साधारण प्रकार की धामिक व सामाजिक मर्यादाओं का श्रतिक्रमण 
करने के कारण हिन्दुओं को धर्म अष्ट मान लिया जाता था। मुसलमान व ईसाई इस 
स्थिति से लाभ उठा रहे थे, श्रोर बहुत-से हिन्दू हर साल भ्रन्य धर्मो में दीक्षित होने के 
लिए विवश होते थे । दयानन्द ने कहा, कि प्रत्येक मनुष्य को भ्रार्य समाज मे प्रविष्ट 
होने का भ्रवसर है। कोई भी मनुष्य “शुद्धि' द्वारा हिन्दू बन सकता है। किसी समय वेदों 
का धर्म सारे संसार में प्रचलित था, और भ्रायं समाज को यह यत्न करना चाहिए, कि 
एक बार फिर वैदिक धर्म का देश देशान्तर व द्वीप-द्वीपान्तर मे प्रचार हो जाए। 
निःसन्देह, दयानन्द के ये विचार एकदम क्रान्तिकारी और मौलिक थे। 

दयानन्द केवल वेदो के श्रगाध विद्वान्‌ और सुधारक ही नही थे । भारत की 
राजनैतिक दुर्देशा का भी उन्होने तीव्रता के साथ अनुभव किया। उन्होने अपने झनु- 
यायियों का ध्यान भारत के उस लुप्त गौरव की झोर श्राकृष्ट किया, जब कि इस देश 
के चक्रवर्ती सम्राट्‌ भारत से बाहर के प्रदेशों को भी अपनी भ्रधीनता मे ले श्राने के लिए 
प्रयत्नशील रहते थे, श्लोर जब भारत को 'जगदुगुरु की स्थिति प्राप्त थी । उन्होंने 


१४ भारतीय संस्कृति का विकास 


कहा, श्रापसी फूट के कारण ही भारत का प्राचीन गौरव नष्ट हो गया, शौर यह देश 
पहले मुसलमानों द्वारा आक्रान्त हुआ, और बाद मे अग्रेजों के द्वारा । विदेशी शासन का 
अन्त कर भारत को 'स्वराज्य' के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह श्रावाज पहले-पहल 
दयानन्द ने ही उठाई । उन्होने यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया, कि 'सुशासन” कभी 
“स्वशासन' का स्थान नही ले सकतः। विदेशी राज चाहे कितना ही उत्कृष्ट व सुशासित 
क्यो न हो, स्वराज्य उसकी अ्रपेक्षा प्रच्छा है। पाइचात्य विचारसरणी व पाच्चात्य 
भाषाओं से पूर्णतया अपरिचित होते हुए भी दयानन्द ने जो इस ढग के विचार जनता 
के सम्मुख रखे, उन्हे पढ़कर श्राइ्चर्य-चकित हुए बिना नहीं रहा जाता | गरीबी झौर 
अमीरी की समस्या को हल करने के लिए भी दयातन्द ने सवंथा मौलिक विचारो का 
प्रतिपादन किया । उन्होंने लिखा, कि यह जाति-नियम और राजनियम होना चाहि0, 
कि सात वर्ष की श्रायु होने पर सब बच्चों को शिक्षणालयों में भेज दिया जाय, ताकि 
सबको योग्यता-प्राप्ति का समान रूप से ग्रवसर मिल सके। शिक्षणालयों मे राजा झौर 
रक सबकी सनन्‍्तान को एक सहृश भोजन, शब्या, वस्त्र व शिक्षा मिलती चाहिए, और 
शिक्षा की समाप्ति पर सबको योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाना चाहिए । निःसन्देह, 
देयातन्द एक मौलिक विचारक थे, और उन्होने प्राचीन वेदशास्त्रों के श्राधार पर हिंन्दू- 
धर्म का एक ऐसा स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित किया, जिसके कारण हिन्दू-बर्म 
क्रियात्मक क्षेत्र मे भी समार के उन्नत धर्मो की समकक्षता मे आ्रा गया। 

दयानन्द वी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए आरयसमाज ने जहा बहुत-से 
भजनोपदेशकों और धर्म प्रचारकों को नियत किया, वहाँ बहुत-स विद्यालयों, कालेजों, 
अनाथालयो, विधवाश्रमों, चिकित्सालयों और श्राश्नमो की भी स्थापना की । ईसाई चर्च 
के प्रसार-कार्य को दृष्टि मे रखकर आये-समाज ने उपदेशक-मण्डलियाँ तैयार की, जो 
विविध नगरो श्रौर ग्रामो मे घूम-घूम कर जनता को वैदिक धर्म का सन्देश देती थी, 
सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध प्रचार करती थी, और विधर्मी लोगो को आय्ये-समाजी 
व हिन्दू बनाने के लिए प्रयत्तशील रहती थी। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में प्रायं-समाज ने 
प्रनुपम कार्य किया। आयं-समाज के प्राय. सभी मन्दिरों के साथ पृत्री-पाठशालाग्रो की 
स्थापता की गयी । अछूतोद्धार पश्रार्यंसमाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य था। श्रछृत 
जातियों के कितने ही व्यक्ति आयेसमाज के सम्पर्क से आकर 'पडित' ब “ठाकुर! बस 
गये । पहाड़ों के सेघ और शिल्पका र श्रायंसमाज द्वारा 'महाशय' बना दिए गए, और वे 
यज्ञापवीत धारण कर यज्ञ-हवन करने में तत्पर हो गये। 

वैदिक साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के लिए आरर्य-समाज ने गुरुकुलों की 
स्थापना की, जिनमे नि:शुल्क शिक्षा पद्धति का आश्रय लिया गया, श्रौर सब 'ब्रह्मचारियों' 
को एक समान वस्त्र, भोजन व शब्या देने की व्यवस्था की गयी । गुरुकुलों द्वारा भारत 
के प्राचीन ज्ञान के अनुशीलत मे बहुत सहायता मिली, श्र इनमें पढे हुए विद्यार्थी 
वेदशास्त्रों की तये रूप से व्याख्या करने मे समर्थ हुए । दयानन्द सरस्वती के बाद आये 
रामाज के मुस्य नेताओ्रों में स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा हसराज के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । स्वामी श्रद्धानन्द गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के प्रवर्तक थे । पर आय॑- 
समाज में ऐसे लोगो की भी कमी नहीं थी, जो श्राघुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को 


भआरत का नवजागरण भ१५ 


प्राचीन वेद शास्त्रों के भ्रनुशीलन को अपेक्षा भ्रधिक महत्त्व देते थे। इनके नेता महात्मा 
हंसराज थे । उन्होने लाहौर मे दयानन्द ऐग्लो-वैदिक कालेज की स्थापना की, और 
समयान्‍्तर में इसी प्रकार के भ्रनेक कालेज भारत के श्रन्य नगरो में भी खोले गए । इन 
कालेजों में विद्याथियों का रहन-सहन आर्य समाज के भ्रादर्शों के श्रनुसार होता था, और 
नए ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ उन्हे वैदिक घर्मं की भी शिक्षा दी जाती थी । गुरुकुलों 
की शिक्षा मे प्राचीन वेद-शास्त्रो को प्रमुख स्थान दिया गया, पर झाधुनिक ज्ञान-विज्ञानों 
की उपेक्षा नहीं की गयी । इन संस्थाओं की शिक्षा मे एक महत्त्व की बात यह थी, कि 
गणित, रसायनश्ञास्त्र आदि आ्राधुनिक विज्ञानों की शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम द्वारा 
दी जाती थी । इसमे सन्देह नही, कि आयंसमाज द्वारा स्थापित गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र 
मे ऋरान्तिकारी व राष्ट्रीय श्रादर्शों का अनुसरण करते थे । जिस समय सरकारी स्कूलों 
में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, गुुकुल मे उच्च शिक्षा के लिए भी हिन्दी को माध्यम 
के रूप में स्वीकृत किया जाता था । 

धर्म तथा सामाजिक युधार के क्षेत्र में श्रार्य-समाज ने जो कार्य किया, उसका 
भारत के नवजागरण मे बहुत महत्त्वपुर्ण स्थान है । सदियों तक विदेशी व विधर्मी लोगों 
के शासन में रहने के कारण हिन्दू जनता में हीन भावना का विकास हो गया था । 
दयानन्द ने उसका ध्यान हिन्दू-जाति प्रौर भ्रारय धर्म के प्राचीन गोरव की पश्रोर भ्राकृष्ट 
करके उसमे नई स्फूति का सचार किया, और उसमे यह झाकाक्षा उत्पन्न की कि एक 
बार फिर हिन्दू लोग अपने लुप्त गौरव को प्राप्त करे । वेद संसार का सबसे प्राचीन 
धरमं-ग्रन्थ है, सब धर्मों का उद्भव गाय धर्म से ही हप्ना है, आये जाति संसार की सववे- 
श्रेष्ठ जाति है, और भारतीय सभ्यता व संस्कृति अत्र भी ससार को शान्ति का मार्ग 
प्रदशित कर सकती है---इन विचारो ने हिन्दू लोगों में झपूर्व उत्साह किया, और वे अपनी 
कुरीतियो को दूर करने व उन्‍नति-पथ पर आरूढ होने के लिए उद्यत हो गये । 

रामकृष्ण मिशन---जिस समय ऋषि दयानन्द उत्तरी भारत मे हिन्दू जाति में 
नवजीवन का सचार करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, बंगाल मे एक अन्य महात्मा का 
प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम रामकण परमहस (१८३४--१८८६) था । ये कलकत्ता के 
समीप एक मन्दिर मे निवास करते थे, और वहाँ योग ध्यान में व्यापृत रहते थे। इन्होने 
किसी नए समाज व संस्था को स्थापना नही की । इनके अध्यात्मचिन्तन, उच्च त्याग- 
मय जीवन और पवित्र आझादर्शो ने बहुत-से लोगो को श्रपनी ओर आ्राकुष्ट किया, और 
कलकत्ता के बहुत-में सुशिक्षित नवधुवक इनके दर्शनों के लिए आने लगे। इनमे 
नरेन्द्रनाथ दत्त नाम के तेजस्वी व प्रतिभाशाली नवयुवक का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। ये ही आगे चलकर रवामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने 
रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का देश-विदेश में प्रसार करने के लिए ग्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया । स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व अनुपम था, उनकी विद्धत्ता श्रगाध थी, 
झौर उनमे वह तेजस्विता विद्यमान थी, जो शअरध्यात्मणक्ति के कारण उत्पन्न होती है । 
१८६३ में वे शिकांगो की विश्व-घर्मपरिषद्‌ (पालियामेट श्राफ रिलिजन्स) में शामिल 
हुए, भौर वहाँ भारतीय अ्रध्यात्मज्ञान पर उनका जो व्याख्यान हुश्ला, उसे सुनकर लोग 
चकित रह गए | तीन साल के लगभग समय तक वे भप्रमेरिका मे रहे, और वहाँ वेदान्त, 


भ्१६ भारतीय संस्कृति का विकास 


अध्यात्म ग्रादि विषयो पर प्रवचन करते रहे । कुछ ही समय में पावचात्य जगत्‌ में 
उनका बहुत नाम ही गया, और वहाँ की जनता हिन्दू-धर्म श्लौर उसके अध्यात्मवाद को 
आदर की दृष्टि से देखने लगी | विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और उन द्वारा 
उपदिष्ट भ्रष्यात्मवाद का ही प्रतिपादन करते थे। रामक्षष्ण की शिक्षाओं के भ्रनुसार जन- 
समाज की सेवा करने के लिए 'रामकृष्ण मिशन” की स्थापना की गई, जिसकी झाखाएँ 
कुछ समय में ही भारत तथा विदेशों में श्रनेक स्थानो पर कायम हो गयी । रामक्ृष्ण 
मिशन के सदस्य जहाँ प्रपने गुह द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व मन्तब्यों का उपदेश 
करते हैं, वहाँ साथ ही चिकित्सालय, शिक्षणालय श्रादि खोलकर जनता की सेवा भी 
करते है । रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर एक है, और अध्यात्मवाद का भ्रनुसरण कर ब्रह्म 
मे लीन होना ही मनुष्य का चरम ध्येय है । पर विविध देवी-देवताशो के रूप में विश्व 
की सर्वोपरि शक्षक्ति की पूजा की जा सकती है, श्रौर प्रतिमापूजन द्वारा मनुष्य प्रध्यात्म- 
छक्ति का विकास कर सकता है। रामकृष्ण विविध धर्मों व सम्प्रदायो की श्राधारभूत 
एकता पर भी विश्वास रखते थे । उनका मन्तव्य था, कि विविध घम्मे उन विविध मार्गों 
के समान है, जो मनुष्य को एक ही मजिल की तरफ ले जाते हैं। जिस प्रकार जल के 
पानी, वाटर, आब झादि कितने ही नाम है, बसे ही हरि, श्रल्लाह, कृष्ण श्रादि एक ही 
सत्ता के बोधक है। ईश्वर एक है, पर एक होते हुए भी बह अपने को विविध रूपो 
में प्रभिव्यक्त करता है। निर्गुण और सग्रुण दोनो रूपो से उसकी उपासना की जा 
सकती है । 
इस युग के अनेक अन्य धामिक श्रान्दोलनो के समान रामकृष्ण मिशन ने भी 
हिन्दू जनता को बहुत झ्रधिक प्रभावित किया। भारत की ग्शिक्षित, रोगग्रस्त, पददरलित 
श्रौर पीडित जनता की सेवा करना और उसकी स्थिति को उन्‍नत करना इस मिशन 
का मुख्य उद्देश्य है। स्वामी विवेकानन्द जहाँ भारत के अध्यात्मवाद का देश-विदेश में 
प्रचार करते थे, वहाँ साथ ही बतंमान भारत की दुर्देशा की श्रोर भी वे संसार का ध्यान 
आकृष्ट करते थे । उनका विश्वास था, कि भौतिक सुखों के पीछे पागल हुई आ्राधुनिक 
दुनिया को भी भारत का अध्यात्मवाद सच्ची शान्ति का सन्देश दे सकता है | पर यह 
तभी सम्भव है, जब कि भारत अपनी तमीमयी निद्रा से जागकर ससार मे भ्रपने लिए 
उपयुक्त स्थान प्राप्त कर ले। स्वामी विवेकानन्द का दृष्टिकोण न केवल अन्तर्राष्ट्रीय 
था, पर साथ ही राष्ट्रीय भी था। इसलिए उनके मिशन द्वारा भारत के नव-जागरण 
में बहुत सहायता मिली । 
थियोसोफिकल सोसाइटो--सन्‌ १८५७ में मादाम ब्लावत्सकी और कर्नल 
आालकोट ने अमेरिका मे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी । १८७९ और 
१८८६ में ये भारत भी आ्राए, और इन्होने भारत के विविध धाभिक आन्दोलनों के साथ 
सम्पर्क स्थापित किया। प्रायंसमाज के प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती से भी इनका सम्पर्क 
हुआ, श्रौर कुछ समय के लिए इन्होने यह भी प्रयत्न किया, कि झ्ार्यसमाज और थियो- 
साफिकल सोसाइटी परस्पर मिलकर एक हो जाए, श्रौर साथ मिलकर ही कार्य करें। 
पर दयानन्द वेदों की अ्रपौरषेयता पर बल देते थे, भर इसी कारण ब्लावत्स्की व 
भालकोट का उनके साथ मेल नही हो सका। श्रायं-समाज के साथ मिलकर एक हो जाने 


भारत का नतवजागरण ४१७ 


के विषय भे निरादा होकर इन्होने मद्रास के भ्रदयार नामक स्थान पर श्रपना केन्द्र 
स्थापित किया, और भारत के विविध प्रदेशों मे अपने सिद्धात्तो का प्रचार शुरू किया + 
प्रारम्भ में इस सोसाइटी को विशेष सफलता नही मिल सकी, पर जब १८६३ में श्रीमती 
एनी बीसेन्‍्ट ने स्थिर रूप से भारत में बसकर थियोसोफिकल आन्दोलन का संचालन शुरू 
किया, तो इसकी शक्ति बहुत बढ गई, श्रौर बहुत-से शिक्षित लोग इसकी प्रोर श्राक्ृष्ट 
हुए । श्रीमती बीसेन्ट का कहना था, कि भारत अपनी सब समस्याओं का हल सुगमता- 
पुवंक कर सकता है, बशर्तें कि वह अपने प्राचीत आद््षों श्रौर संस्थाओं का पुनरुद्धार 
कर ले | भारत के लिए यह ग्रावश्यक है, कि उसके निवासियों में आत्मसम्मान की 
भावना जागृत हो, वे अपने गौरवमय भूतकाल पर गये करे और अपने भविष्य की 
उज्ज्बलता में विद्वास रखे | इसके बिना भारतीयो में देश-भक्ति का विकास हो सकना 
सम्भव नही है। भारत में नवराष्ट्र का निर्माण तभी हो सकेगा, जब कि इस देश के 
लोग अपने धर्म, सम्यता व संस्कृति के लिए गये अनुभव करने लगेंगे । निःसन्देह, श्रीमती 
बीसन्‍्ट के इन विचारों से भारतीय जनता मे स्फूति और भ्राशा का संचार हुम्ना | श्रीमती 
बीसेन्ट लिखने श्रौर बोलने की आपूर्वे योग्यता रखती थी । उनके भाषण को सुनते हुए 
श्रोतागण मन्त्र-मुग्ध हो जाते थे । भारत से उन्हे सच्चा प्रेम था, श्रौर स्वराज्य श्रान्दो लन 
के साथ वे हादिक सहानुभूति रखती थी | इसीलिए जनता ने उन्हे राष्ट्रीय महासभा 
(इण्डियन नेशनल काग्रेस) का श्रध्यक्ष भी निर्वाचित किया था। श्रीमती बीसेन्ट के 
प्रयत्न से थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखाए भारत के अनेक नगरों मे स्थापित हुई, 
श्रौर उनके सम्पर्क में श्राकर सुशिक्षित लोगो ने अ्रपने देश की प्राचीन सम्यता श्रौर 
सस्कृति को गौरव की दृष्टि से देखना शुरू किया । श्रीमती बीसेन्ट द्वारा ही बनारस 
में सेण्ट्ल हिन्दू स्कूल की स्थापना हुई, जो कुछ समय बाद ही कालेज के रूप मे परि- 
वर्तित हो गया । १६१५ में इसी कालेज को केन्द्र बनाकर पण्डित मदन मोहन मालबीय 
ने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो सस्था जहाँ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की 
उच्चतम शिक्षा प्रदात करती है, वहाँ साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति पर भी बल 
देती है । हिन्दू विश्वविद्यालय भारत की उस नई जागृति का मूतंरूप है, जो बीसवी 
सदी के प्रारम्भ मे भली-मभाँति प्रादुर्भूत हो चुकी थी । 

नये धासिक आन्‍्दोलनो का परिणास--ब्राह्य समाज, प्रार्थना-समाज, श्रार्य- 
समाज श्रादि के रूप में जो प्रनेक नये घाभिक भ्रान्दोलन उन्‍नीसवी सदी मे चल रहे थे, 
उन्होंने हिन्दू घर्मं मे एक नई जागृति उत्पन्न कर दी | जो लोग पुराने सनातन हिन्दू 
धर्म के अ्रनुयायी थे, उन पर भी इन झ्रान्दोलनों का प्रभाव पड़ा। उत्तरी भारत में 
प्रायंसमाज के अनुकरण में सनातन धर्म सभाझ्नो का संगठन शुरू हुआ, जिनके प्रचारक 
्रा्यंसमाजी उपदेशको के समान ही अपने मन्तव्यों का प्रचार करने मे तत्पर हुए । 
सनातनी लोगो ने भी मुरुकुलो के समान ऋषिकुलो की स्थापता की, और इनमे अ्रपने 
दृष्टिकोण के अनुसार बेद-शास्त्र, पुराण आदि के पठन-पाठन की व्यवस्था की । युक्ति 
झौर तर्क द्वारा पौराणिक सिद्धान्तो की पुष्टि के लिये उन्होंने उद्योग किया, क्योकि 
वे भ्रब यह भली-भाँति अनुभव करने लगे थे, कि आधुनिक युग मे कोई धामिक सिद्धान्त 
तब तक जनता मे प्रचलित नही रह सकता, जब तक कि तक द्वारा उसका पक्षपोषण 


भ्र्श्८ भारतीय सस्कृति का विकास 


ने किया जाय । झ्रायंसमाजियो के समान सनातनियो ने भी स्त्री-शिक्षा के लिये सस्थाएँ 
खोली, श्रौर दयानन्द एग्लो-व॑ंदिक कालेज के अनुकरण में अनेक सनातन-धर्म कालेजो 
की स्थापना की गयी । सुधारवादियो और सनातनियो के ये सब प्रयत्न जहाँ शिक्षित 
वर्ग में नव-जागरण उत्पन्त कर रहे थे, वहाँ साथ ही अशिक्षित जनता में भी वे धर्म- 
ज्ञान और सत्यासत्य के विवेचन की प्रवृत्ति को विकसित कर रहे थे ) आ्रार्य-समाजी 
आर सनातनी--दोनो प्रकार के उपदेशक ग्रामो में जाकर उपदेश देते थे, भजन गाते 
थे और शास्त्रार्थ करते थे। भ्रशिक्षित जनता को भी इन भजनों और शास्त्रार्थों से धर्म 
के तत््वो पर विचार करने का अवसर मिलता था, और उसमे नग्रे उत्माह का सचार 
होता था । 

जगता को अपने धामिक सिद्धास्तों के प्रति झ्राकृष्ट करने के लिये इन संम्थाग्रो 
ने जहाँ चिकित्सालय, विधवाश्रम, भ्रनाथालय ग्रादि खोले, वहाँ साथ ही श्रायं वीर दल 
श्रादि स्वथव-सेवक दलों का भी संगठन किया । ये दल मेलो, उत्सवों आदि के अवसर 
पर जनता की सेवा करते थे, और हिन्दू सशठन का श्रादर्श देश के सम्मुख उपस्थित 
करते थे । 

महाराष्ट्र में प्रार्थना-समाज के आ्रादर्श से प्रभावित होकर १८८४ में “दकबन 
एजुकेशन सोसाइटी” का निर्माण हुश्ला । इस सोसाइटी का उदृंश्य यह था, कि ऐसी 
शिक्षण-सम्थाश्रो की स्थापना की जाय, जिनमे पढ़े हुए विद्यार्थी देश-सेवा को हीं 
श्रपना ध्येय माने । इस सोसाइटी की ओर से पूना मे फर्ग्यसंसन कालेज और सागली में 
विलिगडन कालेज की स्थापना की गयी, श्रौर उनमे कार्य करते के लिये जो प्रोफेसर 
नियत किये गए, उन्हे जीवन निर्वाह के लिये केवल ७५ रुपय्रे मासिक बतन देने की 
व्यवस्था की गयी । केवल ७५ रुपये मासिक लेकर जो प्रोफेसर इन कालेजों मे कार्य 
करते थे, वे अपने विद्याथियों के सम्मुख भी त्याग और सेवा के आदर्शो को उपस्थित 
कर सकते थे ॥ उत्तरी भारत में जब मुरुकुनो श्रौर दयानन्द कालेजों की स्थापना हुई, 
तो उनके शिक्षकों ने भी इसी भ्रादर्श को अपनाया, श्रौर नाम मात्र वेतन लेकर शिक्षण 
का कार्य शुरू किया । निःसन्देह, इस समय भारत मे 'नव जामरण उत्पन्न हो रहा था, 
और बहुत-से शिक्षित लोग धर्म, देश और जाति की सेवा के लिये कायें क्षेत्र में प्रवेश 
कर रहे थे । 

देश-सेवा के उद्देश्य से जो श्रनेक भ्रन्य सस्थाएँ इस समय कायम होनी शुरू 
हुई, उनमे पूरा की 'सर्वेन्ट्स श्राफ इण्डिया सोसाइटी' का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है । इसके संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे । दक्खन एजुकेशन सोसाइटी के 
सदस्य रूप में २० वर्ष तक ७५ रुपये मासिक पर सेवा-कार्य समाप्त कर १६०४ में 
उन्होंने इस नई सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य इस प्रकार के राष्ट्रीय 
प्रचारक (मिशतरी) उत्पन्न करना था, जो सब प्रकार वैध उपायो द्वारा भारतीय 
जनता के हित साधन में ही अपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिये उद्यत हो । 
बाद में लाला लाजपतराय ने पजाब में 'सर्वेष्ट्स श्राफ पीपुल सोसाइटी' के नाम से 
इसी ढंग को एक श्रन्य सस्था कायम की । भारत के शिक्षित बर्ग मे जनता की निष्काम 
भाव से सेवा करने की जो प्रवृत्ति इस युग मे शुरू हुई, उसकी मूल प्रेरणा उन घामिक 


भारत का नवजागरण ५१६ 


झान्दोलनो द्वारा ही प्राप्त की गयी थी, जो इस काल में भारत के विविध प्रदेशों में 
जारीधे। 

इस्लाम में जागुति--हिन्दू-धर्म भे जो नंव-जागरण हो रहा था, उसने इग्लाम 
को भी प्रभावित किया | ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय मुसलिम लोग भ्रग्रेजी 
भाषा और पाश्चात्य शिक्षा से घुणा करते थे। उन्हे वे दिन भूले न थे, जब भारत पर 
विविध मुसलिम राजवबशो का शासन था । उनका यह भी विश्वास था, क्रि जान के 
क्षेत्र में जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सब कुरान में विद्यमान है। कुरान व हंदीसों 
के अतिरिक्त अन्य भी कोई जान हो सकता है, यह बात उन्‍नीसवी सदी के पूर्वार्थ तक 
भारतीय मुसलमानों की समझ में नही आती थी । मुसलिम युग में स्थापित हुए झ्रनेक 
सदरसे अब तक भी विद्यमान थे, और मस्जिदो में अरबी, फारसी व मुसलिम प्मे- 

ग्रन्थों का पठन-पाठन जारी था। इसीलिये शुरू मे मुसलमानों ने अग्रेजी भाषा व पाव्चात्य 

ज्ञान-बिज्ञान की उपेक्षा की । पर धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन श्राना शुरू हुआ । 
मुसलमानों में श्रनक ऐसे समभदार व्यक्ति पैदा हुए, जिन्‍्होने प्रनुभव किया कि पाय्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान से अपरिचित रह जाने के कारण मुसलिम लोग हिन्दुओ के मुकाबले में 
बहुत पिछड़ गये है, और उन्हे भो अग्रेजी भाषा तथा उसके साहित्य से परिचय प्राप्त 
करना चाहिये | इस विचार को मुसलमानों के सम्मुख रखने का प्रधान श्रेय सर सैयद 
भ्रह्ममद खाँ को है, जिन्होंने १८७४ में श्रलीगढ में एग्लो-प्रोरियन्टल कालेज की स्थापना 
की थी । इस कालेज में मुसलमान युवकों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी 
जाती थी, भ्रौर साथ ही प्ररबी, फारसी व मुस्लिम साहित्य के उच्च अध्ययन का भी वहाँ 
समुचित प्रबन्ध था। बाद मे अलीगढ का यह कालेज मुस्लिम सस्कृति और इस्लाम के 
नव-जागरण का प्रधान केन्द्र बन गया । इसकी महत्ता इतनी बढ गयी, कि १९२० में 
इसे मुसलिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिरवत्तित कर दिया गया । 

इस्लाम के प्राचीन साहित्य और धर्म का अध्ययन करने के लिये भ्रननेक ऐसी 
संस्थाएँ भी इस युग मे स्थापित हुई, जिनमे श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उपेक्षा कर पुरानी 
परिपाटी का अ्ननुसरण किया जाता था । इनमे देवबन्द (जिला सहारनपुर) का मदरसा 
स्व-प्रधान है । इस ढंग की संस्थाभ्नों का उद्देश्य जहाँ इस्लाम के धामिक साहित्य का 
भनुशीलन था, वहाँ साथ ही मुसलिम धर्म का भ्रचार करने के लिये कार्येकर्त्ताश्रो को 
तैयार करना भी था। झलीगढ कालेज के समान इन सस्थाओ्नों ने भी बहुत उन्‍नति 
की, और शीघ्र ही ये मुसलिम शिक्षा की केन्द्र बन गईं । 

हिन्दू, मुसलिम भशौर ईसाई--सब धर्म इस काल में नई स्फृति व नये जीवन 
पे प्रनुप्राणित थे । सबका प्रयत्न था, कि शपने सिद्धान्तों का प्रचार करें और प्रधिक- 
से-प्रघ्तिक लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिये तत्पर हों । इसीलिये उनमें बहुधा 
शास्त्रार्थ व मुबाहसे होते रहते थे । इनको सुनने के लिये जनता हजागो की संख्या में 
एकत्र होती थी, भ्ौर विविध घर्माचायों के विचारो को सुनकर प्लातन्द अनुभव करती 
थी। इस युग के श्ञास्त्रार्थों व मुबाहसों मे साम्प्रदायिक कटुता का प्रभाव होता था | 
धर्म के क्षेत्र में लोग सहिष्णु थे, भोर वे नये-नये विचार सुनने के लिये सदा उत्सुक 
रहते थे । 


प््२० भारतीय संस्कृति का विकास 


ब्रिटिश सरकार और सामाजिक सुधार--भारत मे ब्रिटिश शासकों की यह 
नीति थी, कि वे धर्म और समाज के मामले में तटस्थ रहे । इस युग मे यूरोप के विविध 
राज्यों की सरकारें भी इन मामलो में तटस्थता की नीति का ही अनुसरण करती थी ॥ 
पर ब्रिटिश सरकार की यह नीति देर तक कायम नहीं रह सकी । उन्‍नीसवी सदी के 
शुरू तक भी हिन्दू लोगो मे अनेक ऐसी कुरीतियाँ प्रचलित थी, जिनकी उपेक्षा कर 
सकता किसी भी सभ्य सरकार के लिये सम्भव नही था। राजा राजमोहन राय जैसे 
सुधारक भी सरकार पर इन कुरीतियों को दूर करने के निमित्त राजशरक्ति का उपयोग 
करने के लिये जोर दे रहे थे। इन कुरीतियो मे सर्वप्रधान सती प्रथा थी, जिसके विरुद्ध 
अ्रकबर ने भी राजाज़ा प्रकाशित की थी। राजा राममोहन राय की प्रेरणा व प्रयत्न 
से १८२६ ई० में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया, भ्ौर 
यह व्यवस्था की, कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सती होने के लिये प्रेरित या 
विवश्ञ करे, उसे सजा दी जाय | सती प्रथा को बन्द करने से पूर्व प्रंग्रेजी सरकार ने 
पुत्रप्राप्ति के लिये सत्तान को बलि देने व कन्यावध को रोकने की प्रथा के सम्बन्ध में 
भी अ्रनेक कातून बनाये थे । 


(३) भारत में ईसाई धर्म का प्रसार 


जिस प्रकार तुर्क-प्रफगान सल्तनत की स्थापना के कारण बारहवी सदी के 
भ्रन्त में भारत में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ, वेसे ही भ्रठारवी सदी मे अग्रेजी शासन! 
स्थापित होने के कारण इस देश मे ईसाई घर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ । ईसाई धर्म 
का प्रादुर्भाव पैलेस्टाइन में हुआ था। धीरे-धीरे यह धर्म सारे यूरोप मे फैल गया था। 
रोमन सम्राटो के ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने के कारण पादचात्य जगत्‌ में इस 
धर्म के प्रसार मे बहुत सहायता मिली । पर इस घमम का प्रसार केवल राजशक्ति द्वारा 
ही नहीं हुआ, ईसाई सन्‍्त-महात्माँग्नो ने भी दूर-दूर के प्रदेशों मे अपने धार्मिक मन्तव्यों 
का प्रचार करने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । ईसाई श्रनुश्रुति के श्रनुसार 
पहली सदी ईस्वी में ही कतिपय प्रचारक भारत मे ईसाई धमं के प्रसार के लिये श्रा 
गये थे, और उन्हे श्रपने प्रयत्व में सफलता भी प्राप्त हुई थी । प्राचीन काल में भारत 
और पाश्चात्य देशो मे घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, और इसी कारण 
दक्षिणी भारत के समुद्र तट के प्रदेशों भें बहुत पुराने समय से ही ईसाई-धर्म का प्रवेश 
होना शुरू हो गया था। इसीलिये दक्षिण के श्ननेक हिन्दू राजा ईसाई गिरजो का भी 
उसी प्रकार सम्मान करते थे, जैसे कि हिन्दू मन्दिरों का । वे ईसाई प्रचारकों को सब 
प्रकार की सुविधाएँ भी उदारतापूर्वक प्रदान करते थे । 
पन्द्रहवी सदी के भ्रन्त में जब प्रफ्तीका का चक्‍कर काटकर पोतुंगीज लोगों ने 
भारत ग्राना प्रारम्भ किया, तो जिस प्रकार उन्होने इस देश मे श्रपने शासन की स्थापना 
का यत्न किया, वैसे ही ईसाई धर्म के प्रचार के लिये भी उन्होंने कोई कसर नही उठा 
रखी । भारत के परिचमी समुद्र तट के जिन प्रदेशों पर पोर्तगीज लोगों का शासन 
स्थापित हो गया था, वहाँ उन्होने जनता को जबद॑ंस्ती ईसाई बताने का भी यत्न 
किया । पोतुगीज लोगों का विचार था, कि जिस प्रकार पअ्रमेरिका के मूल निवासियों 


भारत का नवजागरण ५२१ 


की सभ्यता का श्रन्त कर उन्हें पूर्णरूप से अपना वशवर्ती बनाया जा सकना सम्भव 
हुआ है, वैसे ही भारत मे भी किया जा सकता है। पर भारत के निवासी अ्रमेरिका के 
निवासियों की श्पेक्षा श्रधिक सम्य व उन्नत थे। इस कारण पोर्तुगीजों को अपने प्रयत्न 
में पूर्ण रूप से सफलता नही मिली । पर फिर भी वे श्रपने प्रधिक्ृत प्रदेशों के निवासियों 
को श्रच्छी बडी सख्या मे ईसाई धर्म में दीक्षित करने में समर्थ हुए । 

अठारहवी सदी के मध्य भाग में जब ईस्ट इडिया कम्पनी का शासन भारत 
के भ्रनेक प्रदेशों मे स्थापित हो गया, तो ईसाई घर्म के प्रचार के लिये भी विशेष रूप 
से प्रयत्न प्रारम्भ हुआ्ना । अग्रेजी शासन के कारण ईसाई प्रचारकों का कार्य बहुत सुगम 
हो गया था । शासक जाति होने के कारण ईसाई पादरियो का जनता की. इष्टि में 
बहुत मान था । साथ ही, इस युग मे हिन्दू धर्म में अनेक खराबियाँ भी विद्यमान थी । 
जाँत-पाँत और छुत-अछत के भेद के कारण जनता के एक वर्ग की दशा श्रत्यन्त शोच- 
नीय थी । ईसाई पादरियो ने इसी वर्ग को श्रपने कार्य का क्षेत्र बनाया, और इसके 
लोगों को अपने धर्म का अनुयायी बनाने मे उन्हे श्रच्छी सफलता मिली। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के शासनकाल में ईसाई पादरियों ने जनता को ईसाई बनाने के लिये बल का 
प्रयोग नही किया । इसका कारण यह था, कि इस समय तक यूरोप के लोगो की 
मनोव्रेत्ति मे बहुत परिवर्तन आ चुका था। बुद्धि-स्वातन्त्रय और धार्मिक सुधार के 
जो श्रान्दोलन यूरोप मे चल रहे थे, उन्होंने वहाँ की जनता को धर्म के मामले में बहुत 
सहिंष्णु बना दिया था । पन्द्रहवी सदी के पोर्तृगीज लोगो की तुलना में भ्रठारहवी सदी 
के अग्रेज धामिक इृष्टि से श्रधिक सहिष्णु थे। इसीलिये पंग्रेज पादरियों व शासको ने 
धर्म प्रचार के लिये बलप्रयोग के उपायो का झ्राश्नय नही लिया, श्रपितु हिन्दू जनता के 
उस अंग में अपना प्रचार-कार्य किया, जिसे सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता था । 
साथ ही, उच्च वर्गों के लोगो को प्रपने प्रभाव मे लाने के लिये ईसाई पादरियो ने 
स्कूल, कालिज व अस्पताल खोलने शुरू किये, जिनके सम्पर्क में श्राकर भारतीय लोगो 
के लिये ईसाई धर्म की उत्कृष्टता को स्वीकार कर लेना बहुत सुगम था । 

१८१५ ईस्वी तक भारत में ईसाई धर्म के श्रतुयायियो की संख्या दो लाख के 
लगभग तक पहुँच गयी थी । उन्‍नीसवी सदी में इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी । 
भ्रब॒ वह समय आ गया है, जब भारत मे ८० लाख के लगभग व्यक्ति ईसाई धर्म को 
भ्रपता चुके है। एक सदी के समय में ईसाईयो की संखुया मे इतनी अश्रधिक वृद्धि का हो 
जाना जहाँ ईसाई पादरियो के कतु त्व को सूचित करता है, वहाँ साथ ही इससे यह 
भी स्पष्ट ही जाता है कि श्राधुनिक समय मे हिन्दू धर्म का स्वरूप कितना विक्ृत हो 
गया था। यदि श्रायंसमाज श्रादि के रूप में हिन्दू धर्म में नये सुधार-श्रान्दोलनों का 
प्रारम्भ न होता, तो सम्भवत: इस देश में ईसाई धर्म का और भी अधिक प्रचार हो 
जाता । 

भारतीय संस्कृति के इतिहास में यह बात बहुत महत्त्व की है, कि हिन्दू धर्म 
तोन प्रबल शक्तियों का सफलतापूरवंक मुकाबला कर सकने में समर्थ रहा है । बौद्ध धर्म 
के रूप में जिस नये धामिक आ्ान्दोलन का प्रारम्भ हुआा था, वह न ईश्वर मे विधवास 
करता था शौर न वेदो मे । कुछ समय के लिए यह नास्तिक मत भारत का प्रधान धर्म 


२२ भारतीय सस्कृति का विकास 


बन भी गया। पर श्रन्त मे हिन्दू धर्म की विजय हुई, और बौद्ध घम्मे का इस देश से 
पूर्णतया लोप हो गया । तुर्क-अफगान सल्तनत के स्थापित हो जाने पर हिन्दू धर्म को 
इस्लाम का मुकाबला करना पड़ा। पिया, अफगानिस्तान, इन्डोनीशिया आ्रादि कितने 
ही देश इस्लाम के मुकाबले मे अ्रपने पुराने धर्मों की रक्षा करने मे असमर्थ रहे । पर 
पाँच सदी के लगभग तक मुस्लिम शासन कायम रहने के वावजूद भी भारत से हिन्दू 
धर्म का लोप नही हुआ, श्रौर हिन्दू लोग अपने पुराने धर्म पर दृढ रहे । पन्द्रहवी और 
सोलहबी शताव्दियों मे भारत में जो धामिक सुधारणा हुई, उसके कारण हिन्दू धर्म 
इस्लाम के मुकाबले में अपनी रक्षा करने मे समर्थ रहा। श्रग्नेजी शासन के स्थापित हो 
जाने पर हिन्दू धर्म को एक शक्तिसम्पन्तन धर्म का मुकाबला करना पड़ा। राजबाक्ति के 
श्रपने अनुकूल होने के कारण जहाँ ईसार्ड पादरियो का भारत में विशेष रुआब था, 
वहाँ साथ ही वे एक ऐसी सस्क्वति के भी प्रतिनिधि थे, जो नये ज्ञान-विज्ञान के विकास 
के कारण बहुत उन्नत दक्शा में थी । ईसाई धर्म के मन्तव्य चाहे हिन्दू घम के मुऋबले 
में कितने ही साधारण क्‍यों न हो, पर उसके साथ यूरोप की उस सभ्यता और सस्क्रृति 
का प्रभाव व रुआब भी सम्मिलित था, जो उन्तीसवी सदी मे एशिया, अफ्रीगगी और 
प्रमेरिका में सत्र अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर चुकी था । पर इस काल में 
एक बार फिर हिन्दू धर्म मे सुधार के नये आन्दोलन प्रारम्म ह्राए, जिनके कारण हिन्दू 
लोग ईसाई मत का मुकाबला करने में बहुत श्रश्श तक सफल रहे 

ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भारत मे एक नये घामिक सम्प्रदाय का प्रवेश 
हो गया है, भर वह अरब तक भी अपने अनुयाय्रियों की सख्या बढाने में तत्पर है। 
इंगलैण्ड, श्रमरिका, इटली, पोतु गाल, स्वीडन, फ्रास आदि कितन ही पाइ्चात्य देशों 
के ईसाई प्रचारक भारत में श्रपने-अपने ईसाई सम्प्रदायों के प्रचार के लिये तत्वर है, 
श्रौर उनके ऐसे चर्च भारत में स्थापित है, जिन्हें विदेशों से श्रच्छी बडी मात्रा में 
भराथिक सहायता प्राप्त होती है। इन चर्चो का विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
श्रौर इनमे कार्य करने वाले पादरी भी प्रायः विदेशी है। यह सही है कि भारत मे 
ईसाई चर्च का स्वरूप श्रब निरन्तर अधिक-अ्रधिक राष्ट्रीय होता जा रहा है, और 
बहुत-से भारतीय पादरी भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिये विदेशी प्रचा रको को सहयोग 
प्रदान कर रहे है। पर यह सब होते हुए भी ईसाई घर्म के प्रचार को भारतीय लोग 
अच्छी निगाह से नहीं देखते । इसका कारण सम्भवतः यह है कि ससार के झ्राधुनिक 
इतिहास से ईसाई पादरी पाइचात्य साम्राज्यवाद के सहायक रहे है, श्रौर ईसाई धर्म 
के साथ पाइ्चात्य देशो के साम्राज्य-सम्बन्धी उत्कर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है | पर 
यह भी सत्य है कि भारत के ईसाई चर्चों का रूप श्रब बहुत कुछ परिवर्तित हो गया 
है, और भारतीय ईसाई देश-भक्ति व राष्ट्रीय भावना में अन्य भारतीयों के मुकाबले 
में किसी तरह से भी पीछे नही हैं। भारत मे ईसाई घर्मं का स्वरूप भी अनेक श्रंशों 
में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जिन लोगो ने इस मत को स्वीकार किया है, वे भ्रपने 
पुराने प'म्परागत विचारों, प्रथाओ्रों और मज्जा तन्तु-गत संस्कारों का पूर्ण रूप से त्याग 
नही कर सके है। उनके लिए क्राइस्ट का प्राय: वही रूप है, जो हिन्दुश्नों के लिए कृष्ण 
का है। पर इसमे सन्देह नही, कि अ्रग्नेजी शासन के कारण भारत के धर्मों मे एक घर्मे 


भारत का नवजागरण शभ्र्३े 


की सख्या और बढ गई है, और हिन्दू धर्म व इस्लाम के समान ईसाई धर्म भी भारत 
में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुका है । 


(४) नये साहित्य का विकास 


नई शिक्षा के प्रसार और नवीन धामिक श्रान्दोलनों करा एक महत्त्वपूर्ण परि- 
णाम यह हुप्ना कि ब्रिटिश युग में हिन्दी आदि विविध भाषाग्रों मे नवीन साहित्य का 
निर्माण प्रारम्भ हुआ । भारत में कागज का प्रवेश मुसलिम युग में ही हो चुका था । 
खिकते व बढिया कागज पर सुन्दर रीति |से लिखी हुई पुस्तकें भी बाजार मे बिकने 
लगी थी । लकडी की तख्तियों पर अक्षरों को उत्कीण कर उनके ठप्पे से कागज की 
छपाई भी ब्रिटिश यूग से पूर्व भारत भें घुरू हो चुकी थी । पर अ्रठारहवी सदी में 
छापेखाने (प्रिटिग प्रेस) का भी भारत मे प्रवेश हुआ, और मशीनों द्वारा पुस्तकी व 
पत्र-पत्रिकाशो को श्रच्छी बडी सख्या में छाप सकता सम्भव हो गया । छापेखाने के 
प्रवेश के कारण साहित्य की वृद्धि मे बहुत अधिक सहायता मिली, और बहुत-सी नई 
पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ बाजार में बिकने के लिये आने लगी। नये विचारों के प्रचार 
में कागज और उस पर छपी हुई पुस्तके बहुत सहायक पिद्ध हुई, और सर्वसाधारण 
जनता के लिये ज्ञान वृद्धि कर सकना बहुत सुगम हो गया । ईसाई मिशनरियों ने अपने 
चर्म का प्रचार करने के लिये भारतीय भाषाओ्रों मे बाइबल का अनुवाद किया, और 
अनेक छोटी-छोटी पुस्तिकाए प्रकाशित करनी शुरू की ॥ भ्रठा रहवी सदी का अन्त होने 
से पूर्व ही बगाली भाषा मे बाइबिल का अनुवाद प्रकाशित हो चुका था । इस समय तक 
भारत के साहित्यिक अपनी रचनाएँ प्राय: पद्म में ही किया करते थे। छापेखाने के 
अ्रभाव मे बडे गद्य-ग्रन्यों का लिखना बहुत क्रियात्मक नहीं था | पर फिर भी अनेक 
लेखक अपने विचारों को प्रकट करने के लिये सद्य का उपयोग करने लगे थे, और 
चोदहवी सदी में ही हिन्दी श्रादि लोक भाषाश्रों में अनेक छोटी-छोटी पुस्तके गद्य में 
भी लिखी जाने लगी थी । पर इन पुस्तकों का विषय या तो धमं होता था, या कथा- 
कहानियाँ । श्राधुनिक शैली के गद्य-प्रन्य श्रठारहवी सदी के पूर्वार्द तक भारत की 
लोक-भाषाओ मे प्राय: नहीं लिखे गये थे । 

अग्रेजी शासन के स्थापित होने प्र जब भारत मे नव-जागरण का प्रारम्भ 
हुआ, तो हिन्दी, बंगाली, उर्दू आदि में गद्य-प्रन्थो की रचना की प्रवृत्ति बहुत बढ गयी, 
श्रौर एक नये ढग के साहित्य का निर्माण शुरू हुआ, जिसने नव-जागरण में बहुत 
सहायता पहुंचाई । भारत में सबसे पूर्व बंगाल श्रग्रेजो के शासन में श्राया था, और 
वही पर सबसे पहले नई शिक्षा का आरम्भ हुआ था | इसीलिये उन्‍्नीसवी सदी भे बहाँ 
अनेक ऐसे लेखक उत्पन्न हुए, जिन्‍्होने बहुत-सी भ्रंग्रेजी पुस्तकों का बंगाली मे अनुवाद 
किया, और कुछ स्वतन्त्र व मौलिक पुस्तकों की भी रचना की । इन लेखको में 
कृष्ण मोहन ब्ननर्जी (१६१३-१८८५), राजेन्द्रलाल मित्र (१८२१-१८६२), प्यारेचन्द्र 
मित्र (१८१५-१८८३) झौर ईह्व रचन्द्र विद्यासागर (१८२०-१८६१) के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । ये सब लेखक श्रग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे, और पादचात्य साहित्य 
से परिचय रखते थे । इनके प्रयत्न से बंगाल के लोगों को पाइचात्य विचारसरणी से 


भ्र४ भारतीय संस्कृति का विकास 


परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला श्रग्नेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण बंगाल के 
अनेक साहित्यिक बगाली भाषा में नवीन शेली के काव्य, नाटक व उपन्यास लिखने में 
भी प्रवृत्त हुए । इस प्रकार के साहित्यिको मे माइकेल मधुसूदन दत्त (१८२७-१८७३), 
दीनबन्धु मित्र (१८३ ०-१८७४) और बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय सर्वप्रधान हैं । ईश्व रचन्द्र 
विद्यासागर जैसे लेखकों ने बंगाली भाषा की गद्य शैली को परिष्कृत रूप देने में 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, और वकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने ऐसे मौलिक उपन्यास लिखे, जो 
विश्व साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते है। उनके “आ्रानन्दमठ' ने बंगाल मे देशभक्ति 
श्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावनाश्रो को विकसित करने मे बहुत सहायता की। 
ब्रिटिण शासन का अन्त कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना के लिये जो क्रान्तिकारी 
श्रान्दोलन बगाल मे शुरू हुआ, उसकी प्रेरणा इसी आनन्दमठ' से ली गयी थी । बंगाल 
के ऋन्तिकारी आनन्दमठ का धर्म-ग्रन्थ के समान ग्रष्ययत करते थे, श्रौर उसके श्रन्य- 
तम गीत बन्दे मातरम” को अपना 'मत्र व 'सूक्त समभते थे। भारत मे राष्ट्रीय 
आ्रान्दोलन के विकास के साथ-साथ बकिम के 'बन्दे मातरम्‌' का भी प्रचार होने लगा, 
श्रौर बाद मे यही भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया । माइकेल मधुसूदन दत्त ने ईसाई 
मिशनरियों के सम्पर्क मे झ्लाकर क्रिश्चियन धर्म को श्रपना लिया था । प्रग्रेजी शिक्षा 
के प्रभाव से बोल-चाल, रहन-सहन भ्रादि मे वे पूर्णतया अ्ग्रेजो का प्रनुसरण करते थे। 
श्रग्नेजी भाषा पर उनका अधिकार था, श्रतः शुरू मे उन्होने अग्रेजी के माध्यम से ही 
अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया । पर उन्‍नीसवी सदी के यूरोपियन साहित्य 
भे राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाझो का जो प्राबल्य था, मधुसूदन दत्त भी उससे 
प्रभावित हुए बिना नही रहे । बाद में उन्होंने बगाली भाषा मे काव्य-रचना शुरू की, 
आर उन जैसे उच्च शिक्षा-प्राप्त व श्राधुनिक विचार-सरणी से परिचित कवि द्वारा 
बगाली मे ऐसे काव्य की सृष्टि हुई, जिसे एक सदी के लगभग समय बीत जाने पर 
श्राज भी अत्यन्त भ्रादर की दृष्टि स देखा जाता है। दीनबन्धु मित्र नाटककार थे, श्रौर 
उन्होंने बगाली भाषा में आधुनिक शैली के नाटक लिखने की जिस परम्परा का प्रारम्भ 
किया, आगे चल कर द्िजेन्द्रलाल राय सदश साहित्यिकों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा 
दिया । 

इस युग के श्रन्य बगाली साहित्यकारों मे अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण 
बोस, देवेन्द्रनाथ टैगोर, हेमचन्द्र बनर्जी और नवीन चन्द्र सेन के नाम भी उल्लेखनीय 
है। नवीन शिक्षा के प्रसार के कारण बंगाल मे इस समय साहित्य सुजन की एक ऐसी 
परम्परा का प्रारम्भ हो गया था, जिसके कारण जहाँ बगाली साहित्य प्रसाधारण रूप 
से उन्‍नति कर रहा था, वहाँ जनता को भी नये विचारों से परिच्षय प्राप्त करने फा 
अनुपम श्रवसर प्राप्त होता था । बगाल की साहित्यिक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट रूप 
रवीन्द्रनाथ टैयोर (१८६१-१६४१) के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी ख्याति न केवल 
भारत मे अपितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे सर्वत्र फेल गयी। १६१३ में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
गीताजलि' पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, श्रौर विश्व भर के साहित्यिको ने 
उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि मेंट की । गद्य, पच्च, नाटक, निबन्ध रचना, सगीत, चित्र- 
कला---सब पर रवीन्द्रनाथ का समान रूप से अधिकार था, और उनकी क्ृतियाँ 


भारत का नवजागरण भर्५ 


विश्व साहित्य का स्थायी अग बन गई हैं। इतिहास में उनकी गणना सदा अ्रमर व 
“अ्मरत्य/ साहित्यिको मे की जायेगी। शरच्चन्द्र चद्रोपाध्याय श्रादि कितने ही श्रन्य 
साहित्यकार भी भ्राधुनिक युग मे बगाल मे हुए । इनके नामो का निर्देश करना भी 
इस इतिहास मे सम्भव नही है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, कि भारत के नव- 
जागरण में इन साहित्यकारों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, और श्राज जनता मे जो 
नई स्फूति व चेतना उत्पन्त हो गयी है, उसका श्रेय श्ननेक श्रंशों में इन्ही को दिया 
जाना चाहिये। 

बगाली भाषा के समान हिन्दी मे भी ब्रिटिश युग में साहित्य का बहुत विकास 
हुआ । उनन्‍नीसवी सदी के शुरू मे ईसाई मिशनरियों द्वारा हिन्दी में भी बाइबल का 
अनुवाद प्रकाशित किया गया । मिशनरियो द्वारा जो अनेक स्कूल इस युग में स्थापित 
किये जा रहे थ, उनमें अग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी, उर्दू ग्रादि भाषाश्रो की भी शिक्षा 
दी जाती थी। मिदनरियों ने श्रावश्यकता अनुभव की, कि भारतीय भाषाओं में पाठय- 
पुस्तक तैयार की जानी चाहिएँ। इसीलिये १८८३ ई० मे उन्होंने आगरा में 'स्कूल 
बुक सोसाइटी” की स्थापना की, और उसकी ओर से इतिहास प्लादि विषयो पर श्रनेक 
हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित हुई। १८५७ की राज्यक्रान्ति से पूर्व ही ईसाई मिशनरियों 
की श्रोर से मिर्जापुर में 'आ्रारफंन प्रेस' के नाम से एक मुद्रणालय कायम हो चुका था, 
जिससे शिक्षा सम्बन्धी प्ननेक पुस्तक प्रकाशित की गयी थी। उनन्‍नीसवी सदी के 
प्रारम्भिक भाग मे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेज की श्रोर से हिन्दी ओर उर्दू में 
गद्य की पुस्तके लिखवाने की व्यवस्था की गयी, श्रौर हिन्दी मे पुस्तके लिखने के लिये 
लललू लाल जी और सदल मिश्र को नियत किया गया। मुन्शी सदासुख लाल शौर 
इशा भ्रलला खा सदश व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से भी इस युग में गद्य ग्रन्थ लिखने के लिये 
तत्पर थे। इस प्रकार उन्‍नीसवी सदी के पूर्वार्ध भे ही हिन्दी मे गद्य साहित्य का निर्माण 
प्रारम्भ हो गया था । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपने ग्रन्थो को हिन्दी मे लिखकर 
हिन्दी गद्य साहित्य के विकाम के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्ये किया । उन्‍नीसवी सदी 
के मध्य भाग में उन्होंने जिस प्रकार के विशाल ग्रन्थ हिन्दी-भाषा मे लिखे, वे वस्तुतः 
हिन्दी-साहित्य के लिये नई बात थे। स्वामी जी हिन्दी को आयं-भाषा कहते थे, और 
प्रपने ग्रनुयायियों से श्राशा करते थे, कि वे हिन्दी मे ही अपना सब कार्य किया करे। 

उन्‍नीसवी सदी के उत्तराध के हिन्दी लेखको में पण्डित श्रद्धाराम फिल्लौरी, 

भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसह, पण्डित प्रताप नारायण मिश्र, 
पण्डित बालक्ृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहरनासह श्रौर श्री बदरी नारायण चौधरी के नाम 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है | इनमे भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का स्थान सर्वोच्च है। 
हरिश्चन्द्र उत्कृष्ट कवि, सफल नाटककार श्लौर मजे हुए गद्य-लेखक थे । ग्रनेक सस्कृत 
नाटकों का उन्होने हिन्दी में श्रनुवाद किया, श्रौर बहुत-से मौलिक ग्रन्थों की रचना की ॥ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भारत की दुर्देशा को श्रनुभव करते थे, और देश-भक्ति की भावना 
उनमे उत्कृष्ट रूप से विद्यमान थी । उनकी पुस्तकों ने पाठकों का ध्यान नवयुग की 
विचार-सरणी की ओर भाकृष्ट किया, और उनमें नई स्फूर्ति का संचार किया । 


४२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद हिन्दी-साहित्य की चौमुखी उन्नति हुई। कितने ही 
साहित्यिको ने बगला, संस्कृत, श्रंग्रेजी श्रादि के उत्कृष्ट ग्रन्थों का अनुवाद कर श्रौर 
मौलिक ग्रन्थ लिखकर हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि की । उपन्यास, नाटक, काव्य, निबन्ध 
श्रादि सब प्रकार का साहित्य हिन्दी में प्रकाशित होना शुरू हुआ ॥ यहाँ हमारे लिये यह 
सम्भव नही है, कि इन साहित्यकारों का संक्षेप के साथ भी परिचय दे सकें। हिन्दी 
के पाठक इनसे भली-भांति परिचित है। इन साहित्यिको मे किशोरीलाल गोस्वामी, 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त, रूपनारायण पाण्डेय, ज्वाला प्रसाद मिश्र, 
रामकृष्ण वर्मा, देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी, भझयोध्यासिह उपाध्याय, चन्द्रघर 
शर्मा गुलेरी, प्रेमचन्द, पद््मासह शर्मा, जयशकर प्रसाद आदि का स्थान महत्त्वपूर्ण है । 
इनके प्रयत्न से हिन्दी साहित्य बहुत समृद्ध हो गया है । ग्राधुनिक युग के हिन्दी साहि- 
त्यिकों मे प्र मचन्द का स्थान सर्वोच्च है । उनके उपन्यास व कहानी-म ग्रह विश्वसाहित्य 
की विभूतियाँ है, और उनकी गणना सरार के सर्वोत्कृप्ट आधुनिक साहित्यिकों मे की 
जा सकती है । 

भारत के नव जागरण के परिणामस्वरूप हिन्दी-साहित्य के उत्कर्ष को जो 
प्रक्रिया बीसवी सदी के प्रारम्भ में शुरू हुई थी, वह अत्र तक भी पूर्ण वेग के साथ जारी 
है । श्राधनिक समय के हिन्दी साहित्यिकों में मैथिली गरण गुप्त, राहुल साक्त्यायन, 
रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला', यजपाल भ्रादि का बहत 
ऊंचा स्थान है, और इनकी क्ृतियाँ हिन्दी साहित्य के लिये गौरव की वस्तु है।न 
केवल साहित्य के क्षेत्र में, अपितु इतिहास, अरथश्ञास्त्र, राजनीति-शास्त्र, रसायन, 
चिकित्माशास्त्र, भोतिक विज्ञान श्रादि प्राधुनिक विपयो पर भी हिन्दी मे उत्कृष्ट ग्रन्थों 
की रचना तेजी के साथ हो रही है, और वह समय दर नही है, जबकि ससार की ग्रन्य 
उन्नत भाषाओं के समान हिन्दी-भापा का वाटमय भी अत्यन्त उन्नत दक्षा को प्राप्त हो 
जाएगा। 

गुजरती, मराटी,उर्द, तमिल, तेलगू आदि अन्य भाषाओ्रो की भी ब्रिटिश 
युग में बहुत उन्नति हुई | हाली, मुहम्मद इकबाल, श्रकबर श्रादि कवियों ने उर्द में 
इस प्रकार के काव्य की रचना की, जिससे भारत के नव जागरण में बहुत सहायता 
मिली । इकबाल का 'सारे जहाँ से श्रच्छा हिन्दोस्ता हमारा! गीत उत्तरी भारत के घर- 
घर मे गाया जाने लगा, श्रौर उसने सर्वसाधा रण जनता मे राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न 
करने में बहुत सहायता की। हाली ने अ्रपने काव्य द्वारा इस्लाम के लुप्त गौरव की 
श्रोर पाठकों का ध्यान झ्ाकृष्ट किया, और भविष्य मे फिर उन्नति करने के लिये उन्हें 
प्रेरणा दी । मराठी भाषा के झ्राधुनिक साहित्यिको मे लोकमान्य तिलक, केलकर, फड़के, 
हरिनाराथण आपटे झ्ादि के नाम बहुत प्रसिद्ध है । गुजरती मे रमन लाल बसन्‍्त लाल 
देसाई और कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्यी ने बहुत-से साहित्यिक ग्रन्थ लिखे | 
धमकेतु, चन्द्रवदन मेहता, चुन्नीलाल, बलवन्तराम श्राचार्य श्रादि साहित्यिकों की 
गुजराती रचनाग्रो ने भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । उत्तरी भारत की विविध भाषाप्रों 
के समान दक्षिण की तमिल, तेलगू श्रादि भाषाओं में भी ब्रिटिश युग में नये साहित्य 
का निर्माण हुआ । भारत के इन साहित्यकारों का परिचय इस पुस्तक में दे सकना न 


भारत का नवजागरण प्र७ 


सम्भव है, श्रौर न उसकी' श्रावश्यकता ही है । ध्यान देने योग्य बात केवल यह है, कि 
ब्रिटिश ज्ञासन की स्थापना होने के बाद भारत में नवजागरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ 
हुई थी, उसमें नवीन साहित्य ने बहुत सहायता पहुंचाई, भ्रौर नवयुग का यह साहित्य 
स्वयं भी भारत के इस जागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है । भारत के इस नवीन 
साहित्य में न निराशा की भावना है, भ्रौर न ही जनता को मोहनिद्रा मे सुलाने वाले 
विलास की प्रभिव्यक्ति । भारत का यह नया साहित्य प्रगतिशील है। इसे पढ़कर देश 
की दुर्दशा की श्रनुभूति होती है और साथ ही श्रपने उत्कर्ष की उत्कट अभिलाषा 
इससे उत्पन्न होती है। स्त्रियों की हीन दशा, श्रछृतों की समस्या, भारत का प्राचीत 
गौरव, ऊँच-नीच की भावना और जाति भेद की बुराई, जमीदारी प्रथा के दोष श्रादि 
विषय थे, जिन्हे लेकर इस युग के पहले साहित्यिकों ने श्रपती रचनाएं कीं। विदेशी 
शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्त करने में इस साहित्य ने बहुत उपयोगी कारये क्रिया । 
जब भारत में स्वराज्य स्थापित हो गया, तो भारत के साहित्यिक उन समस्याझ्रों की 
ग्रोर जनता का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिये तत्पर हुए, जो पजीपतियों के शोषण और 
गरीब-ग्रमीर के भेद-रूप मे अब तक भी हमारे देश में विद्यमान है । भारत के उज्ज्वल 
भविष्य का यह ज्वलन्त प्रमाण है । 


(५) कला और संगीत 


जिस प्रकार भ्रफगान श्रौर मुगल लोगों के सम्पर्क से भारत की वास्तु-कला, 
चित्रकला, सगीत और नृत्यकला में नवीन तत्वों का प्रवेश हुआ था, उसी प्रकार श्रव 
ब्रिटिश लोगों के सम्पर्क द्वारा भी हुआ । नवजागरण के युत मे जिस नई चित्रकला का 
विकास भारत में हुआ, उसका प्रधान श्रेय हैवैल और श्रवनीर्रनाथ टेगोर को है। 
श्री हैवेिल कलकत्ता के 'स्कूल आफ आाट्स' के आचार्य (प्रिसिपल) थे । उन्हें भारत 
की प्राचीन चित्रकला से बहुत प्रेम था, और उसके तत्वों को नवयुग के भारतीयों के 
सम्मुख उपस्थित करने के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण का किया। श्रवनीन्‍्द्र- 
नाथ टैगोर ने चित्रकला की शिक्षा पाइचात्य कलाकारों द्वारा प्राप्त की थी। पर उन 
जैसे प्रतिभाशाली व भावुक भारतीय कलाकार का हृदय पाइचात्य कला का अनुसरण 
करने मात्र से सन्‍्तोष झनुभव नहीं कर सकता था । हैवेल के सम्पर्क में ग्राकर उन्हें 
भारत की प्राचीन व मध्यकालीन चित्रकलाओ का बोध हुआ, और उनके प्रमुख तत्त्वों का 
अ्रपनी वला में समावेश करके उन्होंने एक ऐसी नई शैली का विक्रास किया, जो आज 
तक भारत के प्रगतिशील कलाकारों के लिये श्रादर्श व भ्रनुकरणीय बनी हुई है । सुरेन्द्र 
गागुली, नन्दलाल बोस, भ्रसित कुमार हालदार श्रादि प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रवनीन्द्रनाथ 
टेगोर के सम्पर्क में ही अपनी कला का विकास किया । श्रवतीरद्रनाथ ने कलकत्ता में 
“इण्डियन सोसाइटी श्राफ ओरियन्टल आ्रार्ट' (प्राच्य कला की भारतीय परिषद्‌) का 
संगठन किया, जिसका प्रधान उद्देश्य भारतीय कला की प्राचीन परम्परा का पुनरुद्धार 
करना था । कला के क्षेत्र मे भारत का यह पुनर्जागरण था । इससे पूर्व पाइचात्य लोगों 
का झन्धानुकरण कर जो चित्रकला भारत में विकसित होने लगी थी, उसमे भारत की 
हादिक भ्रनुभूति की अभिव्यक्ति नही हो पाती थी। रविवर्मा के चित्र इस कला के 


भ्र्र्द भारतीय संस्कृति का विकास 


उदाहरण हैं । यद्यपि रविवर्मा के चित्रों का विषय भारत के प्राचीन आ्लाख्यान हैं, पर 
उन्हे देखकर कोई मनुष्य प्राचीन वातावरण से नही पहुँच पाता । उनकी प्लालोचना 
करते हुए हैवेल ने लिखा है--रविवर्मा के चित्रो मे महाभारत के वीर पुरुषो की प्राकृति 
आ्राजकल के खिदमतगारो के समान, राधा श्रौर सीता की श्राकृति वत्तेमान समय की 
श्रायाप्रो के सदृश भ्ौर राक्षस स्त्रियों का रूप श्राजकल की कुली स्त्रियों के समान 
बनाया गया है, जो वास्तविकता के स्वथा प्रतिकूल है। अझवनीन्द्रनाथ टेगौर प्रौर उसकी 
शिष्य मंडली द्वारा इस दशा में परिवर्तन श्राया, श्रौर इस प्रकार के चित्र बनने शुरू 
हुए, जो न केवल भारत की प्राचीन परम्परा के अनुरूप है, पर साथ ही जो इस देश 
की आत्मा को ग्रभिव्यक्त करते हैं। अवनीन्द्रनाथ और हैवेल ने जिस रूप में भारत की 
प्राचीन व मध्यकालीन चित्रकला के सौन्दर्य को प्रकट किया, उससे पाश्चात्य कलाकार 
भी इसकी श्रोर भ्राकृष्ट हुए, श्रौर वे इसकी उत्कृष्टतवा को स्वीकार करने लगे। 
विदेशियों का ध्यान भारत की चित्रकला की श्रोर आक्ृष्ट करने में आनन्द कुमार- 
स्वामी ने भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उन्होने श्रमेरिका और यूरोप में भारतीय 
कला के सम्बन्ध में बहुत-से व्याख्यान दिये, और इसी विषय पर अनेक पुस्तको की भी 
रचना की । पाइचात्य जगत्‌ के कलाकार भ्रब इस बात को स्वीकार कर चुके है, कि 
वास्तुकला श्रौर चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों ने अनुपम प्रतिभा का प्रदशेन किया था, 
भ्लौर उनकी कलात्मक कृतियाँ उत्कृष्ट है। हैवेल श्रौर कुमारस्वामी के प्रयत्नों का ही 
परिणाम है, कि श्रब पाश्चात्य देशो में ऐसी भ्रनेक सस्थाएं कायम हो गयी है, जो 
भारतीय कला का विशेष रूप से अनुशीलन करने में तत्पर रहती है । 

अ्वनीन्द्रनाथ टैगौर श्लौर उनकी शिष्य मण्डली के अतिरिक्त अन्य भी भ्रनेक 
ऐसे कलाकार इस युग में हुए, जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से भारतीय चित्रकला का विकास 
किया । इसमे ग्रब्दुलरहमान चुगताई और श्रमृत शेरगिल के नाम उल्लेखनीय है। 
कलकत्ता, शान्तिनिकेतन बोलपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर शनेक ऐसी सस्थाए भी इस 
युग मे कायम हुई, जिन्होंने चित्रकला के विकास के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 

चित्रकला के समान संगीत और नाट्य के क्षेत्र मे भी ब्रिटिश युग मे भारत में 
नवजागरण हुआ । पडित विष्णुतारायण भटखण्डे ने बम्बई की ज्ञानोत्तेजक मण्डली 
द्वारा सगीत के प्रचार में बहुत काय किया। उन्ही के प्रयत्त से १६१६ में अखिख 
भारतीय संगीत सम्मेलन का बडोदा मे प्रथम प्रधिवेशन हुश्रा, और उसके बाद प्रन्य 
स्थानों पर भी इस सम्मेलन के अधिवेशन हुए । भटखण्डे ने बडोदा मे सगीत के उत्कर्ष 
के लिए एक नई सस्था की भी स्थापना की । विष्णु दिगम्बर ते गाधवे महाविद्यालय की 
स्थापना कर संगीत के प्रति जनता मे वहुत अधिक रुचि उत्पन्न की | उनके शिष्य 
श्राजकल भारत के प्रधान संगीताचार्य माने जाते है । विष्णु दिगम्बर द्वारा गाया हुआ 
“रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम गीत श्राज भारत के घर-घर मे गाया 
जाता है । रवीन्द्र नाथ टेगोर द्वारा बगाल मे सगीत की एक नई परम्परा का प्रारम्भ 
हभ्रा, जो “रवीन्द्र संगीत' के ताम से प्रसिद्ध है। जालन्धर में नियमपूर्वक सगीत सम्मेलन 
संगठित होते रहे, जिनसे उत्तरी भारत के समीत प्रेमियो को बहुत प्रोत्साहन मिला ॥ 
सिनेमा के प्रवेश के कारण भारत के प्राचीन सगीत को कुछ धक्का प्रवश्य लगा, श्रौर 


भारत का नवजागरण भर 


जनता की रुचि कलात्मक संगीत की ओर से हटकर फिल्‍मी गीतों की ओर बढने लगी | 
घर प्राचीन व मध्यकालीन कला के भ्नुयायी ऐसे संगीताचार्य अब भी भारत मे विद्यमान 
है, जो सर्वसाधारण जनता को भी श्रपनी कला द्वारा मन्त्र-मुग्ध करने की सामथ्ये 
रखते हैं । सुरुचि सम्पन्न लोग इनकी कला का श्रादर करते हैं, और शिक्षा के प्रसार के 
साथ-साथ कलात्मक संगीत के प्रति जनता की रुचि में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 

प्रन्य क्षेत्रो में नवजागरण के साथ ही नृत्य की कत्थक, कथाकली, भारत- 
नाट्यम्‌, मणिपुरी भ्ाादि पुरानी शैलियों के प्रति भी जनता की रुचि बढ़ रही है। उदय- 
शकर, रामगोपाल श्रादि नृत्याचार्यों के प्रयत्त से न केवल भारत में श्रपितु विदेशों मे 
भी भारत की नृत्यकला का आदर होने लगा है । 

श्रग्नेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारत मे पाश्चात्य वास्तुकला का भी 
प्रवेश हुआ । भारत मे श्रग्न जो की पहली राजघानी कलकत्ता थी। विक्टोरिया 
मेमोरियल श्रादि जो नई इमारते अंग्र जो द्वारा कलकत्ता में बनवाई गयी, उनका निर्माण 
पाइ्चात्य वास्तुकला के अनुसार ही किया गया था | दिल्‍ली को राजधानी बनाने के बाद 
अ्ंग्रेजो ने वहाँ भी बहुत-सी नई इमारते बनवाईं | नई दिल्‍ली के रूप मे एक नया नगर 
ही इस युग में बस गया, जो दिल्‍ली के तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद आदि के समान 
भारतीय इतिहास के एक नवीन युग का प्रतिनिधि है। इस नगर में राष्ट्रपति भवन, 
पालियामेट हाउस श्रादि जो प्रसिद्ध इमारते हैं, वे सब पाइ्चात्य वास्तुकला के श्रनुरूष 
है । नई दिल्‍ली नगरी का झ्रायोजन भी पाश्चात्य कला के अनुसार ही किया गया है । 
बम्बई, मद्रास, लखनऊ, लाहौर श्रादि भ्रन्य बडे नगरो मे भी इस काल मे पाश्चात्य 
वास्तुकला के प्रनुसार नई-नई इमारतों का निर्माण हुश्रा, और बहुत-से' भारतीय भी 
अपने भवनो का निर्माण करने के लिए इस तवीन कला का अनुसरण करने लगने । पर यह 
सम्भव नही था, कि नवजागरण का प्रभाव वास्तुकला पर न पडता । श्रनेक कल्पनाणील 
व्यक्तियों ने इस क्षेत्र मे भी भारत की प्राचीन कला का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न 
किया । रवीन्द्रनाथ टेगोर के झ्ान्ति निकेतन की अनेक इमारतों में भारतीय कला का 
श्रनुसरण किया गया, और दिल्ली आ्रादि के बिडला मन्दिरों मे भी इसी कला के झनेक 
विशिष्ट तत्त्वो को भ्रपनाया गया । इसमे सन्देह नही, कि भवन निर्माण जैसे कार्य में 
आधुनिक युग की प्रवृत्तियो की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है। पर भारत की 
जलवायु को दृष्टि मे रखते हुए यह भी सम्भव नही है, कि इस देश की इमारतें इगलँण्ड 
व फ्रास जैसे शीतप्रधान देशों की नकल मात्र हो । इसीलिए वास्तुकला के क्षेत्र मे पुरानी 
परिपाटी का प्रनुसरण क्रियात्मक दृष्टि से भी उपयोगी है । साथ ही, जहाँ तक कला 
का सम्बन्ध है, भारत के श्राधुनिक भवनों मे उसका उपयोग सौन्दर्य की वृद्धि में श्रवश्य 
सहायक होता है । यही कारण है, कि प्रगतिशील लोग वास्तुकला के क्षेत्र मे भी प्राचीन 
परम्परा के उपयोगी व कलात्मक तत्त्वो के प्रयोग के पक्षपाती हैं । 

चित्रकला, संगीत, नाट्य, वास्तुकला आ्रादि सभी क्षेत्रों में जो नई उन्नति बीसवीं 
सदी के पूर्वाद्ध में प्रारम्भ हुई, वह भारत के उस नवजागरण की प्रक्रिया का ही परिणाम 
था, जो इस देश को उन्नति पथ पर प्ारूढ़ करने मे समर्थ हुई है । 


तीसवाँ अध्याय 
ब्रिटिश-युग में भारत की भोतिक उन्नति 


(१) नई भौतिक उन्नति 


संसार के इतिहास मे आधुनिक युग की एक मुख्य विशेषता यह है कि इस 
काल मे मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर उसका उपयोग श्रपनी सुख-समृद्धि के 
लिये किया। शअ्रत्यन्त प्राचीन काल में मनुष्य श्रपने को प्रकृति के सम्मुख असहाय 
झनुभव करता था। जल, वायु, अग्नि, सूर्य आदि प्रकृति के तत्त्वों को वह श्राश्यय के 
साथ देखता था, श्रौर- उनके सामने सिर भझका देने में ही श्रपना हित व कल्याण 
समभता था। इसीलिये इन सब प्राकृतिक शक्तियों मे उसने देवत्व की भावना की, 
झ्रौर ग्रनेक प्रकार के विधि-विषानों व प्रनुप्ठानों द्वारा उन्हे सन्तुष्ट करने का प्रयास 
किया । वायु, श्रग्ति झ्रादि जीवित जागृत सत्ताएँ है, जो कुपित होकर मनुष्य का अनथे 
कर सकती है, अ्रतः उन्हे सन्तुप्ट रखने मे ही मनुष्य का लाभ है--ये विचार प्रस्तर- 
युग व उसके बाद के मनुष्यों में प्रायः सर्वत्र विद्यमान थे। पर धीरे-धीरे मनुष्य ने इन 
प्राकृतिक तत्त्वो का उपयोग शुरू किया । अग्नि को वह भोजन पकाने व श्रस्त्र-शस्त्रों के 
निर्माण के लिये प्रयुक्त करने लगा। जल और वायु की शक्ति से उसने चक्िकियाँ चलाई। 
पर आ्राधुनिक युग से पूर्व मनुष्य प्रकृति पर उस प्रकार से विजय नहीं पा सका था, 
जैसी कि उसने अठागरहवी सदी के बाद प्राप्त बी है । वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मनुष्य 
ने यान्त्रिक शक्ति का आविष्कार क्रिया, और भाष, बिजली गैस श्रादि की शक्तियों का 
प्रयोग वह भ्राथिक उत्पत्ति के लिये करने में तत्पर हुआ । यही कारण है, जो पिछली 
दो सदियों में मनुष्य भौतिक क्षेत्र में इतनी झ्रधिक उन्‍्तति कर सका है। 

समाज और राजनीति के क्षेत्रो मे भी आधुनिक युग मे जो कुछ प्रगति हुई है, 
उसका आधारभूत कारण मनुप्य की यह भौतिक उन्नति ही है। व्यावसायिक क्रान्ति 
के कारण मनुप्य बडे पैमाने पर आशिक उत्पत्ति करने में समर्थ हुश्रा । यात्त्रिक शक्ति 
से चलने वाले विशालकाय कारखाने में कार्य करने के लिये हजारों मजदूर बड़े नगरो 
में एकत्र होने लगे। इस नई परिस्थिति के कारण व्यावसायिक जीवन का स्वरूप ही 
एकदम परिवर्तित हो गया । श्रपने घर पर बैठ कर स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाले 
शिल्पियों का स्थान श्रव॒ कारखानों मे काम करने वाले मजदूरो ने ले लिया, जो पूंजी- 
पतियों के बशवर्ती होकर आर्थिक उत्पत्ति मे तत्पर हुए। इस दशा में विचारशील 
मनुष्यों ने यह सोचना शुरू किया, कि विविध मनुष्यों मे परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध 
होना चाहिये । इसी कारण 'समाजवाद' श्रादि नई विचारधाराञों का विकास हुआ्ा, 
जो मानव समाज के स्वरूप को ही परिवतित कर देने के लिये प्रयत्नशील है। छापे- 
खान, कागज आझ्ादि के प्राविष्कार के कारण विद्या व ज्ञान केवल कतिपय व्यक्तियों तक 
ही सीमित नही रह गये, झौर सर्वसाधारण जनता को भी शिक्षित होने व नये विचारों 


ब्रिटिश-युग में भारत की भौतिक उन्नति ५३१ 


से परिचित होने का श्रवसर मिला। राजाझों के एकतन्त्र शासन व कुलीन वर्ग के 
विशेषाधिकारो के विरुद्ध भावना उसमें उत्पन्न हुई, श्रौर लोकतन्त्रवाद का विकास 
हुआ | 

रेल, तार, रेडियो, हवाई जहाज झ्रादि के आविष्कार के कारण देश श्रौर काल 
पर विजय स्थापित हुई, भ्रौर संसार के विविध देश एक-दूसरे के बहुत समीप भ्रा गये। 
इन्ही भौतिक साधनों का यह परिणाम है, कि आज अमेरिका मे जो नया श्राविष्कार 
होता है, वह जीप्र ही भारत, चीन, अफ्रीका श्रादि मे भी पहुँच जाता है, और रूस या 
जमंनी से जो नई विचारधारा शुरू होती है, वह भी शीघ्र ही भ्रन्य देशो के विचारकों 
को भी प्रभावित करने लगती है । 

भौतिक उन्नति के इस युग में यह सर्वथा स्वानाविक था, कि भारत में भी 
उन सब नये साधनों का उपयोग शुरू होता, जिनका झ्राविष्कार यूरोप मे श्रठारहवी 
सदी मे प्रारम्भ हुआ था, और जिनमे बाद के काल में निरन्तर उन्नति होती गई । 
विज्ञान व विचार हवा के सदद होते है, जो कभी किसी एक देश तक सीमित नहीं रह 
सकते । आधुनिक युग में भारत में जो भौतिक उन्नति हुई, उसका श्रेय प्रायः ब्रिटिश 
शासकों को दिया जाता है। पर इस उन्नति के लिये क्षिटिश शासकों का रुख सहायक 
न होकर बाघक था । यह सत्य है, कि श्रग्रेजो ने भारत में रेलवे का निर्माण किया, 
डाक, तार श्रादि की व्यवस्था की, श्रनेक सडके बनवाई, और नई नहरें खुदबाई | पर 
इन सब कार्यों मे उनका उद्देश्य भ्रपने शासन को सुर्ढह़ और सुव्यवरिथत करना ही था। 
भारतीय जनता की भौतिक उन्नति की उन्हें कोई विशेष चिन्ता नही थी । वे भारत 
को इग्लेण्ड की आशिक समृद्धि का साधनमात्र समभते थे। इसी कारण उनकी यह 
नीति थी, कि इस देश में व्यवसाथों का विकास न होने पाए। यहाँ केवल कच्चे माल 
की ही उत्पत्ति हो, जिसे सस्ती कीमत पर प्राप्त कर इग्लैण्ड के कारखानों को समृद्ध 
वे उन्नत होने का श्रतुसर मिल सके | उन्‍नीसवी सदी के अन्त तक अ्रग्रेजों का यही 
प्रयनन रहा कि, भारत से कपास, जूट आदि सस्ते भून्य पर खरीद कर उसे इंग्लेण्ड के 
कारखानों में तैयार माल के रूप में परिणत किया जाए, और फिर उसे ऊँची कीमत 
पर भारत में बेचा जाए। बीसवी सदी मे इस नीति में परिवर्तन श्राया । पर इसका 
कारण अग्रेजो का भारत-प्रेम नहीं था। १६१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर युद्ध 
की आवश्यकताभ्रों से विवश होकर प्रग्रेजो ने भारत की व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान 
दिया श्रौर इस देश मे उस भौतिक उन्नति का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण आज भारत 
को व्यावसायिक क्षेत्र भे एशिया के सर्वाधिक उन्नत देशो मे गिना जाता है। 

पर इसमे सन्देह नही, कि उन्‍तीसवी सदी में ही भारत में भौतिक उन्नति की 
दृष्टि से नवयुग के चिह्न प्रगट होने शुरू हो गये थे। ये चिह्न निम्नलिखित क्षेत्रों में 
प्रगट हुए-- 

(१) रेलवे--भारत में पहले-पहल रेलवे का निर्माण १८४३ ई० में हुआ । 
शुरू मे जो रेलवे लाइने बनी, वे केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के समीपवर्ती 
प्रदेशों में ही थी | बाद में इनकी बहुत बृद्धि हुईं। भारत के विविध क्षेत्रो मे रेलवे का 
निर्माण करने के लिये इंग्लैण्ड मे अनेक कम्पनियाँ खोली गयी, जिन्हे सरकार की झोर 


भ३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


से यह गारण्टी दी गयी, कि यदि उनका मुनाफा पाँच प्रतिशत से कम होगा, तो उसे 
भारतीय सरकार की श्लोर से पूरा कर दिया जाएगा। अपने रुपये के सूद व मुनाफं के 
विषय में निश्चिन्त होकर अग्रेज पूँजीपतियो ने भारतीय रेलवे कम्पनियों में दिल खोल- 
कर रुपया लगाया, और इस कारण इस देश मे रेलवे का विस्तार बड़ी तेजी के साथ 
होने लगा । उन्नीसवी सदी के अन्त तक भारत में रेलवे लाइनों का एक जाल-सा बिछ 
गया था | बीसावी सदी में रेलवे का भ्रौर श्रधिक विस्तार हुआ, भौर भ्रब वह समय 
आ चुका है जबकि यातायात की दृष्टि से भारत को संसार के उन्नत देशो में गिना 
जा सकता है। नि.सन्देह, रेलवे के कारण भारत में यातायात की बहुत सुविधा हो 
गई, श्रौर इससे देश के आ्रान्तरिक और विदेशी व्यापार में बहुत सहायता मिली । 

(२) रेलवे लाइनों के साथ-साथ अंग्रेजी सरकार ने पक्‍की सडको के निर्माण 
पर भी ध्यान दिया | भारत मे सडकें पहले भी विद्यमान थी, और यातायात व व्यापार 
के लिये उनका उपयोग भी होता था। पर ककड और तारकोल द्वारा जिस ढग की 
नई सड़के इस युग में बनी, उनसे मोटर कार श्रादि यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले यानो 
के लिये भी उनका उपयोग सुगम हो गया । 

(३) रेलवे के विस्तार से पूर्व भारत भे जलमार्गों का बहुत महत्त्व था। गगा 
आदि नदियों मे चलने याली नौकाओ्रों से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाने मे बहुत सहायता मिलती थी । इसी प्रकार समुद्र तट के साथ-साथ उस समय 
बहुत-से जहाज भी चला करते थ। भ्रग्नेजी शासन में रेलो के चलने के कारण इन 
जलमार्गों का महन्व बहुत कम हो गया । समुद्र-तट के साथ-साथ व्यापार के लिए 
जहाजो का प्रयोग इस युग में भी जारी रहा, पर थे जहाज भारतीयो के हाथ से निकल 
कर पंग्रेजी कम्पनियों के स्वामित्व में श्रा गये । भारत के विदेशी व्यापार के लिये भी 
भाष की शक्ति से चलने वाले विशालकाय जहाजो का प्रयोग शुरू हुआ । पर ये जहाज 
भी अ्रंग्रेजो की ही सम्पत्ति थे। यद्यपि भारत के आन्तरिक व बाह्य जलमार्ग श्र उनमें 
चलने वाले जहाज ब्रिटिश थुग में भारतीयों के स्वामित्व में नही रहे, पर यह स्वीकार 
करना होगा कि भाष की शक्ति से सचालित विशालकाय जहाजों के कारण भारत के 
विदेशी व्यापार में बहुत सहायता मिली, श्रौर इससे उसकी भौतिक उन्नति भी पहले 
की श्रपेक्षा श्रधिक हो गयी । 

(४) भारत जैसे क्रषि-प्रधान देश के लिए सिंचाई का महत्व बहुत भ्रधिक है। 
प्राचीन और मध्य कालो में भी भ्रनेक राजाड्ं ने सिंचाई के लिए नहरे निकालने की 
बात पर बहुत ध्यान दिया था । ब्रिटिश शासको ने भी भारत की इस समस्या को महत्त्व 
दिया । इसी कारण १८७४ में आगरा कैनाल का, १८७८ में गंगा की नहर का, शौर 
१८८२ में पश्चिमी यमुता कैनाल का निर्माण हुआ । गंगा-यमुना द्वारा सिचित प्रदेशों 
में सिचाई के लिये इन नहरो से बहुत सहायता मिली । १८६९० ई० में चनाब नदी से 
एक बडी नहर पंजाब में निकाली गयी, जिससे बीस लाख एकड परती पडी हुई जमीन 
वे सिचाई का प्रबन्ध हुआ । चनाब और राबी नदियों के बीच का बहुत-सा प्रदेश इस 
नहर के निकलने से पूर्व ऊजड पडा हुआ था । १९०१ तक इस प्रदेश में ८,००,००० 
मनुष्य आबाद हो गये थे, जो इस नहर की उपयोगिता का स्पष्ट प्रमाण है । बीसवीं 


ब्रिटिश-युग में भारत की भौतिक उन्नति श्रेरे 


सदी में ब्रिटिग सरकार ने सिंचाई की समस्या पर और अ्रधिक ध्यान दिया। इसके 
परिणामस्वरूप पंजाब में सतलज-वेली प्रोजेक्ट, सिन्ध मे सक्खर बेरेज, मद्रास में 
कावेरी-रिजवॉयर, बाम्बे मे लायड-डाम श्रौर उत्तर प्रदेश मे शारदा कैनाल का निर्माण 
किया गया । नहरो के अतिरिक्त ट्यूबवेल बनाने पर भी सरकार ने ध्यान दिया, और 
इन सब प्रयत्नों के कारण कृषि की बहुत उन्नति हुई । 

(५) डाक, तार और टेलीफोन के सम्बन्ध में जो उन्नति ब्रिटिश युग मे हुई, 
उसका विशद रूप से उल्लेख कर सकना यहाँ सम्भव नही है। थे सब जहाँ ब्रिटिश 
शासन की सुव्यवस्था के लिए अत्यन्त उपयोगी थे, वहाँ साथ ही जनता को भी इनसे 
लाभ उठाने का ग्रवसर मिलता था। भौतिक उन्नति की अन्य अनेक बातो के समान 
डाक, तार और टेलीफोन भी श्राधुनिक युग की ही देन हैं। पाइचात्य देशो में भी इनका 
विकास इसी युग में हुआन था । अग्रेजी शासन में भारत को जिस प्रकार रेलवे प्राप्त 
हुई, वैसे ही डाक, तार श्रौर टेलीफोन की सुविधा भी प्राप्त हुई। इनसे भारत के 
व्यापार-व्यवसाय श्रौर भौतिक उन्नति में बहुत अधिक सहायता मिली । 

रेलवे, पकक्‍की सडके, नहरे, जहाज, डाक, तार आदि भारत के ब्राथिक जीवन 
में एक नया युग लाने मे समर्थ हुए। इनके कारण जहाँ भारतीय जनता का जीवन 
पहले की अपेक्षा श्रधिक सम्पन्न बना, वहाँ साथ द्वी उसे व्यवसाय श्र व्यापार के क्षेत्रों 
में उन्नति करने का भी अवसर मिला। 


(२) व्यवसाय और व्यापार 


ब्रिटिश लोगो ने भारत मे अपना शासन स्थापित कर इस देश के व्यवसायों के 
सम्बन्ध में किस नीति का अनुसरण किया था, उसका निर्देश हम इसी ग्रध्याय मे ऊपर 
कर चुके है। अग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत शिल्प और व्यवसाय की इष्टि से 
प्रच्छी उन्नत दशा में था | इस देश में तैयार हुआ माल विदेशों में भ्रच्छी बडी मात्रा 
मे बिकता था और गूरोप के बाजारो में बंगाल के बस्त्र की माँग बहुत भ्रधिक थी । 
भारत के व्यापार से आकृष्ट होकर ही यूरोपियन लोगो ने यहाँ ग्राना शुरू किया था । 
सत्रहवी सदी के श्रन्त तक अ्रग्नेज लोग भारत के व्यापार से ही सन्तुष्ट रहे । पर 
प्रठारहवी सदी मे इग्लैण्ड मे व्यावसायिक ऋन्‍न्ति हुई, और यान्त्रिक शक्ति का उपयोग 
कर वहाँ के कारखाने बडी भ्रच्छी मात्रा मे वस्त्र श्रादि तैयार माल उत्पन्त करने लगे। 
इधर जब भारत मे अंग्रेज ग्राधिपत्य स्थापित होने लगा, तो भश्रग्रेजों ने स्वाभाविक रूप 
से यह प्रयत्न किया, कि वे अपने माल को भारत के बाजारों में बेचकर रुपया कमाये, 
श्रौर श्रपने देश के कारखानों के लिए आवश्यक कपास श्रादि कच्चा माल यहाँ से सस्ती 
कीमत पर प्राप्त करें। इस दशा में उन्होंने भारत के शिल्पों को नष्ट करने के लिए 
श्रमेक घृणित उपायो का प्रयोग किया | राजशक्ति का सहारा लेकर उन्होने बगाल के 
बस्त्र-व्यवसाय को नष्ट करने के लिये सब प्रकार के उपायो को प्रयुक्त किया । इस 
प्रकार प्रंग्रेजी शासन का एक हानिकारक परिणाम यह हुआ, कि भारत के पुराने 
व्यवसाय नष्ट होने लगे, और इस देश के बाजार इंगर्लण्ड के कारखानो में तेयार हुए 
माल से भर गए । श्रंग्रेज चाहते थे, कि भारत केवल क्रंषि-प्रधान देश बना रहे, ताकि 


भ३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


यहाँ के कच्चे माल को सस्ती कीमत पर खरीद सकता उनके लिए जरा भी कठिन न 
हो । इसी कारण उन्‍नीसवी सदी के चतुर्थ चरण के प्रारम्भ होने तक भारत में व्याव- 
सायिक उन्नति जरा भी न होने पाई। श्रग्रेजी शासन की पहली सदी भारत के आर्थिक 
जीवन के लिये बहुत ही भयकर थी। इस काल में सरकार “*मुक्त-द्वार वाणिज्य' की 
नीति का अनुसरण करती थी, जिसके कारण भारत के कारखानो के लिये विदेशी 
प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला कर सकना सर्वथा असम्भव था। प्रथम तो इस यूग मे भारत 
मे कारखानों का विकास हुआ ही नही था, पर परम्परागतगत रूप से जो कतिपय शिल्प 
व व्यवसाय इस देंश मे विद्यमान थे, उनके लिये इग्लैण्ड के यान्त्रिक शक्ति से चलने 
वाले कारखानों का मुकाबला कर सकना असम्भव था। यूरोप में इस समय व्यावसायिक 
ऋन्‍्ति हो चुकी थी । यद्यपि भारत में श्रभी उसका श्रीगणेश नहीं हुझ्ला था, पर नये 
वैज्ञानिक आविप्कारों का लाभ भारत को भी पहुँचने लगा था। रेल, तार ग्रादि 
के प्रवेश के कारण जनता को युविधा में वृद्धि हो गयी थी। बिजली की रोशनी से 
कलकत्ता श्रौर वम्बई सदश ८डे शहर जगमगाने लगे थे । यातायात के लिये बिजली से 
चलने वाली द्वाम गाडियो का भी प्रयोग होने लगा था। ये सत्र बाते मनुष्यों व सुख 
व सुविधा की वृद्धि में सहायक तो थी, पर पाइचात्य संसार को वैज्ञानिक उ्नाति 
का प्रयोग ब्रिटिश शासकों ने भारत की झ्राथिक व व्यावसायिक उन्नति के लिये नहां 
किया था | इसीलिये शुरू भे जो नये इंग के कारखाने भारत में खोले गये, उन्हें बहुत 
दिकक्‍कतो का सामना करना पडा । 
कपडे का पहला कारखाना भारत में श्८घ१८ ई० में खला था। पर इसके 
कारण भारत मे वस्त्र-व्यवसाय के विकास का प्रारम्भ नही हो गया था। उनन्‍नीसवी 
सदी के मध्य भाग (१८५४ ई०) मे जब बम्बई में कपडे के कारखाने खुलने लगे, तभी 
वस्तुत इस व्यवसाय का विकास शुरू हुआ । १८७७ ई० के बाद नागपुर, भ्रहमदाबाद, 
शोलापुर आदि अनेक स्थानों पर कपड़े की मिलें कायम हुई। बग भग के कारण 
१६९०४ में जब स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा, तो मारत के भ्रनेक धनी व सम्पन्न 
लोगो का ध्यात व्यावसायिक उन्नति को ओोर श्राकृष्ट हुआ, और श्रनेक नई भिले 
खुलनी प्रारम्भ हुई । पर इन मिलो के लिये सफल हो सकना सुगम नही था | भारत 
के बाजार पर पग्रेजी कपडे का प्रभुत्व था। लकाशायर श्लौर लिवरपूल की मिले प्रपनी 
प्रभूत पूंजी और दीघे अ्रनुभव के कारण जिस ढंग का कपडा तैयार करती थी, बसा 
भारत की मिले नहीं बना सकती थी ॥ साथ ही, कीमत की दृष्टि स भी विलायती 
कपड़ा सस्ता पड़ता था । इस दक्षा में स्वदेशी मिलें तभी कामयाब हो सकती थी, जब 
कि सरकार उनकी सहायता करती, श्रौर सरक्षण नीति का उपयोग कर स्वदेशी मिलों 
की रक्षा करने के लिये तत्पर होती । पर भारत की ब्रिटिश सरकार ने मुक्त-द्वार 
वाणिज्य की नीति का अनुसरण किया । जब प्राथिक झ्रामदती की आवश्यकता से 
विवश होकर सरकार ने प्रग्नेजी माल के आयात पर कर लगाया, तो साथ ही भारतीय 
मिलो द्वारा तैयार किये गए माल पर भी उतनी ही एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ताकि 
झ्रायात-कर के कारण स्वदेशी व्यवसायो को किसी प्रकार का लाम न पहुँच सके । 
बस्तुत:, बीसबवी सदी के प्रारस्मिक भाग तक प्रंग्रेजों को मारतीय व्यवसायों की उन्नति 


ब्रिटिश-युग मे भारत की भौतिक उन्नति ५३५ 


का जरा भी ध्यान नहीं था। १६०५४ के बाद जब जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र मे 
अ्रसाधारण उन्नति की, तो उसकी मिलो मे तैयार हुआ सस्ता माल भारत के बाजारों 
में प्रचुर परिणाम में श्राने लगा। अश्रग्रेजी माल के लिये जापान श्रौर जमेंनी के सस्ते 
माल का मुकाबला कर सकना कठिन हो गया । विवश होकर सरकार के 'साम्राज्य- 

अन्तर्गत रियायती कर (इम्पीरियल प्रिफरेन्स) की नीति का प्रयोग किया, जिसके 
अनुसार साम्राज्य के बाहर के देशो के माल के मुकाबले में अंग्रेजी माल पर आ्रायात- 
कर में रियायत की जाती थी । इस नीति के कारण अग्रेजी माल का जमंती और 
जापान के माल के मुकाबले में सरता बिक सकना तो सम्मव हो गया, पर भारतीय 
व्यवसायो को इससे कोई मदद नहीं मिली । 

१६१४-१८ के महायुद्ध में जमंनी ब्रिटेन के शात्रुपक्ष का देश था। उसका 
माल तो इस काल में भारत श्रा ही नही सकता था, पर श्रग्नेजी माल के लिये भी यहाँ 
थ्रा गकना कठिन हो गया, क्योकि शरत्रपक्ष के जगी जहाजों के आक्रमण से बच्रकर 
श्रग्नेजी जहाजो का भारत में श्रा सकना सुग नही था। इस दज्शा में भारतीय व्यव- 
साथो को उन्नति का सुवर्णीय ग्रवसर प्राप्त हो गया । भारत के बाजारों मे अग्रेजी 
माल की कमी हो गई, और भारतीय कारखानों का माल यहाँ प्रचुर परिमाण में 
दिखाई पड़ने लगा | ब्रिटेन के शत्रुपक्ष में तुर्की भी शामिल था । ईराक, सीरिया आदि 
भी इस काल में युद्ध-क्षेत्र बने हुए थे। वहाँ ब्रिटिश पक्ष के सैनिकों के लिये बस्त्र, 
जूत, युद्ध-सामग्री श्रादि जिन वस्तुओ्नो की आवश्यकता थी, वे ब्रिटेन से नही भ्रा सकते 
थे, क्योंकि भूमध्य सागर मे शत्रु पक्ष के जहाज भौर पनड्ब्बियों की प्रभुता थी । इस 
युद्धक्षेत्र के लिये आवश्यक सामग्री केवल भारत से ही निरापद रूप में पहुँचायी जा 
सकती थी । इस दशा मे अग्रेजी सरकार ने भी भारतीय व्यवसायों को उन्‍्तत करने की 
आवश्यकता को अनुभव किया । महायुद्ध के समय सरकार भी भारत की व्यावसाथिक 
उन्नति के लिये उत्सुक हो गयी । महायुद्ध की समाप्ति पर वस्तुप्नरो की कीमते बहुत 
बढ गयी थी । इस स्थिति का भी भारतीय कारखानो ने लाभ उठाया । परिणाम यह 
हुआ कि १६१६ ई० के बाद भारत की व्यवसायिक उन्नति बडी तेजी के साथ हुई, श्रौर 
ऐतिहासिक हृष्टि से यह कहा जा सकता है, कि जिस ढग की व्यावसायिक कान्ति 
का प्रादुर्भाव इगलंण्ड में श्रठा रहवी सदी मे हुआ था, वैसी ही व्यावसायिक क्रान्ति का 
भारत मे बीसवी सदी मे सूत्रपात हुआ । व्यावसायिक क्षेत्र मे जमंनी, जापान और रूस 
इंगलैण्ड से प्राय: एक सदी पीछे रहे थे । पर भारत मे यह प्रक्रिया प्रायः: दो सदी के 
बाद शुरू हुई । 

बडे-बडे कारखानो की स्थापना के अनन्तर भारत में भी पूजीपतियों श्रोर 
श्रमिकों की प्राय: उसी ढुय की समस्याएँ उत्पन्न हुई, जैसी कि इमलैंड झ्रादि पाश्चात्य 
देशों में हुई थी। परिणाम यह हुमा, कि यहाँ भी श्रमी-सघो (ट्रेड यूनियन) की 
स्थापना हुई, झौर प्ननेक विचारशील व्यक्ति मजदूरों का सगठन करने और उनके हितों 
की रक्षा के लिये तत्पर हुए। इन लोगो के प्लान्दोलन के कारण सरकार ने ग्रनेक ऐसे 
कानून बनाये, जिनका उद्देश्य कारखानों मे काम करने वाले मजदूरों की दशा में सुधार 
करना था। इन कानूनों के प्रनुसार कारखानो में मजदूरों से अधिक-से-प्रधिक कितने 


५२६ भारतीय संस्क्ृति का विकास 


घण्टे प्रति सप्ताह काम लिया जा सके, उनकी भूति की न्यूनतम दर क्या हो, बीमार 
पडने शर चोट खा जाने की दशा मे उन्हे क्या सुविधाएँ दी जाएँ--इस प्रकार की 
बहुत-सी बातों की व्यवस्था की गयी । व्यावसायिक क्रोन्ति के परिणाम-स्वरूप जिस 
प्रकार पाइचात्य देशो में सोशलिज्म, कम्युनिज्म ब्यादि नये झ्रान्दोलन शुरू हुए, वैसे ही 
भारत में भी हुए, और यहाँ भी बहुत-से लोग वेयक्तिक सम्पत्ति श्रौर पूँजीवाद का झ्नन्त 
कर आधिक संगठन में नई व्यवस्था का सूत्रपात करने के लिये कटिबद्ध होने लगे । 

व्यावसायिक क्षेत्र के समान भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ब्रिटिश युग मे भ्रच्छी 
उन्नति हुई । १८५५-६० के काल में भारत का विदेशी व्यापार ५२,००,००० रुपये 
बाधिक के लगभग था। उस समय इगलेण्ड जाने वाले जहाज अ्रफ्रीका का चक्‍कर 
लगाकर जाया करते थे । १८६६ में जब स्वेज नहर बनकर तैयार हो गयी, तो समुद्र- 
मार्ग द्वारा पूर्व और पश्चिम का सम्पर्क बहुत सुगम हो गया। यूरोप प्राने-जाने वाले 
माल की ढुलाई के खर्च में भी इससे बहुत कमी हुई। इस कारण भारत के विदेशी' 
व्यापार में बडी तेजी के साथ वृद्धि हुई, श्रौर सन्‌ १६०० तक उसकी मात्रा दो करोड 
रुपया वाषिक तक पहुँच गई । महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद भारत का यह व्यापार 
झ्रौर ग्रधिक तेजी के साथ बढा । १६२८-२६ तक इसकी मात्रा ६ करोड रुपया वाषिक 
से भी ऊपर पहुँच गयी थी । बीसवी सदी के प्रथम चरण तक भारत के विदेशी व्यापार 
में कच्चे माल (कपास, जूट, तिलहन, चाय आ्रादि) का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में 
होता था, श्रौर उसके आयात माल मे वस्त्र, बाइसिकल, रेशम भ्रादि तैयार माल का 
परिमाण बहुत भ्रधिक था । ज्यो-ज्यो भारत में व्यावसायिक उन्नति होती गयी, वस्त्र 
सहृण तैयार माल का आयात कम होता गया । भारत के विदेशी व्यापार में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है, पर भ्रब वह केवल कच्चे माल का ही निर्यात नही करता, उसके तेथार 
माल की भी विदेशी बाजारों मे श्रच्छी माँग है । 

इस श्रध्याय में हमने ब्रिटिश युग मे हुई भौतिक उन्नति का श्रत्यन्त संक्षिप्त 
रूप से निर्देश किया है। भौतिक व श्राथिक दशा का किसी भी देश की सभ्यता एवं 
सम्कृति के साथ सीधा सम्बन्ध होता है । कृषि-प्रधान देश की सस्क्ृति की तुलना में 
व्यवसाय-प्रधान देश की संस्कृति अ्रनेक झंशो में भिन्‍न होती है | रेल, तार, टेलीफोन, 
रेडियो और यान्त्रिक शक्ति से सचालित कारखानों ने जहाँ भारत के भ्राथिक जीवन 
पर प्रभाव डाला है, वहाँ साथ ही यहाँ की जनता की मानसिक दशा को भी परिवर्तित 
किया है। श्राज भारत में समाजवाद-सम्बन्धी जो अनेक ब्रान्दोलन चल रहे है, वे इसी 
आशिक उन्नति और व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम है। इन आन्दोलनों ने भारत के 
घामिक, सामाजिक व नेतिक विचारो को भी श्वनेक श्रशों मे परिवर्तित किया है। 
श्राज जो भारत में बहुत-से लोग पुरानी रूढियो, बद्धपूल धारणाओ्रो श्र विश्वासों का 
परित्याग कर एक नये समाज के निर्माण की कल्पना को सम्मुख रखकर कार्य करने के 
लिये तत्पर हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण वे समाजवादी श्रान्दोलन भी है, जो भौतिक 
उन्नति और व्यावसायिक क्रान्ति के कारण इस देश मे विकसित हो रहे है । 


इकतीसवां अध्याय 
राष्ट्रीय चेतना ओर राजनीतिक स्वाधीनता 
(१) राष्ट्रीय चेतना 


राजनीतिक क्षेत्र मे भ्राधुनिक युग की मुध्य विशेषताएँ राष्ट्रीयता, स्वाधीनता 
ग्रौर लोकतन्त्रवाद की भावनाएं हैं। मध्यकाल में न राष्ट्रीयता की भावना थी, न 
रवाधीनता की और ने लोकतन्त्रवाद को । जमनी, फ्रांस आदि पाशचात्य देशी मे भी 
तब्र गप्ट्रीय अनुभूति का अ्रभाव था । प्रशिया और बवेरिया के निवासी श्रपने को जर्मन 
न मानकर प्रशियन व ववेरियन समभते थे । ग्रेट ब्रिटेन तक में स्काटलेण्ड ओर वेल्स के 
निवासी अपने को इंग्लिश लोगों से भिन्‍त मानते थे । राष्ट्रीय भावना के श्रभाव में 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विचार भी मव्य युग मे विकसित नही हुआ था। प्रास्ट्रिया का 
सम्राट स्पेन, इटली श्रादि देशों का भी स्वामी हो सकता था, और किसीको इसमे कोई 
अमावा रणता अनुभव नही होती थी । जमंनी के अ्रन्यतम प्रदेश का राजा ब्रिठेन के 
राजसिहांसन पर भी आरूढ हो सक्रता था, और दोनों राज्यों के निवासियों की इृष्टि 
में इसमें कोई भ्रनौचित्य नहीं था । जिन लोगो की भाषा, धर्म, ऐतिहासिक परम्परा 
झौर २ति-रिवाज आदि एक हो, उनका अपना एक पुथक्‌ राज्य होना चाहिये, श्र 
उस राज्य पर किसी विदेशी राजा का शासन नही होना चाहिये---यह विचार मध्ययुग 
में विद्यमान ही नहीं था । लोकतन्श्रवाद की तो कत्पना भी सन्नहवी सदी तक यूरोप में 
उत्पन्त नहीं हुई थी । सर्वत्र किर्सी एक निरकुश व स्वेच्छाचारी राजा या किसी कुलीन 
श्रेणं/ का शासन था। फ्रास की राज्यक्रान्ति ने इस स्थिति में क्रान्तिकारी परिवतंन 
क्रिया, और राष्ट्रीयता, स्वाधीनता व लोकतन्त्रवाद के विचारो ने जोर पकडना शुरू 
किया । उन्‍नीसवी सदी में ये विचार निरन्तर प्रबल होते गये, श्रौर श्रब वह समय गा 
चुबा है, जबकि यूरोप के विविध राज्यो का निर्माण राष्ट्रीयतों के सिद्धान्त के अनुसार 
हो गया है, श्रौर इन राज्यो मे जनता का अपना शासन कायम है । 

इस दश्शा मे ब्रिटिश आ्राधिपत्य के सूत्रपात के समय अ्रठारहवी सदी में यदि 
भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना, स्वाधीनता के विचार श्रौर लोकतन्‍्त्रवाद का 
प्रभाव रहा हो, तो इसमें आइचर्य की कोई बात नही है। पाइ्चात्य जगत्‌ में आधु- 
निकता की जिन प्रवृत्तियो का प्रादुर्भाव इस काल में हो रहा था, वे न केवल यूरोप 
को अपितु ससार के श्रन्य देशों को भी प्रभावित कर रही थी । भारत भी इन प्रवृत्तियों 
के प्रभाव से झछता नही रहा। अग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य से परिचय के 
कारण भारत मे इन प्रवृत्तियों की बल मिला । धामिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों 
के निवारण, भारत के प्राचीन गौरव का ज्ञान झ्लौर नई शिक्षा द्वारा भारत मे जो नव- 
जागरण हो रहा था, उसने राजनीतिक क्षेत्र मे भी जागृति उत्पन्त की, श्ौर भारतीय 
जनता मे राष्ट्रीय चेतना प्रादुर्भुत होनी शुरू हुई । 


प््३८ भारतीय संस्कृति का विकास 


सन्‌ १८८३ मे ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था करने की योजना बनाई कि 
भारतीय न्यायाधीशों की श्रदालतों मे यूरोपियन लोगो के मुकदमे भी विचाराथे पेश 
किये जा सकें । इससे पूर्व यू रोपियन लोगों के मुकदमों का फैसला यूरोपियन जजों द्वारा 
ही किया जाता था। पर सन्‌ ५७ की राज्य-क्रान्ति के बाद जब भारत का शासन ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के हाथो से निकलकर ब्रिटिश राजा श्रौर उसकी सरकार के हाथो में 
भरा गया, तो शासन-कार्य मे भारतीयों के सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया । 
इसी कारण शअनेक सुशिक्षित भारतीय न्यायाधीश आदि के पदों पर नियुक्त किये जाते 
लगे | १८८५३ ई० में इल्बर्ट बिल द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी, कि भारतीय न्‍्याया- 
धीश यू रोपियन लोगों के मुकदमों पर भी विचार कर सके । पर भारत मे निवास 
करने वाले यूरोपियन लोगो को यह बात झ्सह्य थी । वे यह कल्पना भी नही कर सकते 
थे, कि उन्हे किसी काले आ्रादमी के सम्मुख पेश होना पड़े । परिणाम यह हुश्रा, कि 
यूरोपियन लोगो ने इस बिल के विरुद्ध घोर श्रान्दोलन शुरू कर दिया । यू रोप के लिये 
इस ढंग का श्रान्दोलन कोई नई बात नहीं थी। इससे कुछ समय पूर्व इग्लँण्ड में 
चाटिस्ट आन्दोलन बहुत जोर पकड चुका था, और राजनीतिक ग्रान्दोलन द्वारा श्रपनी 
बात को मनाने का प्रयत्न करना इग्लिश लोगों के लिये कोई श्रसाधारण बात नहीं 
थी। इल्बट बिल के विरुद्ध यूरोपियन लोगो के श्रान्दोलन ने इतना जोर पकडा, कि 
अ्रन्त में सरकार को उसके सम्मुख कूकना पडा। बिल में ऐसे संशोधन किये गये, 
जिनसे भारत के यूरोपियन निवासी सन्‍्तोष श्रनुभव कर सके । 

मारत के शिक्षित वर्ग के लिये यूरोपियन लोगो का यह भ्रान्दोलन एक उदाहरण 
बन गया। उन्होंने'भ्रनुभव किया, कि राजनीतिक आन्दोलन में इतनी अ्रधिक शक्ति 
होती है, कि उसके सम्मुख सरकार को भी भझुकना पडता है। उन्होंने सोचा, कि यदि 
भारतीयों को भी संगठित किया जा सके, भ्रौर उनकी सम्मिलित श्रावाज को सरकार 
तक पहुँचाया जा सके, तो उसका परिणाम भ्रवश्य निकलेगा । इसीलिये १८८५ मे 
(इल्बर्ट बिल के विरुद्ध यूरोपियन झ्रान्दोलन शुरू होने के केवल दो साल बाद) इण्डियन 
नेशनल काग्रेस की स्थापना की गयी, जो घीरे-घीरे भारत की सर्वेप्रधान राजनीतिक 
शक्ति बन गयी । पर यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि १८८४५ में कांग्रेस भारत की सर्व- 
साधारण जनता का प्रतिनिधित्व नही करती थी। इस काल में जन-साधारण मे राज- 
नीतिक चेतना का प्रादुर्भाव नही हुआ था । समाज-सुधार व धामिक सुधार के जो विविध 
श्रान्दोलन भारत मे तवजागरण उत्पन्न कर रहे थे, उनके कारण जनता श्रपने देश की 
पराधीनता श्लौर राजनीतिक दुदंशा का अनुभव करने लगी थी । उसका ध्यान भारत 
के लुप्त गौरव की ओर मी आक्ृष्ट होने लगा था, और वह यह भी सोचने लगी थी, 
कि एक बार फिर भारत को श्रपने पुराने गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करना चाहिये | पर 
इसके लिये किसी ऐसी राजनेतिक संस्था का अभी संगठन नही हुआ था, जो जनता में 
राष्ट्रीय चेतता का विकास कर उसे स्वराज्य प्राप्ति के सघर्ष के लिये तैयार करे। 
राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता की श्ाकांक्षा इस समय दो रूपों में प्रकट होने लगी थी । 
झंग्रेजी पढ़ं-लिखे लोग 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' जैसी समाझो मे एकत्र होकर व्याख्यान 
देते थे, प्रस्ताव पास करते थे झौर सरकार की सेवा मे भेजने के लिए श्रावेदन-पत्र तैयार 


राष्ट्रीय चेतना श्रौर राजनीतिक स्वाधीनता ४३६ 


करते थे। इसके विपरीत कुछ देशभक्त लोग क्रान्तिकारी समितियों का संगठन कर 
शस्त्रबल के प्रयोग द्वारा ब्रिटिश शासन का भ्रन्त करने की तैयारी में तत्पर थे, और 
इसके लिये उन्हें झपने प्राणो की भ्राहुति देने में कोई संकोच नही थो | उन्‍नीसवीं सदी 
के प्न्‍्त मे भारत की राष्ट्रीय चेतना का यही स्वरूप था । सर्वंसाधारण जनता मे प्रभी' 
स्वाधीनता की श्राकाक्षा संगठित रूप में उत्पन्न नहीं हुई थी । 


(२) स्वराज्य आन्दोलन 


जनता मे राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने भ्रौर स्वाघीनता-प्राप्ति के लिए संघर्ष 
करने में इण्डियन नेशनल काग्रेस ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया | १८८५ ई० 
में जब काग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वह जनसाधारण की संस्था नही थी, भौर न ही 
उसका उद्देश्य ब्रिटिश आ्राधिपत्य का अन्त कर स्वराज्य स्थापित करना था। १८८५ 
से १६०५ तक काग्रेस का यही रूप रहा, कि हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में देश के 
सुशिक्षित और साव॑जनिक जीवन का शौक रखने वाले लोग किसी बडे शहर में एकत्र 
होते थे, और सरकार के कार्यों मे भारतीयों के सहयोग में वृद्धि के लिए झ्रान्दोलन करते 
थे। १६०५ ई० में बग भग के प्रश्न पर बहुत उत्तेजना फैली, और श्रनेक देश-भक्त 
लोग उग्र उपायों द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए प्रग्नरसर हुए । सन्‌ 
१६०५ का भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में बहुत प्नधिक महत्त्व है । इसी 
समय काग्रेस मे एक नये दल का प्रादुर्भाव हुआ, जो केवल भाषण देने व प्रस्ताव पास 
करने पर ही विश्वास नही करता था, अपितु स्वराज्य-प्राप्ति के लिए क्रियात्मक पग उठाने 
की नीति का प्रतिपादक था। इसे “गरम दल' कहते थे, इसके मुकाबले पर पुराने काग्रेध्ी 
लोगो को 'नरम' कहा जाता था। काग्रेम के गरम दल के प्रधान नेता बाल गगाघर तिलक, 
लाजपतराय झ्लौर विपिनचन्द्र पाल थे। ये नेता भारत में घूम-घुम कर राजनीतिक 
चेतना और स्वराज्य की आकाक्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील थे, श्रौर विदेशी 
सरकार का विरोध करना अपना कर्तव्य समभते थे। पंजाब झौर महाराष्ट्र मे जो अनेक 
क्रान्तिकारी श्रानदोलस इस समय चल रहे थे, गरम नेताओ की दृष्टि मे उनका भी 
उपयोग था । परिणाम यह हुआ, कि नरम झ्ौर गरम दलो के मतभेद ने उग्र रूप घारण 
कर लिया, भौर १६०७ मे हुई सूरत की कांग्रेस मे इन दलो में फूट पड गयी । 
१६१४-१८ के महायुद्ध में भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन को बहुत बल मिला । 
इस युद्ध में ब्रिटिश पक्ष के लोग यही कहते थे, कि वे राष्ट्रीयता, स्वाधीनता भ्रौर लोक- 
तन्त्रवाद के सिद्धान्तों को सम्मुख रखकर रणक्षेत्र में उतरे हैं, श्रौर उनका उद्देश्य 
भ्रास्ट्रिया-हंगरी, जमंनी श्रौर तुर्की के स्वेच्छाचारी शासनों का भ्रन्त कर राष्ट्रीयवा भौर 
लोकतन्‍्त्रवाद के अनुसार यूरोप का पुर्नानर्माण करना ही है। भारत की जनता में इन 
विचारो द्वारा नवस्फूर्ति का सचार हुआ। ब्रिटिश लोगो ने भी उसे यह भ्राशवासन दिया, 
कि युद्ध की समाप्ति पर वे भारत की राष्ट्रीय प्राकाक्षाप्रों की पूर्ति में कोई कसर नहीं 
उठा रखेंगे । यही कारण था, जिससे काग्रेस ने युद्ध-प्रयत्न मे ब्रिटिश सरकार का उत्साह- 
पूवेक साथ दिया, श्रौर महात्मा गांधी जैसे नेता ने सेना में रंगरूट भरती करने में सहा- 
यता की । पर महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीयों की राष्ट्रीय प्राकांक्षाएँ पूर्ण नहीं हो 


भ्र४० भारतीय संस्क्ृति का विकास 


पाईं, झौर ब्रिटिश सरकार की कृपा पर आधश्वित रह के स्वराज्य प्राप्ति की भ्राशा छोड़ 
कर उन्होने भ्रपने बल द्वारा स्व॒तन्त्र होने का प्रयत्न प्रारम्म किया । इस समय काग्रेस का 
नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों मे श्रा गया था। उन्होने १६२०-२१ में ग्रसहयोग ध्रान्दोलन 
का प्रारम्भ किया, जिसका उद्देश्य विदेशी सरकार से असहयोग करना था। इसके 
कारण सारे भारत मे राजनीतिक चेतना उत्पन्त हो गयी । खिलाफत के प्रइन को लेकर 
मुसलम।न भी भ्रच्छी बडी संख्या मे इस श्रान्दोलन भें शामिल हुए । यद्यपि दमन-नीति 
का प्रयोग कर सरकार इस प्रान्दोलन को कुचलने मे सफल हुई, पर इसके कारण गणष्ट्रीय 
चेतना व स्वराज्य की झाकाक्षा सर्वंसाधारण जनता तक पहुँच गई । गाधी जी के नेतृत्व 
की भारत को सबसे बड़ी देन यही है, कि उन्होंने स्वराज्य आन्दोलन को सर्वसाधारण 
जनता तक पहुँचा दिया । अग्रेज प्रसहयोग आन्दोलन को कुचलने में तो समर्थ हुए थे, 
पर इससे देश में प्रशान्ति दूर नही हो गई थी । विवज्ञ होकर ज़िटिश सरकार ने १६२७ 
में सरजान साइमन के नेतृत्व मे एक क्रमीशन की नियुक्ति को, जिसे भारत में जासन- 
सुधार सम्बन्धी परामर्श देने का कामसुपुर्द किया गया । इस कमीशन के सब रादस्य अग्रेज 
थे। उससे यह झाशा नही की जा राक्तती थी, कि बहू भारत की राष्ट्रीय आकाक्षाओ 
को भली-भॉति समझ सकेगा। काग्रेस ने उसका वबहिप्कार किया, और किसी महत्वपूर्ण 
नेता ने उसके सम्मुख गवाही नहीं दी | साइमन कमीशन जहाँ भी गया, काले भरण्डो से 
उसका स्वागत किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट से भारत से कि गी को भी सन्‍्तोप 
नही हुआ । १६२६ में पण्डित जवाहर लाल के सभायतित्त में कार्यस ने लाहौर के 
श्रधिवेशन मे पूर्ण स्वराज्य की स्थापना को ही अपना उद्देश्य निश्चित किया | माचं, 
१६३० में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह झ्रान्दोलन झुरू किया, जिसके लिए उन्होंने नमक- 
कानून को तोइने का कार्यक्रम बनाया । 

इसी समय काग्रेस ने यह भी श्रान्दोलन किया. कि विदेशी बस्तर को दृकानों 
और शराब की भट्टियों पर घरना दिया जाए, और क्रिसान सरकार को मालगुजारी 
ग्रदा न करे । शीघ्र ही सत्या ्रह-आन्दोलन सार देगा में फल गया, और जेल जाने वाले 
वीर देशभक्तो की संख्या एक लाख तक पहुच गई । सरकार ने देशभक्त सत्याग्रहियों पर 
घोर अत्याचार किए । १६२०-२१ के अमहयोग-म्रान्दोल न और १६३०-३१ के सत्या- 
ग्रह आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि सर्वेसाधारण जनता मे अन्याय का प्रतिरोध 
करने की शक्ति और स्वराज्य को आकाक्षा उत्नन्‍्त हो गई । 

१६२६-४५ के महायुद्ध से भारत के स्वराज्य-सम्राम को बहुत बल मिला । 
१६४२ के श्रगस्त मास में कांग्रेस ते विदेशी सरकार का प्रतिरोध करने क॑ लिए श्रधिक 
उम्र उपायो का अ्रनुसरण करने का निश्चय किया । कई स्थानों पर तो जनता खुलेतौर 
पर विद्रोह के लिए उतारू हो गई । यद्यपि ब्रिटिश शासक अस्त्र-शक्ति का उपयोग कर 
इस ऋरन्ति को कुचलने मे सफल हुए, पर इससे कारण इतनी अधिक जागृति उत्तन्‍न हो 
गई थी, कि अग्रेजों के लिए भारत को अपनी प्रधीनता मे रख सकना सम्भव नही रह 
गया था । 

भारत को स्वृतन्त्र कराने मे इण्डियन नेशनल काग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है । 
पर साथ ही क्रान्तिकारी युवकों ने श्रग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विप्लववादी उपाय प्रयुक्त 


राष्ट्रीय चेतना श्लौर राजनीतिक स्वाधीनता भ४ट१ 


किए, उनका महत्त्व भी कम नही है, यद्यपि शस्त्र-बल का प्रयोग कर पंग्रेजी शासन को 
सष्ट कर सकता सम्भव नहीं था। पर इन देशभक्तों के कार्यों से जनता में उत्साह भौर 
जागृति उत्पन्न होने में बहुत श्रधिक सहायता मिलती थी । लाहौर में सान्‍्डसस की हत्या, 
किसी भ्ग्रेज ग्रफसर पर बम्ब पात, दिल्‍ली की असेम्बली के भवन में बम्ब फटना क्रान्ति- 
कारियों द्वारा रेलगाडियों को लूट लेना--ये ऐसी घटनाएँ होती थी, जिन्हे पढकर 
भारतीय जनता का हृदय पुलकित हो जाता था । 

१६३६-४५ के महायुद्ध के समय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने श्राजाद हिन्द 
सेना का सगठन कर जापान और जमंनी की सहायता से ब्रिटिश शासन का भ्रन्त करने 
का प्रयत्त किया । महायुद्ध में ब्रिटिश पक्ष की विजय होने के कारण यद्यपि नेताजी को 
अपने प्रथत्त मे सफलता नही मिली, पर इसका महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुप्ना, कि ब्रिटेन 
की भारतीय सेना में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्त हो गई। भारत मे ब्रिटिश शासन का मुख्य 
आ्राधार भूत सना ही थी, जिसके सैनिक धन की लालमा से विदेशी चासन की सहायता 
करते थे । जब उन्ही मे राष्ट्रीय जागृति और स्वराज्य की झ्ाकाक्षा उत्पस्त हो गई, तो 
अग्रजो के लिए भारत को अपनी झपषीनता मे रख सकता अझसम्भव हो गया। 


(३) मुस्लिम राष्ट्रीयता 


इसमें सन्देश नहीं, कि अफगान और मुसलिम शासकों के शासन काल में हिन्दुग्रों 
झौर मुपलपमावो में अनेक इृषण्टियों से सामजस्य उत्पन्त हो गया था। धमम, भाषा, रहत- 
सहन, रीति-रिवाज श्रादि झनेक क्षेत्रों मे वे एक-दूसरे के बहुत समीप झा गए थे। यदि 
ब्रिटिश युग में हिन्दू-मुस्लिम सामज्जस्यथ की यह प्रक्रिया जारी रहती, और भारत में 
नव जागरण की जो प्रक्रिपा शुरू हुई थी, वह हिन्दुओं और मुसलमानो में एकानुभृति 
विकसित कश्ने में सहायक होती, तो भारत के इन दो प्रधान धर्मो के अनुयायी राष्ट्रीय 
रप्टि से भी एक हो सकते । पर ब्रिटिश युग में यह नहीं हो पाया । नवजागरण, घामिक 
सुधारणा, राजनीतिक शिक्षा और चेतना, ये सब हिन्दुओ॥ओं और मुसलमानों को एक 
दूसरे से पृथक्‌ करने में सहायक हुए । हिन्दुओं श्लौर मुसलमानों में भेद उत्पस्न करते 
वाले तत्वों का इस प्रसंग में उल्लेख करना उपयोगी है। 

(१) ब्राह्मममाज, आर्यसमाज, प्रार्थना-तमाज, रामक्रष्ण मिशन आदि नये 
धामिक झानदोलनो ने धामिक और सामाजिक क्षेत्र मे हिन्दुओं मे नवजागरण उत्पन्त 
किया । यद्यपि ये सभी आन्दोलन भारतीय जनता की एकता के पक्षपाती थे, पर 
इनका प्रभाव मुख्यत्तया हिन्दुश्लो पर ही पडा । ये सब प्रानदोलन हिर्दू धर्म भे नवजागृति 
उत्पन्त करते में सहायक हुए, श्लौर इन्होने धर्म का एक ऐसा रूप जनता के सम्मुख रखा, 
जिससे मुसलमानों के लिए सम्मिलित हो सकता राम्भव नही था। मध्य युग में कबीर 
श्रौर नानक सरश सन्त-महात्माओ्रो ने जो धामिक आन्दोलन प्रारम्भ किए थे, उनका 
श्राधार केवल वेद गञास्त्र ही नही थे । उनकी शिक्षात्रों और वाणियों मे सब घर्मो के 
विशिष्ट तत्त्वो का समावेश था। पर उननीसवी सदी के हिन्दू धामिक आ्रान्दोलन बेद- 
शास्त्रों के महत्त्व पर जोर देते थे । आर्य समाज की तो स्थापना ही बेदो के पुनरुद्धार 
के लिए हुई थी। ब्राह्म समाज की उपासना भी वैदिक मंत्रों और उपनिषदो पर भ्राश्रित 


भ४२ भारतीय संस्कृति का विकास 


थी । रामकृष्ण मिद्न के सर्वेप्रसिद्ध प्रचारक विवेकानन्द भी वेदान्त के गौरवपूर्ण व 
उत्कृष्ट सिद्धान्तों को देश-विदेश के लोगों के सम्मुख लाने के लिए प्रयत्नशील थे । 

(२) नवजागरण का प्रभाव मुसलमानों पर न पडता, यह सम्भव नहीं था | 
पर उनमे जागरण की जो प्रवृत्ति प्रादुर्मृत हुई, वह सर्वेधा स्वतन्त्र रूप में थी। श्रठा- 
रहवी सदी मे जब मुसलिम राज-शक्ति का पतन हुआ, तो श्रनेक मौलवियों के हृदय 
में इस्लाम की दुर्दशा की भ्रनुभूति उत्पन्न हुई । देहली के मुहम्मद शाह वलीउल्ला सदृश 
कितने ही मुसलिम नेता इस्लाम के लुप्त गौरव का पुनरुद्धार करने के लिये उतावले हो 
उठे । वलीउल्ला के भ्रन्यतम शिः्य अहमद शाह ने बहावी सम्पदाय की नीव डाली, 
जिसका उद्देश्य इस्लाम की कमजोरियो को दूर कर मुसलमानों में नवजीवन व स्फूति 
का सचार करना था । अग्ने जो की बढती हुई शक्ति को बहावी लोग बडी चिन्ता की 
दृष्टि से देखते थे । १०५७ की राज्यक्रान्ति मे उन्होंने मुसलमानों को भ्रंग्र जो के विरुद्ध 
भड़काने में महत्त्वपूर्ण काये किया था। पर बहावी लोगो को भारत की दुर्देशा का उतना 
ध्यान नही था, जितना कि इस्लाम की दुरवस्था का । इस श्रान्दोलन ने इस्लाम मे स्फूरति 
का सचार श्रवश्य किया, पर मुसलमानों को हिन्दुओं से दूर करने मे भी सहायता की । 

(३) सर सैयद ग्रहमद खाँ ने श्रलीगढ को केन्द्र बनाकर एक नये मुसलिम 
श्रान्दोजन का सूत्रपात क्रिया, जिसका उद्ृश्य मुसलमानों मे नई शिक्षा का प्रसार करना, 
झौर उन्हें भारत की राज-शक्ति के उपभोग में हाथ बँटाने के लिये तैयार करना था । 
ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद मुसलमानों ने अंग्र जी शिक्षा की उपेक्षा की थी । 
इसके विपरीत हिन्दुग्नों ने भ्रध्न जी पढकर नये ज्ञान-विज्ञान को सीख लिया था, श्रौर 
भारत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन मे उनक। महत्त्व निरन्तर बढता जाता था । 
१८७४५ में सर सेयद ने अलीगढ में एंग्लो-ओरियटल कालेज की स्थापना की, श्लौर 
सुसलिम जनता में नवजागरण का प्रारम्भ किया, जिससे इस वर्ग मे नई स्फूति और 
श्राशा का संचार हुग्ना । मारत भर के मुसलमान झली पढ़ को अपना केन्द्र मानने लगे । 
बंगाल, मद्रास, पंजाब, बम्बई झ्रादि प्रान्तो के मुसलिम युवक भ्लीगढ में पढने के लिये 
झ्ाने लगे, और वहाँ रहने से उनमे एक भाषा, एक रहन-सहन, एक विचारसरणी शौर 
एक ससस्‍्क्ृति का विकास होने लगा । प्रलीगढ मे स्कूल विभाग के लिये शिक्षा का 
माध्यम उर्दू को बनाया गया, और मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये उर्द का ज्ञान 
श्रावर्यक कर दिया गया । अलीगढ का विद्यार्थी चाहे मारत के किसी भी भाग का 
निवासी हो, वह उर्दू को श्रपनी भाषा समभने लगा । इसका परिणाम यह हुआ, कि 
मारत भर के शिक्षित मुसलमान उर्दू को अ्रपनी घाभिक व राष्ट्रीय भाषा मानने लगे । 
रहेन-सहत, भाषा, विचारसरणी भ्रादि की एकता के कारण जहाँ श्नलीगढ के वातावरण 
में पले हुए मुसलमान भ्रपने को एक जाति व एक राष्ट्र का अंग समभते थे, वहाँ उनमे 
यह अनुभूति भी उत्पन्त होने लगी, कि वे हिन्दुओं से पृथक है । 

(४) भारत के नवजागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुश्ना, कि विविध 
जातियो ब सम्प्रदायों में अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ जिक्षा-संस्थाएं खोलने की प्रवृत्ति 
का प्रारम्भ हुआ । मुसलमानों के मुहम्मडन एंग्लो-प्ोरियन्टल कालेज के समान, 
दयानन्द एंग्लोवेंदिक कालेज, सनातन धर्में कालेज, खालसा कालिज आदि शिक्षा- 


राष्ट्रीय चेतना श्रौर राजनीतिक स्वाधीनता भ४३ 


संस्थाश्रो की स्थापना शुरू हुई, जितमे तवीन शिक्षा के साथ-साथ अपने धर्म, सम्प्रदाय 
आदि की शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी । इस्लामिया कालेजों के विद्यार्थी जहाँ उर्दू 
को अपनी भाषा समभते थे, और इस्लाम के उत्कर्ष को भ्रपता घ्येय मानते थे, वहाँ 
डी० ए० वी० कालेजो के विद्यार्थियों को हिन्दी की शिक्षा दी जाती थी, श्रौर बंदिक 
धर्म के पुनरुत्थान का आदर्श उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता था । 

(५) उनन्‍नीसवीं सदी का श्रन्त होते-होते श्रायं समाज ने गुरुकुलों की स्थापता 
शुरू कर दी थी । सनातनी भौर जैनी लोग भी उनकी देखादेखी अपने 'कुल' स्थापित 
करने में तत्पर थे | देवबन्द आ्रादि मे मुसलमानों ने भी ऐसे मदरसे कायम कर लिये थे, 
जो इस्लाम की शिक्षा को ही संसार के लिये प्रादर्श व कल्याणकारी मानते थे । ये सब 
संस्थाएँ भारत के नवजागरण में सहायक श्रवर्॒य थी, पर साथ ही इनके कारण हिन्दुश्रों 
झौर मुसलमानों के बीच की खाई झ्धिकाधिक चौडी होती जाती थी । देहात के रहने 
वाले हिन्दू और मुसलमान एक भाषा बोलते थे । उनके विचार करने का ढंग एक 
सदुश था, उनके रहन-सहन में भी विशेष ग्रन्तर नही था । पर जब ये देहाती बालक 
गुरुकुल कागडी या देवबन्द मे पढ़कर बाहर निकलते थे, तो वे एक दूसरे से भिन्‍न दो 
पृथक्‌ सस्कृतियों के मूर्तेरृप बन जाते थे। एग्लो-प्रोरियटल कालेज श्रौर दयानन्द 
एग्ली-बें दिक कालेज के विद्याथियों की संस्कृति मे भी इसी प्रकार का भेद श्रा जाता 
था । शिक्षा का प्रमार हिन्दुओं और सुसलमानों के भेद को घटाने के स्थान पर उसे बढ़ा 
रहा था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के ग्रान्दोलन के परिणामस्त्ररूप जब भारत मे राष्ट्रीय 
शिक्षणालयों की स्थापना का प्रयत्न शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन भी 
शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुओं श्रौर मुसलमानो को एक नही कर सका । दिल्‍ली की “जामिया 
मिल्लिया इस्लामिया' मुसलिम राष्ट्रीय शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी, भ्रौर काशी 
का 'काशौ विद्यापीठ' हिन्दू राष्ट्रीय शिक्षा का | काग्रेस की दृष्टि मे दोनों ही सस्थाएं 
राष्ट्रीय शिक्षा देती थी, पर इनके विद्याथियों मे विदेशी शासन का प्रन्त करने की 

चउछा समान रूप से विद्यमान होते हुए भी संस्कृति की दृष्टि से वे एक दूसरे से बहुत 
भिन्‍न थे । राष्ट्रीय शिक्षा भी हिन्दुओ और मुसलमानो के भेद को दूर करने मे अ्रसमर्थ 
द्री रही । 

र (६) राष्ट्रीय स्वाधीनता का श्रान्दोलन भी इन दो जातियो को एक करने में 
समर्थ नही हुआ । सर सैयद अ्रहमदर्खा श्लौर उनके प्रनुयायी भली-भाँति भ्रनुभव करते 
थे, कि भारत मे मुसलिम लोग श्रल्प संख्या मे है । लोकतन्त्रवाद पर आश्चित स्व॒राज्य 
के स्थापित हो जाने का परिणाम यह होगा, कि मुसलमान भ्रल्य संख्या में होने के कारण 
हिन्दुप्रो के वशवर्त्ती बने रहेगे । इसीलिये उन्होने मुसलिम-हितों की रक्षा का आन्दोलन 
खडा किया, और १६०६ में मुसलिम लीग के रूप में श्रपनी पृथक्‌ राजनीतिक सस्था 
का संगठन किया । १६१६ मे कांग्रेस और लीग मे समझौता झ्वद्य हुआ, पर उसके 
कारण भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने विधान सभाझ्रों मे हिन्दुओ श्र मुसलमानों के 
पृथक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकृत कर लिया, जिससे इन दो धर्मों के लोगों में 
झपनी पृथक भनुभूति ने राजनीतिक रूप प्राप्त कर लिया । 

(७) गांधी जी के नेतृत्व में जब काँग्रेस ने जनसाधारण में राजनीतिक चेतना 


प््डड भारतीय संस्कृति का विकास 


के प्रादुर्भाव का प्रथत्त किया, तो मुसलमानों को श्रपने साथ लेने के लिये उन्होंने 
'खिलाफत आन्दोलन' को प्रपनाया । तुर्की में खिलाफत के पुनरुद्धार का विचार 
मुसलमानों को बहुत गश्राकर्षक प्रतीत होता था, और वे इसी कारण बडी सख्या में 
कांग्रेस में शामिल हुए । १६२०-२२ के काँग्रेस ्रान्दोलन में मुसलिम स्वयसेवक अरबी 
पोशाक पहनकर शामिल होते थे श्रौर खिलाफत पर व्याख्यान देते थे । गाधी टोपी 
घारण किये हुए हिन्दु-लोम भ्ररबी पोशाक पहने हुए मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना 
आर देशभवित की प्रशंसा करते थे | इस युग मे उन्हे यह भ्रनुमव करने का भ्रवकाश 
नही था कि मुसलिम राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता से किस प्रकार भिन्‍त है, और मुसलमान 
किस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र मे एक नये मार्ग का अनुसरण करते में तत्पर है । 

इन्ही सब बातो का यह परिणाम हुआ्ना, मुसलमान हिन्दुओं से प्रथक्‌ होते गये । 
मुप्ततमान एक प्रथक्‌ राष्ट्र है, यह विचार उनमे निरन्तर विकसित होता गया। इसी 
कारण पाकिस्तान का प्रृथक्‌ रूप से निर्माण हुआ । मुहम्मद अली जिन्‍सा ने उन प्रवृत्तियो 
को मूर्त रूप प्रदान किया, जो ब्रिटिश युग मे निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही थी । 

उपसंहार--अगस्त १६४७ में स्वराज्य की स्थापना के बाद भारत में एक नये 
युग का सूत्रपात हुआ है। संसार के श्रन्य देशों के समान भारत में भी भ्रव लोव तन्त्- 
बाद पर आश्िित स्वराज्य सरकार की स्थापना हो गई है, भ्रौर सामाजिक सुधार, 
ग्राथिक प्रगति, राजनीतिक द्ाक्ति श्रादि सब क्षेत्रों मं भारत उन्‍नति के पथ पर नेजी के 
साथ पग बढ़ा रहा है। आधुनिक युग वे सब्र विशेषताएं इस समय भारत मे विकसित 
हो रही है । बद्दी-बडी नहरों के निर्माण और जमीदारी प्रथा के अन्त के कारण कृषि 
के क्षेत्र मे तेजी के साथ उन्नति हो रही है| यान्त्रिक शत्तित से चलने वाले विशालकाय 
दारखानों की स्थापना से देश में व्यावसायिक क्रान्ति हो रही है, और भारत अब 
'क्रपि प्रधान! देश न रहकर “व्यवसाय-प्रधान' होता जाता है। धर्म के क्षत्र मे भी ससार 
के लोग भारत के ग्रध्यात्म-चिन्तत की शोर आक्ृष्ट हो रहे है, और बुद्ध व गाधी सदृश 
महात्मागत्रों के सत्य एवं अहिसा आदि के आरादर्श समार मे नई आशा का सचार कर 
रहे है । भारतीय सस्क्ृति के मूल-तत्व श्रब ससार के उन्नत ब सभ्य लोगो के लिये भी 
श्राकपंण की चीज बनते जा रहे है । 

भारतीय सस्क्ृति द्रविढल, श्रायं, बौद्ध, यवन, शक, हुण, अश्रफगान, मुगल और 
ब्रिटिश मस्कृतियों के तत्त्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है । यद्यवि इसकी मूल व मुख्य 
धारा आये है, पर यवन, शक, मुसलिम व ईसाई धाराओं ने भारतीय संस्कृति की इस 
मूल धारा को समुद्ध व विश्ञाल बनाने से बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। समन्वय 
झ्रौर साम जस्य की भावना भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, और 
धमंनिरपेक्ष राष्ट्र का श्रादश भारत की संस्कृति की इसी विशेषता का परिचायक है । 
ब्रिटिश शासन के कारण भारत को पाश्चात्य संसार के भौतिकवाद से परिचित होने 
का सुवर्णीय भ्रवसर प्राप्त हुआ, पर इससे उसने अपने श्रध्यात्मवाद को सर्वंधा मुला 
नही दिया । अध्यात्मवाद श्रौर भौतिकवाद के समन्वय द्वारा यदि भारत एक नई 
सस्कृति के विकास में समर्थ हो सका, तो यह संस्कृति संसार के सुख व शान्ति में 
सहायक होगी, यह निर्विवाद है । 


